तींथंकर महावीर 
ओर 
उनकी आचार्य-परम्परा 


तीर्थधक्कतर महावीर 
और 
उनकी देशना 


७ 
यदीया वाग्गड्रा विविध-नय-कल्लोल-पविमला 
बृहद्ज्ञानाम्भोभिजंगति जनतां या स्नपयति । 
इदानीमप्येषा बुधजन-मराले! परिचिता 


महावीरस्वामी नयन-पथ-गामी भवतु ना ॥ 
पण्डित भागचन्द, महावी राष्ट्रक 


तीर्थकर महावीर 
और 


उनकी आवचार्य-परम्परा 


लेखक 
(स्व०) डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य 
एम. ए., पी-एच. डी., डी. लिट 


श्री भारतवर्षीय द्गम्बर जेन विद्॒त्परिषद्‌_ 


प्रकाशक 
मंत्री, श्री भा० दि० जैन बिद्वत्परिषद्‌ 


प्राप्ति-स्थान 

मंत्री, श्री भा० दि० जेन विद्वत्परिषद्‌ 
कार्यालय, वर्णी-भवन 

सागर (मध्य प्रदेश) 


तीर्थंकर महावी रके निर्वाण-रजतशती महोत्सवके 
मज़लमय अवसरपर प्रकाशित 


प्रथम संस्करण : १००० 

दीपावली, वी र-निर्दाण संबत्‌ २५०१ 

कार्तिक कृष्णा अमावरया, विक्रम संचत्‌ २०३१ 
१३ नवम्बर, ईस्वी सन्‌ १९७४ 


छा 

मूल्य : पचास रुपये 

छ 

मुद्रक 

बाबूलाल जैन फागुल्क 


महावीर प्रेस 
मेलपुर, वाराणसी-२२१००१ 





तीथ॑ंडूर वद्धंमान-महावीर 
जिनकी निर्वाण-रजतशतली राष्ट्र मना रहा है। 


प्रकाशककी लेखनीसे 


भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद्‌को ओरसे गुरु गोपालदास बरेया-शत्ताब्दी 
समारोहके प्रसंगको लेकर जब श्री बरेया-स्मृति-ग्रन्थका प्रकाशन हुआ,तब समाजके 
प्रबुद्धवर्गने अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट की थी | ग्रन्थका सर्वत्र समादर हुआ और 
उसकी समस्त प्रतियाँ हाथों-हाथ उठ गयीं । भारत॒वर्षके समस्त विश्वविद्यालयोंकी 
लाइब्रेरियोंके लिए यह संग्रहणीय ग्रन्थ विद्वत्परिषद्‌की ओरसे नि:शुल्क भेंट किया 
पया । उसके उत्तरमें विश्वविद्यालयोंके प्रबन्धकोंने जो धन्यवादपत्र दिये, उनमें 
उन्होंने उस ग्रन्थरत्नको प्राप्तकर बड़ा ह॒ष॑ प्रकट किया था । 

बर्तेमानमें चल रहे श्री १००८ भगवान्‌ महावीरके २५०० वें निर्वाण- 
प्रहोत्सवके उपलक्ष्यमें भी विद्वत्परिषदकी कायंकारिणने 'तोर्थंकर महावीर और 
उनको आचायं-परम्परा' नामक ग्रन्थ प्रकाशित करनेका निश्चय किया और 
सके लेखनका भार विद्वत्परिषदके उपाध्यक्ष ओर बहुमुखो प्रतिभाके घनी. श्री 
मिचन्द्रजी ज्योत्तिषाचाय, एम०ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट्‌०, अध्यक्ष संस्कृत- 
॥क्रत विभाग एच० डो० जेन कालेज आराको दिया गया | सम्माननीय डाक्टर 
पहबने इस ग्रन्थके लेखनमें चार-पाँच वर्ष अकथनोय परिश्रम किया है । परन्तु 
द है कि वे अपनी इस महनीय कृतिको अपने जोबन-कालमें प्रकाशित न देख 
के। गत जनवरी ७४ में उनके दिवंगत होनेका समाचार देशभरमें संत्तप्त 
इृदयसे सुना गया । 

यह महान्‌ ग्रन्थ चार भागों में सम्पूर्ण हुआ है। इसके प्रकाशनके लिए विद्वत्प- 
रिधद्के पास अथथंको व्यवस्था नगणष्य थी । परल्तु विद्वत्परिषद्के अध्यक्ष डॉक्टर 
दरबारीलालजी कोठियाने इसके अग्रिम ग्राहक बनानेकी योजना प्रस्तुत की, 
जिसे समाजने बड़े उत्साहके साथ स्वीकृत किया । श्री १०८ पूज्य विद्यानन्दजी 
महा राजने भी अपने शुभाशीर्वादसे इसके प्रकाशनका मार्ग प्रशस्त किया | यह 
प्रकट करते हुए प्रसन्नता होती है कि इसके सातसौ ग्राहक अग्निम मुल्य देकर 
ब्रन गये। ग्रन्थके चारों भागोंका मूल्य ८५) है। परन्तु अग्रिम ग्राहक बननेवालों- 
गे यह ग्रन्थ ६१) में देनेका निणंय किया गया | 

ग्रत्थके प्रथम भागमें भगवान्‌ महावीर स्वामीके पूर्व भवोंका चित्रण करते 
5ए उनके महान्‌ जीवनका सुन्दर विहलेषण किया गया है। अन्‍्तमें उनके द्वारा 
'तिपादित विषयोंपर समुचित प्रकाश डाला गया है। लेखकको भाषा- 


प्रकाशककी लेखनीसे : ५ 


प्रौढ्ता और विषय-प्रतिपादनकी गम्भीर शैली उनके वेदुष्पको प्रकट कर रहौ 
है। भगवान्‌ महावीरके दीक्षोपरान्‍्त बारह वर्षकी तुपद्चर्या तथा विशेष 
घटनाओंका वर्णन दिगम्बर कथों-प्न्थोंमें उपेक्षि त-सा रहा है। परन्तु लेखकने 
उन सबका अन्वेषण कर इस ग्रन्थमें विस्तारसे वर्णन किया है। भ्रन्थक 
आभ्यन्तर-परिचय डॉक्टर दरबारोलालजी कोठिया द्वारा लिखे आमुख तथा 
ग्रन्थ की विषय-सूचीसे स्पष्ट है । 

इस ग्रन्थके संपादन और प्रकाशन त्तथा अ्थ॑ंके संग्रहमें विद्वत्परिषदुके अध्यक्ष 
श्रीमान्‌ डॉ० दरबारीलालजी कोठिया, न्‍्यायाचायं, एम० ए०, पी-एच-०्डी०, 
पृ रीडर जैन-बोद्धदर्शन विभाग,हिन्दू-विश्वविद्यालय, वाराणसीको महान्‌ परिश्रम 
करना पड़ा है, प्रेसको दौड़धूप और प्रूफका देखना भादि कार्य आपने जिस निस्पृह 
भाव, लगन और निष्ठासे संपन्न किये हैं वह श्लाध्य है। आपको इस महनीय 
सेवाके लिए में अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । । 

पृज्य मुनिश्री विद्यानन्दजोने अ्रन्थपर आशीव॑चनके रूपमें बहुमल्य 'आद्य 
मिताक्षर' लिखकर हमें कृतार्थ किया, इसके लिए हम उनके प्रति बिनत हैं । 
सिद्धास्ताचार्य श्रीमान्‌ पं० केलाशचन्द्रजी वाराणसीने अपना महत्त्वपूर्ण 
'प्रावककथन' लिखनेकी कृपा की, अत: उनके भी अतिकृतज्न हैं । 

श्री बाबूलालजी फागुल्ल, संचालक महावोर-प्रेसने बड़ी सुन्दरतास इसका 
प्रकाशन किया है, इसके लिए वे धन्यवादके पात्र हैं । 

अग्रिम मुल्य भेजकर जिन ग्राहकोंने हमारी प्रकाशन-व्यवस्थाका सुकर 
बनाया है उनके प्रत्ति मैं नम्र आभार प्रकट करता हूँ। ग्रस्थकी तैयार पाण्डु- 
लिपिके वाचनमें श्रोमान्‌ सिद्धान्ताचाय पं० केलाशचन्द्रजी शास्त्री, डॉ० दरबा री - 
लालजो कोठिया, डॉ० ज्योतिप्रसादजी लखनऊ, आदि गरिद्वानोंने जो समय 
और सुझाव दिये हैं उनके प्रति भी में सविनय आभार प्रकट करता हूँ । 

अन्तमें प्रकाशन-सम्बन्धी अशुद्धियोंके लिए क्षमा-याचना करता हुआ 
आकांक्षा करता हूँ कि भगवान्‌ महाबीरके २५०० वें निर्वाण-महोत्सवकों 
पुण्य-वेलामें इस ग्रन्थका घर-घरमें प्रचार हो और जन-मानस भगवान्‌ 
महावीरके सिद्धान्तोंसे सुपरिचित हो । 


बिनीत 
सागर ५» पप्नालाल जैन 
९-७-१९७४ मंत्री 
भारतवर्षीय दि० जेन विद्वत्परिषद्‌ 
सागर 


६ : तोर्थंकर महावीर ओर उनको आवचार्य-परम्परा 


आद्य मिताक्षर 


“'रम्परा' शब्द अपना विशेष महत्त्व रखता है और विश्वके कण-कणसे 
सम्बन्धित है। परम्पराका इतिहास लेखबद्ध करना वेसे ही कठिन कार्य है, फिर 
श्रमण-परम्पराका इतिहास तो सव्वंथा ही दुरूह है। प्रसंगमें जहाँ 'परम्परा' 
शब्द सदू-आगम और सद्गुरुओंका बोधक है, वहाँ यह प्रामाणिकताका द्योतक 
भी है। परम्परागत आगम और गरुओंको सवंत्र प्रथम स्थान है। इसीलिए 
आचायंगुरुम्यो नमः के स्थान पर *“परम्पराचार्यंगुरुम्यो नमः” का प्रचलन 
है। लोकमें आज भी यह परम्परा प्रचलित है । जेसे गृहस्थोंके विवाह आदि 
संस्का रोंमें परम्परा (गोन्नादि) का प्रइन उठता है, वेस ही मुनियोंके संबंधमें भी 
उनकी गुरु-परम्पराका ज्ञान आवश्यक है। 

भारतमें मुनि-परम्परा और ऋषि-परम्परा ये दो परम्पराएं प्राचीनकालसे 
रही हैं। ऐतिहासिक दृष्टिसे प्रथम परम्पराका संबंध आत्मधर्मा श्रमणोंसे रहा 
है--श्रमणमुनि मोक्षमार्गके उपदेश रहे हैं। द्वितोय परम्पराका संबंध लोक- 
धर्मसे रहा है--ऋषिगण गृहस्थोंके पोडश संस्कारादि सम्पन्न कराते रहे हैं। 
ऋषियोंको जब आत्मधमंज्ञानकी बुभुक्षा जाग्रत हुई, वे श्रम गमुनियोंके समीप 
जिज्ञासाकी पूर्ति एवं मार्गदर्शनके लिए पहुँचते रहे ।* 

सस्‍्व० डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री द्वारा रचित ग्रन्थ 'तोथंड्रर महावीर और 
उनको परम्परा' में श्रमण--मुनि-परम्पराका तथ्यपूर्ण इतिहास है। वस्तुत 


१. वातरशना हू वा ऋषयः श्रमणा ऊर््वमन्धिनों बभूवुस्तानृषयोअर्थमायंस्तेडनिलाय- 
चरंस्तेषनुप्रविशुः कृष्माण्डानि तांस्तेप्वन्वविन्दन श्रद्धया च तपसा च। तानृषयों 
अम्रुवन कया निल्‍छायं चरथेति ते ऋषीनबुवन्नमोवोःस्तु भगवन्तो5स्मिनू धाम्नि 
केन व: सपर्यामेति तानृपयोश्जुबन--पवित्र नो ब्रूत येनोरेपस: स्यथामेति त एतनि 
सृक्तान्यपश्यन्‌ । 
--तैत्तिरीय आरण्यक २ प्रपाठक ७ अनुवाक, १-२ 
'वातरशन--श्रमण-ऋषि ऊरध्व॑मन्‍्धी (परमात्मपदकी ओर उत्क्रमण करनेवाले) 
हुए । उनके समीप इतर ऋषि प्रयोजनवश (याचनार्थ) उपस्थित हुए । उन्हें देखकर 
वातरशन कृष्माण्डनामक मन्‍्त्रवाक्योंमें अन्तहित हो गए, तब उन्हें अन्य ऋषियोंने 
श्रद्धा और तपसे प्राप्त कर लिया । ऋषियोंने उन वातरशन मुनियोंसे प्रशत किया-- 
किस विद्यासे आप अन्तहित हो जाते हैं ? वातरशन मुनियोंने उन्हें अपने अध्यात्म 
धामसे आए हुए अतिथि जानकर कहा--हे मुनिजनों ! आपको नमोओस्तु है, हम 
आपकी सपर्या (सत्कार) किससे करें ? ऋषियोंने कहा--हमें पवित्र आत्मविद्याका 
उपदेश दीजिए, जिससे हम निष्पाप हो जाएँ । 


आद्य मिताक्षर : ७ 


इतिहासकी रचनाके लिए तथ्यज्ञान आवश्यक है। यत॑:-- 
इतिहास इतीष्टं तद इति हासीदिति श्रुतेः । 
.इतिवृत्तमरथेतिह्यमास्नायं चामनन्ति तत्‌ ॥ 
--आचाय॑ श्रीजिनसेन, आदिपु राण, १२५ 
इतिहास, इतिवृत्त, ऐतिह्ाय और आम्नाय समानार्थक शब्द हैं। 'इति ह 
आधप्तीत' (निश्चय ऐसा ही था), “इतिवृत्तम' (ऐसा हुआ--घटित दुआ) तथा 
परम्परासे ऐसा हो आम्नात है--इन अर्थो में इतिहास है। 
इतिहास दीपकतुल्य है। वस्तुके कृष्ण-इ्वेत्तादि यथार्थ रूपको जसे दीपक 
प्रकाशित करता है, वैसे इतिहास मोहके आवरणका नाशकर, श्रान्तियोंको 
दूर करके--सत्य सवंलोक द्वारा धारण की जानेवालो यथार्थताका प्रकाशन 
करता है । अर्थात्‌ दीपकके प्रकाशसे पूर्व जेसे कक्षमें स्थित वस्तुएँ विद्यमान रहते 
हुए भी प्रकाशित नहीं होतो, वेसे ही सम्पूर्ण लोक द्वारा धारण किया गया 
गर्भभत्त सत्य इतिहासके बिना सुव्यक्त नहीं होता। 

.. प्रस्तुत ग्रन्थके अवलोकनसे स्पष्ट हो जाता है कि विद्वानुकी छेखनीमें बल 
और बिचारोंमें तक॑ंसंगतता है । समाज इनकी अनेक क्रृतियोंका मूल्यांकन कर 
चुका है--भछलोभाँति सम्मानित्त कर चुका है। प्रस्तुत कंतिसे जहाँ पाठकोंको 
स्वच्छ श्रमण-परम्पराका परिज्ञान होगा, वहाँ ग्रन्थमें दिये मये टिप्पणोंसे उनके 
ज्ञानमें प्रामाणिकता भी आवेगी। श्रमण-पर॒म्पराके अतिरिक्त इस ग्रन्थमें श्रमणों- 
की मान्यताओं एवं जन सिद्धान्तोंका भी सफल निरूपण किया गया है । यह 
ग्रन्थ सभी प्रकारसे अपनेमें परिपूर्ण एवं रेंखककी ज्ञान-गरिमाको इज्ित करनमें 
समथ है | 

यहाँ लेखकके अभिन्न मित्र डॉ० दरबारीलाल कोठियाजीके प्रस्तुत ग्रन्थके 
प्रकाशनमें किए गए सत्यप्रयत्नोंको भी विस्मृत नहीं किया जा सकता है, जिनके 
द्वारा हमें प्रस्तुत ग्रन्थके लिए कुछ शब्द लिखनेका आग्रहयुक्त निवेदन प्राप्त 
हुआ। विद्वत्परिषदुका यह प्रकाशन-कार्य॑ परिषद्के सवंधा अनुरूप है। ऐसे सत्काये- 


के लिए भी हमारे शुभाशीर्वाद ! 
श्र शरि 
(४४९३ ॥०० ५ शा 


: १. इतिहास-प्रदीपेन मोहावरणघातिना | 


सर्वलोकधूतं गर्भ यथावत्‌ संप्रकाशयेत्‌ ॥ 
-- महाभारत 


८ ; तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्राक्‌ कथन 


भारतवषंका क्रमबद्ध इतिहास बुद्ध और महावीरसे प्रारम्भ होता है। 
इनमेंसे प्रथम बोद्धधर्मके संस्थापक थे, तो द्वितीय थे जेनधर्मके अन्तिम तोर्थ- 
कर। 'तीर्थंकर' शब्द जेनधर्के चौबीस प्रवत्तंकोंके लिए रूढ़ जेसा हो गया 
है, यद्यपि है यह यौगिक ही । धमंरूपी तीथंके प्रवत्तंकको ही त्तीथंकर कहते हैं | 
आचार्य समन्तभद्रने पन्द्रहवें तोर्थंकर धमंनाथकी स्तुतिमें उन्हें 'धमंती्थंमनर् 
प्रवतंयन्‌' पदके द्वारा ध्मत्तीथेंका प्रवत्तंक कहा है। भगवान महावीर भी उसी 
धमंतीर्थके अन्तिम प्रवत्तंक थे और आदि प्रवत्तंक थे भगवान्‌ ऋषभदेव । यही 
कारण है कि हिन्दू पुराणोंमें जेनधर्मकी उत्पत्तिके प्रसंगसे एकमात्र भगवान्‌ 
ऋषभदेवका ही उल्लेख मिलता है किन्तु भगवान्‌ महावीरका संकेत तक नहीं 
है जब उन्हींके समकालीन बुद्धको विष्णुके अवतारोंमें स्वीकार किया गया है| 
इसके विपरीत त्रिपिटक साहित्यमें निग्गंठनाटपुत्तका तथा उनके अनुयायी 
निम्न॑न्थोंका उल्लेख बहुतायतसे मिलता है। उन्हींको लक्ष्य करके स्व॒० डॉ० 
हर्मान याकोवीने अपनो जैन सूत्रोंकी प्रस्तावनामें लिखा है--'इस बात्तसे अब 
सब सहमत हैं कि नातपुत्त, जा महावीर अथवा वर्धमानके नामसे प्रसिद्ध हैं 
बुद्धेके समकाछीन थे। बौद्धग्रन्थोंमें मिलनेवाले उल्लेख हमारे इस विचारको 
दुढ़ करते हैं कि नातपुत्तस पहल भो निग्नंस्थोंका, जो आज जैन अथवा आहंत्त 
नामसे अधिक प्रसिद्ध हैं, अस्तित्व था। जब बौद्धधमं उत्पन्न हुआ तब 
निम्न॑न्थोंका सम्प्रदाय एक बड़े सम्प्रदायके रूपमे गिना जाता होगा । बौद्ध पिठकों- 
में कुछ निम्नन्थोंका बुद्ध और उनके शिष्योंके विरोधीके रूपमें और कुछका 
बुद्धक अनुयायी बन जानेके रूपमें वर्णन आता है। उसके ऊपरसे हम उक्त अनु- 
धान कर सकते हैं। इसके विपरीत इन ग्रन्धोंमें किसी भी स्थानपर ऐसा कोई 
उल्लेख या सूचक वाक्य देखनेमें नहीं आता कि निग्नेन्थोंका सम्प्रदाय एक 
नवीन सम्प्रदाय है और नातपुत्त उसके संस्थापक हैं। इसके ऊपरसे हम यह 
अनुमान कर सकते हैं कि बुद्धके जन्मसे पहले अति प्राचीन कालसे निग्नेन्थोंका . 
अस्तित्व चला आता है।" 

अन्यत्र डॉ० याकोवीने लिखा है--इसमें कोई भी सबूत नहीं है कि पाशव॑- 
ताथ जैनधमंके संस्थापक थे | जेन परम्परा प्रथम तोर्थकर ऋषभदेवको जेन 
धर्मका संस्थापक माननेमें एकमत है । इस मान्यतामें ऐतिहासिक सत्यकी 
सम्भावना है ।' 


प्राक कथन : ९ 


प्रसिद्ध दाशनिक डॉ० राधाकृष्णनुने अपने भारतीय दर्शन' में कहा है-- 
जैन परम्परा ऋषभदेवसे अपने धमकी उत्पत्ति होनेका कथन करती है, जो 
बहुत्त-सी शत्ताब्दियों पुर्व॑ हुए हैं । इस बातके प्रमाण पाये जाते हैं कि ईस्व्ी पूर्व . 
प्रथम शत्ताब्दीमें प्रथम तोर्थकर ऋषभदेवकी पूजा होती थी । इसमें कोई सन्देह 
नहीं है कि जेनधर्मं वर्धभान और पारव॑नाथसे भी पहले प्रचलित था। यजुर्वेद- 
में ऋषभदेव, अजितनाथ और भरिष्ठनेमि इन तीन तोर्थकरोंके नामोंका निर्देश 
है। भागवत पुराण भी इस बातका समर्थन करता है कि ऋषभदेव जैनधर्मंके 
संस्थापक थे ।' 

यथार्थ में वेदिकरोंकी परम्पराकी तरह श्रमणोंकी भी परम्परा अति प्राचीन 
कालसे इस देशमें प्रवर्तित है। इन्हीं दोनों परम्पराओंके मेलसे प्राचीन भारतीय 
संस्कृतिका निर्माण हुआ है। उन्हीं श्रमणोंकी परम्परामें भगवान महावीर हुए 
थे। बुद्धकी तरह वे भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उन्होंने भी घरका परि- 
त्याग करके कठोर साधनाका मार्ग अपनाया था । यह एक विचित्र बात है कि 
श्रमण परम्पराके इन दो प्रवत्तंकोंकी त्तरह वेदिक परम्पराके अनुयायी हिन्दू- 
धर्में मान्य राम और कृष्ण भी क्षत्रिय थे । किन्तु उन्होंने गृहस्थाश्रम और 
राज्यासनका परित्याग नहीं किया । यहो प्रमुख अन्तर इन दोनों परम्पराओंमें 
है। कृष्ण भी योगी कहे जाते हैं किन्तु वे कर्मयोगी थे । महावोर ज्ञानयोगी 
थे। कर्मयोग और ज्ञानयोगमें अन्तर है। कर्मयोगीकी प्रव॒त्ति बराह्याभिमुखी 
होती है और ज्ञानयोगीकी आन्तराभिमुखी । कर्मयोगीकों कमंमें रस रहता है 
और ज्ञानयोगीको ज्ञानमें । ज्ञानमें रस रहते हुए कर्म करनेपर भी कमंका कर्त्ता 
नहीं कहा जाता | और कमंमें रस रहते हुए कर्म नहीं करनेपर भी कर्मका 
कर्त्ता कहलाता है । कम प्रवृत्तिरूप होता है और ज्ञान निवृत्तिरूप । प्रवृत्ति 
ओर निवृत्तिकी यह परम्परा साधनाकालमें मिली-जुली जैसी चलती है किन्तु 
ज्यों-ज्यों निवृत्ति बढ़ती जाती है प्रवृत्तिका स्वतः: हास होता जाता है। इसी- . 
को आत्मसाधना कहते हैं । 

यथाथर्थंमें विचार कर देखें--प्रवृत्तिके मूल मन, वचन और काय हैं । किन्तु 
आत्माके न मन है, न वचन है और न काय है | ये सब तो कर्मजन्य उपाधियाँ 
हैं । इन उपाधियोंमें जिसे रस है वह आत्मज्ञानी नहीं है। जो आत्मज्ञानी हो 
जाता है उसे ये उपाधियाँ व्याधियाँ ही प्रतीत होती हैं । 

इनका निरोध सरल नहीं है। किन्तु इनका निरोध हुए बिना प्रवृत्तिसे 
छुटकारा भी सम्भव नहीं है। उसीके लिए भगवान महावी रने सब कुछ त्याग 
कर वनका मार्ग लिया था । संसार-मार्गियोंकी दुष्टिमें भले ही यह 'पलायनवाद' 
प्रतीत्त हो, किन्तु इस पछायनवादकों अपनाये बिना निर्वाण-प्राप्तिका दूसरा 


१० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मार्ग भी नहीं है। भोगी और योगीका मार्ग एक कैसे हो सकता है। तभी तो 
गीतामें कहा है-- 

या निशा सर्वभतानां तस्यां जागति संयमो । 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निज्ञा पद्यतों सुने: ॥ 


सब प्राणियोंके लिए जो रात है उसमें संयमी जागता है और जिसमें 
प्राणी जागते हैं वह आत्मदर्शी मुनिकी रात है ।' 


इस प्रकार भोगी संसारसे योगीके दिन-रात भिन्न होते हैं। संयमौ महावीर- 
ने भी आत्म-साधनाके द्वारा कातिक कृष्णा अमावस्याके प्रात: सूर्योदयसे पहले 
निर्वाण-लाभ किया। जैनोंके उल्लेखानुनार उसीके उपलक्षमें दोपमालिकाका 
आयोजन हुआ और उनके निर्वाण-लाभको पच्चीस सौ व पूर्ण हुए । उसोंके 
उपलक्षमें विश्वमें महोत्मवका आयोजन किया गया है । 


उसीके स्मृतिर्मे 'तोर्थकर महाचीर और उनकी आजायं-परम्परा' नामक 
यह बृहत्काय ग्रन्थ चार खण्डोंमें प्रकाशित हो रहा है। इसमें भगवान महावीर 
और उनके बादके पच्चीस-सो वर्षों हुए विविध साहित्यकारोंका परिचयादि 
उनको साहित्य-साधनाका मूल्यांकन करते हुए विद्वान्‌ लेखकने निबद्ध किया 
है। उन्होंने इस ग्रन्थके लेखनमें कित्तना श्रम किया, यह तो इस ग्रन्थको 
आयद्योवान्त पढ़नेवाले हो जान सकेंगे । मेरे जानतेमें प्रकृत विषयसे सम्बद्ध 
कोई ग्रन्थ, या लछेखादि उनको दृष्टिपे ओझल नहीं रहा । तभी तो इस अपनी 
कृतिकों समाप्त करनेके पदचात्‌ हो थे स्वगंत हो गये और इसे प्रकाशमें लानेके 
लिए उनके अभिन्‍न सखा डा० कोठियाने कित्तना श्रम किया है, इसे वे देख नहीं 
सके | 'भगवान महाबीर ओर उनकी आचायंपरम्परा'में लेखकने अपना जीवन 
उत्सगं करके जो श्रद्धाकें सुमन चढ़ाये हैं उनका मूल्यांकन करनेको क्षमता 
इन पंक्तियोंके लेखकमें नहों है। वहु तो इतना हो कह सकता है कि आचार्य 
नेमिचन्द्र शास्त्रोने अपनो इस कृतिके द्वारा स्वयं अपनेको भो उस परम्परामें 
सम्मिलित कर लिया है। 


उनकी इस अध्ययनपूर्ण क्ृतिमें अनेक बिचारणीय ऐतिहासिक प्रसंग आये 
हैं। भगवान महावी रके समय, माता-पिता, जन्मस्थान आदिके विषयमें तो 
कोई मतभेद नहीं है। किन्तु उनके निर्वाणस्थानके सम्बन्धमें कुछ समयसे 
विवाद खड़ा हो गया है | मध्यमा पावामें निर्माण हुआ, यह सर्वंसम्मत उल्लेख 
है। तदनुसार राजगुहीके पास पावा स्थानको ही निर्वाणभूमिके रूपमें 
माना जाता है। बहाँ एक तालाबके मध्यमें विशारू मन्दिरमें उनके चरण- 


प्राक्‌ कथन : ११ 


चिन्ह स्थापित हैं| यह स्थान मगधमें है। दुसरी पावा उत्तर प्रदेशके देवरिया 
जिलेमें कुशीनगरके समीप है। डॉ० शास्त्रीने मगधवर्ती पावाकों ही निर्वाण- 
भूमि माना है। 
बिम्बसार श्रेणिक भगवान महावीरका परम भक्त था। उसकी मृत्यु डॉ० 
शास्त्रीने भगवान महावी रके निर्वाणके बाद मानी है, उन्हें ऐसे उल्लेख मिलें 
हैं। किन्तु यह ऐतिहासिक प्रसंग विचारणीय हैं । 
उन्होंने जन तत्त्व-ज्ञानका भी बहुत्त विस्तारसे विवेचन किया है और प्राय 
सभी आवश्यक विषयोंपर प्रकाश डाला है। दूसरा, तीसरा तथा चोथा खण्ड 
गे एक तरहसे जनसाहित्यका इतिहास जसा है। संक्षेपमें उनको यह बहुमल्य 
कृति अभिनन्दनीय है। आशा है इसका यथेष्ट समादर होगा । 
केलाशचन्द्र शास्त्री 


१२ : तोर्थंकर महातीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


आमुख 


भारतीय संस्कृतिमें आहत संस्कृतिका प्रमुख स्थान है। इसके दशन, सिद्धांत, 
धमं और उसके प्रवत्तंक तीर्थंकरों तथा उनको परम्पराका महत्त्वपूर्ण अवदान 
है। आदि तीर्थंकर ऋषभदेवसे लेकर अन्तिम चौबीसवें तोर्थकर महावीर" 
और उनके उत्तरवर्ती आचार्योने अध्यात्म-विद्याका, जिसे उपनिषद्-साहित्यमें* 
धरा विद्या' (उत्कृष्ट विद्या) कहा गया है, सदा उपदेश दिया और भारतकी 
चेत्तनाको जागृत एवं ऊध्वेमुखी रखा है। आत्माको परमात्माकी ओर ले जाने 
तथा शाश्वत सुखकी प्राप्तिके लिए उन्होंने” अहिंसा, इन्द्रियनिग्रह, त्याग और 
समाधि (आत्मलीनता) का स्वयं आचारण किया और पश्चात्‌ उनका दूसरोंको 
उपदेश दिया । सम्भवत्त: इसोसे वे अध्यात्म-शिक्षादाता और श्रमण-संस्क्ृतिके 
प्रतिष्ठाता कहे गये हैं । आज भी उनका मार्यंदर्शन निष्कलुष एवं उपादेय माना 
जाता है । 


तीर्थंकर महावोर इस संस्कृतिके प्रबुद्ध, सबलू, प्रभावशाली और अन्तिम 
प्रचारक थे। उनका दर्शन, सिद्धान्त, धर्म और उनका प्रतिपादक वाइनमय 
विपुल मात्रामें आज भी विद्यमान है तथा उसी दिशामें उसका योगदान हो 
रहा है। 

अतएव बहुत समयसे अनुभव किया जाता रहा है कि त्तीर्थंकर महावीरका 
सर्वाज्ञपूर्ण परिचायक ग्रन्थ होना चाहिए, जिसके द्वारा सर्वसाधारणकों उनके 
जोवनवृत्त, उपदेश और परम्पराका विशद परिज्ञान हो सके । यद्यपि भगवान्‌ 
महावीरपर प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और हिन्दोमें लिखा पर्याप्त साहित्य उप- 
लब्ध है, पर उससे स्बंसाधा रणकी जिज्ञासा शान्‍्त नहीं होती । 

सौभाग्यकी बात है कि राष्ट्रने तीथंद्भुर वद्धंमान-महावी रकी निर्वाण-रजत्त- 
शर्ती राष्ट्रीय स्‍्तरपर मनानेका निश्चय किया है, जो आगामी कात्तिक कृष्णा 
अमावस्या वोर-निर्वाण संवत्‌ २५०१, दिनाडुः १३ नवम्बर १९७४ से कात्तिक 


१. धर्मतीर्थकरेम्योअ्स्तु स्याह्दिम्यो नमोनमः । 
ऋषभादि-महावी रान्तेम्य: स्वात्मोपलब्धये ॥ 
भट्टाकलड्भुदेव, लघीयस्त्रथ, मद्भुलपत्म १। 
२. मुण्डकोपनिषद्‌ १(१।४१५। 
३. स्वामों समन्तभद्र, युक्‍त्यनुशासन का० ६। 


आमुख ; १३ 


कृष्णा अमावस्या, वीर-निर्वाण संवत्‌ २५०२, दिनाडू १३ नवम्बर १९७५ तक 
पुरे एक वर्ष मनायी जावेगी। यह मजजुल-प्रसद्भ भी उक्त ग्रन्थ-निर्माणके लिए 
उत्प्रेरक रहा । 

अतः अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद्ने पाँच वर्ष पर्व इस 
महान्‌ दुलंभ अवसरपर तोर्थंकर महाबीर और उनके दर्शनसे सम्बन्धित विशाल 
एवं तथ्यपृर्ण ग्रन्थके निर्माण और प्रकाशनका निश्चय तथा संकल्प किया। 
परिषद्ने इसके हेतु अनेक बेठकें कीं और उनमें ग्रन्थकी रूपरेखापर गम्भीरतासे 
ऊहापोह किया । फलत: ग्रल्थका नाम 'तीर्थंद्धर महाबीर और उनकी आचाये- 
परम्परा' निर्णीत हुआ और लेखनका दायित्व विद्वत्परिषद॒के तत्कालीन अध्यक्ष, 
अनेक ग्रन्थोंके लेखक, मूर्धन्य-मनीषी, आचाय॑ नेमिचन्द्र शास्त्री आरा (बिहार) 
ने सहर्ष स्वीकार किया । आचार्य शास्त्रीने पाँच वर्ष लगातार कठोर परिश्रम, 
अद्भूत लगन और असाधारण अध्यवसायसे उसे चार खण्डों तथा लगभग २००० 
(दो हजार) पृष्ठोंमें सृजित करके ३० सितम्बर १९७३ को विद्वत्परिषदको प्रकाश- 
नाथे दे दिया । 

विचार हुआ कि समग्र ग्रन्थका एक बार वाचन कर लिया जाय । आचाय॑ 
शास्त्री स्थाह्मद महाविद्यालयकी प्रबन्धकारिणीको बेठकमें सम्मिलत होनेके 
लिए ३० सितम्बर १९७३ को वाराणसी पघारे थे। और अपने साथ उक्त 

ग्रन्थके चारों खण्ड लेते आये थे। अतः १ अक्तुवर १९७३ से १५ अवतुबर १५७३ 

तक १५ दिन वाराणसीमें ही प्रतिदिन प्राय: त्तीन समय त्तीन-तीन घण्टे ग्रन्थका 
वाचन हुआ | वाचनमें आचाय॑ शास्त्रीके अतिरिक्त सिद्धान्ताचार्य भ्रद्धेय पण्डितत 
केलाशचन्द्रजी शास्त्री पूर्व प्रधानाचायं स्याद्वाद महाविद्यालय वाराणसी, डॉक्टर 
ज्योतिप्रसाददी लखनऊ और हम सम्मिलित रहते थे । आचार शास्त्री स्वयं 
वाचते थे और हमलोग सुनते थे । यथावसर आवश्यकता पड़ने पर सुझाव भी 
दे दिये जाते थे। यह वाचन १५ अक्तूबर १९७३ को समाप्त हुआ और १६ 
अक्तूबर १९७३ को ग्रन्थका पहला भाग 'तोथंड्:र महाबीर ओर उनको देशना' ' 
प्रकाशनाथं महावीर प्रेसकों दे दिया गया, जो लगभग ५ माहमें छपकर तेयार 
हो सका | 
ग्रन्थ-परिचय 

इस विशाल एवं असामान्य ग्रन्थका यहाँ संक्षेपमें परिचय दिया जाता है, 
जिससे ग्रन्थ कितना महत्त्वपूर्ण है और लेखकने उसके साथ कितना अमेय परि- 
श्रम किया है, यह सहजमें ज्ञात हो सकेगा । 

इस ग्रन्थके चार खण्ड हुँ--१. तीथंडुर महावीर और उनकी देशना, 


१४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


२. श्रुतघर ओर सारस्वताचायं, ३. प्रबुद्धाचायं एवं परम्परापोषकाचार्य और 
४. आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक । 


तीथंह्र महावीर और उनकी देशना 
यह प्रथम खण्ड ११ परिच्छेदों और लगभग ६४० पृष्ठोंमें समाप्त है। इसकी 
विवेच्य विषय-सामग्री बहुवकतव्य एवं प्रचुर है। इसीसे इसमें कई परिच्छेद रखे 
गये हैं । इन परिच्छेदोंका वण्यं विषय नीचे प्रस्तुत है-- 


प्रथम परिच्छेद : तोथंडू-र-प्रम्परा और महावोर 


इस परिच्छेदमें मानव-जीवनका क्या महत्त्व है और उसके लिए धर्म-दर्शनकी 
क्यों आवश्यकता है, इसका प्रतिपादन करते हुए उनके उपदेशक तीथंदूरोंकी 
परम्परा और इस परम्परामें हुए आद्य तीर्थंकर ऋषभदेव, २१वें तीर्थकर नमि 
२रवें तीर्थंकर नेमि और २४वें तोर्थंकर पाइबनाथका पुरातत््वके आलोकमें 
दिग्दर्शन, पाइ्वंनाथकी ऐतिहासिकता तथा तीर्थंकर परम्पराकी अन्तिम श्यृंखला 
२७वें तीर्थंकर महावीरपर विभिन्‍न उपशीर्षकों द्वारा विशद प्रकाश डाला 
गया है। ह 
द्वितीय परिच्छेर : जन्म-जन्मकी साधना 

इसमें महावीरका अगणित्त पूर्व पर्यायोंमें पत्तन और पत्तनके बाद पिछली 
अनेक पर्यायोंमें उत्थान प्रतिपादित्त है। पुरुरवा भीलको पर्यायमें वे कुछ सम्हुलते 
हैं, किन्तु फिर उन्हें अनेक जन्मोंमें गोते लगाने पड़ते हैं, सुयोगसे सिंहकी पर्यायमें 
जो दश्वीं पूर्व पर्याय थी, उनका उत्थानकी ओर झुकाब होता है। कनकोज्वल 
हरिषेण, प्रियमित्र चक्रवर्तीकों पर्यायोंमें उत्तपे करते हुए जब वे ननन्‍्दभवमें 
आते हैं, तो तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध कर जीवनकी चरम उपलब्धि--तीर्थ॑ंक र- 
पदप्राप्तिके बीज बोते हैं, इस सबका रोचक एवं प्रामाणिक वर्णन किया 
गया है । 
तृतीय परिच्छेद : समसामयिक परिस्थितियाँ : महान्‌ विचारक एवं सम्प्रदाय 

इस परिच्छेदमें महावीरके जन्मसे पूर्व देश और समाजकी कंसी स्थिति थी, 
राजनीतिक वात्तावरण कसा था, आर्थिक दक्षा कैसी थी, विभिन्‍न विचारकों 
एवं सम्प्रदायोंको गतिविधियाँ कैसी हो रही थीं, आदिका विशद निरूपण है। 


चतुर्थ परिच्छेद : तीर्थंकर महावीरकी जन्मभूमि, जन्स एवं किशोरावस्था 
इसमें गणतंत्र बंशाली, उसके उपनगर ओर महावी रको जन्मभूमि,कुण्डग्राम, 

वैशाली गणत्ंत्रके नायक चेटक, कुण्डग्रामके अधिपति और महावीरके पिता 

सिद्धार्थ, मात्ता तिशला, चेटक ओर-सिद्धाथंके सम्बन्ध, त्रिशलाका स्वप्नदर्शन, 


आमुख : १५ 


स्वप्नोंका फल--तीर्थंकर पुत्रका जन्म, देवियों द्वारा माताकी अनवरत सेवा 
महावी रका जन्म, सुमेरुपर इन्द्रादि द्वारा जन्माभिषेकोत्सव, शशवकाल, वर्ध- 
मान, वीर, अतिवीर, सन्‍्मत्ति और महावोर नामोंसे सम्बद्ध घटनाओंका 
उल्लेख, किशोरावस्थामें संजय देव द्वारा महावीरकी परीक्षा और उसकी परा- 
जय, आत्मोन्मुखी असामान्य चिन्तनधारा, अलौकिक शारीरिक शक्तियों और 
उच्च एवं दृढ़ मनोबलकी उपलब्धि आदिका हृदयग्राही प्रतिपादन है। 
पञचम परिच्छेद : युवावस्था संघर्थ एवं संकरप 

. इस परिच्छेदमें महावीरके असाधारण शरीर-सौन्दर्य, बल एवं यौवन 
प्रवेश, माता, पिता और परिवारका दुलार, जनताका अपार स्नेह, उनकी 
विचारधारा, परिणयका प्रस्ताव और उससे इन्कार, विरक्तिकी ओर झुकाव 
आत्मस्वातन्त्रवकी उपलब्धि और जनकल्याणके लिए निग्नन्थ--श्रमण-दीक्षा 
ग्रहण आदिका मांमिक विवेचन है। 


षष्ठ परिच्छेद : तपश्चरण, साधना एवं कैबल्योपलब्धि 

इसमें महावीरने गिरिकन्दराओं, बीहड़ वनों और खुले मेदानों आदिमें जो 
दुर्धर तपश्चर्या की, मौनपृर्वंक साधना की, अनेक उपसग सहे, विघ्न-बाधाओं 
पर विजय प्राप्त की, विचित्र अभिग्रह लिए, केंदमें बद्ध चन्दना द्वारा आहार 
ग्रहण और उसका उद्धार करना आदिका कथन करते हुए महावोरकी वीत्त- 
रागतासमुपलब्धि, केवल्यप्राप्ति और केवलज्ञानप्रा प्रिस्थानका सप्रमाण निर्धारण 
किया गया है । 
सप्तम परिच्छेद : गणधर, समवशरण, अन्य राजन्यवर्ग एवं निर्बाण 

इस सातवें परिच्छेदमें तीर्थंकर महावीरको केवलज्ञान प्राप्त हो जानेपर 
भो ६६ दिन तक उनका उपदेश न होनेसे उत्पन्न लोकचिन्ता, इन्द्रको चतु- 
राईसे महाविद्वान्‌ गौतम इन्द्रभतिका महावोरकी समवशरणसभामें पहुंचना 
महावीरके दर्शनमात्रसे उसके अहद्भूयूरका दूर होता और महावीरका शिष्यत्व 
स्वीकार करना, श्रमण-दीक्षा लेते ही चार सम्यग्ज्ञानोंकी प्राप्ति करना तथा 
प्रथम गणघरका पद प्राप्त करना, अग्निभूति, वायुभूति आदि उनके प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ १० भाईयोंका भी महावीरसे शास्त्रार्थके उद्देश्ससे उनके समवशरणमें 
पहँचना और महावी रसे प्रभावित होकर उनके शिष्य होना तथा निग्नेन्थ-दीक्षा 
ग्रहण करना, श्रावण कृष्ण एकमको ६६ दिन बाद महावीरकी गौतम इन्द्र- 
भतिके सन्निधानसे प्रथम देशना होना, देशना-स्थल विपुलगिरिपर प्रथम समव- 
दरणसभाका लगना, उपदेश श्रवणके लिए लालापित असंख्य नर-तारियों 


१६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


पशु-पक्षियों ओर देवसमूहुका एकत्रित होना, मुनि-आधिका-श्रा वक-श्राविका 
रूप चतुविध संघका संघटन करना, प्रधान श्रोताके रूपमें बिम्बसार श्रेणिकका 
समवशरणमें उपस्थित होना, श्रेणिकका वंश-परिचय व उसकी ऐतिहासिकता 
अभयकुमार, मेधकुमार, वारिषेण, चन्दना, चेलना आदि राजन्यवर्गंका 
महावीर तीर्थकरकी देशनाको सुननेक्े लिए आना और कब्रतादि ग्रहण करना 
दिव्यध्वनिका भाषावंज्ञानिक विइलेषण आदिका सहेतुक प्रतिपादन है । 

इसी परिच्छेदमें. त्तीत वर्षों तक हुए तोथंकर महावीरके विहारका विस्तार- 
पूवंक निरूपण है । महावीरका समवशरण देशके कोने-कोनेमें गया और जन- 
साधारणको अहिसामृतका पान कराया। पुराण एवं अन्य ग्रन्थोंके आधारसे 
महावी रकी :८६ स्थानोंपर देशना हुई। उनकी इस देशताका आश्चर्यजनक 
प्रभाव पड़ा | क्रियाकाण्ड कम हुआ और तप, त्याग तथा आत्म-साधनाका 
प्रवाह प्रवाहित हुआ । फलत: प्रसेनजित, रानी मृगावतती, वृुषभसेन, अदीन- 
शत्र, सुबाहु, जीवन्धर, चण्डप्रद्योत आदि क्षत्रियराजाओं, इन्द्रभति, अग्नि- 
भति, वायुभति आदि ब्राह्मण-विद्वानों, चन्दना, चेलना आदि स्त्रियों, अंजन 
विद्युच्चर आदि चोयकर्म करनेवाले पतितजनोंने तीर्थंकर महावीरके उप- 
देशोंकों ग्रहण कर आत्मकल्याण किया | इन सबका इस परिच्छेदमें अद्धून 
है। कुमन्ध, अद्वष्ट, गान्धार आदि स्थानोंका भी निर्देश है, जहाँ महावी रने 
विहार किया था । परिच्छेदके अन्तमें महावी रके निर्वाण और निर्वाण-स्थानपर 
विशेष विचार किया तथा मध्यमा पावा--वर्तमान पावापुरको ही महावीरका 
निर्वाण-स्थान सिद्ध किया है। 
अष्टम परिच्छेद : देशना--जेयतत्त्वमीमांसा 

इस परिच्छेदमें महावीर द्वारा सवंप्रथम प्रतिपादित ज्ञेयत्तत्वकी विचारणा 
है। ज्ञेयका अनेकान्तस्वरूप, उसकी उत्पादादित्रयात्मकता, द्रव्य, गुण, पर्याय, 
जीव, पुद्गल, धर्म, अधमं, आकाश, काल इन छह द्रव्यों, जीव, अजीव, आखव, 

बन्ध, संदर, निजं रा, मोक्ष इन सात तत्त्वों और पृष्य, पाप सहित नव पदार्थोका 

विशद निरूपण इसमें है । 
नवम परिच्छेद : ज्ञानतत्त्वमोसांसा 

इसमें ज्ञेयके अधिगमोपायके रूपमें उपदिष्ट ज्ञानका स्वरूप, उसके मति 
आदि पाँच भेदों, उनके भी उपमभेदों, प्रमाण, नय और निक्षेपका विरतृत्त 
विवेचन है। स्याद्वाद और सप्तभद्जीका भी सुन्दर प्रतिपादन है। 
दश्स परिच्छेद : धर्म ओर आचार-मोर्मांसा 

इस परिच्छेदमें जीवनके उत्कर्षके लिए धर्मकी अनिवायंत्ता, धर्मका स्वरूप, 


आमुख ; १७ 


प्रामाणिक व्यवहार और विचार, रत्लत्रय, सम्यक्दर्शनका महत्त्व, उसको 
उत्पत्तिके कारण, उसके भेद, आठ अज्भ, तोन मूढताएँ, आठ मद आदिका 
विशद विवेचन है । आचारके निरूपण-सन्दर्भमें श्रावकाचार तथा मुन्याचार 
दोनोंका विस्तुत प्रतिपादन है। 
एकादशम परिच्छेद : समाज-व्यवस्था 

इस एकादशर्वे परिच्छेदमें तीर्थंकर महावीर द्वारा गुण-कर्मके आधार पर 
प्रतिपादित समाज-व्यवस्थाका दिग्द्शन है। समाज-व्यवस्थाके प्रमुख घटक 
परिवार, परिवारक्रों सीमाएँ, दायित्व और अधिकार आध्यात्मिक साम्य, 
भावना, नेतिक विधि-विधानोंका निर्देश करते हुए अहिंसा, सत्य, अचोय॑ 
ब्रह्मचयं और अपरिग्रह पर आधृत महावीरकी समाज-व्यवस्था सवंदा और 
सत्र सुख-शान्तिजनक, उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है, इसका कथन किया 
गया है। 

इस प्रकार प्रथम खण्डमें तीथंकर महावीर और उनकी देशनाका पूरा 
परिचय उपलब्ध है। ग्रन्थ-योजनाके समय यह खण्ड ५०० पृष्ठोंका कल्पित 
हुआ था, किन्तु लगभग ६४० पृष्ठोंमें वह समाप्त हुआ है। 


२. श्रतधराचायय और सारस्वताचार्य 


तीर्थंकर महावी रके सिद्धान्तों और वाहमयका अवधारण एवं स॑रक्षण 
उनके उत्तरवर्ती श्रमणों और उपासकोंने किया है | इस महान्‌ कार्यमें विगत 
२५०० वर्षो में लाखों श्रमणों तथा उपासकोंका योगदान रहा है। उन्हींके 
त्याग और साधनाके फलस्वरूप भगवान्‌ महावीरके पिद्धान्त और वाइममय 
न्यूनाधिक रूपमें हमें प्राप्त हैं। तोर्थक्षेब्, मन्दिर, मतियाँ, ग्रन्थागार, स्मारक 
आदि सांस्कृतिक विभव उन्हींके अटूट प्रयत्नोंस आज संरक्षित है । इन सबका 
उल्लेख करनेके लिए विपुल सामग्रोकी आवश्यकता है, जो या तो विलघ्त हो 
गयी या नष्ट हो गयी या विस्मृतिके गतंमें चली गयी है । जो अवशिष्ट वाढइमय 
शिलालेख और इतिहास हमें सौभाग्यसे उपलब्ध हैं उन्हींपरसे तीर्थंकर 
महावीरकी उत्तराधिकारिणी परम्पराकी अवगति सम्भव है । 


डॉक्टर शास्त्रोने इस उपलब्ध सामग्रोका आलोडन-विलोडन करके जिन 
आचार्यों और उनके वाइमयका परिचय प्राप्त किया है उन्हें तीन खण्डोंमें 
विभक्त किया है| इन्हीं खण्डोंका यहाँ परिचय प्रस्तुत्त है। 


दूसरा खण्ड श्रुततराचाय ओर सारस्वताचार्य' है। इस खण्डमें दो परि- 
च्छेद हें--१. श्रतधराचाये और २. सारस्वताचायं । 


१८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्रथम परिच्छेद : श्रुतघराचार्य 


इस परिच्छेदमें श्रुतधराचार्योका परिचय निबद्ध है। श्रुत्घराचार्यसे 
लेखकका अभिप्राय उन आचार्यो से है, जिन्होंने सिद्धान्त-साहित्य, कमं-साहित्य, 
अध्यात्म-साहित्यका ग्रथन किया है और जो युग-संस्थापक एवं युगान्तरकारी 
हैं। इन आवचार्यो में गुगघर, घरसेन, पुष्पदन्त, भूतबलि, यतिवृष भ, उच्चा रणा- 
चार्य, आय॑मंक्षु, नागहस्ति, कुन्दकुन्द, वप्पदेव और गृद्धपिच्छाचार्य अभिप्रेत 
हैं। आरम्भमें आचायंका स्वरूप, आचार्यका महावीरके वाहमयके साथ 
सम्बन्ध, श्रुतका वर्ण्य विषय, उसके भेद-प्रभेद एवं उनका सामान्य परिचय 
अड्ित है। श्रुतके धारक आचार्यो की परम्परामें आद्य आचायं गणघर और 
धरसेनके व्यक्तित्व, समय-निर्धारण एवं वेदुष्यपर प्रकाश डालते हुए गुणधरा- 
चाय॑ द्वारा रचित 'कसायपाहुड'का तथा धरसेनाचार्यंके साक्षाच्छिष्य पुष्पदन्त 
एवं भूत्नलि और उनके 'षट्खण्डागम'का विस्तृत परिचय दिया गया है। आय॑- 
मंक्षु, नागहस्ति, वद्च, वज्ञयश, चिरन्तनाचायं, यत्तिवृषभ, उच्चारणाचार्य 
और कुन्दकुन्दाचायंके व्यक्तित्व, कृतित्व और समय-निर्णय आदि पर विशेष 
विचार करते हुए कुन्दकुम्दके उपलब्ध ग्रन्थोंका विशद परिचय दिया गया है। 
परिच्छेदके अन्तमें शिवार्य, स्वामिकुमार और आचाये गृद्धपिच्छ तथा इनकी 
रचनाओंका परिशीलन निबद्ध है। 
द्वितीय परिच्छेद : सारस्वताचार्य 

इसमें श्रुतधराचायं और सारस्वताचार्यकी मेदक रेखाओंका अद्धून करते हुए 
स्वामी समन्तभद्र, सिद्धसेन, देवनन्दि-पूज्यपाद, पात्रकेसरी (पात्रस्वामी) जोइंदू, 
विमलसूरि, ऋषिपुत्र, मानतुज्ड, रविषेण, जटासिहनन्दि, एलाचायं, अकलडू: 
देव, वीरसेन, जिनसेन द्वितीय, अमितगति प्रथम, अमितगति द्वितीय, अमृत- 
चन्द्रसूरि, नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती, नरेन्द्रसेन, नेमिचन्द्र मुनि, श्रीदत्त, कुमा र- 
सेन, यशोभद्र, वज्सूरि, शान्तिषेण, श्रीपाल, काणभिक्षु और कनकनन्दिका 
जीवनवृत्त, गुरुपरम्परा, समय-निर्णय और रचनाओंका विशद परिचय अड्धित 
है | इसी परिच्छेदमें सिहनन्दि, सुमति, कुमारनन्दि, विद्यानन्द आदि आचार्यों 
का भी परिचय ग्रथित है। इन्हें लेखकने सारस्वताचार्यो में परिगणित किया 
है। सारस्वताचार्यसे लेखकका तात्पय उन आचार्योंसे है, जिन्होंने प्राप्त हुई 
श्रुतपरम्पराका मौलिक ग्रल्थ-प्रणणन और टीका-साहित्य द्वारा प्रचार एवं प्रगार 
किया है। 


इस प्रकार इस खण्डमें श्र॒ूतधराचायें और सारस्वताचाय बणित हैं | उनके 
द्वारा रचित वाह्ममृय भी विवेचित है । 


आअमुख : १९ 


३ प्रबुद्धाचाय और परम्परापोषकाचार्य 

इस खण्डमें भी दो परिछेद हैं। इनका व्ण्य विषय निम्न प्रकार है। 
प्रथम परिच्छेद : प्रबुद्धाचाय॑ 

इस परिच्छेदमें डॉक्टर शास्त्रीने प्रबुद्धाचा्यो' और उनकी कृतियोंकों संक- 
लित किया तथा उनका विस्तृत परिचय दिया है। प्रबुद्धाचायंसे अभिप्राय उन 
आचार्यो से लिया है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा द्वारा ग्रन्थप्रणयनके साथ विवृ- 
तियाँ और भाष्य भी रखे हैं। इस श्रेणीमें जिनसेन प्रथम, गुणभद्र, पाल्यकीत्ति, 
वादीभसिंह, महावीराचार्य, बृहुत्‌ अनन्तवीयं, माणिक्यनन्दि, प्रभाचन्द्र, लघु- 
अनन्तवीयं, वीरनन्दि, महासेन, हरिषेण, सोमदेव, वादिराज, पद्मनन्दि प्रथम, 
पद्मनन्दि द्वितोय, जयसेन, पद्मप्रभमलधारिदेव, शुभचन्द्र, अनन्तकीति, मल्लिपेण, 
इन्द्रनन्दि प्रथम, इन्द्रनन्दि द्वितीय आदि पचास आचाय॑ परिगणित हैं। इन 
सबका परिचय इस परिच्छेदमें निब्रद्ध है । इनकी कृतियोंका भी विस्तारसे वर््य॑- 
विषय प्रतिपादित है । 
द्वितीय परिच्छेद : परम्परापोषकाचार्य 

लेखकने परम्परापोषकाचायं उन्हें बताया है, जिन्होंने दिगम्बर परम्पराकी 
रक्षाके लिए प्राचीन आचार्यो द्वारा निमित ग्रन्थोंके आधारपर अपने नये ग्रन्थ 
लिखे और परम्पराकों गत्तिशील बनाये रखा है। इस श्रेणीमें भट्ठा रक परिगणित 
हैं। पाश्वंदेव, भास्करनन्दि, ब्रह्मदेव, रविचन्द्र, पद्मनन्दि, सकलकीति, भुवन- 
कीति, ब्रह्मजिवदास, सोमकीति, ज्ञानभूषण, अभिनव धमंभूषण, बिजयकीति, 
शुभचन्द्र, विद्यानन्दि, मल्लिभूषण, वीरचन्द्र, सुमतिकीत्ति, यशःकीति, धर्मं- 
कीति आदि पचास परम्परापोषकाचार्यो का परिचय, समय-निर्णय और उनकी 
रचनाओंका इस परिच्छेदमें विस्तृत निरूपण है। 

४. आचायतुल्य काव्यकार एवं लेखक 

इस चतुर्थ भागमें उन जैन काव्यकारों एवं ग्रन्थ-लेखकोंका परिच्रय निबद्ध 
है, जो स्वयं आचाय॑ न होते हुए भी आचार्य जैसे प्रभावशाली ग्रन्थकार हुए । 
इसमें चार परिच्छेद हैं, जिनका प्रतिपाद्य-विषय अधोलिखित है :-- 
प्रथम परिच्छेद : संस्कृत-कवि और ग्रन्थलेखक 

इसमें परमेष्ठि, धनञ्जय, असग, हरिचन्द, चामुण्डराय, अजित्तसेन, विजय- 
वर्णी आदि तीस संस्क्ृत-कवियों एवं ग्रन्थलेखकोंका व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
वर्णित है। 


२० : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


द्वितोय परिच्छेद : अपश्वंश-कषि एवं लेखक 

इस परिच्छेदमें चतुमुंख स्वयं भूदेव, त्रिभुवन स्वयंभू, पुष्पदन्त, धमपाल, 
धवल, हरिषेण, वीर, श्रीचन्द्र, नयनन्दि, श्रीधर प्रथम, श्रीधर द्वितीय, श्रीधर 
तृतीय, देवसेन, अमरकीत्ति, कनकामर, सिंह, लाख, यशःकी लि, देवचन्द्र, उदय- 
चन्द्र, रइध्‌, त्तारणस्वामी आदि पेंतालीस अपभ्रंश-कवियों-लेखकों और उनकी 
रचनाओंका संक्षिप्त परिचय निबद्ध है। 
तृतीय परिच्छेद : हिन्दी तथा देशज भाषा-कवि एवं लेखक 

इसमें बनारसीदास, रूपचन्द्र पाण्डेय, जगजीवन, कुंवरपाल, भूधरदास 
दयानतराय, किशनसिह, दोलत्तराम प्रथम, दोलतराम द्वित्तीय, टोडरमल्ल, 
भागचन्द, महाचन्द आदि पच्चीस हिन्दी-कवियों और लेखकोंका उनकी 
कृतियों सहित परिचय अद्धित है। अन्य देशज भाषाओंमें कन्नड़, तमिल और 
मराठीकें प्रमुख काव्यकारों एवं लेखकोंका भी परिवय दिया गया है । 
चतुर्थ परिच्छ द : पट्टावलियां 

इस परिच्छेदमें प्राकृत-पद्ावलि, सेनगण-पद्ठावलि, नन्दिसंघबलात्कार- 
गण-पट्टावलि, आदि नौ पट्टावलियाँ संकलित हैं। इन पट्टावलियोंमें कितना ही 
इतिहास भरा हुआ है, जो राष्ट्रीय, सांस्कृतिक ओर साहित्यिक दृष्टियोंसि 
बड़ा महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी है । 

इस प्रकार प्रस्तुत महान्‌ ग्रन्थसे जहाँ तो्थंकर वर्धभान-महावीर और 
उनके सिद्धान्तोंका परिचय प्राप्त होगा, वहाँ उनके महान्‌ उत्तराधिकारी इन्द्र- 
भूत्ति आदि गणधरों, श्रुतकेवलियों और बहुसंख्यक आचार्यो के यशस्वी यो गदान-- 
विपुल वाडम्मय-निर्माणका भी परिज्ञान होगा । यह भी अवगत्त होगा कि इन 
आचार्यो ने समय-समय पर उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी तोर्थकर महा- 
बीरकी अमृतवाणीको अपनों साधना, तपइचर्या, त्याग और अभीक्ष्ण ज्ञानो 
पयोग द्वारा अब तक सुरक्षित रखा तथा उसके भण्डारको समृद्ध बनाया है। 


आमुख : २१ 


स्व० आचाये नेमिचन्द्र शास्त्री 
इस विशाल ग्रन्थके लेखक आचाय॑ नेमिचन्द्र शास्त्री ज्योतिषाचार्य, एम. 
ए. (संस्कृत, प्राकृत, हिन्दो), पी-एच. डी., डी. लिट, अध्यक्ष प्राकृत्त-संस्कृत 
विभाग हरप्रसाद दास जेन कालेज आरा (मगध विश्व विद्यालय) विहार हैं । 
हमें अपार दुःख है कि यह यशस्वो ज्योतिर्मान्‌ विद्वन्नक्षत्र विगत १० जनवरी 
१९७४ को असमयमें अस्त हो गया, जो अपनी इस अन्तिम कृतिको प्रकाशित न 
देख सका | 


यहाँ उनका संक्षेपमें परिचय प्रस्तुत किया जाता है। वे होते, तो उनके 
इस परिचयके निबद्ध करनेकी आवश्यकता न होती । 


जीवन-परिचय 


लेखकका जन्म पौष कृष्णा १२, विक्रम संवत्‌ १९५७२ में राजस्थान प्रदेशके 
बावरपुरमें हुआ | पिताका नाम श्री बलवोर सिह और मात्ताका नाम श्रीमती 
जावित्रो बाई था । डेढ़ वषंको अवस्थामें ही आपके पिताका स्वगंवास हो गया 
था। विधवा माता जावित्रो बाई ओर नाना श्री झण्डू छालजीके संरक्षणमें 
आप पले-पुषरे एव मिडिल तक शिक्षा प्राप्त को। आवाय शास्त्री बचपनसे ही 
मेधावी और तीक्ष्णबुद्धि थे । आरम्भमें राजाखेड़ा (आगरा) के कुन्दकुन्द दि० 
जैन विद्यालयमें तीन वर्ष और उसके बाद स्याद्वाद महाविद्यालय वाराणसीमं 
सात्त वर्ष प्राच्य विद्याओं--प्राकृत, संस्कृत, धर्मशास्त्र, साहित्य, न्याय और 
ज्यौतिषशास्त्रका उच्च अध्ययन किया । 


आचाय॑ शास्त्रीने जो शेक्षणिक उपलब्धियाँ प्राप्त कीं, वे इस प्रकार हैं-. 
प्राच्य-विद्यासे सम्बन्धित-- 


१. न्यायतीर्थ (दि० जेन) बंगाल संस्कृत एसोशिएसन... ४ १९३७ 
२. ज्यौतिषतीथ॑ हा । १९३८ 
३. काव्यतीर्थ 0. कं तय १९.३५ 
४. शास्त्री (ज्यौत्तिष) वाराणसेय संस्कृत विश्व विद्यालय १९४९ 
५. ज्योतिषाचार्य 900 “7 ५४४ १९४६ 
अन्य 
१. सेट्रिक-परीक्षा उत्तर प्रदेश बोर्ड, प्रयाग हा १९४० 
२. इण्टर-मीडियड ता 9! (५४ 
३. साहित्यरत्न हिन्दी विश्व विद्यालय, प्रयाग ““ १९०४३ 


२२ : तोर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 





डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री 


उदय : पौषकृष्णा १२ ; अवसान : माघ कृष्ण २ 
विक्रम सवत्‌ १९७२ बि० सं० २०३० 
ई० सन्‌ १०१५ १० जनवरी, १९७४ 


४. एम, 7. (संस्कृत्त) आगरा विश्व विद्यालय 67 (९०७ 


५. एम. ए. (हिन्दी) बिहार विश्व विद्यालय . शेश्पट 
६. एम. ए. (प्राकृत) [स्वगंपदक] ,, ,, . ,, १९५९ 
७. पी-एच. डी. [हरिभद्रके कथा-साहित्यका आलोचनात्मक 

परिशीलन |-- भागलपुर विश्व विद्यालय १९६२ 
८. डो. लिट [संस्कृत-काव्यके विकासमें जेन कवियोंका 

योगदान ]-- मगध विश्व विद्यालय १९६७ 


इन रेखाओंसे विदित है कि आचार्य शास्त्रो १९३७ से १९६७ तक छलगा- 
तार ३० वर्ष सतत ज्ञानाजंनमें निरत रहै और तीव्रगतिसे समग्र शक्षणिक 
उपलब्धियाँ अजित करनेमें सफल हुए। प्रत्येक परीक्षामें प्रथम अथवा द्वित्तीय 
श्रेणीमें उत्तीर्ण होते गये । 
साहित्य-सुजन और पुरस्कार प्राप्ति 

आवचाय॑ नेमिचन्द्रजीक़ो अनेक क्ृतियों पर पुरस्कार एवं बहुमान प्राप्त 
हुआ। पुरस्कृत कृतियाँ निम्न प्रकार हैं-- 

ग्रन्थ प्रकाशक पुरस्कार 
१. भारतीय ज्यौतिष भारतीय ज्ञान पीठ उत्तर प्रदेश सरकार ११००) 


२. आदि पुराणमें प्रतिपादित भारत वर्षी-ग्रन्थमाला ,, , ५००) 
३. संस्कृत-गीतिकाव्यानुचिन्तनस्‌ ». » २१००) 
इसी पर वृषभदेव संगीत्त पुरका र, श्रमण संघ दिल्‍ली“ २५००) 

४- संस्कृत-काव्यके विकासमें जन कवियों 
का योगदान भारतोय ज्ञान्पीठ उत्तर प्रदेश सरकार ५००) 

अन्य प्रकाशित रचनाएँ : 

१, स्नात्तक-संस्कृत्त-व्याकरण (मौलिक) ज्ञानदा प्रकाशन, पटना 
२. चन्द्र-संस्कृत-व्याकरण मोत्तीछाल बनारसीदास, वाराणसी 


२. हेमशब्दानुशासन : एक अध्ययन चौखम्बा संस्कृत भवन, वाराणसी 
(व्याकरणशास्त्रका तुलनात्मक अध्ययन) 


४. अभिनव प्राकृत-व्याकरण तारा यंत्राल॒य, वाराणसी 
५. प्राकृत-भाषा और साहित्यका 

आलोचनात्मक इतिहास तारा यंत्राऊ॒य, वाराणसो 
६. हरिभद्गके प्राकृत-कथासाहित्यका 

आलोचनात्मक परिशीलन प्राकृत जेन शोध संस्थान, बेशाली 
७. हिन्दी जन साहित्य परिशीलन भारतीय ज्ञान पीठ दिल्ली 
८. णमोकार मंत्र : एक अनुचिन्तत भारतीय ज्ञान पीठ, दिल्‍ली 


आचार्य नेमिचन्द शास्त्री : २३ 


९, भाग्यफल साहित्य-कुटीर, आरा 


१०, प्राकृत्त-प्रबोध चौखम्बा संस्कृत भवन, वाराणसी 
११. संस्कृत-प्रबोध सुशीला प्रकाशन, धौलपुर 
१२. पुराने घाट : नयी सीढ़ियाँ अहिसा मन्दिर, दिल्‍ली 
१३. भास (|४७०॥०४/०])॥) मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 


१४. पण्डित गोपालदास वरीया संक्षिप्त आँकी अ० भा०दि० जेन विद्वत्परिषद्‌ 
१५. आचाय॑ जुगलकिशोर : व्यक्तित्व और 


क्तित्व अ०» भा० दि० जेन वि० पृ० 
१६. विश्वशान्ति और जेनघर्म जनेन्द्र भवन, आरा 
१७, तोर्थंकर महावीर और उनकी आ० परम्परा भ० भा० दि० जेन वि० प० 
सम्पादन-अनुवाद 

१. व्रत्ततिथिनिर्णय भारतीय ज्ञान पीठ, दिल्‍ली 
२. केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि भारतोय ज्ञान पीठ, दिल्‍ली 
३. भद्रबाहुसंहिता भारतीय ज्ञान पीठ, दिल्‍ली 
४. मुहृत्तंदंण साहित्य कुटीर, आरा 
५. रिट्रुसमुच्चय साहित्य कुटी र, आरा 
६. रत्नाकरशत्तक देशभूषण ग्रन्थमाला, काशी 
७. धर्मामृतत देशभूषण ग्रन्थमाला, वाराणसी 
८. लोकविजयपयंत्र बोर सेवामन्दिर ट्रस्ट, वाराणसी 
९, अलंका रचिन्तामणि भारतोय ज्ञान पीठ, दिल्ली 
१०. रघुवंश (ह्वित्ताय सम) ज्ञानदा प्रकाशन, पटना 
११. कुमारसम्भवम्‌ (पंचम सः ) मोत्तोछाल बनारसीदास, वाराणसी 
१२. पाइय पज्ज-संगहों पढमों भागों तारा यंत्रालय, वाराणसी 
१३. पाइय गज्ज-संगहो पढमों भागों तारा यंत्रालऊ॒य, वाराणसी 
१६८. पाइय पज्ज-संगहो वोयो भागों 8 7? 7! ५ प्रकाशन 
१५. वरेया स्मृतिग्रन्थ अखिल भा० दि» जन विद्वत्परिषद्‌ 


१६, ?०८८९वांग्रए5 णी ८ फैट्गया]ब्ाा' रण इलोगेशा$ का शिवा. बा 
गिबा बलत 8. चिब8ब0।. एफस्टाआं५9, 500॥889०8 97. 
पत्र-सम्पादन | 
१. मागधस्‌ (संस्कृत) संस्कृत-प्राकृत विभाग हु० दा० जन कालेज, आरा 
२. जन-सिद्धान्त भास्कर (हिन्दी) देवकुमार जन प्राच्य-विद्या शोध- 
संस्थान, आरा (बिहार) 
हे. बिया कैतांतृपघाए (कष्ट) 
४. भारतोय जेन साहित्य परिवेशन भारतोय जेन साहित्य संसद्‌ 


२४ : तीथंकर महाबरीर और उनको आचार्य-परम्परा 


धन्य-सम्पादन सुद्रणक्रम में 
युगों-युगोंमें जेनधर्म भारत धर्म महामण्डल बम्बई 
सपने : जो रह गये अधरे 
. महाकवि कालिदासकी उपमान-योजना 
. वाक्यगठन : वृत्तिविचार 
. अथंमीमांसा--सिद्धान्त और विनिमय 
. महाकवि वाणके शतशब्द 
. संस्कृत ऐतिहासिक नाटकोंका विवेचनात्मक अनुशीलन 
- जनदशंन 
- संस्कृत कवियोंका जीवन-दर्शन 
. समराइच्चकहा (सम्पादन) 
. चन्द्रान्मीलन प्रश्न (सम्पादन) 
आचाय शास्त्रीने इन ग्रन्थोंकी आरम्म किया था, पर वे इन्हे पूरा नहीं कर सके। 
प्रवृत्तियाँ 
आचायं शास्त्री न केवल साहित्य-साथक मनीषी थे, अपितु समाज-सेवक 
एवं लोक-सेवक भी थे। आपको सेवाएँ एवं प्रवृत्तियाँ बहुमुखी थीं। उनमें 
कुछ इस प्रकार हैं-- 
१, मानद निदेशक : देव कुमार जन प्राच्य-विद्या शोध-संस्थान 
२. उपाध्यक्ष : अखिल भारतीय दि० जन बिद्वत्परिपद्‌ 
. संयुक्त मंत्रों : श्री गणेशवर्णी दि० जेन संस्थान, बाराणसी 
टुस्टी : वीर सवा मन्दिस-ट्रस्ट, वाराणसी 
५. संदस्य-प्रबन्धकारिणी : स्याद्वाद-महाविद्यालय, वाराणसी 


७ &छ ##छ « न >्ए 0 ७9 


टी 


जद आए 


इनके अतिरिक्त अहिसा, प्राकृत ओर जेन विद्या शोधसंस्थान वेश।ली 
(बिहार), बिहार प्रान्तीय दि० जैन तीथ॑क्षेत्र कमेटी आदि संस्थाओंके भी आप 
मानद सदस्य थे। उज्जेन (म० प्र०) में हुए अखिल भारतीय प्राच्य-विद्या 
सम्मेलनके २६वें अधिवेशनमें प्राकृत और जेन विद्या विभागके आप अध्यक्ष 
हुए थे । इस त्तरह आचाय॑ शास्त्रीका समग्र जीवन लोक-सेवा एवं सांस्कृतिक 
प्रवृत्तियोंमें सदैव घुला-मिला रहा | एक दर्जनसे अधिक छात्रोंको विभिन्न जैन 
अथवा अन्य विषयोंमें पी-एच० डो० कराया और उसके लिए सदा उद्यत रहे। 
आप छात्रों और अध्यापकोंके परमहितैषी एवं कल्पतरु थे | 
परिवार 

आपके परिवा रमें ७० वर्षीया वुद्धा माता जावित्री बाईजी, विधवा पत्नी 


आचाय॑ नेमिचन्द शास्त्री : २५ 


४८ वर्षीया श्रीमती सुशीलाबाई और एकमात्र १९ वर्षीय पुत्र चिरंजीव नलिन 
कुमार है। कभी हमने यह कल्पना नहीं की थी कि ऐसे यशस्वी, लोकप्रिय 
और सर्वहितैषी विद्वानका यह परिवार निराश्चित हो जायेगा | जो घर आचार्य 
शास्त्रीके मित्रों, बन्धुओं, छात्रों और प्रचुर मित्र-अध्यापकोंसे भरा रहता था 
बह सहसा रिक्त हो जायेगा, यह कभी विचार नहीं आया था| यही जीवनकी 
सबसे बड़ी विडम्बना है। जीवनके साथ संयोग-वियोग उसी तरह लगे हुए हैं 
जिस तरह सुख और दुःख सम्पुक्त हैं । यही सोचकर धेय, साहस और विवे- 
ककी त्रिपुटी मानव-परिवा रको जीवन-पथमें संबलका काम करती है | 


हमारा विश्वास है कि आचाये नेमिचन्द्र शास्त्री विनश्वर शरीरसे आज 
भले ही न हों, किन्तु सरस्वती-साधनासे प्रसृूत यश और कृत्तियोंस वे अमर 
हैं। उन्हें हमारी परोक्ष श्रद्धाउ्जलि है और परिवारके प्रति हादिक समवेदना । 
आभार 

इस विशाल ग्रन्थके सृजन और प्रकाशनका विद्वत्परिधदने जो निश्चय एवं 
संकल्प किया था, उसकी पूर्णता पर आज हमें प्रसन्नता है। इस संकल्पमें 
विद्वत्परिषदके प्रत्येक सदस्यक्रा मानसिक या वाचिक या कायिक सहभाग है। 
कार्यकारिणीके सदस्योंने अनेक बेठकोंमें सम्मिलित होकर मूल्यवान्‌ विचा र-दान 
किया है। प्रन्थ-वाचनमें श्रद्धेय पण्डित केलाशचन्द्रजी शास्त्री और डॉ० ज्योति- 
प्रसादजीका तथा ग्रन्थको उत्तम बनानेमें स्थानीय विद्वान्‌ प्रो० खुशालचन्द्रजी 
गोरावाला, पण्डित अमृतलालजी शास्त्री एवं पण्डित उदयचन्द्रजी बौद्धदर्शना- 
चार्यका भी परामर्शादि योगदान मिला है | 

पूज्य मुनिश्री विद्यानन्दजीने 'आद्य मिताक्षर' रूपमें आशीर्वचन प्रदान कर 
तथा बरिष्ठ विद्वान श्रद्धेय पण्डित कलाशचन्द्रजी शास्त्रीने ' प्राककथन' लिखकर 
अनुगृहीत किया है | 


खत्तौलो, भोपाल, बम्बई, दिल्‍ली, मेरठ, जबलपुर, तेंदूखेड़ा, सागर, 
वाराणसी, आरा आदि स्थानोंके महानुभावोंने ग्रन्थका अग्रिम ग्राहक बनकर 
सहायता पहुँचायी है । विद्वत्परिषद्के कर्मठ मंत्री आचाये पण्डित पन्नालालजी 
सागरके साथ में भी इन सबका हृदयसे आभार मानता हूँ। 


बोर-शासन-जयन्ती, 


श्रावण कृष्णा १, वी० नि० सं० २५००, दरबारीलाल कोठिया 
प जुलाई, १९७४ अध्यक्ष 
वाराणसी अखिल भारतवर्षीय दि० जेन विद्वत्परिषद्‌ 


२६ : तोर्थकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


विषय-सूची 


प्रथम परिच्छेद 
तोर्थद्धूरणरम्परा और महावीर 
विषय 
मानवजीवन एवं धर्म-दर्शन 
जेनधमं और तीर्थंकर परम्परा 
तीथकर : व्यत्पत्ति एवं अवधारणा 


मानव-सभ्यताके सू त्रधार कुलकर और त्तोर्थंकरोंका आरम्भ एवं संख्या 


बदिक वाहइमय और तीर्थंकर 

पुरातत्व और ऋषभदेव 

तीथंडू,र नमि 

तीथेडूर नेमिनाथ 

तोथंडू.र पाइवंनाथ 

इत्तिहासके आलोक पार्व॑नाथ 

तीर्थंकर परम्परा : अन्तिम शंब्वला--महावीर 


दितीय परिच्छेद 
जन्म-जन्सको साधना 


जीवन-शोधन : सत्ततसाधना 

अतीत पर्यायोंमें महावीर : परिभ्रमण 
मूल्यवानु : अतीत्त पर्याय 

पुरुरवा पर्याय : मंगलू-प्रभात 

महावीर : जटिलपर्याथ : पत्तनकी ओर 
पृष्यमित्र-पर्याय : अगतिशीलत्ता 
अग्निसह : हठयोगकी साधना 
विश्वनन्दि : नया मोड़ 

त्रिपृष्ट-पर्याय : चक्रब्यूह 


विषय-सूची : 


२९ 


२३ 
र५ 
रद 
रद 
२८ 
र्‌९ 
३० 
३० 
र२े८ 


विषय 
सिंह-पर्याय : पुनः उत्थानकी ओर 
कनकोज्ज्वरू-पर्याय : उदित हुए साधना-अंकुर 
हरिषेण-पर्याय : विकसित हुई साधना 
प्रिय-मित्र चक्रवर्ती : साधनाने अंगड़ाई ली 
नन्‍्दभव : सफल हुई कामना--तोर्थकरत्वका बन्ध 


तृतीय परिच्छेद 
समसामयिक परिस्थितियाँ, महान विचारक एवं सम्प्रदाय 
आधिक स्थित्ति 
सामाजिक स्थित्ति 
धाभिक स्थित्ति 


अक्रियावाद-प्रवत्तंक : पुर्णकाश्यप 
नियत्तिवाद-प्रवत्तंक : मंब्वलि गोशालक 
उच्छेदवाद-प्रवत्तक : अजित्तकेशकम्बल 
अन्योन्यवाद-प्रवत्तंक : प्रक्रुद्ध कात्यायन 
विक्षेपवाद-प्रवत्तंक : संजय वेलट्विपुत्त 


0 
चतुथ परिच्छेद 
तोथंडुर महावीरकी जन्मभूसि, जन्म और किशोरावस्था 

गणतंत्र वेशाली | 
उपनगर : कुण्डग्राम 
वेशाली कृत्तार्थ हो गई 
सूखे धरतोके आँसू 
त्रिशकाका स्वप्न-दर्शन 

१. गज : तं।र्थनायक 

२, ब्वेत-वृषभ : सत्यप्रवत्तंक 

रे. सिंह : अनन्त ऊर्जाका द्योत्तक 

४. मन्दा र-पुष्पमाला : दिग्दिगन्त यशःसुरभि विस्तार 

५. लक्ष्मी : इन्द्र-देवेन्द्रों द्वारा वन्दनोय 

६. चन्द्र : अमृत्त-व्षंण 

७. सूर्य : दिव्यज्ञान-प्राप्ति 

८- जलपूर्ण कलश : करुणाका प्रसार 


२८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


डर 
४५ 
४८ 
च्७ 
रे 


६७ 
६९, 
७२ 
७३ 
८ 
छंद 
७७ 
७७ 


ण्र्‌ 


विषय 
९. मत्स्ययुगल : अनन्त सौख्यकी उपलब्धि 
१०. जलाशय : संवेदनशीलता 
११. सागर : हृदयकी विशालता 
१२. मणि-जटित सिहासन : वर्चस्व और प्रभुत्व 
१३. देवविमात : कीर्ति 
१४. धरणेन्द्रभवन : अवधिनज्ञान 
१५, रत्नोंकी विशालराशि : अनन्तगुण 
१६, नि्धंम अग्नि : निर्वाण 
पुण्य-चमत्कार 
मनोरज्जनार्थ : संगीत, नृत्य एवं चित्रकला 
संगीत-कला 
नृत्य-कला 
चित्र-कला 
काव्यगोष्ठीद्वा रा मनो रञ्जन 
पहेलियों एवं प्रशनोत्तरोंद्रार मनोविनोद 
खुल गये भाग्य वेशालीके 
देवों द्वारा जन्माभिपेक 
जेशव 
तीथ॑ड्धूर महावीरकी जन्मपत्रिका और ग्रहस्थिति 
तीर्थड्ड्‌र महावी रके विभिन्‍त नाम 
निर्भयताका प्रतीक : महावीर 
वेराग्य और निष्कामताका अंकुर 
किशो रावस्थाकी विचारधारा 
अलोकिक शक्तियोंका वरण 
पञ्चम परिच्छ द 
युवावस्था, संघर्ष एवं संकल्प 
दिव्य देह और पराक्रम 
जनताका आह्वान 
मात्ताकी ममता 
विवाह-प्रस्ताव 
माताका आशीर्वाद 


पृष्ठ 
५२ 
९३ 
९३ 
९३ 
०्रे 
रण 
श्ड 
ण्५ 
९५ 
५६ 
श्् 
९८ 
ण्थ 
70० 
१०१ 
१०४ 
१०५ 
१०७ 
१०७ 
१०९, 
१०९ 
१११ 
११२ 
११४ 


११७ 
११९ 
१२० 
१२० 
श्र 


विषय-सूची : २९ 


विषय 
महावीरका अनुचिन्तन 
परिणयबन्धनसे स्पष्ट इंकार 
माताकी विह्वुल्ता 
यौवन और गृह-निवास 
चिन्तनघारा 
युगकी पुकार 
मचल उठा त्रिशलाका मातुखख 
लौकान्तिकोंद्रारा चरणवन्दन 
माताको सान्‍्त्वना 
चरण चल पड़े 
आत्म-स्वात्तन्त्यकी बेला 
अट्टाईस मलगुणोंका धारण 


पृष्ठ परिच्छेद 
तपरश्चरण, वर्षावास एवं कैवल्य-उपलब्धि 

प्रथमवर्ष-साधना : सहिष्णुता और साहस 
ममताकी झोपड़ी कहाँ 
मिट गये शरू, बन गये फल 
द्ितोयवर्ष-साधना : सपंदिबोधन दा 
सुरभिपुरमें ज्योतिविदकी भविष्यवाणी और चक्रवतित्वके लक्षण 
नालन्दा : आत्मशोधन ह 
गोशालकका शिष्यत्व 
तृतीयवर्ष-साधना : विका रमन 
मानवत्ताका श्यंगार 
चतुर्थंवपं-साधता : क्षमाको आराधना 
गोशालक : घटित घटनाओंके बोच 
निग्रन्धता : कल्याणका मार्स 
साधना और शमामत 
परुचमवर्ष-साधना : कार्यंगलामें घटित घटनाएँ 

अग्निकृत उपसगंजय 
सन्देह-जन्य उपसर्ग 
अनायं-देश विहार 


० : तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


पृष्ठ 
श्र्३ 
श्र४ड 
श्र५ 
१२६ 
१२७ 
श्र 
१२९ 
१३० 
१३१ 
१३२२ 
१३३ 
१३४ 


१३७ 
१३८ 
१३५ 
१४० 
श्ष्र 
१४३ 
१४३ 
१४४ 
१४५ 
१४५ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
श्ड्८ 
५४९ 
१५० 
१५० 


विषय 

षष्ठवर्ष-साधना : उपसगंपर उपसगं 
विमभेलक यक्षका चिन्तन 
कटपूतनाका उपसगगं : असंख्यातगृणी कर्म॑निजंरा 
सप्तमवर्ष-साधना : आत्म-दश्शं त 
नृपत्तिद्वारा चरण-वन्दतत 
अष्टमवर्ष-साधना : आत्मोदयकी ओर 
घोर उपसग॑-जय 
तवमवर्ष-साधना : सामायिक-सिद्धि 
उपवासपर उपवास 
दशमवषं-सात्रना : संयमा राधना 
तपस्वरूप : परिष्कार 
बालकोंका उपद्रव और समता 
कायो त्सर्ग मुद्रा 
एकादशवर्ष-साधना : आत्मानुभूति 
संगमदेवका परीक्षण और विभिन्न उपसगं 
मोपलितनरेशद्वारा चरण-वन्दन 
अद्भुत चमत्कार : फाँसीका फन्‍्दा टूटा 
संगमदेवका पराजय और चरण-वबंदन 
चमत्कारको नमस्कार 
निर्विष्न पारणा सम्पन्न 
द्वादशवर्ष साधना : विचित्र अभिग्रह 
राजा-रानीकी चिन्ता 
भाग्योदय हुआ चन्दनाका 

चन्दनाका अपहरण 
भिल्‍ल सरदारके घेरेमें चन्दता 
चन्दनाकी बिक्री 
संदेहका भूत 
खुल गये बन्धन, मिला रत्नमय उपहार 
चन्दताकी वन्दता 
चन्दनाका मिलन 
अन्य उपसर्ग : आत्मदृढ़ता 
अप्सराओं द्वारा प्रस्तुत मोहक राग-भोग 


पृष्ठ 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५७ 
१५८ 
१५८ 
१५९, 
श्ष् 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६४ 
श्द्५ 
१६६ 
१६८ 
१६८ 
१६० 
१६०९ 
१७० 
१७० 
१७१ 
१७१ 
श्छ२ 
शैछरे 
विषय-सूची : ३१ 


विषय 
भवरुद्रद्वारा प्रदत्त उपसर्गोपर विजय 
केवल्योपलब्धि 
केबल्य-प्राप्ि-स्थान : विभिन्न मान्यताएँ 
मौलिक विरोध 
जुम्भिक या जम्भिय ग्रामकी अवस्थिति 
केवलज्ञान : अर्चना 


सप्तम परिच्छेद 
गणधर, समवश्रण, शिष्य एवं निर्वाण 


समवशरण : पोयषवाणोकी आकांक्षा 
देशना-अवरोध और इन्द्रकी चिन्ता 

सोमिल और इन्द्रभूति 

इन्द्रभूति गौतम : खुला श्रद्धाका द्वार 

निराशा और जिज्ञासा 

मानस्तम्मदर्शन : मानगलन और रत्नत्रय उपहार 
अन्य गणबर : हृदय-परिवतंन और दीक्षा 
अग्निभूति 

वायुभूति गौतम : अहंकार चूर 

शुचिदत्त : हृदय-परिवर्तन 

सुधर्मा : दीक्षा ओर आत्मशोधन 

माण्डिक : आत्मोद्बो धन 

मौयंपुत्र : सम्यक्त्वक्ाभ 

अकम्पिक : रिक्त श्रद्धाकी पूर्ति 

अचल मिली साधना 

मेदायें : जागा विवेक 

प्रभास : पुरुषार्थ जागरण 

प्रथम देशनास्थल : विपुलाचल 
चतुविधसंध-स्थापना 

प्रधान श्रोता--श्रेणिक : समवशरणकी शरण 
श्रेणिक : वंश-परिचय 

श्रेणिक : मिथ्यात्व-तिमिरका ध्वंस : सम्यकत्वका प्रकाद 


३२ ; तीर्थंकर महाबोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


पृ ष्ढ 
१्छ४ 
१७६ 
१७८ 
१७८ 


१७९, 
१८० 


१८१ 
१८३ 
१८५ 
१८५ 
१८६ 
श्टट 
१९० 
१९७० 
१९१ 
१९१ 
१९२ 
१९३ 
१९४ 
१९५ 
१९६ 
श्र७ 
१९८ 
१०८ 
२०२ 
२०३ 
२०४ 
२०७ 


विषय 

इतिहासका रोंकी दुष्टिमें श्रेणिक 

श्रेणिक : प्रधान श्रोत्ता 

रोहा : बदला जीवन एक प्रवचनने 

भेघकुमार : विछासका विराग 

वारिषेण : सौरभ 

पुरानी स्मृतियाँ : नयी व्याख्यायें 

अभग्रकुमार 

आपिका-संधकी प्रमुख आचार्या : चन्दना 

चैलता : भक्ति और त्याग 

हुआ आत्मोदय 

अन्य अनेक राजाओं द्वारा महावी रकी भक्ति-वन्दना 
दिव्यध्वति या देशनाकी भाषा 

दिव्यध्वनि : सर्वभाषा 

समवशरण-विहार 

तेशाली : चेटक एवं सेनापति सिहका घर्म-श्रवण 
वाणिज्यप्राप्त : जितशत्रुका नमन 

पोलास१र : विजयसेन और सह्यालपुत्रका मोहभंग 

चम्पा ; कुणिक अजातशत्र, दक्षिवाहन और करकन्डुकी दीक्षा 
चम्पा : अनेक बार रामबशरणका सौभाग्य 

करकण्ड-जन्म और दीक्षा 

श्रावस्ती : प्रसेनजित्तकी भक्ति 

कोशाम्बी : रानी मृगावतीकी दीक्षा एवं वृषभसेनका दिगम्बरत्व 
हस्तिशोर्प : अदीनश्नत्रके पुत्र सुवाहुका ब्रतगहण हे 
सोगन्धिका नगर : अप्रतिहतकी जागी सुपृप्त चेतना 
हेमाज़ूद देश : जीवन्चर : निर्वाण-मार्गंके पथिक 

कलिंग : वीरश्रेणि और चित्रश्नेणिका ब्रतग्रहण 

बंगदेश : सिहरथ-जातिस्मरण एवं नग्गतिका प्रत्येकयुद्धत्व 
सुश्मकदेश (दक्षिणभारत) : विद्रदाजकी दीक्षा 

मत्स्य देश : नन्दिवद्धंतका अचेन-वन्दन 

अवन्ती : चण्डप्रद्योतका तमन 

पॉचार जनपद : जन-अभिनन्दन 

दणार्ण : दच्चा्ंभद्रका निग्नेन्थत्व 


पृष्ठ 
२०९ 
२१० 
२११ 
२१३ 
२२१ 
श्र३ 
२२७ 
२३० 
२३१ 
२३२ 
श्श्२ 
ररे३े 
२२३६ 
२४१ 
र४र 
र्‌6ढ 
२४४ 
र्‌४५ 
२४६ 
२४८७ 
रढ० 
र५० - 
हर 
२५३ 
रपट 
र्फ्र, 
२६९ 
न्द्रे 
२६४ 
रध्५्‌ 
रद्द 
र्‌द८ 


विपय-सूची : ३३ 


घिषय 
सुह्दा : कण-कण पुलकित 
अस्मक-पोत्तनपुर : प्रसन्नचन्द्रकी दीक्षा 
केकयाद्धं जनपद-इ्वेत्तम्बिका : प्रदेशीका मोह-म्रन्थि भेदन 
कुरुदेशहस्तिनापुर : गिवराजर्ष द्रवीभूतत 
पुरिमताल : महाबलका वन्दन 
वद्धंमानपुर : विजयमित्रका धर्मं-श्रवण 
वाराणसी : जितशत्रुका नमन 
काकन्दी : धन्य एवं सुनक्षत्रका मोह-छिन्न 
सिन्धु सौवीर : उदायनका सम्यक्त्व-बोध 
कुसन्ध्य 
अच्वष्ट 
शल्व 
त्रिंगते 
पाटच्चर 
मौक 
कम्बोज 
वाल्हीक 
यवनश्रुत्त 
गान्धार 
सुरभीरु 
क्वाथतोय 
ताणं 
काणं 
करुणाकी परमज्योति प्रज्वलित 
निर्वाणकी ओर 
मुक्तिपव : पावापुरकी ओर 
अगणित देव-मानवों द्वारा निर्वाणकल्याणक-पूृजन 
निर्वाण-त्तिथि 
निर्वाण-स्थल 
निर्वाण-स्थल सम्बन्धी बौद्धागम प्रमाण 
वतंमान पावा सम्बन्धी सामग्री 
उत्तराधिशार 


३४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


पृष्ठ 
२६९, 
२६९ 
२७० 
रणरे 
रछ५्‌ 
२७५ 
२७६ 
२७६ 
२७७ 
रछ८ट 
२७९ 
२७९, 
२७९ 
२७९ 
२७९, 
२८० 
र८० 
२८१ 
२८१ 
२८२ 
श्८२ 
स्८र 
र्८र२ 
र८३े 
श्ट५ 
२८८ 
२९० 
२५१ 
रथ५्‌ 
३०६ 
३१० 
३११ 


अष्टमपरिच्छे द 


विषय देशना : ज्ञेण्तत्त्व 
विरासतकी उपलब्धि और वितरण 
ज्ञेयस्वरूप-प्रवचचन 


स्वरूपास्तित्व और त्रयात्मकत्ता 
सादृश्यास्तित्व और त्रयात्मकत्ता _ 
गुण : स्वरूप और भेद ्टा 
पर्याय : स्वरूप-निर्धारण और भेद 
द्रव्य-निरूपण 

जीवद्रव्य : स्वरूप 

आत्म-सिद्धि 

जीवकी स्वतन्त्र सिद्धि 

व्यापक एवं अणु आत्मवाद 

जीव या आत्मा : ज्ञानस्वरूप 

कतुत्व : विवेचन 

भोक्तृत्व : विवेचन 

जीव : भेद-प्रभेद 

संसारी जीव : भेद-प्रभेद 
पुदूगल-निरूपण 

पुद्गल बन्ध-प्रक्रिया 

पुदूगलके भेद 

स्कन्धके भेद 

पुद्गल-पर्याय 

बन्ध 

सृक्ष्मत्व और स्थुलत्व 

संस्थान 

भेद 

प्रकाश-अन्धका र 

छाया 

आत्तप-उद्योत 

पुद्ूगलके अन्य भेद 

स्कन्‍्ध और परमाणु : उत्पत्ति-कारण 


पष्ठ 
३१६ 
३१८ 
हेररे 
३२४ 
३२६ 
३२९ 
३३१ 
शे३े२ 
३३२३ 
३३६ 
३३७ 
३३५९५ 
रे४० 
२४४ 
रेष५ 
३४५ 
३४० 
३५० 
रे५१ 
रे५१ 
रे५र 
रेपरे 
रे५४ 
२५४ 
रे५४ 
रेप 
रेपुप 
३५५ 
३५६ 
रे५७ 


विषय-सूची : ३५ 


विषण 
अणु : उत्पत्ति 
परमाणु : गत्तिगीलता 
पुद्गल : कार्य 
धरमंद्रव्य : स्वरूप-विश्लेषण 
अधर्मंद्रव्य : स्वरूप-विइलंषण 
आकाशद्रव्य : स्वरूप-विश्लेषण 
कालद्रव्य : स्वरूप-विश्लेषण 
सात तत्त्व : स्वरूप-वितच्रार और भेद 
तत्त्वनिरूपण : प्रक्रिया और विधि 
?. आत्मतत्त्व : निरूणण 
(क) आत्म-भेंद 
ख) बहिरात्मा : स्वरूप 
(ग) अन्तरात्मा : स्वरूप 
(घ) अन्तगत्मा : भेद 
(डः) परमात्मा : स्वरूप 
(च) जीवके भाव : स्वरूप और भेद 
(छठ) भाव।क भेद-पद 
२. अजीवतत्त्व : स्वरूप 
३. आखबतत्त्व : स्वरूय-विवेचन 
) आख्रव भेद और स्वरूप 
आ। भिथ्यात्व 
) अविर्गत्ति 
) प्रमाद 
) कपाय 
) 


ब्रा 
० 
ई 


( 
( 
( 
( 
( 
(ऊ) योग 

४. बन्ध 

५. संवर 

६ निजरा 

७. मोक्ष 

कमंस्वरूप 

कमंकी पौद्गलिकता 

आत्मा और कमंका सम्बन्ध 


३६ : तीर्थंकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ए स्पए ,श्ण आशा 007 
४5 €<& ७ ७ 
0 ॥ >) 0 


टच 9 
रे 
३७७४ 
३७४ 


जत 
३०५ 


३७६ 
३७७ 
३७७ 
३७८ 
३७९, 
३७९ 
३८० 


छठ 
ध्् 


विषय 

कमंके मूल भेद 
बन्धके भेद 
प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध 
स्थित्ति और अनुभागवन्ध 
प्रकृतिबन्धके भेद और स्वरूप 
कमंप्रकृतियोंके उत्तरभेद 
कर्मो की स्थिति 
अनुभागबन्ध 
कर्मफलदा नप्रक्रिया 
कमभोके १० करण (अवस्थाएँ) 

५, बन्ध 

२. उत्कंण 
. अपकरषंण 

४. चत्ता 

७. उदय 

६. उदोरण 

७. संक्रमण 

८. उपश्ान्त 

९, निधत्ति 

2०. लिकाचना 

पुनर्जन्म 
अन्म-भेंद 
योनि ओर शरोर 
लोक-भ्वरूप 
लोकके भेद 
अधोलोक : स्वरूप और विस्तार 
मध्यलोक ; स्वरूप और विस्तार 
पट्कालोंमें भोगभूमि और कमंभूमि व्यवस्था 
ज्योतिषी देव , वर्णन 
उध्व॑ंडोक 
लोकस्थिति 
. आध्यात्मिक दुष्टि : पदार्थ-विवेचन 


््फ 


३८१ 
रे८२ 
३८३ 
३८३ 
रे८३ 
३८४ 
३८८ 
३८९, 
३८९, 
३९० 
३२९१ 
३०१ 
३९१ 
३०२ 
३णर 
रेथ्र 
३९२ 
३२९३ 
रेथरे 
३०३ 
३९०३ 
३०ए 
३ेथण५ 
३०६ 
३२९७ 
३०९७ 
३०९ 
४०२ 
४0०४ 
४०६ 
४०७ 
०७ 


विषयन्सूची : ३०७ 


विर्य 
नवम परिच्छ द्‌ 
देशना : ज्ञानतत्त्व-पीमांसा 


ज्ञानका स्वरूप और व्युर्पत्ति 
ज्ञानोत्पति : प्रक्रिया 
अतीन्द्रियज्ञानकी क्षमता 

ज्ञान और ज्ञेयका सम्बन्ध 
तदाका रता, अर्थ और आलोक कारणत्वका विचार 
ज्ञान और अनुभूत्ति 
इन्द्रियप्राप्तिका क्रम 

मन : स्वरूप एवं कार्य॑ 

शरीर और मनका सम्बन्ध 
सन्निक्ष-विचा र 

चक्ष॒का प्राप्यकारित्व-विमर्श 
श्रोत्रका अप्राप्यकारित्व-विमशं 
ज्ञानके भेद 

ज्ञान और प्रमाण-विमर्श 
प्रमाणस्वरूपका विकास 
प्रामाण्य-विचार 

प्रमाणके भेद 

प्रत्यक्ष-परोक्ष : सामान्य-निरूपण 
सांव्यवह्ाारिक प्रत्यक्ष 
ओऔत्पत्तिक 

वेनयिक 

कामिक 

पारिणामिक 

मतिज्ञानके भेद-प्रभद 

श्रुतज्ञान 

पारमाथिक प्रत्यक्ष 

अवधिज्ञान 

अवधिज्ञानका विषय 
मनःपयंयज्ञान 


३८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


४०९ 
४१० 
४११ 
४१२ 
४१२ 
४१४ 
४१५ 
४१९ 
४१७ 
४१८ 
४१०, 
४२७ 
४२९ 
४२१ 
ढ्रर्‌ 
४२३ 
बर२७४ 
४२५ 
४२७ 
डर 
४२९ 
४२९, 
४३० 
४२० 
४२९१ 
ड३२ 
४३२२ 
१३३ 
४३४ 


विषय 
मनः:पर्ययज्ञानका विषय 
केवलज्ञान « 
परोक्षप्रमाण 
स्मृति या स्मरण 
प्रत्यभिज्ञान 
सादृव्य-प्रत्यभिज्ञमें उपमानका अन्‍्तेर्भाव 


त्तक 

अनुमान 

साधन या हेतु 

साध्य 

अनुमानके भेद 

स्वार्थानुमानके अंग 

धर्मी : स्वरूप-निर्धा रण 
परार्थानुमानके अंग 

अनुमानके अन्य अवयव 

हेतुभेद एवं प्रकार 

हेतुके बाईस भंदोंका सामान्य स्वरूप 
अर्थापत्तिका अनुमानमें अन्तर्भाव 
अभावका प्रत्यक्षादिमें अन्तर्भाव 
आग्रम-प्रमाण : विमर्श 

शब्द और अर्थका सम्बन्ध 
प्रमाण-फल 

प्रमाणाभास 

हेत्वाभास 

असिद्ध 

विरुद्ध 

अनेकान्तिक 

अकिचित्कर 

दृष्टन्ताभास 
साधम्यंदृष्टान्ताभास : मेदनिरूपण 
वेधम्यंदृष्टान्ताभास : भेदनिरूपण 


पृष्ठ 
डरे४ 
ड३े५ 
४२५ 
डर३६ 
४रे७ 
४३९० 


४२३९, 
डं४ड० 
४४३ 
डरे 
४४ रे 
४४५ 
४४५ 
४४५ 
४४६ 
४४७ 
४४७ 
४४९ 
४४९ 
४५० 
४५२ 
४५२ 
४५३ 

ड्ण्ड 
४९४ 
पड 
४डए्४ 


४५ 
४५५ 
४५६ 


विषय-सूची : ३९ 


बिषय 


ज्ञानसाधन : नय 
नयस्वरूप 

सुनय एवं दुर्नय 
नय-भेद 


निश्चय और व्यवहारतय 
नयोंके अन्य भेद-प्रभेद 
आध्यात्मिक और मूलनय 
१. नैगमनय 
- संग्रह 
, व्यवहा रनय 
ऋणजुसूत्रनय 
. शब्दनय 
समभिरूढ़नय 
७. एवंमूतनय 
स्पाद्गाद / 
सप्तभज्ढी 
प्रमाणसप्तभज्भं। एवं नयसप्तमड़ी 
सप्तभज्गोंकी सिद्धि 
प्रथम-द्वितताय भग-सिद्धि 
तृतीयभंग स्थाद्‌ अववत्तव्य-चिद्धि 
चतुथंभंग-सिंद्धि स्थादास्ति नास्ति 
पञ्चम भंग स्यादस्ति-अवक्तव्यसिद्धि 
पष्ठभंग स्थान्नास्ति-अवक्तव्यसिद्धि 
सप्तम भंग स्थादास्तिनास्ति-अवक्तव्य सिद्धि 
निष्कर्ष 
अथंनियामक निक्षेप 
नय ओर निमश्षेप 
निक्षेपकी उपयोगिता 
निक्षेपके भेद 
१ नाम-निक्षेप 
२ स्थापना-निक्षेप 
नाम-निक्षेग और स्थापना-निष्षेपमं अन्तर 


तन थण:छ 


ल्‍्शी 


४० : तंर्थकर महाबीर और उनको आचार्य-परम्पर। 


विषय 
३ द्वव्यनिक्षेप 
४ भावनिक्षेप 


दशम परिच्छेद 
धर्म और आचार-मीमांसा 


जीवन और धर्मं 

धर्म : व्यृत्पत्ति एवं स्वरूप 
सम्यग्दशंत्त: स्वरूप-विवेचन « 
तीनों करणोंका उपयोग « 
सम्यग्दशंनकी उत्पत्तिके कारण 
भम्यग्दर्शनके भेद 

ओऔपया मिक सम्यवत्व 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्व 
क्षायकसम्यग्दर्शन 

सम्यग्दर्शनके अन्य भेद ,४ 

प्रणम 

सव्वेग 

अनुकम्पा 

आस्तिक्य 

सम्यग्दर्शनका स्थितिकाछ 
सम्यग्दर्शनके अंग... : 
निःशद्धित-अंग 

निःकांक्षित-अंग 
निविचिकित्सा-अंग 

अमूढदु४्टि-अग 

उपमृहन-अंग 

स्थितिवा रण-अग 

वात्सल्य-अग 

प्रभावना-अंग 

सम्यग्दर्शनके पच्चीस दोष या न्यूनतायें 
आस्थ्ग-सम्बन्धी अन्धविश्वास 

षड्‌ अनायतन या मिथ्या आस्थाएँ 


बंटी 
डंटड 


डटा५्‌ 
४८७ 
४०२ 
४९५ 
४९५ 
४९६ 
४०७ 
४९७ 
४९.८ 
४९८ 
४९९ 
है 
४९९, 
५०० 
५०१ 
५०९ 
ण्ण्र 
णु०२ 
५०३ 
५०३ 
फ्ण्रे 
प्‌ ०४ 
ण्ए्ढ 
ण्ण्४ 
ण्ण्ज 
५०६ 
णए्‌०७ 


विषय-सूची : ४१ 


विषय 
शंकादि दोष 
सम्यरज्ञान 
सम्यक्चारित्र या सम्यगाचार 
परमपदप्राप्ति-हेतु : आचारके भेद 
श्रावकाचार 
१. न्‍्यायपूवंक धनोपाज॑न 
. गुण-पूजा 
, प्रशस्त वचन 
. निर्बाध त्रिवर्गंका सेवन 
,/ त्रिवर्गयोग्य स्त्री, ग्राम, भवन 
, उचित लज्जा 
- योग्य आहार-विहार 
. आयं-समित्ति 
, विवेक 
१०, उपका रस्मृति या कृत्तज्ञता 
११, जितेन्द्रियता 
१२, धमंविधि-श्रवण 
१३. दयारुता 
१४. पापभोति 
श्रावणके द्वादश्ष ब्रत 
व्रत : स्वरूप-विचार और आवश्यकत्ता 
मल दोष 
अणुब्रतत 
१. अहिसाणुक्रत्त 
२. सत्याणुब्रत 
३. अचोौर्याणुब्रतत 
४. स्वदा रसन्‍्तोष--ब्रह्मचर्या णुन्नत 
५. परिग्रहपरिमाण-अणुब्रत 
गुणब्रतत ओर शिक्षाब्रत्त 
१, दिग्व्तत्त 
२. देशावकाशिक ब्रत्त 
३. अनर्थंदण्डब्रत 


5७. 6 0 आेआआ एू ७ अर 


री 


४२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


५०७ 
५०७ 
५०७ 
५०९, 
५०९ 
५१० 
प्‌१० 
५१० 
५१० 
५११ 
५११ 
५११ 
प्र 
५११ 
५११ 
५११ 
५१२ 
५१२ 
५१२ 
५१२ 
५१३ 
५१३ 
५१५ 
५११५ 
५१७ 
५१८ 
५१९, 
५२० 
५२१ 
५२१ 
५१२२ 
५२२ 


विषय फ्ह् 


द्ध 


१, प्रोषधोपवास नर ५२३ 
२. भोगोपभोग-परिमाण भर ५२३ 
३. अतिथि-संविभाग रे 
४. सललेखना व्रत्त 2050 कम 
श्रावकके देंनिक पट्कम हे हु 
१, देव-पुजा (2 हा कक] 
२. गुरु-भक्ति २५३४ हल 
३. स्वाध्याय “रे ५२६ 
४. संयम. 5 ५२६ 
५.तप “४ हि 0 
६ दान ., रा ५१२७ 
श्रावकाचा रके विकासको सीढ़ियाँ ० ५२७ 
१, दर्शन-प्रतिमा हे ५ 
२. ब्रत्त-प्रतिमा 5५2 २3 
३. सामायिक-प्रतिमा कर ५२८ 
४, प्रोषध-प्रत्तिमा रत ५२८ 
५, सचित्तविरत-प्रतिमा मप ५२८ 
६. दिवामेथुनत्याग या रात्रिभुक्तित्याग-प्रतिमा 52 ५१८ 
७. ब्रह्मचर्य-प्रतिमा ३ ५२९ 
८. आरम्भव्याग-प्रतिमा पक ५२९ 
९. परिग्रहत्याग-प्रतिमा २०५५ ५२९ 
१०. अनुमततित्याग-प्रतिमा *५** ५२९, 
११. उदहिष्टित्याग-प्रतिमा ०० ५३० 
मुन्याचार या साध्वाचार 3 ५३० 
१-५ पंच महाव्रत न ४३४ 
६-१० पाँच समितियाँ , ३३४ ५३१ 
११-१७ पंचेन्द्रिय-निग्नह द हक 
१६-२१ षडावश्यक )222 ५३१ 
२२-२८ शेष सात गुण डे ५३१ 
साधुका अन्य आचार टी ५३२ 
१२ अभनुप्रेक्षा *- ५३३ 
५ चारित्र _ रे ५३५ 


विषय-सूची : ४३ 


विषय न्‍ 
१. सामाथिकचा रित्र 


२. छेदोपस्थापनाचा रित्र 
३. परिह्ारविशुद्धिचा रित्र 
४. सुक्ष्मसाम्परायचारित्र 
५, यथाख्यातचा रित्र 
श्र्त्प 
६ बाह्य तप 
६ आभ्यन्तर तप 
ध्यान 
ध्यानके भेद 
१. आत्तंध्यात 
२, रोद्र ध्यान 
३ धर्मध्यान 
४. शुक्लूध्यान 
पिण्डस्थध्यान 
पदस्थ ध्यान 
रूपस्थ ध्यान 
रूपातोत 
आध्यात्मिक उत्क्रान्ति : गुणस्थान 
१. मिथ्यादृष्टि 
२. सासादन 
३. मिश्र 
४. अविरतसम्यग्दृष्टि 
५. संयत्तासयत 
६. प्रमत्तसंयत 
७. अप्रमत्तसंयत 
८. अपूर्वकरण 
९. अनिरवुत्तिकरण 
१०. सूक्ष्मसाम्पराय 
११. उपशान्तमोह 
१२. क्षीणमोह 
१३. सयोगकेवली 
१४. अयोगकेवली 


४४ : तीथंकर महावोर और उनकी आचायं-परम्परा 


५८२ 
५४३ 
पद 
प्र 
प्डप 
५४५ 
5४५ 
५४६ 
५४६ 
प्‌ १६ द्‌ 
पड 
५४५ 
५४७ 
"४७ 
५४७ 
५४७ 


एकादश परिच्छेद 
समाज-व्यवस्था 


विषय 
समाज : व्यूत्पत्ति एवं अथंविस्तार 
समाजकी उत्पत्तिके कारण 
समाजघटक परिवार 
परिवारके सात गण 
समाजगठनकी आधारभूत भावनाएँ 
समाजधर्म : पृष्ठभूमि 
सामाजिक नैतिकताका आध्रार : आत्मनिरीक्षण 
समाजवर्मकी पहली सीढी : विचा र--समन्वय-उदार दष्टरि 
समाजधममंकी दूसरी सीढ़ी : विश्वप्रेम और नियंत्रण 
समाजभरमंकरी दूसरी सीढ़ीके लिए सहायक 
समाजधमंकी तीसरी सीढ़ी : आथिक सन्तुरून 
परिग्रह-परिमाण : आधथिक संयमल 
तीसरी सीढ़ीका पोषक : सयमदाद 
ममाजधर्मक्री चौथी सीढ़ो : अहिसाकी विराट्‌ भावना 
समाजधमंक्ो पाँचबीं सोढ़ी : सत्य या कूटनीतित्याग 
समाजधमंकी छठी सीढ़ी : अस्तेव भावना 
समाजधमंकी सातवीं सीढ़ो : भोगवासना-नियंत्रण 
अध्यात्म-समाजवाद 
व्यक्ति और समाज : अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
सामाजिक संस्थाएँ एवं समाजमें नारोका स्थान 
संस्था : स्वरूप और प्रकार 
तोर्थक्र महावी रकी समाजव्यवस्थाकी उपयोगिता 


उपसंहार 
महावीर : व्यक्तित्व-बिइलेषण 
कांचनकाया 
कमंयोगी 
अद्भुत साहसी 
लोक-प्रदीप 


पष्ड 
५५० 
५५१ 
५५२ 
एण्ड 
पद 
प्७२ 
५9७ 
७९ 
५८१ 
५८२ 
५८३ 
प्टड 
५ ८ प्‌ 
५८७ 
५८८ 
५८९ 
५९.१ 
ण्ण्र 
णशर्‌ 
५०७ 
ण्श्ट 
६०० 


च्०्ड 
द०५ 
६०५ 
दि०पि 


विषय-सूची : ४५ 


बिंषय पृष्ठ 


करुणामूर्ति पद ६०६ 
दिव्य तपस्वी 5) ६०७ 
लोककल्याण और लोकप्रियता के ६०७ 
स्वावलम्बी हक ६०८ 
अहिंसक मत ६०९ 
कान्तिदृष्टा कं ६१० 
पुरुषोत्तम व ६११ 
निःस्वार्थ के ६१२ 
छ 


४६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


तीर्थंकर महावीर 
ओर 


उनकी आचाय॑ परम्परा 


झ 


बादिदिक करी अत ना मलऊुदए अनिल मी “ऋवि: जुछ भद्राफव्पब्णति मिक्स (को श्भी क्र 


गके ककाओ्रीनों + प्ररू मे पा क्रिद्याप्णी जिम क्यू ल्‍्भ वर्ना: प्री 49 छ्भ है एन 
झ्ोणिक हो [हीडी / 4८ िव्पस्थतश के #री काम ह्यन् ण्ग ऐेस इठीय हे ही जी. 


#फदुएल के ऋआजण पा बडा जा हस्त £ दि ५"रुमर > छोजारच ऋहल हे 


्राउ द्लाए 3 ऊ भजकण हे प्रश्िध्णन हि जि्म्फि धनी क्र ॥ 
विन्म-भीि 5 छ्म्रक्ल ब्थ प्रा फ्र्फेफे मजे फ्रेल माया « ॥] लितीरननि 
के चग जगगलिनकाफ हे (फू ६) व ७ ऋऋा इसे अफ्चगृक्म ही आन्ये *। फट 
्फ ट्रक <> छट्ए *ं५ अवगत त्योक फ्ैे क्र्य ऋ बीट्ह्ार नदी हर छसऊष् के ।#कराय शंम्य शो 
के ७० नयस्फूलक आग ६ ) ऋतआाूपाःर मे / ऋष्छाएम् झठ्य हे 


+-4४ णदी भाप फ ई ज्शा ऋ ५७७ लीग, दी/टिमाा >> ईब्य दल कफ 


फिन्स आन नललीज न व्रर 2520. 
(विश्मर नि नमो भरहझूछूर समिए हम >अफा $न्थिली, >मेत्रम छल्ले 


9 ८पर्रिरेश ने अऋन्‍णम प्राज «» ही उेफी, «रू 4+ अमझूरूर + फेगू >» री प्रकेषा “रे 


क्र के >फी 4, ॥» अख्य हम ते] ओश पड एकप्करि को श्र बकरी आती ६ पक 
कख्गृफम करी «प्री ५! । 

जता फिव्मब आरा अ ब्यलऊ इयल पड $। हर ह्फ्रिमि की २ च्ये्‌ ऋण कस्न्ते- 
शर्प्रो प्रश्पषप्रा «<ू ख्क्‌ नय _प्रुषण् लू केश 5 न्द्ध अत द्एतीम सऐ 6? भी अद्नुक्त् द्रिः 
आध्णती क्री «प्ती $ । ग्रक्ा कर जिक्र भी अदरक ५ /ले २०मिकब्नाज प्ररुएगन -भौ अंक़िरण ५ । शब्देत्त 
प््ल 6 लए *>म्फठ ल्प्ही $ / &प्रयत मे, प्रफान पे अति बैप +पी कम ्येजारी ऋलक भा अ- 
प्रहर्‌ वी पु, छामे 7 / मनन हक अरे >५ अपर »गा, आते कऋगए के प्रम्मानिण असने मिफे श्र 

++ 


रे 
पा 20 जप 
श्स्फ गेम के हाल बनाने क्यो $। ऋद «अति ओफ्भमिम + विमिफ्रेग ते ऋ्मास अर्मी बुहुलाक- 





०.» 4 प 


«| पक 
_जा जमा कद ४२ ऐगल्लए 3 + अल छान ऊ बपेरार झैप़े * 


लेखककी प्रस्तुत क्रातकी पाण्डुलिपिका एक पृष्ठ 


प्रथम परिच्छेद 


तीथंकर-परम्परा ओर महावीर 


सानवजीवन एवं धर्म-दर्शन 


धर्म और दर्शन मानवजीवनके लिये आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवाय॑ 
हैं। जब मानव चविन्तन-सागरमें निमग्न होता है, तब दर्शनका और जब उस 
चिन्तनका अपने जीवनमें उपयोग या प्रयोग करता है, तब धमंकी उत्तत्ति होती 
है। मानवजीवनकी विभिन्न समस्याओंके समाधान हेतू धर्म और दर्शनका जन्म 
हुआ है । धर्म और दर्शन परस्परमें सापेक्ष हैं, एक दूसरेके प्रक हैं । चिन्तकोंने 
धर्ममें बुद्धि, भावना और क्रिया ये तीन तत्त्व माने हैं। बुद्धिसे ज्ञान, भावनासे 
श्रद्धा और क्रियासे आचार अपेक्षित है | जेन दृष्टिमें इसीको सम्यक्‌ श्रद्धा, सम्यक्‌ 
ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र कहा जाता है। काण्टने धर्मकी व्याख्या करते हुए 
ज्ञान और क्रियाको महत्त्व दिया है। मार्टिन्यूने धर्मके अन्तगंत विश्वास, विचार 
और आचार इन तीनोंका समन्वय माना है । प्रकारान्तरसे इन्हें भक्ति, ज्ञान 
और कर्म कहा जा सकता है । 


धर्म-दर्शंनका विषय सम्पूर्ण विश्वसे सम्बद्ध है। विश्वके किसी भी प्रदेशका 
मानव इन दोनोंके अभावमें अपनी समस्याओंका समाधान प्राप्त नहीं कर सकता 
और न जीवनको गतिशील ही बना सकता है । भौतिकतासे ऊब कर विश्व- 
का प्रत्येक मनुष्य आध्यात्मिकताकी शरणमें पहुँचता है और घर्म-दर्शनके आश्रय- 
में ही उसे शान्ति-लाभ होता है । दर्शन मानवकी अनुभूत्तियोंकी तकंपुरस्सर 
व्याख्या कर सम्पूर्ण विश्वके आधारभूत सिद्धान्तोंका अन्वेषण करता है। धर्म 
आध्यात्मिक मूल्यों द्वारा सम्पूर्ण विश्वका विवेचन करता है | जीवनके विविध 
मूल्योंका निर्धारण और उनकी उपलब्धिका साधन धर्म-दर्शन ही है। ये दोनों 
मानवीय ज्ञानकी योग्यतामें, यथार्थतामें तथा चरमोपलब्धिमें विश्वास करते हैं । 
दर्शनमें बौद्धिकताकी आवशध्यकत्ता है, तो धर्ममें आध्यात्मिकताकी । आत्मनिष्ठा, 
विवेक और आत्मनिष्ठ आचार व्यक्तिके व्यक्तित्वविकासके मानदंड हैं । 

ऐतिहासिक दुष्टिसे धर्म-दर्शनकी उत्पत्तिका पत्ता लगाना असम्भव है | इसके 
लिये प्राग ऐतिहासिक कालकी सामग्रीका विवेचन आवश्यक है । अनादि कालसे 
मानव, मानवताकी प्रतिष्ठाके लिये धर्म-ब्शंनका प्रयोग करता आ रहा है। इस 
विश्वमें धर्म-दशंतका स्वरूपनिर्धारण करनेके हेतु बीतराग नेता या तीर्थंकर 
जन्म ग्रहण करते हैं । वर्तमान कल्पकालमें चौबीस तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें 
अन्तिम तीर्थंकर महावीर हैं | तीर्थंकर महावीरसे पुर्व घर्म-दर्शनके व्याख्याता 
तेईस तीर्थकर और हो चुके हैं | जिन्हनेि मुक्ति-साधना एवं प्रकृतिके विभिन्न 
रहस्पोंकोी व्याख्याएँ की हैं और मानव-जीवनको सुन्दर, सरस, मधुर एवं व्यव- 
स्थित बनानेका उपदेश दिया है। प्रत्येक कल्पकालमं चोबीस तीर्थक रोंकी परम्परा 
आरम्भ होती है और यही परम्परा विच्छिन्न होते हुए समता और अधिसामय 
धर्मकी व्याख्या करती है। व्यक्तिकी सत्ता, स्वाधीनता और सह-अस्तित्वकी 
भावनाका प्रवत्तन नीर्थंकरों हारा ही होता है | सहिष्णुता, उदारता और धेयेके 
सन्तुलनके साथ वेज्ञानिक सत्यान्वेषणकी परम्पराका प्रादुर्भाव भी तीर्थकरों 
द्वारा ही संभव है | 

तीर्थंकर परम्परावादी या रूढ़िवादी नहीं होते । उनकी चिन्तन-पद्धत्ति 
सहिष्ण, क्रान्तिनिष्ठ और प्रगतिशील होती है । वे प्रत्येक युगमें धामिक अन्तर 
 बिरोधोंको रचनात्मक मोड़ देते हैं, और अपनी स्वस्थ चिन्तन-प्रक्रिया द्वारा 
अहिसा, समता, सहिष्णुता आदिकी उपासना करते हैं । स्याद्वाद या अनेकान्त 
उदार चिन्तन-पद्धतिके माध्यमसे स्वंधमंसमभावकों साकार करनेका यत्न तो 
करते ही हैं, साथ ही अन्धविश्वासों और रूढ़ियोंका उन्मूलन भी करते हैं। 
तरमें नारायणकी प्रतिष्ठा द्वारा प्रत्येक व्यक्तिकों परमात्मा बननेकी प्रेरणा देते 


२ : तीर्थंकर महातबरीर ओर इनकी आवचार्य-परम्परा 


हैं। तीर्थकरोंके सन्देशसे प्रत्येक प्राणी अपने भाग्यका विधाता बन सतत पुरुषाथे 
द्वारा परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर सकता है । यह तत्त्व सहज है, दुष्प्राप्य है, पर 
अप्राप्य नहीं । भीरु रहनेवाला परमात्मतत्त्वको प्राप्त नहीं हो सकता | इस प्रकार 
तीर्थंकरोंने मानव-जीवनकी प्रत्येक क्रियाको अहिंसाके मापदंड द्वारा मापा है। 
जो क्रिया अहिसामूलक है, रागद्वेप और प्रमादसे रहित है, वह सम्यक्‌ है और 
जो हिसामू लक है वह मिथ्या है । मिथ्या क्रिया कमं-बन्धनका कारण है और 
सम्यक्‌ क्रिया कर्मक्षयका | धामिक विधि-विधानोंमें ही अहिसाकी आवद्यकता 
नहीं है, अपितु जीवनक देनिक व्यवहारमें भी अहिसाकी आवश्यकता है । 


तीर्थंकर अपने आचार और विचारसे पार्थिव जीवनकों अपाथिव तो बनाते 
ही हैं, साथ ही आत्मसाधनाका एड विशुद्ध और सुपरीक्षित मार्ग भी निर्धारित 
कर देते हैं। ये सत्यके अन्वेषण, आत्मसाक्षात्कार एवं सुलझो हुई अन्तरदृष्टि 
द्वारा मानवताकी प्रतिष्ठा करते हैं। इतना ही नहीं, अपितु ज्ञान, विज्ञान, सदा- 
चार, आस्था और आत्मशोधनको प्रक्रिया भी प्रस्तुत करते हैं। ये जीवनके 
सम्यकक्‍त्वका उपदेश दते हैं और मनकों निर्मल बनानेका उपाय बत्तलाते हैं। 
वास्तवमें तीर्थकरोंकी यह परम्परा सुदूर प्राचोनकालसे चली आ रही है। 


जैनधर्म और तीर्थकर-परम्परा 


जैंनधर्ममें मान्य तीर्थकरोंका अस्तित्व वंदिक कालके पूर्व भी विद्यमान था । 
इतिहास इस परम्पराके मल तक नहीं पहुँच सका है। उपलब्ध पुरातत्त्व- 
सम्बन्धी तथ्योंके निष्पक्ष विदलेषणसे यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि तीर्थ- 
करोंकी परम्परा अनादिकालोन है। वेदिक वाइमयमें वात-रशनामुनियों, केशी- 
मुनि और ब्रात्य क्षत्रियोंके उल्लेख आये हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि पुरुषाथंपर 
विश्वास करनेवाले धर्मके प्रमत्तिशील व्याष्याता तीर्थंकर प्राग ऐतिहासिक कालमें 
भी विद्यमान थे। मोहन-जों-दड़ोंक खंडहरोंसे प्राप्त योगीश्वर ऋषभकी कायो- 
त्सगं मुद्रा इसका जीवन्त प्रमाण है। यहाँसे उपलब्ध अन्य पुरात्ततत्व-सम्बन्धी 
सामग्री भी तीर्थकर-परम्पराकी पुष्टि करती है। बेदिक संस्कृतिमें ही बेदोंको 
सर्वोपरि महस्व देकर मानव-ज्ञानकी पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, अपितु श्रमण- 
संस्कृतिमें भी वीत्तराग, हित्तोपदेशी और सर्वज्ञत्तीथंकरकी प्रतिष्ठा कर मानवत्ताको 
महत्त्व प्रदान किया है। दीपक स्वयं प्रकाशित होता है और दर्पण स्वभावतः 
स्वरूपावलोकनका अवसर प्रदान करता है। इसी प्रकार त्तीर्थकर भी समस्त 
आमुष्मिकताओंसे ऊपर उठकर मानवताका सन्देश देते हैँ। इनमें राग-द्वेषका 
स्पर्श भी नहों रहता और इनका ज्ञान इतना निमंल हो जाता है कि उसमें 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ३ 


सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ प्रतिभासित होता है। मृदंगकी ध्वनिक समान तीथंकरकी 
दिव्यध्वनि भी नितान्‍्त निस्पृह् तथा परम छोकोपकारी होती है" । 


तोभकर : व्युत्पत्ति एवं अवधारणा 


« तीर्थंक रशब्द तीर्थ उपपद २/कृत्र्‌ + अप्से बना है | इसका अर्थ है जो तीथ॑-- 
धर्मका प्रचार करे वह तीर्थंकर है। तीथंगब्द भी ./तु + थकसे निष्पन्न है। शब्द- 
कल्पद्रुमके अनुसार 'तरति पापादिक यस्मात्‌ इति तीर्थंम' अथवा 'तरति संसार- 
महारणणवं गेन तत्‌ तीर्थम' अर्थात्‌ जिसके द्वारा संसारमहाणंव या पापादिकोंसे 
पार हुआ जाय, वह तीर्थ है। इस शब्दका अभिधागत अर्थ घाट, सेतु या गुरु 
है और लाक्षणिक अर्थ धर्म है। तीर्थंकर वस्तुतः किसी नवीन सम्प्रदाय या 
धर्मका प्रवत्तन नहीं करते वे अनादिनिधन आत्मघमंका स्वयं साक्षात्कार कर 
वीतरागभावसे उसकी पुनव्यख्या या प्रवचन करते हैं । तीर्थकरकों मानव- 
सभ्यताका संस्थापक नेता माना गया है। ये ऐसे शलाकापुरुष हैं, जो सामा- 
जिक चेतनाका विकास करते हैं और मोक्ष-मार्गका प्रवर्तन करते हैं / 


तीथंका अर्थ 'पुल' या 'सेतु' है ।कितनी ही बड़ी नदी क्यों न हो, सेतु द्वारा 
निर्बल-से-निबंल व्यक्ति भी उसे सुगमतासे पार कर सकता है। तीर्थक रोंने संसार- 
रूपी सरिताकों पार करनेके लिये धर्मशासनरूपी सेतुका निर्माण किया है| इस 
धर्मशासनके अनुष्ठान द्वारा आध्यात्मिक साधनाकर जीवतको परम पधित्र और 
मुक्त बनाया जा सकता है । 


तीथंशब्द “घाट के अर्थमें भी व्यवहुत्त है। जो घाटके निर्माता हैं, वे तीर्थ- 
कर कहलाते हैं। सरिताकों पारे करनेके-जिथ-चाउकी--सावंजनीन-उपयोगिता 
स्पेष्ट है। संसाररूपी एक महानेदी हैं। इसमें क्राध, मान, मायादिक विकारखूप 
मगर-मत्स्य मुँह फाड़े खड़े हुए हैं | कहींपर मात्राके विषेले सर्प फुत्कार करते 
हैं, तो कहींपर लोभके भँवर विद्यमान हैं । इन समस्त बाधाओंसे मुक्ति प्राप्त 
करनेके लिये तीर्थंकर धर्म-घाटका निर्माण करते हैं। इस धमंका अनुष्ठान और 
साधनाकर प्रत्यक साधक संसाररूपी नदीसे पार हो सकता है [/ 


आगम बत्तलाता है कि अतीत्के अनन्तकालमें अनन्त तीर्थंकर हुए हैं। 
वत्तमानमें ऋषभादि चतुविशत्ति तीर्थंकर हैं और भविष्यत्‌में भी चतुविशर्ति 
१. अनात्मार्थ बिना रागैः शास्ता शास्ति सतो हितम्‌ । 
ध्वमन्‌ शिल्पिकरस्पर्शात्‌ मुरजः किमयपेक्षते ॥ 
“-आ० समन्तभद्र : रत्तकश्रा०, श्लोक० ८. 


४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


तीर्थंकर होंगे। ये भूत, वत्तमान और भविष्यत्‌कालके सभी तीर्थंकर धमंके मूल 
स्तम्भस्वरूप शाश्वत सत्योंका समानरूपसे प्ररूपण करते रहे हैं, कर रहे हैं और 
करते रहेगे। धर्मके मूल तत्त्वोंके निरूपणमें एक तोर्थंकरसे दूसरे तीर्थकरका 
किचिन्मात्र भी भेद न कभी रहा है और न कभी रहेगा । पर प्रत्येक तीर्थंकर 
अपने-अपने समयमें देश, काल, जनमानसकी ऋणजुता, तत्कालीन मानवकी 
शक्ति, बुद्धि, सहिष्णुता आदिको ध्यानमें रखते हुए उस कालके मानवके अनुरूप 
धर्म-दशंनका प्रवचन करते हैं । 


देशकालके प्रभावसे जब तीथ्थमें नानाप्रकारकी विक्ृतियाँ उत्पन्न हो जाती 
हैं, अनेक श्रान्तियाँ पनपने लगती हैं और तीथथं, विल॒प्त, विश्वृंखलित एवं 
शिथिल होने लगता है, उस समय दूसरे तीर्थकरका समुझ्भव होता है और वे 
विशुद्धल्पेण नवीन तीर्थंकी स्थापना करते हैं । अतः वे तीर्थंकर कहलाते हैं। 
धर्मके प्राणभूत सिद्धान्त ज्यों-के-त्यों रूपमें उपदिष्ट किये जाते हैं | केवल बाह्य 
क्रियाओं एवं आचार-व्यवहार आदिमें ही किचित्‌ अन्तर आता है । 


जब पुराने घाट ढह जाते हैं, व विकृत एवं अनुपयोगी हो जाते हैं ।. त्तब 
नवीन धाटोंका निर्माण किया जाता है। जब धामिक विधि-विधानमें विक्षति 
आ जाती है, तब तोर्थकर उन विक्ृतियोंको दूरकर अपनी दृष्टिसे पुनः धामिक 
विधि-विधानोंका प्रवचन करते हैं । ये आत्मोपकारके साथ लोकोपका रमें भी 
प्रवुत्त रहते हैं। स्वयंको जीतकर अन्य लोगींको स्वयंको जीत्तनेका मार्ग बतछाते 
हैं । इसप्रकार तीर्थकर-परम्परा प्रखरधा रवाले भवसागरके तटपर घाट स्थापित 
करनेके साथ सम्यग्द्शन, सम्यग्जञान और सम्यकचारित्रके पोतत भी निर्मित 
करती है। 


तोर्थंकर कोई रूढ़ शब्द नहीं है। यह महिमाशाली, दयालु, निःस्वार्थे, 
निर्भीक, सर्वज्ञ, जितन्द्रिय और निमंल विश्वासीके लिये प्रयुक्त होता है। इसमें 
अनन्त अपरिमित ऊर्जा और आत्मबरू पाया जाता है। तीर्थंकर पद आत्म- 
विकासका चरमोत्कषं है और है आत्मविद्याका सर्वोच्च शिखर | तीर्थकरोंने 
भोतिक जीवनको आध्यात्मिक जीवनदर्शंत्त दिया | आत्मसाधनाका एक विशुद्ध 
ओर सुपरीक्षित मार्ग बतलाया है। उन्होंने सत्यकी शोध, आत्मसाक्षात्कार 
ओर सुलक्षी हुई आत्मदृष्टि द्वारा मनुष्यको स्वानुभूतिका प्रतिष्ठित मार्ग बतलाया 
है। निःसन्देह 'तीथ' एक छोक-प्रचलित शब्द है, पर तीर्थकरके अथेमें उसका 
प्रयोग लक्षणा और व्यंजना इन दोनों शब्द-दक्तियों द्वारा होता है। अत्त: तीथ्थे- 
कर वह विशिष्ट वीतराग, सवंज्ञ और हितोपदेशी व्यक्ति है, जो संसार-सागरसे 


तोथंकर महाबीर और उनकी देशना : ५ 


पार होनेका मार्ग प्रतिपादित करता है। अत्तएव वह मोक्षमार्गंका प्रवत्तंक युग- 
पुरुष होता है। १ 
मानव-सम्यताके सूत्रधार कुलकर और तोथंकरोंका आरम्भ एवं संण्या 


जैन विचारकोंकी दृष्टिसि यह संसार अनादिकालसे सतत गतिशील चला 
आ रहा है। इसका न कहीं आदि है और न कहीं अन्त | यह दृश्यमान विश्व 
परिवतंनशील, परिणामी और नित्य है। मूलद्रव्यकी दृष्टिसे नित्य है और 
पर्यायकी दृष्टिसे परिवर्तनशील । प्रत्येक जड़, चेतनका परिवर्तन नैसगिक, 
भ्रुव एवं सहज स्वभाव है। जिसप्रकार दिनके पश्चात्‌ रात्रि और रात्रिके 
परचात्‌ दिन; प्रकाशके अनन्तर अंधकार ओर अंधकारके अनन्तर प्रकाशका 
प्रादर्भाव होता है, उसीप्रकार अभ्युदयके पश्चात्‌ पतन और पततनके पश्चात्‌ 
अभ्युदय प्राप्त होता है। उत्कषं और अपकर्षका यह क्रम निरन्तर चलता रहता 
है| कालचक्रके अनुसार उत्कषंमय कालको उत्सपंण और अपकषंमय कालको 
अवसपंण संज्ञा दी गयी है। इन दोनोंके सुषम-सुषम, सुषम, सुषम-दुषम, दुषम- 
सुषम, दुषम और दुषम-दुषम ये छह अवसपंगके ओर दुषपम-दुषम, दुपम आदि 
छह उत्सपंणक भेद होते हैं। यह कालचक्र निरन्तर चलता है। उत्सपंण काल- 
चक्रमें प्राणियोंको वृद्धि और विकसित रूपमें भोगोपभोगकी सामग्री एवं अब- 
सपंणमें ह्वासोन्‍्मुखमें भोगोपभोगकी सामग्री प्राप्त होती हैं। इस कालचक्रमें 
जब प्रकृति ह्वासोन्मुख हो जातो है और मानवकी सुल-सामग्री घटने लगती है, 
तो उसे अभावका सामना करना पड़ता है। सुषम-सुषम और सुषम कालमें 
कल्पवृक्षोंस जीवनोपयोगी सामग्री सहजरूपमें उपलब्ध होती है, पर सुधम- 
दुधम कालके आते ही अभावका सामना करना पड़ता है। फलत: विचार- 
संघ , कषाय-वृद्धि, क्रोध, लोभ. छल-प्रपंच, स्वार्थ, अहुंकार और वैर-विरोधकी 
पाशबिक प्रवृत्तियोंका प्रादुर्भाव होने लगता है और विभिन्‍न दोषोंस मानव-समाज 
जलने लगता है। अशान्तिकी असह्य अग्निसे त्रस्त एवं दिगविमूढ़ मानवके 
मनमें श्ञान्तिकी पिपासा जागृत होती है। उस समय उस दिगञ्ञान्त परिस्थितिमें 
मानव-समाजके भीतरसे ही कुछ विशिष्ट प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति प्रकट होते हैं, 
जो त्रस्त मानव-समाजको भौतिक शान्तिका पथ प्रदर्शित करते हैं । 


ये विशिष्ट बल, बुद्धि और प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति मानव-समाजमें कुलोंकी 
स्थापना करनेके कारण कुलकर कहलाते हैं। आचाय॑ जिनसेनने अपने महा- 
पुराणमें कुलकरकी परिभाषा निम्न प्रकार व्यक्त की है-- 
प्रजानां जीवनोपायमननान्मनवो मताः। 
आर्याणां कुलसंस्त्यायकृते: कुछकरा इमे ॥ 


६ : तीथँंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


कुलानां धारणादेते मता: कुलधरा इति। 
युगादिपुरुषा: प्रोक्ता युगादौ' प्रभविष्णव: ॥"* 


अर्थात्‌ प्रजाके जीवनका उपाय जाननेसे मनु और आयंपुरुषोंको कुलकी भाँति 
इकट्ठे रहनेका उपदेश देनेसे कुलकर कहे जाते हैं। अनेक वंश स्थापित करनेके 
कारण ये कुछघर भी कहलाते हैं | यृगके आदिमें होनेसे यृुगादिपुरुष माने जाते हैं। 


कुलकरोंके द्वारा अस्थायी व्यवस्था की जाती है, जिससे तात्कालिक समस्या- 

का आंशिक समाधान होता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय कालके कुछ भाग 
तक कल्पबुक्षोंके सद्भावके कारण मानव स्वतन्त्र और वन-विहारी था । अतएवं 
विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्तियोंने नेतृत्व स्वीकार कर उस समयके मानवोंको 
छोटे-छोटे कुलोंमें व्यवस्थित किया | ये कुलकर मानव-सभ्यताके सूत्रधार थे । 
. इन्होंने मनुष्यको प्रकृतिसे समरस किया और उसे सम्पन्न जीवन व्यतीत क रनेका 
मार्ग बतलाया | आरम्भमें मनुष्य प्रकृतिके रहस्योंस अपरिचित था, कुलकरोंने 
प्रकृति और मानवके सम्बन्धको उद्घाटित किया और मनुष्यको जीनेकी कलासे 
परिचित कराया | समाजका ढाँचा तैयार कर विवेक एवं विचारकी शिक्षा दी | 
इसी कारण मनुष्य बरबरताके स्तरसे ऊपर उठा और शर्ने:शने: प्रमतिके मार्भपर 
आगे बढ़ने छगा। कृषि और औद्योगिक सभ्यत्ताकी ओर भनुष्यको प्रवृत्त करनेका 
श्रेय कुलक रपरम्पराको है । ये कुलकर ही ग्राम और नगर संस्कृतिके जनक हैं । 


कुलकरोंकी संख्या चौदह मानी गयी है। प्रत्येक कुलकर अपने-अपने समयमें 
तात्कालिक समस्याओंके समाधानके साथ श्रम और उद्योगकी शिक्षा देते हूं । 
चौदहवें कुलकर नाभिरायने मनुष्यको कर्म और पुरुषार्थके धरातलपर ला खड़ा 
किया । इन कुलकरोंने मनुष्यको बताया कि भयानक पशुओंसे केसे रक्षा करनी 
चाहिये। किन पशुओंको पालतू बनाया जा सकता है और उनसे उत्पादन 
कार्यमें किस प्रकार सहायता ली जा सकती है आदि बाते प्रतिपादित कीं । भूमि 
एवं वृक्षोंके स्वामित्वकी मर्यादा, कृषि, खेत, खलिहान,हाट, बाजार, कला, विज्ञान 
आदि विविध क्षेत्रोंमें मनुष्यको प्रविष्ट करानेका कार्य भी इन्होंने सम्पादित 
किया | नदीपर धाट बाँधना, यान चलाना, पव॑तारोहण करना, सड़क, भवन, 
कृप आदिका निर्माण करना एवं विविध वस्तुओंके उपयोगकी कला भी कुल- 
करोंने सिखलायी | परिवार, समाज, शासन आदिके नियम-उपनियम भी इन्होंने 
बतलाये । कुलकरों द्वारा भौतिक साधनोंके उपयोगकी जानकारो प्राप्त हो जाने 
पर भी सहज, शान्त और निर्दोष जीवन-यापनक लिये धर्मकी आवश्यकता 


है महापुराण, आदिपुराण ३।२११-२१२. 





तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ७ 


प्रतीत हुई। इधर मानव-कुलोंको भी वृद्धि हो रही थी, जिससे विषमता उत्त- 
रोत्तर बढ़ती जाती थी । अतः जतसाधा रंणकी आध्यात्मिक भूख बढ़ रही थी और 
बढ़ती हुई भौतिक आवश्यकताओंके नियंत्रणको अपेक्षा बनी थी। अत्तएब कुल- 
करोंके पश्चात्‌ चौबीस तीर्थंकर, द्वादश चक्रवर्ती, नी बलभद्र, नौ नारायण 
और नौ प्रतिनारायण ये त्रेसठ शलाकापुरुष जन्म लेते हैं, जो सभी तरहकी 
समाज-व्यवस्था एवं वेयक्तिक जीवनोत्थानमें योगदान देते हैं । 


तोर्थकरों में सवंप्रथणम ऋषभनाथ या ऋषभदेव हुए हैं, जिन्होंने आत्म- 
विद्याका नेतृत्व किया है। मानव-समाजको क्ृषिको शिक्षाके साथ जीविको- 
पयोगी षट्कर्मोकी शिक्षा भी इन्होंने दी। ऋषभदेवने इस युगमें जैनधर्मका 
प्रवत्तन प्रत्येक कल्पकालके समान ही किया है। भोगभूमिके पश्चात्‌ जब 
कर्मक्षेत्रका प्रारम्भ हुआ, तो मानव-समाजमें सहअस्तित्व, सहयोग, सहृदयता, 
सहिष्णुता, सुरक्षा, सौहादं एवं समानताका पाठ पढ़ाकर मानवके हुदयमें 
मानवके प्रति अआतृत्वभावको उत्पन्न किया। इन्होंने गुणकर्मके अनुसार बर्ण- 
व्यवस्थाका भी प्रतिपादन किया । अहिसा, दयावृत्ति, संयम, रत्नत्रय आदिकी 
आराधनापर बल दिया | 


ऋषभदेवके पिताका नाम नाभिराय और माताका नाम मरुदेबो था। 
अयोध्या नगरोमें इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म लेते ही सभी दिशाएँ 
शान्त हो गई और सभी प्राणियोंको क्षणभरके लिये अपू विश्राम प्राप्त हुआ | 
देव-देवेन्द्रोंने इनका जन्मोत्सव सम्पन्न किया । इनका नाम वृषभ या 
ऋषभदेव रखा गया। आचाये जिनसेनने लिखा है कि जगत्‌के लिये हितकारक 
धर्मामृतकी वर्षा करनेवाले होनेके कारण इनका नाम वृषभदेव रखा गया। 
धर्म-कर्मके आद्य प्रवतंक होनेके कारण इनका आदिनाथ नाम भी प्राप्त होता है । 
इनका वंश इक्ष्वाकु था । ऋषभदेवका विवाह सम्पन्त हुआ और उनके ब्राह्मी 
ओर सुन्दरी कन्याओंके अतिरिक्त १०० पुत्र उत्पन्न हुए। ऋषभदेवने असंख्यात्त 
वर्ष पर्यन्त राज्य किया | धर्मानुकूल लोक-व्यवस्था संचालित की और अन्‍्तमें 
विरक्त होकर श्रमण-दीक्षा ग्रहण की । ऋषभदेवके साथ अनेक राजा, सामन्त 
और महापुरुषोंने भी दीक्षा ग्रहण की। घोर तपश्चरणके अनन्तर इन्हें केवल- 
ज्ञान प्राप्त हुआ और जगत्के जीचोंको शान्तिका उपदेश दिया। 


ऋषभदेवके पश्चात्‌ अजितनाथ, सम्भवनाथ, अभिनन्दन, सुमतिनाथ, 
पद्मप्रभ, सुपाइ५, चन्द्रप्रभ, पृष्पदन्त, शीतरू, श्रेयांस, वासुपृज्य, विमल, 
अनन्त, धर्म, शान्ति, कुन्थु, अरनाथ, मल्लि, मुनिसुव्रत, नमि, नेमि, पाइवं और 
वद्धमान ये तेईस तीर्थंकर हुए। इन सभीने सत्यका अन्वेषण किया, आंत्म- 


८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


साक्षात्कार प्राप्त किया और सुछक्षी हुई अन्तदुष्टि द्वारा मानबकी तत्कालीन 
समस्याओंके समाधान प्रस्तुत किये। उन्होंने अनेकान्त, जहिसा, समता आदि- 
का प्रवत्तत कर जन-जनको शान्तिका मार्ग बताया | इन चौबीस तीथ्थकरोंमें 
ऋषभनाथ, नमि, नेमि, पाईव॑ं ओर महावीरका निर्देश अन्य वाहन्मय एवं 
पुरातत्व आदियें भी प्राप्त होता है। 


बेटिक वाइसय और तोर्धकर 
विश्वके प्राचीन वाडःमयमें ऋग्वेदका महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसकी एक 
ऋचामें आदि तीर्थंकर ऋषभदेवका उल्लेख आया है-- 
“ऋषमभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिस | 
हंतारं शत्रणां कृधि विराज॑ गोपत्ति गवाम्‌ ॥” 
ऋग्वेद , १०,१६६, १. 
यजुरवेंद और अथवंबेदमें भी ऋषभदेवका उल्लेख प्राप्त होता है । 
श्रीमद्भागवतमें विष्णुके चौबीस अवतारोंमें एक ऋषभावतार भी स्वीकृत किया 
गया है, जिससे आदि त्तीथंकर ऋषभकी ऐतिहासिकता और प्रसिद्धि सिद्ध होती 
है। भागवतमें ऋषभदेवक्रे जीवन-वृत्तका भी वर्णन प्राप्त होता है । लिख है-- 
“अथ हू भगवानषभदेवः स्ववर्ष क्मक्षेत्रमनुमन्यभान: प्रदर्शितगुरुकुलवास: 
लब्धवरेगुरुभिरनुज्ञातो गृहमेधिनां धर्माननुशिक्षमाणों'' शर्त जनया- 
मास” | भगवानृषभसंज्ञ आत्मतन्त्र: स्वयं नित्यनिवृत्तानर्थपरम्पर: केवला- 
नन्‍्दानुभव ईश्वर एवं विपरीतवत्कर्माण्यारभमाण: कालेनानुगत ' ४००४४ 
गृहेषु लोक॑ नियमयत्‌'*। 


अर्थात्‌ भगवाव ऋषभदेवने समस्त लौकिक क्रियाओंका सम्पादन किया | 
वे परम स्वतन्त्र भौत्तिक आसक्तिसे रहित, आनन्दस्वरूप साक्षात्‌ ईश्वर थे । 
उन्होंने जनसामान्यमें धर्माचरण और तत्त्वज्ञानका प्रचार किया। समता, 
शाल्ति और करुणाके साथ धमं, अथं, यश, सन्‍्तानसुख, भोग, और मोक्षका 
उपदेश देते हुए गृहस्थाश्रममें लोगोंका नियमित्त जीवन व्यतीत करनेका उपदेश 
दिया | ऋषभदेव समस्त धर्मोके साररूप, वेदके गुह्य रहस्यके ज्ञाता थे। वे 
सामदानादि रीतिके अनुसार जनताका पालन करते थे। उन्होंने सौ यज्ञोंका 
सम्पादन किया था | इनके शासनकालमें प्रजा सुखी थी, उसे किसी भी वस्तु- 
की कमी नहीं थी । ऋषभदेवने अनेक देशोंमें विहार किया था तथा देश, राष्ट्र 
और समाज हितका उपदेश दिया था। 
१. श्रीमद्भागवत (गीताप्रेस-संस्करण) ५।४।८. 
२. बही, ५।४।१४. 





तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ९ 


इसी ग्रन्थमें यह भी बताया गया है कि ऋषभदेवकी शिक्षाको ग्रहणकर ऐसे 
धरम और सम्प्रदाय प्रचलित होंगे, जो अस्नान, अनाचमन, अगौत्र, केशलुड्न्च, 
ईश्वर-कत्तु त्वमें अविश्वास, यज्ञ-विरोध आदि करेंगे | लिखा है-- 


निजेच्छाया गृह्वाना अस्तानानाचमनाशौचकेशोल्लुञज्चनादीनि कलिनाधमं- 
बहुलेनोपहतघधियो ब्रह्मत्राह्मणयज्ञपुरुषलोकविदृषका: प्रायेण भविष्यन्ति ॥” " 
मार्कण्डेयपुराणमें तीथंकर ऋषभदेवके वर्णनमें लिखा है कि उन्होंने अपने 
पुत्र भरतको राज्यभार सौंपा और स्वयं विरक्त हो गये | इन्हीं भरतके तामपर . 
इस देशका नाम भारतवर्ष पड़ा ।* 
कूमंपुराणमें बताया गया है कि महात्मा नाभि और मेरुदेवीका पुत्र ऋषम 
हुआ, जो अत्यन्त क्रान्तिकारी था। ऋषभके सो पुत्र हुए, जिनमें भरत ज्येष्ठ 
था । बताया है-- 
“हिमाह्डयं तु यद्व्ष. नाभेरासीन्महात्मन:। 
तस्यष॑भो5भवत्‌ पुत्रों मेरुदेव्यां महाद्युति:॥ 
ऋषभाद भरतो जज्ञे वीर: पुत्रशत्ताग्रज:। 
सो5भिषिच्यषंभः पुत्र भरत पृथिवोपति: ॥” 
--अध्याय ४१, इलोक ३७-३८, पृ० ६१. 
अग्निपुराणमें महाराज नाभिके अलौकिक राज्यका वर्णन भाया है और 
बताया गया है कि उनके तथा मरुदेवीके पुत्रका नाम ऋषभ था। ऋषभने 
अपने पुत्र भरतको राज्य देकर शालिग्राममें मुक्ति प्राप्त की |? इस पुराणमें 
ऋषभका महत्त्व उनकी तपस्या एवं उनकी शासन-व्यवस्थाका भी सामान्य 
चित्रण आया है। इस पुराणमें जेन मान्यताक अनुसार ऋषभके माता-पिताके 
नाम नाभिराय एवं मरुदेवी आये हैं । 
वायुपुराण और ब्रह्माण्डपुराणके' पूर्वार्धमें ऋषभदेवरक महत्त्वसूचक कई पद्य 
१. श्रीमद्भागवत, ५१६।९. 
मारकण्डेयपुराण, अध्याय ५०, इलोक ३९-४१, पृ० १५० तथा कल्याण, गीताप्रेस, 
गोरखपुरका हिन्दु-संस्कृति-विशेषांक, जनवरी, १९५०, पृ० ८८२. 
अग्निपुराण १०१०-११, पुृ० ६२. 
४. नाभिस्त्वजनयत्‌ पुत्र मरुदेव्यां महाद्युति: । 
ऋषभ पाथिवश्न ८ठ सर्वक्षेत्रस्य पूर्वजम्‌ ॥--वायु०, अ० ३३, पद्म ५०-५२, प्‌, ५१. 
५. सो5मिपिच्यपंभ: पृत्र' महाप्राव्राज्यमास्थित: । 
हिमाह्व दक्षिण वर्ष तस्य नाम्ता विदुबुंधा: ॥--ब्रह्मा० , अ० १४, पद्म ६१, पृ. २४. 


नस 


न्पः 


१० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परपरा 


आये हैं। वाराहपुराणमें' नाभिराय और मेरुदेवीके पुत्र ऋषभदेव तथा उनके 
भरतादि सौ पुत्रोंका कथन आया है। ऋषभने भरतको हिमालयके दक्षिणवे।लो 
क्षेत्र दिया था, जिसका नाम आगे चलकर भरतके नाम पर भारतवर्ष पड़ा | 
लिजपुराणमें। नाभिराजकों हिमालयके उत्तर-दक्षिणवर्ती प्रदेशका शासक 
बतलाया गया है। इनके पुत्रका लाम ऋषभदेव आया है। ऋषभकी माता मरु- 
देवो थी । ऋषभके पुत्र भरत हुए, जिनके नामपर इस देशका नाम भारतवर्ष 
पड़ा । 


विष्णुपुराण और स्कन्धपुराणमें भी ऋषभदेवक प्रताप एवं प्रभावका चित्रण 
आया है। 


आचायंकल्प पण्डित टोडरमलजीने अपने 'मोक्षमार्म प्रकाशक 'में बताया 
है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभ, द्वितीय अजित, सप्तम सुपादव, २२वें अरिष्टनेमि 
और २४वें महावीरका उल्लेख यजुवेदमें है। उन्होंने यजुर्वेदका निम्नलिखित 
मन्त्र उद्धृत किया है-- 


ओं ऋषभपवित्र॑ पुरुहतमध्वरं यज्ञेष्‌ नग्नं परममाह संस्तुत्त वर शत्र - 
जयंत पशुरिन्द्रमाहुरिति स्वाहा । ओं त्रातारमिन्द्रं ऋषभं वदन्ति | अमृता- 
रमिन्द्रं हवां सुगतं सुपाइ्व॑मिन्द्र हवे शक्रमजितं तद्वद्धमंमानपुरुहतमाहु- 
रिति स्वाहा । ओं नग्नं सुधीर दिग्वाससं ब्रह्मगगर्भ सनातन उपेमि बीरं 
पुरुषमहान्तमादित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌ स्वाहा ।ओं स्वस्ति न इन्द्रो वुद्ध- 
श्रवा:, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:, स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति 
नो बृहस्पतिदंधातु । दीर्घायुस्त्वायुबंलायुवा झुभजातायु: ओं रक्ष रक्ष 
अरिष्टनेमि: स्वाहा ।' 

--उद्धृत आचायंकल्प पं० टोडरमल, मोक्षमार्गप्रकाशक, पृ० २०८. 


ऋग्वेदमें वातरशनामुनियोंके सम्बन्धती ऋचाएँ आयी हैं। ये ऋचाएँ 
ऋषभदेवके जीवनसे सम्बन्धित प्रतीत होती हैं| वस्तुत: वातरशनामुनियोंको 
धमंका उपदेश ऋषभदेबसे प्राप्त हुआ होगा | इन ऋचाओंमें मुनियोंकी साधना- 
का वर्णन आया है। लिखा है-- 


१. नाभिमेंरदेव्यां पुत्रमजनयद्‌ ऋषभनामानं, तस्य भरतो पुत्रश्च तावदग्रज:। ततस्य 
भरतस्थ पिता ऋषमो हेमाद्र: दक्षिणं वर्षमदद्‌' ।--अधष्याय ७४, प० ४९. 

२. लिगपुराण, अध्याय ४७, इलोक १९-२४, पृ० ६८, 

विष्णपुराण, अध्याय १, श्लोक २७-२८, पृ० ७७. 

४. स्कन्धपुराण, अध्याय ३७, इलोक ५७. 





्ए 


तीथंकर महाबीर और उनको देशना : ११ 


“मुनयो वात्तरशना: पिशंगा बसते मला। 
 वात्तस्थानु ध्राजि यन्ति यददेवासो अविक्षत ॥। 
उन्मदिता मोनेयेन वाताँ आतस्थिमा बयम्‌ । 
शरीरेदस्माक यूय॑ मर्तासो अभि पश्यथ ॥।” 
--ऋग्वेद १०, १३६, २-३. 
अर्थात्‌ अतीन्द्रियर्शी वात्तरनामुनि मल धारण करते हैं, जिससे वे पिगल 
वर्ण दिखलायी पड़ते हैँ। जब वे वायुकी गतिको प्राणोपासना द्वारा घारण कर 
लेते हैं, अर्थात्‌ रोक लेते हैं, तब वें अपने तपकी महिमासे दीप्यमान होकर देवता- 
स्वरूपको प्राप्त हो जाते हैं। सवंलौकिक व्यवहारको छोड़कर मौनक्नत्पुबंक 
ध्यानस्थरूपमें विचरण करते हैं। उनका बाह्य शरीर मलसे लिप्त दिखलायी 
पड़ता है, पर अन्तरंग निर्मल होता है। 
ऋग्वेदमें केशीकी भो स्तुति प्राप्त होती है। यह केशी साधनायुक्त होते हैं | 


लिखा है-- 
“केश्यग्निं केशी विषं केशी बिभति रोदसी | 
केशो बिश्वं स्वदूंशे केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥” 
--ऋग्वेद १०,१३६, १ | 
केशी अग्नि, जल, स्वगं और पृथ्वीको धारण करता है। केशी समस्त विश्व- 
के तत्त्वोंका दर्शन कराता है| उसकी ज्ञानज्योति केवलज्ञानरूप है | 
ऋग्वेदके केशी और वातरशना मुनियोंकी साधनाओंका भागवत्तपुराणमें 
उल्लिखित ऋषभकी साधनाओंके साथ तुलनात्मक अध्ययन करनेसे स्पष्ट होता 
है कि ऋग्वेदके वातरशना मुनि और भागवत्तके वातरशना श्रमण एक ही सम्प्र- 
दायके वाचक हैं। केशीका अर्थ केशधा री है। सम्भवतः ये वातरशनामुनियोंके 
अधिनायक थे, इनकी साधनामें मलधारण, मौनब्नत और उनन्‍्माद भावका विशेष 
उल्लेख है। श्रीमद्भागवतमें ऋषभदेवकी जिस वृत्तिका वर्णन आया है, उससे 
स्पष्ट है कि वे केशधारी अवधृतके रूपमें विचरण करते थे । 
जैन मृतिकलामें ऋषभदेवके कुंटिल केशोंकी परम्परा प्राचीनतम कालसे 
पायी जाती है। २४ तीर्थंकरोंमेंसे केवल ऋषभदेवकी मूतिके सिर पर ही कुटिल 
केश दिखलायी पड़ते हैं और वहो उनका प्राचीन विशेष लक्षण भी माना जाता 
है । पद्मपुराणमें ऋषभदेवकी जटाओंका उल्लेख आया है। हरिवंशपुराणमें 


१. श्रीमद्भागवत, ५१६।२:८-३१. 
२. पद्मपुराण ३२८८. 
३. हरिवंशपुराण ९।२०४. 


१२ : तीथंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


भी उन्हें प्रलम्बजटाधारी बताया है । अत: ऋषभदेव॑का 'केशी' यह नाम साथ्थ॑क 
प्रतीत होता है । 


ऋग्वेदमें एक ऐसी ऋचा उपलब्ध है, जिसमें केशी और ऋषभ इन दोसों 
का उल्लेख है। यहाँ केशी ऋषभका विशेषण जेसा प्रयुक्त है। मंत्र निम्न- 
प्रकार है-- ' 
“ककदंवे वृषभो युक्त आसीद। 
अवावचीत्‌ सारथिरस्य केशी ॥ 
दुधेयुक्तस्थ द्रवत: . सहानस: | 
ऋच्छन्तिष्मा निष्पदों मुदगलानीमस ॥” 
“ऋग्वेद १०,१०२,६. 


अर्थात्‌ मुदूगल ऋषिकी गायोंको चोर चुरा ले गये थे। उन्हें लौटानेक लिये 
ऋषिने केशी वृुषभको अपना सारथी बनाया, जिसके वचनमात्रसे वे गायें 
आगेकी ओर न जाकर पीछेको लौट पड़ीं। सायणने केशीकों वृषभका विशेषण 
बतलाया है| लिखा है-- 


“अथवा, अस्य सारथि: सहायभूतः कंशी प्रकृष्टकेशो वृषभ: अवावचीत्‌ भृशम- 
शब्दयत्‌” इत्यादि | 


अर्थात्‌ मुदगल ऋषिने केशी वृषभको शत्रुओंका विनाश करनेके लिये अपना 
सारथी नियक्त किया | इस ऋचाका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि मुदूगल ऋषिकी 
जो इन्द्रियाँ पराड्मुखी थीं, वे उनके योगयुक्‍त ज्ञानी नेता केशी वृषभका धर्मोपदेश 
सुनकर अन्तमुंखी हो गयीं। अतएव यह स्पष्ट है कि ऋग्वेदमें जो कंशीसूवतत 
आया है, वह ऋषभदेवके उल्लेखका सूचक है। डॉ० श्री हीरालालूजी जेंनने 
लिखा है--“इस प्रकार ऋग्वेदमें उल्लिखित वातरशना मुनियोंका निम्नेन्ध साधु 
तथा उन मुनियोंके नायक केशी मुनिका ऋषभदेवके साथ एकीकरण हो जानेसे 
जेनधमंकी प्राचीन परम्परापर बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है।” ““केशी 
नाम जेन परम्परामें प्रचलित रहा | इसका प्रमाण यह है कि महावीरक समयमें 
पाश्व॑-सम्प्रदायक नेताका नाम कंशीकुमार था (उत्तराध्ययन २३)'*। 


इस प्रकार बेदिक साहित्यक प्रकाशमें आदित्तीथंकर ऋषभदेव और उनके 
अनुयायी वात्तरशनामुनियोंका उल्लेख प्राप्त होता है । 


१, भारतोय संस्कृतिमें जेनधमंका योगदान, प्रकाशक--मध्यप्रदेश-शास न, साहित्यपरिषद 
भोपाऊ, सन्‌ १९६२, पृ० १७ 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : १३ 


पुरातस्व और ऋषभदेव 

पुरातत्त्वकी दृष्टिसे भो ऋषभदेवकी प्राचीनता सिद्ध होती है। प्रसिद्ध 
पुरातत्त्ववेत्ता डॉ० राखालदास बनर्जीने सिन्धुधाटीकी सभ्यताका अन्वेषण 
किया है। यहाँके उत्खननमें उपलब्ध सील (मोहर) न० ४४५ पर चित्रलिपिमें 
कुछ लिखा हुआ है। इस लेखको प्रो० प्राणनाथ विद्यालंकारने 'जिनेश्वर 
(जिन-इ-इ-सर:”) पढ़ा है। पुरातत्त्वज्ञ रायबहादुर चन्दाका वक्तव्य है कि सिन्धु- 
घाटीकी मोहरोंमें एक मत्ति प्राप्त होती है, जिसमें मथुराकी ऋषभदेवकी खड - 
गासन मूत्तिके समान त्याग और बैराग्यके भाव दृष्टिगोचर होते हैं। सील नं० 
द्वितीय एफ० जी० एच० में जो मत्ति उत्कीर्ण है, उसमें वेराग्य मुद्रा तो स्पष्ट 
है ही, उसके नीचेक॑ भागमें ऋषभदेवक चिह्न बेलका सदभाव” भी है। 

डॉ० श्री राधाकुमुद मुखर्जीने सिन्धु-सभ्यताका अध्ययन करते हुए लिखा है -- 
फलक १२ और ११८, आकृति ७ (माशलकृत मोहन-जो-दड़ों) कायोत्सगं नामक 
योगासनमें खड़े हुए देवताओंको सूचित करती है। यह मुद्रा जेन योगियोंकी 
तपश्चर्यामें विशेष रूपसे मिलती है। जसे मथुरा संग्रहालयमें स्थापित तीर्थंकर 
श्रीऋषभ देवताकी मूर्तिम | ऋषभका अथं है बेल, जो आदिनाथका लक्षण है । 
मोहर संख्या एफ० जी० एच० फलक दोपर अंकित देवमूत्तिमें एक बेल ही बना 
है। सम्भव है कि यह ऋषभका ही पूर्व रूप हो । यदि ऐसा हो, तो शैब-धमकी 
तरह, जेनधमंका मूल भी ताम्रयुगीन सिन्धु-सभ्यता तक चला जाता है” । 


मथुरा कंकाली टीलाके आविष्का रने ऋषभादि तीर्थंकरोंकी ऐतिहासिकता 

पर प्रकाश डाला है। वहाँकी पुरातत्वकी उपलब्ध सामग्रीमें लगभग ११० 
अभिलेख प्राप्त हुई हैं। वहींके एक स्तुपमें संवत्‌ ७८ की १८ वें तीथंडूर अरह- 
नाथकी प्रत्तिमा भी प्राप्त है। यह स्तृप इतना प्राचीन है कि इसके रचनाका 
समय ज्ञात करना कठिन है। डॉ० विसेन्ट ए० स्मिथके अनुसार मथुरा-सम्बन्धी 
अन्वेषणोंसे यह सिद्ध है कि जेनधर्मके तीर्थंकरोंका अस्तित्व ई० सनसे पूर्व॑में 
विद्यमात था। ऋषभादि २४ तीर्थंकरोंकी मान्यता सुदूर प्राचीनकालमें 
पूर्णतया प्रचलित थीः। इसप्रकार ऋषभदेवकी प्राचीनता इतिहास और 


१, वर गा0्तेलापा 7ल्एल्ए, स्‍जाएुपएडए, ]935,-शापी सिर प0प्षक्ावेड 
छल्का$ 8०. 

२. हिन्दू सम्यता (हिन्दी-संस्करण), राजकमलप्रकाशन , नई दिल्‍ली, द्वितीय संस्करण, 
सन्‌ १९५८, पृ० २३. 

३. द जैन स्तूप न मथुरा, प्रस्तावना, पृ० ६. 


१४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


बाइमयसे सिद्ध है। डाँ० एन० एन० वसुका मत है कि लेखनकछाका प्रथम 
आविष्कार कदाचित्‌ ऋषभदेवने किया था। प्रतीत होता है कि ब्रह्मविद्याके 
भ्रचारके लिये उन्होंने ब्राह्मी लिपिका आविष्कार किया था। यही कारण है 
कि वे अष्टम अवत्ता रके रूपमें प्रसिद्ध हुए हैं" । 
तोरथंकर नसि 
अनासक्ति योगके प्रतीक २१ वें त्तीथंकर नभिनाथ हैं। ऋषभनाथके अनन्तर 
नमिनाथका जीवनवृत्त जेनेतर साहित्यमें उपलब्ध होता है। नमि मिथिलाके 
राजा थे और इन्हें हिन्दू पुराणोंमें जनकके पूव॑जके रूपमें माना गया है। 
नमिकी अनासक्तवृत्ति इतनी प्रसिद्ध थी, जिससे उनका वंश ही विदेह कहलाता 
था। अहिसाका प्रचार नमिके युगमें विशेष रूपसे हुआ था। उत्तराध्ययन- 
सूत्रक नवम अध्ययनमें नमि-प्रव्रज्याका सुन्दर वर्णन उपलब्ध होता है। इस 
प्रव्॒ज्यामें आये हुए बचनोंकी तुलना पालि जातक और महाभारतके कई अंशोंसे 
की जा सकती है। यहाँ उदाहरणार्थ कुछ पद्म उद्घृत किये जाते हैं-- 
“सुहं वसामो जीवामो जैसि मो णत्थि किचण। कु 
मिहिलाए डज्ञमाणीए ण॑ में डज्झञइ किचण |”! 
--उत्त० ९-१४. 
“सुसुखं वत जीवाम येसं नो नत्थि किचन । 
मिथिलाये दहमानाय न में किचि अदयहथ ॥ 
--पालि-महाजनक- जातक. 
“मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे किज्चन दहयते।” 
--म० भा० शांतिपवं 
तीर्थंकर नमिकी अनासक्तवृत्ति मिथिलामें जनक तक पायी जाती है । कहा 
जाता है कि अहिसात्मक प्रवृत्तिकं कारण ही उनका धनुष प्रत्यश्चाहीन रूपमें 
उनके क्षत्रियत्वका प्रतीकमात्र रह गया था। रामने शिव-गांडीवको फिर प्रत्यञचा- 
युक्त किया। सीता-स्वयंवरके अवसरपर रामने इसी प्रत्यञ्चाहीन धनुषको 
तोड़कर धनुषपर पुनः प्रत्यक्चाकी परम्परा प्रचलित की | वस्तुत: अहिसामें 
ही शौयं और पराक्रमकी वृत्ति निहित हे । नमि तीर्थंकर ईस्वी सनूसे सहस्रों 
ब पू हुए हैं । 
तीथंकर नेमिनाथ 
२२वें तीर्थंकर नेमिनाथका वर्णन जेन ग्रन्थोंके साथ ऋग्वेद, महाभारत 


१, हिन्दी विश्वकोश, जिल्द १, पृ० ६४ तथा जिल्द ३, प० ४४४ 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना ; १५ 





आदि ग्रन्थोंमें पाया जाता है। नेमिनाथ करुणाके प्रतीक हैं। ये यदुवंशी थे । 
इनके पिताका नाम समुद्रविजय था। ये क्ृष्णके चचेरे भाई थे। नेमिनाथका 
विवाह-सम्बन्ध गिरिनगरके राजा उग्रसेनकी बिदुषी पुत्री राजुलमत्तीके साथ 
होना निश्चित हुआ था, पर जेसे ही बारात गिरिनगर जा रही थी कि मार्ममें 
: अतिथियोंके भोजनके निर्मित्त एकत्र किये गये सहस्रों पशुओंकी करुणाद्र 
चीत्कार नेमिनाथको सुनायी पड़ो। इस घटनासे द्रवित होकर उन्होंने 
इस ब्रिवाहका परित्याग कर दिया और वे मा्गसे ही तपोबनको चल 
दिये। नेमिनाथका समय महाभारतकाल है। यह काल ईस्वी पुर्वे १००० 
के लगभग माना जाता है। महाभारतके हरिवंशमें अरिध्नेमिका वर्णन 
आया है। इस ग्रन्थके अनुसार महाराज यदुके सहस्नद, पयोद, क्रोष्टा, 
नोल और अंजिक ये पाँच पुत्र हुए। क्रोष्की माद्री नामक दूसरी रानीसे 
यूधाजित और देवमिढ्ष नामक दो पुत्र हुए । क्रोष्टके बड़े पुत्र युधाजितसे वृष्णि 
और अन्धक ये दो पुत्र हुए । वृष्णिके स्वफल्क और चित्रक नामक पुत्र उत्पन्न 
हुए । चित्रकके पृथु, विपुथु, अश्वग्रीव, अव्वबाहु, सुपाश्वंक, गवेषण, अरिष्टनेमि, 
अश्व, सुधर्मा धमंभृत, सुब्राहु और बहुबाहु ये बारह पुत्र हुए! | इस वंश- 
परम्परासे यह स्पष्ट है कि अरिष्टनेमि और श्रीकृष्ण चचेरे भाई थे। अरि्ट- 
नेमिका उल्लेख ऋग्वेदमें भी प्राप्त होता है। यथा-- 


“स्वस्ति तन इन्द्रो वृद्धश्रवा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:। 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पत्तिदधातु ॥।'! 
-कग्वेद १,८५,६. 


यहाँपर अरिध्टनेमिका अर्थ हानिरहित नेमिवाला, त्रिपुरवासी असुर, 
पुरुजित्‌ सुत और श्रीत्तोंका पित्ता कहा गया है। पर शत्‌पथन्नाह्मणमें अरिष्टका 
अथें अहिंसक है और “अरिष्टनेमिका अर्थ अहिसाकी धुरी--अहिसाके प्रवत्तंक 
हैं। बृहस्पत्तिके समान अधशिनेमिकी स्तुति भी की गयी है। 

वेदिक युगमें अरिष्टनेमि ककणा और अहिसाके रूपमें मान्य हो चुके थे | 
वे विश्वकी रक्षाकरनेवाले श्रेष्ठ देवत्ताके रूपमें प्रतिष्ठित थे | 

इससे स्पष्ट है कि २२वें तीर्थकर अरिष्टनेमि करुणामतिके रूपमें महा- 
भारतकालसे मान्य रहे हैं। जेन वाइमयमें तो इनका महत्त्व वणित है ही, . 
वेदिक साहित्यमें भी इनका महत्त्व कम नहीं है। ऋग्वेदके समान यजुर्वेदमें" “ 





१, हरिवंश, पर्व १, अध्याय ३४, पद्म १५-१६. 
२. यजुबेद, अध्याय २५, मंत्र १६, अष्टक ९१, अध्याय ६, वर्ग १. 


१६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


भी अरिध्टनेमिका उल्लेख आया है। इन्हें यज्ञ्में विध्न निवारणके हेतु आहूत॑ 
किया गया है ! 
टोडरमलछजीने प्रभास पुराणका उद्धरण देते हुए बताया है कि वामनको 
पश्मासन दिगम्बर नेमिनाथका दर्शन हुआ था | उसीका नाम शिव है। उसके 
दर्शनादिकसे कोटि यज्ञ फल प्राप्त होता है। लिखा है-- 


भवस्य पद्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम्‌ | 
तेनैव तपसाक्ृष्ट: शिव: प्रत्यक्षतां गत: ॥ 
पद्मासनमासीन श्यामम तिदिगम्बर: | 
नेंमिनाथ: शिव्रेत्येवं नाम चक्रेडस्थ वामन: ॥। 
कलिकाले महाघोरे सर्बपरापप्रणाशक:ः | 
दर्शनात्स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रद: ॥ 
£ ख् 
रेवतादो जिनो नेमियंगादिविमलाचले | 
ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम्‌ ॥ 


यहाँ नेमिनाथकी 'जिन' संज्ञा बतछायी है और उनके स्थानकों ऋषिका 
आश्रम, मुक्तिका कारण कहा है। इससे नेमिनाथकी पृज्यता स्पष्ट है । 
तोर्थंकर पाइव॑नाथ 

२३वें त्तीथंकर पाश्वंनाथका जन्म बनारसके राजा अद्वसेन और उनकी 
रानी वामादेवीसे हुआ था। इन्होंने ३० वर्षकी अवस्थामें गृह त्यागकर सम्मेद- 
शिखर परबंतपर तपस्या की । यह पर्वत आज तक पाश्वंनाथ पबंतक नामसे 
प्रसिद्ध है। पाश्व॑ंनाथने केवलज्ञान प्राप्तककर ७० वर्षों तक श्रमण-धर्मंका 
प्रचार किया । पाश्व॑नाथके जीवन-प्रसंगमें कमठका महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसीके 
कारण पाइ्वंनाथकी साधनामें निखार और परिष्कार आया है। क्षमा और 
बेर के घात-प्रतिघातोंका मामिक वर्णन हुआ है। पाइ्व॑नाथ क्षमाके प्रतीक हैं 
और कमठ बैर का। क्षमा और वरका द्वन्द्र अनेक जन्मों तक चला है और 
अन्तमें वेरपर क्षमाकी विजय हुई है। 

जेन पुराणोंके अनुसार पाश्वंनाथका निर्वाण तीर्थंकर महावीरके निर्वाणसे 
२५० वर पूर्व अर्थात्‌ ई० पृ० ५२७ + २५० 5 ७७७ ई० पृ० में हुआ । पाश्व॑नाथ- 
१. मोक्षमार्मप्रकाशक--आचार्यकल्प पं० श्रीटोडरमलग्रंथभाला, गांधीरोड, बापू नगर, 

प्लाट न० ए० ४, जयपुर, वि० सं० २०२३, १० १४१. 


तीथंकर महाबीर और उनकी देशना : १७ 


का श्रमण-परम्परापर गम्भीर प्रभाव हे। वे ऋषभनाथसे नेमिनाथ त्तक चली 
आयी धर्म-परम्पराके समवेत संकरण है। इनमें ऋषभका आकिचन्य, अपरिस्रह 
और कमंठता, नमिनाथकी अनासक्तवृत्ति एवं नेमिनाथकी करुणाप्रधान अहिसा- 
वृत्ति सामयिक धमंचक्रके रूपमें प्रतिष्ठित है। पाश्वंनाथने अहिंसाको सुव्य- 
वस्थित सिद्धान्तके रूपमें प्रतिष्ठित कर क्षमाकी धारा प्रचलित की । 


तीर्थंकर पाश्वंनाथकी वाणीमें करुणा, मघुरता और शान्तिकी त्रिवेणी एक 
साथ प्रवाहित है। परिमाणत: जन-जनके मनपर उनकी वाणीका मंगलकारी 
प्रभाव पड़ा, जिससे कोटि-कोटि जनता उनकी अनन्यभक्त बन गयी। इनके 
समयमें तापस-परम्पराका प्राबल्य था | लोग त्तपके नामपर अज्ञानपुर्वक कष्ट 
उठा रहे थे। इनके उपदेशसे विवेक युक्त तपश्चरण करनेकी नवप्रेरणा प्राप्त 
हुई । इनके उपदेशसे तपश्चरण का रूपही निखर गया । 


पाइ्वंनाथकालीन साहित्यका अध्ययन करनेसे अवगत होता है कि पिप्प- 
लादि, भारद्वाज, नचिकेता आदिपर पाइ्वनाथका पर्याप्त प्रभाव है। पिप्पलादि 
मान्य वेदिक ऋषि थे। उनके उपदेशों पर इनके उपदेशकी प्रतिच्छाया दिख- 
लायी पड़तो है" । पिप्पलादिका अभिमत था कि प्राण या चेतना जब शरीरसे 
पृथक्‌ हो जाती है, तब यह शरीर नष्ट हो जाता है। यह कथन 'पुद्गलमय 
दरीरसे जीवके पृथक्‌ होनेपर विघटन सिद्धान्तकी अनुकृति है।' 


भारद्वाज जिनका अस्तित्व बौद्धधमंसे पूव है। पाइ्व॑नाथ कालमें वे एक 
स्वतन्त्र मुण्डक सम्प्रदायक नेता थे* | बुद्धोंके अंगुत्तरनिकायमें उनके मत्तकी 
गणना मुण्डक श्रावकके नामसे को गयी हे । मुण्डक मतके लोग वनमें रहनेवाले 
थे। ये तापसों तथा गृहस्थ विप्रोंस अपनेको पृथक्‌ दिखानेके लिये सिर मुंडा- 
कर भिक्षावृत्तिसे अपना उदर पोषण करते थे। किन्तु बेदसे उनका विरोध 
नहीं था | इनके मतपर पाइ्व॑नाथक धर्मोपदेशका प्रभाव लक्षित होता है | 


नविकेता उपनिषद्कालके एक वेदिक ऋषि थे । उनके विचा रोंपर भी पाश्व॑- 
नाथका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ये भारद्वाजके समकालीन थे तथा ज्ञान 
यज्ञकों मानते थे । इनकी मान्यताके मुख्य अंग थे--इन्द्रियनिग्रह, ध्यानवृद्धि, 
आत्माके अनोइ्वर रूपका चिन्तन, तथा शरीर और आत्मका पृथक्‌ बोध । 
१. कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पार्ट १, पृ० १८०. 
२. एीग्वा०ुप८ट३४ ० 89079, ?िक्वा। 2, 7892८ 22. 
३. बृहदारण्यकोपनिषद्‌, ४।३।२२, 


१८ : तीथैकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इस प्रकार पाइ्व॑नाथका प्रभाव उस समयके सम्प्रदायों और ऋषियों पर दिखे- 
लायी पड़ता है । | 


पाश्व॑नाथके धमंको चातुर्याम धर्म कहा गया है। इसका स्वरूप--१. स्वथा 
प्राणातिपातविरमण--हिंसाका त्याग, २. सर्वथामृषावादविरमण--असत्य का 
त्याग, ३े. सवंथा अदत्तादानविरमण--चौय॑ त्याग और ४. स्वंधा बहिस्थादान- 
विरमण--परियग्रह त्याग रूप है। यह आत्म-साधनाका पवित्र मार्ग है। चातु- 
यम धर्म का वास्तविक रहस्य चार प्रकारके पापोंसे विरक्त होना है। 
पाइवनाथके काल तक ब्रह्मचयंत्रतको पृथक स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, पर 
इसका अथं यह नहीं है कि उनके समयकी श्रमण-परम्परामें ब्रह्मचयंकी उपेक्षा 
थो। इस परम्पराके श्रमण स्त्रीको भी परिग्रहके अन्तगंत समझ कर, स्त्नीका 
त्यागकर ब्रह्मच्य घारण करते थे । धन-धान्यके समान स्त्री भी बाह्य वस्तु 
होने से बहिस्थादानके अन्तगंत थी । 


इतिहासके आलोकमें पाइवंनाथ 


तीर्थंकर पाश्वंनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति थे, यह अनेक प्रमाणोंसे सिद्ध हो 
चुका है। जेन साहित्य ही नहीं, बौद्ध साहित्य भी तीर्थंकर पाश्व॑नाथकी ऐति- 
हासिकताको स्वीकार करता है। डा० जेकोबीने बौद्ध साहित्यके उल्लेखोंके 
आधारपर निग्न॑न्थसम्प्रदायका अस्तित्व प्रमाणित करते हुए लिखा है--“यदि 
जैन और बौद्ध सम्प्रदाय एकसे ही प्राचीन होते, जैसाकि बुद्ध और महावीरकी 
समकालीनता तथा इन दोनोंको इन दोनों सम्प्रदायोंका संस्थापक माननेसे 
अनुमान किया जाता है, तो हमें आशा करनी चाहिये कि दोनोंने ही अपने 
अपने साहित्यमें अपने प्रतिद्वन्द्रोका अवश्यही निर्देश किया होता, किन्तु बातत 
ऐसी नहीं है। बौद्धोंने तो अपने साहित्यमें, यहाँ तक कि त्रिपिटकोंमें भी निम्नैन्थों 
का बहुतायतसे उल्लेख किया है। इससे यह निष्कष॑ निकलता है कि बौद्ध 
निम्नेन्थ-सम्प्रदायको एक प्रमुख सम्प्रदाय मानते थे । किन्तु निम्नेन्थोंकी धारणा 
इसके विपरीत थी और वे अपने प्रतिद्वन्द्रेकी उपेक्षा त्क करते थे। इससे हम 
इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि बुद्धेके समय निग्रंन्थ-सम्प्रदाय कोई नवीन स्थापित 
सम्प्रदाय नहीं था । यही मत्त पिटकोंका भी जान पड़ता है ।"” 


डा० श्रीही राठालजी जैनने लिखा है--“बौद्ध ग्रन्थ “अंगुत्तरनिकाय', 
'चत्तुककनिपात' (बग्ग ५) और उसकी “अट्टुकथा 'में उल्लेख है कि गौतम बुद्धका 


१, वातीबा ब्याधृप्रक्काए, एणप्रघा८ 900, ९०४८ 60. 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : १९ 


चाचा (वष्प शाक्‍्य) निम्न॑स्थ श्रावक था । पार्ब्यापत्यों तथा निम्नेन्थ श्रावकोंके 
इस प्रकार के और भी अनेक उल्लेख मिलते हैं. जिनसे निग्न॑न्ध धर्मकी सत्ता 
बुद्धसे पूवं भली-भांति सिद्ध हो जाती है ।” 

बौद्ध ग्रन्धोंमें नि्रन्थोंके चातुर्यामका उल्लेख मिलता है और उसे निग्न॑न्थ नात- 
पुत्र (महावीर)का धर्म कहा गया है, पर इसका सम्बन्ध पाश्वेनाथकी परम्पराके 
साथ है, महावीरके साथ नहीं । अतः जेन मान्यतामें चातुर्यामका उल्लेख पाश्व॑- 
नाथके साथ पाया जाता है, महावीरके साथ नहीं । महावीर तो पंचयाम ब्रत्तके 
संस्थापक हैं। बौद्धधर्ममें नि्नन्थोंकी जिन व्यवस्थाओंका वर्णन आया है, वह 
महावीरकी न होकर पाश्व॑त्राथकी परम्पराका होना चाहिये। 


मज्झिमनिकायके 'महासिहन।दसुत्त'में (पु० ४८-५०) बुद्धने अपने प्रारम्भिक 
कठोर तपस्वी जीवनका वर्णन करते हुए तपके चार प्रकार बतलाये हैं, 
जिनका उन्होंने स्वयं पालन किया था। बे चार तप हैं--तपस्वित्ता, रुक्षत्ता, 
जुगुप्सा और प्रविविक्तता। तपस्विता का अथं है नंगे रहना, हाथमें भिक्षा 
भोजन करना, सिर-दाढ़ीके बालोंको उखाड़ना, कंटकाकी्ण स्थलपर शयन 
करना। रुक्ष ताका अथं है शरीरपर मेल धारण करना या स्नान न करना, अपने 
मेलको न अपने हाथसे परिमारजित करना और न दूसरेसे परिमाजित कराना | 
जुग॒प्साका अर्थ है--जलकी बूंदतक पर दया करना और प्रविविक्तताका अर्थ 
है--वनोंमें अकेले रहना । 

ये चारों तप निम्न॑न्थ-सम्प्रदायमें आचरित्त होते थे। भगवान्‌ महावी रने स्वयं 
इनका पालतल किया था तथा अपने निमग्नेन्धोंके छिये भी इनका विधान किया 
था | किन्तु बुद्धक दीक्षा लेनेके समय महावी रके निग्न॑न्थ-सम्प्रदायका प्रवत्तंन 
नहीं हुआ था | अत: अवश्य ही वह निग्न॑न्थ सम्प्रदाय महावीरके पु्वंज भगवान्‌ 
पाश्वंनाथका था । जिसके उक्त चारों त्तपोंको बुद्धनें धारण किया था। किन्तु 
पीछे उनका परित्याग कर दिया था" । इस प्रकार तीर्थंकर पाइवनाथकी ऐत्ति- 
हासिकता असंदिग्ध है। जेनधर्म अहिसापरक है । यह क्रान्तिमें आस्था रखता 
है और आक्षेप एवं दुराग्रह को स्थान नहीं देता | तोर्थंकरोंको परम्परासे उप- 
युंकत तथ्य स्पष्ट हैं । 


१, भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान, मध्यप्रदेशशासन-साहित्यपरिषद्‌, भोपाल, 
सन्‌ १९६२, पृ० २१. 

२. जैन साहित्य का इतिहास, पूर्व पीठिका, श्रीगणेश प्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाछा, 
वाराणसी, प्रथम-संस्करण, प० २१२-२१३. 











२० : तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


परम्परा : अन्तिस भय खला-सहावोर । मु 

तीर्थंकर पाश्वंनाथके २५० वर्ष पश्चात्‌ प्रगतिशील परम्पराके संस्थापक 
२४वें तोर्थंकर महावीर हुए। इन्होंने अपनी व्रत-सम्बन्धी प्रगतिशील क्रान्ति 
के द्वारा जेनधर्मको युगानुकूल रूप दिया । तीर्थंकरोंकी यह परम्परा वेज्ञानिक 
दृष्टिसे सत्यका अन्वेषण करनेवाली एक प्रमुख परम्परा रही है। निश्चय ही 
महावीर धर्म प्रवत्तक ही नहीं, अपितु महान्‌ लोकनायक, धर्मंनायक, क्रांति- 
कारी सुधारक, सच्चे पथप्रदशंक और विद्वबन्धुत्वके प्रतीक थे। उनमें 
अलोकिक साहस, सुमेरु तुल्य अविचल दृढ़ता, सागरोपम गम्भीरता एवं अदभुत 
सहनशीलता विद्यमान थी। उन्होंने रूढ़िवाद, पाखण्ड, मिथ्याभिमान और वर्णं- 
भेदके अंधकारपूर्ण गम्भीर गतंमें गिरती हुई मानवताकों उठानेमें अथक प्रयास 
किया | उनके केवल्यालोकसे मानव-हुदयोंका अज्ञान रूपी अंधकार छिन्न हो गया 
और विनाशोन्मुख मानवता को त्राण प्राप्त हुआ । 


महावी रकी साधना वीतरागत्ताकी साधना थी। उन्होंने विक्ृतियोंसे मुक्त 
होकर शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्म-तत्त्वको प्राप्त किया और विश्वके समाज- 
वाद, साम्यवाद, अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिग्रहका प्रशस्त मार्ग 
दिखाकर अमरत्वका संदेश दिया | रुढ़िवाद और अंधविश्वासोंका विरोधकरे 
जनताको सही दिशामें बढ़नेका मार्ग-दर्शन किया और उन्हें शुद्ध चिंतन की 
तीब्रतम प्रेरणा दी । 


इस प्रकार इस युग को त्तीर्थकर-परम्पराकी अंतिम कड़ी भगवान्‌ महावीर 
हैं। महावीरने जन-जीवनको तो उन्नत किया ही, साथ ही उन्होंने साधनाका 
ऐसा मार्ग प्रस्तुत किया, जिस मार्गंपर चलकर सभी व्यक्ति सुख और शांति प्राप्त 
कर सकते हैं। इनका साधना-पथ न किसी गुरुसे बंधा था और न किसी शास्त्र 
से। वह बंधा था उनके अपने भीतरकी स्वतन्त्र अनुभूत्तिसे। तीर्थंकर पाइवं- 
नाथकी तोर्थपरम्पराके ढहते हुए घाटोंका पुनरुद्धार इन्होंने किया। श्रमणों 
को प्राचीन साधना श्रम, शांति और संयमकी थी | महावीरने भी इसी साधना- 
मार्गको गतिशील बनाया । 


उनके ध्यानयोगकी साधना आत्म-साधना थी, भयसे परे थी, प्रलोभनोंसे 
परे और राग एवं द्वेषसे परे थी। वे नील गगनके नीचे हिस्र जन्तुओंसे भरे 
निर्जन वनमें ध्यानस्थ हो दिगम्बर मुद्रामें अविचल रहकर 'स्व'की शोध करते 
रहे। उत्तके मतमें कोई भी विकल्प नहीं था। वे लहर और तूफानोंसे रहित 
प्रशांत महासागरके समान स्थिर और निरचल थे। मंत्री भावनाका सर्वोच्च 


तोथंकर महावीर और उनकी देशना : २१ 


आदर, जिसे पृष्पोंसे हो नहीं, कंटकोंसे भी प्यार था। सत्तानेबालेके प्रति भी 
एक सहज करुणा और कल्याणकी कामना विद्यमान थी। उनका चिंतन था, 
जो पा रहा हूँ, वह अपना किया ही पा रहा हूँ । जो भोग रहा हुँ, अपना किया 
ही भोग रहा हूँ। दूसरोंका कोई दोष नहीं। दूसरे सुख-दु:खमें निमित्त हो सकते 
हैं, कर्त्ता नहीं | कर्त्ता स्वयं आत्मा ही होता है। जो कर्त्ता होता है, वही भोकता भी 
होता है। कर्त्ता कोई और भोक्‍ता कोई, यह नहीं हो सकता । महावीर समत्व- 
योगके साधक थे और वे करुणाके देवता थे। उन्होंने विषको अमृत बना दिया 
और वेर-विरोधका शमनकर समत्ता और शांतिका मार्गं स्थापित किया । 


२२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


द्वितीय परिच्छेद 
जन्म-जन्मकी साधना 


जोवनशोधन : सतत साधना 

एक जन्मकी साधनासे कोई तीर्थंकर नहीं बन सकता । तीर्थंकर बननेके 
लिये अनेक जन्मोंकी साधना अपेक्षित है। इस पदका पाना साधारण नहीं। 
इसके लिये आत्माका पूर्ण विकास--परमविशुद्धि आवश्यक है। जीव अनन्त 
कालसे संसारमें जन्म-मरणकी परम्पराजन्य क्लेश-संत्ततिको पा रहा है। 
शरीरमें ममत्व बुद्धि रखनेके कारण उसे संसारकी चौरासी लाख योनियोंमें 
परिभ्रमण करना पड़ता है। महावीरके जीवको भी अगणित काल राग-देषके 
अधीन हो संसार-परिभ्रमणमें व्यतीत करना पड़ा । उन्हें अहिसाका सर्वांगीण 
प्रासाद निर्माण करनेके लिये कई जन्मों तक साधना करनी पड़ी | 

स्वस्थ विचारका अंकुर जीवनकी उदबंर भूमिमें तभी उत्पन्न हो सकता है, 
जब जीवनकी विकृृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं और सत्य का आलोक दिखलायी 
पड़ने लूगता है। त्तोर्थंकर महावीरको शुद्ध, बुद्ध और प्रचेता बननेके लिये एक 


*२३: 


नहीं अनेक जन्मोंमें साधना सम्पन्न करनी पड़ी। वस्तुतः कर्मोंकी कालिमाको 
सरछतापूर्बक दूर नहीं किया जा सकता है। मानव अनेक जन्मोंमें सत्य और 
अहिंसाकी साधना करके ही अपनेको इस योग्य बना पात्ता है कि सत्य और 
अहिसाकी प्रकाशकिरणें उसके रोम-रोमसे प्रादुभृत्त हों। इन्द्रियोंकी दासताको 
उत्तार राग-हेषका विजयी बन सके । * 


तीथँकर पद बड़े भाग्यशाली साधक पुरुष ही प्राप्त करते हैं। सामान्य 
स्वज्ञ, सवंदर्शी साधु हो जाना सुगम है, पर त्रिभुवनके महापुरुषोंसे पूजित 
तीर्थंकरपद पाना सरल नहीं है। धर्मचक्रवर्तीका यह महान्‌ पद अमेक जस्मों- 
के श्षम और योगसाधनासे उपलब्ध होता है। मानव जन्मगत पूर्णताको प्राप्त 
करके ही तीर्थकरपद प्राप्त कर सकता है। तीर्थंकरपद इसीलिये अनुपम है 
कि उन जेसा उस कालमें अन्य कोई नहीं होता । धर्मतीर्थंके प्रवत्तंक होनेके 
कारण वे बड़े-बड़े आचार्यों द्वारा वन्दनीय होते हैं | वे लोकके सर्वोपरि सबंतो- 
भद्र कल्याणकर्त्ता होते हैं। उनका त्तीथं--धमंशासन समस्त आरपत्ति-विपत्तियों- 
का अन्त करनेवाला, लोककल्याणक सर्वोदय तीथं होता है। 

तीर्थंकरके शरीरका प्रत्येक परमाणु योगनिरत्त पूर्णता और विशुद्धताको 
प्राप्त कर शुद्ध पुदूगल स्कन्ध रूप हीरककी प्रभाकों भी मन्द कर देता है। 
सहस्नाधिक सूययके प्रकाशको भी उनकी प्रभा लज्जित करती है। वे महान्‌, सुन्दर, 
सुभग, समचतुरखसंस्थान और वज्ञ॒वृषभनाराचसंहननके धारी होते हैं। उनका 
अतुल बल, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त सुख अपरिमेय होता है | 
ज्ञानावरणादि कर्मोंके विनाशसे ज्ञानादि गुणोंका पूणं विकास और प्रकाश 
तीर्थकरमें पाया जाता है । वे जीवन मुक्त सच्चिदानंद, शुद्ध आत्मा हो जाते 
हैं। अतएव शरीरका कोई विकार उनमें शेष नहीं रहता । उनकी आत्मा शुद्ध 
और शरीर भो शुद्ध हो जाते हैं। परका प्रभाव वहाँ नि:शेष है। अत्तएव विका र- 
के लिये कहीं अवकाश नहीं है । अन्तरंगमें रागद्वेषादि नहीं उठते और बहिरंग- 
में सुधा, तृषा, जन्म-मरण, रोग-शोक, भय-आइचयं आदि भी विकार नहीं रहता | 
विशुद्धिके पुंज उन तीथ॑करोंमें शुद्ध, बुद्ध, परमोत्कृष्ट आत्मतत्त्वका प्रत्यक्ष 
दर्शन होता है। भत्तएव उनके निकट आधि-व्याधि नहीं रहत्ती । फलस्वरूप 
: बहुत दूर-दूर तक न तो दुभिक्षजन्य बाधा रहती है और न परस्परमें वेर-विरोध 
ही रहता है। सभी चर-अचर प्राणी प्रेममन्दा किनीमें निमग्न हो जाते हैं । मानव 
क्या स्वर्गके देवगण भी उनके दशशन कर अपने को पवित्र मानते हैं। उनकी 
धर्म-देशनासे संसारके सभी प्राणी पवित्र हो जाते हैं | भौतिकतामें भटकता हुआ 
मन कैन्द्रित हो जाता है और आध्यात्मिक लोकतन्त्रकी सहजमें प्रतिष्ठा हो 


२४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


. जाती है। ऊँच-नीच, रंक-राव, शत्र-मित्र, क्ृष्ण-गोर आदिके भीतर रहने 
वाला मेद-भाव समाप्त हो जाता है ओर साम्य भावका तूर्यनाद होने रूगता 
है । अहिसा, सत्य और शान्तिका आलोक सबंत्र व्याप्त हो जाता है। 


तीर्थंकरके इस महनीय पदकी प्राप्ति एकाएक सम्भव नहीं है। इसकी प्राप्तिके 
लिये अनेक जन्मोंमें उग्र तपश्चरण करना पड़ता है। राग-द्ेष और मोहको 
जीतनेके लिये कठोर प्रयास करना पड़ता है| संयम और ध्यानकी साधना करनी 
होती है, साथ ही कषाय और योगका निरोध कर संबर एवं नि्जराकी प्राप्ति 
करनी पड़ती है। वास्तवमें अनेक जन्मों त्क आत्म-शोधनका प्रयास करनेपर 
हो यह तीर्थकरपद प्राप्त होता है | 
अतीत पर्थायोंमें महाबोर : परिभ्रमण 


महावी रके जीवने आत्मोत्थानके लिये अनेक जन्मोंमें साधना सम्पन्न की । 
मनुष्य और तियंश्व पर्यायोंके अतिरिक्त उन्हें नरकादि पर्यायोंमें भी परिभ्रमण 
करना पड़ा है। तत्त्वज्ञान ओर आत्मानुभूतिकी प्राप्तिके क्रममें कभी वे पथश्रष्ट 
हुए, पत्तित हुए, तो कभी वे साधनाके उच्च श्वृंग पर आरूढ़ हुए | यह सत्य है 
कि महावी रका लक्ष्य अनेक अतीत जन्‍्मोंमें भी सत्यकी साधना रहा“ है| वे 
सत्यके मल स्वरूपको पकड़नेके लिये सचेष्ट रहे हैं। उनके अत्तीत जन्मोंकी 
साधना इस बातका प्रमाण है कि पंथ या सम्प्रदायकी संकुचित-दृष्टि सत्यको 
सान्‍त और खण्डित कर डालती है। साम्प्रदायिक भावना सत्यको विक्रृत कर 
देती है । महावीरके जीवने जब-जब साम्प्रदायिक संकुचित दृष्टिकोणकों अप- 
नाया तब-तब वे साधनाके पथसे विचलित होकर निम्न मा्गंकी ओर परावत्त 
हुए। आत्माके शुद्ध स्वरूपको अवगत किये बिना उनकी साधना सफल नहीं 
हो सकी । अत्त: भवबन्धनोंसे विमुक्त होनेके लिये आत्म-निष्ठा, तत््वज्ञान और 
आत्माचरण नितान्त आवश्यक है | जब तक कर्मका आवरण विद्यमान है, तब- 
तक साधकके जीवनमें पूर्ण प्रकाश प्रादुरभूतत नहीं हो सकता | 

विवेक ओर वेराग्यकी साधना ही भवबन्धनसे छुटकारा दिला सकती है 
ओर यही निर्वाण प्राप्तिका साधन है। यहाँ यह स्मरणीय है कि प्रत्येक आत्मा 
में परमात्म ज्योति विद्यमान है, प्रत्येक चेतनमें परम चेततन समाहित है । चेतन 
और परम चेतन दो नहीं हैं, एक हैं । अशुद्धसे शुद्ध होनेषर चेतन ही परम चेतन 
बन जाता है। कर्मावरण के कारण आत्मा संसार में भटकती है और जब कम 
बन्धनोंसे छुटकारा मिल जाता है, तब वह शाइवत सुखको प्राप्त कर लेती है | 
महावी रकी अतीत जीवन गाथा भी ऐसो है, जो मानव को मानवत्ता की ओर 
अग्रसर कर परमात्मा बनने-को प्रेरणा देतो है । 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : २५ 


मूल्यवान : अतीलपर्याय ह 

यों तो यह्‌ जीव अनादि कालसे संसार परिभ्रमण करता चल्ला आ रहा 
है। इसकी उन असंख्यात पर्याय--जन्मोंका कोई महत्त्व नहीं हे; क्योंकि जिन 
पर्याय या जन्मोंमें इसने अपनी आत्मशक्तिके विकासका कोई प्रयास नहीं किया | 
पर्याय या जन्म वही महत्त्वपूर्ण या मूल्यवान है, जिसमें व्यक्ति जन्म-मरणके 
चक्रसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये संकल्प या साधनाका आरम्भ करता है | विगत 
उन अगणित जन्मों का कोई महत्त्व या मूल्य नहीं हैं, इसलिए कि जिनमें 
चेतनक स्वरूप बोधक प्राप्त करने का प्रयास नहीं हुआ है । वस्तुतः जीवनके 
दो रूप हैं : १. मत्यें जीवन और २. अमत्यं जीवन । जिस जीवनमें क्षण-भंगुर 
विषम भोगोंकी तृप्तिका प्रयास किया जाता है, वह मत्यं जीवन है और यह 
जीवन मूल्यहीन है। मूल्यकी प्रतिष्ठा अमत्यं जीवनमें होती है। यह जीवन 
अमृत और अमर इसीलिये कहा जाता है कि इसमें धर्म-अंकुर उत्पन्न होता है, 
अथवा धमंका बीज वपन किया जाता है। 

तीर्थंकर महावी रके अगणित और संख्यातीत जन्मोंमें भिल्‍ल जीवनका 
सबसे अधिक महत्त्व और मूल्य है। क्योंकि इसी जीवनमें उन्हें योगिराजका 
आशीर्वाद मिला और मोहमग्रन्थिको मेदन करनेके लिये निष्ठाकी प्राप्ति हुई । 
इसी जीवनमें अहिसाका बीज वपन हुआ । हिसानन्दी पुरुरवा भील किस प्रकार 
करुणावृत्तिके कारण तीर्थंकर महावीरके पदको प्राप्त हुआ, यह मननीय और 
चिन्तनीय है। वास्तवमें वही मनुष्यजन्म सफल है, जिसमें आत्मोत्थानकी 
प्रेरणा प्राप्त हों, जिस जीवनसे सावनाका मार्ग आरम्भ हो और जीवनका 
तिमिर छिन्न होकर ज्ञान का आलोकदीप प्रज्वलित हो सके । 
पुरुरवापर्याय : मंगल प्रभात ह 

तीर्थंकर महावीर बननेका उपक्रम भिल्लसरदार पुरुरवाके जीवनसे होता 
है। यह सरदार पुण्डरीकिणी नगरीसे दूरवर्ती मधुक नामक अरण्यमें निवास 
करता था। अनेक भिल्ल इसकी सेवामें तत्पर रहते थे तथा इसकी आज्ञाका 
पालन करना वे अपना परम कत्तंव्य समझते थे | इस पुरुरवाकी पत्नीका नाम 
कालिका था, जो अत्यन्त भद्र परिणामी और कल्याणकारिणी थी। भिल्लराज 
अपने साथियोंके साथ दस्यु कम करता हुआ आखेटमें संलग्न रहता था | एक 
दिन पत्ति-पत्नी वन बिहारके लिये गये । पुरुरवाने वृक्षोंके झुरमुटमें दो चमकत्ती 
आँखें देखीं। उसने अनुमान लगाया कि वहाँ कोई जंगली जानवर स्थित है। 
अतएव धनुष पर वाण चढ़ाया और सघन वृक्षोंके बीच स्थित उस व्यक्तिका 
वध करना चाहा | कालिकाने बीचमें रोक कर कहा-- नाथ ! वहाँ शिकार 


२६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


नहीं है वनदेवता हैं। यदि जंगली जानवर होता, तो उसकी इत्तनी शान्त 
चेष्टा नहीं हो सकती थी।” पुरुरवा आश्चर्य चकित हो गया और वह उस झ्‌र- 
मुटकी ओर चला । वहाँ उसने पहुँच कर देखा कि एक मुनि ध्यानस्थ हैं । पत्ति- 
पत्नीने भक्ति विभोर होकर मुनिकी वन्दनाकी और फल-पुष्पोंसे अचंना की । 
इन निग्नेन्‍्थ योगिराजका नाम सागरसेन था। ध्यानसमाधि टूटनेपर मुनिराज 
ने पुरुवाकों निकट भव्य जान धर्मोपदेश देना प्रारम्भ किया--'भिल्लराज ] 
क्यों मोहमें पड़े हो ? निरीह प्राणियोंकी हिसा करते हुए तुम्हें कष्ट नहीं होता ? 
दुःखका कारण हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप हैं | यदि तुम अपने जीवनकी धा रा- 
को परिवर्तित कर दो, तो सुख-द्ांति प्राप्त करनेमें तनिक भी कठिनाई न हो। 
तुम इस शरीरको अपना मानते हो, यह अआन्ति है। यह शरीर तो यहीं रह 
जाता है--मिट्टीमें मिल जाता है। इस शरीर-मन्दिरमें जो बोलता हुआ हंस 
है, वह उड़ जाता है। वह हंस तुम हो । अत्तएव तुम अमर हो, शरीरके नाश 
होनेपर भी तुम रहोगे। फिर इस शरी रसे क्यों मोह करते हो ? क्यों प्राणियों- 
की हिंसामें संलग्न हो ? पथिकोंको लूट कर उनका सर्वस्व अपहरण करना 
क्या उचित है ।” ह 

मनोविज्ञानी मुनिराजने भिल्‍्लराजके मनको पुनः झकझोरते हुए कहा-- 
“मनुष्य-जन्म पाना दुलंभ है। इस दुलंभ रत्नको प्राप्त कर हिंसा और चो रीमें 
संलग्न रहना ठीक नहीं है ।'” भिल्लराज कहने लगा--महाराज ! मैं भिल्लों- 
का सरदार हूँ | मेरे साथी जो लूट-पाट कर लाते हैं, उसमें मेरा हिस्सा रहता 
है। मैं हिंख जीवोंको मारकर मार्गको निरापद बनाता हूँ।” मुनिराज कहने 
लगे--“भरे, भोले जीव ! तुम नहीं समझते हो कि पापाचरणमें कोई किसीका 
साथी नहीं होता है। पाप कमी सुखका कारण नहीं बन सकते । इनके सेवनसे 
अन्तरात्मा कलुषित हो जाती है और व्यक्ति' अपने निज स्वरूपको भूल जाता 
है। यह मोहोदयका परिणाम है कि आपके मुखसे इस प्रकारको बातें निकल 
रही हैं। सात्त्विक प्रवृत्तिको प्रत्येक व्यक्ति सुखप्रद मानता है। जो पापका 
सेवन करता है, उसको राजदण्ड, समाजदण्ड और जातिदण्ड प्राप्त होता है। 
हिंसा कभी सुखदायक नहीं हो सकतो |” 


भिल्लराज मुनिके उपदेशसे अत्यधिक प्रभावित हुआ । उसने पत्नी सहित 
मुनिराजसे अहिसाणुक्रत ग्रहण किया और उसका तत्परता पूबंक पालन किया। 
अहिंसक आच रणसे पुरुवाका जीवन ही बदल गया, वह समभावी बन गया । 
जो जीव-जन्तु पहले उसके पास आते हुए भयभीत रहते थे, वे अब निर्भय होकर 
पास आने लगे और उससे प्यार करने लगे | भिल्लराजके हृदयमें दया और 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : २७ 


करुणाका सरोवर उत्पन्न हो गया | इस प्रकार भगवान्‌ महावीरकी जीवात्मा- 
से आत्मोत्थानकी साधना इस भिल्लपर्यायसे प्रारम्भ की | इस पर्यायमें उसने 
श्रावकके द्वादश ब्रलोंका अभ्यास किया । आयुके अन्तमें भोलंका जीव इस नश्वर 
शरीरको छोड़कर स्वगंमें देव हुआ | पूर्व संस्कार वश वह स्वगंके दिव्य भोगों- 
में आसक्त नहीं हुआ, किन्तु धर्माराधनामें समय व्यत्तीत करता रहा | सौधमे 
स्वगंकी आयु समाप्त कर वह जीव भारतवर्षके आदि चक्रवर्ती भरतका 
भरीचि' नामक पुत्र हुआ ! 


मरीचि आदि तीर्थंकर ऋषभदेवके साथ ही दिगम्बर मुनि हो गये, किन्तु 
वे तपस्वी जोवनकी कठिनाईयोंको सहन न कर सके | मरीचि वन में रहकर 
अपने शरीरकी शीत-आतपसे रक्षा करता हुआ, वनके फल खाकर क्षमय व्यतीत 
करता रहा । वह रत्नत्रयके मार्गपर दृढ़ न रह सका और उस मार्गसे च्यूत हो 
एक मिथ्या सम्प्रदायके प्रचारमें संलग्न हो गया | सत्यकी ओर बहू बढ़ा हुआ, 
बीचमें ही रुक गया। उसका जीवन परीषहोंके झटकोंको सह नहीं सका । फलत्त: 
वह विचलित हो गया | 

पुरुरवाके जन्ममें जो संस्कार अजित किये थे, वे अब धूमिल होने लगे। 
जीवनका यथार्थ अर्थ उसके नेत्रोंसे ओझनल होने लगा । जहाँ शरीर आत्माके 
लिये होता है, आध्यात्मिक विकासमें सहयोग प्रदान करता है, वहाँ जीवन 
प्राणवान बन जाता है। इसके विपरीत जहाँ शरीर अपने आपमें साध्य बन 
जाता है, आत्माके बिकासकी उपेक्षाकी जाती है, वहाँ चेतनके स्थान पर जड़की 
प्रतिष्ठा हो जाती है। विश्वास, विचार और आचार इन तीनोंका सम्यक्‌ होना 
आवश्यक है । मरीखि सम्यक्‌ आचार-विचार और श्रद्धाको छोड़ काय-बलेशमें 
प्रवृत्त हुआ । वह पंचाग्नि तप करता तथा सूयंके समक्ष दृष्टि कर एक पैर पर 
खड़ा होकर दिनभर तपश्चरण संलग्न रहता । अज्ञानतापूर्बंक किया गया तप 
भी किचित्‌ फल देता है । अतएव काय-क्लेशके प्रभावसे मरीचिने भरकर ब्रह्म- 
स्वरग॑में देवपर्याय प्राप्त किया । अब वह अहिसा-संस्का रसे दूर भटक गया था, 
भोगोंमें मग्न रह रहा था । वहाँसे भोग भोगकर महावी रके इस जीवने मनुष्य- 
पर्याय प्राप्त किया । 
महाबोर : जटिलूपर्याय : पतनको ओर 

महाबीरका यह जीव ब्रह्मस्वगंसे च्युत होकर अयोध्या नगरीमें कपिल 
ब्राह्मणके यहाँ जटिल नामक पुत्र हुआ | कपिलकी स्त्रीका नाम कालो था। इन 
दोनोंकी जटिलके प्रति अपूवं ममता थी। जटिलने वेद-स्मृति आदि ग्रन्थोंका 


२८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अध्ययन कर पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त किया और कुंमारावस्थामें ही संसार छोड 
संन्यास मार्ग ग्रहण किया. | जटिल आगमका विरुद्ध अर्थकर लोगोंको कुमागंकी 
शिक्षा देता और उन्हें एकान्त मागंपर चलनेके लिये प्रेरित करता | जटिलने 
संन्‍्यासी अवस्थामें अनेक प्रकारका दुद्ध र त्पश्चरण किया, पर उसकी साधना 
आध्यात्मिकतासे शुन्य थी। वह अज्ञानतापूबंक कठोर तपश्चरण करता रहा। 
आत्मा और परमात्माके परिन्नानके अभावमें उसको साधना सफल नहीं हो सकी | 
फलत: वह साधनाकी अपूर्णताके कारण भायुका अन्त करस्वर्गमें प्रथम देव हुआ | 


पुरुरवापर्यायमें अहिसाका जो बीज वपन हुआ था, वह अभीत्तक अंकुरित न 
हो सका और महावीरका वह जीव उत्थानसे पततनकी ओर गतिशील होने लगा । 
यह सत्य है कि त्याग द्वारा अजित संस्कारोंका कभी विनाश नहीं होता । यही 
कारण है कि इस जीवने भी संन्यास-मार्ग ग्रहूणकर मिथ्या तपाचरण किया, 
पर अन्तरात्मामें स्थित संस्कार कभी-कभी जोर मारते रहे । 


पुष्यमित्रपर्याप : अगतिशी लता 

महावीरका वह जीव सौधमं स्वगंसे च्यूत हो अयोध्यापुरीके सथृणागार 
नगरमें भारद्वाज नामक ब्राह्मण और उनकी पृष्पदत्ता नामक पत्नीसे पुष्यमित्र 
नामक पुत्र हुआ। पुण्योदयके कारण पुष्यमित्रका पालन-पोषण समुद्धरूपमें सम्पन्न 
हुआ। उसने संस्कारवश थोड़े ही दिनोंमें वेद-पुराण आदि ग्रन्थोंका अध्ययन 
किया | पृष्यमित्रका विवाह समारोहपुर्वक सम्पन्न हुआ । कुछ दिनोंतक वह 
सांसारिक सुख भोगता रहा । पत्नीका स्वगंचास हो जानेके कारण उसके मनमें 
विरक्ति उत्पन्त हुई। भिथ्यात्त्वके उदयसे वह “आत्म'-परिणतिका त्याग कर 
'पर“परिणतिमें प्रवुत्त हुआ। अपनी आत्माकी परमज्योतिको वह भूल गया 
फलतः उसके समस्त काय॑ अध्यात्मपोषक न होकर शरीरपोषक हो होने लगे। 
फलस्वरूप कठोर साधना करनेपर भी शारीरिक कष्टके अतिरिक्त अन्य कोई 
उपलब्धि न हो सकी । कष्टसहिष्णुताके कारण मन्‍न्द कषाय होनेसे उसने देव 
आयुका बन्ध किया और फलस्वरूप स्वगमें प्रथम देव हुआ। इस देवपरयायमें 
कमंदियसे प्राप्त संसारके सुखोंका उपभोग करता रहा। सुखसामग्रीका जितना 
आधिकय उसे उपलब्ध होता, उतनी ही उसको बेचेनी बढ़ती जाती थी । अतएब 
देवगतिके सुखोंका उपभोग करते हुए भी उसे एक क्षणके लिये भी शान्ति प्राप्त 
न हुई | मरीचिके भवसे अगतिशोलताकी जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, वह ज्योंकी 
त्यों बनी रही । अज्ञानपूर्वंक किये गये तपने जीवनमें न कोई गत्ति उत्पन्न की 
और न किसी आलोकको ही प्रादुभूंत होने दिया। विकासकी अपेक्षा ह्वास ही 
उत्पन्न होता रहा | अर्जित संस्कार अज्ञानतामें दबने लगे। 


तोर्थंकर महावोर और उनको देशना : २९ 


अग्निसह : हठयोगको साधना 

पृष्यमित्रके जीवनमें हुठयोगकी साधना आरम्भकी गयी थी, वह साधना 
आवत्तंकदशमलूव गणितके समान बढ़ रही थी | अतएव पुष्यमित्रका वह जीव 
स्वगंसे मरणकर भरत क्षेत्रमें ब्वेतिक नामके नगरमें अग्तिभूत ब्राह्मण और 
उनकी स्त्री गोत्तमीसे अग्निसह नामक पुत्र हुआ | इस पर्यायमें इसने धर्म, अर्थ 
और काम इन तीनों पुरुषार्थोका यथोचित्त सेवन किया। संन्यास संस्कार हो 
गया था, हठयोगकी साधना अभी अपूर्ण थी। फलतः वह संन्‍्यासी बना और 
उसका मधुर फल उसे स्वर्ग मिला । 

स्वर्गके दिव्य भोग-भोगकर बहू पुनः एकबार अग्निमित्र नामक परित्राजक 
हुआ और आंशिक साधनाके फलस्वरूप, उसे पुनः स्वर्ग सुख प्राप्त हुआ | इसमें 
सन्देह नहीं कि छोटा-सा अच्छा बीज भी मधुर फल उत्पन्न करता है। एक 
जन्ममें को गयो अहिसाकी आंशिक साधना भी अनेक जन्‍्मोंमें फल देती है। 
अतएव वह स्वगंसे च्युत हो, भारद्वाज नामक त्रिदण्डी साधु हुआ। मिथ्या 
श्रद्धाकों वह दूर त कर सका। देवगतिके भोगोंमें आसक्त हो गया । इस 
इन्द्रियासक्तिने उसे अनेक कुयोनियोंमें परिश्रमण कराया। पूर्वसंचित शुभ- 
कर्मेदयसे, उसे मनुष्य जन्म भी मिला । इस जन्मको सार्थक करनेके लिये परि- 
ब्राजक दीक्षा अअरहणकी और अज्ञानपुृर्वंक त्प किया। आत्मानुभवसे वह दूर 
रहा | फलत: निर्वाण या आत्मकल्याणकी दिशाकी ओर वह प्रवृत्त न हो सका। 
यह सत्य है कि विवेकपूर्वंक किया गया तप ही सिद्धिका कारण होता है | 
विजवनन्दी : नया मोड 

मगघ देश अपनी धनधान्य सम्पत्तिक लिये सदासे प्रसिद्ध रहा है । यह प्रदेश 
पवित्रता और रमणीयताकी संगमभूमि है। यहाँके कण-कणने प्राचीन कालसे 
ही जनमानसको आक्ृष्ट किया है। इस प्रदेशमें राजगृह नामक प्रसिद्ध नगर 
है, जिसमें विश्वभूति नामक राजा न्याय-तीतिपू्वंक शासन करता था। महा- 
वीरूका वह जीव स्वगंसे च्युत होकर इस राजाक यहाँ विश्वनन्दी नामक पुत्र 
हुआ । 'होनहार विरवानके होत चीकने पात' नीतिके अनुसार विश्वनन्दी शेशव 
कालसे ही भविष्णु, प्रतिभाशाली और तेजस्वी दिखलायी पड़ता था। उसको 
तेजस्विताको देखकर सभी आश्चयं चकित थे। जो भी उस बालकको देखता था, 
वह उसके स्वभाव तथा गृणोंकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहता था । समय पाकर 
विश्वनन्दी युवक हुआ | वह सभी विद्या और कलाओंमें प्रवीण हुआ और उसका , 
विवाह अनेक सुन्दरी कन्याओंके साथ सम्पन्न हुआ । विश्वनन्दीके पराक्रम और 
प्रतापसे सभी प्रजा संतुष्ट थी और सभी लोग उसके स्वभावकी पुनः पुनः प्रशंसा 


३० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


करते थे। वह सेवा, त्याग, साहित्य, कला आदिको पूर्ण आदर प्रदान करता 
था। उसका अभिमत था--“यदि जीवनमें सेवा, त्याग और संयम न रहे, तो 
जीवन निस्सार हो जाता है | यदि कला, साहित्य, काव्य और दर्शनकी सरिता 
पृथ्वीपर प्रवाहित न हो, तो पृथ्वी असुरोंका अखाड़ा बन जाये । मानवताका 
प्रचार कला, कांव्य और दक्शनके द्वारा ही होता है। जिसप्रकार शारीरिक 
स्वास्थ्यको ठीक रखनेके लिये पौष्टिक भोजनकी आवश्यकता होती है, उसी 
प्रकार आन्तरिक स्वास्थ्यको अनुकूल बनाये रखनेके लिये त्याग, सेवावृत्ति, 
का और कौशलकी आवश्यकता है ।” विश्वनन्दी अपने इस विचारके अनुसार 
सांसारिक सुखोंको भोगता हुआ भक्ति, सेवा और संयमकी ओर भी प्रवृत्त 
रहा | उसका जीवन आदर्श जीवन था | वह विषयभोगोंसे उसी तरह अलिप्त 
था, जिप्प्रकार कमलपत्र जलसे। भक्तियोग, कमंयोग और ज्ञानयोग इन तीनों- 
का समन्वय उसके जीवनमें विद्यमान था | 


विश्वभूतिके भाईका नाम विशाखभूति था और विशाखभूतिके पुत्रका नाम 
विशाखनन्दी । विश्वभूति एक दिन अपनी अट्टालिकापर वेठे हुए मेघोंकी.मुन्दर 
आक्ृतिका अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने सहसा देखा कि वह मेघाकृति वायुके 
एक झोंकेसे क्षणभरमें छिन्न-भिन्‍न हो गयी । इस दृश्यके देखनेसे उनकी अन्त- 
रात्मा प्रभावित हुई और वे सोचने लगे कि मनुष्य-जन्मकी साथंकता आध्या- 
त्मिक प्राप्तिमें है। यह भव चन्दनके काष्ठके समान है, जिसे क्षुद्र जन्तु कामोप- 
भोग--वासनाओं के कुण्डमें दग्थकर अकिचिन प्रयोजनके हेतु नष्ट कर देते हैं, 
पर जो मननशोल हैं, प्रबुद्धचेता हें; वे इस काष्ठका घषंण कर सुगन्ध प्राप्त 
करते हैं और इस गन्धसे अन्तरंग एवं बहिरंगको तुप्त कर लेते हैं। यह मनुष्य 
जन्म कितना महान्‌ है। आज भी अन्य प्राणी उसी पूर्व अवस्थामें हैं, जिसमें 
अनादिकालमें थे और उनके सभी व्यापार उतने ही सीमित हैं, जितने पूब॑ युगमें 
थे । मनुष्य ही एक ऐसा भव है, जिसमें अध्यात्म-संपत्तिका विकास संभव होता 
है | जो इस भवको प्राप्तकर संयम ग्रहण नहीं करता, अहिसाका आचरण नहीं 
करता, उसका नर-जन्म पाना साथंक नहीं है। वस्तुत्त: इस मनुष्य-जन्मको त्तप, 
ज्ञान और चारित्रकी साधना द्वारा साथंक बनाना ही जीवनका लक्ष्य है। मैंने 
अबत्तक मोह ओर कषायके उदयसे अगणित वर्ष इन सांसारिक विषयोंमें व्यतीत 
कर दिए हैं | अतएवं अब मुझे आत्मकल्याणके लिये प्रवृत्त होना चाहिये ।” 


इसप्रकार विचारकर विष्वभूतिने अपने भाई विशाखभूतिको बुलाकर 
कहा कि मैं अब संसारसे विरक्त होकर आत्मसाधनाके हेतु श्रमण-दीक्षा ग्रहण 
करना चाहता हूँ। अत्तएवं “वत्स ! तुम इस राज्यभारको ग्रहण करो ।” 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ३१ 


विशाखभूतिने अनुरोध करते हुए कहा--'प्रभो, अभी कुछ दिनतक ओर शासन 
कीजिये । आपके रहते हुए हम निरिचिल्त हैं। हमें किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं 
है। अभी आपका तारुण्य है। अतः इन सांसारिक भोगोंको छोड़कर श्रमण-दीक्षा 
ग्रहण करना उचित नहीं।” विश्वभूतिने उत्तर दिया--“बत्स, मृत्यु किसीको 
नहीं देखती । उसकी दृष्टिमें रूप-कुरूप, ज्ञानी-अज्ञानी, पण्डित-अपण्डित्त, धनी- 
निधन, युवा-वुद्ध समी समान हैं | अतः आत्म-हितसाधनके लिये जितनी जल्दी 
प्रयास किया जा सके, श्रेयष्कर है । 

जीवन ओस कणके समान अस्थिर है। संसारके भोग देखते-देखते विलीन 
होनेवाले हैं। शरीर, धरा और भोग विद्युतके समान चंचल हैं। अतः आत्मो- 
त्थानमें संलग्न होनेके लिये प्रयत्तशील होना मेरे लिये आवश्यक है” । 

इसप्रकार उत्तर प्रत्युत्तर सम्पन्न होनेके अनन्तर विद्वभूतिने अपने भाई 
विशाखभूतिका राज्याभिषेक करनेकी तैयारी की । राजगृह नगरीको पूर्णतया 
सज्जित किया गया। चारों ओर ध्वज, वन्दनवार लगाये गये | पुष्पमालाएँ प्रमुख 
मार्गोपर लटका दी गयीं। चन्दन-कुमकुमसे छिड़काव किया गया। राशोचित 
सामग्रियाँ एकत्र को गयीं। शंखध्वनि हुईं। तूय॑मेरी आदि वाद्य बज उठे । 
मंगलाचार सम्पन्न किया गया। पुरोधाओंने मंत्रपाठ किया और विद्याखभूतिको 
* राज्यके पट्टपर प्रतिष्ठित किया गया । 


प्रकृतिके अणु-अणुमें नवचेतना व्याप्त हो गयी। सहख्रदल कमल विकसित 

हो गये । पुष्पोंका सौरभ और सुषमा जनमानसको आत्मविभोर बनाने लगी । 
मोहक वसंतऋतुका साम्राज्य व्याप्त हो गया । ऐसे ही मनोरम समयमें विश्व- 
भूतिने श्रमण-दीक्षा ग्रहण की | पंच मुष्ठी लोड्चकर गुरुसे दिगम्बर मुनिके 
ब्रतोंकी याचना की और उन ब्रतोंको ग्रहणकर वे देशान्तरमें विहार कर गये । 
विशाखभूतिने अपने बड़े भाई विश्वभूतिके पुत्र विश्वनन्दीको पराक्रमशाली 
और तेजस्वी समझ युवराजके पदपर प्रतिष्ठित किया। विश्वनन्दी अपने 
कार्योमें पर्णतया सत्तक और सावधान रहता था | बहु राज-काजमें भी यथेष्ट 
सहायता प्रदान करता था । उसने अपने विलासके लिये एक सुन्दर उद्यान 
- बनवाया और उसमें आनन्दपुर्वक निवास करने रूगा। इस उद्यानमें आम, 
अशोक, अनार आदिके अगणित वृक्ष थे । उसकी सुन्दरता और मध्यमें निर्मित 
सरोवरकी रमणीयताको देखकर मनुष्योंकी तो बात ही क्या, देवोंका भी मन 
चंचल हो जाता था। सरोवरके मध्य रक्त, पीत, हरित आदि नाना वर्णंके 
कमल विकसित हो रहे थे । सरोवरके घाट सुन्दर बनाये गये थे, जिनपर 
हंस, मयूर आदिकी आकृतियाँ अंकित की गयी थीं। विभिन्‍न प्रकारकी लूताए 


३२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


और उनसे निर्मित लतामंडप अद्भुत सौन्दयंका सृजन करते थे। उद्यानकै, 
मध्यमें विश्राम करनेके हेतु मणि-माणिक्योंस खचित शिलातलू निर्मित किये 
गये थे। सभी मिलाकर वह उद्यान राजगृह नगरके सौंदयंका प्रतिमान था | 

एक दिन वाटिकाके उसी मार्गसे विशाखभूतिका पुत्र विशाखनन्दी जा रहा 
था। जब उसकी दृष्टि उस मनोरम वाटिकापर पड़ी, तो उसका मन उछलने 
लगा | वह सोचने रूगा--“यों तो मेंने अनेक बार इस वाटिकाके दर्शन किये 
हैं, किन्तु आज यह मुझे सबसे अधिक सुन्दर लग रही है। इस उद्यानकी प्राप्तिके 
अभावमें त्तो यह जीवन ही व्यर्थ है। वह शुभावसर कब प्राप्त होगा, जब में 
इसे विश्वनन्दीसे छीनकर अपना स्वत्व स्थापित कर सकूँगा ।” 


राजकायं सरल रेखाकी गतिसे नहीं चरूता। इसमें अनेक वक्रताओंका 
उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अचानक विशाखभूतिको समाचार प्राप्त हुआ कि 
कामरूपका समीपवर्ती राजा विद्रोही हो गया है। उसने कर देना बन्द कर दिया 
है और विशाखभूत्तिको आज्ञा माननेसे भी इन्कार कर रहा है। राजदूत और 
चरोंने भी आकर बतलाया कि कामरूपनरेश राजाज्ञाको नहीं मान रहा है। 
उसने राजगृहके राजदूतको वहाँसे निर्वासित कर दिया है और अपनेको 
स्वतंत्र घोषित कर दिया है | 


इस समाचारसे विशाखभूति चिन्तित हुआ ओर उसने राजसभामें अपना 
विचार सामन्‍्तोंके समक्ष रखा । अमात्य और सामन्तोंने अपने-अपने विचार 
प्रकट करते हुए कहा-“अब इस विद्रोहको शमन करनेके लिए ससेन्‍्य आक्रमण 
करना चाहिये । इस प्रकार तो सभी नरेश स्वतंत्र होते जायेंगे और राजगृहकी 
सत्ता ही समाप्त हो जायगी ।” 


सभाके इस विचारको सुनकर युवराज विश्वनन्दी कहने लगा--“तात, मेरे 
रहते हुए आपको युद्धभूमिमें जानेकी आवश्यकता नहीं है। आप मेरे बल-पौरुष 
पर विश्वास कीजिये । में थोड़ो-सी सेना लेकर ही जाऊँगा और राजविद्रोहीको 
केदकर आपके सामने उपस्थित कर दूँगा । कामरूपनरेश अभी हमारी शक्तिसे 
अपरिचित है। उसे यह नहीं मालूम कि मागधोंमें कितनी शक्ति है? हमारा 
प्रत्येक सामन्‍त कामरूपनरेशकों परास्त करनेकी क्षमता रखता है। में 
सामन्तोंके ऊपर इस दायित्वको छोड़ना नहीं चाहता। अत्तएब आप मुझे 
आदेश दीजिये। में कामरूपनरेशको बंदी बनाकर कुछ ही दिनोंमें यहाँ उपस्थित 
कर दूँगा । 

युवराज विश्वनन्दीके अत्यधिक आग्रहको देखकर विशाखभूतिने उसे भाक्र- 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना £ ३३ 


मण करनेका आदेश दिया.। रण-वाद्य बज उठे | वीर सेनिकोंने युद्धभूमिमें 
सम्मिलित होनेके हेतु तैयारियाँ आरम्भ कीं। तलवारोंकी खनखनाहट और 
कवचोंकी झनझनाहटने आकाशको पूरित कर दिया। शुभ मुह॒त्तेमें विश्वनन्दीके 
नेतृत्वमें चतुरंगिणी सेनाने प्रस्थान किया और कुछ दिनों तक निरन्तर 
प्रयाण करनेके पश्चात्‌ राजगुहवाहिनीने कामरूपकी सीमामें प्रवेश 
किया। कामरूपनरेदने भी युद्धके निमित्त अपनो सेना तैयार को और 
निश्चित समयपर दोनों ओरकी सेनाओंमें युद्ध होने रूगा | राजगृहके कुशल 
सैनिकोंके समक्ष कामरूपके सैनिक ठहर न सके | कुछ हो घण्टोंके युद्धके पश्चात्‌ 
भगदड़ मच गयी | सेना अस्त-व्यस्त हो गयो और कामरूपनरेश बंदी बना 
लिया गया। 


विश्वनन्दी उसे युद्धबन्दी बनाकर राजगृह ले आया और विशाखभूतिके 
समक्ष उपस्थित किया। सम्राट्‌ विशाखभूतिन कामरूपनरेशके समक्ष संधिको 
दर्तें प्रस्तुत कीं, जिनका पालन करनेका उसने पूर्ण वचन दिया। कामरूप- 
नरेश स्वतंत्र कर दिया गया और दण्डस्वरूप उससे पाँचसाौ हाथी एवं पाँच 
सहस्र स्वणंमुद्राएँ ले लो गयीं | 


युवराज विश्वतन्दी जब उद्यान-विहारके लिये पहुँचा, तो उसने वहाँ 
देखा कि विशाखनन्दीने उसकी अनुमत्तिके बिना उद्यानपर अधिकार कर लिया 
है । उद्यानके मध्यमें निरमित उत्तुज्ज भवनके द्वारोंपर उसने अपने पहरेदारोंको 
नियुक्त कर दिया । फलत्त: जब विश्वनन्दी महलमें प्रवेश करने छूगा, तो पहरे- 
दारोंने उसे रोका और कहा--“राजकृमार विशाखनन्दोकी आज्ञाके बिना 
आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते | अब यह भवन और वाटिका आपकी नहीं 
रही, विशाखनन्दीकी है| कुमारको आज्ञाके बिना यहाँ कोई भो नहीं आसकत्ता 
और न इस वाटिकार्मे विहार ही कर सकता है।'" 


विश्वनन्दो सोचने लगा कि इन निरोह प्रतिहारियोंसे संघर्ष करना व्यर्थ 
है। यों तो अपने चचेरे भाई विशाखनन्दीसे भी मैं झगड़ा करना नहों चाहता । 
अत्तएव पहले में उसे यहाँ बुलाकर बातें कर लेना आवश्यक समझता हूं, जिससे 
परस्परकी मिथ्या धारणा दूर हो जाये । 


अपने उक्त विचारानुसार उसने कुमार विशाखनन्दीकों बुलाकर कहा-- 
“वत्स, तुमने मेरी अनुमत्तिके बिना उद्यानपर क्यों अधिकार कर लिया है और * 
क्यों वहाँपर अपने प्रतिहारियोंको नियुक्त किया है ? में कुछ कारण समझ नहीं 
सका हूँ। यदि तुम्हें वाटिकासे प्रेम है, तो तुम्हारे लिये दूसरी वाटिकाकी 


३४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


व्यवस्था की जा सकती है। छोटी-सी बात्तोंकी लेकर पारिवारिक कलह करना 
उचित्त नहीं है। परिवारमें तभी शान्ति और एकत्ता विद्यमान रहती है, जब 

परस्परमें उदारतापूर्ण प्रेमका व्यवहार किया जाये। अतएव तुम उद्यानपरसे 

अपना अधिकार हटा लो |” 


विश्वनन्दीके इस कथनको सुनकर विशाखनन्दीने उत्तर दिया--यह उपवन 
मुझे मेरे पिताने दिया है और अब में इसका स्वामी हूँ । अतएव मैं इसे यों ही 
वापस नहीं कर सकता | यदि सामथ्यं है, तो तुम लड़कर इसे ले लो ।” 

विश्वनन्दी क्रोधाविष्ट हो विशाखनन्दीको मारनेके लिये दौड़ा। विशाखनंदी 
भयसे आतंकित हो एक उन्नत वृक्षके ऊपर चढ़ गया । कुमार विश्वनन्दौने उस 
उन्नत कपित्थ वृक्षको जड़से उखाड़कर फेंक दिया ओर उसे मारनेके लिये 
उद्यत हुआ । यह देख विशाखतन्दी वहाँसे भागा और एक पाषाण स्तम्भके पीछे 
छिपकर बैठ गया | शक्तिशाली विश्वनन्दीने अपने मुष्टिप्रहारसे उस पत्थरके 
स्तम्भको चर-चूर कर डाला | अब विशाखनन्दीको कहीं छिपकर प्राण बचानेका 
स्थान नहीं था | अतः वह पलायनवादी नीत्ति स्वीकार कर वहाँसे भागा । जब 
कुमार विश्वनन्दीने अपने अपकार करनेवालेको इसप्रकार भागते हुए देखा तो 
उसका सौहादं और करुणा जागृत हो उठी । उसने कुमा रकी रोकते हुए कहा- 
“भय मत करो । तुम मेरे भाई ही हो | मैं अब तुम्हारे ऊपर शस्त्र प्रहार नहीं 
करूँगा । तुम्हारे प्रति मेरे हृदयमें ममता है। में तुम्हें अपना उपवन देनेको 
तेयार हूँ । अब जब तुम आत्मसमपंण करनेको प्रस्तुत हो, तो मुझे उपवन देनेमें 
किसी भी प्रकारकी आपत्ति नहीं है | यदि यह काय॑ पहले ही किया गया होता, 
तो न तुम्हें कष्ट होता और न मुझे ही क्लेशका अनुभव करना पड़ता ।” 

इसप्रकार विशाखनन्दीको सांत्वना देकर विश्वनन्दीने उसे बह वाटिका 
सौंप दी । अब विश्वनन्दी संसारकी स्वार्थपरताके सम्बन्धमें सोचने लगा--- मैंने 
इस संसा रकी स्वाथंपरता देख ली | चाचाजीने मुझे कामरूपनरेशको वश करनेके 
लिये भेजा और मेरी अनुपस्थितिमें मेरी वाटिकापर विशाखनन्दीका आधिपत्य 
करा दिया। विशाखनन्दीमें न शारीरिक बल ही है और न आत्मिक बल। 
उसका मनोबल इतना कमजोर है कि वह मेरा तो क्या किसी अच्छे सैनिकका 
भी सामना नहीं कर सकता | यह संसार स्वार्थोका अखाड़ा है। इसकी 
अनित्यता और अनिदिचतत्ता सभीको कष्ट देती है। कघाय और असंयमके कारण 
अनेक गतियोंमें परिभ्रमण करना पड़ता है। यह मनुष्यजीवन आत्मोत्थानके 
लिये प्राप्त हुआ है। यदि इस ज़ीवनकों साथेंक न किया गया, तो फिर पछ्चा- 
त्ताप हो करना पड़ेगा। अतएवं इन्द्रिय और मनका नियन्त्रणकर आत्मकल्याणमें 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ३५ 


प्रवृतत होना चाहिए। जीव अनादि कालसे इस संसारमें पंचपरावत्तन करता 
चला आ रहा है| जब संयमकी प्राप्ति हो जाती है, त्भी इन परावत्त॑नोंसे छुट- 
कारा प्राप्त होता है। अत्एव अब मुझे रत्नत्रयकी आराधनामें प्रवृत्त होना है।' 


इसप्रकार विचार कर विश्वनन्दीने श्रमण-दीक्षा ग्रहण करनेका निश्चय 
किया | वह अपने चाचा विश्वभूतिके समीप पहुँचा और निवेदन करने लगा-- 
“तात ! मैंने संसारके रहस्यको ज्ञात कर लिया है और भेदविज्ञान द्वारा मुझे 
आत्मदृष्टि प्राप्त हो गयी है। आप मुझे दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण करनेकी अनुमति 
दीजिए । में अब सच्चे पुरुषार्थमें प्रवुत्त होना चाहता हूँ। मानवशरी रकी प्राप्ति 
बड़े सौभाग्यसे होती है, इसे प्राप्तकर साधना द्वारा कमंसंत्तत्तिको नष्ट कर में 
स्वत्तन्त्र होना चाहता हूँ ।” 


कुमार विश्वनन्दीके इस कथनको सुनकर विशाखभूति कहने लगा-*वत्स ! 
तुमने इस अवस्थामें ही संसारका अनुभवकर लिया ? अभी तुम्हें संसारके विषय- 
सुखोंका उपभोग करना चाहिये। जब चौथापन आरम्भ हो, तब तुम द्वीक्षा 
अहण करना । राज्यकी सारी व्यवस्था तुम्हारे ऊपर ही है। में तो सोचत्ता था 
कि तुम्हारा राज्याभिषेक कर मैं दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण करूँ | विशाखनन्दीसे तुम 
परिचित ही हो, उसमें राज्यका भार वहन करनेकी क्षमता नहीं है । न वह 
शर-वीर ही है और न राज्यशासनमें कुशल है। अतएब तुम कुछ दिनों तक 
अभी राज्यसुखका उपभोग करो |” 


विश्वनन्दी कहने लगा--'तात ! में इस संसारकी वास्तविकताकों समझ 
गया हूँ । आत्मोत्थान करनेके लिये समयकी प्रतीक्षा नहीं की जाती । अत: अब 
मुझे आप दीक्षा ग्रहण करनेकी अनुमत्ति दोजिये ।” 


जब विश्वभूत्तिनें कुमार विश्वनन्दीके त्यागभावकी गहराई देखी, तो उसे 
श्रमण-दीक्षा ग्रहण करनेकी अनुमति दे दी | फलत: विश्वनन्दीने संसारके समस्त 
परिग्रहका त्यागकर सम्भूत नामक गुरुके समीप दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण की | 
जब विशाखभूतिको विश्वनन्दीकी दीक्षाका समाचार मिला, त्तो उसके मनमें 
. बड़ा पद्चात्ताप हुआ | वह सोचने लूगा कि-- मैंने अपने पुत्रके साथ पक्षपात्तकर 
उसे विश्वनन्दीकी अनुपस्थितिमें मनोहर उद्यानका अधिपति बना दिया, जिससे 
भेरी स्वार्थंपरताक कारण विश्वनन्दीको दीक्षा ग्रहण करनी पड़ी | यदि मैंने 
यह अनुचित काय॑ नहीं किया होता, तो विश्वनन्दीको दीक्षा ग्रहण करनेका 
अवसर नहीं आता और राज्यकी व्यवस्था सुदृढ़ रहती ।” इसप्रकार पर्चात्ताप 
करनेके अनन्तर उसे भी विरक्ति हो गयी और उसने भी संयम धारण कर लिया। 


३६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मुनि बनकर विश्वनन्दीने समस्त देशोंमें विहार करते हुए घोर तपश्चरण 
किया । उसका शरीर अत्यन्त कृश हो गया | वह विभिन्न देश ओर नगरोंमें 
विचरण करता हुआ मथुरा नगरीमें पहुँचा। जब चर्याके लिये भ्रमण करने 
लगा, तो बाद्धंक्य एवं शक्तिकी क्षीणताके कारण उसके पैर डगमगा रहे थे 
अधिक दूर चलना विश्वनन्दीके लिये कठिन था | उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण 
हो चुकी थी, पर मनोबल और आत्मबल उदीप्त थे। शरीरसे तेजपुंज प्रस्फु- 
टित हो रहा था, पर मार्ग चलने में उसे कठिनाई हो रही थी | 


इधर पिताक॑ मुनि-दीक्षा ग्रहण करनेके पश्चात्‌ बल और पौरुषको हीनताके 
कारण विशाखनन्दी अपने समस्त राज्यको खो बेठा । अधीनस्थ राजा स्वतंत्र 
हो गये | विश्वनन्दीने जिस राजशक्तिका संगठन किया था, वह शक्ति कुछ ही 
वर्षोंमें छिन्न-भिन्न हो गयी । फलतः विशाखनन्दीको पड़ोसी राजाके यहाँ राज- 
दूतका काये॑ करना पड़ा | अक्षमताओंक साथ उसकी व्यसनोंकी प्रवृत्ति भी 
उत्तरोत्तर बढ़ती जातो थी। यही कारण था कि वह दिनों-दिन निर्धेन और 
दु:खी जीवन व्यत्तीत करनेके लिये बाध्य हो गया । 


जा 


संयोगवश विशाखनन्दी अपने स्वामीका दूतकाय॑ सम्पन्न करनेके हेतु 
इसी समय मथुरा नगरीमें पहुँचा | वह अपनी विषयाभिलाषा तृप्तिके लिये एक 
वेश्याके भवनमें पहुँचा । जिस समय वह उसके भवनकी छतपर बेठा हुआ था, 
उसी समय मुनि विश्वनन्दी उस वेब्याके भवनके नीचेसे चर्याके हेतु जा रहे थे। 
तत्काल प्रसूता एक गायने क्रद्ध होकर मुनिराजको धक्का देकर गिरा दिया। 
उन्हें गिरता देख क्रोधित हो विशाखनन्दी कहने लगा--“तुम्हारा जो पराक्रम 
पत्थरका खम्भा तोड़ते समय देखा गया था, वह आज कहाँ गया ? इस समय 
तो में भी तुम्हें यमराजके यहाँ पहुँचा सकता हूँ | तुमने मुझे जो अपमानित 
किया है, उसका बदला में तुमसे चुका सकता हूँ। बड़े बहादुर बने थे, आज 
एक गायके धक्केसे गिर गये ? यदि अब शक्ति है, तो मेरा सामना करो |” 


इसप्रकार मुनिकी भत्संना करते हुए विशाखनन्दीने अनेक दुवंचनोंका प्रयोग 
किया | मुनिराजका घैये टूट गया । उनके मनमें भी विकार उत्पन्न हो गया और 
कुपित होकर मन्त-ही-मन कहने लगे--“इस अपमानका तू अवश्य फल प्राप्त 
करेगा ।” 


मुनिराज विश्वनन्दी बिना चर्या किये ही वापस लोट आये ओर उन्होंने 
अपनेको असमर्थ समझ सल्लेखना ग्रहण की। काय और कषायोंको कृश करनेपर 


तीथैकर महावीर और उनकी देशना : ३७ 


भी उन्होंने निदान सहित्त मरण किया । फलत: महावीरके जीव विश्वनन्दीने 
महाशुक्र स्वगंमें देवपर्याय प्राप्त को | इधर विशाखभूतिका जीव भी तपश्चरणके 
प्रभावसे उसी स्वगंमें देव हुआ | ये दोनों हो अगणित वर्ष तक मनोनुकूल सुखों- 
का उपभोग करते रहे। विश्वनन्दीके चाचा विशाखभूतिका जीव सुरम्यदेशके 
पोदनपुर नगरमें प्रजापति महाराजकी जयावती रानीके गर्भसे विजयभूति नामका 
पुत्र हुआ | विश्वनन्दीका जीव भो वहाँसे च्यूत हो इन्हीं प्रजापति महाराजकी 
दूसरी रानी मृगावतीके गर्भसे त्रिपृष्ठ नामका पुत्र हुआ | यह शेशवसे ही शर- 
वीर और तेजस्वी था। उसके शरीरकी कांतिने चन्द्रमाकी ज्योत्सनाको भी 
पराजित कर दिया था | इसप्रकारके तेजस्वी कुभारको देखकर सभो परिजन 
और पुरजन आनन्दित थे । प्रजापतिने अपने दोनों पुत्रोंक पालन-पोषण और 
विक्षा-दीक्षाका उत्तम प्रबन्ध किया । कुमार त्रिपृष्ठ अल्पकालमें ही युद्धविद्यामें 
पारंगत हो गया । 
श्रिपृष्ठ-पर्याय : चक्रव्यूह 

विश्वनन्दीके भवमें महावीरके जीवने प्रतिशोधका निदान बाँधा था | इस 
निदानका फल उन्हें भी संसार-परिभ्रमणके रूपमें प्राप्त होना अनिवायं था | 
तपस्या आत्माकों कंचन बनाती है । वह क्लेश-कर्मोको भस्मकर शुद्ध करती है, 
पर जब इसी तपस्यामें निदानका संयोग हो जाता है, त्तो यह आत्मामें ऐसा 
मोड़ उत्पन्न करती है, जिससे लक्ष्य च्यूत होनेमें विलम्ब नहीं होता । त्रिपृष्ठकी 
वीरता ओर पुरुषार्थं साथ समस्त ऐहिक भोग उपलब्ध हुए | वह अनेक प्रकार- 
से संसारके भोगोंका सेवन करने लगा । 


इधर विशाखनन्दीका जोव पापकमंके फलस्वरूप अनेक दुग्गंतियोंमें परि- 
भ्रमण करता हुआ विजयाद्ध पव॑तकी उत्तरश्रेणीके अलकापुर नगरमें मयूरग्रीव 
नामक विद्याधर राजाकी नीलाज्जना नामक पत्नीके गर्भसे अश्वग्रीव नामका 
पुत्र उत्पन्न हुआ । अश्वग्रीव भी पृवंजन्मोंमें कभी अर्जित किये गये शुभ पुण्यो- 
दयसे विभिन्न प्रकारके सुखभोगोंको प्राप्त हुआ। अश्वग्रोव शक्तिशाली और 
पुरुषार्थी था| इसने भी अस्त्र-शस्त्रकलामें निपुणत्ता प्राप्त की । 


विजयाद्ध पव॑तकी दक्षिणश्रेणीमें रथनूपु रचक्रवाल नामक नगरमें ज्वलन- 
जटी नामका विद्याधर राजा शासन करता था। यह तीन विद्याओंका स्वामी 
था। उसने अपनी शक्तिसे दक्षिणश्रेणीके समस्त विद्याधर राजाओंको अपने 
वशमें कर लिया था । इसके बल-पौरुषके समक्ष बड़े-बड़े सामन्‍त और श्र-वीर 
नतमस्तक रहते थे। इस राजाकी पत्नोका नाम वायुवेगा था, जो द्यतिलक 


३८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


नगरके राजा विद्याधर और सुभद्रा नामक रानीकी पुत्री थी। वायुवेगा रूपमें 
रत्ति और गुणोंमें लक्ष्मी थी। एकप्रकारसे रति, लक्ष्मी ओर सरस्वत्ती इन 
तीनोंका समन्वय उसमें विद्यमान था। इस दम्पतिकी दो सन्‍्तानें हुई--अके- 
कीति नामक पुत्र और स्वयंत्रभा नामक पुत्री | 


स्वयंप्रभाके शरीरसे लावण्यकी कांति निस्सुत होती थी | उसने अपने रूपसे 
तिलोत्तमा और गुणोंसे सरस्वतीकों तिरस्कृत कर दिया था। उसमें सभी 
स्त्रियोचित सुलक्षण विद्यमान थे | बिता आभूषणोंके ही उसका अनिन्‍्ध लावण्य 
पुरुषमात्रके लिये आकषंणका विषय था। स्वयंप्रभा शने: शनैः किशो रावस्थाको 
पारकर यौवनमें प्रविष्ट हुई । पिता ज्वलनजटीके लिये कन्याको युवती देख 
विवाह करनेकी चिन्ता हुई | उसने निमितज्ञ अपने पुरोहितको बुलाकर पुछा- 
“कन्या स्वयंप्रभाका विवाह किसके साथ होगा और कब होगा ? निमित्तशास्त्रके 
पन्‍ने उलटकर पुरोहितने उत्तर दिया--“यह्‌ नारायण त्रिपृष्ठकी महादेवो 
होगी और आप भी उसके द्वारा दिये हुए विद्याधरोंके चक्रवर्तीपदको प्राप्त 
करेगे ।” 


जी 


ज्वलनजटीने पुरोहितके द्वारा पोदनपुर और पोदनपुरनरेश प्रजापति, त्रिपृष्ठ 
आदिकी जानकारी प्राप्तकर अत्यन्त विश्वस्त शास्त्रत्ष और राजभक्त इन्द्र नामक 
मंत्रोको पत्र एवं बहुमूल्य पदार्थ भेंटके निमित्त देकर पोदनपुर भेजा। इन्द्र अपने 
विद्याबलसे विमानद्वारा पोदनपुर पहुँचा | पोंदनपुरनरेश महाराज प्रजापति उस 
समय पुष्पकरण्डक नामक उद्यानमें क्रीडा कर रहे थे। वे परिजनोंसे वेष्टित हो 
सरोवरमें मज्जन, जलकेलिके अतिरिक्त विभिन्‍त लताओं और विटपोंसे पुष्पा- 
वचय करनेमें संलग्न थे | प्रकृतिको रमणीय गोंदमें विचरण करनेके कारण 
उन्हें अपूर्व सुख प्राप्त हो रहा था। इस समय प्रजापति ललित क्रीड़ाओंमें भी 
संलग्न थे। एक ओर मनोरम नृत्य हो रहा था और दूसरी ओर संगीतका 
अखाड़ा जमा हुआ था। ध्रुपद और धमारकी ध्वनि सभीको अपनी ओर आक्ृष्ट 
कर रही थी । इसी आमोद-प्रमोदके समय पुष्पकरण्डक उद्यानमें ही इन्द्र मंत्री 
पहुँचा और उसने प्रतिहारी द्वारा अपने आनेका समाचार राजा प्रजापतिके 
पास पहुँचाया। प्रजापतिने मंत्रीकों आसन देकर रथनूपुरचक्रवाल नगरके 
सम्राट्‌ ज्वलनजटीका कुशल समाचार पूछा | मंत्रीने बहुमूल्य मणि-माणिक्य 
आदिकी भेंट उपस्थित कर पत्र प्रस्तुत किया । प्रजापति पत्रकों पढ़कर अत्यन्त 
प्रसन्‍न हुआ। पन्नमें लिखा था कि संधि-विग्रहमें निपुण विद्याधरोंका स्वामी अपने 
लोकका शिखामणि, प्रजावत्सल, महाराज नमिके वंशरूपी आकाशका सूर्य 
ज्वलनजटी रथनपुर नगरसे पोदनपुरनरेश तीर्थंकर ऋषभदेवके पुत्र बाहुबलिके 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ३९ 


बंशज महाराज प्रजापतिको नतमस्तक हो प्रणाम करता है। कुशलप्रश्नके अन- 
न्तर पत्रमें लिखा था- में रथनूपु रनरेश अपनी कन्या स्वयंप्रभाका विवाह आपके 
पुत्र त्रिपष्ठेद साथ करना चाहता हूँ। हमारे वंशोंमें परम्परासे यह सम्बन्ध चला 
आ रहा है। हम दोनोंके विशुद्ध वंश सू्ं और चन्द्रमाके समान पहलेसे ही 
प्रसिद्ध हैं। अत्तएव आप मेरे इस सम्बन्धकों स्वीकार करनेकी कृपा कीजिये |” 

प्रजापति ज्वलनजटीके इस पत्रको पढ़कर प्रसन्‍नतासे विभोर हो गया और 
उसने विनम्नतापूवंक अपनी स्वीकृत्ति प्रदान करते हुए पत्र लिखा--“नमिके 
वंशको सुशोभित करनेवाले महाराज ज्वलनजटीकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। मैं 
अपने पुत्र त्रिपृष्ठेक साथ आपकी कन्या स्वयंप्रभाके विवाहकी स्वीकृत्ति प्रदान 
करता हूँ | इस विवाह-सम्बन्धसे हम दोनोंके वंझमें प्रेमभाव उत्पन्त होगा और 
चिरकालतक हमारे वंशोंमें सौहादं, सहयोग एवं पारस्परिक प्रेमभाव बने रहेंगे।' 


प्रजापतिके इस पत्रको प्राप्तकर ज्वलनजटी प्रसन्‍त हुआ और वह पोदनपुर 
चलनेकी तैयारी करने लगा | उसने अपने प्रधान सेनापति और युवराज अक- 
कीतिको सेना तैयार करनेका आदेश दिया तथा अन्य आवद्यक यात्रोपयोगी 
सामान भी तैयार होने लगे | स्वयंप्रभाको भी साथ ले जानेके लिए तैयारी को 
जाने लगी । ज्वलनजटीने पुत्र अकंकीतिको युवराजपदके साथ प्रधान सेनापत्ति- 
का पद भी दिया था। अत्तएव उसने सेना तैयारकर पोदनपुरकी ओर प्रस्थान 
किया । जब ज्वलनजटी ससेन्य पोदनपुरमें पहुँचा, तो पोदनपुरनरेशने ज्वलन- 
जटीका स्वागत किया और उसे मनोहर उद्यानमें स्थान दिया | 


शुभ ऊग्न शोधा गया और विधिपृर्वक विवाहविधि सम्पादित की गयी । 
स्वयंप्रभा और त्रिपृष्ठका विवाह उसी प्रकार सम्पन्न हुआ, जिस प्रकार ऋषभ- 
देव और सुननन्‍्दाका विवाह सम्पन्न हुआ था। दुन्दुभि वाद्य बज रहे थे। 
सौभाग्यवती स्त्रियाँ मंगलगान गा रही थीं और पुरोधा मंगलमंत्रोंका उच्चारण 
कर रहे थे । 

ज्वलनजटीने दहेजमें अन्य पदार्थोके साथ सिहवाहिनों और गरूड़वाहिनी 
विद्याएँ भी प्रदान की । विवाहोत्सव धूम-धामपुवंक सम्पन्न हुआ । ज्वलनजटी 
'और प्रजापति दोनों ही इस विवाहसे प्रसन्न थे । 

जब अश्वग्नीवको अपने गुप्तचरों द्वारा स्वयंप्रभाके विवाहका समाचार प्राप्त 
हुआ, तो उसका हृदय क्रोधाग्निसे जलने लगा। वह सोचने लगा कि "मेरे रहते 
हुए स्वयंप्रभाका विवाह त्रिपृष्ठके साथ केसे सम्पन्न किया गया है। स्वयंप्रभा जैसी 
सुन्दरी तो मुझे मिलनी चाहिये थी। ज्वलनजटीने यह मेरा अपमान किया है । 


४० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


में अपने अपमानका बदला स्वयंप्रभाको छीनकर लूँगा और युद्धभूमिमें त्रिपृष्ठ- 
का बध करूँगा । विधाताने स्वयंप्रभाको मेरे लिये बनाया है, त्रिपृष्ठके लिये 
नहीं । इस उदण्डताका फल सभीको भोगना पड़ेगा । 


अछ्वग्रीवने अपनी सेनाकों युद्धके लिये तैयार किया। तीन विद्याओंसे 
संपन्न विद्याधर राजाओंको युद्धमें सम्मिलित होनेके हेतु आमन्त्रित किया। 
अख्वग्रीवने विभिन्न प्रकारकी विद्याओं और अस्त्र-शस्त्रसे सज्जित हो आक्रमण 
किया और रथावत्त नामक पव॑ंतपर अपना सैन्य-शिविर स्थापित किया | 
त्रिपृष्ठकुमार भी अश्वग्रोवकी सेनाका आगमन सुनकर अपनी चतुरंग- 
वाहिनीके साथ वहाँ आ डटा । दोनों ओरसे व्यूहरचना होने लगी | धनुषधारी 
अपने धनुधोंको सज्जित कर रणभेरीको प्रतीक्षा करने लगे । 


चारों ओर युद्ध-वाद्य बजने लगे । सेनापत्तियोंने अपनी-अपनी सेनाको युद्ध 
करनेका आदेश दिया | बाण-वर्षा होने लगी, जिससे सूर्य आच्छादित हो गया। 
अश्ववाहिनीके सेनिक परस्परमें युद्ध करने लछंगे। त्रिपृष्ठकुमारकी सेनाकी 
वीरताके समक्ष अश्वग्रीवकी सेना ठहर न सकी और जिसप्रकार वायुके चलनेसे 
मेघ तितर-वित्तर हो जाते हैं, उसी प्रकार अश्वग्रीवकी विद्याधरसेना रण- 
भूमि छोड़कर भाग उठी । जब अद्वग्रीवने देखा कि रणक्षेत्र खाली हो रहा है, 
तो वह स्वयं हो युद्ध करनेके लिये आ डटा। उसने छलकारकर कहा--निरप- 
राधी इन सेनिकोंको मारनेसे क्या लाभ है? अपराधी तुम हो, अतएवं अब में 
तुम्हारे साथ ही युद्ध करना चाहता हूँ। तुम्हारा और मेरा युद्ध ही अन्तिम 
निर्णायक होगा ।” 

अश्वग्रीव और त्रिपृष्ठ दोनों युद्ध करने लगे। अद्वग्रीवने मायाका संचार- 
कर त्रिपृष्ठको पराजित करना चाहा, पर त्रिपृष्ठकी वी रताके समक्ष उसका वश 
न चल सका । अतएब अश्वग्नीवने लज्जित होकर त्रिपृष्ठके ऊपर कठोर चक्र 
चलाया। यह चक्र त्रिपृष्ठके पुण्यप्रतापसे प्रदक्षिणाकर शीघ्र ही उसकी दाहिनी 
भुजापर आकर स्थिर हो गया। त्रिपृष्ठने उसे लेकर क्रोधवश शत्रुपर चला 
दिया । जिससे अश्वग्रीवकी ग्रीवाके दो टुकड़े हो गये । अश्वग्नीवके धराशायी 
होते ही उसकी समस्त सेना ओर विद्याधर सामन्त भाग खड़े हुए । 


त्रिपृष्ठने अश्वग्रीवको पराजित करनेके पश्चात्‌ त्रिलण्डको जीतनेके लिये 
प्रस्थान किया और सवंत्र विजयका डंका बजाते हुए अपने स्थानपर लौट आया 
तथा त्रिलण्ड-अधिपति होकर अद्धंचक्रवर्तीका पद प्राप्त किया । 


उसने विश्वनन्दीके भवमें किये गये निदानको पुरा किया और इस निदान- 


तीथकर महावीर ओर उनकी देशना : ४१ 


जन्य अशुभकमके उदयसे त्रिपृष्ठकी प्रवृत्ति संसार-विषयोंको ओर विशेषरूपसे 
जागृत हुई | उसने अनेक विद्याधरकुमारियोंसे विवाह किया। अनेक गन्धरवे- 
कन्याएँ प्राप्त की ओर भूमिगोचरियोंके साथ वेबाहिक सम्बन्ध स्थापित किया। 
त्रिपृष्ठने विजयाद्धं पवंतपर जाकर रथनूपुर नगरके राजा ज्वलनजटीको दोनों 
श्रेणियोंका चक्रवर्ती बना दिया और निश्चिन्ततापुबंक अद्धंचक्रवर्तीपदका भोग 
करने लगा । 


शभोदयके कारण जितनी भोगसामग्री प्राप्त होती जाती थी, त्रिपृष्ठ उत्तना 
ही अशान्त बना रहता था। उसे एक क्षणके लिये भी भोंगोंसे तृप्ति न मिली । 
वह करोड़ों वर्षों तक राज्यसुख और संसारके विषय-सुखोंका भोग करता रहा। 
उसने बहुत आरम्भ और परिग्रह संचित्त किया; फलत: विषय-सुखोंकी गृद्धताके 
कारण मरकर उसने सप्तक नरकमें जन्म ग्रहण किया | 


पूव॑जन्ममें बाँधा गया निदान सफल हुआ ओर दुगगंतिका कारण बना | इस 
नरकमें त्रिपृष्ठके जीवने अगणित्त काल तक नाना प्रकारके दु:खोंको सहन किया । 
आयु पूर्ण होनेपर यह जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें गंगानदीके त्टके समीपवर्ती 
वनप्रदेशमें सिहगिरि पर्वत्तपतर सिंह हुआ | यहाँ भी इसने तीव्र पापका अर्जन 
किया, जिससे रत्नप्रभा नामक प्रथम नरकमें नारकी हुआ और वहाँ एक सागर 
तक भयंकर दुःख भोगता रहा। पश्चात्‌ वहाँसे च्यूत होकर इसी जम्बूद्दीपमें 
न्धुकूटकी पूर्व दिशामें हिमवत पर्वंतके शिखरपर देदीप्यमान बालोंसे सुशोभित 
सिंह हुआ । 
सिह॒पर्याय : पुनः उत्थानकों ओर 


सिह॒पर्याय प्राप्त करनेपर महावीरका जीव अपनी शक्ति और पुरुषार्थका 
प्रदर्शन करता हुआ हिसामें प्रवुत्त हुआ | वह निरबंछ जीवोंको मारकर खाने 
लगा और अपनी शक्ति द्वारा समस्त जीवोंको त्रस्त करने लगा | एक दिन उसने 
एक हिरणका पीछा किया और जब हिरणको उसने पकड़ लिया, तो उसे 
अपनी तीक्ष्ण दाढ़ोंसे फाड़ डाछा । जब सिंह इस प्रकार हिंसाकमंमें लगा हुआ 
था, तब आकाशमा्गंसे अजितञ्जय नामक चारण मुनि अमितगुण नामक 
मुनिराजके साथ जा रहे थे। उन्होंने आकाशमागगंस उस सिहको हिसामें रत्त 
देखा, तो वे दयासे द्रवीभूत हो आकाशमार्गसे उत्तरतर उस सिंहके पास पहुँचे 
और एक शिलातलपर बठकर जोर-जोरसे धर्मंप्रवचन करने लगे। उन्होंने 
कहा-- है भव्य मृुगराज ! तू हिसामें क्यों प्रवुत्त है ? क्या अभी भी तुम्हारी 
विषयोंसे तृप्ति नहीं हुई है ? त्रिपृष्ठके भवमें तुमने पाँचों इन्द्रियोंके श्रेष्ठ विषयों- 


४२ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा , 


का अनुभव किया है। तुमने कोमल शय्यात्तलपर अनेक रमणियोंके साथ चिर- 
काल तक विहार किया है। रसनाइन्द्रियको तृप्त करनेवाले सब रसोंसे परि- 
पूर्ण तथा अमृतरसायनके साथ स्पर्द्धा करनेवाले दिव्य भोजनका उपभोग तुमने 
किया है। उसी त्रिपुष्ठके भवमें तुमने सुगंधित धूपके अनुलेपनोंसे, मालाओंसे 
तथा अन्य सुवासित पदार्थोंसे अपनी प्राण इन्द्रियको तृप्त किया है। रस-भाव 
समन्वित सम्पन्न हुए नृत्यका तुमने पर्याप्त अवलोकन किया है | संगीतके मधुर 
झंकारकों सुनकर अगणित वर्षोत्तक तुमने आनन्द लिया है | तीन खण्डका अद्ध 
चक्रवत्तित्व प्राप्तकर ऐसा संसारका कौन-सा भोग है, जिसका तुमने उपभोग 
नहीं किया है । निरन्तर सांसारिक सुखोंकी आसक्तिके कारण सम्यग्दशन और 
पंचब्रतोंसे रहित होनेसे तुमने सप्तम नरककी आयुका बन्ध किया और वहाँ 
तेतीस सागर तक विभिन्‍न प्रकारके कष्टोंको सहा। नरकसे च्युत हो सिंह- 
पर्याय प्राप्त की और इस पर्यायके अनन्तर पुत्र: प्रथम नरककी यातना सही । 
अब पुनः यह सिहपर्याय तुम्हें प्राप्त हुई है। अतः इस पर्यायमें तुम्हें अपने 
आत्मोत्थानमें प्रवृत्त होना चाहिये । तुम यह भूल रहे हो कि पशु और नरक- 
पर्यायमें छेदन-भेदन, भूख-प्यस, शीत-आतपजन्य कितने कष्ट सहन किये हैं । 
क्रर परिणामी होकर तुम पशुओंकी हिसामें प्रवृत्त हो रहे हो | अत्तएव संसारके 
स्वरूपका विचारकर हिसाका त्याग करो |” 


“अहिसाका सम्बन्ध प्राणीके हुदयके साथ है, मस्तिष्कके साथ नहीं, तक॑- 
वित्तकंके साथ नहीं और न बंधे-बँधाये विवेकशुन्य विद्वासोंके साथ ही है। इसका 
सम्बन्ध अन्तःकरणके साथ है--भीतरकी गहरी आध्यात्मिक अनुभूतिके साथ 
है। अहिसाको भूमि जीवन है। जबतक जीवके आचार-व्यवहार अहिसामूलक 
घटित होते हैं, तभी तक जीवन हरा-भरा और विकसित रहता है ।अतएब तुम्हें 
अहिसाके वास्तविक महत्त्वको समझना है और जीवनकों गतिशील बनाना है। 
तुमने पुरुरवाके भवमें अहिसा-संस्कारका बीज अरजित्त किया था, वह बीज अनेक 
जन्मोंमें किये गये मिथ्याच रणके कारण दबत्ता गया। उसपर अज्ञानताकी त्तह पड़ती 
गयी फलत: त्रिपृष्ठभवमें नारायण होकर भी तुमने इस अहिंसाके बीजकों 
अंकुरित नहीं होने दिया । तुम पूर्वके जन्मोंमें मनुष्य हुए, देव हुए और पशु बने। 
पुरुरवाके भवमें तुमने हिंसा करना छोड़ा था, जिसके फलस्वरूप तुमने स्वगोंके 
सुख प्राप्त किये, पर त्रिपुष्ठके भवमें तुम वासनामें डूब गये, हिंसामें सन गये, 
जिसका दुःखद परिणाम यह पशु-जीवन है | सुख चाहते हो, तो हिसा-का्यंको 
छोड़ पहले किये गये संकल्पको याद करो | 

उग्र तपस्वी अजितञ्जयकी वाणीने जादूका कार्य किया । सिहकी वृत्तियाँ 


तीथंकर महाबोर और उनकी देशना : ४२ 


विगलित होने लगीं । अज्ञानताके कारण जो गुण आच्छादित थे, वे शने: शर्ने: 
उद्घाटित होने लगे | उसे अपने पु जन्मोंकी स्मृति आ गयी और विगत जन्म 
उसे दर्पंणमें पड़नेवाले प्रतिबिम्बके समान स्पष्टतः: दिखलायी पड़ने लगे। आत्मा- 
की वाणीको आत्माने समझा; आध्यात्मिकता और अहिसा-संस्का रोंने सिहके 
ज्ञाननेत्रोंकी खोल दिया । वह पू छ हिलाता हुआ योगिराजके समक्ष नतमस्तक 
हो गया। उसकी भावभंगिमासे यह प्रत्यक्ष दिखलायी पड़ रहा था कि उसे 
अपने पृव॑कृत कार्योपर पह्चात्ताप है और अब अपने उत्थानके लिये वह कृतत- 
संकल्प है। 

आचाय॑ अजितज्जयने सिहकी इस भाव-विभोर अवस्थाकों देखकर कहा-- 
“मुगराज ! घबड़ाओ नहीं । तुम्हारी आत्मा अनन्त ज्ञानवान्‌ और शक्तिशाली 
है | यदि तुम आत्म-निष्ठापृ्वंक हिंसाका त्याग कर अहिसाका आचरण करोगे, 
तो तुम्हारा उद्धार सम्भव है। विदेहस्थ तीर्थंकर श्रीधरने समवशरणमें कहा है 
कि अबसे तुम दशवें जन्ममें भरतक्षेत्रके अन्तिम त्तीर्थकर महावीर होगे । 
संयम, तप और त्याग मनुष्य तथा पशु दोनोंके लिये प्राय: समानरूपसे उपकारक 
हैं। यदि तुम अपनी वृत्तिको अहिसक बना सकते हो, तो तुम्हारे उद्धारमें 
बिलम्ब नहीं है ।' 

मुनिराज उक्त उपदेश देनेके पश्चात्‌ विहार कर गये । उस सिहने अपने 
जीवनकी आलोचना की ओर संयम ग्रहण कर लिया | उसने मांसाहारका त्याग 
कर सल्लेखना धारण की। मनुष्य और पशुओंके उपसगं एवं यातनाओंको 
समताभावसे सहा और प्राणविसर्जनकर सौधमें स्वगंमें सिहकेतु नामका देव 
हुआ | धरंका फल ऐश्वर्य होता देखकर वह धर्मंपुरुषाथ में लीन हो गया | वह 
प्रतिदिन अक्ृत्रिम चेत्यालयोंमें जाकर अहंत्प्रतिमाओंकी दिव्य पूजा-अर्चा 
करता। नन्दीदुवरादि द्वीपोंमें भावविशुद्धिके हेतु जिन-प्रतिमाओंकी पुजा एवं 
गुरुओंके उपदेशका श्रवण करता। एक दिन अजितञ्जय गुरुका उसे दर्शन 
हुआ । वह विनीत रूपमें निवेदन करने लगा--“गुरुदेव ! आपके धर्मोपदेशको 
प्राप्त कर में कृतकृत्य हो गया और अब स्वगं-सुख भोग रहा हूँ |आपके उपदेशने 
मेरे ज्ञान-चक्षुओंका उन्‍्मीलन कर दिया है। मुझे संयम और साधनामें ही सुख 
दिखलायी पड़ता है। पर यह देवगत्ति भोगयोनि है। यहाँ वीत्तरामताकी प्राप्ति 
सम्भव नहीं है । ऐसा उपाय बततलाइये, जिससे मेरा संकल्प पूरा हो सके ।'' 

गुरु--“वत्स ! इस देवगतिमें देव, गुरु और शास्त्रकी भक्ति सुखपृवंक की जा 
सकती है। सन्यग्दशंनकी उपलब्धि भी यहाँ संभव है। तुम भक्ति और श्रद्धा 
द्वारा अपने सम्यक्त्वको निर्मेलकर आत्मोत्कर्ष कर सकते हो । 


४४ : तीथैकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सिंहकेतुने कृत्रिम और अक्ृत्रिम जिनालयोंकी वंदना की और देवगतिके 
भोगोंको क्षणभंगुर समझकर अनासक्तभावसे इस गतिमें निवास किया आयुके 
अन्तमें समभावोंसे प्राणविसर्जन कर विद्याधरनरेश हुआ । 


कनकोज्ज्वलपर्याय : उदित हुए साधना-अंकुर 


धातकीखण्डद्वीपके प॒व॑ विदेहमें मंगलावतं देश है। इसके मध्यमें विज- 
याद्ध प्वत्त है । इस पर्वतकी उत्तरश्रेणीमें कनकप्रभ नामका नगर स्वर्णमंडित 
प्रासाद, प्राकार और जिनालयोंसे सुशोभित है। नगरका वेभव और उसका 
रम्यरूप पथिकोंकों दूरसे ही अपनी ओर आक्रृष्ट करता है। सरोवर, उद्यान 
और कृप नगरके सोन्दर्यवृद्धिमें गुणात्मक बुद्धि कर रहे हैं। मानव या विद्याधरों- 
की तो बात ही क्या, प्रकृति भी इसके यथार्थ नामका विज्ञापन कर रही है। 


इस नगरका अधिपत्ति विद्याधर राजा कनकपुंख था और कांचनवर्णवाली 
कनकमाला नामकी उसको पत्नी थी। इन दोनोंक यहाँ महावीरका जीव वह सिह- 
केतु देव स्वगंसे चयकर कनकोज्ज्वल नामका पुत्र हुआ | पिता कनकपुंखत्ने पुत्रो- 
त्पक्तिका समाचार अवगतकर जिनालयमें जाकर कल्याण करनेवाली पंचकल्या- 
णक पूजा की । उसने दीन-दुखियों एवं सत्पात्रोंकी यथोचित दान दिया । वार्धा- 
पन-संस्कार सम्पन्न करनेके हेतु विभिन्‍न प्रकारकी कलागोष्ठियोंकी योजना की । 
नृत्य-गान सम्पन्त हुए। पुरोधाओंने मंत्रोक्चारकर नवजात शिशुको आशीर्वाद 
प्रदान किया । शिशु द्वित्तीयाके चन्द्रमाके समान क्रमश: वृद्धिगत होने लगा और 
आठ वर्षकी अवस्थामें उसका विद्या-संस्कार सम्पन्न किया गया | कनकोज्ज्वल- 
की प्रतिभासे सभी गुरुजन आश्चर्यंचकित थे। उसने अनेक शास्त्र और कलाओं- 
में अल्प समयमें ही प्रवोणता प्राप्त कर ली। किशोर कनकोज्ज्वल अपनी 
मेघा, मनीषा और मानवोचित गृुणोंके कारण परिजन-पुरजन सभीका प्रेम 
भाजन बन गया। उसकी मधुर वाणी सुनकर सभी हर्षित होते और उसे 
प्यार करते थे । जब बड़े गुहजनोंकों भी किसी विषयमें आशंका या कठिनाई 
उपस्थित होती, तो वे इस प्रतिभामूति युवासे परामशं करते । 


जब कनको ज्ज्वलने युवावस्थाको देहलीपर पेर रखा तो माता-पिताके मनमें 
उसका पाणिग्रहण सम्पन्न कर देनेकी भावना उदित हुई। कुमारके मामाका 
नाम हु था और वह कुमारके गुणोंमें अत्यधिक अनुरक्त था.। हर्षके कनकावती 
नामकी सुन्दर कन्या थी, जो सभी गुणोंसे परिपूर्ण थी। मातुल हष॑ने अपनी 
पत्नी और मित्रोंसे स्वीकृति लेकर अपनी कन्या कनकावततीका विवाह कनको- 
ज्ज्वलके साथ सम्पन्न कर दिया | 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ४५ 


कनकोज्ज्वलके मनमें युवावस्थाजन्य वासनाओंका द्वन्द्र आरंभ हुआ |! 
कभी वह अपनी रूपवत्ती भायके गुणोंका स्मरण करता, तो कभी पुरुरवा और 
सिंहपर्यायमें किये गिये संकल्प उसे उद्ध छित करने लगते | कुमारके समक्ष 
अनेक विद्याधरकन्याओंके परिणयके प्रस्ताव उपस्थित किये गये । एवं सांसा- 
रिक विषय-भोगोंका चाकचिक्य प्रस्तुत किया गया। पर उसका मन इन सब 
विषयोंमें रम न सका ) एक दिन वह अपनी पत्नी कनकावतीके साथ क्रीड़ा करता 
हुआ महामेरु पब॑तपर जिनचेत्योंकी पुजाके लिये गया। वहाँपर ऋद्धिधारी अब- 
धिज्ञानी मुनीश्वरको देख उनकी तीन परिक्रमाएँ कीं और 'नमोःस्तु' कहकर वह 
उनके पादमृलमें बेठ गया । जो बीज एक दिन मिट्टीके अन्दर दबा पड़ा था, जल, 
पवन और प्रकाशका संयोग मिलते ही वह अंकुरित होने लगा। इस अंकुरने 
भीतर और बाहर दोनों ही ओर अपनी यात्रा आरंभ की । अन्दरकी ओर बढ़ने- 
वाले अंकुरने बीजके अनुरूप ही भीतरसे खोज और छान-बीनके साथ जीवन- 
शक्ति प्रदान की । कनकोज्ज्वलका अज्ञानतिमिर नष्ट होने लगा और भीत रके 
प्रकाशसे प्रकाशित हो उसने कहा--' प्रभो | जन्म-मरणको दूर करनेका उपाय 
बतलाइये । अगणित्त पर्यायोंमें मेने सांसारिक वेदना सही है। अब आप जैसे गुरुको 
प्राप्तकर में निर्वाण-मार्गंका उपदेश सुनना चाहता हूँ ।” 


मुनिराज--' वत्स ! अहिसा, सत्य, अचौयं, ब्रह्मचयं, अपरिग्रह, ईर्या, भाषा, 
एषणा, आदान-निक्षेपण, उत्सगं, मनगुप्ति, वचनगुप्ति एवं कायगुप्तिरूप तेरह 
प्रकारके बारित्रको वीतरागमुनि धारण करते हैं। काम, क्रोध, मोह, छोभादिको 
जीतकर संयम, तप ओर ध्यानके द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं । यह साधनामार्ग हूं 
वीत्तरागताका मार्ग है। जो आत्म-दशंन कर लेता है, उसे ही निराकुल साध- 
नाकी उपलब्धि होती है । कुमार ! अब तुम्हारा संसार निकट आ गया है । 
तुम्हारा चित्त द्रवीभूत हो गया है। अतएब इसमें धर्मंवृक्षका रोपण सरलता- 
पूर्वक किया जा सकता है ।' 


पूर्वांजित संकल्पके उदित होते ही कुमारके हृदयमें आलोक भर गया। 
उसे संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्ति हो गयी। वह सोचने लगा कि में 
अपनी आत्माको परमात्मा बना सकता हूं। मुझमें सभी शक्तियाँ निहित हैं । 
केवल पुरुषाथंकी कमी है, उसे ही मुझे जागृत करना है। वह द्वादश अनु- 
प्रेज्ञाओंका चिन्तन करने लगा,जिससे संसारकी वास्तविकता उसके नेत्रोंके समक्ष 
प्रत्यक्ष होने लगी। सिहपर्यायमें अजितण्जय द्वारा दिया गया उपदेश भी मूतिमान 
हो उठा। कुमारने अपने चित्तका संशोधनकर बाह्य और अन्‍न्तरंग परिग्रह को 
छोड़नेका संकल्प किया। उसने विषय-भोगोंको निस्सार समझा और दिग- 


४६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


म्बरदीक्षा धारण करनेका विचार किया । आत्तं और रौद्र ध्यानके हटते हो 
उसकी अशुभ लेश्याएँ दूर होने लगीं और शुक्ललेश्याके प्रभावसे ध्ध्यान 


उत्पन्न हुआ | 


दिगम्बर मुनि होकर कनकोज्जवल संयम, तप और स्वाध्यायको सिद्धिमें 
संलग्न हो गया। रागके उत्पन्न करनेवाले स्थानोंकों छोड़ वह गुफा, वन, 
पर्वतत, श्मशान एवं निर्जन स्थानोंमें विचरण करने लगा । उसकी साधनामें 
अनेक विध्न आये, पर वह विचलित लत हुआ । उपसगग और परीषहोंको सहन- 
कर निरविकल्पक चित्त हो धर्म-ध्यानमें प्रवृत्त हुआ। आयुका अन्त निकट जान 
इसने सल्लेखना ब्रत ग्रहण किया और लांत्तव नामक सप्तम स्वगमें महद्धिक 
देव हुआ । यहाँ उसे सभी प्रकारको सुख-संपत्तियाँ प्राप्त हुईं । 


“अवधिज्ञान द्वारा पूर्वमें किये गये तपश्चरणको अवगतकर वह अहंत्ृभक्ति 
गुरुभक्ति ओर शास्त्रभक्तिमें प्रवृत्त हुआ। इस स्वगंमें उसे तेरह सागरकी 
आय और पाँच हाथ उन्नत शरोर प्राप्त हुए। वह तेरह हजार वर्ष बीत॒नेपर 
एक बार कण्ठसे झरते हुए अमृत्का सेवन करता था ओर साढ़े छह महीने 
बीत जानेपर सुगंधित्त श्वांस लेता था | सम्यग्दृष्टि होनेके कारण वह शुभ ध्यान 
एवं अहँत्‌पूजामें संलग्न रहता था । नृत्य, गान और मधुर वाद्यका आनंद लेता 
हुआ भी वह जलमें भिन्‍न कमल'की तरह निलिप्त रहता था। सम्यग्द्शनके 
कारण उसे आत्मप्रकाश प्राप्त हो गया | आत्मसत्तापर विश्वास होनेसे उसे 
अपने स्वरूपकी उपलब्धि हो गयी । अतएवं वह्‌ अहंकार और ममका रके बंधनों 
से मुक्त हो आत्मबोधमें विचरण करने लगा। देवगतिके भोगोंके मध्य रहते 
हुए भी वह उन्हें भौत्तिक और पौदगलिक मान रहा था। वह सोचता था कि 
में चेतन हूँ, आत्मा हूँ, अभीतिक हूँ ओर पुदूगलसे स्वंथा भिन्‍न हूँ। में ज्ञान- 
स्वरूप हुँ और पुदूगल कभो ज्ञानस्वरूप नहीं हो सकता | आत्मा और पुद्गलमें 
स्वरूपतः भिन्‍नता है। दोनोंको एक मानना अध्यात्म-क्षेत्रमें सबसे बड़ा अज्ञान 
है ओर यहो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। यह अज्ञान और मिथ्यात्व सम्यरदर्शंन- 
मूलक सम्यग्ज्ञानसे ही दूर हो सकता है| अनन्त अत्तीत पर्यायोंमें जब पुद्गलका 
एक कण भो मेरा अपना नहीं हो सका, त्तब वत्तमान और अनागतमें यह केसे 
मेरा हो सकेगा ? यह क्र्व सत्य है कि आत्मा आत्मा है ओर पुद्गल पुदुगल है। 
आत्मा कभो पुद्गल नहीं हो सकती और पुदुगल कभी आत्मा नहीं हो सकत्ता। 


इस देवगतिमें चारों ओर नाना प्रकारके मोहक पदार्थोका जमघट है | यहाँ 
विहास ओर वंभवकी सभी सामग्रियाँ विद्यमान हैं। इस भोगयोनिमें वीत- 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ४७ 


रागताकी प्राप्ति त्तो संभव नहीं, पर उसके लिये प्रयत्न किया जा सकता है। 
आत्मामें अनन्त कालसे पुद्गलके प्रति जो ममता है, भौतिक पदार्थोंके प्रति जो 
आकषंण है, उसे तो दूर किया ही जा सकता है। अतएव मुझे तटस्थ भावसे 
शुभ भावत्ताओंका चिन्तन-मनन करना चाहिये। मैं इन विषयोंके बीच रहते 
हुए भी इनसे लिप्त नहीं होऊँगा। इस विचारधाराके प्रभावसे स्वगंसे च्यूत 
हो उसने मनुष्यपर्याय प्राप्त की । 


हरिषेण-पर्याथ : विकसित हुई साधना 


महावी रकी साधनाका व॒क्ष अब पल्‍लवित हो चुका था। अब उसमें शनैः 
शनै: कलिकाएँ मुकुलित होती हुईं दृष्टिगोचर होने लगी थीं। सिंह जेसी हिसक 
पर्यायमें अजित साधनाका संकल्प चन्दनवृक्षके समान अपनी सुगंध विकीर्ण 
करने लगा। जन्म-जन्मकी साधना सफलताके सामीप्यका लाभ करनेके लिये 


उत्तावलोी हो उठो । 


कनकोज्ज्वलका जीव लान्तवस्वगंसे च्यूत हो कौशल देशकी अयोध्या 
नगरीके राजा वज्नसेन और उनकी पत्नी शीलवतीके उदरसे हरिषेण नामका 
पुत्र हुआ | मात्ता-पिताने बड़े उत्साह और अभ्युदयके साथ पुत्र-जन्मोत्सव 
सम्पन्त किया। पूर्व जन्मके अतिशय प्रुण्यके कारण कुमार हरिषेण नग रवापतियों 
की आँखोंका तारा बन गया । जो भी उसका दर्शन करता, आनन्द-विभोर हो 
जाता और अपने भाग्यकों सराहने लगता । कुमार हरिषेणने राजनीलि-अ्थ- 
शास्त्र, कला-कौशल, धमंशास्त्र, त्तकंविद्या आदि सभी विषयोंमें दक्षता प्राप्त 
कर ली । उसका शरीर देवोंसे अधिक सुन्दर और विद्याघरोंसे अधिक मनोज्न 
था । कुमा रके चातुय॑ने सभो व्यक्तियोंको अपनी ओर आक्ृष्ट किया । 

हरिषेणके युवा होनेपर अनेक राजकन्याओंके सम्बन्ध विवाहके हेतु उप- 
स्थित्त हुए। माता-पिता और मंत्रीपरिषद्ने कई सुन्दरी कन्याओंसे उसका 
विवाह-सम्बन्ध कर दिया | वज्सेनने कुमारकों सभी प्रकार योग्य जानकर 
उसका राज्याभिषेक किया। राज्यपद प्राप्त होते ही कुमारने बड़ी 
योग्यतासे राज्यकायंका संचालन किया | उसकी न्यायप्रियता और शासन- 
व्यवस्था सभीके लिये इलाघनीय थी | कुमारकी मंत्रीपरिषद््में मनोषी विद्वानोंके 
साथ कवि और कलाकार भी सम्मिलित थे। वह अपनी दिनचर्या नियत कर 
लोकिक ओर पारमाथिक कार्योका संचालन करता था | सम्यक्त्वकी नि्ंलता- 
के लिये देवपुजन, शास्त्र-स्वाध्याय एबं श्रावकके ब्रतोंका प्रमादरहित्त पालन 
करता था। प्रत्येक अष्टमी और चतुदंशीको सभी प्रकारके पापकार्योका त्याग 


४८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


कर प्रोषधन्नतका आचरण करता था । प्रात्तः शय्यासे उठकर धर्म-बुद्धिके लिये 
सामायिक एवं स्तुत्ति-पाठ करता । भोजन करनेके पूवे सुपात्रोंकी दान देता और 
अतिथिजनोंका यथोचित सत्कार करता था । 


वह जितेन्द्रिय होकर परिमित्त रूपमें विषयोंका सेवन करता हुआ आत्म- 
सिद्धिमें प्रवृत्त था । जनसाधारणके लिये कल्याणकारी कार्योका सम्पादन करता 
हुआ प्रजाके अभ्युदय एवं विकासकेलिये निरन्तर तत्पर रहता था। उसने राज्यके 
दायित्वके निर्वाहहेतु सम्पूर्ण राज्ययी मशीनरीकों ठीक कर दिया था । क्रृषि 
और वाणिज्य-सम्बन्धी कार्योकी देखभालकेलिये विभिन्‍न अधिकारी नियुक्त 
किये | उसने लोकतांत्रिकपद्धतिपर राज्यका विकास किया था। कृषियोग्य 
वंजर भूमिका सुधार, सिचाई-व्यवस्था, बाजार-व्यवस्था आदिको उन्नत बनाया। 
यों तो कुमारके जीवनमें अनेक उत्कर्ष और अपककष प्राप्त हुए, पर उसका 
जीवन सरल रेखाकी गतिसे गमन कर रहा था। उसने आधिक स्वतंत्रता, 
अहिसक वात्तावरण एवं पारस्परिक सहयोग और सहकारित्ताकी भावना उत्पन्न 
कर प्रजाका अपार प्यार अजित कर लिया | 


इस प्रकार राज्यका संचालन करते हुए कुमार हरिषेणने अगणित वर्ष 
व्यतीत किये। एक दिन उसने आकाशमें बादलोंका एक सुन्दर दृश्य देखा । 
इस दृश्यको देखते ही वह मुग्ध हों गया और उस दृश्यका मानचित्र अंकित करने 
लगा | सहसा वायुका एक झोका आया ओर आकाझमें एकत्र मेघपटल क्षण-भरमें 
तितर-4ितर हो गया। हरिबेण सोचने लगा-- ऐसा सुन्दर दृश्य जब क्षण- 
भरमें विछीन हो सकता है, तब इस जीवनका क्या विश्वास ? मैंने अगणितत वर्षों 
तक संसारके सुलोंका उपभोग किया है, पर तृप्ति नहीं हुई ! तृष्णा और आशा- 
की जलती हुई भट्टीमें उपलब्ध होनेवाली सभी भौतिकताए' क्षण-भरसें स्वाहा 
हो जाती हैं । मैंने मानवत्ताके धरातलपर स्थित रहनेका पूरा प्रयास किया, पर 
शान्ति दूर ही रही | में सदा सोचता हूँ, जीवन क्या है ? जगत्‌ क्या है ? तथा 
उन दोनोंमें परस्पर सम्बन्ध क्या है ? बन्धन कया है ? मुक्ति क्या है ? पर समा- 
धान मुझें मिल नहीं पाता । जीवन शरीरका धर्म नहीं है, चेत्तन आत्माका धर्म 
है | जीवन पवित्रतासे जीनेके लिये है । यह पवित्रता उस आत्माका धर्म है, जो 
आत्मा बुद्ध एवं प्रबुद्ध है। जिसे अपने शुभ और अशुभका, सुन्दर एवं असुन्दरका 
तथा वांछनीय एवं अवांछनीयका सम्यक परिज्ञान है। जो अपने भले- 
बरे, भूत-भविष्यत्‌ और वत्तमानपर चिन्तन कर सकता है, वही प्रब॒द्ध 
चेत्तन है, वही जागृत आत्मा है और वही विकासोन्मुख जीव है। भौत्तिक 
सभ्यता या भौतिक जीवनम्‌ल्योंको जब मानवजीवनको तुलापर तौला जाता 


तीथंकर महावीर और उनको देशना : ४९ 


है, तो मुझे निराशा ही प्राप्त होती है। ये भोतिक सुख त्याज्य हैं । अत्त: मानव- 
जीवनमें आध्यात्मिकताको अपनाना और अपनी आध्यात्मिकशक्तिके विकासके 
लिये पूर्ण प्रयत्त करना परमावश्यक है। हमारी आत्म-ज्योति भोगवादी अविवेक- 
के घने कुहासेमें आवृत्त है, जिस प्रकार कीचड़में लिपटे हीरेकी ज्योति त्तिरोहित 
हो जाती है और वह हीरा मिट्टी जैसा प्रतीत होता है, उसी प्रकार मानव- 
जीवनके वास्तविक तथ्य और सत्य पूर्वाग्रह, अन्धविश्वास और अविवेकसे 
लिप्त हो जानेके कारण मानवताके क्षितिजसे तिरोहित हो जाते हैं। अत्तएव 
मुझे आत्मोद्धारके लिये अतृप्ति, कुण्ठा, निराशा और भोगवादी दृष्टिगोणका 
त्याग करना है। 


इस प्रकार ऊहापोह करता हुआ हरिषेण अपने उद्विग्न चित्तको शान्तिके 
लिये वन-विहारको चल दिया । 

राजाज्ञा प्राप्त होते ही अमात्य, महिषि-बर्ग, चतुरंगिणी सेना, कलाकार 
सभी उसके मनोविनोदके लिये साथ-साथ चल दिये | संसार, शरीर और भोगोंसे 
विरक्त कुमारका मन प्रकृतिके इस रमणीय रूपको देखकर भी रम न सका। 
विषयोंकी विरक्तिने उसकी चेत्तनाको उद्बुद्ध कर दिया था। अत्तएव हरिषेण 
यानसे उत्तरकर पैदल ही वनमें भ्रमण करने लगा | कुछ दूर चलनेके पश्चात्‌ 
उसे अंगपूव॑के ज्ञाता श्रुतसागर नामक मुनि दिखलायी पड़े | उसने तीन प्रदक्षि- 
णाएँ कीं और 'नमो5स्तु' कहकर मुनिराजकी वन्दना की । 

सम्यग्दर्शनके प्रकाशने उसकी अन्तरात्माकों आलोकित कर दिया था । 
विवेकोदयके कारण कषाय और विकार धूमिल हो रहे थे । परिग्रहको आसक्तिके 
त्यागने उसकी आत्मामें संयमकी ज्योति प्रज्वलित कर दी थी। अतएव उसने 
मुनिराजसे दिगम्त्रर-दीक्षा प्रदान करनेकी प्रार्थना की | मुनि बन हरिषेण एकाकी 
नदी-तट, पर्वत-गुफा एवं ब्मशानभूमिमें ध्यानासक्त रहत्ता था | वह ग्रीष्मऋतुमें 
पव॑तको चोटोपर, वर्षाऋतुमें वृक्षके नीचे और शरदऋतुमें नदीके तटपर ध्याना- 
रूढ़ रहता था| दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इन चारों आराधनाओंका सेवन 
करता हुआ आत्म-शोधममें प्रवुत्त रहता था | समाधिमरणसे प्राण त्याग करनेके 
कारण वह महाशुक्र नामक दशम स्वगंमें महद्धिक देव हुआ और वहाँसे 
चयकर मनुष्य-पर्याय प्राप्त की । 


प्रियमित्र चक्रवर्तो : साधनाने अंगड़ाई ली 
धातकीखण्ड द्वीपके पूव॑विदेहमें पुष्कलावत्तं नामक देश है । यहाँ पुण्डरी- 


५० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


किणी नामकी रम्य नगरी है। इस नगरीका नुपत्ति सुमित्र नामक राजा था। 
इसकी सुन्नता नामकी महिषी थी। इन दोनोंके वह मह॒द्धिक देव स्वगंसे चयकर 
प्रियमित्र नामक पुत्र हुआ | पिताने पुत्र-जन्मोत्सव सम्पन्न करनेके लिये अहं- 
न्तकी पूजाके साथ चार प्रकारका दान दिया और नानाप्रकारसे गीत-नृत्यादि- 
पुरवंक उत्सव सम्पन्न किया। कुमार प्रियमित्र यथानाम तथागुण था । सभी लोग 
उसे प्यार करते थे । 


पू्व॑ जन्मोंमें की गयी साधना अब अंगड़ाई ले रही थी। संकल्प इत्तना उम्र 
और उद्दीप्त हो चुका था कि अब उसे आवृत्त करनेमें सभी विकार अक्षम थे । 
अमृतकी साधना सफल हो रही थी जोर कुमार प्रियमित्रके समस्त जीवनके 
आदर्श आध्यात्मिकताकी ओर अग्रसर हो रहे थे । अनादिकालीन अजित कर्म- 
संस्कार शिथिल हो गये थे और आत्मत्तत्त्वरूप चेतन्य पूर्णतया उद्बुद्ध हो गया 
था| कषाय-विकाररूप विषके शमन होते ही रत्नत्रयकी अमृतधारा प्रवाहित 
होने लगी थी। कुमार संसारके विषयोंसे उदासीत रहता था और उसे 
संसारके सभो भौतिक पदार्थ अस्थिर एवं अहितकर प्रतीत होते थे । 


कुमारकी उदासीनतासे माता-पिताको चिन्ता हुई और उन्होंने उसे 
कुशल राजनीतिज्ञ और नेता बनानेके हेतु गुरुके समक्ष अध्ययनाथ भेज दिया । 
कुशाग्रबुद्धि कुमारने अल्पकालमें कका और विद्याओंमें प्रबीणता प्राप्त की | 


युवा होनेपर पिताने उसका राज्याभिषेक किया। पूर्व पुण्यके अतिशय 
प्रभावसे उसे चक्रवत्तित्व, अष्टसिद्धियाँ एवं नवनिधियाँ प्राप्त हुईं। प्रियमित्रने 
चक्ररत्नके प्राप्त होनेके अनन्तर षट्खण्ड पृथ्वीकी विजयके लिये प्रस्थान किया। 
वह चतुरंगिणी सेना सहित 'अमण करने लगा और विद्याधर, मण्डलेश्वर एवं 
अन्य नृपतियोंको पराजित करता हुआ बढ़ने लगा। अनेक राजा और विद्या- 
धरोंने अपनी सुन्दरी कन्याएँ उसे भेंटमें प्रदान कीं । चक्रवर्तीनें रूप-लावण्यवाली 
छानवे हजार राजकन्याओंसे विवाह किया | बत्तीस हजार मुकुटबंध राजा 
चक्रवर्तीकी आज्ञा शिरोधाये करते और उसके चरणकमलमें नमस्कार करते 
थे। चक्रवर्तीके पास चौरासी करोड़ पैदछ सेना, सोलह हजार गणदेव और 
अठा रह हजार म्लेच्छ राजा विद्यमान थे । उन्हें निम्नलिखित चौदह रत्न भो 
प्राप्त थे-- 


(१) सेनापति-सेनानायक-युद्धकला विशेषज्ञ (२) स्थपत्ति-प्रधान इंजिनीयर 
(३) स्त्रीरत्न (४) हम्यंपत्ति 
(५) पुरोहित (६) गजरत्न 


तीर्थकर महावीर और उनकी देशना : ५१ 


(७) अध्वरत्न (८) दण्डरत्न 
९.) चक्ररत्न (१०) चर्मरत्न 
४ ११) कांकिणी (१२) मणि 
(१३) छत्र (१४) असि 


चक्रवर्ती दिग्विजयके लिये प्रस्थान करते समय मार्गमें शिविर स्थापित 
करता था। सैन्य प्रस्थानके पूर्व ही सेनाके पड़ावका स्थान निश्चित हो जाता 
था | स्थपति अपनी देख-रेखमें शिविर निर्मित कराता था। शिविरके चारों 
ओर तम्ब्‌ लगाये जाते थे । मध्यमें चक्रवर्तीका तम्बू अनेक मंगलद्रव्योंसे युक्त 
रहता था। चक्रवर्तीके तम्बूको घेरे हुए सामन्तोंके तम्बू रहते थे और उसके 
पदचात्‌ बड़े-बड़े योद्धाओं एवं सामान्यसेनिकोंके। सेनिकोंके मनोरंजन एवं 
विश्रामके लिये वारांगनाओंके नृत्य होते थे। चक्रवर्ती अनेक प्रकारको ब्यूह- 
रचनामें भी पट था | असंहृतव्यूह, गौड़व्यूह, चक्रव्यूहू, दण्डव्यूह, मकरब्यूह, 
मण्डलब्यूह, भोगव्यूह, नागव्यूह अदिकी रचनासे अवगत था । 


प्रियमित्र चक्रवर्तीको रत्न, देवियाँ, नगर, शय्या, आसन, सेना, नाट्यशाला, 
वत्तंत, भोजन और वाहन--ये दश प्रका रके भोग उपलब्ध थे, | वह अवतंसिका 
माला धारण करता था । इस मालाके प्रभावसे सभी प्रकारके शारीरिक रोग 
दूर हो जाते थे। सूरयंप्रभछत्र द्वारा उसके शरीरकी कान्ति वृद्धिगत होती थी । 
अणिमा, महिमा, गरिमा, लिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व--ये आठ 
सिद्धियाँ भी उसे प्राप्त थीं। भौतिक दृष्टिसे उसे किसी बस्तुकी कमी नहीं थी । 


नवनिधियाँ उसके भोतिक ऐश्वयंको वृद्धिमें प्रयकत थीं। आधुनिक अध्ययनकी 
दृष्सि ये निधियाँ शिल्पशालाएँ (#४८४०१८७) प्रतीत होती हैं। कालनामक 


निधि--यन्त्रशालामें ग्रन्थ-मुद्रण या ग्रन्थ-लेखनका कार्य होता था। चक्रवर्तीके 
राज्यव्यवस्था-संबंधी सभी कागज-पत्र इस शिल्पशालामें सुरक्षित रहते थे । महा- 
कालनिधि शिल्पशालामें विभिन्‍न प्रकारके आयुध तेयार किये जाते थे | सर्व- 
रत्ननिधिमें शब्या, आसन एवं भवनोंके उपकरण निर्मित होते थे । यों तो सर्व॑- 
रत्ननिधिमें प्रधानखूपसे, नील, पद्मराग, मरकत्तमणि, माणिक्य, हीरक आदि 
विभिन्‍न प्रकारकी मणियोंको ख़ानसे निकालकर उन्हें सुसंस्कृत रूपमें उपस्थित 
करनेका कार्य किया जाता था। पाण्डुनिधिमें धान्यों और रसोंकी उत्पत्ति 
निष्पन्न की जाती थी | पह्लनिधिनामक व्यवसाय-केन्द्रसे रेशमी एवं सूत्ती वस्त्र 
तैयार होते थे । दिव्याभरण एवं धातु-सम्बन्धी कार्य पिगलनामक व्यवसाय- 
केन्द्रमें सम्पन्न किये जाते थे। माणवनामक उद्योगगृहसे शस्त्रोंकी प्राप्ति 
होती थी । प्रदक्षिणावत्त नामक उद्योगशालामें सुवर्ण तैयार किया जाता था। 


५२ : तोथंकर महावीर और उनकी आबचार्य-परम्परा 


शंखनामक उद्योगशालामें शंखकी सफाई कर उसे शुद्धरूपमें उपस्थित किया 
जाता था। नेसप्य॑ंनिधिमें भवन, पुल एवं अन्य उद्योगगृह निमित करनेका 
काय॑ सम्पन्न किया जाता था । इस प्रकार प्रियमित्र चक्रवर्तीके यहाँ नव प्रकारको 
उद्योगशालाएँ विद्यमान थीं। निधियोंके कार्योके वर्णनसे अवगत होता है कि 
वस्तुतः ये चक्रवर्तीकी उद्योगशालाएं ही थीं, जिनसे विभिन्न प्रका रकी भोतिक 
आवश्यकताएँ पूर्ण की जाती थीं। 


प्रियमित्र चक्रवर्ती इस बेभवको प्राप्त कर भी अनासक्त रहत्ता था। उसे अर्थ 
और काम दोनों ही पुरुषार्थ सदोष प्रतीत होते थे | धर्म पुरुषाथंकी ओर उसका 
विशेष झुकाव था। वह निरन्तर श्रावकधमंका सेवन करता हुआ मन्दिर और 
मूर्तियोंके निर्माणमें भी संलग्न रहता था। प्रतिदिन देव-पूजन करता हुआ 
मुनियोंको प्रासुक आहार देता था | वह अहनिश अशुभ वृत्तियोंका त्याग कर 
शुभ वृत्तियोंके प्राप्त करनेकी चेष्टा करता था| सुन्दर रमणियाँ, उच्च अट्टा- 
लिकाएं, छानवे करोड़ ग्राम, उद्योगशालाए' एवं गज-अश्वादि वैभव निस्सार 
प्रतीत होते थे। अनेक जन्मोंमें अजित धर्म-संस्कार उसे तीथ्थ॑करत्वंके बन्धके 
लिये प्रेरित कर रहे थे । 

एक दिन वह चक्रवर्ती पुरजन-परिजनके साथ क्षेमंकर तीर्थंकरकी वन्दनाके 
लिये चला | समवश रणमें पहुँच उसने तीन प्रदक्षिणाएँ दीं और मनुष्यके कक्षमें 
बेठ तीर्थकरकी पूजा की । तीर्थंकरकी दिव्यध्वनि हो रही थी । आयु-वेभव, 
ऐश्वयं, इन्द्रियसुख विद्युतुके समान क्षणभंगुर बताये जा रहे थे | सात्त तत्त्व 
और नव पदार्थोके स्वरूपका विवेचन किया जा रहा था | चतुंगतिके दु:खोंका 
वर्णन सुन चक्रवर्तीका उद्बुद्ध विवेक और अधिक जागृत हो गया और उसने 
संवेगसे प्रभावित हो निम्नेन्थ-दीक्षा धारण की । उसने नाता प्रकारके परीषह 
और उपसर्गोको सहा ओर आयुके अन्तमें प्राण-त्याग कर सहस्नार नामक द्वादशम 
स्वग॑में सूयंप्रभ नामका महान्‌ देव हुआ । वहाँसे चयकर मनुष्य-पर्याय प्राप्त को । 
नन्‍्दभव : सफल हुई कामना--तोर्थकरत्वका बन्ध 

प्रियमित्रके जन्ममें राजचक्रवत्तित्वको ठुकरा कर उन्हें धमंचक्रवर्ती बनना 


अभीष्ट था । अतएव महावी रका जीव सभी प्रकारसे आत्म-शोधनमें प्रवुत्त हुआ। 
उसने स्वरगंसे ज्यूत हो छत्रपुर नामक नगरके राजा नन्दिवद्धन और उनकी 
पुष्यवत्ती रानी वोरमतीके यहाँ पुत्र रूपमें जन्म ग्रहण किया । शिशु अपने रूप- 
गुणोंसे जगतको आनन्दित करनेवाला था। अतएव पिताने उसका नाम नन्‍्द 
रखा। पुत्र-जन्मोत्सव उत्साहपुवंक सम्पन्न किया गया और क्रमश: किशोर 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ५३ 


अवस्थाको प्राप्त होनेपर शस्त्र और शास्त्र विद्याके अर्जेन हेतु उसे गुरुके आश्रम- 
में प्रविष्ट कराया गया | विद्या और कलाओंमें पाण्डित्य प्राप्त करनेके पश्चात्‌ 
युवा होनेपर उसका राज्याभिषेक सम्पन्त किया गया। अपू्ब लावण्यवत्ती 
कन्याके साथ उसका विवाह भी सम्पन्न हुआ। अत्तएब वह उत्तम भोगोंको 
भोगता हुआ राज्यका संचालन करने लगा । 


पु जन्मोंमें की गई साधनाके फलस्वरूप वह अपने सम्यकत्वको उत्तरोत्तर 
निमंल बनानेके लिए प्रयत्नशील रहने लगा | संसारमें अनन्त पदार्थ हैं और वे 
दो वर्गों--जड़ एवं चेतनमें विभकत हैं । जड़ और चेततनका भेदविज्ञान करना ही 
सम्यग्दर्शनका वास्तविक उद्देश्य है। स्व' और 'पर' का, आत्मा और अनात्माका, 
चेतन्य. और जड़का जबतक भेद-विज्ञान नहीं होत्ता है, तबतक स्व' 
रूपकी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती है। स्व” रूपको उपलब्धि होते 
ही यह आत्मा कमंके बन्धनोंमें बंध नहीं सकती । जिसे आत्मबोध एवं चेतना- 
बोध हो जाता है, वही आत्मा यह निश्चयकर पाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं 
मन नहीं हूँ, यह सब कुछ भोतिक है और है पुदूगलमय । इसके विपरीत में 
चेतन हूँ, आत्मा हैँ, अभौततिक हूँ और पुद्गलसे स्वंथा भिन्न हूँ। आत्मा ज्ञान- 
रूप है और पुद्गल जड़रूप। जबत्तक आत्मा और पुद्गलमें स्वरूपतः भेदा- 
नुभूतिका अनुभव नहीं किया जाता तबत्तक अध्यात्म-क्षेत्रसे अज्ञान ओर 
मिथ्यात्व दूर नहीं हो पाते । अज्ञान और मिथ्यात्वके निराकरणका साधन 
सम्यग्दशेनमूलक सम्यग्ज्ञान है। सम्यग्द्शन और सम्यग्जानसे ही आत्मा यह 
निश्चय करती है कि पुद्गलका एक कण भी मेरा अपना नहीं है। में त्रिकाला- 
वच्छिन्न शुद्ध-बुद्धरूप हूँ । शरीरादि पुद्गलद्रव्योंकी सत्ता सदा रहेगी, पर इनके 
प्रति जो आसक्ति या ममता है, उसे दूर करना ही पुरुषार्थ है। आत्मज्ञानकी 
उपलब्धि होनेके अनन्तर अज्ञान और मिथ्यात्व सहजमें दूर हो जाते हैं । 

इस प्रकार चिन्तन करता हुआ वह श्रावकके द्वादश ब्रत पालन करनेमें 
प्रवृत्त हुआ | वह॒पव॑दिनोंमें आरम्भका त्यागकर उपवास करता | मुनियोंको 
भक्तिपूवंक आहारदान देता और चेत्यालयोंमें जिनेन्द्रदेवकी महान्‌ पूजा करता 
था। उसकी समस्त अशुभ प्रवृत्तियोंका निरोध हो चुका था और उसका मन 
विकारोंके दूर होनेसे पवित्र हो गया था | वह परिमित रूपमें सांसारिक विषय- 
भोगोंका सेवन करता था, पर उसकी आन्तरिक प्रवृत्ति उससे विलूग थी। कुछ 
समय तक राज्यकार्य संचालन करनेके अनन्तर ननन्‍्द भव्यजीवों सहित धममे 
श्रवणके हेतु श्रुतकेवली प्रोष्ठि मुनिकी वन्दनाके लिये गया। उनके चरणोंमें 
बेठकर उसने उत्तमक्षमादि दश धर्मोके स्वरूपको सुना और चिन्तन किया :-- 


५४ : तीथँंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


“यह संसार अनन्त दुःखोंकी खान है। काम, क्रोध, लोभ, मोहादि सदा इसे 
विचलित करते हैं। इन्द्रियोंके विषय अपनी ओर आक्ृष्ट करनेके लिये सदा 
प्रयत्तशील रहते हैं। अतएव मुझे इस राज्यवेभव और समस्त गुहस्थीके दायित्व- 
का त्यागकर आत्म-शोधनमें प्रवुत्त होना चाहिये । अब इन सांसारिक प्रपंचोंमें 
फँसना मू्खताके अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।' इस प्रकार विचार कर नन्‍्दने 
समस्त अंतरंग और बहिरंग परिग्रहका त्याग कर निग्नेन्थ-दीक्षा ग्रहण की | वह 
भेद-विज्ञानका चिन्तन करता हुआ आत्मालोकसे भर गया । नन्द मुनिने द्वादश 
तपोंका भली प्रकार आचरण किया, जिससे उनकी तृष्णा, लालसा आदि सभी 
कुण्ठाएँ समाप्त हो गयीं। आलोचना, प्रतिक्रमण करते हुए उसने धमंध्यान 
और शुक्लध्यानका अभ्यास आरम्भ किया। तीर्थंकर-सम्पत्तिको देनेवाली 
दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका सम्यक्चिन्तन कर धमेनेता बनानेबाली 
तोर्थंकर-प्रकृतिका बन्ध किया। लोकिक नेता बनना सहज है, सरल है, पर 
आध्यात्मिक नेताका बनना सहज साध्य नहीं है। विरले ही व्यक्ति इस पदको 
प्राप्त कर पाते हैं । 


नन्‍्दमुनिने अपने मनसे समस्त विकारोंको निकाल बाहर किया। मन, 
वचन और कमंको प्रवृत्तिको नियंत्रित किया । अहिसा, सत्य, संयम और शीलका 
आचरण ही मनुष्यको धमंनेत्ता बननेके लिये प्रेरित करता है। 


नन्दमुनिने उक्त श्रुतकेवलीके पादमूलमें स्थित होकर निम्नलिखित सोलह 
कारणभावनाओंका चिन्तन कर तीर्थंकर-प्रकृतिका अजन किया :-- 


(१) दर्शनविशुद्धि--सम्यग्दशंनके साथ लोककल्याणकी भावना दर्शन- 
विशुद्धि है। स्व” रूपकी आस्थाके हेतु जीवादि तत्त्वोंका यथार्थ श्रद्धान परमा- 
वश्यक है और इन तत्त्वोंके श्रद्धानाथं आप्र, आगम एवं गुरुका श्रद्धान अपेक्षित 
है। आठ अंग सहित और पच्चीस दोष रहित आत्म-श्रद्धाका विकास करना 
दर्शनविशुद्धि भावना है | तीर्थंकरनाम-कमंका बन्ध करानेवाले कारणोंमें दर्शन- 
विशुद्धिका रहना अनिवार्य है। 


(२) विनयसम्पन्नता--सम्यग्ज्ञानादि मोक्षमा्गं और उसके साधन गुरु 
आदिके प्रत्ति उचित आदर-सत्कार रखना विनयसम्पन्नता है। विनयके पाँच 
भेद हैं--दर्शंन, ज्ञान, चारित्र, तप और उपचार । सम्यरदर्शन निर्दोष धारण करना 
तथा सम्यग्दृष्टिजीवोंका यथासंभव सत्कार करना दर्शनविनय है। सम्यग्श्ानको 
धारण करना तथा सम्यग्ज्ञानी पुरुषोंका यथोचित्त सत्कार करना ज्ञानविनय 
है। यथाथंमें ज्ञानविनय वही है, जिससे सम्यग्ज्ञानका विकास हो सके। श्रद्धा 


तोथंकर महावीर और उनकी देशना : ५५ 


ओर भक्तिपूर्वक स्वाध्याय करना और आत्मविवेकको जागृत करना ज्ञानविनयके 
अन्तगंत है । 

यथाशक्ति रुचिपुवंक कल्याणकारी सम्यक्चारित्रकों धारण करना एवं 
सम्यवंचारित्रके धारी पुरुषोंमें पूज्य भाव रखना चारित्रविनय है! इन्द्रिय और 
मनोनिग्रहपृवंक समताभावसे क्षुधा, तृषादिका कष्ट सहनकर अनशन, ऊनो- 
दरादि तपोंमें प्रवत्त होना त्तथा साधु-तपस्वियोंके प्रति पुज्य भाव रखना त्तप- 
विनय है। अपनेसे गुणाधिक व्यक्तियोंमें भक्तिभाव रखना, शिष्टता और 
नम्नतापुवंक उनके साथ संभाषण करना, उच्चासन देना, उनकी आज्ञा 
स्वीकार करना, उपचारविनय है। विनयगुणके धारण करनेसे आत्मशक्तिका 
विकास होता है और कषायें मन्द होती हैं । 

(३) शीलब्रतानत्तिचार--अहिसा, सत्य आदि ब्रत हैं और इनके पालनेमें 
सहायक क्रोध, मान आदि कषायोंका त्याग शील है | इनका निर्दोष रीतिसे 
पालन करना शीलब्रतानतिचारभावना है। आशय यह है कि शीलक्रतोंके 
पालन करनेमें मन-वचन-कायकी निर्दोष प्रवृत्ति शीलब्रत-अनतिचार है। शील 
आत्माका स्वभाव है। इस स्वभावसे भिन्न परभावोंका निरोध करना शीलकब्रत- 
अनतिचा रभावना है। इन्द्रिय और मनकी प्रबुत्तियोंकी निरन्तर शुभ बनाये 
रखनेकी चेष्टा इस भावनाका लक्ष्य है । 

(४) अभीक्ष्णज्ञानोपयोग--जी वादि स्वत्तत्त्विषषक सम्यश्ज्ञानमें निरन्तर 
समाहित रहना अभोक्ष्णज्ञानोपयोग है। इस भावनाका आशय सप्त तत्त्वोंका 
निरन्तर अभ्यास और चिन्तन है। शानमें सदा उपयोगके रहनेस मन संयमित्त 
रहता है और विषयोंकी ओर उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है । अत्तः वह विषयोंकी 
चाहको दाहसे अछुत्ता रहता है। जेसे-जेसे ज्ञान और अनुभव वृद्धिगत होते हैं, 
वेसे-वेसे आनन्दका लाभ होता है । 

(५) अभीक्षणसंवेग--सांसारिक भोगसम्पदाए' दुःखका कारण हैं । उनसे 
निरन्तर भयभीत रहना अभीक्षणसंवेग है | संसारके विषयोंसे भयभीत रहते हुए 
धमं, धर्मात्मा और धर्मके फलमें अनुराग करना संवेगभावना है। 

(६) शक्तित: त्याग--अपनी हाक्तिको बिना छिपाये मोक्षमार्गमें उपयोगी 
आहार, अभय और ज्ञानदान देना यथाशक्ति त्याग है। 

(७) शक्तितः तप--अपनी शक्तिको बिना छिपाये अनशन, ऊनोदर, वृत्ति- 
परिसंख्यान, रसपरित्याग आदि त्तप करना यथाशक्ति तप है। सम्यक्प्रकार 
इच्छाओंका निरोध करना तप है | इस तपका यथाशक्तति आचरण करना ही 
इस भावनाका रहस्य है। 


५६ : तीथंकर महावीर और उनकी भआचारय॑-परम्परा 


(८) साधुसमाधि--तपश्चर्यामें अनुरक्त साधुओंके ऊपर आपत्ति आनेपर 
उसका निवारण करना ओर ऐसा प्रयत्न करना जिससे वे स्वस्थ रहें साधु 
समाधि है। 


(९) वेयावृत्यक रण--युणी पुरुषोंके कष्टमें पड़ने पर उनके कष्टको दूर करनेका 
प्रथतलत करना वेयावृत्यकरण है। वेयावृत्यका अर्थ सेवा करना है। जब 
रोगादिके कारण कोई प्राणी अस्वस्थ हो जाय, उस समय उसके श्रद्धानको 
अडिग बनाये रखनेके लिये वेयावुत्ति आवश्यक होती है। यह दो प्रकारसे 
संभव है--भकति और करुणासे। जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तपादि गुणोंसे उन्नत 
हैं, उसकी सेवा करना भक्तिसेवा है और गुण-दोषोंकी ओर दृष्टिपात न 
करके करुणा या दयावश् सेवा करना करुणासेवा है। 


(१०) अहुंदृभक्ति--अ रहन्त भगवान्‌की उपासना करना अहन्तभक्ित है। 
यह भक्ति ही चतुर्गंतिके दुःखोंसे टूर कर सकत्ती है और इसीके द्वारा सम्यक्त्व 
निम॑ल होता है। 

(११) आचायंभक्ति--दोक्षा-शिक्षा देनेवाले गुरुकी उपासना करना आचार्य- 
भक्ति है । 

(१२) बहुश्रुतभक्ति--द्वादशांगवाणीके ज्ञाता उपाध्याय परमेष्ठीकी भक्ति 
करना बहुश्रुत्तभक्ति है । 

(१३) प्रवचनभक्ति--परिणामोंकी निमंलत्तापु्वंक प्रवचन--जिनागममें 
अनुराग रखना प्रवचनभक्ित है । 


(१४) आवश्यकापरिहाणि--घटू आवश्यक क्रियाओंकोी यथासमय करते 
रहना आवश्यकापरिहाणि भावना है | 


(१५ मार्गप्रभावना--रत्नत्रयरूप मोक्षमार्गंको स्वयं जीवनमें उतारना 
और समयानुसार उपयोगी कार्यों द्वारा संसाधारण जनताका उसके प्रति 
आदर उत्पन्न करना मार्गंप्रभावना है । 


(१६) प्रवचनवात्सल्य--साधर्मी प्राणियोंमें निष्कपट भावसे प्रेम करता, 
यथाशक्ति आदर-सत्कार करना एवं निष्काम भावसे उनकी सहायता करना 
प्रवचनवात्सल्य भावना है । 


नन्‍्दमुनि त्तीथँंकरनामकर्मकी का रणभूत इन सोलह प्रकारकी भावनाओंका 
चिन्तन करता रहा, जिनके फलस्वरूप उसने तोथंकरनामकमंका बन्ध किया।" 


१, एदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवो तित्थयरणामागोदं कम्मं वंधदि (पट्खण्डागम) । 





तीथकर महावीर और उनकी देशना : ५७ 


उसने सोलह कारणभावनाओंको अपनी जीवनचर्यामें अनुस्यृत कर लिया और 
समभावोंसे शरीर त्याग कर अच्युत्त स्वरगके पुष्पोत्त रविमानमें बाईस सागरकी 
आयुवाले अच्युतेन्द्रका पद प्राप्त किया | यहाँसे च्यूत हो वह तीर्थंकर महावीरका 
पद प्राप्त करेगा । 


इस प्रकार महावीरके जीवने आत्मोन्‍नतिके पथमें अनेक प्रकारसे उन्नति 
और अवनतिके झकोरोंकों सहा । शारीरिक पूर्णताके साथ आध्यात्मिक उन्नति 
प्राप्त हुई | इसमें सन्देह नहीं कि तीर्थंकर बननेके लिये एक जन्मकी साधना 
नगण्य है। इसके लिये कई जन्मों तक साधना या त्तपदचर्या करनी पड़ती है। 
शिकारी पुरुरवाभीलकी पर्यायमें उन्हें अहिसा और श्रमकी जो सम्पत्ति प्राप्त 
हुई, उसीके प्रभावके फलस्वरूप धरमनेता बननेके हेतु उन्होंने तीर्थंकर प्रकृतिका 
बन्ध किया । 


उत्तरपुराणमें आचाय गुणभद्बने लिखा है-- 


संप्राप्प धर्ममाकण्यं निर्णीताप्तागमार्थकः । 
संयम संप्रपद्यासु स्वीकृत्तेकादशा ड्भूक: ॥। 
भावयित्वा भवध्वंसि तीथथंक्ृन्नामकारणम्‌ | 
बद्ध्वा तीर्थकरं नाम सहोच्चेगोश्रकमंणा" || 
धमंका स्वरूप सुनकर उसने आप्त, आगम तथा पदार्थंका निर्णय किया 
और संयम धारण कर शीघ्र ही ग्यारह अंगोंका पाठी बन गया। उसने 
तीर्थकरप्रकृतिका बंध होनेमें कारणभूत और संसारको नष्ट करनेवाली दर्शन- 
विशुद्धधादि सोलह कारणभावनाओंका चिल्तनकर उच्चगोत्रके साथ तीर्थंकर- 
प्रकृतिका बंध किया । 


१, उत्त रपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ-संस्करण, ७४ वाँ पर्व, इलोक २४४-२४५. 


५८ : तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


तृतीय परिच्छेद 


समसामयिक परिस्थितियाँ, महान्‌ विचारक एवं संप्रदाय 


ई० पूर्व ६००-७०० में भारतमें हो नहीं विदेशोंमें भी जनक्रान्ति और धमं- 
क्रान्ति हुई थी। इस युगमें राजनीत्ति, समाज और धर्मसंबन्धी मान्यताएँ 
परिवर्तित हो रही थीं। समस्त संसारके मानवका मस्तिष्क उद्विग्न था । फलतः 
धामिक अभ्युत्यानके हेतु चीनमें लाओत्से और कन्फ्यूशियस एवं यूनानमें सोक्रेटिज 
तथा प्लेटोने जनमानसको बदलनेका प्रयास किया था । प्रसिद्ध इतिहासकार 
एच० जी० वेल्सका अभिमत है कि ई० धृव॑ छठी शताब्दी संसारके इतिहासमें 
महत्त्वपूर्ण काल है। इस शताब्दीमें मनुष्यकी चेतना सर्वत्र रूढ़िवादी परम्पराओंको 
बदलनेके लिये क्रियाशील थी । प्रत्येक विचारक रूढ़ियों, बुराईयों और स्वार्थोका 
ध्वंसकर मानवताकी नयी प्रतिष्ठा करनेके लिये प्रयत्नतील था। लिखा है-- 
#पु्नां5 अंडपा एलापाए के, 0, ज०8 गरा१९९वें 0९ ्॑ पार प्रात एटा9र0९ 


«५९ -- 


4 थी प्रंडाताए, मिएट; जीलारट जाला ग्रगत5 छल्ाट वीछछीबजड 3 ग्रट्ण 
एगेता€5, एस्टाएजगटट लए जलकट एबपंपहु पए ०पॉ णी पीर धबरपत्णा 
ए काग्न्‍रइ्राए8 शाप॑ जायेल्ज७ का. जेठठत. इबटागीव्टड शत उपाए 0९ 
गरा0४ एटगरलाबयंगह वृष९्डातगाड, व. 48 ब8 गा (6 >बटट ग970 7टटॉहते 3 ४६७8० 


ए 384968८लल्‍7८८ 


इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि ई० पूर्व छठी शताब्दीमें मनुष्य-समाजमें अशांति 
और असंतोष फेला हुआ था। धर्मसिद्धान्तोंके प्रति विश्वास परिवर्तित हो रहे 
थे। राजनीति और समाजमें भी यथेष्ट परिवर्तन हो रहे थे । उस समय भारतमें 
कहीं राजतन्त्र था, तो कहीं गणतन्त्र | कुछ अंशोमें दोनोंका समन्वय भी प्राप्त 
होता था। गणराज्योंमें शासनकी बागडोर जनताके हाथमें रहतो थी अत्तः 
जनता राजाओं द्वारा शासित नहीं होती थी । बज्जी, मल्‍ल और शरसेन आदि 
गणराज्य थे। राजतन्त्रमें वंशक्रमानुगत एक राजा शासक होता था, जिसकी 
आज्ञाका पालन समस्त जनता करती थी । ऐसे राज्योंमें अवन्ति, वत्स, कोशलू 
ओर मगध प्रधान थे। ये जनपद साम्राज्य-स्थापनाके लिये आपसमें संघर्ष रत 
रहते थे। राजतन्त्र भी सबंत्र एक ही तरहका था, ऐसा नहीं कहा जा सकता 
है। मगधमें जहाँ राजा सर्वश्रेष्ठ था, वहीं सिन्धुमें राजा केवल युद्धमें नेतृत्व 
करता था और शासनकायं वृद्धजनोंकी परिषद्‌ द्वारा सम्पन्न होता था। 

वेदिक युगमें आयंसभ्यताके प्रतिनिधि निम्नोक्त नव राज्य थे :-- 

(१) गंधार-सिन्धुके दोनों ओर विस्तृत राज्य--जिसकी राजधानियां पुर्व॑में 
तक्षशिला और पश्चिममें पुष्कलावतती नामक नगरियोंमें थीं। छांदोग्य उपनिषद्‌ 
(६१४) के अनुसार विचारक उद्वालक, आरुणि, गंधारसे परिचित थे। जातक 
(संख्या २७७ एवं ४८७) के अनुसार आरुणि पितता-पृत्र दोनों त्तक्षशिलाके विद्यार्थी 
थे । यह राज्य पर्याप्त विस्तृत था । 

(२) केकय--यहांके दार्शनिक राजा अव्वपति प्रसिद्ध थे | 

(३) मद्र--आचाय॑ पत्तंजलिको यहींका निवासी माना गया है | 

(४) वशकुशोनर--मध्यदेशका उत्तरी भाग; गोपथब्राह्मण (२९) में इसे 
उदीच्च देश कहा है | 


(५) मत्स्य--राजस्थानका भरतपुर, अलवर, धोलपुरके आस-पासका प्रदेश । 
यह विद्याका प्रसिद्ध स्थान रहा है। 





१. महावी र-जयन्ती-स्मारिका, जयपुर १९७३, पु० २७, 


६० : तोर्धकर महाबोर और उनकी भाचार्य-परम्परा 


(६) कुरु | 
(७) पंचाल | 
(८) काशी--यहाँके दाशंनिक राजा अजाततत्र प्रसिद्ध थे। 

(९) कोशल | 

इन जनपदोंके अतिरिक्त मगध, अंग, आन्ध्र, पुलिन्द, पुण्ड़ और निषध 
जनपद भी प्रसिद्ध थे । 

भारतीय इतिहासके आलोडनसे अवगत्त होता है कि महाभारतके उपरान्त 
उत्तरभारतमें वेदिक क्षत्रियोंने बारह राज्योंकी स्थापना की थी:--(१) वत्स, 
(२) कुरु, (३) पांचाल, (४) श्रसेन, (५) कोसल, (६) काशी, (७) पृव॑विदेह, 
(८) मगध, (०) कलिंग, (१०) अवन्ति, (११) माहिष्मती और (१२) अछ्मक | 


इन द्वादश राज्योंमं कुरु, पांचाल, कोशल, विदेह और काशी ये पाँच प्रमुख 
राज्य थे। ये सभी राज्य उस समय वेदानुयायी आय क्षत्रियोंके थे। इनके 
अतिरिक्त अवशिष्ट राज्य श्रमणोपासक क्षत्रियोंके थे, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर 
और दक्षिणमें अवस्थित थे । 


कहा जाता है कि हस्तिनापुरमें कुर और कुरुवंशियोंका राज्य स्थित था । 
अजुनका पोत्र परीक्षित उस राज्यका अधीश्वर था। इस समय नाग और 
द्रविड़ जातियाँ अपनी दक्ति बढ़ानेमें लगी थीं तथा तक्षशिला और सिन्धुमुखकी 
पातालपुरीके नाग विशेष शक्तिशाली हो गये थे | फलत: तक्षशिलाके नागवंशी 
राजाओंने कुरु राज्यपर आक्रमण किया और इस युद्धमें परीक्षितकी मृत्यु 
हुई। परीक्षितके पुत्र जन्मेजयकों भी नागोंसे युद्ध करते हुए अपना जीवन 
व्यत्तीत करना पड़ा । जन्मेजयके पदरचात्‌ शतानीक, अश्वमेधदत्त, और अधि- 
सोमकृष्ण क्रमण: सिहासनपर आसीन हुए। अधिसोमके समयमें अयोध्यामें 
दिवाकर, मगधमें प्रसेनजित, विदेहमें जनक एवं पंजाबमें प्रबाहण जैबालका 
प्रभाव वृद्धिगत हो रहा था | अधिसोमके पुत्र निचक्षुके समयमें नागोंका आक्रमण 
विशेष प्रबल हुआ ओर हस्तिनापुर पर उनका अधिकार हो गया | इसो समयसे 
हस्तिनापु रका नाम नागपुर या हस्तिनागपुर प्रचलित हुआ । सम्भवतः यह 
घटना ई० पूर्व ८ वीं ९ वीं शताब्दीकी है। 


इस युगमें विदेहमें भी राज्य-क्रान्ति हुई और प्रजाने वहाँके कामी राजा 
कराल-जनकको समाप्त कर विदेहसे जनकोंकी राजसत्ताका अन्त कर दिया 
और वहाँ संघराज्यकी स्थापना हो गयी । उसी समय विदेहके पड़ोसमें वेशाली 
के लिच्छवियोंका संघराज्य विकसित हो रहा था। अत्तः विदेहका संघराज्य 


तीथंकर महाबीर और उनको देशना : ६१ 


भी इसीमें सम्मिल्तित हो गया और फलस्वरूप सुप्रसिद्ध वुजि या वज्जिगणकी 
स्थापना हुई । 

काशीमें उरग या नागवंशी क्षत्रियोंका राज्य स्थापित हुआ । इस वंशमें 
ब्रह्मदत्त नामका चक्रवर्ती सम्राद हुआ। काशीकी राजसत्ता बहुत बढ़ रही थी 
ओर मध्यदेशमें यह प्रमुख शासनशक्ति थी। कोशल भी इसके अधीन था 
तथा गोदावरीका तटवर्ती अश्मक राज्य भी इसीमें सम्मिलित था। कहा जाता 
है--तीर्थंकर पाइ्व॑ंनाथका जन्म इसो नागवंशमें हुआ था । ई० पु० ८बीं शत्तीमें 
मगधमें भी राज्यविप्लव हुआ और वाहद्रथोंका पतन होनेके अनन्तर काज्ञी- 
नरेश शिशुनागको मगधवालोंने आमंत्रित किया और मगधमें इस राजवंशकी 
प्रतिष्ठा हो गयी । इस प्रकार ई० पूर्व छठी शतीके लगभग महाभारतकालीन 
समस्त वैदिक राजसत्ताओंका अन्त हो गया और उनके स्थानपर नागादि विद्या- 
धर, लिच्छवि, मल्ल, मौय आदि वात्य क्षत्रियोंने राजसत्ताएँ स्थापित कीं | 

डॉ० राधाकुमुद मुकर्जीने" अगुत्तरनिकायमें आये हुए सोलह जनपदोंकी 
सूची निम्नप्रकार प्रस्तुत की है :-- 

१) अंग 

(२) मगध 
(३) कासी 
( 


) सू रसेन 
३) अस्सक (अश्मक) 
१४) अवन्ति 
१५) गंधार 
(१६) कम्बोज 


१. हिन्दू सभ्यता, हिन्दी-संस्करण, राजकमल प्रकाशन, द्वितीय संस्करण, पृ० १७६. 
२. १॥२१३, ४॥२५२, ४॥२५६, ४।२६०. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


६२ : तीथैकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इन जनपदोंमें सात जनपद प्रमुख थे :-- 


(१) कलिंग--राजधानी दंतपुर, 

(२) अस्सक--राजधाती पोत्तन, 

(३) अवन्ति--राजधानी माहिस्सति, 
(४) सौवीर--मुख्य नगर रोरुक, 
(५) विदेह--राजधानी मिथिला, 
(६) अंग--राजधानी चम्पा, 

(७) काशी--राजधानी वाराणसी । 


भगवतीसूत्रमें भी--अंग, बंग, मगह, मलूय, मालव, अच्छ, वच्छ (वत्स), 
कोच्छ, पाढ़ (पुण्ड), लाढ़ (राढ़), वज्जि, मोलि (मल्ल), काशी, कोसल, अवाह, 
संभुत्तर इन सोलह जनपदोंके नाम प्राप्त होते हैं । 

अंग--यह मगधके पूर्वमें था। इसको राजधानो चम्पा थी। आधुनिक 
विह्रके भागलपुरका चम्पानगर आज भी इसकी ध्रोहरके रूपमें सुरक्षित है । 
चम्पा उस समय भारतवषकी सबसे प्रसिद्ध नगरियोंमें थी | यह कला, संस्क्ृत्ति, 
सभ्यता और व्यापारका केन्द्र थी। इस राज्यने विशेष उन्नति की, पर शनेः शनेः 
इसकी शक्तिका ह्वास आरम्भ हुआ । मगधसे सदा संघर्ष होता रहा और अन्तमें 
मगघने इस राज्यको पराजित कर अपनेमें मिला लिया । 


सगध--मगधकी राजधानी राजगृह नगरी थी। उस समय राजगृहका 
वेभव बहुत ही प्रसिद्ध धा। मगधमें पटना और गयाके आधुनिक जिले भी 
सम्मिलित थे | प्रागबुद्धकालमें बुहद्रथ और जरासंध यहाँके प्रमुख शासक थे । 
बताया जाता है कि अंगके शासक ब्रह्मदत्त और अन्य राजाओंने मगधके 
राजाओंको परास्त किया था, पर अंतमें मगधकी ही जीत हुई । 


काशी--इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा और असी नदियोंके 
संगमपर बसी थी। यह नगरी बारह योजन विस्तृत बतलायी गयी है। 'महा- 
बग्ग'में काशी देशका विस्तृत वर्णन आया है। वैभव, शिल्प, बुद्धि एवं ज्ञातके 
लिये यह राज्य प्रसिद्ध रहा है। कोशलराज्यके साथ इसका विशेष संघष रहा 
है । काशीराज्यकी शक्ति इस संघषंके कारण दितानुदिन क्षीण होत्ती गयी 
और अंत्तमें इसका पत्तन हो गया । 


कोशल--उत्त रप्रदेशके मध्यमें उत्तरी ओर कोशल राज्य स्थित था । 
इसको राजधानी श्रावस्ती थी | अयोध्याका महत्त्व उस समय त्तक घट गया था 


तीथंकर महावोर और उनकी देशना : ६३ 


और श्रावस्तोका महत्त्व बढ़ता जा रहा था। काशीक साथ इसका संघर्ष बहुत 
दिनों तक चला और अंतर्में काशीके अस्तित्वको समाप्त कर कोशल-राजाओं ने 
अपने साम्राज्यका विस्तार किया | श्रावस्ती नगरीका व्यापारकी दृष्टिसे बड़ा 
महत्त्व था | शाक्योंकी राजधानी कपिलवस्तु इसी कोशल राज्यके अंतगंत थी । 
व॒ुज्जि--यह आठ राज्योंका एक संघ था। जिसमें लिच्छवी, विदेह, और 
जञातृक (नाथवंश) विशेष महत्त्वपूर्ण थे। थे सभी उत्तर-बिहारमें थे। महावीर 
और बुद्धके समय तक वृज्जिसंघ विद्यमान था। पाणिनि और कौटिल्यने भी 
वृज्जियोंके उल्लेख किये हैं| यहाँ गणतांत्रिक शासनपद्धति थी और इस संघकी 
राजधानी वेशाली थी । उन दिनों वेशाली संस्कृति और सभ्यत्ताका प्रधान केन्द्र 
थी। वुज्जिशासनमें प्रत्येक ग्रामका प्रमुख राजा कहलाता था । राज्यक सामूहिक 
कार्यका विचार एक परिषद्द्वारा होता था, जिसके वे सभी सदस्य होते थे । 


मल्ल--वृज्जियोंके पड़ोसी मल्‍ल थे और उनका भी गणराज्य था। ये लोग 
वृज्जिके पश्चिम और कोशलके पूर्वमें थे। पावा और कुशीनगर इस राज्यके 
प्रमुख नगर थे । मल्ल दो भागोंमें विभक्त थे। एक भाग कुशीनगरमें रहता था 
और दूसरा पावामें | महाभारतमें मल्लके दोनों राज्योंका उल्लेख है । 

चेदि--आधुनिक बुन्देलखण्डके अन्तर्गत यह राज्य था ओर इसकी राजधानी 
शक्तिमती थी | शिशुपाल यहींका राजा था । 


वत्स--काशीके पर्चिममें यह जनपद स्थित था। पुराणोंके अनुसार राजा 
विचक्षुने यमुना नदीके तटपर अपने राजवंशकी स्थापना हस्तिनापुरके राज्य- 
पतनके अनन्तर को थी। इसकी राजवानो कौशा!म्बी थी। यह व्यापारिक मार्गंपर 
स्थित था, इसलिये इसका विशेष महत्त्व था। अवन्तिके साथ इसका निरंतर 
संघर्ष चलता रहता था। 


कुरु--दिलली और मेरठके समीपवर्ती प्रदेशमें यह राज्य स्थित था और 
इसकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी | एक जातकके अनुसार इस राज्यमें तीनसो संघ 
थे | उत्तराध्ययनसू त्रमें यहाँके इक्ष्बाकु नामक राजाका उल्लेख आया है। जातक- 
कथाओंमें सुतसोम, कौरव और धनञ्जय यहाँके राजा माने गये हैं । प्रारम्भमें 
यहाँ राजतन्त्र था, त्तदनन्तर यहाँ गणतन्त्रकी स्थापना हुई | यह धर्म ओर शील- 
प्रधान जनपद था । 


पांचाल--कुरु ओर पांचाल मिलकर सम्भवतः एक राष्ट्र गिना जाता था । 
अतः कुरु राष्ट्रकी राजधानी कभी इन्द्रप्रस्थ, कभी काम्पिल्यनगर और कभी उत्तर 


६४ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परस्परा 


पांचालनगरमें अवस्थित रहती थी। पांचाल देश कोशछ और वत्सके पदिचमः 
तथा चेदिके उत्तर था । कुरु इसके पछ्चिम और ब्रजभूमिके उत्तर था । ये दोनों 
प्राचीन जनपद थे, पर इनका महत्त्व घट रहा था। पांचाछ जनपदकी दो शाखाएँ 
थीं :--उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी पांचालकी राजधानी अहिच्छत्र ओर 
दक्षिणी पांचालकी काम्पिल्य थी। आरम्भमें यहाँ राजतन्त्र था, परन्तु बादमें 
यहाँ गणतन्‍्त्रको स्थापना हुई । 

मत्स्य--भाधुनिक अलवर, जयपुर और भरतपुर राज्योंकी भूमिपर यह 
स्थित था । इसकी राजधानी विराटनगरी थो। मत्स्य पहले तो चेदियोंके अधीन 
था, पर कुछ समय बाद मगधके अधीन हो गया । 

शरसेन-कुरुके दक्षिण और चेदिके पर्चिमोत्तर यमुनाके दाहिने शूरसेनों- 
का राज्य था। इस जनपदकी मथुरा राजधानी थी। पहले यहाँ गणतन्त्र था, 
बादमें यहाँ राजतन्त्र हुआ । 

अद्सक--यह राज्य गोदाव रीके तटपर स्थित था। इसको राजधानी पाटेली 
(पोतन) थी। इस राज्यके राजा इश्ष्वाकुवंशके थे। इनका अवन्तीके साथ निरन्तर 
संघर्ष चलता रहता था । शर्नः शनैः यह राज्य अवन्तीके अधीन हो गया । 

अवन्ती--आधुनिक मालवा प्रान्त ही प्राचीन अवन्तीका राज्य है। उत्तरी 
अवन्तीकी राजधानी उज्जयिनी और दक्षिणी अवन्तीकी राजधानी माहिष्मती 
थी | प्राचीनकालमें यहाँ हैहय वंशका शासन था | 

गास्धार--यह आधुतिक अफगानिस्तानका पूर्वी भाग था। यह पश्चिमी 
पंजाब और काश्मीर तक विस्तृत था। इसकी राजधानी त्तक्षशिला थी। 
अवन्ती और गान्धारके बीच कई बार युद्ध हुए थे | मगधराज बिम्बसारका भी 
इस राज्यके साथ मित्रत्ताका सम्बन्ध था। तक्षशिलामें एक प्रसिद्ध विश्वविद्या- 
लय था, जिसके कारण गान्धार विख्यात था । 

कम्बोज--गा।न्धार काइमी रके उत्तर आधुनिक पामीरका पठार तथा उसके 
पश्चिम वरखशॉम प्रदेश, कम्बोज महाजनपद कहलाता था। हाटक या राजपुर 
इस राज्यकी राजधानी थी । 

इन सोलह जनपदोंके अति रिक्त भी उस समय भारतवषंमें कई छोटे-छोटे 
राष्ट्र थे । गान्धार-कुरु तथा मत्स्थके बीच केकय, मद्रक, त्रिगतं, यौधिय आदि 
तथा उनके पश्चिम और दक्षिण-पश्चिममें सिन्धु, शिवि, अम्बष्ठ, सौवीर आदि 
राष्ट्र थे । सोलह महाजनपदोंमेंसे गान्धार-कम्बोजका युगल तो एक ओर था; 
किन्तु अवशिष्ट सात युगलके प्रदेश लगातार एक दूसरेसे लगे हुए थे। इनकी 
पूर्वी सीमा अंग और कलिंग तथा दक्षिणी सीमा अह्मक थी । इस युगके भारतके 


तीर्थंथर महावीर और उनकी देशना : ६५ 


अन्तर्गत केन्द्रीयकरणकी भावनाक स्थानपर विकंन्द्रीयकरणकी भावना 
विशेष रूपसे विद्यमान थी। भारत कई छोटे-छोटे राज्योंमें विभक्त था और 
कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह भारतभूमिमें स्थित्त अन्य 
राज्योंको अपने अधिकारमें करके एक शक्तिशाली केन्द्रीय राज्यकी स्थापना 
करनेमें सफल होता । सोलह महाजनपदोंकी यह व्यवस्था भी अधिक दिनों तक 
ते रह सकी; क्योंकि कई जनपद दूसरे जनपदोंको निगलकर अपना कलेबर 
बढ़ानेमें संलग्न थे | 


अंग और मगधमें संघं चलता रहा ।इसी प्रकार काशी और कोशल भी 
संघर्ष रत रहे । संक्षेपमें यह कहा जा सकता है कि ईस्वीपूब छठी शताब्दीमें 
समस्त उत्तर भारतके राज्योंमें आधिपत्यके लिये जो संघर्ष चल रहा था, उसमें 
मुख्यरूपसे कोशल, वत्स, अवन्ती और मगधके शासकगण सक्रिय रूपसे भाग 
ले रहे थे । सभी अपने-अपने अस्तित्वको सुदृढ़ बनानेमें लगे हुए थे और अपने- 
अपने राज्यके नेतृत्वमें एक संगठित साम्राज्यकी स्थापना करना चाहते थे। 
बिम्बसा र, प्रसेनजित, चण्डप्रद्योत एवं वत्सराज उदयन प्रबल शासक थे और 
अपने-अपने क्षेत्रोंके विस्तारमें संलग्न थे। इस लम्बे संघर्षसे ही भारतवपषंमें 
इतिहासका एक नया अध्याय आरम्भ होता है. जिसमें मगध और बेशालीका 
उत्कर्ष-अपकषं दिखलाई पड़ता है। तीर्थंकर महावीरके जन्मके समय देशकी 
राजनीतिक स्थित्ति विश्वंखलित-सी हो रही थी | राजतन्त्र और गणत्तन्त्र दोनों 
ही समानान्तर रूपमें विकसित हो रहे थे । पर राजतन्त्रका अस्तित्व शनैः शने: 
सुदृढ़ होता जा रहा था ओर यह गणततन्त्र-व्यवस्थाको ध्वस्त करना चाहता था । 


बोद्ध-साहित्यमें दस गणराज्योंका उल्लेख प्राप्त होता है । इनमें कपिलवस्तुके 
शाक्य और वेशालीके लिच्छवि प्रधान थे। शाक्य गणराज्य जनतन्त्रात्मक 
पद्धतिपर शासित होता था । शासनकी बागडोर जनताके हाथोंमें थी और राज- 
सत्ता अस्सी हजार कुलोन परिवारोंके हाथोंमें थी। राजाका निर्वाचन होता था 
और निर्वाचनके पश्चात्‌ राजा राष्ट्रपतिके रूपमें कार्य करता था। राज्य-संचा- 
लनके लिये एक परिषद्‌का निर्माण किया जाता था, जो परामशंदातृपरिषद्के 
रूपमें कार्य करती थी । कोई कार्य इस परिषद्की सम्मतिके बिना नहीं होता 
था। राज्यका प्रत्येक नागरिक राष्ट्रका सेवक माना जाता था। परिषद्को 
संथागार कहा जाता था| ललितविस्त रमें शाक्य-राज्यके सदस्योंकी संख्या पाँच 
सौ बतलायी गयो है | 


बेशालीमें लिच्छवि-गण राज्य स्थापित था, जिसके सदस्पोंकी संख्या सात 


६६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


हजार सात सो सात थी | प्रतिनिधिसभाको संथागार कहा जाता था । यह राज्यको 
व्यवस्थापिका सभा होती थी । 


लिचछवि, विदेह और अन्य छः राज्योंको मिलाकर एक संघ बना हुआ 
था, जिसे वज्जिसंध कहते थे । वज्जिसंघकी शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी निम्न- 
लिखित विशेषताएँ थीं :--- 


१. वज्जिसंधको अनेक सभाए थीं, जिनके अधिवेशन प्राय: हुआ करते थे । 
२. वज्जिसंघके लोग परस्पर मिलकर राजकीय-कार्योकी सम्हालते थे, एक 
होकर बेठक करते और अपनी तथा संघकी उद्नत्तिके लिये प्रयास करते | 


३. ये अपने संघके परम्परागत नियमों और व्यवहारोंके पालनेमें सावधान 
रहते थे और संघद्वारा प्रतिपादित एवं विहित व्यवस्थाका अनुसरण करते थे। 


४. इनका शासन वृद्धोंके हाथोंमें था, जिनका ये लोग आदर करते थे और 
जिनकी बातोंको ध्यानपुवंक सुनते-समझते थे । 


कुशीनारा और पावामें मल्लोंका गणतन्त्र स्थापित था । इसमें आठ प्रमुख 
व्यक्ति रहते थे और शासनका समस्त काय॑ संथागार द्वारा किये गये निर्णयोंके 
आधारपर सम्पादित होता था। 


इस प्रकार तीर्थंकर महावीरके समयमें देशकी शासन-व्यवस्था एक ओर 
गणराज्योंकी लछोकतन्त्रात्मक पद्धतिपर आधारित थी और दूसरी ओर राजत्तन्त्र- 
व्यवस्था स्वतन्त्ररूपसे विकसित हो रही थी । गणतन्त्रोंमें पारस्परिक ईर्ष्या- 
हेष एवं दलबन्दियाँ विद्यमान थीं। 


आथिक स्थिति : 


तीर्थंकर महावीरके समयमें भारतमें अर्थ-संकट नहीं था । उस समयका 
भारत आजसे कहीं अधिक सम्पन्न ओर सुखी दृष्टिगोचर होता है। तत्कालीन 
जैन और बौद्ध साहित्यमें आथिक समझ्धिके पर्याप्त चित्रण प्राप्त होते हैं । 


पाणिनिकी अष्टराध्यायी, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थोंमें उस्तत आथिक 
जीवन-सम्बन्धी सामग्री प्राप्त होती है। जनपदोंमें समृद्ध होतेवाले विभिन्न शिल्प 
या देशोंके लिये जानपदीयवृत्ति (४१४२) शब्द उपलब्ध होता है । कुछ व्यक्ति 
वेतनसे भी आजीविका उपाज॑न करते थे ओर कुछ शासनमें काये करते थे। 
सरकारी श्रेणीमें कायं करनेवाले अध्यक्ष और युक्त कहलाते थे । शस्त्रोपजोवी 
व्यक्तियोंका भी निर्देश प्राप्त होता है। भूत्ति या पारिश्रमिक लेकर काम करने- 


तोथंकर महाथोर और उनको देशना : ६७ 


वाले कमंकार मजदूरोंका भी अस्तित्व विद्यमान था | कर्मकारोंको पारिश्रमिक 
नगद और सामग्रीके रूपमें भी दिया जाता था| 


क्रय-विक्रयसे सूचित व्यापार और दुकानदारीका उल्लेख आया है | इससे 
यह भी निष्कर्ष निकलता है कि उस युगमें व्याजपर ऋण लेनेकी प्रथा भी 
विद्यमान थी । ऋण जिस मासमें देय होता था, उसके आधारपर ऋणका नाम 
पड़ता था। अष्टाध्यायीमें अगहन या मागंशीषंमें देय ऋणको आग्रहायणिक 
और संवत्सरके अन्तमें देय ऋणको सांवत्सरिक कहा गया है। 


कृषि-सम्बन्धी शब्दावलींमें 'हल' या उसका पर्याय 'सीर' शब्द प्रचलित थे । 
जुताई और बोआईकी विधियोंका भी उल्लेख आभाया है। फसलोंका नामकरण 
उस महीनेके नामसे होता था, जिसमें वे बोयी जाती थीं। खेलोंके नाम उनमें 
बोये जानेवाले धान्योंके नामसे रखे जाते थे। ब्रीहि, शालि, जौ, साठी, तिल, 
उड़द, अलसी एवं सन आदि धान्य बोये जाते थे। अनाज भरनेवाले थैलेका 
नाम गोणी और ढरकीका प्रवाणि नाम आये हैं। कुम्हार, चमंकार, रंगसाज 
ओर सती तथा रेशमी वस्त्र बुननेवाले बुनकर भी उस समय समाजमें विद्यमान 
थे। 


महाभा रत्के अध्ययनसे भी उस समयकी आर्थिक समृद्धिका परिज्ञान प्राप्त 
होता है। नागरिक और ग्रामीण दोनों प्रकारके जीवनका परिचय प्राप्त होता 
है । घर मिट॒टी, इंट, पत्थर और लकड़ीसे बनाये जाते थे। मकानोंके बीचमें 
सड़क एवं गलियाँ रहती थीं। भवन ओर प्रासाद कई मंजिलोंके बनाये जाते 
थे। ग्रामोंके बाहर मंदिर ७एवं चेत्य बनवानेकी प्रथा थी | कृषिके सम्बन्धमें 
विशेष उन्नति हुई थी । बीज, भूमिके भेद एवं मिट॒टीके गुणोंका परिचय ज्ञात 
था। सिंचाईकी व्यवस्था भी विद्यमान थी। बाढ़युकत क्षेत्र केदार कहलाते 
थे | कपास, जौ, गेहूँ, चावल, मूँग, तिल, उड़द, गन्ना एवं शाक आदि पर्याप्त 
मात्रामें उत्पन्न होते थे | ग्राम्य पशुओंमें गाय, भेंस, भेड़, बकरी, अश्व, गज 
आदिकी गणना की जाती थी । गो-पालन, दुग्धोत्पत्ति, घृत-निर्माण एवं विभिन्‍न 
प्रका रके मिष्टान्न-निर्माण भी प्रचलित थे। सुनार, लुहार, रंगरेज, तेली, धोबी, 
दर्जी, तन्तुवाय, कुम्हार, चमंकार आदि विभिन्‍न प्रकारके पेशे करनेवाले व्यक्ति 
विद्यमान थे । 

नगद लेन-देन और वस्तुओंकी अदला-बदलो दोनों ही प्रकारको प्रथाएँ 
प्रचलित थीं । राज्य व्यापारियोंसे परामर्श करके आयात-निर्यात, भड़सालूकी 
अवधि, मालको माँग एवं उसको उपलब्धिके आधारपर वस्तुओंका मूल्य 
निर्धारित करता था। व्यापारियोंके सामूहिक गठन विद्यमान थे, जो क्रय- 


६८ : तीथंकर महाथीर और उनकी आबचार्य-परम्परा 


विक्रय और उसके व्यवहारोंका नियम निर्धारण करते थे | व्यापारमार्गं बन- 
कान्तार, जलोय-प्रदेश और अरण्योंमें होते हुए जाते थे । माल पशु ओर गाष्डियों- 
पर ढ़ोया जाता था। नदीका यातायात नावोंसे होता था, जिसका तपंण्य दूरीं 
और स्थानोय दरके हिसाबसे तय किया जाता था। समुद्री यातायातके लिये 
दर निश्चित नहीं था। नौसंचार-सम्बन्धी असावधानीके कारण होनेवाली 
क्षतिको पूर्ति नौ या प्रवहणके स्वामीको करनी पड़ती थी । इस अध्ययनसे ऐसा 
भी ज्ञात्त होता है कि उस समय बीमेका भी प्रबन्ध प्रचलित था| 


निर्यात वाणिज्यका नियमन राज्यकी ओरसे होता था। जिस मालमें 
राजाका एकाधिकार था या जिसका निर्गमम वर्जित था, उसका निर्यात करने- 
वाले व्यापारीकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाती थी । प्राच्य देशमें हाथी, काझ्मो रमें 
केसर, रेशम एवं ऊनी वस्त्र, पश्चिमो देशोंमें अदव, दक्षिणमें रत्न एवं भोती 
आदिका निर्यात सीमित था | 


वाणिज्यपर शुल्क भो लिया ज्ञाता था। क्रय-विक्रयके भाव माल लाने, ले 
जानेको दूरी, मुख्य ओर गोण मूल्य एवं मार्गमें शंकास्थलोंका विचार कर 
शुल्काध्यक्ष शुल्कोंकी दर निश्चित करते थे। राज्यकी ओ रसे नदियोंपर उतराईके 
घाटोंका भी प्रबन्ध था। यहाँ शुल्ककी दर निश्चित थी। महावीरके समयमें 
स्वणं, रजत एवं ताम्रकी मुद्राएं भी प्रचलित थीं। पण, अद्धपण, पादपण, 
अष्टभागपण, रौप्यमाषक, धरण आदि सिक्‍तके प्रचलित थे। स्वणं और रजत्तके 
निष्कोंका भी व्यवहार होता था । इस प्रकार महावी रके समयका भारत आर्थिक 
दृष्टिसे पूर्ण समृद्ध था । अन्न और वस्त्रकी कमी उस समय किसीके समक्ष नहीं 
थी। ग्राम और नगर अपनी-अपनी आवध्यकताओंकी पूतिके लिये समर्थ थे | 
कृषिसे अन्न, करघेसे वस्त्र, शिल्पियोंस विलास-सामग्री एवं पशुओंसे दुग्ध और 
वाहनके काय॑ सम्पन्न किये जाते थे। देशका व्यापार मिश्र, यूनान, चीन, फारस 
एवं सिहुल तक व्याप्त था | आमोद-प्रमोदकी सामग्रियोंका भी बाहुलय था | कूप, 
वापी, स्मानागार, सभागृह, नाट्यशाला आदिकी भी कमी नहीं थी । 


सामाजिक स्थिति : * 


महावी रके समयका समाज वेदिककालीन समाजकी अपेक्षा टूट रहा था । 
समाजमें शिक्षाका प्रचार तो अवद्य था, पर उसकी सीमाएँ निश्चित थीं । स्त्री 
और शाद्दोंको वेदाध्ययनके अधिकारसे वंचित किया गया था | ऋग्वेदकालमें 
जिस जातिप्रथाका प्रचार हुआ वह सूत्रकालमें आकर अधिक सुदृढ़ हो गयी! 
ऋग्वेदमें अन्तर्जातीय विवाहका निषेध केवल भाई-बहन या पिता-पुत्रीके व्य- 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ६९ 


भिचारके विरोधमें ही था। शत्तपथ-ब्राह्मणमें विवाह-सम्बन्धी यह प्रतिषेघ 
रक्त-सम्बन्धकी तृतीय या चतुर्थ पीढ़ी तक समाविष्ट हो गया । ब्राह्मण एवं 
क्षत्रिय अपनेसे हीन वर्णकी कन्‍्याके साथ विवाह कर सकते थे । जाति-पाँति 
व्यवस्था दिनोदिन संकी्ण होती जा रही थी । ब्राह्मणका प्रभुत्व पर्याप्त विकसित्त 
हो गया था। क्षत्रिय भूमिके स्वामी माने जाते थे। वेश्योंका कार्य कृषि एवं 
वाणिज्य द्वारा धनाज॑न करना था तथा शुद्र सेवा द्वारा ही अपना उदर-पोषण 
करते थे । समाजके संचालनका दायित्व उच्च वर्गके व्यक्तियोंके हाथमें था और 
वे चाहें जेसे भी समाजपर अत्याचार और अनाचार कर सकते थे । 


उस समय वैदिक और श्रमण दोनों हो सामाजिक संगठनमें भाग ले रहे 
थे। आर्थिक विषमताएँ भी उत्पन्न होने लगी थीं, जिनके फलस्वरूप विभिन्न 
वर्णंके व्यक्ति अपने वर्णके विरुद्ध कायं करने लगे थे । नाग, द्रविड़ आदि जातियाँ 
वैदिक क्षत्रिय-राजसत्ताओंका सामना करने लगी थीं । 


शनैः दानै: पुरानी राजसत्ताओंके स्थानपर ब्रात्य एवं क्षात्र-बन्धुओंकी 
राजसत्ताएँ स्थापित होने लगी थीं। ब्राह्मण-परम्पराकी अनुश्नुतियोंमें लिच्छवि, 
मल्ल, मोरीय आदि जातियोंको ब्रात्य बताया गया है। शिशुनागवंशको भी 
क्षत्रिय नहीं, अपितु क्षात्र-बन्धु कहा गया है। 'ब्रात्य/ शब्द अथवंबेदमें भी आया 
है। यह श्रमण-परम्परासे सम्बन्धित है | यह शब्द अर्वाचीन कालमें आचार 
और संस्कारोंसे हीन मानवोंके लिये व्यवह्ृत होता रहा है। आचाय॑ हेमचन्द्रने 
अपने अभिधानचिन्तामणि कोश 'में-- व्रात्य: संस्का रवजित: । ब्रते साधु: कालो 
ब्रात्य: | तत्र भवो ब्रात्य: प्रायक्चित्ताहं:, संस्कारो5त्र उपनयनं तेन वजित्त:"” 
लिखा है। 


मनुस्मृत्तिमें बताया है--क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण योग्य अब्रस्था प्राप्त 
करनेपर भी असंस्क्ृत हैं | क्योंकि वे ब्रात्य हैं और वे आरयों द्वारा गहंणीय हैं । 
ब्राह्मण-संतत्ति, उपनयन आदि ब्रत्तोंसे रहित होनेके कारण ब्रात्य शब्द द्वारा 
निदिष्ट किया जाता है' । इस प्रकार अर्वाचीन उल्लेखोंमें ब्रात्यका अर्थ आचार- 
हीन बतलाया गया है, पर प्राचीन ग्रन्धोंमें ब्रात्यका अर्थ विद्वत्तम, महाधिकारी, 
पुण्यशील और विश्वसम्मान्य व्यक्तिके अर्थमें आया है। अथवंवेदमें लिखा है-- 


१. अभिधानचिन्तामणिकोष, २।५१८. 
२. द्विजातय: सवर्णासु, जनयन्त्यव्रत्तास्तु तान्‌। 
तानू सावित्री-परिभ्रप्टान्‌ बाह्यानिति विनिदिशेत्‌ ।। 
-मनुस्मृति १०२० 


७० : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आधायं-परम्परा 


कड्चिद्‌ विद्तत्तमं महाधिकार पृण्यशील विश्वसंमान्यम । 
ब्राह्मणविशिष्ट॑ ब्रात्यमनुरुक््यवचनमित्ति मन्तव्यम्‌"॥। 


ब्रात्यकाण्डकी भूमिकामें आचाय सायणने लिखा है--“उपनयन आदिसे 
हीन मानव ब्रात्य कहलाता है। ऐसे मानवको वेदिक कृत्योंके लिये अनधिकारी 
ओर सामान्यतः पतित माना जाता है। परन्तु कोई ब्रात्य ऐसा हो, जो विद्वान 
और तपस्वी हो, ब्राह्मण भले ही उससे द्वेष करें, पर वह सर्वपृज्य होगा और 
देवाधिदेव परमात्माके तुल्य होगा ।” 

उपयुंक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि अथवंवेदका व्रात्यकाण्ड किसी बराह्मणेत्तर 
परम्परासे सम्बद्ध है। यह परम्परा श्रमणोंकी हो सकती है। ब्रात्य शब्दका 
मूल ब्रत है। ब्रतका अर्थ धामिक संकल्प और संकल्पोंमें जो साधु है, कुशल 
है, वह ब्रात्य है। डाँ० हेवरने ब्रात्य शब्दका विश्लेषण करते हुए लिखा है-- 
“ब्वात्यका अर्थ ब्रत्तोंमें दीक्षित है। अर्थात्‌ जिसने आत्मानुशासनकी दृष्टिसे 
स्वेच्छापूर्वक ब्रत स्वीकार किये हैं, वह ब्रात्य है? ।' 

अतएव स्पष्ट है कि ब्रतोंकी परम्परा श्रमण-संस्कृतिकी मौलिक देन है। 
वेद, ब्राह्मण और आरण्यक साहित्यमें कहीं भी व्रत्तोंका उल्लेख नहीं है | डॉ० 
कीथ, मेकडॉनल आदिने भी ब्रतोंमें दीक्षित व्यक्तियोंको ब्रात्य कहा है। इस 
प्रकार प्राचीन कालमें ब्रात्य शब्दका प्रयोग श्रमण-संस्क्ृतिके अनुयाय्रियोंके 
लिये प्रयुक्त होता था। डॉ० ज्योतिप्रसादजीने प्रो०ण जयचन्द्र विद्यालंकार 
का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है-- क्षात्रबन्धु शब्दका प्रयोग हीनताका 
भाव सूचित करनेके लिये किया गया है । क्योंकि बे ब्रात्य लोगोंके क्षत्रिय थे 
और ब्रात्य वे आयंजातियाँ थीं, जो मध्यदेशके पूर्व या उत्तर-पश्चिममें रहती 
थीं। वे मध्यदेशके कुलीन ब्राह्मण-क्षत्रियोंके आचारका अनुसरण नहीं करती 
थीं। उनकी शिक्षा-दीक्षाकी भाषा प्राकृत थी और वेश-भूषा आर्योकी दृष्टिसे 
परिष्कृत न थी । वे मध्यदेशके ब्राह्मणोंके संस्कार न करते थे और ब्राह्मणोंके 
बजाय अरहन्तोंको मानते थे त्तथा चेतियों (चेत्यों) की पुजा करते थे।” 


वस्तुतः महावी रके पूर्व सामाजिक क्रान्ति परिलक्षित होने लगी थी और 
१, अथर्वंबेद १५।१।१॥१. 
२. वही, १५१११॥१. 


७. है. ४०४४३ 5 ग्राधंबटते वा एक्षा्राब5, जिलाएरट ऋयवाजब5 गाटबा5$ 3 फुटा807 





जी0 985 ए०]॥ध्गए४  2०९८९०८८९ पद छठी ढ0वंट 0( ए0छ३ 0 पिंड 
०चथग शूतंग्रापने वेटाए/ंग्रल्‍---8५ [07 सिक्का, 
४. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, भारतीय ज्ञानपोठ काशी, प्रथम संस्करण, पु० ३९. 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ७१ 


वेदिक आययोंकी शुद्ध संतत्ति समाप्त हो रही थी। रक्तमिश्रण, सांस्कृतिक आदान- 
प्रदान एवं धर्म-परिवरत्तनादिके कारण नवीन भारतीय जातियाँ उदयमें आ रही 
थीं। आय॑ और द्रविड़ोंमें भी रक्त-मिश्रण हो रहा था और परस्पर जातीय 
भेद-भाव टूटता जा रहा था। व्यवसायकमंके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
ओर शूद्र इन चार वर्णो्में समल्‍्त भारतीय समाज विभकक्‍त हो रहा था। क्षात्र- 
धर्मं पालन करनेवाले आयं--ब्रात्य, नाग और द्रविड सभी क्षत्रिय कहलाते थे | 
इतना होनेपर भी वेदिक संस्कार इतने सुदृढ़ और सुगठित थे कि उनमें सामान्य- 
तया कोई परिवतंन दिखलायी नहीं पड़ता था | वेदानुयायी ब्राह्मण “अहंवश' 
अपनेको सर्वश्रेष्ठ, पवित्र और क्रियाकाण्डका अधिकारी मानत्ता था। बेदिक 
धर्मं और मान्यताएँ इतनी जटिल और आडम्बरपूर्ण हो गयी थीं कि उनकी 
लोकग्राह्मता समाप्तिपर थी। वर्णाश्रमधर्म समाजपर छाया हुआ था । यद्यपि 
इसके विरोधमें क्रान्तिकी ध्वनि गूंज रही थी, पर इस प्रथाके विरोधमें खड़े 
होनेकी क्षमता किसी व्यक्तिविशेषमें अवशिष्ट नहीं थी । 


धामिक स्थिति : 


ई० पु० ६०० के आस-पास भारतको धामिक स्थिति भी बहुत हो अस्थिर 
ओर श्रान्त थो। एक ओर यज्ञीय कमंकाण्ड और दूसरी ओर कत्तपय विचारक 
अपने सिद्धान्तोंकी स्थापना द्वारा जनताको संदेश दे रहे थे । चारों ओर हिंसा, 
असत्य, शोषण, अनाचर एवं नारीके प्रति किये जानेवाले जोर-जुल्म अपना 
नग्न ताण्डव प्रस्तुत कर रहे थे। धर्मके नामपर मानव अपनी विक्ृतियोंका 
दास बना हुआ था । वेयक्तिक स्वातंत्र्य समाप्त हो चुका था ओर मानवके अधिकार 
तानाशाहों द्वारा समाप्त किये जा रहे थे | मानवता कराह रही थी और उसकी 
गरिमा खण्डित हो चुकी थी | धर्म राजनीतिका एक भोंथा हथियार मात्र रह 
गया था। भय और आतंकके कारण जनता धामिक क्रियाकाण्डका पालन 
करती थी, पर श्रद्धा और आस्था उसके हुदयमें अवशिष्ट नहीं थी । स्वार्थे- 
लोलुप घमंगुरु और धर्माचायं धर्मके ठेकेदार बन बेठे थे। मानवकी अन्त- 
इचेत्तना मूछित हो रही थी और दासताको वृत्ति दिनों-दिन बढ़ती जाती थी । 

दिग्श्रान्त मानवका मन भटक रहा था और कहीं भी उसे ज्ञानका आलोक 
प्राप्त नहीं हो रहा था। नारीकी सामाजिक स्थिति भयावह थी। उसका 
अपहरण किया जा रहा था । कोई उसे बेड़ियोंमें जकड़ता और कोई उसे तल- 
घरोंमें बन्द करता था। फलतः नारोका नारीत्व ही नहीं अपितु समस्त मानव- 
समाज अन्धकारमें भटक रहा था और सभीकी दृष्टि उद्धारके हेतु किसी महा- 
शक्तिकी प्रत्तीक्षामें लगी हुई थी । 


७२ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आवचार्य-परम्परा 


निरीह पशुओंका निर्मम बध किया जा रहा था) पशुमेघ हो नहीं नरमेध 
भी किये जा रहे थे। भीषण रक्तपात विद्यमान था। अग्निकुण्डोंसे चीत्कारकी 
ध्वनि करणंगोचर हो रही थी। ववरता ओर अमनुष्यताका नग्न ताण्डव 
वत्तमान था । मनुष्य मनुष्यके द्वारा होनेवाले निलंज्ज शोषणका इतिहास बना 
हुआ था। तीर्थंकर पाइ्वनाथके पश्चात्‌ यज्ञीय क्रियाकाण्डोंने मानवताको 
संत्रस्त कर दिया था। आलोककी धमंरेखा धुंधली होती जा रहो थी और 
जीवनका अभिशाप दिनानुदिन बोझिल हो रहा था । 


अनेक व्यक्ति अपनेको तीर्थंकर कहने लगे थे और ये व्यक्ति भी मानवताके 
असम थे। कोई कहता था कि भौतिकता ही जीवनका चरम लक्ष्य है, कोई 
त्राणमें कहता था कि अक्रिया ही धर्म है और कोई अकमंण्यताको ही धर्म घोषित 
करता था। क्षणिकवाद, नित्यवाद, नियतिवाद आदि रिद्धान्त दिग्श्रान्त मानवको 
शान्ति प्रदान करनेमें असमर्थ थे। स्वर्ग, नरक बिक रहे थे और घनिकवर्ग 
लम्बी-लम्बी रकमें देकर अपना स्थान सुरक्षित करा रहा था| धर्मं और दक्ष॑नके 
क्षेत्रमं पृणंतया अराजकता विद्यमान थी। अव्यवस्था, ओऔद्धत्य, अहंकार, 
अज्ञानता और स्वेराचा रने धमकी पावनताको खण्डित कर दिया था । वर्गस्वार्थकी 
दूषित भावनाओंने मानवताकों धूमिल कर दिया था। अहिंसा, सत्य, अचौय॑, 
ब्रह्मचय, अपरिग्रह और मेत्री जेसी उदात्त भावनाएँ खत्तरेमें थीं। सर्वोदियका 
स्थान वर्गोदियने प्राप्त कर लिया था ओर धर्म एक व्यापार बन गया था । उस 
समयके विचारकोंमें पृर्णंकाश्यप, मंक्वछी गोशालक, अजितकेशकम्बल, प्रक्रद् 
कात्यायन, संजय बेलट्टिपुत्र और गौतम बुद्ध प्रमुख थे । 'दीघंनिकाय के 'समऊत्र- 
फलसुत्त में निग्न॑थ ज्ञातृपुत्र महावीर सहित सात धर्मंनायकोंकी चर्चा प्राप्त 
होतो है । हम यहाँ उस समयके धमंनायकोंकी प्रमुख मान्यताओंका विवेचन 
कर उस समयकी धाभिक स्थितिका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे । 
अक्रियावाद-प्रवत्तंक : पूर्ण काइयप 

पूर्णकाश्यप अक्रियावादके समर्थक थे । अनुभवोंसे परिपूर्ण मानकर जनता इन्हें 
पूर्ण कहती थी। ये जातिसे ब्राह्मण थे और काश्यप इनका गोत्र था । ये नग्न रहते 
थे ओर अस्सी हजार इनके अनुयायी थे। एक बौद्ध-केवदन्तीके अनुसार यह एक 
प्रतिष्ठित गृहस्थके पुत्र थे । एक दिन इनके स्वामीने इन्हें द्वारपारुका काम सौंपा । 
पूर्णकाइयपने इसे अपना अपमान समझा और विरक्‍्त होकर अरण्यकी ओर 
चल पड़े। माग्गमें चोरोंने इनके कपड़े छीन लिये, तबसे ये नग्न रहने लगे। 
एक बार जब ये किसी ग्राममें गये, तो लोगोंने इन्हें पहननेके लिये वस्त्र दिया । 
पूर्णकाश्यपने वस्त्र वापस करते हुए कहा--“वस्त्रका प्रयोजन लज्जा-निवारण 


तीथंकर महावीर और उत्की देशना : ७३ 


है और लज्जाका मूल पापमय प्रवृत्ति है। में तो पापमय प्रवृत्तिसे दूर हूँ | अतः 
मुझे वस्त्रोंकी क्या आवश्यकता है” पुर्णंकाश्यपकी निस्पृहता और असंगत्ता 
देखकर जनता उनकी अनुयायी होने लगी । 


यत्त: पुर्णकाश्यप अक्रियावादके प्रवत्तंक थे, अत: उनका अभिमत था--- अगर 
कोई कुछ करे या कराये, काटे या कटाये, कष्ट दे या दिलाये, शोक करे या कराये, 
किसीको कुछ दुःख हो या कोई दे, डर लगे या डराये, प्राणियोंको मार डाले, 
चोरी करे, धरमें सेंघध लगाये, डाका डाले, एक हो मकान पर धावा बोल दे, 
बटमारी करे, परदार-गमन करे या असत्य बोले तो भी उसे पाप नहीं लगता । 
त्तीक्षण धारवाले चक्रसे यदि कोई इस संसारके पशुओंके माँसका बड़ा ढेर छगा 
दे तो भी उसमें बिलकुल पाप नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। गंगा नदीके 
दक्षिणी किनारे पर जाकर यदि कोई अनेक दान करे या करवाये, यज्ञ करे या 
करवाये, त्तो भी उसमें कोई पुण्य नहीं मिलता । दान, धमं, संयम और सत्य- 
भाषणसे पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती ।”* 
उपयुक्त उद्धरणसे निम्नलिखित निष्कषं प्रस्तुत होते हैं-- 
(१) क्रिया करने पर भी पाप और पुण्यसे अलिप्त रहना । 
(२) क्रियामें सम्यक्‌ ओर मिथ्यात्वका भेद-भाव नहीं । 
(३) क्रिया करनेकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, इससे जीव बन्धको प्राप्त नहीं 
ढ्ता । 
(४) 52“ कृत, कारित और अनुमोदनामें त्तरतमभावका अभाव | 
(५) क्रियाका सम्पादन मैसगिक है और निसगं॑ बन्धका कारण नहीं है ! 
अत्तएव क्रियाके प्रति निस्पृहता | 


नियतिवाद-प्रवत्तंक : मंक्वलि गोशालक 


मंक्‍ब्खलि गोशालक नियतिवादका प्रवत्तंक था | मंबललि उसके पित्ताका नाम 
था । इसी कारण वह मंक्खलिपुत्र कहलाता था। गोशालकका जीबनवृत्त बौद्ध 
साहित्यके साथ भगवतीसूत्र, उवासगदसा आदि ग्रन्धोंमें भी पाया जाता है । 
कहा जाता है कि मंक्खलिकी भद्रा नामक पत्नी थी । वह सुन्दरी और सुकुमारी 
थी। एकबार वह गर्भिणी हुई। शरवण ग्राममें गोबहुल नामक ब्राह्मण रहता 
१. बौद्धपर्व (मराठी) प्र० १०, पृ० १२७ तथा आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन, 

पृ० १४. 
२. आगम और त्रिपिटक : एक अनुशी लन, पृ०५, 








७४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


था। यह धनिक तथा ऋग्वेदादिक ग्रन्थोंमें निपुण था । गोबहुलकी एक गोशाला 
थी | एक बार मंबखलि भिक्षार्थ हाथमें चित्रपट लेकर गर्भवती भद्वाके साथ 
ग्रामानुग्राम विचरण करता हुआ शरवण सचन्निवेशमें आया । उसने गोबहुलकी 
गोशालामें अपना समान रखा ओर भिक्षार्थ ग्राममें चछा गया । उसने ग्राममें 
निवास योग्य स्थानकी खोज की, पर उसे कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला । 
फलत: उसने गोशालाके एक भागमें चातुर्मास व्यत्तीत करनेका निश्चय किया । 
नौ मास साढ़े सात दिन व्यत्तीत होनेपर मंक्खलिकी पत्नी भद्वाने एक सुन्दर 
और सुकुमार बालकको जन्म दिया । बारहवें दिन माता-पिताने गोशालामें जन्म 
लेनेके कारण शिशका नाम गोशालक रखा । क्रमश: गोशालक बड़ा हुआ और 
शिक्षा प्राप्तकर प्रतिभासम्पन्न बना। गोशालकने भी स्वतंत्र रूपसे चित्रपट 
हाथमें लेकर अपनी आजीविका सम्पादित करना आरम्भ किया । गोशालक 
तीर्थंकर महावीरके सम्पकमें भी आया और पृथक सम्प्रदायकी स्थापनाकी 
कामनासे अलग हो गया । 


गोशालकको अष्टांगनिमित्तका परिज्ञान था। अत: वह जनताको लाभ- 
अलाभ, सुख-दुःख और जीवन-मरणके विषयमें उत्तर देता था। इस अष्टांग- 
निर्मित्तज्ञानके बलपर ही उसने अपनेको जिन, केवली, सर्वज्ञ आदिके रूपमें 
घोषित किया था | गोशालक द्वारा प्रवरतित सिद्धान्त नियत्तिवाद है। इस 
सिद्धान्तका अभिप्राय यह है--अपवित्रताके लिये कोई कारण नहीं होता, का रण- 
के बिना ही प्राणी अपवित्र होते हैं । प्राणीकी शद्धिके लिये भी कोई हेतु नहीं 
होता, कोई कारण नहीं होता | हेतुके बिना, कारणके बिना प्राणी शुद्ध होते 
हैं। अपने सामथ्यंसे कुछ नहीं होता ओर न दूसरेके सामथ्यंसे कुछ होता है। 
पुरुषांसे भी कुछ नहीं होता है । किसीमें बल नहीं, वीय॑ नहीं, पुरुषशक्ति 
नहीं ओर पुरुषपराक्रम भी नहीं है | सवंसत्व, सर्वप्राणी, सवंभूत, सबंजीव 
तो अवश, दुबंल और निर्वीय है। वे नियत्ति (भाग्य)-संगति एवं स्वभावके कारण 
परिणत होते हैं और सुख-दुःखका उपभोग करते हैं ।' 


नियततिवादके उपयुंक्त विश्लेषणसे निम्नलिखित तथ्य प्रयृत होते हैं-- 
(१) पुरुषाथ और आत्मविश्वासका अभाव | 

(२) नियतिवश ही कार्योका सम्पादन | 

(३) प्राणीकी पुण्य और पापसे अलिप्तता । 

(४) नियति जेसा करातो है, वेसा करनेको प्रेरणा | 

(५) शुद्धि और अशुद्धिके लिये कारणोंका अभाव । 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ७५ 


(६) प्राणियोंकी अवशता और निर्वीय॑ता | 
(७) सुख-दुःखकी प्राप्ति नियतिके अधोन है, पुरुषार्थाधीन नहीं । 
उच्छेदवाद-प्रवर्सक : अजित केशकम्बल 


केशोंका बता कम्बल घारण करनेके कारण ये अजित केशकम्बलो 
कहलाते थे। एफ० एल० बुडवाल्डको धारणाके अनुसार कम्बल मनुष्यके केशोंका 
ही बना होता था* | इनकी मान्यता लोकायतिक दर्शन जेसी हो थी । कुछ 
विद्वानोंका यह भी मत है कि नास्तिक दर्शनके आदिप्रवत्तंक यही थे | बृह- 
स्पतिने इनके अभिमतोंको ही विकसित रूप दिया है ।* उच्छेदवादका अर्थ यह्‌ 
है कि दान, यज्ञ और हवन आदि कुछ भी तथ्य नहीं | अच्छे या बुरे कर्मोका 
फल और परिणाम नहीं होता है। इह॒लोक-परलोक, माता-पिता, स्वगं-नरक 
आदि कुछ भी नहीं है। इहलोक और परलोकका अच्छा ज्ञान प्राप्तकर उसे 
दूसरोंको देनेवाले दाशंनिक और योग्यमागंपर चलनेवाले श्रमण-ब्राह्मण इस 
संसा रमें नहीं हैं । मनुष्य चार भूतोंका बना हुआ है । जब वह मरता है, तब 
उसमें समाहित पृथ्वीधातु पृथ्वीमें, आपोधातु जलमें, तेजोधातु तेजमें और 
वायुधातु वायुमें जा मिलते हैं तथा इन्द्रियाँ आकाशमें चलो जाती हैं। मृत्त 
व्यक्तिको अर्थीपर रखकर चार पुरुष श्मशानमें ले जाते हैं। उसके गुण-अव- 
गुणोंकी चर्चा होती है, उसकी अस्थियाँ श्वेत हो जाती हैं, उसे दो जानेवाली 
आहुतियाँ भस्मरूप बन जाती हैं। दानका झगड़ा -मू्॑ व्यक्तियोंने खड़ा किया 
है, जो कोई आस्तिकवाद बतलाते हैं, उनका वह कथन बिलकुल मिथ्था और 
वृधा है। शरीरके नाशके पश्चात्‌ विद्वानों और मूर्खोका उच्छेद होता है । वे 
नष्ट हो जाते हैं । मृत्युके अनन्तर उनका कुछ भो शेष नहीं रहता । 


इस प्रकार अजित्त केशकम्बलने उच्छेदवादका प्रवत्तंनकर परलोक, आत्मा 
ओर पुष्य-पापका निषेध किया है| इस सिद्धान्तमें निम्नलिखित तथ्य समाहित्त 
(१) पृथ्वी, जल, अग्नि ओर वायु इन चार भूतोंका अस्तित्व | 
(२) प्रत्यक्षदृष्टिगोचर पदा रथ ही सबंस्व हैं, परोक्षपदार्थोका अस्तित्व सिद्ध 
नहीं, अत्तएव उ्तका अस्वीकरण । 
(३) शरीरके साथ हो आत्माका भी उच्छेद । 
(४) प्रृण्य और पाप वास्तविक नहीं, कल्पित । 


१. वप्माट 9०0 रण हाबवंपटो 5485 ५णप््र ], ९०४८ 265. 
२. 702. 0, ?. (3, 2०६४ 288, 


७६ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


(५) आत्मा और पुनजंन्मका अभाव | ! 
(६) शरोरातिरिक्त अन्य कोई तत्त्व नहीं, फलत: शरीरमें हो आत्म-कल्पना | 
(७) शुभ और शुद्ध प्रवृत्तियोंका सबंधा अभाव । 


अन्योन्यवाब-प्रवत्तंक : प्रक्रद्ध कात्यायन 


ये शीतोदकपरिहारी थे ओर उष्णोदकको ग्राह्म मानते थे। पक्रद्ध वृक्षके 
नीचे पेदा होनेके कारण ये पक्रद्ध या प्रक्रद्ध कात्यायन कहलाये । प्रश्नोपनिषद्में 
इन्हें ऋषि पिप्पलादिका समकालीन और ब्राह्मण बतलाया गया है। यद्यपि वहाँ 
इनका नाम कबन्धी कात्यायन बताया गया है, पर कबन्धी और प्रक्रुद्ध एक ही 
शारीरिक दोषके वाचक हैं। बौद्ध टीकाकारोंने इन्हें पक्रुद्गोत्री होनेसे पक्रृद्ध 
माना है। बुद्धघोषने प्रक्रुद्ध उनका व्यक्तिगत नाम और कात्यायन इनका 
गोच नाम कहा है। डॉ० फीयर इन्हें कक्रुध कहनेकी भी राय देते हैं। इन्होंने 
अन्योन्यवादी सिद्धान्तका प्रवत्तंत किया है। बताया है कि सात पदार्थ किसीके 
किये, करवाये, बनाये या बनवाये हुए नहीं हैं। ये कूटस्थ और अचल हैं। न 
ये हिलते हैं और न परिवर्तित होते हैं। एक दूसरेको ये नहीं सताते । एक 
दूसरेको सुख-दुःख उत्पन्न करनेमें ये असमर्थ हैं | पृथ्वी, अप, तेज, वायु, सुख- 
दुःख एवं जीव ये सात पदार्थ हैं। इन्हें नष्ट करनेवाला कोई नहीं ह। तीक्ष्ण 
अस्त्रसे भी कोई किसीका सिर नहीं काट सकता और न कोई किसीका प्राण 
ले सकता है। भस्त्र मारनेका केवल अर्थ है कि सात पदार्थोके बीचके अवकाशमें 
अस्त्रका प्रविष्ट होना । 


इस प्रकार प्रक्रद्ध कात्यायनने नित्य और कूटस्थ सात्त पदार्थोका अस्तित्व 
स्वीकार किया और जनताको उक्त सातों पदार्थेके सम्मिलनसे सुख एवं विछोहसे 
दुःख प्राप्तिका सन्देश दिया | 


विक्षेपवाद-प्रवत्त क : संजय बेलड्विपरत्र 


संजय बेलट्टिपुत्र नाम वेसा ही प्रतीत होता है, जेसा मंक्खलि गोशालक | 
उस युगमें ऐसे नामोंकी परम्परा प्रचलित थी, जो माता या पिताके नामसे 
सम्बद्ध होती थी। आचाय॑ बुद्धघोषने इन्हें बेलट्टिका पुत्र माना है। कुछ विद्वान 
सारिपुत्र ओर मौद्गलायनके पूर्व आचाये संजय परिन्राजकको ही संजय वेलद्टिपुत्र 
मानते हैं। पर यह कल्पना यथार्थ नहीं हैं । यदि ऐसा होता तो बोद्ध-पिठकोंमें . 
स्पष्ट उल्लेख भी मिलता, पर बौद्ध-पिटक इत्तना ही कहकर विराम लेते हैं कि 
सारिपुत्र और मोद्गलायन अपने गुरु संजय परिव्राजककों छोड़कर बुद्धके धर्मं- 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ७७ 


संघमें आये | परित्राजक शब्द भी यह संकेत करता है कि संजय वंदिक संस्कृतिसे 
सम्बद्ध थे | 

संजयने विक्षेपवादका प्रवत्तन किया है | इनके सिद्धान्तमें परछोक आदिका 
अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। परलोक, कमंफल, मृत्यु, पुनज॑न्म, 
आत्मा आदिके सम्बन्धमें इनकी कोई निश्चित धारणा नहों है। 

गौतम बुद्धने समाजोत्थान और चार आयं-सत्योंका उपदेश देकर जनताको 
सान्त्वना देनेका प्रयास किया, पर एकान्त क्षणिकवादका प्रचार करनेके कारण 
सत्यका आलोक उपस्थित न हो सका | 


इस प्रकार तोर्थंकर पाश्वनाथकी श्रमण-परम्परासे प्रभावित उपयुक्त 
चिन्तकोंने भी समाजमें क्रान्ति लानेकी चेष्टा की, पर वे सफल न हो पाये । 
एक ही मतमें हिसक और अहिसक अनुयायी विद्यमान थे | आजोबिकोंमें ऐसे 
दो पक्ष थे | पृर्णकाश्यप जीव-हिसामें पुण्य-पाप नहीं मानते थे। प्रक्रुद्धकी भी 
यही स्थिति थी । अजित केशकम्बली वेदिक क्रियाकाण्डोंका विरोध अवश्य 
करते थे, परन्तु हिसाको उचित मानते थे | इन विचारकोंमें इत्तना नेतिक बल 
नहीं था कि ये जनताको मांस-मदिराकी लिप्सासे बचा सके | उस समय हस्ति 
तापस जैसे” तपस्वी भी विद्यमान थे; जो वर्षमें एक बड़े हाथीको मारकर 
आजीविका चलाते थे और समस्त प्राणियोंके प्रति अनुकम्पा बुद्धि रखते थे। 
अहिसाकी धारा क्षीण हो रही थी और इन्द्रियनिग्रहकी चर्चा तो दूर ही थी | 


ब्राह्मण-परम्परा बेदिक मान्यताओंकी रक्षाक्रे लिये क्रियाशील थी । इसमें 
भी दो धाराएं परिलक्षित हो रही थीं। एक धाराके अनुयायी प्रइनोपनिषद्के 
अधिष्ठाता पिप्पलादि, मुण्डकोपतिषदके रचयिता भारद्वाज और कठोपनिषद्के 
प्रचारक नचिकेता थे | इन ऋषियोंने वेदिक कर्मकाण्डमें सुधार कर ज्ञान-यज्ञ, 
अहिंसा और सदाचारका प्रचार किया था | दूसरी परम्परा हिंसापूर्ण यज्ञादि उच्च 
करनेमें संलग्न थी | श॒द्र और स्त्रियाँ मनुष्यकोटिमें परिगणित नहीं थीं । इनके 
साथ अभिजात्यवगंकी अहंवादी प्रवृत्तिने नानाप्रकारके अत्याचार करता आरंभ 
किये थे । मनुष्यकी वासना खुल-खेलकर सामने आती थी और भोग-विलासको 
प्रवुत्ति निरन्तर बढ़ रही थी | निःसन्देह वेदिक क्रियाकाण्डके प्रचारने धम्म- 
तत्त्वको आत्माको शुष्क बत्ता दिया था | अनात्मवाद और कमंकाण्डके सा्व- 
भोमिक राज्यने मानवको आउड्म्बरमें फँसा दिया था और उसकी अन्‍्तरात्मा 
* प्रकाशके लिये बेचेन थी । 


आध्यात्मिक जीवनका गौरव विस्मृत हो गया था और भौतिकताका महत्त्व 


७८ : तीथंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


बढ़ रहा था। कुछ व्यक्ति हठयोगकी साधनामें आत्म-शान्तिके स्वप्न देखते 
थे। राजा महीपाल हठयोगके विशेष उपासक थे। ऋद्धि और सिद्धियाँ प्राप्त 
करनेके लिये विविध प्रकारके काय-क्लेश सहन किये जाते थे | जनताके समक्ष 
नये विचार ओर नये सिद्धान्त प्रस्तुत हो रहे थे, पर कहीं भी प्रकाशकी किरण 
दिखलायी नहीं पड़ती थी। फलत्तः सवंत्र धामिक अशज्ञान्ति परिलक्षित हो 
रही थो और चारों ओरसे यह ध्वनि हो रही थी कि किसी ऐसे धामिक नेत्ताकी 
आवश्यकता है, जो इस विश्वृंखलित समाजको सुगठित और श्रंखलित कर 
नया मार्ग प्रदर्शित कर सके । 

संसारमें व्याप्त तृष्णा, अनीति, हिसा, धर्मान्धता एवं जात्तिमदके विषको 
दूर करनेके हेतु एक ऐसे पुरुषकी आवश्यकता थी, जो अहिसा, सत्य और 
अपरिग्रहके साथ अनेकान्तमयी दृष्टिके आलोकसे लोगोंके हृदयान्धकारको छिन्न 
कर सके । प्रत्येक युगमें जब अधर्माचरण बढ़ जाता है, तो कोई ऐसी विलक्षण 
शक्ति प्रादुभूंत होती है, जो टूटती हुई मानवत्ताको जोड़नेका कार्य करती 
है । इस शताब्दीने भी तीर्थंकर महावी रको क्रान्तिद्रष्टाके रूपमें उपस्थित कर 
मानवताके त्राणकी शंखध्वनि की । 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ७९ 


चतुर्थ परिच्छेद 


तीर्थंकर महावीरकी जन्मभूमि, जन्म ओर किशोरावस्था 


गणतंत्र वेशाली : 
ई० पृ्॑ छठी शत्ताब्दीमें वेशाली अत्यन्त समृद्ध सुन्यवस्थित और प्रतिष्ठित 
गणतंत्र था। उस समय मध्य हिमालयसे लेकर गंगानदी त्तकका प्रदेश छोटे- 
छोटे गणतंत्रोंमें विभक्त था और इनमेंसे अधिकांश राज्योंमें इक्ष्वाकुवंशके लोगोंका 
प्राधान्य था। कोशलमें बहुत पहलेसे दइक्ष्वाकुबंश चला आ रहा था और 
यहाँसे इस वंशको शाखाएँ वेशाली और मिथिलामें जब गणतंत्रोंकी स्थापना 
हुई, तब इस बंशके लोगोंके रूपमें कई राज्योंमें पहुँच चुकी थीं। वेद्ालीके 
लिच्छवि, कुशीनगरके मल्ल, पिप्पलीवनके मोरीय, कपिलवस्तुके शाक्य और 
रामगाँवके कोलिय इक्ष्वाकुबंशी थे | 
जितने गणतंत्र स्थापित हुए उनमें वृजिसंध सबसे अधिक बलशाली और 
प्रतिष्ठित था। इसे बज्जीसंघ भी कहा जाता था। इसकी स्थापना विदेहके 


८० ० 


राजतंत्रके समाप्त होनेपर हुई थी । इसमें विदेह, लिच्छवि, ज्ञातृक, वृजि, उग्र, 
भोग, कोरव और ह॒क्ष्वाकु ये आठ कुछ सम्मिलित थे । विदेहोंकी प्राचोन राज- 
धानी मिथिला थी और यह वेशालीके गणतत्रमें समाहित हो गयी थी | बुजि- 
राष्ट्रवासियोंमें लिच्छवि सबसे प्रशस्त थे । ये वाशिष्ठ गोत्रके थे । इसी कारण 
बाशिष्ठ भी कहे जाते थे | इनको राजधानी वेशाली थी | 


वृजि भी आठ कुलोंमेंसे एक था। संघका नाम इसी कुलके नामपर वुजि- 
संघ पड़ा था। लिच्छवियोंके समान वृजियोंका भी वैशाली नगरी और इसके 
उपनगरोंसे घनिष्ठ संबंध था । ज्ञातृक क्षत्रिय काश्यपगोत्री थे और इनकी राज- 
धानी कुण्डपुर या कृण्डग्राममें थी। इसे क्षत्रियकुण्ड भी कहा जाता था | यह 
वेशालीका उपनगर था। उम्रोंका संबंध वैशाली और हस्तिग्रामसे था। भोग 
भोगनगरमें रहते थरे। यह नगर वेशाली और पावाके बीचमें स्थित था | 
कौरवोंका वृजिसंघसे संबंध था| बौद्धधर्मके उदयके बहुत पहलेसे कुछ ब्राह्मण 
विदेहकी राजधानीमें बसने लगे थे । इक्ष्वाकुओंका वेशालीसे अत्यन्त प्राचीन 
सम्बन्ध था; क्योंकि विशालसे लेकर सुमति तक समस्त राजा इक्ष्वाकुबंशी थे। 


वृजिसंघके सदस्य “राजा' (गणपत्ति) कहलाते थे | सात हजार सातसौ सात्त 
राजा थे। इतने ही उपराज (अध्यक्ष), इतने ही सेनापत्ति और इत्तने ही 
भाण्डागा रिक थे । सदस्योंमें उच्च, मध्य, बुद्ध और ज्येष्ठका भेदभाव नहीं था। 
प्रत्येक सदस्य अपनेको राजा मानता था। संस्थागारमें सदस्योंकी बेठकें हुआ 
करती थीं। मुख्य काय अष्टकुलों और नौ लिच्छवि गणराजाओंके द्वारा 
सम्पन्त होते थे | नौ लिच्छवियों, नो मल्लकि इस प्रकार अठारह काशी- 
कोशलके गणराजाओंने मिलकर एक संघ बनाया था । 

वुजिसंघ अपनी विशिष्ट न्यायप्रणालीके लिये प्रसिद्ध था। परम्परासे चला 
आया वज्जिधर्म! यह था कि वज्जिके शासक यह “चोर है', अपराधी है' न 
कह कर व्यक्तिको विनिश्चय महामात्यके हाथमें सोंप देते थे । वह्‌ विचार करता, 
अपराधी न होनेपर छोड़ देता और अपराधी सिद्ध होनेपर बह उसे व्यावहारिक 
(न्यायाध्यक्ष) को दे देता। वह भी अपराधी जाननेपर सृत्रधा रको दे देता, 
सूत्रधार निरपराध होनेपर छोड़ देता और अपराधी होनेपर अष्टकुलिकको 
सुपुदं कर देता | अष्टकुलिक सेनापतिको, सेनापति उपराजकों और उपराज 
राजाको दे देता । राजा विचारकर यदि अपराधी न हो, तो उसे छोड़ देता 
और अपराधी होनेपर 'प्रवेणि-पुस्तक' (दण्डविधान) के अनुसार दण्ड-व्यवस्था 
करता था। इस प्रकार वेशाली-गणतंत्रकी राज्य-व्यवस्था अत्यन्त दृढ़ और 
व्यवस्थित थी । 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ८१ 


वैशाली नगरी चहारदीवारीसे घिरी हुई थी। यहाँ तोन प्रकारकी दीवालें 
थीं और प्रत्येक दीवाल एक दूसरीसे एक गव्यति (एक कोस) पर स्थित थी। 
तीनों स्थानोंपर द्वार थे, जो गोंपुरों और अद्वालिकाओंसे युक्त थे | वेशालीके 
तीन भाग थे। प्रथम भागमें स्वर्णके गोपुरोंसे युक्त सात हजार भवन, मध्य 
भागमें रजतके गोपुरोसे युक्त चौदह हजार भवन और अन्तिम भागमें ता म्रके 
गोपुरोंसे युक्त इकसीस हजार भवन थे | इत्तमें उच्च, मध्यम और निम्तवगोके 
व्यक्ति अपने-अपने पदोंके अनुसार निवास करते थे। वशालीके निवासियोंने यह 
नियम बना रखा था कि प्रथम भागमें जन्मी कन्‍्याका विवाह प्रथम भागमें 
ही होगा, द्वितीय या तृत्तीय भागमें नहीं । मध्य भागमें जन्मी कन्याका विवाह 
प्रथम और द्वितीय भागोंमें होगा और अन्तिम भागमें जन्मी कन्याका तीनोंमेंसे 
किसी भी भागमें विवाह किया जा सकता था। वेशालीका यह संविधान था कि 
बशालीमें जन्मी कन्याका विवाह किसी दूसरे स्थानमें नहीं किया जा सकता है | 

ये तीनों भाग वैशाली, कुण्डपुर और वणियगाम (वाणिज्यग्राम) रहे होंगे, 
जो सम्पूर्ण नगरके दक्षिण-पूर्वी, उत्तर-पुर्वी और पश्चिमी अंशोमें व्याप्त थे। 
कुण्डपुरके अनन्तर उत्तर-पूर्वी दिशामें कोल्लाग-सन्निवेश था, जिसमें ज्ञातृ- 
कुलके क्षत्रिय निवाप्त करते थे । वेशालीकी समृद्धि और परम्पराके अध्ययनस 
ज्ञात होता है कि वंशाली कुण्डग्राम और वाणिज्यग्राममें ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वेइय निवास करते होंगे । नि३्चयतः उन दिनोंमें वंशाली बहुत हां समृद्ध और 
सुव्यवस्थित नगरी थी । इसमें सात हजार सात सो सतहत्तर प्रासाद, इतने ही 
कूटागार, आराम और पुष्करिणियाँ थों। यह नगरी अपनी रमणीयता, वितान- 
युक्त आँगन, द्वार, तोरण, गवाक्ष और हम्योंसे समलुकृत्त एवं पुष्पवाटिकाओं 
और कुसुमित बनोंसे युक्त थी । वेशालोमें सभी प्रकारकी फसलें उत्पन्न होती 
श्रीं। वहाँ के निवासी शांति और संत्तोषका जीवन व्यत्तीत करते थे। राष्ट्र 
धन-सम्पन्न और देवपुर-जेसा रम्य था। 
उपनगर : कुण्डग्रास 


वेशालीका कुण्डग्राम या क्षत्रियकुण्ड बहुत ही प्रसिद्ध और रमणीक था यह 
कुण्डपुर या कुण्डग्राम दो भागोंमें विभक्त था--क्षत्रियकुण्ड और ब्राह्मणकुण्ड | 
क्षत्रियकुण्डसन्निवेश ब्राह्मण-कुण्डपुर सन्निवेशसे उत्तर स्थित्त था । क्षत्रियकुण्डग्रा ममें 
ज्ञातृवंशी क्षत्रियोंका निवास था। बताया जाता है कि गंडकी नदीके पद्चम 
तटपर ये दोनों ही कुण्डपुर स्थित थे और एक-दूसरेके पुर्ब-पश्चिम पड़ते थे । 
कुण्डपुरका वर्णन महाकवि असगने अपने वद्धंमानचरित' में किया है। यह 
नगर सभी प्रकारकी वस्तुओंसे युक्त परकोटा, खातिका , वापिका एवं वाटिकाओं- 


८३ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


से परिपूर्ण था। कोढके प्रान्त भागोंमें लगी हुई अरुणमणियाँ, पन्‍्ताओंकी' 
प्रभाके छायामय पटलोंसे परिपृर्ण होनेके कारण संध्याकालीन श्रीका सृजन करती 
थीं। भूमिपर जटित इन्द्रनीलमणियाँ अपनी आभासे श्रमरोंकी भ्रांति उत्पन्न 
करती थीं | उन्नत भवन और रत्नजटित गोपुर अपने सोन्दयंसे पथिकोंके मसको 
आक्ृष्ट करते थे। मुक्ताओंकी आभाके कारण इस नगरमें ब्वेत किरणोंका 
वित्तान तना रहता था । धन-बान्य, पशु-सम्पत्ति आदिसे युक्त यह नगर प्रजा- 
जनोंको अत्यंत सुखप्रद था" | आचाय॑ जिनसेन प्रथमने भी विदेहदेशके अन्तगंत 
कुण्डपु रका यथार्थ चित्रण किया है । उन्होंने लिखा है कि यह ऐसा सुन्दर नगर 
है जो इन्द्रके नेत्रोंको पंक्तिहपी कमलिनियोंके समूहसे सुशोमित है तथा सुख- 
रूपी जलका कुण्ड है। यहाँ शंखके समान ब्वेत एवं शरद्‌ ऋतुके मेघके समान 
उन्नत भवनोंके समूहसे श्वेत हुआ आकाश अत्यन्त सुशोभित होता है । भवनोंके 
अग्रभागमें लगी हुई चन्द्रकान्तमणिको शिलाएँ राजिके समय चन्द्रमारूपी पतिके 
करस्पर्थसे स्वेदयुक्त स्त्रियोंके समान द्रबीभूत हो जाती हैं । भवनोंके अग्रभागमें 
जट्ति सूर्यकान्तमणियाँ अत्यन्त देदीप्यमान हैं| भवनोंके शिखरपर जटित पद्मराग- 
मणियाँ सूर्यंकी किरणोंके संसगंसे अत्यन्त अनु रक्त अद्भुनाको तरह दिखलूयी 
पड़ती हैं । इस नगरमें कहीं मोतियोंकी मालाएँ छटक रही हैं, कहीं मरकत- 
मणियोंका प्रकाश व्याप्त हो रहा है, कहीं हीरकप्रभा फंल रही है, तो कहीं वेड़ये- 
मणियोंकीं नीली-नीली आभा छिटक रहो है | यह नगरी कोटरूपी पव॑तोंके बड़े- 
बड़े धूलि कुट्टिम और परिखासे वेष्टित है। इस नगरीका अतिक्रमण करनेमें 





१. तत्रास्त्यथों निखिलबस्त्ववयाहयुक्त भास्वत्कलाधरबुधे: सवृपं सतारं । 
अध्यासितं वियदिव स्वसमानणोभ खूयातं पुरं जगति कुंडपुरामिधानं ॥। 
प्राकारक्रोटिघटितारुणरत्नभासां छायामये: परिगता पटले: समंतात्‌। 
आभाति वारिपरिखा नितरामनेकां संध्याश्रियं विदधतीव दिवापि यत्र ॥। 
धौतेन्द्रतीलमणिकल्पितकुट्टिमेष.._ यत्रोपहा ररचितान्य सित्तोत्पलानि । 
एकीक्ृतान्यपि सलीलतया प्रयांति व्यक्ति पतद्भ्रमरहुंकुतिभि: समंतात्‌ ॥। 
जैत्रेपव: सुममसो मकरध्वजस्य निस्तेजितांबुजरुचों शशलक्ष्मभास: । 
अप्रावृषो: नवपयोध रकांतियुक्ता यस्मिन्विभान्त्यसरित:सरसा रमण्य: ॥ 
अस्युनत्नता: शशिकरप्रकरावदाता मूर्घस्थरत्नरचिपल्लवितांतरिक्षाः । 
उत्संगदेशसुनिविष्टमनोज्ञरामा: पौरा विभांति भुवि यत्र सुधालयाश्च ॥ 
लीलामहोत्पलमपास्य कराग्रसंस्थं कर्णोत्पलश्ल विगलन्मधु यत्र भृंगा: । 
निश्वाससौरभरता वदने पतन्ति स्त्रीणां मुदुर्मृदुकराहतिभीप्सवश्च ॥ 

--महाकवि असग विरचित वर्धमानचरित, सर्ग १७, पद्म ७-१२, 


तीथंकर महावीर और उनको देशना : ८३ 


शत्रु सदा असमर्थ रहते हैं । घान्य, गोधन एवं अन्य आवश्यकत्ताकी सभी वस्तुएँ 
इस कुण्डपुरमें समवेत्त हैं । यहाँके निवासी इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय, प्रजाके संरक्षण 
और अभ्युदयमें निरन्तर तत्पर हैं। नगरका आयाम कई मील विस्तृत्त है। 
पंक्तिबद्ध भवन, कमलयुक्त सरोवर एवं विभिन्‍न प्रकारकी कमलिनियोंसे युक्त 
पृष्करिणियाँ अपने सौन्दयंसे जन-मानसको आक्रृष्ट करती हैं । 

यह कुण्डपुर वत्तमानमें बसाढ़ या बासुकुण्डके नामसे प्रसिद्ध है। इस नगरके 
शासनप्रमुख राजा सर्वार्थ और रानी श्रीमत्तीसे उत्पन्न महाराज सिद्धार्थ थे | 
पिद्धार्थंको क्षत्रियकुण्डग्रामका प्रमुख शासक मात्ता गया है। इनकी राज्य- 
व्यवस्थामें इतिहासका कलुषित पृष्ठ उज्ज्वल हो उठा था । 
वैज्ञाली कृतार्थ हो गयी 

वेशाली-गणतंत्र उन दिनोंमें सर्वाधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय थी । 
वेशालीके अधिनायक महाराज चेटक थे । इन्हें काशी-कोशलके नौ लिच्छवियों 
और नो मल्ल राजाओंका भी अधिनायक माना गया है। चेटकका ज्येष्ठपुत्र सिह 
अथवा सिहभद्र था, जो वज्जिगणका प्रधान सेनापत्ति था। चेटक निम्न॑न्थ 
श्रमणोंका उपासक था। इसकी सात कन्याएँ थीं, जिनमें प्रभावत्तीका विवाह 
वीतिभयके राजा उद्रायणके साथ हुआ था। पद्मावतीका कोशाम्बीके नरेश 
शत्तानीकके साथ, शिवाका उज्जयिनीके राजा प्रद्योतके साथ, त्रिशलाका वेशालीके 
उपनगर कुण्डपुरके राजा सिद्धाथंके साथ, चेलनाका राजगुहके राजा श्रेणिकके 


१. तत्राखण्डलनेत्रालीपक्िनीखण्डमण्डनम्‌ । 

सुखाम्भ:कुण्डमाभाति ताम्ता कुण्डपुर पुरम्‌ ॥॥ 
यंत्र. प्रासादसइूघातेः: शब्जूशुश्रेनंभस्तलम्‌ । 
घवलीकृतमाभाति शरन्मेघरिवोन्नत: ।। 
चन्द्रकाल्तकरस्पर्शाच्चन्द्रकान्‍्तशिला: निशि ) 
द्रवन्ति यद्गृहाग्रेषु प्रस्वेदिन्‍्य इव स्त्रिय: ॥॥ 
सूर्यकान्तकरासज्भात्‌ सूर्यकान्ताग्रकोटय: । 
स्फुरन्ति यत्र गेहेषु विरक्ता इब योषित: ॥ 
पद्मरागमणिस्फी तिर्यत्र प्रासादमूधनि । 
इनपादपरिष्व ड्भादड्भनेवा तिरज्यते ॥ 
मुक्तामरकतालोकैर्बज्वैडड्य विश्रमे: । 
एकसेव॑ सदा धत्ते यत्समस्ताकरश्रियम ।। 
शालशेलमहावप्रपरिखापरिवेषिण: | 
ग्स्योपरि परं॑ गच्छत्यमित्रेतरमण्डलम । 

--हरिवंशपुराण, २॥५-११. 


८४ ; तोथैकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 





सप्ततलू नन्द्यावर्त राजप्रासाद 
जहाँ राजा सिद्धार्थकी प्रसस्ववृद्धि रानी त्रियाने महात्रीरकी जन्म दिया था 
आपाहस्य सिते पश्षे पण्खयां गशिति चोत्तरा- 


पाढ़े सप्ततलप्रासादस्थाम्यन्तरवर्तिनि ॥ 
नन्धावतंगृहे रत्दीपिकाभि: प्रकाशितें । 
रत्वपर्यके हँस-तुलिकादिविभूषिते ॥ 


आनाय युशभद्र, महापुराण-उत्तरपुराण 
७४।२५३-५४ 


साथ एवं छठी कन्या सुज्येष्ठाका विवाह अवन्तिनरेश चण्डप्रद्योतके साथ हुआ 
था । सातवीं कन्या चन्दना अविवाहित्त रह गयी थी, जिसने दीक्षा-अहण की | 

चेटकके प्रभावकारी व्यक्तित्वके कारण अन्य देशोंके नरेश भी उनका सम्मान 
करते थे। चम्पाके राजा दधिवाहन, कलिगनरेश जितशत्र, श्रावस्तीनरेश 
प्रसेतजित, मथुराके राजा उदितोदय, हेमांगदनरेश जीवंधर, पोदनपुरनरेश 
विद्रराज, पोलाशपुरनरेश विजयसेन, पांचालनरेश जय एवं हस्तिनापुरनरेश 
चेटकके मित्र राजाओंमें परिगणित थे | 


महाराज चेटकके इन संबंधोंके कारण वैश्ञालीकी प्रतिष्ठा अधिक बढ़ गयी 
थी ओर वेशालीके उपनगर कुण्डपुरमें तीर्थकर महावीरका जन्म होनेसे 
वेशालीकी भूमि कृताथं हो गयी | वहाँका अणु-अणु पावन हो पाप और अनाचारके 
बोझको दूर करनेके लिये कृतसंकल्प था। वेशालीकी प्रजा सुखी और समृद्ध 
तो थी ही, यहाँ न कोई शोषणकर्त्ता था और न कोई शोषक ही था। सभी 
एक-दूसरेपर विश्वास और प्रेम रखते थे। सरलता, शिष्टता, निशछलता, सादगी 
ओर सत्यका पूर्ण साम्राज्य था। तीर्थंकर पाइवेनाथकी परम्पराने लोकमानस- 
को जनोद्धा रके लिये कृतसंकल्प कर दिया था । प्राचीकी भाँति बेशालीकी प्रत्येक 
दिशा ज्योतिमंती हो रही थी । 

महाराज चेटक अपनी कन्या त्रिशलाका पाणिग्रहण सिद्धार्थके साथ सम्पन्न 
कर सुख ओर शांतिकी साँस ले रहे थे। त्रिशला स्वभावसे कोमल, वाणीसे 
मृदु और हृदयसे उदार थी। उसके व्यक्तित्वकी मधुर छाप प्रत्येक व्यक्तिके 
अंततस्तलपर पड़ती थी । जो भी उसे देखता सहज ही उसका भक्‍त बन जाता । 
प्रिय और मधुर वचन बोलनेके कारण तथा छोटे-बड़े सभीके प्रति प्रिय व्यवहार 
करनेके कारण उसका अपर नाम प्रियकारिणीं भी था| प्रिय करना और प्रिय 
बोलना त्रिशलाका सहज संस्कार था। आचार्य जिनसेनने प्रियकारिणी या 
त्रिशलाके गुणोंका चित्रण करते हुए उसे स्नेह-पयस्विनी कहा है? । अपने उदात्त 
गुणोंके कारण त्रिहाछाने महाराज सिद्धाथंके मनको वशीभूत कर लिया था। 
कुण्डपुरके नेसगिक सौन्दर्यमें प्रियकारिणीकी सत्ताने कई गुनी वृद्धि कर दी थी। 
धमंवत्सल महाराज सिद्धार्थ त्रिशलाको प्राप्तकर बड़भागी बन गये थे । वेशालीका 


१. उच्च: कुलाद्रिसम्भूता सहजस्तेहवाहिनी । 
महिषी श्रीसमुद्रस्य तस्यासीत्‌ प्रियकारिणी | 
चेतइचेटकराजस्यथ यास्ताः सप्तशरीरजा: । 
अतिस्नेहाकुल चक्रस्तास्वाद्या प्रियकारिणी ॥ 
--हरिवंश-पुराण, २।१६-१७. 





तीथैकर महावीर और उनकी देशना : ८५ 


गणतंत्र विश्वका धर्मनायक बननेके लिये प्रयत्नशील था। महाराज सिद्धाथे 
ज्ञातृवंशक वेभव महावीरके जन्मकी अग॒वानी कर रहे थे। सारा कुण्ड- 
पुर सहज उमंग और उल्लासका अनुभव कर रहा था | नगरकी प्रत्येक डगर 
आनन्दमें डूबी हुई थी और ऐसा प्रत्तीत हो रहा था कि कोई निधि यहाँ उद्धूत 
होनेवाली है | 


सुखे धरतोके आँसु 

अज्ञानवाद, अनिश्चित॒वाद, नियतिवाद, भौतिकवाद, अक्रियावाद, यज्ञवाद 
एवं क्रियाकाण्डबादने समाजमें निराशा उत्पन्न कर दी थी। फलत्त: समाज- 
विक्ृतिके कारण धरतीके नेत्रोंस भी आँसू झर-झर कर गिरते थे। जब-जब 
धरतीपर पाप और अत्याचार बढ़े, महान्‌ आत्माओंने जन्म ग्रहण किया | सभीने 
अपने-अपने ढंगसे मानव-समाजको राह दिखायी, संसारके दुःखोंको दूर करनेका 
संकल्प लिया, वेशालीकी धरती और आँगन महावीरके आविर्भावको प्रतोक्षामे 
आँसू बहा रहा था । धरा पर चारों ओर अन्धकार आच्छादित था| विवेकका 
मार्ग अवरुद्ध था। फलतः उनके आगमनकी प्रतीक्षामें धरती मुस्कुरा उठी थी । 

पृथ्वीके आँचलसे शने: शने: सुखकी मणियां लुप्त होती जा रही थीं और 
दु:खकी काली छाया चारों और बढ़ रही थी। यद्यपि देशमें घन, सम्पन्तता ओर खाद्य- 
सामग्रीका अभाव नहीं था, पर दास ओर सेवकोंके साथ किये जानेवाले बबेरता- 
पूर्ण व्यवहार धरतोके हृदयकों कचोट रहे थे। पापपूर्ण वासना और विलासिताके 
प्रचण्ड अग्नि-कुण्डमें दी जानेवाली आहुतिसे निःसुत धूम-कालष्यने 
आकाशको आच्छादित्त कर लिया था। स्त्री और पुरुष दोनोंने ही नीति और 
धर्मके आाँचलकों छोड़ दिया था और दोनों ही कामुकत्ताके पंकमें फेस हुए थे । 
आचार-विचार, शील-संयमकी अवहेलनाने घरतीके हृदयकों मथ दिया था | 
लोगोंका ध्यान मन-प्राण और आत्माकी धवलततासे हटकर द्वरीरपर केन्द्रित हो 
गया था । लोग शरीरको ही सर्बस्व मानने लगे थे। मांस-भक्षण, मदिरा-पान, 
द्यत-क्रीड़ा आदिने धरतीको यंत्रणाका लोक बना दिया था। वर्णाश्रमधमंका 
अर्थ स्वार्थकी संकीर्ण सीमामें आबद्ध हो गया था । शुद्र एवं चाण्डालोंका दर्शन 
भो अशुभ समझा जाता था और उनकी छायाका स्पर्श होते ही स्‍्नानकी 
व्यवस्था को जातो थो । अत्तएव धरतीका पुलकित होना आरम्भ हुआ और 
वेशालीमें जगतृवंदनीय महावीरने जन्म ले धराकों धन्य किया। निश्चय हो 
वेशालीकी धरतो कितनी पूज्य है, जिसकी गोदमें तीर्थंकर महावी रने क्रीड़ा की है। 


वेशालीका परिसर कुण्डपुर पुलकित हो उठा | शत-शत्त वसन्‍्त खिल उठे, 
सदानीरा(आधुनिक नारायणी-गंडकी) तरंगित्त हो गयो और कोटि-कोटि मानवोंने 


८६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


चन्दनके समान उस धरतीका वन्दन किया । शस्य-इयामला धरतीकी छठा अनुपम 
हो गयी | वेशालीकी गौरव-गाथाएँ लोकको आक्ृष्ट करने हुगीं और धरासे 
सुरभित उच्छुवास निकलने लगा | 


सूखे पेड़-पौधे हरीतिमाको चादरसे आच्छादित हो गये । नदी-नालोंमें जल 
उफान लछंने लगा । वृक्षोंकी गोद फूलोंसे भर गयीं और खेतोंमें अनाजकी 
बालोंसे लदे हुए पौधे झूमने लगे। पक्षियोंका कंठ खुल गया, जन-जनके 
हुृदयका उल्लास फूट पड़ा, धरती और धरतोके लोग, उस दिव्य ज्योतिके 
आगमनकी प्रसन्‍्नतामें स्वर्ग और स्वरगंके देवताओंसे स्पर्धा करने लगे । 


त्रिशलाका स्वप्न-दर्शन 


तोथंकर महावीर जब गर्भमें अवत्तरित हुए, उस समय त्रिशलाके मुखमण्डरूपर 
दिव्य आभा विचरण करने लगी। उनके हृदयमें दिव्य ज्ञानका अजस्र स्रोत 
प्रवाहित हुआ ओर उनके पृण्यके शत-शत्त कमल विकसित होने रगे। त्रिशला- 
के अंग-प्रत्यंग स्फुरित होने लगे और आनन्दसूचक शुभ शकुन दिखलायी पड़ने 
लगे । धरापर ही नहीं, स्वगंमें भी इन्द्रको माँ त्रिशलाकी सेवाकी चिन्ता उत्पन्न 
हुई। उसने देवांगनाओंको कुण्डपुरमें प्रेषित कर त्रिशलाकी सेवाकी व्यवस्था 
की । इन्द्रने कुबेर द्वारा रत्त और धन-सम्पत्तिकी वृद्धि कर विदेहदेशकों समृद्ध 
बनाया | महाराज सिद्धार्थ विवेक और वीतिके मार्गपर चलते तथा सभी प्रकार- 
से प्रजाका मंगल और कल्याण करनेमें तत्पर रहते । 


गर्भाधानसे छः महीने पहले ही महाराज सिद्धाथंके यहाँ धन-बान्यकी वृद्धि 
होने लगी | सुगंधित जलवृष्टि, फल-युध्पोंकी वृद्धि एवं स्वर्ण-रत्न-भण्डारकी 
समृद्धि होने लगी । 

अच्युत स्वर्गसे च्यूत हो तीर्थकर महावीरका जीव १७ जून ई० पु० ५९९ 
शुक्रवारके दिन आपाढ़ शुक्ला पष्ठीको त्रिशकाके गर्भमें प्रविष्ट हुआ। प्रिय- 
कारिणी त्रिशला अपने राजभवनमें निद्रालीन थी । रात्रिके पिछले प्रहरमें उनकी 
पलकोंपर एक सुहावनी स्वप्न-पंक्ति उत्तरती दिखलायी पड़ी। हस्तोत्तर 
आषाढ्शुक्ला पष्ठीकी रत्रिका अन्तिम प्रहर संसारके लिये विभूतिके उदयका 
निमित्त बना। त्रिशलाने देखा कि उसके सामने मदसे झूमता हुआ उन्नत गज 
उसके उदरमें प्रविष्ट हो रहा है। इतना ही नहीं उसने भविष्यसूचक 
सोलह स्वप्नोंका दर्शन किया । स्वप्न-दर्शनसे ही उसे अपूर्व आनन्द प्राप्त 
हो रहा था। उसके हृदयमें हषंकी लहरें उत्पन्न हो रही थीं और मन-मयूर 
नृत्य कर रहा था। सोलह स्वप्न निम्न लिखित हैं - ४ 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ८७ 


, चार दाँतों वाला उन्नत गज, 

. रवेत्त व्णका उन्नत स्कंघवाला वृषभ, 

. उछलत्ता हुआ सिंह, 

. कमलूसिहासनपर स्थित लक्ष्मी, 

- सुगन्धित भव्य मन्दारपुष्पोंकी दो मालाए, 
. नक्षत्रोंसे परिवेष्ठित चन्द्र, 

* उदयाचलपर अंगड़ाई भरता हुआ सूय, 

. स्वच्छ जल परिपूरित दो स्वर्णकलश, 

. जलाशयमें क्रीडारत मत्स्यद्वय, 

स्वच्छ जलसे भरपूर जलाशय, 

. गम्भीर घोष करता हुआ सागर, 

. मणिजटितत सिहासन, 

- रत्नोंसे प्रकाशित देव-विमान, 

- धरणेन्द्रका गगनचुम्बी विशालभवन--नाग-विमान, 
१५. रत्नोंकी विशालराशि, 

१६. निधुंम अग्नि | 


स्वप्न-बेलाके समय हस्त नक्षत्र था, जो मंगल ओर विभूत्तिका प्रतीक है। 
स्वप्नदर्शनके अनन्तर त्रिशलाकी निद्रा भंग हुई और वह सोचने लगी--आज 
कभी भी इस प्रकारके स्वप्न दिखलायी ही नहीं पड़े। क्या कारण है कि आज 
तक मेरे मनमें हु और उल्लास इत्तना अधिक बढ़ रहा है ? जिस बातकी 
कल्पना मेंने कभी जागृत अवस्थामें नहीं की, वह स्वप्ममें क्‍यों आई? कमंबद्ध 
प्राणीकी क्रियाएँ भूत ओर भावी जीवनकी सूचना देतो हैं। स्वप्नका अंतरंग 
कारण ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्त रायके क्षयोपशमके साथ मोह- 
नीयका उदय है। जिस व्यक्तिके जितना अधिक इन कर्मोका क्षयोपशम रहता 
है, उस व्यक्तिके स्वप्नोंका फल भी उत्तना हो अधिक सत्य निकलता है। तीद्र 
कर्मोदयवाले व्यक्तियोंके स्वप्न निरथंक एवं सारहीन होते हैं । इसका मुख्य 
कारण यही है कि सुषुप्तावस्थामें भी आत्मा तो जागृत रहती है, केवल इन्द्रियों 
और मनकी शक्ति विश्वाम करनेके लिये सुष॒प्त-सी हो जाती है। 


जिस व्यक्तिके ज्ञानावरणादि कर्मोका क्षयोपशम है, उसके क्षयोपशमजन्य 
इन्द्रिय और मन-संबन्धी चेतनता और ज्ञानावस्था अधिक रहती है। अत्तएव 
ज्ञानकी मात्राकी उज्ज्वलतासे निद्वित अवस्थामें जो कुछ दिखलायी पड़ता है 
उसका सम्बन्ध हमारे भूत, वत्तमान ओर भावी जीवनसे है । पोराणिक अनेक 


८0० (४ ७ 9? .६«< ८ _ए . 0 ० 


न 0 
० 6 


छल न 
णर्‌ _छ 2) 


८८ : तीथकर महावीर और उनकी भाचार्य-परम्परा 


आख्यानोंसे भी यही सिद्ध होता है कि स्वप्न मानवको उसके भावी जीवनमें 
घटित होनेवाली घटनाओंकी सूचना देते हैं। मेरे द्वारा देखे गये ये स्वप्न सामान्य 
नहीं हैं। इनसे अवश्य ही भविष्यकी सूचनाएँ' उपलब्ध होंगी । 

त्रिशला जैसे-जैसे स्वप्नोंके सम्बन्धमें विचार करती है, वेसे-बेसे उसका 
मानसिक तनाव बढ़ता जाता है। उसकी चिन्तनधारा स्वप्नोंका फल अवगत 
करनेके लिये उत्तनी ही अधिक प्रबल होती जाती है। उसकी उत्सुकता बढ़तो 
जाती है और वह अपने द्वारा देखे गये स्वप्नोंका फल ज्ञात करनेक लिये अपने 
पत्ति महाराज सिद्धा्थंके पास जानेका निश्चय करती है । 

नित्य-कर्मसे निवृत्त हो त्रिशला उल्लास और हषसे विभोर होकर वस्त्रा- 
भूषण धारण करती है और पूर्णतया अपनेको सज्जित कर राजसभामें चलने- 
के लिये तेयार हो जाती है। 


राजसभामें पहुंचनेपर महाराज सिद्धार्थ उठकर उनका स्वागतन्सम्मान 
करते हैं और अर्द्धासन दे त्रिशलाको यथोचित स्थान देते हैं। सभी सभासद 
उठकर महा रानीका जय-जयकार करते हुए अभिननन्दन करते हैं । 

महाराज सिद्धाथे--' देवी ! आपने इतने सबेरे राजसभामें आनेका क्यों 
कष्ट किया ? यदि कोई आबब्यकता थी, तो मुझे ही क्यों नहीं बुला लिया ? 
मैं आपका आदेश प्राप्त करते ही अन्त:पुरमें चला आता |” 


त्रिशछा--कोकिलकंठसे कहने छगी--“स्वामिन्‌ ! मैंने रात्रिके पिछले 
प्रहरमें सोलह स्वप्न देखे हैं । इन स्वप्नोंका फल जाननेके लिये मेरा मन बेचेन है। 
निर्मित्तशास्त्रमें अन्तिम प्रहरमें देखे गये स्वप्नोंको भविष्यफलसू्चक बतलाया 
गया है। मैं इन स्वप्नोंका फल जाननेकी इच्छासे आपके समक्ष उपस्थित 
हुई हूँ | कृपया मेरे देखे गये सोलह स्वप्नोंका फल बतलाइए ।” 


महाराज सिद्धाथ॑ त्रिशला द्वारा बतलाये गये सोलह स्वप्नोंको सुनकर कहने 
लगे--“'देवि ! तुम्हारे गर्भसे एक महान्‌ विभूति जन्म लेनेवाली है, जिसके 
अस्तित्व मात्रसे अन्याय, हिंसा, असत्य, परिग्रह, संघर्ष, अत्याचार आदिका 
अन्त हो जायेगा त्रिशले ! तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो कि तुम्हारी कुक्षिसे एक 
अपराजिता ज्योति प्रादुर्भूत होनेवाली है। युग आयेंगे और जायेंगे, पर तुम्हारे 
पुत्रकी कीति-गाथा सवंत्र और सदेव गूँजती रहेगी । वह देवोंके देव ओर अमरोंके 
भी श्रद्धा-पात्र होंगे। उनकी चरण-वन्दन्ताके लिये मनुष्योंकी तो बात्त ही क्या 
इन्द्र भी लालायित रहेंगे। ऋद्धियाँ और सिद्धियाँ तो उनके चरणोंपर लोटती 
रहेंगी । वह लोक-कल्याणके लिये अपने सुखका त्यागकर अलख जगायेगा |” 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना ; ८९ 


गज : तोर्थनायक 

गज स्वप्नशास्त्रमें महत्ताका प्रतीक है | इस स्वप्न-दर्शन द्वारा महान्‌ तीथे- 
प्रचारक होनेकी सूचना प्राप्त होती है। त्रिशले ! तुम्हारा बालक महान्‌ होगा, 
संतप्त विश्वका उद्घारक होगा और तीर्थनायक बनकर अनेकान्त-शासनका 
पुनरुद्धारक और प्रचारक होगा । गर्भस्थ बालक अपने उदात्त गुणोंके कारण 
तीर्थंकर पदको प्राप्त करेगा और इसके द्वारा अहिसाका सावंजनीन प्रचार 
होगा | अहिसा, अभय और समताके भावोंका प्रसार होगा । 

स्वप्नशास्त्रके अनुसार चतुर्दन्तत गजकों किसी महान्‌ अभ्युदयकी प्राप्तिका 
प्रतीक माना जाता है। जो गज उन्नत और पुष्ट होता है, उसका स्वप्नदर्शन 
भावी अभ्युदयका निमित्त समझा जाता है। राज्यलक्ष्मी उसके चरणोंकी सेवा 
करती है। लोकिक अभ्युदय उसे घेरे रहते हैं, पर वह मनुष्यजात्तिके अभ्यु- 
त्थानके लिये क्ृतसंकल्प रहता है। वह अपनी साधनामें चुपचाप बढ़ता जाता 
है और करुणाका अवतार बनकर जगत्‌का उद्धारक बनता है । 
इवेत वृषभ : सत्यप्रवत्तंक 

जब स्वप्नमें उन्नत स्कंध वाले खवेत वृषभका दर्शन होता है, उस समय उस 
स्वप्न-दर्शन द्वारा भावी बालककों सत्य-धमंका प्रचारक समझा जाता है। 
निरचयत:ः यह स्वप्न पवित्र आचरणसम्पन्न, दिव्यज्योततिके प्रादुर्भावका सूचक है। 
इस स्वप्त द्वारा निर्भीकता, सहिष्णुता और समत्वकी सूचना प्राप्त होती है। 
लोककल्याण सत्य-धर्ममें निहित है। इस सत्यका साक्षात्कार उम्र तपश्च रण, बास- 
नाओंसे युद्ध एवं आसक्तियोंके संघर्ष-विजय द्वारा होता है। गर्भस्थ बालक मार्ग- 
भ्रष्ट जनमानसको सत्यके लिये प्रेरित करेगा | जगतमें व्याप्त अज्ञानरूपी अन्धका रको 
छिन्नकर शान्ति और कल्याणका सन्देश देगा | बालकके जन्मसे देश और घरा 
तीथे बन जायँगी । युगों तक विश्वकी मृत्तिका चन्दन कर मह॒कती रहेगी । 
कोटि-कोटि मानव उसके द्वारा पावन की गयी मिट्टीम छोटकर अपने तन- 
मनको पवित्र बनायेंगे | बालकके त्याग और तपश्चरणसे सुख-सरिताएँ तरंगित्त 
हो जायेंगी | श्रद्धाकी त्रिवेणी प्रवाहित होने लगेगी। मृत्युविजेता हो वह धरती- 
की गोदकों अक्षय सुख ओर शान्तिकी मणियोंसे भर देगा। सत्यका आलोक 
प्रस्फुटित हो जायगा । यह स्वप्न सत्यसन्ध ओर धममेनिष्ठ होनेका प्रत्तीक है । 
बालक धमंविशेषका प्रतिनिधि हो जनत्ताको शान्ति और सुख प्रदान करेगा | 
सिह : अनन्त ऊर्जाका द्योतक 

स्वप्नशास्त्रमें सिहको बल, प्रताप और पौरुषकी वृद्धिका प्रतीक माना 
गया है । युद्धक्षेत्रमें शत्रुओंको परास्त करने योग्य सामथ्यंकी सूचना भी इस 


५० : तोर्थकर महावीर और उनकी आज्षार्य-परम्परा 


स्वप्ससे प्राप्त होती है। देवि ! तुमने स्वप्नमें उछलते हुए सिहका दर्शन किया 
है, जिसका फल गर्भस्थ बालकको अतुलपराक्रमी और शूर-बीर होना है । बालक 
अपनी अपार ऊर्जाको प्रादु्भूत्त कर कर्म-शत्रुओंको नष्ट कर आत्मज्योति प्राप्त 
करेगा | उसके मनमें न कोई तनाव होगा, न कोई चिन्ता होगी और न वह 
संसारके प्रलोभनोंमें आसक्त रहेगा | जन्मसे ही वह आत्मद्रष्टा होगा। बड़े- 
बड़े सम्राट्‌ और इन्द्र-थरणेन्द्र उसके चरणोंकी बन्दना करेंगे। श्रम, साधना 
और तपके माध्यमसे अपनी अनन्त ऊर्जाका विकास कर परमात्मपद प्राप्त 
करेगा | वालकको ऊर्जा पूर्णतया प्रस्फुटित होगी और उसके अध्यात्म-पराक्रम- 
की सभी लोग प्रशंसा करेंगे । 


मन्वार-पुष्पमाला : विग्दिगन्त यश:सुरभि-विस्तार 


मन्दा र-पुष्पोंकी माला उत्सव, यश एवं प्रसिद्धिकी सूचक है। इस स्वप्न- 
दर्शन द्वारा बालकके यशस्वी होने एवं उसके कान्तिमान सुरभित सुस्फीत शरी र- 
की सूचना मिलती है। यह स्वप्न अनेक शुभ लक्षणोंका सूचक है। बालकका 
शरीर सुगन्धित एवं अनेक शुभ लक्षणोंसे युक्त होगा । यह इन्द्रियोंका निग्रह 
कर संयम और समताका आचरण करेगा | 
लक्ष्मी : इन्द्र-देवेन्द्रों द्वारा बन्दनोय 

लक्ष्मी-द्शनस यह प्रकट होता है कि सुमेर पर्वतपर सौधम आदि इन्द्रोंके 
द्वारा बालकका जन्माभिषेक सम्पत्त किया जायगा। राजा-महाराजाओंके साथ 
इन्द्र, धरणन्द्राद उसके चरणोंकी पुजा करेंगे। तीर्थंकरप्रकृतिके अतिशय पुण्य- 
प्रभावकें कारण जन्मस छः महीने पहलेसे ही कुवेरादि धन-सम्पत्तिको वृद्धि करेंगे । 
बालक अतिशय पृण्यके प्रभावस सभीका लोकप्रिय होगा । वह्‌॒केवलज्ञानादि 
लक्ष्मीका प्राप्तिकर्ता होकर पुनर्जन्म, आत्मा एवं षट्द्रव्योंके महृत्त्वका प्रतिपादन 
करेगा | बालकके सौम्य दशेनसे सिह और गाय एकसाथ निवास करेंगे। 
चन्द्र : अमृत-वर्षण 

स्वप्नमें चन्द्रमाका दर्शन अमृत-वर्षाका प्रतीक माना जाता है। गर्भ॑स्थ 
बालककी वाणीसे कोटि-कोटि मानवोंके हृदयोंकी मलिनता दूर होगी। उनके 
अमृत-स्पशंसे सबंत्र शीतलत्ता व्याप्त हो जायगी। धर्मामृतके वर्षणसे 
जगतका सन्‍्ताप दूर होगा । धर्मामृत प्राणोंमें नव शक्तिका संचार करेगा। नहव र- 
को स्थायित्व प्रदान करेगा | इनके धर्मामृतसे संसारके क्लेश मिट जायेंगे, 
मलिनताके बादल छेट जायेंगे ओर पारस्परिक पृथकताओंकी दूरी सिकुड़कर 
समाप्त हो जायगी । धमंके सम्बन्धमें विकृत हुई भावनाका अन्त होगा । विपरीत 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ९१ 


व्याख्याएँ समाप्त हो जायँगी और सत्यका आलोक प्राप्त होगा । महावीरकी 
अमृत-वर्षा शीतल और सुखकर होगी | आत्माके वास्तविक स्वरूपका परिज्ञान 
प्राप्त होगा । अहिसाका चन्द्रोदय जगतके प्राणियोंका पथ-प्रदर्शन करेगा। 
संसार-समुद्रमें निमग्न प्राणियोंकों वह सहारा देगा, त्राण करेगा, शरण 
देगा, गति देगा और प्रत्तिष्ठा प्रदान करेगा । इनका धर्मामृत क्षुधितोंकेलिये 
भोजनसद्श, प्यासोंकेलिये जलसमान ओर रोगियोंकेलिये औषधसमान 
होगा। इनकी वाणी अमृतका अक्षय कोष होगी । 
सूर्य : दिव्यज्ञानप्राप्ति 

सूयं-दर्शनसे भावी बालक अज्ञानरूपी अन्धकारको नष्ट करनेवाला और 
सूर्यके समान भास्वर केवलज्ञानको प्राप्त करेगा | यों तो जन्मसे ही मति, 
श्रुत ओर अवधिज्ञानका धारी होगा, पर वह अपने त्याग, तपश्चरण द्वारा 
कर्मकालिमाकों भस्मकर कंबलज्ञान प्राप्त करेगा। पूर्णज्ञानी ही जगतके 
उत्थानका कार्य कर सकता है। कंवलज्ञानकी ज्योति समक्ष अगणित दीपक 
ओर असंख्य सूर्य-चन्द्र निस्तेज हो जाते हैं। बालकको जगतक अनिवार्य कोला- 
हलके मध्य आत्माका संगीत सुनायी पड़ेगा। उनकी ज्ञान-ज्योतति सरागताकों 
समाप्त कर वीत्तरागत्ताका विकास करेगी । तालाबोंमें ही नहीं, पृथ्वीपर भी इस 
दिव्यज्ञान-मात्तष्डक आलछोकसे कमर विकसित हो जायेंगे । 
जलपूर्ण कलश : करुणाका प्रसार 

जलपूरित दो स्व्ं-कलशोंका दर्शन गर्भस्थ बालकके कल्याणकारी सुन्दर 
एवं ध्यानरत होनेका सूचक है। यह स्वप्न करुणाका प्रत्तीक है | बालक 
करुणासे द्रवीभूत हो अहिसाक मार्गका प्रचार करेगा। उसका सम्रस्त जीवन 
हिंसाके विरुद्ध संघर्ष करने और अहिसाके प्रचारमें व्यतीत होगा । जिस प्रकार 
भयसे समाकुल प्राणियोंके लिये बलवानकी शरण आधार है, उसी प्रकार विश्वके 
दुःखोंसे भयभीत प्राणियोंके लिये अहिसा आधार है। अहिसाकी मंगलमयताका 
उद्घोष इस बालक द्वारा होगा । मन, वचन और कम द्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंके 
साथ मित्रताका भाव स्थापित कर करुणाकी प्रतिष्ठा करेगा | अनुकम्पा, दया 
करुणा, सहानुभूति ओर संवेदना आदिको अहिसाके अन्तगेत सिद्ध करेगा। 
मत्स्ययुगल : अनन्त सौख्यकी उपलब्धि 

मत्स्ययुगलको अनन्त सुखकी उपलब्धिका सूचक बत्ताया गया है। स्वप्न- 
शास्त्रमें मत्स्य-दर्शनको भावी सुख-समृद्धिका प्रतीक माना है। व्यक्ति प्रमाद- 
रहित हो अपने पुरुषार्थमें अहनिश जागरूक रहता है और उसे अभीष्ट सिद्धियाँ 
प्राप्त होतो हैं । निस्संदेह यह बालक स्वंजनकल्याणक और सुखी होगा । 


९२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी भान्रार्य-परम्परा 


जलाशय : संवेदनशीलता 

जलाशय संवेदनशीलतताका प्रतीक है। गर्भस्थ बालक मानव-चेतनाका 
अध्ययन कर संवेदनशील होगा और पथश्रष्ट मानवताको कल्याणके पथपर 
पहुँचायेगा। वह पशुओंका गोपाल, शूद्र और नारियोंके आंसुओंको अपने हाथोंसे 
पोंछनेवाला, सवंधमं-समभावी और विश्वमैत्रीका प्रचारक होगा। अज्ञान- 
तिमिरको दूर हटाकर नव प्रकाश विकीणं करेगा और रोते हुए लोगोंके 
आँसुओंको पोंछकर उन्हें गोदीमें बेठायेगा | दलित और पतित मानवोंको कण्ठसे 
लगायेगा, उन्हें सहारा देगा ओर जाति-मदके विषको दूर कर अमृतमें परिणत 
करेगा । आडम्बर और गुरुडमको दूरकर अपनी संवेदना द्वारा शान्तिका सन्देश 
देगा। इतना ही नहीं, वह दुःखी जगतको अपनी सहानुभूति और संवेदना 
द्वारा सांत्वना देगा । 
सागर : हृदयको विश्ञालता 

गम्भीर घोष करते हुए समुद्रका स्वप्न हृदयकी विज्ञालताका प्रतीक है। 
मोघजीवी स्वार्थी पण्डितोने मानवत्ताके अधिकारसे वंचित कर जनसामान्यको 
निरुपाय और निःसहाय बना दिया है। ऐसे व्यक्तियोंको राहत पहुँचाना 
और उन्हें खोये हुए अधिकारोंकी पुनः प्राप्ति कराना गर्भस्थ बालकका कार्य 
होगा । उसके हृदयकी विशालता ही हिसापूर्ण क्रिया-काण्ड, जातिमद, स्वार्थ 
वश ऊच-नीचत्व, आदिका निरसनकर मानवत्ताकी यथार्थ प्रतिष्ठा करेगी। 
वह अतिभोग ओर अभावग्रस्त प्राणियोंका विवेक जागृत कर उन्हें मानव बनने 
के लिये प्रेरित करेगा । 
मणिजटित सिहासन : वचंस्थ और प्रभृत्व 

मणिजटित सिंहासन भावी बालकके वचेस्व और प्रभुत्वका प्रतीक है 
वह अन्तःसम्पदा और अक्षयनिधि प्राप्त करेगा। उसके जीवनमें करत्तृत्व 
और भोक्तृत्वकी अप्रतिम भावसंज्ञाएँ विसरजित हो जायंगी। प्रज्ञाका धनी 
वह महाचेता बन अपनी चेतनाका ऊरध्वीकरण कर स्थिर-प्रज्ञताको प्राप्त 
करेगा | प्रेम, कशणा और वात्सल्यकी अनन्ततामें वह समा जायगा | उसके 
वित्तकी चंचलता, चेतनाकी चिन्मयतामें रूपान्तरित हो जायगी | आत्माकी 
गतिशीलत्ता अन्तश्चेतनाके उरध्वीकरणका सुजन करेगी | उसका पौरुष जीवनसे 
पलायन नहीं, जीवनकी अन्तनिहित शक्तियोंका स्फुरण करेगा | 
देव-विमान : कोति 

स्वप्नमें देव-विमानके दर्शनसे यह सूचित होता है कि गर्भस्थ बालक स्वगंसे 
च्युत हो जन्म ग्रहण करेगा | इस बालककी की ति सत्र व्याप्त हो जायगी | उसके 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ९३ 


कार्योकी यशोगाथासे जन-जन परिचित्त हो जायगा। परम्परागत धर्म और 
धामिक कर्म-काण्ड समाप्त हो जायेंगे । जनताके समक्ष रूढ़ियोंकी आलोचना 
कर धामिक प्रतिष्ठानके विरुद्ध क्रान्तिका शखनाद करेगा | वह मंनुष्य-मनुष्य- 
के बीच होनेवाली दलालीको बन्दकर उदार नीतिका प्रचार करेगा। जाति- 
प्रथा और कर्मकाण्डपर प्रह्ारकर अपने क्रान्तिकारी विचारों द्वारा जनमानस- 
को आलोकितत कर देगा। वह जड़-चेत्तनका स्वतंत्र अस्तित्व प्रतिपादित कर 
एकाधिकारका विरोध करेगा । व्यक्तिकी स्वतंत्रताका उद्घोषकर अनेकान्ता- 
त्मक दृष्टिकी स्थापना करेगा | उसकी अपनी राह होगी, अपनी करनी होगी 
और वह अपने बल-पौरुष द्वारा स्वतन्त्रताका प्रचार करेगा | 
धरणनद्र-भवन : अवधिज्ञान 

नागेन्द्र भवनके अवलोकनसे गर्भस्थ बालक अवधिन्नानका धारी होगा। 
जन्मकालसे ही वह अपनो प्रतिभा द्वारा छोगोंको आश्चयंचकित करेगा। 
आत्मा और ज्ञान-म्योतियाँ जगमगा जायँगी और सर्वत्र प्रकाश व्याप्त हो जायगा । 
सारे अन्तविराध समाप्त हो जायेंगे । आत्मदर्शन द्वारा वह जगतको निराक 
बनानेका प्रयास करेगा । जन्मसे ही अद्भुत रोशनी प्राप्त कर वह वीन्ञगंगत्ता 
और अनेकाल्तवादका अमृतवर्षण करेगा। उसका चित्त भवसागरके तटपर 
चरम शक्तिका अन्वेषण करेगा। उसकी साधनाके सम्मुख सांसारिक सुख 
अकिचन हो जायगा | समस्त व्यवधान, अमंगल, कोलाहल गान्त हो दिव्य 
आलोक प्रस्तुत करेंगे। आत्म-शुद्धिकी दिशामें बढ़ता हुआ वह एक नया 
आलोक प्राप्त करेगा। धर्मान्ध जनता विवेक प्राप्त कर उसका नेतृत्व स्वीकार 
करेगी । 
रत्तोंकी विशालराशि : अनन्तगण 

स्वप्नमं सत्नराशिका दर्शन सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान और सम्यक्‌ चारित्ररूप 
रलत्रयकी प्राप्तिका प्रतीक है। जीवनका वास्तविक कल्याण रत्तत्रयसे ही 
होता है । इस स्वप्न-दर्शनका फल समता, सहिष्णुता आदि लोकोत्तर गुणोंकी 
प्राप्ति भी हैं। बालक अपने समस्त आचरण और दिनचर्यामें सजग रहेगा । 
सभी प्रकारके संयम ग्रहण करेगा | वह ईर्ष्या, हेष, अहंकार, लोभ, मोह, 
छल, कपट, धृणा आदिसे रहित होगा । न उसका कोई शत्रु होगा, न मित्र, 
वह सभीके प्रत्ति समभाव रहेगा । आकाशके समान व्यापक-शुद्ध अन्त:करण 
“-निर्मल-हृदय, कमलपतन्रके समान सर्वथा अलिप्त और सिहके समान निर्भेय 
विचरण करेगा। वह अपना ज्ञान जन-जनको बाँट कर मुक्तिका पथ प्रशस्त 
करेगा | 


९४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


निध म अग्नि : निर्वाण 

गर्भस्थ बालक अपनी समस्त कर्म-कालिमाको नष्टकर निर्वाण प्राप्त 
करेगा । आत्माका सच्चा सुख निर्वाण-प्राप्ति ही है। इसीके लिये संयम-तपको 
साधना को जाती है | बालकक़ा भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। वह कमसे युद्ध 
कर अपनी आत्माको जाश्वत सुख-प्राप्तिकी ओर लगायेगा | भारतकी मानसिक 
और सांस्कृतिक पंगृताकों समाप्तकर स्वस्थ चिन्तनकी मधुर वीणा वादित 
करेगा । लोक-जीवन और लोकशासन पावनताका अनुभव करने छगेगा। 
अज्ञान, अधमे, अन्याय और अत्याचार समाप्त हो जायेंगे । आत्म-स्वातन्त्रयकी 
भावनाद्वारा वह जनमानसके मनोबलकी वृद्धि करेगा। आत्मा अज्ञान, मोह और 
मिथ्यात्वसे मुक्त हो जायगी | विश्व-बन्धुत्व और विश्व-मेत्रीकी भावनाओंका 
प्रसार होगा । 


भावी बालक स्वयं अपना त्तो उद्धार करेगा ही, अपने उपदेशों द्वारा 
आइम्बर और औपचारिकताओंका भी अन्त करेगा। सच्ची रुचि, सच्ची 
पहचान और सच्चा आचरण उसके जीवनका लक्ष्य होगा । 

इस प्रकार विशिष्ट निमित्तज्ञानी महाराज सिद्धाथं द्वारा स्वप्नोंके उप- 
यक्‍्त फलको सुनकर त्रिशला धन्य हो गयी और अपने भाग्यकी सराहना करने 
लगी । भाग्यजालो पृत्रका जन्म अवगतकर उसका मन अपार वात्सल्य और 
उत्साहसे भर गया | वह उस भाग्यशाली क्षणकी उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करने 
लगी। माँ त्रिगलाका मन होनेवाले बालकको विशेषताओंको ज्ञात कर अत्यन्त 
थान्‍्त हुआ | बढ़ सोचतो है--'जिस दिन मेरी कुक्षिसे यह बालक जन्म ग्रहण 
करेगा, उस दिन मुझ जैसी बड़भागिन कौन होगी ? माँकी साध सुयोग्य सन्‍्तान 
प्राप्त करनेकी है। यदि यह प्राप्त हो जाये, तो मातृत्व चरिताथे हो जाता है।'' 
पुण्य-चमत्कार 

पुष्पोदयसे संसारके समस्त वेभव प्राप्त होते हैं। पुण्यात्माके यहाँ लक्ष्मी 
दासी बन जाती है, कुवेर किकर हो जाता है और जगतके वेभव हस्तामलूक 
हो जाते हैं । महाराज सिद्धार्थ और महारानी त्रिशलाके पुण्य-वेभवका कहना 
ही क्या, जिनके यहाँ अच्युत स्वर्गस च्युत हो तीर्थंकर महावीरका जीव पुत्र- 
रूपमें जन्म ग्रहण करनेवाला है। सारा उपनगर हष॑, उल्लास और उमंगसे 
अनुस्यृत है । सिद्धा्थंका घर-आँगन देव-देवांगनाओंका क्रीड़ास्थल बना हुआ 
है । महावो रका गर्भकल्याणंक सम्पादन करनेके लिये मनुष्योंकी तो बात हो 
क्या, चतुनिकायके देव भी आतुर हैं। वेशालीके समस्त नगरों और उपनगरोंकी 
कृपि-सम्पत्ति बढ़ रही है। गोधन, अक्वधन और गजधनकी वृद्धि हो 


तीथंकर महावीर ओर उनकी देशना : ९५ 


रही है। फसलोंकी हरीतिमाने जन-जनको पुलकित कर दिया है। पशुओंने 
परस्पर वेर-विरोध छोड़ दिया है । श्रीदेवी प्रियकारिणी-त्रिशलाकी शोभा-वुद्धि- 
में, हृदेवी लज्जाकी समृद्धिमें, धृतिदेवी धेयंके संवद्धंनमें, कीतिदेवी स्तुत्ति- 
गानमें, बुद्धिदेवी विवेक और विचारके संरक्षणमें एवं लक्ष्मीदेवी धन-धान्य 
समुद्धिकी वृद्धिमें संलग्न हैं। माता त्रिशलाकी सेवा महलकी परिचारिकाएँ तो 
करती ही हैं, पर स्वर्गकी देवांगनाएं भी आकर उनकी सेवा-शुश्रषामें रह 
रही हैं । 


यह सब कुछ विलक्षण, पर सुहावना दिखलायी पड़ता था। समस्त अन्तः:- 
पुर हषं और आनन्दमें विभोर था । माता-त्रिशलाकी की जानेवाली सेवा शब्दा- 
तीत थी | देवियों ओर परिचारिकाओं द्वारा की जानेवाली सेवाके समक्ष सभी हार 
मान जाते थे । त्रिशलाके मनोरंजन हेतु नाना प्रकारके साज-सामान एकत्र किये 
जाते थे | देवियाँ और परिचारिकाएँ माताके मनबह लाबके हेतु विविध प्रकारके 
प्रइ्न और पहेलियाँ पुछती थीं। प्रत्येक क्षण त्रिशलाकी समस्त सुख-सुविधाओंका 
ध्यान रखा जाता था | 


महाराज सिद्धार्थ भी गर्भवती त्रिशलाके समस्त दोहदोंकों पूर्ण करनेके 
लिये स्चेष्ट थे। उन्होंने अनेक अप्रमत्त परिचारिकाएँ निग्रत की थीं | वे सभी 
परिचारिकाएँ साताके स्वभाव और प्रवृत्तिका अध्ययन्न कर कार्य करती थीं | 
अद्भुत पुण्यके प्रभावसे समस्त समवाय विलक्षण ही था । 


मनोरज्ञनाथ : संगीत, नृत्य एवं चित्रकला 


भारतोय सभ्यतामें संगीत, नृत्य एवं चित्रादि कलाएँ मनोविनोद अथवा 
भोग-विलासका साधन नहीं है, अपितु इनमें तत्त्ववाद, कल्पनात्मक विस्तार 
एवं ऐतिहासिक परम्पराका प्रच्छनन रूप पाया जाता है। कला केवल शारीरिक 
अनुरञ्जन ही नहीं करती, अपितु मानसिक और बौद्धिक विकासका भी 
संकेत प्रस्तुत करती है। तीर्थंकर महावीरकी मात्ता त्रिशलाके मनोविनोदार्थ 
संगीत एवं नृत्यादि कलाएँ सेवाके हेतु प्रस्तुत देवियोंने उपस्थित कीं। नवीन 
रूपकों, नयी रेखाओं एवं नये रंगोंसे विभिन्‍न प्रकारके चित्रोंका निर्माण कर 
मांताको प्रसन्‍न किया। दिवालों, काप्ठ-फलकों एवं वस्त्रोंके ऊपर भी विद्धचित्र, 
अविद्धचित्र एवं रसचित्र अंकित किये गये। कलाद्वारा विभिन्‍न प्रकारकी 
लीलाएँ एवं शिल्प-साधनाएँ चित्रित कर सत्य, शिव और सौन्‍्दयंकी पूर्णतया 
अभिव्यक्ति की गयी है। लोक-जीवनकी रसभरी प्रेरणा द्वारा राग-रागिनी, ऋतु- 
बर्णन, लीला-वर्णन एवं प्रकृतिके रम्य रूप उपस्थित्तकर मात्ताका अनुरंजन 
किया जाने लगा । 


९६ : तीर्थंकर महावीर और उतको आचार्य-परम्परा 


संगीतकला 


संगीत्तका प्राण स्वर है। काव्यकी काया शब्द और अर्थों द्वारा निर्मित 
होती है, पर संगीत शब्दातीत है । संगीतमें रस-निष्पत्तिके हेतु वाचक-शक्तिकी 
अपेक्षा नहीं रहती है। यही कारण है कि संगीतकी भाषा शाइवत और साव॑- 
भोम होती है। चह भोगोलिक सीमाओंके बन्धनसे परे रहती है । प्राणी ही नहीं, 
वनस्पत्तियों त्कमें स्पन्दन भर देती है। संगीतकला, सा रे, ग, म आदि सप्त 
: स्व॒रोंपर आधुत है| ये सात स्वर ही सामक कहे जाते हैं। साम-गानमें प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और मन्द्र इन पाँच स्व॒रोंको मुख्य माना गया है और 
कृष्ट तथा अतिस्वायं इन दो स्वरोंको गोण । साम-सिद्धान्तके अनुसार मुख्य 
पाँच स्वर क्रमसे मध्यम, गान्धार, ऋषभ, षड्ज ओर निषाद हैं। मुख्य और 
गोण स्वरोंको मिला देनेसे सप्त स्व॒र होते हैं। इन्हींके अन्तर्गत दो मध्यम स्व॒र 
माने जाते हैं, जो अन्तर और काकली कहे जाते हैं। वीणाके साथ गान करते 
समय ऋषभ, घेवत और मध्यम स्वरोंके विकृत रूपोंको मिलाकर संगीतके बारह 
स्वर-स्थान, बाइस सूक्ष्म श्रुतियाँ एवं छयासठ नादके स॒क्ष्मतर प्रभेद होते हैं । 

वाणीको स्वर्मयी और शब्दमयी माना जाता है तथा स्वर और शब्द 
नादके अधीन हैं । नादको जगतका परिणाम माना गया है। इसके आहत और 
अनाहत दो भेद हैं | अनाहत नाद बिना आधातके उत्पन्न होता है। इसे केवल 
योगीजन ही सुनते हैं, समझते हैं और इसके द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं| समस्त 
चराचर जगत नादसे प्रभावित है । हरिण और सर्प वीणाका स्वर सुनकर मंत्र- 
मुग्ध हो जाते हैं । संगीतको बह्मानन्द-सहोदर इसीलिये कहा जाता है कि नादमें 
अपार आकषंण-शक्ति विद्यमान है। जीवन और सृष्टिके जिन रहस्योंको हम 
ज्ञात करनेमें अक्षम रहते हैं, संगीतद्वारा वे रहस्य सहज हृदयंगम हो जाते हैं। 


देवियाँ संगीतगोष्ठी और वादित्रगोष्ठी द्वारा माता त्रिशलाको प्रसन्न करती 
और उनके हृदयको पवित्र भावनाओंसे आप्लावित करतो थीं। वे मधुर गान 
द्वारा ऐसे स्वर और नादका सृजन करती थीं, जिससे माताका हृदय प्रफुल्लितत 
हो जाता था संस्कृति, शिक्षा, धामिक, नैतिक विश्वास एवं निष्ठाओंकी अभि- 
व्यक्षित संगीतके द्वारा की जा रही थी | रसानुभृतिकी क्षमता और अभिरुचिका 
परिष्कार अह॒निश होता रहता था | 
माता त्रिशला संगीतके रसास्वादनद्वारा मनोविनोद तो करती ही थीं, पर 
वे जीवनके गम्भीर रहस्योंको भी अवगत करती थीं। विनोदकी सबसे प्रथम 
और बड़ी आवश्यकता है बन्धनोंसे मुक्ति | यद्यपि ध्मं और नीति इस विनोदकी 
प्रवृत्तिको मर्यादित और संस्कृत करनेका सतत प्रयत्न करते आये हैं, परन्तु 
तीर्थकर महावीर और उनकी देशना : ९७ 


विनोदकी आवश्यकता इसे मुक्त अन्तरालू देनेके प्रयत्नमें लगी रहतो है। 
इसका अथे यह है कि सौन्दर्यके सुजन और रसके आस्वादनमें जनरुचिकी सर्वा- 
घिक अभिव्यक्ति होती है । 


संगीत्त और सन्तुलन, लयात्मक आारोह-अवरोह तथा अंगोंका समानुपातिक 
विन्यास आदि सौन्दर्यके ऐसे गुण हैं, जो मानवमात्रके स्वभाव और रुचिके 
अंग बनते हैं। संगीतकला केवल अनुरंजनका ही साधन नहीं है, अपितु धमंको 
भी मर्यादित और नियन्त्रित करती है । देवाज्भनाए' संगीत्तकलाका शुद्ध स्वरूप 
उपस्थित कर मात्ताके समक्ष दिव्य मंगल प्रस्तुत करती थीं | जीवनके स्थूल और 
सूक्ष्म दोनों पक्षोंका उपस्थितीकरण मानवकी मानवताको उद्बुद्ध करता है । 
जीवनगत स्थूलक सघन अन्तरालमें युग-युगान्त रसे सोये हुए जड़-प्रत्यय एवं मुम्ष- 
सुक्ष्मकी कल्पता स्मृति और प्रत्यभिज्ञाको उद्बुद्ध कर उसके अपराहत पौरुष- 
की अनुष्ण अग्निशिखाको प्रदीप्त करती है। व्यावहारिकत्ताके बर्वर क्षणोंमें 
मनुष्यता शील और सीन्दर्यंको स्पन्दित करती है। इस प्रकार देवाड्भरनाएँ 
विभिन्न प्रकारके गीत और वादित्र द्वारा माता त्रिशलाका मनोरंजन कर उन्हें 
सदेव प्रसन्‍त रखनेका प्रयास करती थीं । 
नुत्यकला 

नृत्यकछा भी सौन्दर्योपारानाकी एक सुखद प्रवृत्ति है।सौन्दर्य-जिज्ञासाकी इस 
प्रवृत्तिन ही सभ्यता और संस्कृतिको जन्म दिया। मानवसभ्यता और संस्कृ- 
तिके विकासमें नृत्यकलाका सर्वाधिक योगदान रहा है। भारतीय जीवनमें नृत्य- 
कलाको सत्य, शाश्वत्त, नित्य और अनादि माना है। उसको आराधना लोक- 
मंगल और परमाथ्थ दोनोंके लिये होती है। नृत्यकला अनुरंजनके लिये न होकर 
जोबनके विकासके लिये है। नृत्यका व्यापक अनुराग काम, क्रोधादि विका रोंको 
शमन करनेका भी कार्य करता है। आंगिक संकेतोंद्ारा भावाभिव्यञ्जनकी 
प्रवृत्ति नृत्यमुद्राओंमें देली जा सकती है। देवाजरनाएं माता त्रिशलाको अपने 
विभिन्‍न अंग-संचालन द्वारा प्रसन्‍न करती थीं। नृत्य करते समय देवाज्भनाओंकी 
दन्तपंक्तिसे निःसुत किरणें मुस्कराती हुई जान पड़ती थीं। छूयके साथ 
पाद-संचालनकी. गति ओर हाव-भावयुक्‍त विछास रस-धाराका सृ जन करते 
थे। नृत्यमें संलग्न देवियाँ अनेक प्रकारकी गति, तरह-तरहके गीत, नृत्यविशेष 
एवं विचित्र शारीरिक चेष्टाओं द्वारा माताके मनको उत्कंठित करती थीं। 
हस्त-पल्लवोंसे वीणा-वादन करतो हुईं विभिल्त शारीरिक चेष्टाओ को प्रस्तुत 
करती थीं। ताल और स्वरके साथ मन्द ओर मघुर रूपमें प्रस्तुत की गयी 
शारीरिक चेष्टाएं जनमानसका अनुरज्जन करती ही हैं । 


९८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


बस्तुतः नृत्य जीवनके विस्तारका नाम है। यह जीवनका अनुपम और 
अमूल्य अंग है। जीवनका अर्थ है प्रगति एवं प्रवृत्तिकी गाथा तथा कमंका इति- 
वृत्त। जिस जीवनमें नृत्य और संगीतका विकास न हो, वह भारभूत हो जाता 
है। जीवनमें यदि नृत्यादि कलाए न हो, तो मानवकी सात्विकता और पशुकी 
पाशविकतामें अन्तर ही न रहे । संगीत और नृत्यकछा विहीन जीवन अपूर्ण, 
वेग-रहित और नीरस है | जीवनमें प्रगति लाना नृत्यादि-कलाओंका धर्म है। 
जेसे-जेसे जीवनमें नुत्य और संगीत आदि कलाओंका विस्तार होता जात्ता है, 
वेसे-वेसे जीवन मूल्यवान्‌ बनता जाता है। अत्त: कलाकी निर्मलता और 
पवित्रताका प्रभाव भी निमंल एवं पावन होता है। संगीत और नृत्य आत्मलीन 
होनेके साधन हैं। ये जागृतिके कारण हैं। आत्म-स्वतन्त्रता एवं आनन्द-अ्रमो- 
दकी प्राप्ति इन्हींके द्वारा सम्भव है | 

संगीतशास्त्रमें विभिन्न मुद्राओंका उल्लेख आता है। मुखराग एवं हस्ता- 
मिनय भी नृत्यके अन्तगंत्त हैं। नतंक एवं नतंकियाँ मेधा-स्मृति, गुणश्लाघा, 
राग, संसर्ग ओर उत्साहसे युक्त होकर गीत-वाद्य-त्तालके अनुसार पाद-संचा- 
लन कर विविध प्रकारके स्वाभाविक परिभ्रमण प्रस्तुत करती थीं। पताक- 
हस्त, त्रिपताक-हस्त, अद्धंपताक-हस्त, कत्तेरमुख-हस्त, मयूर-हस्त, अद्धे चन्द्र- 
हस्त, सूचीहस्त, चतुरहस्त, भ्रमरहस्त, व्याप्रहस्त, कटकहस्त एवं पल्‍लीहस्त 
आदि बत्तीस प्रकारकी संयुक्त हस्तमुद्राओं द्वारा देवियाँ अभिनय करती थीं । 
असंयुक्त हस्तमुद्राओंमें अह्जलि, कपोत, क्कंट, पुष्पपुट, उत्संग, शकट, शंख, 
चक्र, सम्पुट, पाश, कीलक, मत्स्य, वराह, गरुड़, नागबन्ध आदि तेइस प्रकार- 
की मुद्राएं परिगणित हैं। श्वद्भारादि नव रसोंको अभिव्यक्त करनेवाले नृत्य 
उपस्थित किये जा रहे थे। इस प्रकार देवाज़भनाए संगीत एवं नृत्य द्वारा 
माताकी आनन्दोपलब्धिका साधन बन रही थीं। वे रसाश्नित और भावात्मक 
नृत्य उपस्थित कर माताको प्रसन्न करती थीं 


चित्रकला 


गर्भस्थ बालकके सम्यक्‌ पोषण हेतु माताका प्रसन्‍न और आनन्दित मुद्रामें 
रहना आवश्यक माना जाता है। जीवनके विविध अनुभवोंका मूल्य अवगत 
करनेके लिये चित्रकलाकी भी आवश्यकता अनिवायं है। संस्कृतिकी पहचान 
इसीके द्वारा होती है चित्रकलाका प्रधान कार्य कल्पनाको जागृत कर जीवनको 
पूर्ण बनाना है। इसको मुख्य शर्त यह है कि इसमें जीवनका तटस्थ अनुभव 
ही प्राप्त हो । यथार्थताके सान्निध्यमें जो व्यवहार अनिवाय बन जाये, उसमें 
उसके लिये जरा भी गुंजाइश नहीं । मनुष्यके आस-पास अपार जीवनलीलाका 
विस्तार रहता है। रेखा, परिबन्धन, आवेग और आलेखन द्वारा विभिन्न प्रकार 


तीधैंकर महावीर और उनकी देशना : ९९ 


की भाव-भंगिमाएँ व्यक्त की जाती हैं। देवाज्भनाएँ चित्रकला द्वारा माताके 
अन्तर्जीवनकी भूखको मिटानेवाले रसोंका सुजन करती थीं। वस्तुतः चित्र- 
कला सन्तप्त हृदयोंके समाधान और विश्वामके लिये अथवा देनिक जीवनको 
क्षुद्र बना देनेवाली घटनाओंसे दूर हटाकर आन्तरिक जीवनको उद्दीपन और 
पोषण प्रदान करनेवाली दिव्य जड़ी है। चित्रकलाकी प्रशस्तिमें सौन्दयंकी 
व्याख्या भी अनेक बार उलझती हुई दिखलायी पड़ती है। मनोभावो में सुसम्पा- 
दन और लीला-वेविध्यका उद्रेक चित्ताकषंक सौन्दयंका आग्रह करता है। 

चित्रकलाकी प्रवृत्ति अनादिकालसे मानवसमाजमें पायी जाती है। विभिन्न 
सामाजिक स्तरोंकी जानकारी चित्रकला द्वारा प्राप्त की जाती है। मनोगत 
भावों एवं विभिन्न शारीरिक चेष्टाओ का अंकन भी चित्रकलामें सम्भव होता 
है। चित्रकलाका सवेस्व उसकी भावधारा है और इस भावधाराका अंकन 
विभिन्न शलियो द्वारा किया जाता है। 

देवाज़नाए चित्रोंकी करुणाके सत्रमें आबद्ध कर विभिन्‍न सभ्यताओंके 
संघर्ष और आघात्तोंका अंकन करती थीं। इनके द्वारा निर्मित चित्रोंमें निम्नां- 
कित्त विशेषताएं उपलब्ध होती थीं :-- 

(१) सादृश्यकी उपेक्षा और भावकी प्रधानता, 

(२) रंगानुकूल रेखाओंका चित्रण एवं विभिन्‍न गतिविधिका रूपांकन, 

(३) रंगों द्वारा भारतीय वात्तावरणका सुजन, 

(४) दृष्टिसरणिकों विषयपर अवलिम्बत न रहने देना, 

(५) शाइवत सौन्दर्यका अंकन । 

देवाजूनाएँ पट-चित्र, फलक-चित्र और भित्ति-चित्रो द्वारा माताका मनो- 
रंजन करता हुई उनकी सुसंस्कृत रुचिका परिष्कार करती थीं। बताया गया 
है कि देवियाँ आलस्यरहित होकर रत्नोंके चूर्णसे रंगावली तैयार कर धूलि- 
चित्रोंका निर्माण करती थीं | रंग-विरंगे चौकके चारों ओर पुष्प विकीर्ण कर 
रसमय चित्रोंका निर्माण करती थीं । वीणा और मृदंग आदि वाद्य बजाती हुई 
देवियाँ मनोहर और आकर्षक चित्रों द्वारा माताके मनका आकर्षण करती थीं । 

इस प्रकार नृत्य-गोष्ठी, वाद्य-गोष्ठो, संगीत्त-गोष्ठी, अभिनय-गोष्ठी, चित्र- 
गोष्ठी आदिके द्वारा माता त्रिशलाके मनमें रस-माधुयंका संचार करती थीं | 
काय्य-गोष्ठीद्वारा सनोरक्षन 

गर्भके नवम मासमें माता त्रिशलाके मनोविनोदार्थ देवियाँ विशिष्ट-विशिष्ट 
काव्य-गोष्ठियोंका आयोजन करती थीं। गूढ़ भर्थ, गृढ़ क्रिया, गूढ़ पाद एवं 
लुप्त मात्रा और अक्षरवाले पद्यों द्वारा माता त्रिशलाको प्रसन्‍न करती थीं | वे 


१०० ; तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


कहने लगती कि हे माता ! क्या तुमने इस संसारमें एक क्षीण चन्द्रमाको देखा 
है? व्याजस्तुति द्वारा वे. मात्ताकी मुखकान्तिका चित्रण करती और बतलातो 
हैं कि माताकी मुखकान्ति जेसे-जेसे बढ़ती जाती है, चन्द्रमा उत्तना ही क्षीण 
होता जाता है। 

देवियाँ माताके मुखकमलका अनेक दृष्टियोंसे काव्यात्मक चित्रण करती थीं। 
वे कभी उनके मुखकमलको भ्रमरसहित चित्रित करतीं, तो कभी कमलरहित । 


देवा ड्रनाएं काव्यका सुजन करती हुई कहतीं कि--'हे कमलनयनी | ये 
अमर आपके मुखरूपी कमलको आप्रात कर क्ृतार्थ हो जाते हैं। अतएव वे 
फिर पृथ्वीसे उत्पन्न हुए कमलके पास नहीं जाते हैं। इस प्रकार देवाडुनाएँ 
काव्यपाठ द्वारा माताके मनको आनन्दित करती थीं। वें इष्टभावके स्वरूपको 
काव्य-बन्ध द्वारा प्रस्तुत करती थीं। लघु वर्ण और दीघ॑ वर्णोका प्रयोग इस 
रूपमें करती थीं, जिससे शब्द और अर्थमें सामंजस्य एवं माधुये उत्पन्न हो 
जाता था | सुकोमल भावनाओं और अवुभूतियोंका प्रचण्ड वेग उपस्थित कर 
वे माताको भाव-विभोर बनातो थीं। देवाज़नाओं द्वारा पढित काब्योंमें 
संगीतात्मकता और भावमयत्ताके साथ सुकोमल भावनाओंका भाण्डार निहित्त 
रहता था। इनके काव्योंमें निम्नलिखित गुण समवेत रहते थे :-- 

(१) अन्तवृत्तिका प्राधान्य, 

(२) संगीतात्मकता, 

(३) रसात्मकत्ता, 

(४) रागात्मक अनुभूतियोंकी कसावट, 

(५) णब्द-चयन और चित्रात्मकता, 
(६) समाहित प्रभाव, 
(७) मामिकत्ता, 
(८) गेयता, 
(९) मधुरता | 


इस प्रकार देवियाँ काव्य-सृजन द्वारा माता त्रिशलाका मनो-विनोद करती 
थीं | गीति-नाटथ एवं प्रबन्धों द्वारा अपूर्व रसका चमत्कार उत्पन्न करती थीं | 


पहेलियों एबं प्रश्नोत्तरोंद्रारा सनोविनोद 
माता त्रिशलाके मनो र॑जनार्थ देवियाँ प्रध्न करती हैं कि इस संसारमें किसके 
वचन श्रष्ठ ओर प्रामाणिक हैं ? 


माता--सर्वज्ञ, हितैषी और वीतरागी तीर्थकरके वचन ही श्रेष्ठ हैं । 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : १०१ 


देवियाँ--जन्म-मरणरूपी विषको दूर करनेवाला अमृतके समान क्या पेय है? 


माता--तीथंक रके मुखकमलसे निगंत ज्ञानामृत ही पेय है। इस ज्ञानामुतसे 
जन्म-मरणकी संसार-परम्परा छिन्‍न हो जाती है । 

देवियाँ--लोकमें बुद्धिमानोंको किसका ध्यान करना चाहिये ? 

माता--पञ्चपरमेष्ठी, आगम और आत्मत्तत्त्वका ध्यान करना श्रेयस्कर 
है। संसार-परिभ्रमणके कारणभूत आत्त और रोद्र ध्यान त्याज्य हैं । 

देवियाँ--किस कार्यके करनेमें शीघ्रता करनी चाहिये ? 

माता--संसा र-उच्छेदक अनन्तज्ञान और चारित्रके प्राप्त करनेमें शीघ्रता 
करनी चाहिये । जो आत्मकल्याणके कारणीभूत रत्नत्रयधर्मंकी धारण करनेमें 
समयकी प्रतीक्षा करता है, वह आत्मकल्याणसे दूर रहता है। अत्त: धंपालनमें 
शीघ्रता करना आवश्यक है । 

देवियाँ--संसा रमें सज्जनोंके साथ जानेवाला कौन है ? 

माता-दयामय अहिसाधर्मं ही साथ जानेवाला है, यही जीवोंका 
रक्षक है । 

देवियाँ--धरंके लक्षण कौन-कौन हैं ? धर्ंसाधनसे क्या फल प्राप्त होता है ? 

माता--आत्मततत्त्वकी अनुभूति कर द्वादश तप, रत्नत्रय, महात्रत्त, अणुब्रत, 
शील और उत्तमक्षमादि धारण ये धमंके लक्षण हैं। धमंका फल करमं- 
निजंरा है । 

देवियाँ--धर्मात्माओंके चिह्ध क्या हैं ? 

माता--उत्तम शान्तस्वभाव होना, अहंकार भोर ममकार न होना, 
शुद्धाचरणका पालन करना, धर्मात्माओंके चिह्न हें । 

देवियां--पापके चिह्न और फल क्या हैं ? तथा पापी जीवों की पहचान 
क्‍या है ? 


माता--मिथ्यात्व, क्रोाधादि कषाय, अनायतन-सैवन पापके चिह्न हैं | राग, 
हेष, मोह, क्लेशादि पापके फल हैं। अत्यधिक क्रोध, मान, माया और लोभ 
करने-वाला, दूसरोंका निन्दक ओर स्व-प्रशंसक, आत्तं-रोद्रध्यानधारी होना 
पापियोंके चिह्न हैं | 


देवियाँ--लोकमें विचारवान कोन है ? 


१०२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


माता--सर्वज्ष, हित्तोपदेशी और वीतराग देव, शास्त्र और गुरुका चिन्तन 
करनेवाला विचारवान है । 

देवियाँ--परलोकगमन करते समय पाथेय क्या है ? 

माता--दान, पूजा, ब्रत, उपवास, शोल और संयम ही पाथेय है। 

देवियाँ--इस लछोकमें किसका जन्म सफल है ? 

माता--मोक्ष-लक्ष्मीके सुखदायक उत्तम भेद-विज्ञानको प्राप्त करनेवाले 
व्यक्तिका ही जीवन सफल है। 

देवियाँ--संसा रमें सुखी कौन है ? 

माता--सब प्रकारकी परिग्रह-उपानियोंस रहित ध्यानरूपी अमृतका स्वाद 
लेनेवाला योगी ही सुखी है, अन्य व्यक्ति नहीं | 

देवियाँ--संसारमें किस वस्तुकी चिन्ता करनी चाहिये और क्या उपादेय है ? 


माता--कर्मोकी निर्जरा करनेकी और मोक्ष-लक्ष्मीको प्राप्त करनेकी 
चिन्ता करनी चाहिये, इन्द्रियसुखोंकी नहीं । अतीन्द्रिय सुख ही उपादेय है। 

देविपाँ--किस कार्यके लिये महान्‌ उद्योग करना अभीष्ट है ? 

माता--रत्नत्रय और शुद्धोपयोगको प्राप्त करनेके लिये महान्‌ यत्न करना 
ही अभीष्ट है | 

देवियां--मनुष्योंका परम मित्र कौन है ओर अमित्र कौन है ? 

माता--तप, दान, ब्रत, शील, संयम आदिके धारण करनेकी ओर जो 
प्रेरित करे वही परम मित्र है और जो इन कार्योमें विघष्न करता है तथा 
हिसा, असंयम और प्रमाद आदियमें प्रवृत्त करता हो वह अमित्र है । 

देवियाँ--संसा रमें प्रशंस्य कौन है ? 


माता--थोड़ा धन रहनेपर भी जो सुपात्रकों दान देता हो और तिरबंड 
बरीर रहनेपर भी निष्पाप तपथ्चरण करता हो वही भ्रश॑स्य है। 

देवियाँ--विद्धत्ता क्या है और मू्खता क्या है ? 

माता-शास्त्रोंका ज्ञाता होकर भी जो निन्‍्च आचरण और अभिमानका 
त्याग करता है तथा पापाचरणसे दूर रहता है वही चिद्वान्‌ है । मिथ्याचरण, 
मिथ्याज्ञान और मिथ्याश्रद्धासे पृथक्‌ रहना ही विद्वता है। जो ज्ञानी होकर भी 
संयम, तप और त्यागका आचरण नहीं करता वही म्‌र्खे है। सम्यक्‌ आचरणसे 
पृथक्‌ रहना ही म्‌खंता है । 

देवियाँ--चोर कोन है ? 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : १०३ 


माता--पंचेन्द्रियाँ चोर हैं | ये रत्नत्रयरूप धमंको चुरानेवाली हैं। विषया- 
सक्ति हो जीवके विवेकको चुराती है। 


देवियाँ--शुरवीर कौन है ? 

मात्ता-जो धेयंरूपी खडगसे परीषहरूपी महायोद्धाओंको, कषायरूपी 
शत्रुओंको एवं काम-क्रोधादि रिपुओंको जीतनेवाला ही शूरवीर है । 

देवियाँ--पिञ्जरमें कौन आबद्ध है ? कठोर शब्द करनेवाला कौन है और 
जीवोंका आधार क्या है ? 

माता--शुक पिज्जरमें आबद्ध है, काक कठोर शब्द करता है और जीवोंका 
आधार लोक है| 

देवियाँ--मधुर शब्द करनेवाला कौन है ? पुराना वृक्ष कौन है ? केसा 
राजा छोड़ देने योग्य है ? 


माता--मयूर तथा कोयल मधुर शब्द करनेवाले हैं। कोटरवाला वृक्ष 
पुराना है। क्रोधी राजा छोड़ देने योग्य है । 

इस प्रकार देवियोंने मातासे विभिन्‍न प्रश्न पूछे और नाना प्रकारकी 
प्रहेलिकाएँ उनके समक्ष उपस्थित कीं। देवियाँ माता त्रिशलाकी सेवामें 
भहनिश उपस्थित रहती थीं। तीर्थंकर महाबीरके गर्भमें आते ही मात्ता 
त्रिशलाका मन अपार वात्सल्य और उल्लाससे भर गया | सिद्धार्थ महाराजका 
घर-आँगन देवोत्सवोंका रंगमंच बन गया। सारा कुण्डग्राम उमंग, उत्साह 
ओर पुलकका अनुभव कर रहा था। क्ृषिकी समृद्धि और मंदानोंकी हरीतिमा 
सभीके मनको उल्लसित करती थी | वेशालीका यह उपनगर धन-धायसे समद्ध 
होता हुआ मेत्री, प्रमोद और प्रेमका आगार बन गया | सब कुछ विलक्षण और 
सुखद दिखलायी पड़ने लगा। देवांगनाएं और परिचारिकाए' छायाके समान 
त्रिशलाकी सेवामें उपस्थित रहती थीं । 


माता त्रिशलछाका मन आमोद-प्रमोद एवं शास्त्र-चर्चा और तत्त्व-चर्चाके 
कारण अत्यन्त पावन रहता था । माताके पवित्र संस्का रोंका प्रभाव गर्भस्थ शिशु- 
पर भी पड़ने लगा । महाराज सिद्धार्थ भी त्रिशलाकी समस्त सुख-सुविधाओंका 
ध्यान रखते और एक क्षण भी उसे अप्रसन्न नहीं रहने देते। परिचारिकाए' 
अप्रमत्तभावसे रानी प्रियकारिणीकी सेवामें उपस्थित रहती | इस प्रकार वेशाली- 
का उपनगर कुण्डग्राम समृद्धि ओर सुखसे ओत्त-प्रोत हो रहा था । 
खुल गये भाग्य वेशालीके 


नौ माह और आठ दिनकी गर्भावधे समाप्त कर त्रिशलाने विशाला वेशालीमें 


१०४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आन्नार्य-परम्परा 


विश्ववन्ध वेशालिक तीर्थंकर महावीरको २७ मार्च ई० पू० ५९८ को जन्म 
दिया | इस समय समस्त ग्रह उच्च स्थात्पर स्थित थे और चन्द्रमा उत्तरा- 
फाल्गुनी नक्षत्रका उपभोग कर रहा था। चैत्रशुक्‍ला त्रयोदशी चन्द्रवारकी 
रात्रिका वह अन्तिम प्रहर मांगलिक था, जिसमें वरद्धमानका जन्म हुआ । 


तीर्थंकर महावीरके जन्मके समय चतुर्थ काल दुषम-सुषुममें ७५ वर्ष ३ 
महीना अवशिष्ट थे। वेशालीके भाग्य जग चुके थे | हिंसा, असत्य, अन्याय, 
आडम्बर एवं विकृतियोंको ललकारा था। वेशालीकी धरा कतदक्ृत्य हुई। 
प्रकृतिने समस्त वातावरणमें मधुरिमा घोल दी | अज्ञानका अवसान हुआ और 
ज्ञानसूयंका उदय। वेशालीका उपनगर कुण्डग्राम आल्हादसे परिपूर्ण था। 
प्राणीमात्र शान्ति ओर सुखकी ववांस ले रहा था। समस्त परिसर हर्षोन्मत्त 
हो आमोद-प्रमोदमें संलग्न था । 


तीर्थंकर वद्धंमानका शरीर काञ्चन आभायुक्त था और मुखमण्डलपर 
अगणित सूर्योकी दीप्ति विद्यमान थी । नवजात शिशुके शरी रसे दिव्य कान्ति फूट 
रही थी और ऐसा अनुभव हो रहा था कि बालकके दर्शनमात्रसे उप्रनगर 
निरापद, निष्कंटक और समृद्ध बन गया था। प्राणियोंके हृदयोंके साथ-साथ 
समस्त दिशाएँ भी प्रसन्न हो गयी थीं। आकाश निमंल और प्रकृति मनोरम हो 
गयी थी । देवों द्वारा मत्तश्नमरोंसे व्याप्त पुष्पवृष्टि और दुन्दुभिनाद सम्पन्न हुए | 


देवों द्वारा जन्मामिबेक 


तीर्थकरका जन्माभिषेकोत्सव देवोंने सम्पन्न किया और स्वयं महाराज 
सिद्धार्थने अपने भवनमें दस दिनों तक आनन्दोत्सव मनाया । दीपक प्रज्वलछितत 
कर प्रकाश किया गया । दान, पुण्य आदि शुभकृत्य किये गये और कारागारोंसे 
बन्दीजनोंको बन्धनमुक्त किया गया | 


सौधमं इन्द्रका आसन कम्पित हुआ और भवनवासी आदि देबोंके यहाँ घंटा- 
की ध्वनि हुई | अवधिज्ञानसे देवोंने अवगत किया कि कुण्डग्राममें अन्तिम तीर्थ- 
कर वद्धंमानका जन्म हो चुका है। वे ह्षमें झूम उठे और समस्त देवपरिवार 
नृत्य-गात करता हुआ कुण्डपुर पहुँचा | ऐरावत्त हाथी सजाया गया, सवाँरा गया 
और उसके ऊपर विभिन्‍न उपकरण रखे गये | मानवताका श्यृज्भार करनेवाले 
वर्धभानका जन्माभिषेक सम्पन्न करनेके हेतु देव-परिवार चल पड़ा । सौधमं 
इन्द्रने कुण्डपुरमें पहुँचकर राजमहलकी तीन प्रदक्षिणाएँ की और माता त्रिशला 
--प्रियकारिणीकी स्तुति की । 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : १०५ 


॥ 


इन्द्राणी प्रसृतिगृहमें पहुँची ओर उसने मात्ताकी सान्त्वनाके हेतु मायामयी 
बालक वहाँ सुला दिया और तीर्थंकर वधमानकों गोदमें लेकर बाहर आयी । 
उसने शिशुको सौधमं इन्द्रकों सौंप दिया। इच्द्रने ऐराबत्त हाथीपर सवार हो 
समस्त देव-परिवा रके साथ सुमेरु पव॑तकी रत्नमयी पाण्डुक शिलापर शिशुको 
विराजमान किया और क्षीरोदधिके निमंछ जलसे अभिषेक किया | 


अभिषेकके अनन्तर इन्द्राणीने शिशके देहको पोंछा । जब वह कपोलप्रदेश- 
पर लगे हुए जल-बिन्दुओंको सुखानेमें प्रवृत्त हुई, तो उसे एक विलक्षण दृश्य 
दिखलायी पड़ा | जैसे-जेसे वह जल-बिन्दुओंको पोंछती वेसे-वेसे जल- 
बिन्दुओंकी संख्या बढ़ती जाती । इन्द्राणीके समक्ष अजीब असमंजसत्ताकी स्थिति 
थी | अन्ततः उसने अनुभव किया कि ये जलबिन्दु नहीं, अपितु दपंणसे स्निग्ध 
निर्मल कपोलपर स्थित आभूषणोंका प्रतिबिम्ब है। उसने इतना सुन्दर शिशु 
अभी त्तक देखा ही नहीं था । उसके नेत्र लज्जासे झुकने लगे । 


अभिषेकके अनन्तर शिशुको वस्त्राभरण पहनाये गये, दिव्य एवं सुगन्धित 
मालाओंसे उन्हें आभूषित किया गया। नम्रीभूत हो सुरेन्द्रने उनको स्तुत्ति की | 
जब इन्द्रकी दृष्टि शिशुके दक्षिण पगपर पड़ी, तो सिहका चिह्न देखकर और 
उसे भावी पुरुषार्थंका प्रतोक समझकर उनका चिह्न 'सिह' स्थिर किया । 


अभिषेकके पश्चात्‌ इन्द्र उन्हें वेशालीके राजमार्गोंसे कुण्डग्राम छाया और 
इन्द्राणीने पुव॑बत्‌ प्रसृत्ति-गृहमें जाकर शिशुकों माता प्रियकारिणीके पाश्व॑में 
सुला दिया । 


शिशु महावीरके जन्मसे ही राजा सिद्धार्थका बल-वे भव बढ़ने लगा। उनकी 
कीत्ति व्याप्त होने लगी | सब ओर महाराज सिद्धार्थ एक उदाराशय राजाके 
नामसे प्रसिद्ध हुए। अतएवं महाराज सिद्धाथंने अपने समस्त बन्धु-बान्धव और 
इष्ट-मित्रोंको आमंत्रित कर वीर बालकका नामकरण-उत्सव सम्पन्न किया। वे 
कहने लगे--“यह शिशु महाभाग है | जिस दिनसे महारानी प्रियकारिणीके 
गर्भमें आया, उसी दिनसे घर, नगर ओर राज्यमें घन-धान्यको समृद्धि 
हुई है । अतएवं इस बालकका साथंक नाम वर्धमान रखा जाय |” उपस्थित 
जन-समुदायने राजा सिद्धार्थंके इस प्रस्तावका अनुमोदन किया ओर वीर बालक 
वर्धमान' नामसे प्रसिद्ध हुआ" | 


१. सिद्धार्थप्रियकारिण्यो: सममानन्ददायकम्‌ । 
वर्धमानाख्यया स्तुत्वा सदेवों वासबोध्यमत्‌ ॥ --हरिघंशपुराण, २।४४. 


१०६ : तीथंकर महावीर भौर उनकी आचार्य-परम्परा 


शेज्ञव 


तीर्थंकर बद्धंमान द्वितीयाके चन्द्रमाके तुल्य वृद्धिगत होने लगे । उनकी 
बाललीलाएँ विलक्षण ओर मनोहारिणी थीं। वर्धभानकी शिशु-सुलूभ क्रीड़ाओं- 
द्वारा महाराज सिद्धार्थ और महारानो त्रिशला मनोरंजन प्राप्त करते थे । जन्मसे 
ही वे विलक्षण प्रत्तिभासे सम्पन्न थे, विशिष्ट थे और थे तीर्थंकरप्रकृतिके 
बन्धक । उनका शरीर अनुपम सुषमा और शोभासे युक्त था । रक्त दूधके समान 
श्वेत, पवित्र और उज्ज्वल, वाणी मधुर तथा शरीर शंख, चक्र, पद्म, यव, धनुष 
आदि एक हजार आठ शुभ लक्षणोंसे युक्त अलोकिक था । 


प्रियकारिणी पुत्रको पालनेमें झुलाती, दुलराती ओर लोरियाँ सुनाती थी । 
वर्धभानकी शारीरिक विभूतिके साथ आध्यात्मिक विभूति भी बढ़ रही थी | ज्ञानकी 
दीप्तिसि उनकी काया अनवरत जगमगाती रहत्ती थी। एक अखण्ड परमज्योत्ति 
प्रकाशित होती थी। मत्ति, श्रुत और अवधिज्ञानका प्रकाश उन्हें आलोकित 
कर रहा था | सौन्दयं-राशि आविभूंत होतो जा रही थी । क्रमश: अब वे पालनेसे 
गोदीमें और गोदीसे भूमिपर लड़खड़ाकर चलने लगे थे। उनकी क्रीडाएँ 
पुरजन और परिजनकी थाती बन रही थी। कूप सजल ओर तालाब कमलोंसे 
परिपूर्ण होने लगे थे। खेत हरे-भरे ओर खलिहान धान्य-प्रचुर दिखलायी पड़ते 
थे | घर-घरमें सुख-सम्पदा व्याप्त हो गयी थी। ऐसा लगता था कि धरती स्वयं 
अपना कोष लुटा रही है। लोगोंके घरोंको धन-धान्यसे भर रही है। ज्योतिषी 
और गणक शिशुके शारीरिक लक्षणोंकों देखकर विस्मित-चकित थे। उनकी 
घोषणा थी कि यह बालक धरततोका श्रृंगार है। इसके प्रताप और यशका गान 
मनुष्य ही नहीं सूर्य-चन्द्र और नक्षत्र भी करेंगे। इसके द्वारा जगतमें मंगल- 
दायिनी क्रान्ति होगी, जो मनुष्यके दुःख-देन्यको मिटाकर अक्षय सुखकी ओर 
ले जायगी । 


तोधंकर सहावीरको जन्मपत्रिका और ग्रह-स्थिति 


तीर्थकरके जन्मके समय बृहस्पति, शनि, मंगल ग्रह उच्च स्थानमें थे । एक 
भवावतारी या धर्मनायकके लिये जिस प्रकारके ग्रह-योगकी आवश्यकता रहती है, 
वह ग्रह-्योग इनकी जन्म-कुण्डलीमें निहित था। यहाँ उनकी जन्म-कुण्डली 
अंकित कर ग्रहोंके संक्षिप_्त फलादेशक्ा विचार किया जायगा। कुण्डलीके 
फलाध्ययनसे यह स्पष्ट है कि वे आजीवन अविवाहित रहे हैं । सप्तम गृहमें दो 
पापग्रहोंके मध्य राहुके अवस्थित रहनेसे पत्नीका अभाव सिद्ध होता है । उनकी 
जन्मपत्रिका निम्नप्रकार है :-- 


तीथंकर महावीर भौर उनको देशना : १०७ 





(१) जब व्यक्तिका जन्म 'चर' लग्नमें हो; गुरु, शुक्र पंचम या नवम भावमें 
स्थित हों और शनि केन्द्रमें हो, तो जातक, तीर्थनायक या अवतारी होता है। 


(२) सप्तम भावमें राहु स्थित हो, इस भावपर पापग्रहकी दृष्टि हो, सप्तमेश 
पापाक्रान्त हो, तो पत्नीका अभाव रहता है"। ऐसे जात्तकका विवाह नहीं 
होता, इस योगसे उसके संयमी होनेकी सू चना मिलती है । 


(३) तीर्थंकर महावीरकी कुण्डलीमें शुक्र और चन्द्रमा १२० अंशके अन्तराल 
पर स्थित हैं। यह स्थिति उनकी सर्वज्ञता ओर वीत्तरागत्ताकी सूचक है । चन्द्रमा 
नवम भावमें स्थित्त है ओर बुधके गृहमें है और बुध केन्द्रमें सूयंके साथ है। 
चन्द्रमा सप्तमेश भी है। अतएव महावीरकी बारह वर्षो त्ककी साधनाके सूचक 
हैं। नवमस्थ चन्द्रमा दर्शनशास्त्र, आचारशास्त्र एवं विभिन्न प्रकारके ज्ञान- 
विज्ञानकी अभिज्ञताका सूचक है । जातकका प्रभाव अनुपम रहेगा और यह 
समाजका उद्धारक होगा । 


(४) महावीरकी इस कुण्डलोमें चन्द्रचूड़ योग है। इस कुण्डलीमें भाग्येश 
बुध केन्द्रमें स्थित है। अत्त: यह योग चन्द्रचूड़ कहलाता है। इस योगमें जन्म 
लेनेवाला व्यक्ति प्रसिद्ध ज्ञानी, आत्मयोगी एवं धर्मप्रचारक होता है। लोक- 


१. पत्नीभावे यदा राहु: पापयुग्मेन वीक्षित:। 
पत्नी योगस्थिता तस्य भूता5पि प्रियतेडचिरात्‌ ॥। 
२. हाभे त्रिकोणे यदि शीतरश्मि: करोत्यवश्यं क्षितिपालतुल्यम्‌ । 
कुलद्यानन्दकरं नरेन्द्र जोत्सा हि दीपस्तमनाशकारी ॥ --मानसागरी । 


१०८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 





संगमदेवके साथ क्रीडारत राजकुमार 


कल्याणकी भावनाकी सूचना लगनस्थ मंगलसे प्राप्त होती है। लग्न-स्थानमें 
उच्चका मंगल उपसग और परीषहजयी होनेकी ओर इंगित करता है। 


तीर्थंकर महावीरके विभिन्न नाम 


तीर्थंकर महावीरके वद्ध मानके अतिरिक्त अन्य भी कई नाम थे। इनकी 
माताने इन्हें 'विदेहदिन्न ओर 'वेशालिक' नाम दिये। पितृवंशकी परम्पराने 
ज्ञातृपुत्र' के नामसे उन्हें प्रसिद्ध किया | वे 'अतिवीर' और 'निग्न॑न्थ” भी कहलाते 
थे। उनका एक नाम 'सन्मति' था, जिसके साथ एक घटना जुड़ी है, जो बड़ी 
रोचक और प्रेरक है। 


तीर्थंकर महावी रकी अवस्था अभी पाँच या छः वर्षकी थी कि वे एक दिन 
झला झूल रहे थे । आकाशमागंसे दो चारण-ऋद्धिधारी मुनि जा रहे थे। इन 
मुनियोंमें एकका नाम संजय और दूसरेका विजय था। इन्हें अनेक ऋद्धियाँ, 
सिद्धियाँ प्राप्त थीं। महावीरको झूलते हुए देखकर इन मुनियोंके मनमें शंकाएँ 
उत्पन्न हुईं। अतएव वे उनकी परीक्षाके हेतु महावीरके निकट पहुँचे, पर जैसे 
ही उन्होंने उनका दिव्य दर्शन किया, वेसे ही दर्शनमात्रसे उत्ते मनकी शंकाएँ 
निराकृत हो गयीं | शंकाअंकि दूर होनेसे उन मुनियोंका मन भक्ति-विभोर 
हो गया और वे त्तो्थंकर महाबीरकी स्तुति करते हुए कहने लगे कि इस 
बालकका नाम अब 'सन्मत्ति' होगा"। उसी दिनसे इनका नाम 'सन्मति' पड़ 
गया | 


निर्भयताका प्रतोक : महावीर 


बाल्यकालसे ही महावीर अत्यन्त निर्भय थे। आठ वर्षकी अवस्थामें वे 
अपने समवयस्क साथियोंके साथ उद्यानमें क्रीड़ा कर रहे थे। सौधम इन्द्रकी 
सभामें महावीरके पराक्रम और वीरताका प्रसंग छिड़ा हुआ था। इन्द्रने कहा-- 
बालक महावीर शेशवकालसे अत्यन्त साहसी और पराक्रमी हैं| देव, दानव 
और मानव कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता | 


संगम नामक देवको इन्द्रके कथनपर विश्वास नहीं हुआ, अत्तएवं वह 
वद्ध मान महावी रकी परीक्षा करनेके लिये चल पड़ा | 





१, संजयस्याथंसन्देहे संजाते विजयस्थ च । 
जन्मानन्तरमेबनमश्येत्यालोकमात्रत: ॥ 
तत्सन्देहे गते ताभ्यां चारणाम्यां स्वभक्तित: । 
अस्त्वेष सन्मतिर्देवों भावीति समुदाहूतः ॥। --उत्तरपुराण ७४।२८२-२८३. 


तीथंकर महाबीर और उनकी देशना : १०९ 


महावीर वाटिकामें अपने मित्रोंके साथ आँख-मिचोनी खेल रहे थे । संगम- 
देवने भयंकर विषधरका रूप धारण किया | वह देखनेमें अत्यन्त कृष्ण वर्ण 
और भयानक था। वह प्रकट होते ही फन फैलाकर फ़ुफकारता हुआ उस 
आमलकी वृक्षकी ओर दौड़ा, जिस वृक्षपर महावीर अपने साथियोंके साथ 
क्रीडारत थे । वह भयंकर नाग वृक्षके तनेसे लिपट गया। उपस्थित सभी 
बालक सर्पको देखकर आतंकित हुए और वे इधर-उधर भागने लगे, पर 
महावीर डरे नहीं, वह हिमालयकी भाँति अडिग खड़े रहे। उन्होंने अपने साथियों 
को धेये देते हुए कहा--आप लोग घबड़ायें नहीं, मैं इसे अभी उठाकर दूर फेंक 
देता हूँ । बालकोंके मना करने पर भी महावीरने उस भयंकर नागको पकड़कर - 
दूर कर दिया और सभी बालक प्रसन्न होकर पुनः क्रीड़ामें जुट गये । 


उपयुक्त घटनाके घटित होनेपर भी संगमदेवकों संतोष नहीं हुआ | अतः 
वह समवयस्क बालकका रूप धारण कर उन्हींके साथ क्रीड़ा करने लगा | इस 
बार तिन्दूशक नामक खेल आरम्भ हुआ | इस खेलमें दो बालक एकसाथ 
लक्षित वृक्षकी ओर दौड़ते और इन दोनोंमेंसे जो वृक्षकों पहले छ लेता वह 
विजयी मानता जाता। विजयी बालक पराजितपर सवार होकर मूल स्थान 
पर आता | 


महावीर और छद्यवेशधारी संगमदेव एकसाथ दौड़े । महावीरने वृक्षको 
पहले छू लिया। खेलके नियमानुसार पराजित संगमको सवारीके लिये 
उपस्थित होना पड़ा । महावीर उसपर सवार होकर जेसे ही नियत स्थानपर 
आने लगे, देवने सात ताड़के बराबर उन्नत और भयावह शरीर बनाकर महावीर 
को आतंकित करना चाहा । इस दृश्यको देखकर सभी बालक भयभीत हुए 
पर महावीर सोचने लगे--अवश्य ही कोई मायावी देव-दानव है, जो मझे 
डराना चाहता है। उन्होंने उसको पीठपर अत्यन्त दृढ़ मुष्टि प्रहार किया; 
आघातसे संगमदेव चीख उठा और गेंदके समान फूला हुआ उसका शरीर 
बकर छोटा हो गया" । महावीरके इस घेयं और पराक्रमको देखकर संगमदेव 


१. देवानामधुना शरो वीरस्वामीति तच्छ ते: । 
देव: संगमको नाम संग्राप्तस्तं परी क्षितुम्‌ ॥॥ 
दृष्ट्वोद्याननने राजकुमारबंहुमि: सह । 
काकपक्षघररेकवयोभिर्बाल्ययोदितमू_॥ 
कुमार भास्वराकारं द्रुमक्रीडापरायणम्‌ । 
स विभीषयितु वाउछन्‌ महानागाकृति दघत्‌ ॥। 


० ; तीर्थंकर महावीर और उनकी आजचार्य-परम्परा 


नत मस्तक हो गया और उनकी स्तुति कर वहाँसे चला गया। इसी प्रकार 
इन्होंने मदोन्मत्त हाथीको वशमें करके उसे गजशालामें बाँध दिया । महावी र- 
की इस निर्भयता और पराक्रमसे पूरा वेशाली गणतन्त्र प्रभावित हुआ । 


बैराग्य और निष्कामताका अंकुर 


तीथँकर महावीरके माता-पिता भगवान्‌ पाश्वंनाथकी परम्पराके अनुयायी 
थे। उनके अहिंसा, करुणा, दया और संघमशीलता आदि महान्‌ गुणोंके कारण 
उनका जीवन आलोकित था । अतः महावीरको उनसे इन गुणोंकी आदर्श 
छाथा प्राप्त हुई । उनका वेराग्य शनै: शने: बढ़ने लगा और आत्मशुद्धिकी ओर 
उनके पग तेजीसे गतिशील होने लगे । संसारके वेभव उन्हें निस्सार और 
स्वादहीन लगने लगे। उन्होंने लोकजीवनमें व्याप्त बुराइयोंका अध्ययन किया 
और उन्हें मनुष्यद्वारा मनुष्यका किया जानेवाला शोषण अनुचित प्रतीत्त हुआ 
और उनका मन विद्रोह कर उठा | वे बसे समाजकी रचना करना चाहते थे, 
जिसमें किसी भी ,्रकारका भेद-भाव न हो, प्राणीमात्र समान हों और सभीको 
जीनेका अधिकार हो | फलत: उन्होंने आठ वषंकी अवस्थामें ही निम्नलिखित 
नियमोंकी धारण किया+- 

(१) जीवोंपर दया करना और अहिसक वृत्ति रखना, 

(२) सत्य भाषण करना, 

(३) अचौयंब्रतका पालन करना, 

(४) ब्रह्मचर्यब्रत्का धारण करना, 

(५) इच्छाओंको सीमित करना । 


विश्वके ३तिहासमें ऐसा एक भी बालक दिखलायी नहीं पड़ेगा, जिसने आठ 
वर्षकी अवस्थामें ही जीवोंपर दया करने, सत्य बोलने, चोरी न करने, ब्रह्मचय 





मूलात्‌ प्रभूति भूजस्य यावत्स्कन्धमरवेष्टत । 

विटपेस्यो निपत्यादु धरित्रीं भयविद्धला: ॥। 

प्रपलायन्त त॑ दृष्ट्वा बाला: सर्वे यधायधम्‌ । 

महाभये समृत्यन्न महतो&$न्यो न तिष्ठति ॥ 

ललणज्जिह्वाशतात्युग्रमारुह्म तमहिं विभी: । 

कुमार: क्रीडयामास मातृपर्यद्धुवत्तदा ॥ 

विजुम्ममाणहर्षाम्भो निधि: संगमकोध्मर: । 

स्तुत्वा भवान्महावीर इति नाम चकार सः ॥ 

--उत्तरपुराण ७४॥२८९-२९५,. 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : १११ 


रखने और अपनी इच्छाओंके सीमित रखनेकी बात सोची हो । बाल्याबस्थामें 
ही उन्होंने अपनी प्रवृत्तियोंको परिष्कृत करनेका प्रयास किया | 


महावोरका चिन्तन परिवारकी परिधिसे आगे बढ़ने लगा। सामाजिक 
जीवनमें उत्पन्न होनेवाली आधिक विषमता, वर्गभेद, दलित और पतितोंके 
प्रति निष्करण भावना आदिको दूर करनेके लिये उन्होंने संकल्प किया | उनका 
जन्म ही आत्मकल्याण और लोकहित्तके लिये हुआ था । अतएवं लोककल्याण 
उनका दृष्ट था और लोककल्याण ही उनका लक्ष्य था । 


किशोरावस्थाको विचारधारा 


महावीर सोचने लगे कि परम्परागत धर्म और घाभिक कर्मकाण्ड मानवताके 
रूपको विक्ृत कर रहे हैं। वे मनुष्य-मनुष्यके बीच गहरी खाई उत्पन्न कर रहे 
हैं। वेद, कर्मकाण्ड और ब्राह्माणोंका स्वार्थभूलक व्यवहार समाजको विक्ृत 
करनेमें संलग्न है। जातिप्रथा कमंकाण्डका मूल है और इस कमंकाण्डपर 
पलनेके कारण तत्कालीन आ्राह्मण-समाज हिंसाप्रिय और अहमन्य है । आज 
जातिप्रथामें सडाँध आ गयी है। अतएवं आजके समाजने मनुष्योंको विभिन्न 
वर्गोमें विभकत कर दिया है । 


भाषा-नीति भी विक्ृतत हो रही है। जनताकी बोलीसे पृथक संस्कृतमें 
पुरोहित या धर्माचायं अपना प्रवचन करते हैं, जिससे शासक और शासित थे 
दो वर्ग अलग-अलग दिखलायी पड़ते हैं। जनताकी भाषामें बोल या लिखकर 
शासकवर्ग अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं कर सकता। अतएव सामान्य जनत्तासे 
अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके लिये ही शासकवर्ग मनमाना शोषण कर रहा है । 
उच्चवर्ग अपनी भाषा विशिष्ट वबतलाकर जनतापर शासन कर रहा है। अत्तः 
जनताको धर्म ओर धर्मके ठेकेदा रोंके शिकंजोंसे मुक्त करनेके लिये उन्हें भाषासे 
भी मुक्त करना होगा, जो निहित स्वार्थोंकी प्रतीक बन गयी है । 


महत्त्व भाषाका नहीं, भावोंका है। वास्तवमें वही भाषा श्रेष्ठ है, जो वक्‍ता 
और श्रोत्ताके बीच सेतु बन सके । जिस भाषाको जनता समझ सके उसीमें 
उपदेश देना या वेचारिक क्रान्ति करना युक्ति-संगत है। 

वर्तमानमें तारीकी भी प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी है। न उसे सामाजिक 
अधिकार प्राप्त हें और न पारिवारिक | शिक्षा और धर्म-संस्कारोंको प्राप्त 
करनेके अधिकारसे भी वंचित है| वेदाध्ययन करना या धर्मानुष्ठान करना 
उसकी अधिकार-सीमासे बाहर है। अत्तएव नारीसमाजका उत्थान करना भी 
इस समय आवश्यक है । 


११२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


यज्ञोंमें की जानेंवाली हिंसा बीभत्स और अमानवीय है। पर बलि-प्रधान- 
यज्ञके हिमायती ब्राह्मण और उच्च वर्गके अत्याचार एवं दबावके कारण किसी 
व्यक्तिमें इतनी शक्ति नहीं कि वह उसका तथा अन्य असामाजिक प्रवृत्तियोंका 
विरोध कर सके । न त्तो आज व्यक्तिगत स्वातन्त्रय ही है और न उच्च आचार- 
विधा रको प्रतिष्ठा ही प्राप्त है। ज्ञान, कम और पाण्डित्यके दम्भने जन- 
सामान्यके हृदयको स्तब्ध कर दिया है। आजका मनुष्य मनुष्य नहीं, दानव 
दिखलायी पड़ता है। प्रेम, शान्ति और त्यागका वात्तावरण कहीं भी नहीं है । 


महावीरने तदयुगोन समस्याओंपर विस्तारसे विचार किया। उन्होंने सोचा 
कि आज मनुष्य धनका दास बना हुआ है। वह धन और वेभवके बलसे स्वगंका 
आज्ञा-पत्र प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई भी साधन नहीं जो धनके बलसे 
न खरीदा जा सके । यज्ञीय समस्त विधियोंका संयोजन भी धन द्वारा किया जा 
सकता है। अतण्व घन-त्याग था परिग्रह-नियमनकी अत्यन्त आवश्यकत्ता है। 
समाज कल्याणके माग्गंसे दूर हट गया है। भोगने त्यागपर अपना अधिकार 
जमा लिया है । मित्रता, विश्वास, निष्कपटता और परम पुरुषार्थकी अवहेलंना 
हो रही है | वृत्तियोंकी शुद्धि परम आवश्यक है। जबतक मनुष्य अपने विवेकको 
जागृत नहीं करेगा, त्बतक उसका जीवन सांस्कृतिक नहीं हो सकता है। 


इस युगमें आध्यात्मिक लोकतन्‍्त्रके स्थापनकरी अत्यन्त आवश्यकता है। 
हिसा, असत्य, शोषण, संचय, कुशील-विचार, असहिष्णुता, संचय-शीलत्ता 
आदिका विरोध करना मानवताके अभ्युत्थानहितु आवश्यक है। 

आज विचार-स्वालन्त्यको स्थान प्राप्त नहीं है। हुठवाद और दुराग्रह मान- 
वताकों पंगू बनाये हुए हैं | अपनी संकुचित दृष्टिके कारण विभिन्‍न संभावनाओं 
में आस्था उत्पन्न नहीं हो रही है। व््याक्त, वस्तु, क्षेत्र और कालको सीमाओं- 
का विचार नहीं किया जा रहा है । जबतक एकान्तवादका विष बना रहेगा, 
तवतक मनुष्य चरम शक्तिको प्राप्त नहीं कर सकेगा । वत्त॑मानमें लछोगोंकी दृष्टि 
इतनी संकी्ण और संकुचित है, जिससे वस्तुकी पूरी सम्भावनाओंपर विचार 
नहीं किया जा सकता है। असहिष्णु और अनुदार व्यक्ति सत्यका साक्षात्कार 
नहीं कर सकता है। अतएव सापेक्ष कथन ही सत्यके निकट पहुँचाता हैं। व्यक्ति, 
स्थिति या वस्तुको लेकर सब कुछ एक साथ ओर एक समयमें कहना सम्भव 
नहीं है । शब्द और शब्द-प्रयोक्ताकी अपनी सीमाएँ हैं तथा सुनने और समझने- 
वालोंकी भी अपनी सीमाएँ हैं। चाहे कोई कितना ही बडा दावा क्यों न करें, 
पर तथ्योंको एक साथ उपलब्ध नहीं कर सकता, मारजिन सदेव ही बना रहता 


८ तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ११३ 


है और इसका बना रहना भी आवश्यक है। आजकी इस संकुचित विचार- 
धाराको उदार और विस्तृत बनाना आवश्यक है| 


निस्सन्देह महावीर किशोरावस्थासे ही विचारशील थे । वे जीवनके प्रथम 
चरणसे ही समाजकी विक्रतियोंके लिये चिन्तित्त थे। वे समता, सहिष्णुता, अभय, 
अहिंसा एवं अनासक्ति आदि गुणोंका प्रचार और प्रसार चाहते थे । वे लोक- 
कल्याणकी उज्ज्वल ज्योत्ति जलाकर समाजको आलोकित करना चाहते थे । 
उन्होंने किसी विद्यालय या महाविद्यालयमें जाकर विद्याका अभ्यास नहीं किया 
था। उनकी नेसर्भिक प्रतिभा अनुपम थी । वे सच्चे कमंयोगी, महान्‌ दाशंनिक, 
आत्मद्रष्टा और जीवन-क्षेत्रक अमर योद्धा थे | विश्वमें बड़े-बड़े युद्धोंके विजेता 
तो बहुत व्यक्ति हुए हैं, किन्तु कामनाओं और वासनाओंपर विजय प्राप्त करने- 
वाले महावीर कम हो हुए हैं | 


महावीरने जीवनके जिस क्षेत्रमें प्रवेश किया उसमें अपने आचरण और 
व्यवहा रोंका मान-बिन्दु स्थापित किया । उन्होंने स्वयं लोक-कल्याणके लिये कष्ट 
सहे और अपने पुरुषाथ द्वारा बड़ी-बड़ी विघ्न-बाधाओंकों समाप्त किया | अपने 
पवित्र आचरण और दिव्य-ज्ञानकी ज्योतिसे जन-जनकों अनुरंजित किया | 

जिस गुरुडममें धनिक-गरीब, राजा-रंक सभी डबे हुए थे, उस गुरुडमकों 
दूर करनेके लिये उन्होंने संकल्प लिया । 

उनके गुणोंस आक्ृष्ट होकर सहयोगी और समवयरक ही उनके प्रत्ति नत्त 
मस्तक नहीं होते थे, अपितु देवता भी उनका चरण-बन्दन करते थे, उनका 
यशोगान करते थे और अपनी समस्याओंका समाधान प्राप्त करते थे । 


अलोकिक शक्तियोंका वरण 


किशोरावस्थामें ही महावीरको अगणित अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई । उनमें 
देवी गुण प्रादुभूत हुए। जनता उन्हें श्रद्धा और आदरकी दृष्टसि देखती थी। 
कोटि-कोटि मानव उन्हें बीतराग समझकर उनकी पूजा करते ओर उनके पवित्र 
चरणोंमें अपनी श्रद्धा निवेदित करते थे। उनका पराक्रम मित्रोंके लिये अनुकरणीय 
था। उनके शरोरसे न तो दुर्गंधित पसीना निकलता और न अन्य किसी 
प्रकारको अशुचिता ही दृष्टिगोचर होतो थी। अद्भुत रूप, समचतुरख्र-संस्थान, 
वज्भवृषभ-ना राच-संहनन, अनन्त बल, अतिशय सुगन्धता एवं एकहजार 
आठ शुभ-लक्षण उनकी शारोरिक आभाको आलोकित्त करते थे। इसमें सन्देह 
नहीं कि महावीरको नाना प्रकारके अतिशयों और वेमवोंने वरण किया था। 


११४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इसप्रकार उनका किशो र-काल या कुमा र-काल अलौकिक और देवीय गृणोंसे 
युक्त होकर व्यतीत होने लगा। उनकी प्रत्येक क्रिया विशिष्ट मालूम होती 
थी। वे सामान्य मनुष्योंकी अपेक्षा विशिष्ट विचारशील नेताके रूपमें दिखलायी 
पड़ते थे। यही कारण है कि उन्हें सभी लोग जापक, तारक,बोधक और मोचकके 
रूपमें देखते थे। वे स्वयं सोचते कि मानव-जीवन संगमम॑रके समान है और 
मानव एक शिल्पकार है। कुशल शिल्पीके हाथों द्वारा मानव-जीवन सुन्दरत्तम 
रूपमें परिणत हो जाता है। यदि मानव कुशल शिल्पकार नहीं बन पाया, तो 
जीवम-संगमर्मरका स्वयं कोई मूल्य नहीं है। संगममरका यह टुकड़ा केवल 
पाषाण-खण्ड ही रह जायगा, इससे और आगे कुछ नहीं बनेगा। यदि सौन्दयंकी 
अभिव्यञ्जना करनो है, तो कुशल शिल्पकार बनना होगा, तभी जीवन- 
संगम रसे आराध्य आत्मा या भगवानूकी मूर्ति गढ़ी जा सकेगी। मानव अपनेको 
पहचान ले तो उसे शिल्पक्रार बननेमें कोई कठिनाई नहीं हो सकत्ती है। , 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ११५ 


पश्चम परिच्छेद 


युवावस्था, संघर्ष एवं संकल्प 


ग्रीष्म ऋतुके पश्चात्‌ वर्षा जिस प्रकार आरम्भ होती है, उसी प्रकार 
केशोयके अनन्तर महावीरके जीवनमें भी युवावस्थाका अध्याय;आरम्भ हुआ | 
कलीने पुष्पका आकार ग्रहण किया और चारों ओर पुष्पका सौरभ फेलने 
लगा। किशोरावस्थाके आसनपर यौवनने अँगड़ाई लो, धृप-छाया एकसाथ 
अभिव्यक्त हुई | केशोयंकी विदाई और यौवनका आग्रम एक अपूर्व वय-सन्धि 
थी | एक ही प्रांगणमें सब कुछ भव्य और मनोहर प्रत्तीत हो रहा था। महावी र- 
का व्यक्तित्व विलक्षण था। शरीरमें अखण्ड यौवनका साम्राज्य रहनेपर भी 
उनका मन संसारके समस्त प्राणियोंके लिये करुणामें निमग्न था| समत्व उनको 
इवाँस थी ओर परिणाम-विशुद्धिपर उनका विशेष ध्यान था। मन, वाणी और 
कमंसे वे सम्यक्त्वमें प्रवुत्त थे । 


“११६८ 


मनीषा प्रखर थी और विवेक उनके जीवनका सावधान प्रहरी था | उत्तका 
जीवन क्रान्तिका प्रतीक था, मुक्तिका दिव्य छल्द था और शक्तिकी एक 
विशाल शोधशाला था | यौवनके प्रकट होनेपर भी वे जलमें रहनेवाले कमलके 
समान संसारसे निलिप्त और निष्पंक थे। उनका जीवन अनासक्त था। उनके 
व्यक्तित्वके धराततलूपर संसार था, पर तलमें वेराग्यका निवास था | 


विव्यदेहु और पराक्रम 


अखण्ड और सौन्दर्य-राशिने उनके तारुण्यकों क्ृतार्थ कर दिया था। 
विलक्षण देह, सुगठित अवयव, ऊजंस्वी मन, उद्दीप्त मुख, अंग-अंगके अपूर्व 
पुरुषार्थ एवं युवावस्थाका परिस्फुरण करवट ले रहा था। वस्तुतः महावीरका 
उज्ज्वल नया यौवन, विलक्षण पुरुषा्थं, बहुचाचित पराक्रम और भप्रतिम तेज 
एक नया मां ढुंढ़ रहा था। युवक महावीर जीवन-सत्यको अपने जीवनमें 
मूत्तिमान करना चाहते थे। वे नरसे नारायण बनकर स्वातस्व्य-उपलब्धिके 
लिये प्रयत्नशील थे | 


यौवनने उनके विवेकको आच्छादित नहीं किया । वे निर्धम अग्निके समान 
स्पष्ट और भास्वर बने रहे। उनकी मन्तीषा अहनिश आत्मोन्मुख होती गयी । 
अहिसाका रचनात्मक सूत्र उनके हाथमें आकर क्रियात्मक रूप धारण करने 
लगा। जैसे-जैसे युवावस्थाका ज्वारभाटा बढ़ता जाता, वेसे-बेसे महावीर 
साधना-पथको ओर बढ़नेका संकल्प करते | अहिसा, सत्य, अचौय॑, ब्रह्मचय॑ 
और अपरिग्रहके अंकुरने अब विराट वटव॒क्षका रूप धारण कर लिया था। 
लोक-कल्याण और आत्म-कल्याणका हरुक्ष्य उत्तरोत्तर वृद्धिगत होता गया। वे 
काम, क्रोध, लोभ, मोहादि अन्तरंग शत्रुओंसे जूझनेके लिये तैयारों करने 
लगे। 

यह सत्य है कि महावीर राजकुमार थे। राज्य था, वेभव था, सेना थी, 
सेवक थे, सेविकाएं थीं, विलास था और आमोद-प्रमोदके अनेक साधत थे। 
युवक महावी रके चारों ओर लोकिक सुखोंका अम्बार लगा हुआ था। उन्हें 
सभी प्रकारका आदर-सम्मान प्राप्त था | लक्ष-लक्ष मानवोंका प्यार, श्रद्धा और 
स्नेह उन्हें प्राप्त था । उनकी सात हाथ उन्नत काया योवनकी कान्तिसे जग- 
मगा उठो | प्रजा उनके बलिछठ और कान्तिमय शरीरको देखकर सोचती थी कि 
एक दिन आयगा जब यही अलोकिक महापुरुष उसके अध्यात्म-मार्गंका विधाता 
बनेगा । इस अलौकिक महापुरुषका जन्म किसी एक प्रान्त या वर्गके लिये 
नहीं हुआ है, वह तो सम्पूर्ण विश्वके प्राणीमात्रका कल्याण करेगा। 


तीथैकर महावीर ओर उनकी देशनां : ११७ 


महावीरंका सम्पूर्ण जीवन चिन्तनका क्षेत्र बन गया | इसकी सम्पूर्ण साधना 
विजयकी साधना हो गयी। जितेन्द्रिय बनना--आच्तरिक रूपसे आत्म-विरोधी 
तत््वोंपर विजय प्राप्त करना लक्ष्य हो गया। आत्मोदय स्वाधीनताके रूपमें 
परिणत होने लगा। शरोर और मतकी परतन्त्रता नष्ट होने लगी। परम- 
स्वात्तन्त्य अपने निज स्वभावकोी ओर बढ़ने लगा । उनके पौरुषेय-प राक्रमसे 
अनन्त पर्यायोंके दुद्ध ष॑ मोह, राग और वासनाके विकार धूलिसात्‌ होने लगे । 
चित्तकी चम्नलता चेतनाकी चिन्मयतामें रूपान्तरित हो गयी । उन्होंने अपनी 
गत्तिशीलताको अन्तश्चेतनाके ऊरध्वीकरणमें प्रयुक्त किया । वे जीवनकी अन्तनि- 
हित शक्तियोंका स्फुरण करने लगे, जिससे राग-विद्वेषकी विकृतियाँ स्पष्ठ ज्ञात 
होने लगीं | वे भीतर और बाहर इतने सुन्दर हो गये कि छिपानेको कुछ भी 
दोष नहीं रहा । 

यों तो महावीरकों संसारका प्रखर ज्ञान था । उनकी शाश्वत साधना अनेक 
जन्मोंको थी और वे अपने इस अन्तिम पड़ावमें सम्पृणं चराचर जगत्‌की अनन्त 
पर्यायोंके ज्ञाता-द्रष्टा बननेको उत्सुक थे । 


यौवनके आनेपर भी उनके जीवनमें कोई महत्त्वपृणं घटना घटित नहीं 
हुई । अत्त: घटनाओंके घटाटोपमें उनके व्यक्तित्वकी तलाश करना व्यथं है । 
अगणित भवोंमें तारुण्पके आते ही अनेक घटनाएँ घटित हुई थीं, पर वे सभी 
पीछे छूट गयी थीं। अब तो वे उस पथके नेता थे, जहां उन्हें पहुँचना था, 
जो उन्हें स्पष्ट दिखलायी पडत्ता था । 

इसमें सन्देह नहीं कि युवावस्थामें व्यक्तित्वको परिवर्तित करनेवाली घटनाएँ 
घटती हैं और घटताओंका आकार-प्रकार वेसा ही होता है, जैसी हमारी 
वासना और आकांक्षा । हम प्रत्येक युवकसे छीला-प्रिय होनेकी आशा करते हैं। 
घटनाओं और सन्दर्भोको उनके जीवनके साथ जोड़ना चाहते हैं। हमारे अपने 
संकल्प-विकल्प और विचार-वासनाएँ तरुणोंके जीवनमें घटनाओंका सजन 
करती हैं| हम अपने विचारोंकी प्रतिच्छाया ही युवकोंके जोवनमें देखना चाहते 
हैं । युवाकी स्वाभाविक और प्रखर कान्ति हमें सन्दर्भ-कल्पनाके छिये प्रेरित 
करतोी है। 

युवावस्थाके रहनेपर भी महावीरका व्यक्तित्व एक ओर जहाँ पुष्पकी त्तरह 
कोमल और सुरभित था, वहाँ दूसरी ओर अग्निकी त्तरह जाज्वल्यमान्‌ भी 
था। उनके व्यक्तित्वमें चन्द्रमाके समान शीतरूता और सर्यके समान प्रखरताका 
समावेश था | वह गजकी लरह बलिष्ठ थे, तो. वृषभकी तरह कमंठ भी | उन्तका 
पराक्रम सिहके समान निःशंक था | 


११८ : त्तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


महावी रके व्यक्तित्वमें सागरके समान गम्भीरता और हिमालयके समान 
उत्तुद्धता विद्यमान थी । ज्ञानमें प्रखघरता और करुणामें कोमलता प्रादुभूत हो 
रही थी। शान्ति और क्रान्तिका एकत्र समवाय दृष्टिगोचर हो रहा था। 
उन्होंने सम्पूर्ण सुष्टिकि साथ एकात्मकता और समरसताका अनुभव किया | 
युवावस्थाके रहनेपर भी उनका जीवन खुली पुस्तक था और आकाशके समान 
स्वच्छ और निमंल था । उनके तारुण्य और भास्वर लावण्यने जन-जनका मन 
मोह लिया था। उनके दिव्य देहकों देखकर मलितत मन भी पवित्र हो उठता 
था। अनन्त शक्तियोंका विकास दविनोंदित होने लगा था। वे सामाजिक 
क्रान्तिके क्षेत्रमें एक नया अध्याय जोड़ना चाहते थे । उनका हृदय विप्लवसे 
भरा हुआ था। अन्याय और अनीतिकी राह चलता हुआ संसार उन्हें खटकता 
था। वे शोषितों, पीड़ितों और संतप्तोंक बीच अलख जगाना चाहते थे। जन- 
सामान्यकी दरिद्रता और जड़ताने उनके हृदयकों झकझोर दिया था। वें 
विश्वकों सह-अस्तित्वके महान्‌ सन्देशकी ओर ले जाना चाहते थे । 


जनताका आह्वान 

निरीह पशुओंका हाहाकार उनकी चेत्तना और संवेदनाको आमत्रित्त कर 
रहा था। दिग्श्रमित विश्वको वे स्पष्टत: दिशा-निर्देश करना चाहते थे । वे 
विगत तेईस तोर्थंकरोंके धुंबले पद-चिह्नोंको स्पष्टता और गम्भीरता देना 
चाहते थे। धममं-द्शंनकी परम्पराओंपर जमी हुई रूढ़ियोंकी राखको साफकर 
अपनी साधनासे उसे निधुंम अग्लिका रूप देना चाहते थे । 

नारीका करुण-कदन और दलित वर्गंकी संवेदनाएँ उनके हृदयकों आलो- 
डित कर रही थीं। भाध्यात्मिकताकी क्रान्ति सशक्त भूमिका तैयार कर रही 
थी। मोह, माया, ममता और अस्मितापर विजय प्राप्त करनेके लिये उनका 
यौवन उत्ताल तरंगें ले रहा था। तप, त्याग और संयम द्वारा वे लोकके 
लोचन-कपाटोंकों खोलना चाहते थे। जगत्‌के अनिवाय कोलाहलमें भी उन्हें 
आत्माका संगीते सुनायी पड़ रहा था । जंजालोंमें भी वे प्राउजल बने हुए थे । 


युवा महावीर वेशालीके बाल-सरस्वती बने हुए थे। उनके दशन-मात्रसे 
जनताके अन्तनंयन उदघाटित हो जाते थे । वय और विलक्षण मनीपषाको देख 
लोग आश्चयेचकित थे। यौवनमें धन-सम्पत्ति और अविवेकताके स्थानपर 
महावीरमें त्याग, विवेक और संयमका प्रादुर्भाव हो गया था। बौवनकी 
अमावास्या संयमके कारण पूणिमा बन चुकी थी । न उन्तके मनमें क्रोध था, 
न आकुलता और न किसी प्रकारका भय या आतंक हो था। उनको सरलता 


तीर्थंकर सहावीर और उनको देशना : ११९ 


ओर स्वाभाविकता जन-जनके लिये बन्दनीय थी। अतएब वे विश्व-कल्याणके 
हेतु अपना सवेस्व त्याग करनेके लिये प्रस्तुत थे। 


सांताकी समता 


माता त्रिशला महावीरके अद्वितीय और अलौकिक शरीरके तारुण्य ओर 
लावण्यको देखकर लाख-छाख मनसे उनपर बलिहारी हो जातीं । वह मन हो 
मन सोचती, क्‍या ही अच्छा होता, यदि महावीरका विवाह हो जाता और 
राजभवनमें बधूका प्रवेश होता । मात्ताका मन बहूके सौन्द्यंकी कल्पनासे 
उल्लसित होने लगा | वह बेटेके भावी सुखकी कल्पना कर आनन्दित ही नहीं 
होतीं, अपितु कुछ क्षणके लिये उन्मत्त हो नृत्य भी करते लगतीं ) त्रिशलाकी 
ममताका एकमात्र आधार महावीर था। वह अपनी समस्त आकांक्षाओंको 
पहावीरके अभ्युदय द्वारा ही पूर्ण करना चाहत्ती थी। वह अपने लाइलंको सुख- 
भोगोंके बीच देखकर अत्यन्त आह्लुृदित होती थीं। उसकी कामना थी कि 
वह धूल-धूसरित पौत्रकों गोदमें खिलाकर आनन्दित हो | 

त्रिशलाने अपनी यह आकांक्षा महाराज सिद्धार्थंक समक्ष प्रस्तुत की। 
सिद्धार्थने महा रानीके प्रस्तावका समर्थन किया। मंत्रियोंने भी महाराज सिद्धार्थका 
अनुमोदन किया । फलत्ः योग्य कुमारीसे विवाह-सम्बन्ध स्थिर करनेके लिये 
रातदूत दौड़ाये गये । बड़े-बड़े राजा-महाराजा अपनी-अपनी राजवुमारियोंका 
पाणिग्रहण-सम्बन्ध महावी रसे करनेके लिये लालायित थे । 


विवाह-प्रस्ताव 


महावी रकी जन्मगाँठके अवसरपर कलिंग देंशके महाराज जितश्नत्रु अपने 
राज-शिविर सहित कुण्डग्राममें पधारे | इनकी षोडसी कन्या यशोदा अनुपम 
युन्दरी थी। आकाश और धरती भी उसके सॉन्दय्यका वर्णन करते थे। यशोदाकी 
आशुतोष छवि कलिंगका गौरव थी | मांसलपुष्ट देह, सुवर्णचम्पक-तुल्य वर्ण, 
शिरीषसम मृदुलू गात, विशाल नेत्र, पूर्णन्दु-तुल्य मुख, कोकिलकंठी और मृग- 
नयनी राजकुमारी यशोदाने महाराज सिद्धार्थ और महारानी त्रिशलाके मनको 
जीत लिया | महाराज सिद्धार्थ और रानी त्रिशला राजकुमारी यज्ोदाकों अपनी 
पुत्रबध्‌ बनानेके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित थे"*। सिद्धार्थने महारानी त्रिशलासे 


अजौ-++-+++-+-+-३33०+त/त तत्व 4... 


१. यशोदयायां सुतया यशोदया पवित्रया वीरविवाहमड्डलम्‌ । 
अनेककन्यापरिवारयारुहत्समीक्षितु_ तुज्जमनोरथथ तदा ॥ 
-“हेरिबंश पुराण ६६।८, 


१२० : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


कहा--देवि ! विवाह करनेके पूर्व राजकुमार महावीरसे भी सहमति प्राप्त 
करना आवश्यक है। अतः विवाह-सम्बन्धी तैयारियाँ करनेके साथ महावीरसे 
सहमति लेना अनुचित नहीं होगा । 
नंगरमें मंगलवाद्य बजने लगे। समस्त राजभवन मंगल-गीतोंसे मुखरित 
हो उठा। सभी ओर नृत्य-गीतके सुमधुर आयोजन होने लगे । महावीर इन 
सबसे अनभिज्ञ थे। उन्हें इसका पता भी नहीं था। आखिर एक दिन अवसर 
पाकर माता त्रिशलाने राजकुमार महावीरसे विवाहकी चर्चा की--“बेटा ! 
कलिगनरेश जितशत्रुकी पुत्री यशोदा अत्यन्त रूपवती है। मैं उसे अपनी पुत्र- 
वध्‌ बनाना चाहती है । इस सम्बन्धमें तुम्हारा क्या अभिमत है ?” 


महावोर माताके प्यार-भरे वचनोंको सुनकर मौन रह गये | उन्होंने कुछ 
उत्तर न दिया। माता त्रिशला कुमारके सिरपर हाथ फेरतो हुई, पुचकारत्तो 
हुई और प्यार करती हुई पुनः बोली--“लाड़ले ! जल्दी बताओ , में तुम्हारी 
सहमति चाहती हूँ । अब मेरी यही अभिलाषा है। आज तक तुमने मेरी सभी 
इच्छाओंका आदर किया है। अब मुझे निराश नहीं करोगे |” 


राजकुमार महावीरने कर्ंपूर्ण दृष्टिसे माँकी ओर देखकर कहा--' मुझे 
दुःख है माँ, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण न हो सकेगी । में विवाह-बन्धनमें फेंसकर 
परिवारकी परिधिमें आबद्ध नहीं होना चाहत्ता। आज सामाजिक जीवमनमें 
आशिक विषमत्ता, वर्गभेद, घृणा, ग्लानि बढ़ती जा रही है। एक ओर सामान्य 
सुविधा-विहीन वह जनता है, जिसे दास या दलित वर्ग कहा जाता है और 
दूसरी ओर वह समाज है, जो ऐद्वर्य एवं प्रभुताके मदमें समाजको इस बड़ी 
इकाईको अपनेसे पृथक कर चुका है । यह प्रभुसत्ता-सम्पन्न वर्ग जनसामान्यका 
शोषण और दुरुपयोग भो करता है। आज दास-दासियोंके रूपमें नर- 
नारियोंका क्रय-विक्रय हो रहा है। इस प्रकार सारा समाज अस्त-व्यस्त और 
विश्वृंखलित है। अतएव मैं विवाह-बन्धनमें न बंधकर सत्यका अनुसन्धान 
करूँगा और जीवनकी श्रेष्ठताओंका वरण करूँगा ।”” 

राजमाता त्रिशला आश्चर्यंत्रंकत हो करुण स्वरमें बोल उठी--“पृत्र ! 
विवाह न करोगे ? क्या में पोत्रके मुख-द्शनसे वंचित रह जाऊँगी ? मात्ताका 
मातृत्व पौत्रकी प्राप्तिपर हो पूर्ण होता है |” 

राजकुमार महावोर--माँ ! मैंने लोक और आत्मकल्याणका महाक्रत 
लिया है। देख रही हो, आज चारों ओर अधमं और अज्ञानका अन्धकार व्याप्त 
है। चारों ओरसे पापका धुआँ निकल रहा है। बलि दिये जानेवाले पशुओंकी 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : १२१ 


करुण चीत्कारसे दिशाएँ कम्पित हो रही हैं। माँ ! में अन्धका रको प्रकाशमें 
बदलना चाहता हूँ और सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रान्ति उत्पन्न कर समाजको 
मार्ग-दर्शन कराना चाहता हूँ। मैं जीवनके निर्मल लक्ष्यको छोड़कर विषये- 
च्छाओंमें उलझना नहीं चाहता | साधनामें सबसे बड़ा बाधक परिग्रह है और 
यह परिग्रह पारिवारिक सम्बन्धोंसे प्राप्त होता है। इसका सवा त्याग करना 
अनिवाय है। विवाह जीवनकी परिधिको संकोर्ण कर देता है। अतः इसका 
त्याग तो आवश्यक ही नही, अनिवायं है | 

“जीवनकी भूलों ओर अन्धकारके बीच प्रकाशमान सत्यको देखना ही 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। अतः में सत्यके अनुसन्वानमें प्रवृत्त होनेका प्रयास 
करूँगा । 

“सत्य प्रसन्नताका जनक है। यह सभ्यताका उत्पादक है ओर यही जीवन- 
को श्रेष्ठ एवं पवित्र बनाता है। सबसे ऊँचो महत्त्वाकांक्षा जो किसीको भी 
हो सकती है, वह सत्य ज्ञानकी है। सत्य ही व्यक्तिकों परोपकार करनेका 
अधिकसे अधिक सामथ्यं देता है। यही तलवार भी है और ढाल भी है। यह 
आत्माका पवित्र प्रकाश है। सत्य खोज करनेसे मिलता है, तपश्चर्यास मिलता 
है और मिलता है अनुभवसे |” 

राजमाता त्रिशला महावी रकें उपयुक्त कथनकों सुनकर स्तब्ध हो गयीं | 
वह सोचतो थीं कि पुत्रका विवाह करू गी । राजभवनमें पुत्रबध्‌ू लाकर मंगल- 
गीतोंसे उसे मुखरित कर दूँगो | फूल जैसी सुकुमारी पुत्रवध्‌ू जब राज-प्रांगणमें 
विचरण करेगी, तो मेरे सभी स्वप्न साकार हो जायँगे। 

महावीरने तो एक ही झटकेमें मेर समस्त स्वप्नोंके भव्य भवनको धूलि- 
सातु कर दिया। अतः वह पुनः साहस एकत्र कर कह उठी--“बेटे | तुम लोक- 
कल्याममें प्रवुत्त होगे, अधर्म और अज्ञानके अन्धकारको दूर करोगे, पर इस 
राज्यका क्या होगा ? इसे कौन सम्हालेगा ?” 

महावी रने संयत स्वरमें उत्तर दिया--'माँ ! सभी वस्तुए" नष्ट होनेवाली 
हैं। जो नष्ट होनेवाली वस्तुएं हैं, उनको हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये। 
हमें तो शाश्वत सत्यको प्राप्त करना है और इसी उपलब्ध सत्य द्वारा समाजको 
व्यवस्थित करना है। यह जीवनसे पलायन नहीं है, अपितु वास्तविक जीवनके 
साथ समझौता करता है।' 


माताका आश्ञीर्वाद 
माता त्रिशला साधारण माता नहीं थीं। यदि महावीर अद्वितीय पुत्र थे, 


१२२ : तीथँंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 





राजकुमारावस्थामें ध्यानरत तीर्थंकर महावीर 
संसार त्यागनेसे लगभग एक वर्ष पूर्व, जब महावीर अपने राज-प्रासादमें 
ध्यान-मग्न खड़े हुए-थे, उस समयकी यह मूर्ति बनायी हुई है । 


तो वह भी अद्वितीय मातृपदपर प्रतिष्ठित थीं। उन्होंने त्तीथकरकों जन्म'देकर 
महान्‌ गौरव प्राप्त किया था। त्रिशलाके हृदयमें धर्म था, ज्ञान था, श्रद्धा थी 
और जन-कल्याणकी भावना थी। वह अपने पुत्रकों प्रणय-सूत्रमें अवश्य 
बाँधना चाहती थी, पर यह नहीं चाहती थी कि महावीर जीवनके सच्चे पदको 
छोड़ दें। अत: जब उसने महावी रके मनमें विवाहके प्रति विरक्ति देखी, तो 
वह मौन हो गयी । उसने अनुभव किया कि महावीरका कथन यथार्थ है। 

वर्तमान समाज धन्के आगे झुकना और घुटने टेकना जानता है। आज 
धनसे शक्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है। अतः जबतक समाजमें सत्य, 
न्याय और विवेककी प्रतिष्ठा नहीं होगी; तबतक समाज आत्म-निर्भर नहीं हो 
सकता है। राजकुमार महावीर सत्य-अनुसन्धानके हेतु यदि विवाह नहीं करते 
हैं, त्तो कुछ भी अनुचित नहीं हे । 


सहाबी रका अनुचिन्तन 


महावीरके हृदयमें अनेक अनुभूतियाँ बड़ी तीव्रतासे जागृत होने लगीं । 
वे सोचने लगे कि “कहीं मैं पुत्रके कत्तंव्यसे च्यूत्त त्तो नहीं हो रहा हूँ ।“ माता- 
पिताकी आज्ञा स्वीकार करना मेरा आवश्यक कत्तंव्य है, पर में आध्यात्मिक 
पथका पथिक हूँ | मुझे संयमका पाथेय चाहिये | पित्ताका हृदय ममताका अत्तल 
समुद्र है, और माँके वात्सल्यका अन्त नहीं है। पर ये सब व्यामोह हैं। मोहके 
परिणाम हैं। मोक्ष और मोह दो परस्पर विरोधी तथ्य हैं। इनमेंसे किसी 
एकका ही चयन करना होगा। मोह बन्चन है, त्याग मुक्ति है। मुझे मुक्ति 
प्राप्त करनी है। अतः में विवाहके कोचड़में क्‍यों फंसूँ ? यदि में बन्धनमें फंस 
गया, तो इस विकट परिस्थितिमें मुक्तिका प्रवत्तेत कौन करेगा ? में काम, 
वासना, हिंसा, अज्ञास, असत्य, पराधीनता और आउडम्बरके दुर्भाग्यपूर्ण अनु- 
बन्धपर नेत्र बन्दकर हस्ताक्षर नहीं कर सकूँगा। आदितीर्थंकर ऋषभदेवसे 
लेकर २३ वें त्तीर्थंकर पाश्वंनाथ तकको उदात्त परम्परा मेरे समक्ष है। मुझ 
एक वेज्ञानिकके समान सत्यका अनुसन्धान कर कुछ नये अध्याय जोड़ने हैं । 
आत्माकी स्वतंत्रता उपलब्ध करनी है और वासनाकी दासतासे उन्मुक्त होना 
है। संसारका यह वंभव कब किसका हुआ है ? यह सब कुछ क्षण-ध्वंसी है। 
मेघ-पटलके समान क्षणभरमें विलीन होनेवाला है ।' 


“आज व्यापक हपमें प्राणियोंका बध हो रहा है | समाजमें विकृतियाँ बढ़ती 
जा रही हैं | स्वार्थ धमकी पावनता को खण्डित कर दिया है। चारों ओर 
कपट और मायाचार पनप रहे हैं । मनुष्य-मनुष्यका शोषण कर रहा है । हिंसा 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : १२३ 


झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अज्ञान, भ्रम, दुराचार, अविश्वास और आडम्बरकी 
वृद्धि होतो जा रही है। यज्ञोंमें निपपराध जोवित पशुओंको झोंका जा रहा 
है और उनके दुःसह चीत्कारसे मानवत्ता आक्रान्त हो रही है । अतः मेरा कत्तंव्य 
मुझे आत्म-साधनाकी ओर प्रेरित कर रहा है ।" 


परिणय-बन्धनसे स्पष्ठ इनकार 


महावीरके अनुचिन्तनने उनके विचारोंको परिपुष्ट किया और उन्होंने स्पष्ट 
रूपमें कलिग-नरेश जितशत्रुकी अनिन्य सुन्दरी कन्या यशोदाके साथ विवाह 
करनेसे इनकार कर दिया और घोषित किया कि में आजन्म ब्रह्मचारी रहकर 
सत्यज्ञान प्राप्त करूँगा और उसका आलोक जन-जन तक पहुँचाऊंगा । मुझे 
समाजके विशाल भवनकी नींवको दृढ़ करना है । मुझे देवताओंके मन्दिर नहीं 
बनाना हैं अपितु जन-जनके मानस-मन्दिरको सुसंस्क्ृत करना है। मानवशक्तिके 
होते हुए अपव्ययको रोकना है। प्रत्येक जड़-चेतनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व 
है। किसीका किसीपर अधिकार नहीं -है। सभी पदार्थ अपने परिणामी स्वभावके 
अनुसार उत्पाद-व्यय-प्रौव्यकी प्रक्रिया द्वारा परिवत्तित होते हैं। 

महावी रका हृदय आध्यात्मिक क्रान्तिके विप्लवसे भर गया और वे सोचने 
लगे कि रांसारमें कोई किसीका नहीं है। सभो आत्माएँ स्वत्तन्त्र रूपसे कर्त्ता 
और भोक्ता हैं। जो जेसा करता है, उसे वेसा फल मिलता है। फल देनेवाला 
कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। अतः वे अपने माता-पितासे आत्म-निवेदन करने 
लगे-- 

“पुज्यवर ! में आपका पूत्र हूँ, किन्तु आप ही बतलाइये कि इस संसारमें 
कौन किसका है ? संसारका प्रत्येक पदार्थ क्षणभंगुर है। जीवन अनित्य है, 
दु:खमय है | इस चरम सत्यसे इनकार नहों किया जा सकत्ता है। आत्मा अमर 
और शाइवत है। परिवत्तन तो जगत॒का शाइवत्त नियम है। यह चेततन और 
अचेतन दोनोंमें ही होता है, पर इतनी बात अवश्य है कि जड़में परिवतंनकी 
प्रतीति शीघ्र हो जाती है, जबकि चेतनगत परिवर्त॑नकी प्रतीति शीघ्र नहीं हो 
पाती है। यदि चेत्तनमें परिवर्तन न होता, तो आत्माका दु:खीसे सुखी होना 
ओर अशुद्धसे शुद्ध होना यह कैसे सम्भव हो सकता है ? जीवन ओर जगतमें 
प्रतिक्षण परिवर्तत हो रहा है, यह चरम सत्य है ।' 

“शरोर अनित्य है। धन और वेभव भी शाइवतत नहीं है। मृत्यु सदा 
सिरपर नाचती रहती है। न जाने किस क्षण इबाँस बन्द हो जायगी। जिस दिन 
बालक जन्म ग्रहण करता है, उसी दिनसे उसके पीछे मृत्यु लग जाती है ।" 


१२४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


“जिस शरीरपर मनुष्य अभिमान करता है, वह शरोर भी विविध प्रकारके 
रोगोंसे आक्रान्त है। क्रीड़ओं और व्यथाओंका भाण्डार है । न जाने कब ओर 
किस समय कहाँपर उसमेंसे रोग फूट पड़ेंगे। अतएव मुझे ऐसे लक्ष्य तक पहुँचना 
है, जहाँ वेषम्यका प्रइन नहीं | सबकुछ समत्वके वात्तावरणमें स्पन्दित है।'' 


“मैं शोषित, पीड़त और सनन्‍्तप्तोंके मध्य भोगरत जीवन-यापन करना 
अपराध मानता हूँ | पिताजी ! क्या इस व्यापक दरिद्रता और जड़ताके रहते 
हुए, मुझे समद्वियोंक बीच विलास-मग्न होनेका अधिकार है ? मैं इस मत्यं- 
जीवनसे अमृतत्वको प्राप्त करना चाहता हूँ | यह अमत्तत्व ही आात्मतत्त्व है। 
अविनाशी है, नित्य है और शाइवतत है। यह आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्रमय 
है । आलोक या प्रकाश-पुज्ज है ।' 


“मेरे जीवतका लक्ष्य संसारको शान्ति प्रदान करना है। मैं इन भूले और 
भटके हुए प्राणियोंकोी सन्मार्गमें प्रवत्त करना चाहता हूँ | अहिसा, सत्य और 
अचौयं आदिके द्वारा मानवमें मानवताकी प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ । अतएव 
आपका भव्य आशीर्वाद मेरी साधनाके पथकी आलोकित करेगा।” “४ 


महाराज सिद्धार्थ महावीरके विचारोंको सुनकर पुलकित हो उठे | उनका 
पितुत्व धन्य हो गया | वे बाल्यकालसे ही महावीरका सम्मान करते थे और 
उनमें पूर्ण व्यक्तित्वका दर्शन करना चाहते थे-। उन्हें विश्वास हो गया कि 
महावीर अविवाहित रहकर ही विश्वका कल्याण करेंगे। उनका कार्यक्षेत्र 
परिवार और वेशाली-गणतन्त्र तक ही सीमित्त नहीं रहेगा, अपितु वे पुरे विश्वको 
अपने आलोकसे आलोकित्त करेंगे। अतएव उन्होंने महावीरको उन्तके उच्च 
विचारोंपर मौन स्वीकृति प्रदान की । सिद्धार्थथा पितृत्व भावी त्तीर्थकरत्वसे : 
पराजित हुआ | 


माताको विल्लुलता 


पुत्रको विरक्‍्त अवगत कर सिद्धा्थने त्तो किसी प्रकार घेयं धारण किया, 
पर माताकी विह्नलता अभी भी ज्यों-की-त्यों अक्षुणण थी । माताको आशा थी 
कि सहावीर अभी विवाहके पक्षमें भले ही न हों, पर आगे वह मेरा आग्रह 
स्वीकार कर लेगा | माताके वात्सल्यको ठुकराना संभव नहीं है। अलएव त्रिशला 
हृंदयका साहुस एकत्र कर - पुत्रके विचार-परिवत्तंनकी प्रतीक्षा करने लगी |. 
वह पृत्र-परिणयके दृश्यका काल्पनिक आनन्द लेती हुई रोमांचित होने लगी | 
वह सोचतोी-महावीर वयमें कम, परंतु प्रज्ञा और प्रतिभामें ज्येष्ट है। उन 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : १२५ 


जैसा समझदार पुत्र किसी सौभाग्यवती माताको हो प्राप्त होता है। अभी त्तो 
महावोरका मन कच्चा है, समय आने पर उसे बदलना सम्भव है । 
माता त्रिशलाने एकान्त देखकर एकाध बार अपने पुत्रसे प्रेमपृवंक पाणि- 
ग्रहण करनेका अनुरोध भी किया, पर महावी रका दृढ़ संकल्प ज्यों-का-त्यों बना 
रहा | उन्होंने अपनी स्नेहमयी माताको समझाया और बत्तठाया कि इस समय 
त्रस्त मानवताको रक्षा करना आवश्यक है। महावीरके चिन्तनको ज्ञात कर 
मात्ता त्रिशलाको भी यह निश्चय होने लगा कि महावीर अपने संकल्पपर अडिग 
रहेगा और यह सांसारिक बन्धनमें न बंँधकर स्वन्त्र रूपसे जन-क्रान्ति करेगा। 
संसारकी कोई भी मोह-माया इन्हें बांध नहों सकती हैं। यह तो वर्गहीन 
समाजकी स्थापना कर आत्म-स्वातन्त्रय लाभ करेगा । अतएव पुत्र विवाह न 
भी करे, तो भी मेरी आँखोंके समक्ष बना रहे यही मेरे लिये बहुत है । 


योवन ओर गृह-निवास 


तीर्थंकर महावीरका जन्म ऐश्वयंपर्ण परिवेशमें हुआ था और उनके चारों 
ओर परिवार एवं बेशाली गणलन्‍्त्रकी समृद्धि व्याप्त थी | युवावस्थाके प्राप्त 
होनेपर उन्होंने विवाह न करनेका दढ़ संकल्प किया एवं उनके ह्रुदयमें विराग- 
का अंकुर पल्‍लवित हुआ । भोगसे योगकी ओर उनकी प्रवृत्ति बढ़ने लगी। यतत 
अतिसमृद्धिमेंसे ही त्यागकी प्रवृत्ति जन्म लेती है। गहरे राममें विराग पनपता 
है। राजभवनमें नर्तेकियोंके पग-नृपु रकी झंकार सुनायी पड़ती, परिचारक इच्छा 
व्यक्त होनेके पहले ही भोग-सामग्रियाँ प्रस्तुत कर देते । उत्तरोत्तर भोगके साधन 
बढ़ रहे थे । 

पंचेन्द्रियोंके रमणीय सुख पूर्णरूपेण समवेत्त थे। न अशन-वसनकी कमी थी 
और न भोग-सामग्रीका ही अभाव था। महावीर प्रात:काल व्यायाम आदिसे 
निवृत हो एकान्त चिन्तनमें समय यापन करते | रमणीया हरितवसना वसुन्धरा 
महावी रके मनको प्रसन्‍त करती | वेशालोके जनपदमें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं 
था, जो महावीरका सम्मान न करता हो । वे सभीकी आँखोंके तारा थे । 
काञचन वर्ण ओर गम्भीर मुखमुद्राकों देखकर जन्-जन उनके चरणोंमें नत- 
मस्तक हो जाते थे । जब महावीर नगर-परिश्रमणके लिये निकलते तो पौरा- 
ख़नाएं गवाक्षोंसे एकटक दुष्टिसे देखा करती थीं | राजकुमार महावीरको सभी 
भोग-सामग्रियाँ प्रचुर रूपमें उपलब्ध थीं | 

बड़े-बड़े सामन्‍त और मुकुटधारी नुपतिगण उनके चरणोंकी वन्दता करते थे। 
वे अपनी कठिनाइयाँ उन्हें निवेदित करते और विचक्षणबुद्धि महावीरसे अपनी 


१२६ : तीर्थंकर महावीर और उतकी आचार्य-परम्परा 


समस्याओंका समाधान प्राप्त करते। राजा सिद्धार्थ महावीरके बढ़ते हुए इस 
प्रभावको देखकर अत्यन्त पुलकित थे। वे पृत्रकी समृद्धिको अवलोकित कर 
सुनहले स्वप्न संजोते और विचार करते कि महावीरका जन्म देशकी जनताको 
दांसताके बन्धनोंसे मुक्ति दिलानेके लिये हुआ है। वास्तवमें में धन्य हूँ, जिसके 
घरमें तोर्थंकर महावीरने जन्म लिया है। यह विश्वका धर्म-तेता बनेगा और 
समस्त व्यवधान, अमंगल और मोह-बन्धनोंको शिथिल करेगा | 


महावी रको सब कुछ सहज और सुलभ था। बड़ो-बड़ी लावण्यवती 
वाराज्नाएं' अपने नृत्य, वाद्य और संगीत द्वारा उनका मनोरंजन करतो थीं, 
पर महावीरका चित्त इनसे अलग था। उनका मन भव-सागरके उस तटपर 
चरम शक्तिका अन्वेषण करता था। वे मोक्ष-साधनके लिये तैयारियाँ कर रहे थे। 
अपनी इस साधनाके समक्ष उन्हें सांसारिक सुख अकिचन प्रतीत होते थे। उन्तके 
अन्तःकरणको राजसी विलास एक क्षण भी नहीं रुचता था । वे अपने पूर्व 
भवोंका स्मरण करते हुए कभी सोचने लगते-- 


चिन्तनधारा डे 


“आज जिन विनश्वर ऐश्वर्योके बीच में हूँ, उनसे कई गुना अधिक वभव 
भोग चुका हूँ । मुझे अगणित देवा ज्भनाओंका सुख मिला, इच्छानुसार अमृतकी 
प्राप्ति हुई, पर तृप्तिका अनुभव कभो नहीं हुआ | सांसारिक समस्त भोगोपभोग 
त्याग-सुखकी तुलनामें नगण्य हैं। अब संयम और त्यागका अवसर उपस्थित हुआ 
है। अत्त: मुझें आत्म-शुद्धिकी दिश्ामें प्रगत्ति करनी है। मोह, माया, ममता 
और अस्मितापर विजय प्राप्त करनी है। अहंताके पंकसे ऊपर उठकर जीवन 
को निर्मल बनाना है | मुझे उन दिलोंकों स्मृति आ रही है, जब में पुरुरवा 
भीलकी पर्यायमें धनुष-बाण लेकर आखेट किया करता था। उन दिनों मुनि 
सागरसेनने मुझे उपदेश दिया था, उसकी आज भी स्मृति बनी हुई है। 


जटिल-पर्यायमें मिथ्याशास्त्र पढ़कर मेंने जिन भोगोंका आस्वादन किया 
था और मेरी आसक्तिके कारण मुझे जो नर-तारकादि पर्यायें प्राप्त हुई थीं, 
उनकी स्मृत्ति-रेखा अभी भी अंकित है। विश्वनन्दीकी पर्यायमें मेरे द्वारा किये 
गये पराक्रमपूर्ण कार्य एवं विरक्त होत्ती गयो साधनाकी स्मृति अक्षुण्ण है। 
त्रिपृष्ठना रायणकी पर्यायमें मेंने संगीत, चित्र, नृत्य आदि विभिन्न कलाओं 
द्वारा जो मनोरंजन किया था, उसकी भी स्मृति भूली नहीं है। इस प्रकार 
मेंते विगत अनेक भवोंमें अपार वैभवका भोग किया है। यह सत्य है कि इस 
भोग-परम्परासे आत्म-साधनाकी उपलब्धि सम्भव नहीं है। वीत्तरागताकी प्राप्ति 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : १२७ 


बड़ी कठिनाईसे होती है आत्मानुभूलि सहज नहीं है। आत्माको विकारोंसे 
बचानेकी आवश्यकता है। राग-द्ेषके वातावरणसे बाहर निकल कर एकबार 
जो इवांस लिया कि उसकी सुगन्ध स्वयमेव स्वंशक्तिमानकी अनुभूति 
उत्पन्न करा देगी। युष॒ुप्त आत्मशक्तिके जागृत होनेपर विकाररूपी शत्रुओंका 
कहीं पता-ठिकाना भी नहीं रहता । जीवनमें एक नयी चमक आ जाती है, नया 
मोड़ उत्पन्न हो जाता है और सच्चे आनन्दकी उपलब्धि होती है। पूर्णताके 
अभावषमें सवंशक्तियोंका उदय नहीं हो पाता । 


महावीर ज्यों-ज्यों वयकी सीढ़ियोंपर चढ़ते गये, त्यों-त्यों भोगासक्तिके 
स्थानपर विरक्ति-भावता वृद्धिगत होतो गयी । जिस यौवनावस्थामें सांसारिक 
प्राणी विषय और भोगोंके प्रति आक्ृष्ट होते हैं और क्षणिक सुखके लिये अपने 
जीवनको अपित कर देंते हैं, उसी यौवनावस्थामें महावीर पूर्णरूपसे विरक्ति 
प्राप्त करने लगे | त्तीस वर्षकी अवस्था तक वह गृहस्थ-जीवनमें रहे, पर उनका 
मन एक क्षण भी परिवार, गृह और भोगोंमें आसक्त न हो सका । उन्तके मनमें 
कई बार तूफान उठा कि वह गृहस्थ-जीवनके बन्धनोंको तोड़कर अपनी लक्ष्य- 
सिद्धिके लिये निकल पड़े | पर किसी न किसी कारणवश उन्हें रुक जाना पड़ा । 
वस्तुत: साधनाकी उपलब्धि सहजमें नहीं होती है। जबतक काललब्धि 
उपलब्ध नहीं होती, तबतक चाहनेपर भी साधना-पथ नहीं मिल पाता है । 


महावीरमें अद्भुत श्‌रता और वोरता थी । प्रायः देखा जाता है कि लोग 
सन्‍्यास लेतेके लिये धर-द्वार छोड़ते हैं। पर घरके बीच रहकर इन्द्रियसुख्च और 
मोह-ममतासे संघर्ष करना साधारण बात नहीं है | रोग, दुःख, पापाचार, क्रोध, 
मान, माया, लोभ और अहंकार ऐसे साधन हैं, जो व्यक्तिको एक सामान्य 
परिवेशमें बन्द करके रखते हैं। महावीरको वैशालीमें सभी सांसारिक सुख- 
सुविधाएँ प्राप्त थीं, पर उनका मन सदा विरक्त रहता था। अतः वेशालीके सुख- 
साधन उन्हें अधिक दिनों तक अपने बोच रोक न सके । उन्हें राज्य, भवन, 
सुख-सम्पदा, कुटुम्ब एवं बन्धुवर्ग आदि सभी बन्धन प्रत्तीत हो रहे थे। वे इन 
बन्धनोंसे ऊपर उठकर स्वयंबुद्ध बननेका प्रयास कर रहे थे | वे अपने जीवन- 
प्रवाहको तयी दिल्लामें परिवर्तित कर साधक बनना चाहते थे । गृह-वास करते 
हुए भी वे संसारसे विरक्त थे । अब उनके अन्तस्तलमें बेराग्यकी उत्ताल तरंगे 
उठ रहो थीं। पुरजन-परिजन इन तरंगोंको झान्त करना चाहते थे, पर 
महाबीरके संकल्पको परिवत्तित करनेकी क्षमता किसी में नहीं थी । तप, त्याग, 
संयम और ज्ञानके अक्षय पदको भ्राप्त करनेके लिये महावोर प्रयत्नशील थे | 


१२८ : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


गरुगकी पुकार 


महावीरका युग एक क्रान्तिकारी युग-द्रष्टा व्यक्तिको पुकार रहा था। 
चारों ओर “त्राहि माम, त्राहि मामकी ध्वनि गूँज रही थी। यज्ञोंके धुम, 
पशुओंके करुण चीत्कार, नारीपर किये जानेवाले जोर-जुल्म एवं श॒द्र और 
दलितोंपर किये गये अत्याचार जोर-जोरसे पुकार रहे थे कि कोई एक आध्या- 
त्मिक क्रान्तिकारी महान्‌ प्रभावशाली व्यक्ति उपस्थित हो और संसारके 
अन्याय एवं अनीतिका विरोध करे। वास्तवमें इस समय युगका आह्वान न 
सुनना मानवत्ताकी अवहेलना करना था। युग संयम और त्यागकी ओर टक- 
टकी लगाये देख रहा था। अतः लोक-कल्याणके लिये दृढ़ संकल्प ग्रहण 
करना आवश्यक था। दुःखी संसार आँखें खोलकर किसी महान्‌ व्यक्तिकी 
प्रतीक्षा कर रहा था। चारों ओर अनेक तरहकी प्रतिक्रियाएं अभिव्यक्त हो 
रही थीं | प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने ढंगसे अपनी-अपनी प्रति- 
क्रिया अभिव्यक्त कर रहा था । दीघंकालसे चली आयी सावंदेशिक विषमताको 
दूर करनेके लिये महावीरकी खोज थी । जनकल्याणका मार्ग सभी नहीं प्राप्त- 
कर सकते हैं। इसके प्राप्त करनेवाले तो कोई एकाध व्यक्ति ही होते हैं। 
अत्त: महावीरने वेराग्य ग्रहण करनेका संकल्प लिया। युगकी पुकार उन्होंने 
सुनी ओर वे युगनिर्माणके कायेमें प्रवृत्त हुए । 
मचल उठा त्रिशलाका मातृत्व 

त्रिशलाने जब महांवी रकी आध्यात्मिक जागृतिका संवाद सुना तो उनका 
मातृत्व मचल उठा। ममत्ता उत्तावली हो उठी और उसके मनःप्राण शुन्य 
हो गये। वह सोचने लगी--/राजसी वेभवमें पछा मेरा लाड़ला बीहड़ वन- 
पव॑तोंमें किस प्रकार विचरण करेगा ? ग्रीष्मके कड़े संन्‍्तापको कंसे सहन 
करेगा ? जिसने आजतक मखमलकों छोड़कर नंगी भूमिपर चरण भी नहीं 
रखा, वह कंटकाकीणं भूमिमें किस प्रकार गमन करेगा ? शीत-ऋतुमें सरिता- 
तटोंपर केसे विचरण करेगा ? जब मूसलाधार वर्षा होगी, तब वह किस 
प्रकार खुले आकाशमें साधना कर सकेगा ? कहाँ तो मेरे पुत्रकी सुकुमारता 
और कोमलत्ता; और कहाँ कंकरीली कठोर धरती ? तप्त शिलाखण्डोंपर 
बेठकर आत्मचिन्तन करना, क्या सुकुमार महावीरसे संभव होगा ? हाथियोंकी 
चिंघाड़, सिंहोंकी गजना एवं सर्पोके उत्कट फूत्कारोंको यह कैसे सहन कर 
सकेगा ? मेरा हृदय आशंकासे दहुल रहा है और मेरा रोम-रोम काँप रहा है।” 

माता त्रिधचलाकी विचारधारा और तोब्रतासे आगे बड़ी। वह चिन्तन 
करने लगो कि “जिसके सुकोमल पगतलोंमें प्रकृतिने स्वयं महावर लगाया है, 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : १२९ 


जिस लाड़लेने स्वप्ममें भी संघर्ष नहीं किया है, वह इन विषम परिस्थितियोंसे 
जझेगा ? राजसी कोमल शेय्यापर शयन करनेवाला मेरा पुत्र कठोर 
चद्रानपर किस प्रकार शयन करेगा ? कहाँ बीहड़ वन और कहाँ सुख-सुविधा- 
सम्पन्न राजभवन । आजतक में जिसके मुखको निहारकर पुलकित होती रही 
और इसी आशामें जीवित रही कि मेरा प्यारा पुत्र महावीर मेरी मनोकामना 
पूर्ण कर मेरे जीवलको सफल करेगा। अब उसके संनन्‍्यासी बन जानेपर में 
जीवनको नीरस घड़ियोंको किस प्रकार विताऊँगी ? में पुत्रकें वियोगकी एक 
क्षणके लिये भी सहन करनेमें असम हूँ। यह. में मानती हूँ कि महावीरपर मेरा 
उतना ही अधिकार है, जितना कोटि-कोटि मानवका | महावोर मेरा ही पुत्र 
नहीं है, वह जन-जनका प्यारा लाड़ला है।” माता त्रिशलाके सोचनेकी 
तोब्रताने उसे मृच्छित कर दिया । 

परिचारिकाए जल लेकर उपस्थित हुईं और चन्दन-मिश्रित शीत्तल जलके 
सिचन करते ही त्रिशलाकी मूर्च्छा दूर हो गई। 

चेतनाके लोटते ही पुत्र-वात्सल्य उमड़ पड़ा। उसे सारा संसार रूक्ष, 
ककंश और कठोर प्रतीत हुआ । सारा दृश्य ममंस्पर्शी था। मात्ता लडखड़ाती 

ई उठी और संत्तप्त हुदयसे महावीरकों ढँढ़ने लगी। महावीर दृढ़ संकल्प 

लेकर वेराग्यकी ओर कटिबद्ध थे। उनके अन्तरंगमें वीत्तरागताकी उत्ताल 
तरंगें उठ रही थीं और यह संसार उन्हें स्वार्थोका जलता हुआ पुज्ज 
दिखलाई पड़ रहा था | 


लौकान्तिकों द्वारा चरण-वन्दन 


महावो रकी विरक्तिको अवगत कर लोकान्तिक देव आये और उन्होंने प्रभुके 
चरणोंको वन्दना करते हुए स्तुति कौ-- 

“प्रभो ! आप धन्य हैं और धन्य है आपका अमर संकल्प | आपने जिस जी वनके 
वरणका संकल्प किया है, उससे समस्त लोकोंका कल्याण होगा । आप तप, 
त्याग, संयम ओर ज्ञानके अक्षयपदको प्राप्त करेंगे। सवंश्ञ और हितोपदेशी बन- 
कर विश्वका कल्याण करेंगे । हम सभी आपके वेराग्यको प्रशंसा करते हैं । आपने 
जन-कल्याणके लिये जिस साधवा-पथका अनुसरण करनेका संकल्प लिया है, 
वह महनीय है । इस समय विश्वको आप जेसे साधक धर्म-नेताकी आवश्यकत्ता 
है । निःसन्देह महापुरुषके जीवनमें एक ऐसी स्थिति आती है, जब वह विषय- 
वासनाओं और भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर यथार्थ सत्यको प्राप्त करनेके लिये 
ब्यग्न हो उठता है । आत्म-संयमकी उच्च भावनाओंमें रमण करता उसे प्यारा 


० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


लगता है। धन, सम्पत्ति, राज्य, भोग-विलास आदि वस्तुएँ तो बाह्य साधन हैं 
और अपूर्ण हैं, क्योंकि वे स्वयं नाशवान हैं ' अत्तएव हम आपके त्याग, संयम 
ओर सत्यानुष्ठानकी प्रशंसा करने एवं आपके वेराग्यका अनुमोदन करनेके लिये 
यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप मत्ति, श्रुत और अवधि ज्ञानके धारी, बिवेकी 
एवं आत्म-शोधक हैं । आपकी साधनामें सफलताको तनिक भी आशंका नहीं है। 
आप अपने संकल्पको अवश्य पूरा कीजिये। 


माताको सांत्वना 


इन्द्रको जब अवधिज्ञानसे तीथंकर महावीरकों विरक्तिका समाचार ज्ञात 
हुआ, तो वह उल्लासमें पगा कुण्डग्राम आ पहुँचा और उसने कई प्रका रसे हर्षो- 
त्सवोंका आयोजन किया। देव विभिन्न प्रकारके उत्सवोंका आयोजन करते 
हुए महावीरके वेराग्यकी इंठाधा करने लगे। आगत देवोंने माता त्रिशलाको 
विह्नल देखा तो वे मातृ-हृदयकी प्रशंसा करते हुए सांत्वनाके स्वरमें कहने लगे- 
“जगदम्बे ! तीथंकरकी माता होकर आपने महान पुण्य अजित किग्रा है। 
आपका पुत्र परम तेजस्वी और विश्वका कल्याणकारक है। आप इतना 
विलाप क्यों करती हैं ? चिन्ता छोड़िये । शीत, आतप और वर्षाका कष्ट सहन 
करनेका उसमें अपूर्व सामथ्थं है। ये व्रवृषभनाराचसंहननसे युक्त हैं | धीरजके 
धनी हैं और समस्त उदात्त गुणोंसे सम्पन्न हैं। इन्हें सर्वोच्च पद तीर्थंकरत्व 
प्राप्त करना है। यह ऐसा पद है, जिसके समक्ष संसारके समस्त पद और वेभव 
तुच्छ माने जाते हैं। महावीर स्वयं तो मुक्ति प्राप्त करेंगे हो, पर बे अन्य साधकोंके 
लिये भो तीथंका निर्माण करेगें विश्वेखलित ओर विघटित होते हुए समाजका 
स्थिरीकरण भी इन्हींके द्वारा सम्पन्त होगा। तुम्हारी कुक्षि धन्य है। तुमने 
एक लोकोद्धा रक विभूतिको जन्म दिया है। संसार शताब्दियों तक तुम्हारे चरण- 
वन्दन करेगा। देंवि ! तुम्हारे समान सोभाग्यशाली नारियाँ कितनी हैं ? 
अतएव वास्तविक परिस्थितिको ज्ञात्तकर शान्‍्त हो जाइये'' । 


देवोंकी इस सांत्वनाप्रद वाणीको सुनकर माताका मन कुछ हल्का हुआ । 
फिरभी पृत्र-वियोगकी कल्पना इन क्षणोंमें भी उसे विद्चल बना रही थी । उसे 
विश्वास नहीं हो पाता था कि उसका लाड़ला महावीर वनकी उन भयावनी 
स्थितियोंका सामना कर सकेगा ? राजसी वात्तावरणमें पालित्-पोषित और 
सम्बद्धित महावीर तपश्चर्यामें होनेवाले कष्टोंकी सहन कर सकेगा ? त्रिशलाका 
मातृत्व उसे विह्वूल कर रहा था । आँखोमें सावन-भादोंके बादल घिरे हुए थे । 
मन ममतामें उफन रहा था और महावीर दीक्षा-कल्याणककी तैयारी कर रहे 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : १३१ 


थे। अब उन्हें एक क्षण भी वेशालीमें निवास करना असह्य प्रतीत हो रह 
था । देवोंने विलखते हुए मातृत्वको सांत्वना दी और महावीरकी शक्तियोंका 
परिज्ञान कराया । 


चरण चल पड़े 

मार्गशीषं कृष्णा दशमी २५ दिसम्बर ई० पु० ५६९ की तिथि भारतीय इति- 
हासमें स्वर्णाक्षरोंमें अंकित है ।* इस दिन क्रुण्डग्रामका राजमार्ग जयघोषोंसे 
गूज रहा था और महावीर कामनाओं एवं विषय-वासनाओंपर विजय प्राप्त 
करनेके लिये कृतसंकल्प थे। उनके साहस और शौयंपूर्ण चरण आत्मविजयकी 
ओर बढ़ रहे थे । देशोंपर विजय प्राप्त करनेवाले तो विश्वके इतिहासमें अनेक 
महापुरुष मिलते हैं, पर कषायों और विषय-वासनाओंको जीतनेवाले महामानव 
कम ही होते हैं । महावीर विषय-वासनाओंकी कटीलो झाड़ियोंकों काटनेके लिये 
गतिशील थे | कोटि-कोटि मानव श्रद्धा और विश्वाससे अवनत हो चरण-र्पर्श 
कर रहे थे। वे मानवको दुःखोंसे त्राण देनेके हेतु उद्यत थे । 


वास्तवमें इन्द्रियोंकी दासता और विलासिता दुदंमनीय शत्रु हैं। बड़े-बड़े 
शक्तिशाली शत्रुओंकोी पराजित करनेवाले अनेक योद्धा होते हैं। पर रोग 
शोक, कदाचार और काम जेसे अन्तरंग दुर्दमनीय शत्रओंको तो त्तीर्थकर 
महावीर जेंसे विरले महामानव ही पराजित कर सकते हूँ । 


महावीर राज्य-भवन, सुख-सम्पदा और कुटुम्ब-वर्गको त्यागकर दिगम्बर- 
दीक्षा ग्रहण करनेके लिये सन्नद्ध हो गये। समस्त कुण्डग्राममें शोक और 
उल्लासको लहर व्याप्त हो गयी | शोक इसलिये कि उनके प्राणप्रिय राजकुमार 
उन्हें छोड़कर जा रहे थे और उल्लास इसलिए कि उनके श्रद्धापात्र महावीर 
उन विषय-वासनाओंसे युद्ध करनेके लिए जा रहे हैं, जिन्हें अवत्तक लोग 
अजेय, अविजित समझते आ रहे थे। एक ओर जनताके नेत्रोंसे अशुधारा 
प्रवाहित हो रही थी, तो दूसरी ओर जनताके कप्ठसे जयनाद भी निकल रहा 
था | हं और विषादके समागमका अद्भू त् दृश्य था। 

कुण्डग्राम-वासियोंने महावी रके दीक्षा-कल्याणककी पुरो तेयारी की। इस 
उत्सवमें देव भी सम्मिलित हुए। समारोहमें परिजन-पुरजन और प्रजाजन 
एकत्र हुए । सबने महावीरकों विदा दी। सभीके नेत्र आँसुओंसे गीले हो रहे 





१. मर्गसिरबहुलदसमोी अवरण्हें उत्तरासु णाघवणे । 
तदियव्ववणस्मि गहिंदं॑ महतव्वद बड्ुमाणेण ॥ 
+-तिलो० पृ० ४॥६६७ 


१३२ : तोर्थकर महाबीर और उनको आचार्य-परम्परा 


थे। और हृदयमें प्रवल आकषंण था। नेत्रोंसे गिरतो अश्रुधारा और जनता- 
का निहछल प्रेम भी महावीरके चरणोंकों बाँधनेमें असफल रहा। धन्य 
थे उनके चरण | उनके उन चरणोंमें कितनी गति थी। कितनी संचरण-शक्ति 
थी। 

जनता डबडबाई आँखोंसे महावीरके मुखकों देखती रही और भहावीर 
मोह-बन्धनोंको तोड़कर “चन्द्रप्रभा' पालकीपर जा बैठे । 


आत्म-स्वातन्त्र्यकी बेला 


देव और मानवोंके बीच विवाद आरम्भ हुआ कि त्रिलोकीनाथ महावीरकी 
इस चन्द्रप्रभा पालकीको पहले कौन उठायेगा? देवोंने अपने तक उपस्थित किये 
और मानवोंने अपने तक। मानवोंने कहा जो महावी रके साथ दीक्षित हो सकता 
है, वही उनकी इस पालिकोको अपने कंधोंपर उठानेका अधिकारी है। संयम- 
हण करनेमें असमर्थ देव कतराने लगे और मानव-मंगलके वे क्षण अत्यन्त 
भाग्यशालों बन गये। आरंभमें मानवोंने कंधोंपर पालकीको उठाया; अनन्तर 
देव-देवेन्द्र पुलकित हो “चन्द्रप्रभा' पालकीकों उठाये हुए 'खण्डवन'को ओर 
बढ़ने लगे | इसे 'नायखण्डवन' या 'ज्ञात-खण्डवन' भी कहते हैं। वेशाली गण- 
तन्त्रने आत्मस्वान्त्यकी बेलाका अनुभव किया । 


तुमुल जयघोषोंसे गगन, धरा, दिगूदिगन्त गूँज उठे । वेशालीसे ज्ञातखण्ड- 
वन त्क सम्पूर्ण प्रदेश जीवन्त था। आध्यात्मिक जागृतिकी लहर एक छोरसे 
दूसरे छोर तक व्याप्त थी । जीवनकी समस्त उज्ज्वलताएँ लोक-कल्याणके लिये 
प्रवृत्त थीं। 

पालकी-वाहकोंने उद्यानमें पहुँच कर महिमामय अशोकवृक्षके नीचे पालकी- 
को उत्तारकर रख दिया । महावीर पालकीसे नीचे उत्तर और अशोकवृक्षके 
नीचे स्थित मणिजटित स्फटिक-शिलापर आसीन हो गये और उत्तर दिशाकी 
ओर मुखकर अपने समस्त बस्त्राभूषणोंकों त्यागकर दिगम्बर वेश धारण 
किया । अब वे यथाजात शिशुवेषमें दिखाई पड़ रहे थे। कितना हृदय-द्रावक 
और प्रभावक यह दृश्य रहा होगा, जिसमें एक राजकुमार अपने विशाल वेभवको 
ठुकरा कर अपरियग्रही विरक्त बन रहा हो । दिग्‌बधुओंने दिगम्बर महावीरको 
आरती उत्तारी और देव-मानवोंने दीक्षा-कल्याणक सम्पन्न किया । महावीरने 
सिद्धपरमेष्ठीको नमस्कार कर पंच-मुष्टियों द्वारा अपने राजसी, सुकोमल, स्निग्घ 
केशोंका लुञ्चन किया । उन्होंने शरीरके मोहपर पूर्ण विराम लगा दिया और 
आत्म-लोचन एवं आत्म-शोधनमें प्रवृत्त हुये। 


तीथैकर महावीर और उनकी देशना : १३३ 


अट्टाईस मुलगुणोंको धारपं 

समस्त बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका त्याग कर महावीरते अट्टाइस भूलगुणोंके 
पालन करनेकी महाप्रतिज्ञा की। वे ज्ञान-ध्यानमें लीन हो संयम-आराधना- 
में संलग्न हो गये। 

महावीरने ( १ ) अहिसा, ( २) सत्य, (३ ) अस्तेय, ( ४ ) ब्रह्मचण और 
(५) अपरिग्रह इन पाँच महाब्रतोंके पालन करनेकी प्रतिज्ञा की । अनंत्तर 
उन्होंने पंच-समितियोंकों स्वीकार किया। प्रमादजन्य पापोंसे बचने और 
मनको एकाग्र करनेके लिए समित्तियोंकी आवश्यकत्ता होत्ती है। महावीर 
द्वारा स्वीकृत समितियाँ निम्न प्रकार हैँ:-- 

६ ) ईर्या-समित्ति--जीवोंकी रक्षाके हेतु सावधानीपृ्वंक चार हाथ 

आगेको भूमि देखकर चलना | 

(७ ) भाषा-समिति--हित मित और प्रिय वचन बोलना | 

(८ ) एषणा-समिति--सावद्य रहित पवित्र भोजन ग्रहण करना । 

(९ ) आदान-निश्षेपसमित्ति--वस्तुओं (साथु द्वारा स्वीकार पिछी, शास्त्र 
ओर कमण्डल) के रखने ओर उठानेमें प्रमादका त्याग कर सावधानी रखना। 

(१०) ब्युत्सगं-समिति--जीव-जन्तु रहित भूमिपर मल-मृत्र त्याग करना। 

तीर्थंकर महावीरने पाँच महाव्रत और पाँच समितियोंके पालन करनेका 
संकल्प कर निम्नांकित गुणों--सद्वृत्तियोंक पालन करनेकी भी प्रतिज्ञा की-- 

(११) स्पशंन-निरोध--प्रिय और इच्छित वस्तुके स्पर्शका निषेध | 

(१२) रसना-निरोध--अभीष्सित वस्तुके रसास्वादनका त्याग । 

(१३) श्राण-निरोध--इच्छित गन्धके सूँधनेका निषेध । 

(१४) चक्षु-निरोध--इच्छित वस्तुके अवछोकनका त्याग | 
(१५) श्रोत्र-निरोध--रागात्मक इच्छित्त संगीत्तक  श्रवणका त्याग | 
(१६) सामायिक--समभावका पालन । 

(१७) चतुविशतिस्तव--तीर्थकरोंका स्तुति-पाठ । 

(१८) वन्दना--देव-गुरुको नमस्कार । 

(१९) प्रतिक्रणण--दोषोंका शोधन और प्रकटीकरण । 

(२०) प्रत्यास्यान--भयोग्यके त्यागका नियमन और ब्रत-पालन । 

(२१) कायोत्सग--नियत कालके लिये देहसे ममत्व त्यागकर खड़े होना । 

(२२) केश-लुब्चन--नियत कालमें उपवासपू्वंक अपने हाथसे केशोंका 
लुञ्चन करना--उखाड़ना | 

(२३) अचेलकत्व--वस्त्रादि द्वारा शरीरको नहीं ढंकना । 


१३४ : तीथंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


(२४) अस्नान--स्नांन, अज्जनादिका त्याग करनां | 
५) क्षिति-शयन--शुद्ध एकान्त स्थानमें एक 
६) अदच्त-धावनं*--देतोौन आदि नहीं करना 
॥२७) स्थित-भोजेन--अपनी अज्जुलिमें समंपाद' 
लेकरना। 










महावीरने साधुके इन अट्वाइस मूलगुणोंको स्वीकार किया और साधना 
द्वारा अपने गप्त आत्म-वैभवको प्रकाशित करनेका प्रयास किया । महावीरने 
जीवनकी ममतासे ऊपर उठकर मोह और विकारका त्याग किया। युवा 
योगिराट महावीरने दिगम्वबररूप धारणकर यह बता दिया कि वे जितेन्द्रिय 
हैं | विकारोंपर उन्होंने विजय प्राप्त करनेके लिये कमर कस ली है | निरमेलता ४ 
और सरलता उनके रोम-रोममें समा गयी है। वे हिमालयके समान दृढ़-प्रतिज्ञ 
होकर उपवासमें प्रवृत्त हुए। वह कुण्डग्रामके ज्ञातृखण्ड उद्यानसे चलकर 
कुल्यपु र पहुँचे और बहाँ उन्होंने बकूल या कूल राजाके यहाँ प्रथम आहार 
ग्रहण किया | । 











इसे कूछ बताया गया है। 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : १३५ 


'ड्डस ग्रल्थ के प्रथम भाग के बष्ठ परित्छेद में भर 

२ के तमश्चरण, वर्षावास एवं कैवल्यलछल्थि का 
करते हुए लेखक ने लिखा है -- आगम ग्रन्थों में-बंव 
का वर्णन #ाप्त होता है । इस वर्णन से महावीर के' 


जीदन का उज्जवल पक्ष अंकित हो जाता है । यहां आंगम 
:- श्रन्‍्धों से उन्॒का अभिष्याय श्वेताम्बर राहित्य से है क्योंकि 
दविगम्वर साडिट्य में न प्रकार के कथन नहीं पाये जाते 
हैं । भ्रम की संग्रावना के परिमार्जन' के छिये यह स्पष्टीकरफ 
किया जाता है । ऊ 
| प्रकाशक ) 





पृष्ठ परिच्छेद 


तपश्चरण, वर्षावास एवं केवल्य-उपलब्धि 


अन्तरंग और बहिरंग परिग्रहका त्याग करते ही महावीरकों मनःपर्यथ- 
ज्ञानकी प्राप्ति हो गयी। वे इस ज्ञानको प्राप्तकर ग्रामानुग्राम विचरण करने 
“लूगे। उनकी सतत साधना बढ़ती जा रही थी। सोते-जागते, उठते-बैठते, 
' चलते-फिरते आदि सभी अवसरोंपर उनका मन चिन्तनसे विरत नहीं था | वे 
अपने आपको सभी ओरसे समेटकर आात्म-अनुभवमें लीन हो रहे थे और 
सर्वस्वका विसर्जनकर विश्व-मंगलकी कामनासे ओत-प्रोत्त थे । 


वे ग्रीष्मकी तपत्ती हुई दुपहरियामें खुले आकाशमें अग्नि-वर्षा करते हुए 
£सूयके नीचे उतप्त पाधाण-शिलापर तपस्या करने बेठ जाते और अविचल भावसे 
दीघंकाल तक तपस्यामें लीन रहते । वर्षा-ऋतुमें जब घनघोर वर्षा, भयंकर 


-“ १३६० 


तूफान और बादलोंकी गड़गड़ाहटका आत्तंक व्याप्त रहत्ता था, उस समय वे वृक्षके 
नीचे अविचल भावसे खड़े हुए तपश्चर्यामें लीन रहते थे । 


चारों ओर हरी-हरी घास उग आत्ती। ताल-तलेयाँ जलसे परिपूरित हो 
जाती । मक्खी और मच्छरोंकी भरमार,हो जाती, ऐसे समयमें भी महावोर- .. 
अनावृत्त कायामें संयमकी साधनामें लीन रहते। शीत-कऋतुमें बर्फीली हवाएँ- 
चलती, घरसे निकलना पशु-पक्षियोंके लिये भी असम्भव था। ऐसे समय निरववस्त्र 
रहकर महावीर नदीके शीत-लहरीयुक्त.'तटपर ध्यानावस्थित रहते । प्ब॑तकी 
किसी उपत्यका, गुफा अथवा सूनसान, निर्जत और भयंकर स्थानोंमें जाकर वे 
तपस्था करते । इस प्रकार महावीरकी साधना उत्तरोत्तर उग्रतर होती गयी। 


महावीर विहार करते समय किसी भी स्थानपर तीन दिनोंसे अधिक नहीं 
ठहरते थे । साधनाके दिनोंमें उन्होंने अगणित स्थानोंकी यात्राएँ कीं, अगणित 
मानवोंसे भेंट की और अगणित्त प्रकारके उपसर्ग सहन किये। तपश्चयकि 
दिनोंमें जब वर्षा ऋतु आत्ती, त्तो वें किसी एक स्थानपर रहकर चातुर्मास 
व्यतीत किया करते थे। उन्होंने साढ़े बारह वर्षोके लम्बे तपश्चरण-कालमें 
कितने ही स्थानोंमें चातुर्मास किये | 

महावी रके चातुर्मासोंके स्थानोंके साथ बड़े ही प्रेरक सन्दर्भ जुड़े हुए हैं। 
इत्त.सन्दरभोसि एक ओर तत्कालीन समाजकी कायरता, कदाचार और पापाचार _ 
अभिव्५क्त होते ६, तो दूसरी ओर तीर्थंकर महावीरके अदम्य साहू, . . * 
धैयं, सहनशीलता, दया एवं क्षमाके चित्र भी प्रस्तुत होते हैं । यहाँ महाबी 
वर्षावासोंके सम्बन्धमें कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना अप्रासंगिक नहीं होग 


आगम-पगन्धोंमें वर्षावासोंका वर्णन प्राप्त होता है। इस वर्णनसे महावी 
मानवीय जीवनका उज्ज्वल पक्ष अंकित हो जात्ता है । 


प्रथम वर्ष-साधना : सहिष्णुता और साहस 


ज्ञातृखण्डवनसे एक मुहूर्त दिन शेष रहनेपर महावीर कर्मार ग्रामरे 
पहुँचे और कायोत्सगं धारण कर ध्यानमें संलग्न हो गये। इसी समय 
एक ग्वाला अपने बेलों सहित वहाँ आया और महावीरसे बोला--'में 
गाय दुहकर अभी गाँवसे वापस आता हूँ। मेरे ये बल चर रहे हैं, इनकी 
निगरानी रखियेगा ।” वह उत्तरकी प्रतीक्षा किये बिना ही गाँव चला गया । 
महावीर तो ध्यान-मग्न थे। उन्हें ग्वालेकी बातका कुछ भी ज्ञान नहीं था। बेल 
घास चरते हुए वनमें बहुत दूर चले गये। ग्वाला जब घरसे वापस आया और 


तीथंकर महावीर ओर उनकी देशना : १३७ 


उंस स्थानपर बेलोंको चरता हुआ न॑ पाया, तो उसने महावीरसे पूछा-'मेरे 
बेक कहाँ चले गये ?” महावीरने कुछ भी उत्तर नहीं दिया | उसने क्रोधाविष्ट हो 
महावीरको बहुत बुरा-भला कहा | पर जब उनसे कुछ भी उत्तर नहीं मिला, तो 
उसने समझा कि इन्हें मालूम नहीं है। अतः बह बेलोंको ढू ढ़नेके लिये जंगलकी 
- ओर चल दिया । रातभर वह बेलोंकी तलाश करता रहा, पर बेल उसे नहीं 
 मिले। प्रातःकाल होने पर उसने बेलोंको महावीरके पास बेठे रोमल्थन करते 
हुए पाया। ग्वाला बेलोंको महावीरके पास प्राप्तकर क्रोधसे जल-भुन गया 
और अपमानके स्वरमें बोला--“बेलोंकी जानकारी होते हुए भी आपने मुझे 
नहीं बतलाया । माल्म होता है कि आप मुझे तंग करना चाहते थे, इसीलिये 
रातभर मुझसे परिश्रम कराया गया ।” यह कहकर हाथमें ली हुई रस्सीसे उसने 
महावीरको मारनेका प्रयास किया । तभी किसी भद्र पुर्षने आकर ग्वालको 
रोका और कहा कि “अरे, यह क्या कर रहे हो ? क्या तुझे मालूम नहीं कि 
जिन्होंने कल ही दीक्षा ली है, वही ये महाराज सिद्धा्थके पुत्र महावीर हैं । इन्हें 
तुम्हारे बेलोंसे क्या प्रयोजन ? ये तो आत्म-ध्यानी हैं और कर्म-कालिमाको 
दूर करनेके लिये प्रयत्नशांल हैं। अत्तएव इन्हें मारना-पीटना या अपशब्द 
कहना स्वंथा अनुचित है |” 
ग्वालेने नतमस्तक होकर महावीरसे क्षमा-याचना की और वह बेलोंको 
लेकर चला गया | 


ममताकी झोपड़ी कहाँ ? 


अप्रतिबन्ध विचरण करते हुए महावीर मोराक-सन्निवेशमें पधारे | यहाँ 
दुर्जब्त नामक तापस-कुलपतिका आश्रम था। आश्रमके समीप कल-कल 
निनाद करते हुए निर्झर प्रवाहित हो रहे थे | शांत वातारण था और कुलपत्ति 
महावीरके पिताका मित्र था। उसने दूरसे ही महावीरको आते हुए देखा। 
कुलपतिने महावीरका स्वागत किया और अपनी कुटियामें विश्राम कराया। 

प्रात:काल महावीर जब चलने लगे, तो कुलपतिने उन्हें भावभीनी विदाई 
दी और इसी कुटियामें चातुर्मास करनेका निवेदन किया। तीर्थंकर महा- 
वीर ग्रामानुग्राम विचरण करनेके उपरान्त पुनः मोराक सन्निवेशमें आये और 
कुलपतिकी उसी कुटियामें चातुर्मास करनेका निबचय किया । 


वर्षा-ऋतु प्रारम्भ हो चुकी थी, पर वर्षाकी कमीके कारण पर्याप्त मात्रामें 
वहाँ घास उत्पन्त नहीं हुई थी। गायोंका पेट नहीं भर रहा था। बत्तः 
भूखी गायें अपनी क्षुधाकों शाल्त करनेके लिये झोपड़ीकी घास खानेको 


१३८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


आने लगीं। महावीर तो मौन रूपमें आत्म-साधनामें संलग्न थे, उन्हें 
झोंपड़ीकी क्‍या चिन्ता थी ? 

एक दिन कुलपतिके साथ उनके सभी शिष्य बाहर गये हुए थे। गायोंने 
. उस दिन जी भरकर झोंपड़ीकी घास खायी और जब संध्या समय कुलपति 
वापस लौटा, तो उसने देखा कि झोंपड़ीका अधिकांश भाग उजाड़ दिया गया 
है। गायें उसकी घास खा चुको हैं और महावीर ध्यानस्थ हैं । इस स्थितिको 
देखते ही वुलपतिको क्रोध उत्पन्न हो गया और महावीरको डाटने लगे-- 
“पक्षी भी अपने घोंसलेका ध्यान रखते हैं, आप तो मनुष्य हैं, आपको अपनी 
इस झोंपड़ीकी रखवाली करनो चाहिये थो। अरे, जिस झोंपड़ीमें रहते हो, 
उसकी रक्षा भी तुमसे सम्भव नहीं । तब तुम क्या साधना करोगे ?” 


जी औका 


अभी वर्षावासके प्रारम्भ होनेमें कुछ दिन अवधिष्ट थे। अतः महावी रने 
वहाँसे विहार कर दिया और मनमें दृढ़ संकल्प लिया कि जो स्थान सस्वामिक 
हो, वहाँ नहीं ठहरना और निरज॑न स्थानमें ध्यान एवं आत्म-शोधनका सम्पादन 
करना है। अब मौन रूपमें ही विचरण करू गा। 


मिट गये शल, बन गये फूल 


महावीर मोराक-सन्निवेशसे ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए अस्थिग्राम 
पधारे। यहाँ ग्रामके बाहर रात्रिमें शुलिपाणि यक्षके चेत्यमें ठहर | जनताने 
उनसे अनुरोध किया--“प्रभो | यहाँका निवासी शुलूपाणि महादुष्ट है। यदि 
सत्रिमें कोई भी भूला भटका यात्री इस चेत्यमें आकर ठहर जाता है, तो यह 
यक्ष उसे मार डालता है। आपको जो हड्डियोंका पह।ड़ दिखलायो पड़ रहा 
है, वह इसी यक्षके कुकमोंका फल है। अतएंव आप हमारी प्रार्थना स्वीकार 
कीजिये और यहाँ रात्रि व्यतीत करनेका कष्ट न कीजिये | आप त्यागी-तपस्बी 
हैं । अतः दूसरा स्थान उपलब्ध करनेमें आपको कठिनाई नहीं है| यहाँ रहकर 
व्यर्थ प्राण मत दीजिये। जो इस यक्षके फेंदेमें फैंस जाता है, वह जीवित नहीं 
जा सकता । 


लोगोंने यक्षके भय और आतंककी अनेक घटनाएँ सुनायी तथा इस प्रकार- 
के दृश्य उपस्थित किये, जिनसे कोई भी विचलित हो सकता था। 

महावीर साहस और शूर-बोरताकी मूर्ति थे। उन्होंने सोचा कि--सम्यक्‌ 
दृष्टिको न कोई भय है ओर न कोई भयजन्य किसी प्रकारकी पीड़ा ही । 
में तो इसी चेत्यमें रहकर चातुर्मास व्यतीत करूँगा और ध्यान द्वारा सभी 
प्रकारके उपसर्गोको जीतूँगा।” महावीर कायोत्सगं-मुद्रामें ध्यानस्थित हो 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : १३९ 


गये | जब आधी रात्रिका समय व्यतीत्त हुआ ओर यक्षने देखा कि एक नग्न 
संत्यासी उसके चेत्यमें निभय होकर ध्यानारूढ़ है तो उसका क्रोध बढ़ गया और 
वह नाना-प्रकारके रूप बना-बनाकर महावी रको असह्य और असंख्य यातनाए 
देने छगा।। पर महावोरपर इन सबका कुछ भी प्रभाव नहों पड़ा। उसने 
अपशब्दोंके साथ मार-पीट भी की, पर अन्तमें हताश हो वह तोर्थंकर महावी रके 
चरणोंमें गिरकर क्षमा-याचना करने लगा और स्तुति करता हुआ अन्तहित 
हो गया । 

बताया जाता है कि उपसगगंके दूर होनेपर त्तीर्थथर महावीरको रात्रिके 
अन्तिम [प्रहरमें कुछ क्षणके “लिये नींद आयी और इसी समय उन्होंने कुछ 
स्वप्न देखे । इसके पश्चात्‌ तो महावीर समस्त जीवन भर जागृत ही रहे और 
बारह वर्षोके तपश्च रणमें एक क्षणकों भी न सोये। 


महावीरका अनुपम साहस और त्याग अतुलनीय था। उनकी अनवरत 
साधना द्वारा कमंपाश शिथिल हो रहे थे। अविचल त्तपने कमंकी श्रंखलाओंको 
जजंर कर दिया था। महावीरका रोम-रोम एक दीप्त आत्म-ज्योतिका सिंहासन 
बना हुआ था। चारों ओर एक प्रभामण्डल उनके भावी तीर्थकरत्वका तूर्य-नाद 
कर रहा था । 

अपने इस प्रथम चातुर्मासमें महावी रने पन्द्रह-पन्द्रह दिनके आठ अद्धंमासी 
उपवास किये और पारणाके लिये केवल आठ बार उठे। 


बताया जाता है कि तीर्थंकर महावीरके निमित्तस शुलूपाणि-यक्षके शान्त 
हो जानेके कारण अस्थिग्रामका नाम वद्धंमाननगर रख दिया गया, जो आज 
भी 'वर्दवान'के नामसे पश्चिम बंगालमें प्रसिद्ध है । महावीरकी साधना अनुपम 
थी। उन्होंने एक वर्षके साधना-कालमें ही अनेक ऋद्धि-सिद्धियाँ प्राप्त कर 
लीथीं। 
द्वितीयवर्षी साधना : सर्पोद्बोधन 

प्रथम चातुर्मास समाप्त कर महावोरने अस्थिग्रामसे विहार किया और वे 
वे मोराकसब्निवेश पहुँचे । वहाँ कुछ दिन तक ठहर कर उन्होंने वाचलाकी 
और प्रस्थान किया । जब वे मार्गमें कुछ आगे बढ़े तो गाय चरानेवाले ग्वालोंगे 
उनसे प्रार्थना की कि “यह मार्ग निरापद नहीं है। इसमें भयंकर एक दर्शिविष 
नामक सं रहता है। वह पथिकोंको अपने दुष्टिवषसे मार डालता है। 
उसके विषेले फूत्कारसे आकाशरमें उड़ते पक्षी भी घरतोपर आ मिरते हैं । 


१४० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इतना ही नहीं उसके तीव्र विषके कारण आस-पासके वृक्ष.और छताएँ भी सूख 
कर ढुठ बन चुकी हैं ।” 

इस समस्त सन्दर्भको सुनकर महावीरने;.विचार किया कि एक ओर चंड- 
कौशिक है, तो दूसरी ओर निरन्तर हो;रही,विनाश-लीला है। अतः उन्होंने 
निशचय किया कि इस चंडकौशिक,या दुष्टिविषको उदबोधित कर सन्मागं पर 
लगाना आवश्यक है। इस विषधरके विषको अमृतमें परिवर्तित करना मेरा काम 
है ।” अत्तएव महावीर निर्भय होकर बनके (उसी- मार्गसे विहार करने लगे। 
जिसमें नागराज दुृष्टिवेष निवास करता था। दृष्टिविषने तीर्थंकर महावीर- 
को ज्यों हो देखा, फुफकार मारने लगा, विषकी ज्वालाएँ उगलने छगा। 
महावीर उसके बिलके पास ही स्थिर और अडिग होकर खड़े रहे । नागराजने 
देखा कि;फुफका रका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसने महावी रके पैरके अंगूठेको 
जोरसे डेस लिया उसे अनुभव हुआ कि इस व्यक्तिके रक्तमें रक्तका स्वाद नहीं, 
अपितु दुः्धका स्वाद आ रहा है। उस सर्पने कई बार महावीरको डंसा, पर 
महावीर अविचल भावसे ध्यानस्थ रहे । ह 

दोनों ओरसे वहुत्त समयत्तक संघ चलता रहा | एक ओरसे क्रोधरूप 
महादानव रह-रहुकर विषकी ज्वालाएँ उगलता था, तो दूसरी ओरसे क्षमाकी 
अमृत्त-पिचका री छूट रही थी। दृष्टिविष:विषका वमन करते-करते थक गया 
और पराजित होकर महावीरके चरणोंके पास लोटने लगा । प्रभुने अपने क्षमा- 
अमृतसे उसके विषकी ज्वाला सदाके लिये शान्त कर दी । 

दृष्टिवष महावीरके मौनरूपसे सम्बोधित होकर मन-ही-मन विचारने लगा- 
“वास्तवमे मनृष्यका अहित कषायावेशके कारण ही होता है। मैंने क्रोध-कषाय- 
के कारण अपनी कित्त्री योनियोंको यों ही नष्ट किया है। आत्माका सच्चा मंगल 
रत्नत्रयके द्वारा ही सम्भव है। मैंने इस महानुभावके पगतलमें कई बार दंशन 
किया है। इसके शरीरसे निकलनेवाला रक्त दूधके समान स्वादिष्ट और मीठा 
है । इनके मौत सम्बोधनसे मेरा कल्याण सुनिश्चित है |” 

दृष्टिवष महावीरका मौन उद्बोधन प्राप्तकर सचेत हुआ ओर अपना मुख 
नीचेकी ओर करके कुँएमें लटक गया | उसने फुफकार मारना बन्द कर दिया 
ओर सल्लेखना ब्रतमें संलग्न हुआ | अन्तमें अहिसाकी साधना द्वारा दृष्टिविषने 
अपने देहका त्यागकर सदगत्ति प्राप्त की । 


इस प्रकार महावीर निर्भेय हो ग्रामानुग्राम बिहार करते हुए ब्वेताम्बी ; 
नगरीमें पधा रे। यहाँके राजा! प्रदेशोने भगवान्‌का स्वागत किया और भक्तिपृवंक 


तोथंकर महावीर और उनकी देशना : १४१ 


उनके चरणोंकी वन्दना की। राजा प्रदेशी महावीरके दर्शन-वन्दनसे बहुत 
प्रभावित हुआ और घर्माराधनकी ओर प्रवृत्त हुआ । 
सुरभिपुरमें ज्योतिविदकी भविष्यवाणी और चक्रवतित्वके लक्षण 

इवेताग्बी नगरीसे चछकर महावी रने सुरभिपुरकी ओर विहार किया। कुछ 
दूर चलनेके अनन्तर मार्गमें गंगा नदी मिली । इसे पार करनेके लिए महावीर- 
की नावपर बेठना पड़ा । नाव जब नदीके मध्यमें पहुँची, तो भयंकर तूफान 
आया। नाव भँवरमें पड़कर चक्कर काटने लगी | तूफानकी तेजीको देखकर 
सभी यात्रियोंको ऐसा अनुभव हुआ कि अब प्राण-रक्षा होना कठिन है। अत्तः 
वे त्राहि. त्राहि' करने लगे। महावीर नावके एक किनारे बैठ हुए सुमेरुवत्‌ 
ध्यानस्थ थे | उनके मनमें न किसी प्रकारकी आशंका थी और न भयके चिह्न 
ही। महावीरका साहस अतुलनीय था | तृफानके कारण उठती हुई लहरें शर्ने:शनै: 
शान्त होने लगीं | गंगाकी प्रायः समस्त आकुलित जलराशि स्तव्घ हो गयी | 

एकाएक तूफानके शान्त होनेसे नावमें सवार छोगोंको ऐसा प्रतीत हो रहा 
था, मानों किसी चमत्कारी व्यक्तिने जादू कर दिया हो | भयंकर तूफानका आना, 
भँवरोंका उठना, नावका डगमगाना, उनका सहसा शान्त हो जाता और नावका 
तटपर सकुशल पटुंच जाना आश्चयंकी बात थी | नावमें बठा जन-समुदाय इसे 
महावी रका चमत्कार मान रहा था और उनका जयनाद कर रहा था। 

महावीर नावसे उत्तरकर थृणाक-सल्निविशक्षी ओर चल दिये। मार्ग॑में 
अंकित उनके पदचिह्वोंको देखकर एक सामुद्रिक-वेत्ता आश्चयंमें डूब गया 
और सोचने लगा कि ये चरणचिह्न तो किसी चक्रवर्तीके ही हो सकते हैं। 
अतः वह उत पदचिद्वोंका अन्वेषण करता हुआ वहाँ पहुँचा, जहाँ महावीर 
ध्यानस्थ खड़े थे। उसने सिरसे पेर त्तक महाबीरपर दुर्ट्र डाली। वह उनके 
सर्वाज़में चक्रवर्त्तीके चिह्न देखकर चिन्तामें पड़ गया। वह सोचने लगा-- 
“इस महापुरुषमें चक्रवर्तीके सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। शंख, चक्र, गदा 
आदिं चिह्नोंके साथ हाथकी ऊरध्व॑ रेखाका उन्नत होना एवं गुरू और भौमके 
प्वत्तोंका समतल रूपमें उत्कृष्ट होना चक्रवत्तित्वका सूचक है । इस महापुरुषमें 
ऐसा एक भी लक्षण कम नहीं है, जिससे इसे चक्रवर्ती न माता जाय | निमित्त- 
दास्त्रमें घंनेता, चक्रवर्ती एवं भाग्यशालियोंके जिम लक्षणोंका वर्णव मिलत्ता 
है, वे सभी लक्षण इसमें विद्यमान हैं। क्या कारण है कि यह पुरुष साधु बनकर 
जंगलोंमें परिभ्रमण कर रहा है ? निमित्तशास्त्रकी दृष्टिसे यह अत्यन्त विचार- 
णीय है । ह 

ज्योतिविंद अपनी इस शंकाका समाधान प्राप्त करनेके लिए इधर-उधर 


१४२ : तीर्थंकर महावीर थौर उनकी आचार्य-परम्परा 


तलाश करने लगा । किसी भद्गपुरुषने बतलाया कि ये अपरिमित लक्षणवाले 
धर्मंचक्रवर्ती तीर्थंकर महावीर हैं। इनके शुभ लक्षणोंसे स्पष्ट है कि ये जन- 
क्रान्तिके नेता, आत्मशोधक और मोक्षमार्गके नेता होंगे। ये नाना प्रकारके 
उपसग और परीषहोंके विजेता, इन्द्रिय-निग्रही एवं जनकल्याण-कर्ता होंगे । 
सामान्य-चक्रवर्त्तीकी अपेक्षा इनमें अपरिमित गुणाधिक्य है। वह महावीरका 
वन्दत-अ्च॑नकर अपने स्थानको चला गया | 

महावीर थुणाक-सस्निवेशसे विहार करते हुए नालन्दा पधारे। वर्षकाल 

प्रारम्भ हो जानेके कारण उन्होंने वहीं चातुर्मास व्यतीत करनेका निश्चय किया । 


नालन्दा : आत्मश्ोधन 

नालन्दामें एक मासका उपवास स्वीकारकर महावीर ध्यानावस्थित हो 
गये। उनकी साधना मूक रूपमें चलने लगी। इसी समय वर्षवास व्यत्तीत 
करनेके उद्देश्यसे मंखली-पुत्र गोशालक वहाँ आया । इसकी महावीरसे भेंट हुई । 


उपवासकी अवधि समाप्त होनेपर महावीर चर्याके लिए निकले और वहाँके 
विजय सेठके यहाँ उनका निरन्तराय आहार हुआ । दानके प्रभावसे नाहन्दामें 
गन्धोदककी वर्षा और पृष्पवृष्टि हुई, सुगन्धित वायु चलने लगी, देवोंने दुन्दुभि- 
वादन किया और “यह दान आश्चरयंकारी है' को ध्वनि की । नालन्दावासी इन 
पञ्च आश्चर्योको देखकर महावीरका जयनाद करने लगे | गोशालक भी बहुत्त 
प्रभावित हुआ और महावीरको चमत्कारी साधु समझ उनका शिष्यत्व स्वीकार 
करनेका उसने निश्चय किया | 


गोशालकका शिष्यत्व 


जब चर्यासे महावीर लौट आये तो गोशालकने उनसे प्रार्थना की कि आप 
मुझे अपना शिष्य बना छीजिए। महावीरने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और 
पुत्र: एक मासके उपवासका नियम ग्रहणकर ध्यानस्थ हो गये | उपवास समाप्त- 
कर पारणाके हेतु नगरमें परिभ्रमण किया तथा आनन्द श्रावकके यहाँ उनको 
पारणा हुई | अनन्तर वापस लौटकर उन्होंने पुत: एक मासका उपवास ग्रहण 
किया । उपवास समाप्त होनेपर वे पारणाके लिए चले और यहाँ सुनन्द श्रावकके 
घर उनकी पारणा सम्पन्न हुई। 

महावीरने चतुथंमासके आरम्भमें पुनः एकमासका उपवास करनेका 
संकल्प लिया । 

चातुर्मास पूर्ण होते ही महावीरने नालन्दासे विहार किया, वे कोल्लाग- 
सन्निवेश पहुँचे । महावीरने जब नालन्दासे विहार किया, उस समय गोशालक 


तीथंकर महावीर ओर उनकी देशना : १४३ 


सिक्षाके लिए गया हुआ था। भिक्षासे वापस लौटनेपर उसे महावीरके विहार- 
का समाचार मिला, अतः वह उनकी तलाश;करता हुआ कोल्लाग-सन्निवेश 
पहुँचा | इसके परचात्‌ गोशालक छः चातुर्मासों तत उनके साथ रहा | महावीर 
मौन रूपमें साधना करते रहे । 
तृतीयवर्ष-साधना : विकार-दामन 

साधनाका लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण-प्राप्ति है। जीवन-मरणके दुःखसे मुक्त 
होना ही साधनाका केन्‍्द्रबिन्दू है। इस साधनाके दो रूप हैं-(१) बाह्य साधता, 
(२) अन्तरंग साधना | बाह्य साधनामें शरीर ओर इन्द्रियोंको तपाकर साधित 
किया जाता है ।आन्तरिक साधनामें मनको साधित कर,वायुके समान मनकी 
चंचल गतिको वश कर केन्द्रबिन्दु आत्मापर स्थिर किया जाता है। साधनाका 
सम्यक्‌ होना आवश्यक है और सम्यकका अर्थ है साधनाका आत्मभिमुखोी 
होना । जब साधना आत्माभिमुखी हो जाती है,.त्तब स्व-परका भेदज्ञान प्रकट 
हो जाता है। 

महावी रकी तृतीयवर्ं-सम्बन्धी साधना आत्माकी साधना थी, वे आत्म- 
विकासका प्रयास कर रहे थे। वे शुभ रूपमें अपने रागका ऊध्वंमुखी विकास 
करते हुए पूर्ण वीतरागी बननेके हेतु प्रयत्नशील थे | 

महावीर कोल्लाग-सन्निवेशसे विहार करते हुए ब्राह्मणगाँव पहुँचे। यहाँ- 
पर महावीरकी पारणा निरन्तराय सम्पन्न हुई; कितु गोशालकको भिक्षामें वासी 
भात मिछा, जिसे लेनेसे उसने इनकार कर दिया और भिक्षा देनेवाली स्त्रीकी 
मत्संना करते हुए वोला--“वासी- भात देते हुंए तुझे लज्जा नहीं आती । किसी 
साधुको केसी भिक्षा देनी चाहिए, यह भो अभी तक ज्ञात नहीं है। साधुकी 
साधना भोजनके अभावमें चल नहीं सकती है, अतएवं साधुकों पृष्ट और हित्त- 
कर अहार देवा चाहिए। में तुम्हारों अज्ञानतापर पश्चात्ताप कर रहा हूँ और 
तुम्हें अभिशाप देता हूं कि आजसे साधुओंको शुद्धाह्यर देना, अन्यथा तुम्हारा 
नाश हो जाएगा । 

इस प्रकार कहकर भिक्षा बिना लिये मोशालक चल दिया। गोशालकं॑ने 
यहाँ रसना-इन्द्रियको जीतनेका संकल्प किया। 

ब्राह्मगगांवसे चलकर महावीर चम्पानगरी गये और तीसरा चातुर्मास 
यहींपर व्यत्तीत किया । इस वर्षावासमें महावीरने दो-दो मास उपवास किये | 
कमंनिजंराके हेतु आद्वाइस मूलगुणोंका पालन करते हुए वे आत्म-शोधनमें प्रवृत्त 
हुए। महावीरके वज्भवृषभनाराच-संहूनन और समचतु रख-संस्थानका सौंदय॑ 


१४४ : तीर्थंकर महावीर और- उनकी आचार्य-परम्परा 


द्विगुणित हो गया तथा उनके आध्यात्मिक जीवनकी सुगन्ध अनन्तगुणेरूपमें 
वृद्धिगत होने लगी। अहिसा और सत्यको साधना उत्तरोत्तर निर्मल होने छगी । 
कषाय-भाव उनकी आत्मासे पृथक्‌ होने लगे। विरोधीके प्रति भी उनके 
हृदयमें करुणाकी सतत धारा प्रवाहित होने छगी। 
सानवताका श्ुंगार 

पथ-श्रमित होती हुई मानव-सभ्यताको उन्होंने सजाया और सेवा रा । दान, 
शील, तप और भावरूप चतुविध धमकी साधना द्वारा मानवताको प्रतिष्ठा की । 
उनके जोीवनमें किसो भी प्रकारकी गोपनीयता नहीं थी । उनका जीवन पुर्ण- 
तया सरल और समरस था। वे अपनी अध्यात्म-शक्तियोंका सर्वोत्कृष्ट विकास 
अपने निजी पुरुषार्थ द्वारा करनेमें संडग्न थे। फलतः उपवास, ध्यान एवं 
आत्म-चिन्तनकी प्रक्रिया अर्हनिश बढ़ रही थी | महावीरकी साधना राग-द्वेषके 
जीतनेमें प्रवृत्त थी । 
चतुथंवर्ष-साधना : क्षमाकी आराधना मु 

अनवरत साधनाके फलस्वरूप महावो रने क्षमाका पूर्ण अभ्यास कर लिया 
और उनके कर्म-पाश शिथिल होने लगे। अविचछ तपने कमं-शूंखलाको 
जज॑रित कर दिया। दीक्षाके चतुर्थ वर्षमें उन्होंने अपने तपको और अधिक 
तेज बनाया | एकाग्रताके कारण उनकी समस्त आकुलताएँ शान्‍्त हो चुकी 
थीं। वे शीत, य्रीष्म और वर्षामें समानरूपसे तपश्चरण करते हुए आत्म- 
साधनामें रत थे। 
गोशालक : घटित घटनाओंके बीच 

त्पस्वी महावीर चम्पानगरीसे चलकर ग्राम-ग्राम, नगर-तगर घूमते हुए 
कालायस-सन्निवेशमें पहुँचे | वहाँ पहुँचकर एक खण्डहरमें ध्यानावस्थित हो 
उन्होंने रात्रि व्यतीत की । एकान्त स्थान समझ गाँवके मुखियाका व्यभिचारी 
पुत्र किसी दासीको लेकर वहाँ व्यभिचार करनेकी इच्छासे आया और 
व्यभिचार करके वापस जाते छगा | गोशालक इस दुश्यको देख रहा था। अतः 
उससे न रहा गया और उसने उस दुराचारिणी स्त्रीका हाथ पकड़ लिया । 

जब मुखियाके पुत्रने देखा कि गोशालक उसकी प्रेमिकाका हाथ पकड़े हुए 
है, तो उसे गोशालकपर बड़ा क्रोध आया और उसने गोशालककी खूब पिटाई 
की | महावीर ध्यानावस्थित थे, उनका इस प्रकारकी घटनाओंकी ओर ध्यान 
न था | गोशालक पिटते समय महावीरकी सहायत्ताकी आकांक्षा कर रहा था, 
पर ध्यानी महावीर अपने आत्म-चिन्तनमें विभोर थे। गोशालूक मन-ही-मन 


तीथैंकर महावीर और उनकी देशना ६ १४५ 


महावीरपर क्रूढ हो रहा था और सोचता था कि गुरुका कत्तंव्य है कि वह 
कष्टके समय शिष्यकी रक्षा करे। ये गरु तो मेरा कुछ भी उपकार नहीं करते। 
न तो भोजन-चर्यामें इनसे सहायता मिलती है और न अन्य किसी संकटके 
समय ही । अतएव इस प्रकारके गुरुका त्याग कर देना ही श्रेयस्कर है | 

गोशालकका मन महावीरसे बगावत कर रहा था, पर संकोच और 
लज्जावश उनका साथ छोड़नेमें भी असमर्थ था। 

दूसरे दिन महाबीरने कालायस-सन्निवेशसे पत्रकालयकी ओर विहार 
किया । यहाँ पहुँचकर महावीर एकान्त स्थानमें ध्यानारूढ़ हो गये और उन्होंने- 
सामायिकब्रत ग्रहण कर लिया। वे सोचने लगे--“जीव और पुदुगल भिन्‍न 
भिन्न द्रव्य हैं। अनादिकारूसे इनकी विजातोय अवस्थारूप बन्धावस्था हो रहो 
है | इसीसे यह आत्मा नाना योनियोंमें परिभ्रमण करती हुई परका कर्त्ता बनकर 
अनन्त संसारी हो रही है। बन्धावस्थाका जनक आमख्रव है। यह आख्ब 
मिथ्यात्व, अविरत्ति, प्रमाद, कषाय और योगरूप है। पुद्गरू-कर्मोके विपाक- 
कालमें जो जीवके राग-द्रेष-मोहरूप अज्ञानमय भाव होते हैं, वे ज्ञानावरणादि 
कर्मों के आनेमें निमित्त हैं। वे ज्ञानावरणादि कमंपुदूगल जीवके राग-द्वेष- 
मोहरूप अज्ञानमय भावोंके निर्मित्त हैं। इस त्तरह पुदुगलकर्म और जीवके 
राग-ठ्ेषादि अशुद्ध भावोंमें निमित्त-मैमित्तिकभभाव बना चला आ रहा है। 
अतएव निमित्तके हठानेमें सम्पूर्ण पुषषार्थ करना है, जिससे नंमित्तकों 
(राग-द्वेषादि अशुद्ध भावों) की परम्परा समाप्त होकर सम्पग्दशंनादि शुद्ध 
भावोंकी ही सदा परम्परा चले। यत:ः सम्यग्दृष्टिकि आखव और बन्ध नहीं हैं, 
अतः ज्ञानी जीवके अज्ञानभावोंकी अनुत्पत्ति है।” 

महावीर आत्म-चिन्तनमें संखग्न थे कि पहले दिन कालायस-सन्निवेशमें 
घटित घटनाकी यहाँ भी पुनरावृत्ति हुईं। प्रेमिकाका हाथ पकड़नेके कारण 
गोशालक यहाँपर भी पीटा गया और उसकी बुरी अवस्था की गयी । 
निग्नन्थता : कल्याणका सांगे 

पत्रकालयसे चलकर महावीरने कुमाराक-सन्निवेशकी ओर विहार किया । 
यहाँपर चम्पक-रमणोय उद्यानमें महावीर ध्यानारूढ़ हुए और सामायिकमें प्रवुत्त 
हो गये । इस उद्यानमें कुछ साधु ठहरे हुए थे, जो वस्त्र और पात्रादि रखते थे । 

गोशालकने इन साधुओंसे पूछा--“आप किस प्रकारके साधु हैं, जो 
कस्त्रादि रखते हैं ?'' 

साधु--“हम नियन्‍्थ हैं ?” 


१४६ : तो्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


गोशारूक--/इतना परियह रखनेपर आप कैसे निय नन्‍्थ माने जा सकते 
हैं ? मालूम पड़ता है कि अपनी आजीविका चलानेके लिए आप छोगोंने ढोंग 
रच रखा है। निय न्थत्व और परिय्रहत्वका तो शाइवतिक विरोध है। आप 
लोग देखिए, सच्चे निग्र न्‍्य तो हमारे घर्माचायं हैं, जिनके पास एक भी वस्त्र 
ओर पात्र नहीं है। निग्नन्थ सवंपरियहके त्यागी होते हैं, इनके पास तिल, 
तुषमात्र भी परियह नहीं रहता । हमारे गुरु महावीर साक्षात्‌ त्याग-तपस्याकी 
मूत्ति हैं। इनका आदर्श ही साधुओंके लिए अनुकरणीय हो सकता है।” 

इस प्रकार सग्रन्थ साधुओंकी भत्संना कर गोशालक महावीरके पास 
आया और सग्रन्थोंके साथ हुई चर्चा-वार्ताका उल्लेख किया । पर महावीर तो 
आत्म-चिन्तनमें रत थे। उन्हें इन बातोंसे क्‍या मतलब ? उनके लिए तो 
आत्म-साधना मुख्य थी और अन्य सब गौण। अतः निराकुल साधनाकी वृद्धि 
करनेमें महावीर सतत प्रवृत्त रहते थे । 


इस प्रकार चतुर्थ-व् कठोर तपश्चरण और आत्मानुसंघानमें व्यतीत्त हुआ | 
साधना और शमामृत 


महावोर कुमाराक-सन्निवेशसे चछकर चोराक-सन्निवेश गये। इस सब्निवेश में 
पहरेदार चोरोंके भयसे अत्यन्त सतर्क रहते थे। किसी भी अपरिचित्त व्यक्तिको 
इस ग्रामकी सीमामें प्रविष्ट नहीं होने देते थे। जब महावीर इस ग्रामकी 
सीमामें पहुँचे तो पहरेदारोंने उनका परिचय जानना चाहा, किन्तु महावीर 
मौन थे, उन्होंने अपना परिचय प्रकट नहीं किया | इसपर आरक्षकोको सन्देह 
हुआ और उन्होंने उनको चोरोंका गुप्ततर समझकर पकड़ लिया त्तथा नाना 
प्रकारके कष्ट दिये । कष्ट सहन करते हुए भी महावीर अडिग थे। उनके हृदयमें 
शान्ति और समताका अमृत चू रहा था । 

आरक्षक महावीरको जितनी अधिक ताड़ना देते, महावीर उतने ही 
अधिक प्रसन्न दिखलायी पड़ते । समताभावपुंक कष्ट सहन करनेसे कर्मोंकी 
प्रकृतियाँ नष्ट हो रही थीं। इनके मनमें न किसीके प्रति राग था और न द्वेष 
ही। वीतरागताका अनुभव करते हुए आनन्दित हो रहे थे | 

अचानक सोमा और जयन्ती नामक परिक्षाजिकाओंकों महावीरका परिचय 
प्राप्त हुआ। वे दोनों घटनास्थलपर पहुँचीं और आरक्षकोंको समझाती हुई 
कहने लगीं--देवानुप्रिय ! तुम इन्हें नहीं जानते, ये धर्मचक्रवर्त्ती सिद्धार्थपुत्र 
महावीर हैं। अपनी साधनाको सफल करनेके लिए मौनरूपसे विचरण कर 
रहे हैं। जब कोई इन्हें कष्ट पहुँचाता है, तो ये शमामृतका पान करते हैं । 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : १४७ 


ये जितेन्द्रिय और संयमी हैं। वज्ञवुषभनाराच-संहनन होनेके कारण इनको 
सहनशक्ति अपार है। इन जैसा त्यागों संन्यासी कोई दूसरा नहीं । आप लोग 
इन्हें कष्ट देकर पापका बन्ध कर रहे हैं। न थे स्वयं चोर हैं, न चोरोंके गुप्ततर 
ही हैं। अतः आप इनको छोड़ दीजिये और अपने किये गये अपराधोंके लिये 
क्षमा-याचना कीजिये ।” 

आरक्षकोंने महावीरको बन्धन-मुक्त कर दिया और उनके चरणोंमें गिरकर 
क्षमा-याचना को | 

वीतरागी महावीरने चोराक-सन्निवेशसे विहार किया ओर पृष्ठचम्पामें 
पहुँचे । यहींपर इन्होंने चतुर्थ वर्षावास व्यत्तोत किया। इस चातुर्मासमें 
महावी रने पूरे चार मासका उपवास रखा ओर अनेक योगासनों द्वारा तपश्चरण 
किया। चातुर्मास समाप्त होते ही पारणाके हेतु कयंगलाकी ओर विहार किया। 
पञ्चमवर्ष-साधना : कयंगलामें घटित घटनाएँ 

तीर्थंकर महावीर निराकुल भावसे क्षुधा-तृषाके परिषह्‌ सहन करते हुए 
आत्मामृतका पान कर तृप्त होते थे | एकाग्रता और ध्यानके कारण उनके रोम- 
रोमसे आत्म-ज्योति प्रस्फुटित हो रही थी। वे कयंगलाके बाहरी उद्यानमें 
स्थित एक देवालयमें ठहरे । उसके एक भागमें स्थित होकर कायोत्सर्ग कर 
ध्यानस्थ हो गये | संपोगवश उस देवालयमें राज्ि-जागरण करते हुए कोई 
धामिक उत्सव मनाया जा रहा था। अत: सन्ध्याकालसे ही नगरके स्त्री-पुरुष 
एकत्र हो गये। गायन-वादत और नृत्यकी योजना की गयी। देवालयमें 
शोरगुल होने लगा और वहाँका शानन्‍्त वातावरण अश्ञान्तिमें परिणत हो गया | 

गोशालकको देवालूयका यह धूम-धड़ाका अच्छा नहीं लगा और वह उन- 
लोगोंकी निनदा करने लगा । महावीर त्तो समत्वको साधना करते हुए आत्म- 
ध्यानमें लीन रहे | उन्हें आज समायिकमें इतना आनन्द आया कि वे तन-बदन- 
की सुध भूल गये ।ग्रामवासियोंने गोशालक द्वारा जब अपनी निनन्‍्दा सुनी, तो वे 
क्रोध्स आग बबूला हो गये और उन्होंने उसी समय गोशालकको देवालयसे 
निकाल बाहर किया | गोशालक रातभर बाहर शीतसे काँपता रहा और ग्राम- 
बासियोंकों गालियाँ बकता रहा | वस्तुत: कयंगलामें कुछ पाखण्डी निवास करते 

' थे, जो सपत्तीक और आरम्भ-परिग्रही थे। इन्हीं लोगोंने धामिक उत्सबकी 

योजना की थी। इस उत्सवमें गायक और वादक भी दूर-दूरसे एकत्र हुए थे। गोशा- 
लककी अवस्था शीतके कारण बिगड़तो जारही थी भौर वह बड़बड़ता हुआ 
शीतजन्य बाधाकोी सहन कर रहा था। उपस्थित व्यक्तियोंमेंसे किसोको उसपर 
दया आयी और वह बोला--“यह देवायंका सेवक है । इसे कष्ट पहुंचाना उप्ित्‌ 


१४८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


नहीं। यह सत्य है कि यह क्रोधी है, असहिष्णु है और चंचल है ! इसे अपने 
कियेका पर्याप्त फल मिल चुका है। अतएवं अब इसे वापस भीतर बला लेना 
चाहिये और जोर-जो रसे वाद्य बजाने चाहिये, जिससे इसकी बड़बड़ाहट सुनायी 
नपडे ।” 

किसी प्रकार गोशाल्ककों त्राण मिडा और उसने रात्रिका अवशेष भाग 
व्यत्तीत किया । महावीर तो ध्यानस्थ थे ही; आत्मानन्दकी अनुभूति होनेके 
कारण उन्हें बाह्य परिवेशका बोध न था। 


अग्निकृत उपत्रगंजब 


प्रातःकाल होते ही महावीरने कयंगलासे श्रावसतीकी ओर विहार किया | 
चर्याका समय होने पर गोशालकने नगरमें प्रवेश करनेको कहा | यहाँ चर्याके 
समय ऐसी घटना घटित हुई, जिससे गोशालकको विश्वास होगया कि-- भवि- 
तव्यता दुनिवार है।'' 

शने:-शने: घटनाएँ इस प्रकार घटित होरही थीं, जिससे गोशालककों लिय- 
त्तिवादपर अट्ट विश्वास होता जारहा था | 

श्रावस्तीसे तीर्थंकर महावोर हल्यदुयग्रामकी ओर चले | वे नगरके बाहर 
एक वृक्षके नीचे ध्यान-स्थित होगये । रात्रिमें वहाँ कुछ यात्री ठहरे हुए थे और 

नहोंने शीतसे बचनेके लिये अग्नि जलायी थी । प्रातःकाल होनेके पूर्व ही यात्री 

तो चले गये, पर आग बढ़ती हुई महावीरके पास जा पहुँची, जिससे उनके पेर 
झुलस गये। महावी रने यह बेदना शान्तिपुबंक सहत की और आगके बुझ जाने 
पर उन्होंने नंगला गाँवकी ओर विहार किया । यहाँ गाँवके बाहर महावीर 
तो वासुदेवके मन्दिरमें ध्यानस्थ हो गये, पर चहाँ खेलनेवाले लड़कोंको 
गोशालकने डरा-धमका दिया। लड़के गिरते-पड़ते घरोंकी ओर भागे और 
उन्होंने अपने अभिभावकोंसे जाकर गोशालककी घटना निवेदित कर दो | 

अविभावक क्रोधाभिभूत हो गये और उन्होंने वहाँ आकर गोशालककोी 
खूब पीटा । महावीर तो ध्यानस्थ थे, उन्हें इस घटनाकी कोई भी जानकारी 
न थी। पिटता हुआ गोशालक अविभावकोंको तो बुरा-भला कह ही रहा था, 
पर महावीरको भी कायर और डरपोक समझने लगा । वह महावीरकी सहन- 
शीलताको समझ नहीं पा रहा था। उनकी सिंहवृत्तिका उसे यथार्थ 
बोध न था। 

नंगलासे विहारकर महावीर आवत्तंग्राम पहुँचे और वहाँ नगरसे बाहर 
बने बलदेवके मन्दिरमें रातभर ध्यानस्थ रहे। दूसरे दिन वहाँसे प्रस्थान कर वे 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : १४९ 


चोराक-सब्निवेश पहुँचे और वहाँ भी नगरके वाहर उद्यानमें सर्वसावद्यका व्याग- 
कर सामायिक करने रंगे । महावीरको साधना उपवासपव॑के रूपमें चल रही 
थी, पर गोशालक भिक्षाचर्यके लिये नगरकी ओर चला। नंगरवासियोंने 
उसकी वेश-भूषासे उसे गुप्तचर समझा और उसकी खूब मरम्मत की । 
सन्वेहुजन्य उपसर्ग 


चोराक-सब्निवेशसे महावीर जब कलूम्बुका-सन्तिवेशकी ओर जारहे थे, 
तो मार्गमें सीमा-रक्षकोंने उनसे पुछा कि तुम छोग कौन हो ? मौन साधक 
महावीरने तो कुछ भी उत्तर नहीं दिया और गोशालक सोचने लगा कि में 
उत्तर देते ही पीटा जाऊँगा और अब पिटते-पिटते मेरी अवस्था बहुत खराब 
हो रही है, अतएवं महावीरकी तरह मौन रहना ही मेरे लिये भी श्रेयष्कर है । 

सीमा-रक्षकोंको उन दोनोंपर सन्देह उत्पत्न हो गया और उन्हें शत्रुका 
गृप्तचर समझा । फलत: उन दोनोंकों पकड़कर वे नगराधिपतिके पास ले गये | 
रहस्य अवगत करनेकी दृष्टिसे सीमा-रक्षकोंने उन्हें नात्ताप्रकारकी यात- 
नाएँ दीं | 


जब महावीर नगराधिपतिके समक्ष पहुँचे, त्तो उसने महावीरकी पहचान 
लिया और बन्धन-मुक्त कर वह बोला--“प्रभो ! क्षमा कीजिये। आपको न 
पहचाननेके कारण ही यह अपराध हुआ है। आप '्त्यागी-संयमी श्रमण हैं । 
जन-कल्थाणके लिये ही आपने राजसिहासनका त्याग किया है। मेरे अहोभाग्य 
हैं कि में आपका दर्शनकर कृत्तार्थ हो रहा हूँ । मेरे सेवकोंने जो आपकी अव- 
मानना की है, उसके लिये मुझे पश्चात्ताप है। प्रभो ! आपको साधना 
सफल हो। 


अनायंदेश-विहार 


अभी प्रचुर कर्मोका क्षय करना अवशिष्ट था | कर्म-निर्जराके हेतु साधना- 
को और अधिक तीव्।ता प्रदान करनी थी । अतएव त्तपस्वी महावीरने अनाय॑- 
देशोंकी ओर विहार करनेका विचार किया | यतः इन देशोंमें उपसर्ग और 
परीषह सहन करनेके लिये अनेक अवसर आते हैं। उपादानमें प्रबल शक्तिके 
रहनेपर भी निमित्त कर्मनिजेरामें सहायक होता है। महावीर इस तथ्यसे अव- 
गत थे कि शत्र-मित्रमें समताभाव रखनेकी परीक्षा विपरीत परिस्थितियोंमें 
ही सम्भव होती है। विपरीत परिस्थितियोंसे युद्ध करना सामान्य बात नहीं । 
अत्तएव विरोधी परिस्थितियोंमें अविचलित बना रहना ही साधनाकी सफलता 


१५० : तोर्थथर महायीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


है। इस प्रकार विचारकर महावीरने छाढ़ देशकी ओर विहार किया | यहाँपर 
अनायों द्वारा की जानेवाली अवहेलता, निन्‍्दा, तर्जता और ताड़ना आदि अनेक 
उपसर्गोंको सहनकर कर्मो की निर्जरा की। इस देशकी भूमिमें महावीरको 
निवास करने योग्य स्थान भी नहीं मिलता था। अतः वे कंकरीली, पथरीली 
विषम-भूमिमें हो ठहरते थे । वहांके लोग उनपर कुत्ते छोड़ देते तथा और भी 
नाताप्रकारसे कष्ट पहुँचाते थे। आहार भी बड़ी कठिनाईसे उपलब्ध होता 
था। अत्तएव महावो रको कई दिनों तक लम्बा उपवास रखना पड़ता था। 
जब वे वहाँसे लोट रहे थे, तो मार्गमें उन्हें दो चोर मिले, जो अनाय॑-भूमिमें 
चोरी करने जा रहे थे। महावीरके दर्शनको उन्होंने अपशकुन समझा और 
भविष्यमें आनेवाली विपत्तियोंका अनुमान किया | अत्तएव इस अपशकुनकों 
निष्फल करनेके विचारसे उन्होंने महावोरपर आक्रमण किया। महावीर 
समताभावपूर्वक उपसगंको सहन करते रहे। उनकी साधनाने चोरोंके आक्र- 
मणको कुण्ठित कर दिया | 

आय-प्रदेशमें पहुँचकर महावीर मलयदेशमें विहार करते रहे और उन्होंने 
अपना पञ्चम वर्षावास मलयकी राजधानी भद्धिलनगरीमें सम्पन्न किया । इस 
चतुर्मासमें महावी रते अनशनादि तप करते हुए विविध आसनों द्वारा ध्यान 
किया । चातुर्मास समाप्त होनेपर वे भहिलनगरीसे पारणाके हेतु ब्यहर निकले 
और कयलि-समागमकी ओर विहार किया। वस्तुत: महावीरने इस पंचम 
चातुर्मासमें भी चार महीनेका उपवास ग्रहण किया था और अनन्तर नगरीके 
बाहर उनकी पारणा हुई थी। 


पष्ठवर्ष-साधना : उपसगं-पर-उपसग्गं 


महावीर कयलि या कदली-समागमसे जम्बूखण्ड गये और वहांसे तम्बाय- 
सन्निवेशकी ओर प्रस्थान किया । ग्रामके बाहर सामायिक ग्रहुणकर महावीर 
ध्यानस्थ हो गये। यहाँ पाश्व॑सन्‍्तानीय नन्‍्दीषेण आचार्य रात्रिमें किसी चौराहे- 
पर ध्यान कर रहे थे । कोट्रपालका पुत्र पहरा देता हुआ उस चौराहेपर पधारा 
और नन्दिषेणकों उसने चोर समझकर भालेसे मार डाला। गोशालकने इस 
घटनाकी सूचना नगरमें दी और वह भ्रमण करता हुआ महावीरके पास लौट 
आया। गोशालककी चर्चा पार्स्वापत्य जनगारोंसे भी हुई और उसने मुनि आचार- 
विचारकी खझूपरेखा प्रस्तुत की | 

तम्बाय-सन्निवेशसे तीर्थंकर महावीर कृपिय-सन्निवेश गये । यहाँपर आप- 
को गुप्तचर समझकर राजपुरुषोंने पकड़ लिया और उनसे उनका परिचय जानना 
चाहा । जब महावीरने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे मौन रूपमें स्थित रहे, 


तीर्थंकर महाबीर और उनकी देशना : १५१ 


तब राजपुरुषोंको उनपर और अधिक आशंका हुई। महावीर जैसे-जैसे अपनी 
सहनशीलता दिखलाते जाते थे, वेसे-वेसे राजपुरुष उन्हें कष्ट देते जाते थे । 
महावीरके बनच्दी बताये जानेकी घटना नगरमें व्याप्त हो गयी | अत्तः 
विजया और प्रशल्भा नामक दो परित्राजिकाए तुरन्त घटना-स्थलूपर पहुँचीं। 
उन्होंने महावीरको पहचानकर राजपुरुषोंसे कहा--“क्या तुम छोग सिद्धार्थ- 
राजकुमार अन्तिम तीर्थंकर महावीरको नहीं पहचानते ? महावीरकी साधना- 
से मनुष्योंकी तो बात्त ही क्‍या, देव-दानव भी प्रभावित हैं। ये तीर्थंकर- 
प्रकृति-धारी निग्नन्थ महावीर हैं। इनकी उम्र तपश्चयसि इन्द्रादि भी अत्यन्त 
प्रभावित हैं। महावीर स्वावलम्बनके धनी हैं। इन्हें स्वयं अपनेपर 
विश्वास है । अतएव ये किसी परोक्ष शक्तिकी सहायता नहीं चाहते हैं ।” 
परिब्राजिकाओंके इस कथनको सुनकर राज्याधिकारी काँप उठे। उन्हें 
अपनी अज्ञानजन्य भूलका अनुभव हुआ और वे क्षमा-प्रार्थना करते हुए कहने 
लगे--“प्रभो ! भज्ञान और प्रमादसे हो अपराध होते हैं। हमने आपको 
जो अवमानना की है, उसके मूलमें अज्ञान हो है। आप दयामू्ति हैं और 
क्षमाके धनी हैं। अतएवं हम लोगोंके अपराधको क्षमा कर दीजिये ।/ 
महावी रने मौन रहकर उन राजपुरुषोंको क्षमा कर दिया और बे पुनः 
निहुन्द्रभावसे विहार करने लगे । 
कृपियसे महावीरने वेशालीकी ओर विहार किया | गोशालक यहाँसे महा- 
वीरके साथ नहीं गया और उन्तसे बोला--भगवन्‌ ! न तो आप मेरी रक्षा 
करते हैं और न आपके साथ रहनेमें मुझे किसी प्रकारका सुख मिलता है। 
प्रत्युत कष्ट ही भोगने पड़ते हैं और भोजनकी भी चिन्ता बनी रहती है । अत्त- 
एवं अब में आपके साथ नहीं चल सकूंगा ।” यह कह कर गोशालक राजगृहकी 
ओर चला गया। महावीर शान्त और मौनभावसे गोशालकका कथन सुनते रहे । 
वे वेशाली पहुँचकर एक कम्मारशाला--लोहारके कारखानेमें ध्वान-स्थित हो 
गये । दूसरे दिन कम्मारशालाका स्वामी छोहार वहाँ आया | वह छह महीनेकी 
लम्बी बीमारीसे उज था | जब का रखानेमें कामपर गया, त्तो पहुले-पहुछ नग्न 
दिगम्बर व्यक्तिके दर्शनको अमंगल और अशुभ समझा । अत्तएव वह हथोड़ा 
लेकर महावीरको मारनेके लिये दौड़ा। इसी समय संयोगवश कोई भद्र पुरुष 
आ गया और उसने तीर्थंकर महावीरका परिचय उस लोहारको दिया । 


बविमेलक यक्षका चिन्तन 
वेशालीसे चलकर महावीर ग्रामाक-सन्निनेशकी ओर आये । यहांके उद्यान- 
में विमेलक यक्षका चेत्य था । यक्षके कार्योका आतंक सर्वत्र व्याप्त था | महा- 


१५२ : तीर्थंकर महावीर और उत्तकी आचार्य-परम्परा 


वीरने यक्षके चैत्यमें सामायिक ग्रहण किया और आत्म-स्थित हो गये। यक्षपर 
महावीरकी शान्त और सौम्य मुद्राका बहुत प्रभाव पड़ा और वह उनकी 
स्तुति करने लगा। 

महावीर ग्रामाकसे शालिशी्ं पधारे और वहाँके उद्यानमें कायोत्सगगं करने 
लगे। माघका मास था। कड़ाकेकी सर्दी पड़ रही थी और तीर्थंकर महावीर 
दिगम्बर-मुद्रा में ध्यानस्थ थे | इस समय महावी रके चारों ओर दिव्य कान्तिपुञुज 
अवस्थित था । उनके रोम-रोमसे शान्तिका प्रवाह निकल रहा था । 


कटपुतनाका उपसर्ग : असंख्यातगुणी कार्म॑निजंरा 


इसी समय वहाँ कटपृत्तना नामक एक व्यन्तर देवी आयी और तीथकर 
महावी रकी इस शान्त मुद्राको देखकर हेषसे जरू उठी । क्षणभरमें उसने परि- 
ब्राजिकाका वेश घारण किया और विखरी हुई जटाआंमें पानी भरकर महावो रके 
ऊपर छिड़कने छगी तथा उनके कंधोंपर चढ़कर प्रचण्ड हवा करने लगी । 


भयंकर शीतऋतु, जलवर्षा और तीक्ष्ण पवनने इस समय भीषण और 
असाधारण उपसर्ग उपस्थित किया । महावीर मौन भावसे साधनामें सुमेरुवत्‌ 
दृढ़ रहे | कटपूतना महावीरकी अपराजिता वीतरागत्ताके सम्मुख नतमस्तक 
हो गयी । उसने अपना पराजय स्वीकार किया और महावीरकी तपश्चर्याकी 
प्रशंसा करते हुए उनके चरणोंका वन्दन किया । 


महावीरका जीवन तपोमय था । बे दुर्लष्य पव॑त, अन्धकारपूर्ण गुफाओं, 
निजंन नदो-तंट, बीहड़ वन एवं सुनसान इमशान भूमिमें आत्म-साधना क रनेमें 
तत्पर रहते थे। वास्तवमें महावीरका आत्म-परिष्करण अद्भुत था। वे 
मोह-भंगके हेतु समस्त पदार्थोासि आसक्ति तोड़नेमें संछग्त थे । साव॑भौम समत्व 
ही उनका आधार था। उनके समक्ष सिह-मृग, मयूर-सपं, मार्जार-मूषक जेसे 
अन्तविरोधी भी शान्त थे | वीतरागत्ताके प्रभावने उनकी जन्मजात्त शत्रत्ताको 
समाप्त कर दिया था । सर्वत्र प्रेम, शान्ति और सौख्यका साम्राज्य व्याप्त था। 

शालिशीपंसे महावीरने भद्िया नगरीकी ओर विहार किया और वहीं छठा 
वर्षावास ग्रहण किया। महावीरने चातुर्मासभरका उपवास-ब्रत किया और 
अखण्डरूपसे आत्म-चिन्तनमें निरत रहे | 


गोशालक भी छह महीने तक अकेला भ्रमण करता हुआ शालिशी्षमें 
महावीरसे आ मिला । महावीरने चतुर्मास समाप्त होनेपर भट्दिया नगरीके बाहर 
पारणा ग्रहण की और वहाँसे उन्होंने मगघ-भूमिकी ओर विहार किया । 


तीयँकर महावीर और उनकी देशना : १५३ 


सप्तमवर्ष-साधता : आत्म-दर्शन 


आत्म-साधक योगीश्वर तीर्थंकर महावीर क्षुधा-तृषा, शीत-उष्ण आदि 
परीषहोंको सहन करते हुए आत्म-दर्शनकी ओर उन्मुख हुए । उन्होंने निश्चय 
किया कि आत्माके शुद्ध स्वरूपको समझे विना साधककी साधना सफल नहीं 
हो सकती है। मानव-जीवनका सर्वोच्च लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना है। मुक्ति 
भव-बन्धनोंसे विमुक्त होनेका नाम है। इसके लिये तत्त्वज्ञानकी नितान्त 
आवश्यकता है। जबतक कर्मका आवरण है, तबतक साधकके जीवनमें 
पूर्ण प्रकाश प्रकट नहीं हो पात्ता है। अतः भोत्तरके प्रसुप्त ज्ञान एंवं 
विवेकको जागृत करनेको आवश्यकता है। मोक्ष जीवनको पविन्रताका 
अन्तिम परिपाकरस और लक्ष्य है। विवेक एवं वेराग्यकी साधना 
करते हुए कदम-कदमप्र साधकके बन्धन टूटते रहते हैं और मोक्षकी 
प्राप्ति होती है । 


मानव सदा परस्परके प्रतिशोध और विद्वेषके दावानलमें झुलसता रहता 
है। यही कारण है कि वह आत्म-बोध, आत्म-सत्य अथवा आत्म-ज्ञानको प्राप्त 
नहीं कर पाता है। जब तक व्यक्ति बिश्वकी समग्र आत्माओंको समान भावसे 
नहीं देखता, तव त्तक उसे आत्म-दर्शेन नहीं हो पाता है। यह आत्म-दर्शन कहीं 
बाहरसे आनेवाला नहीं है, यह तो हमारो आत्माका धर्म है, हमारी चेतनाका 
धर्म है, एवं शाश्वत तत्त्व है। हमें जो कुछ पाना है, वह कही वाहर नहीं है, 
वह स्वयं हमारे भीतर स्थित है । आवश्यकता है केवल अपनी आत्म-शक्तिपर 
विश्वास करनेकी, विचार करनेकी और उसे जीवनकी धरतीपर उत्तारनेकी । 
आत्म-दर्शन मनुष्यकी भ्रसुप्त शक्तिको प्रबुद्ध करता है, आत्माका पूर्ण विकास 
करता है और आत्म-स्वरूपका पूर्ण उद्घाटन करता है। अतएव मुझे अपनी 
साधना द्वारा आत्म-दर्शन करना है। यों तो मैंने सामायिकका अभ्यास किया 
है, पर अभी समग्र आत्म-साधना शेष है। जब तक पृर्ण वीतरागता और 
निष्कामताकी उपलब्धि नहीं होती, तक तक मेरी साधना अनवरत रूपसे 
चलतो रहेगी। 


नृपतिद्वारा चरण-बन्दन 


महावीर शोत्त और उष्णाकालमें मगधभमि में विचरण करते रहे। जब 
वर्षाकालू निकट आया, तो उन्होंने आलम्मिया नगरीमें सप्तम वर्षावास ग्रहण 
किया । इस वर्षावासमें भी महावी रने चातुर्मासिक तप ओर विविध योग-क्रियाओं- 
की साधना की। वर्षावासके समाप्त होनेपर उन्होंने पारणाके हेतु कुण्डाक- 


१५४ : तीर्थंथर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सन्निवेशकी ओर विहार किया । इस सन्निवेशमें महावीरने वासुदेवके मन्दिर- 
में स्थित हो ध्यान लगाया और कुछ दितों तक साधना कर मह॒ना-सन्निवेशकी 
ओर विहार किया। यहाँ वे बलदेवके मन्दिरमें ध्यानस्थ हो गये । साधुके अट्ठा- 
ईस मूलगुणोंका पूर्णतया पालन करते हुए यहांसि लोहागंला नामक राजधानी- 
में पधारें । यहाँके राजा जितशत्रुपर उन दिनों शत्रुओंकी बक्र दृष्टि थो, अत- 
एवं राजपुरुष बहुत सावधान रहते थे। कोई भी व्याक्त अपना परिचय दिये 
विना राजधानीमें प्रवेश नहीं कर सकता था । महावीर और गोशालकके यहाँ 
पहुँचते ही पहरेदारोंने उन्हें रोक दिया और परिचय माँगा | ये दोनों मौन 
रहे | फलस्वरूप राजपुरुषोंने इन्हें बन्दी बना लिया | 

जिस समय महावीर और गोंशालक राजसभामें लाये गये, उस समय 
वहाँ अस्थिकग्रामवासी नैमित्तिक उत्पल भी उपस्थित था। महावीरको 
देखते ही वह खड़ा हो गया और चरण-वन्दन कर बोला--“भरे गुप्तचरों, 
तुम इन्हें नहीं पहचानते ? ये चोबीसवें तीर्थंकर महावीर हैं। चक्रवर्तकि 
लक्षणोंस भी बढ़कर शारीरिक लक्षण इनमें विद्यमान हैं। इन जेसा तेजस्वी, 
पराक्रमी, आत्म-द्रष्टा अन्य नहीं है। आप लोगोंने इन्हें बन्दी बनाकठ़ महान 
अपराध किया है । 

उत्पल द्वारा परिचय प्राप्त करते हो जितशत्रने महावीर और 
गोशालककों बन्धन-मुक्त कर दिया और चरण-वन्दन करते हुए उनसे क्षमा 
प्रार्थना की । 


अष््रभवर्ष-साधना : आत्मोदयकी ओर 


श्रमण-जीवनका मृलोहूं श्य प्राणियोंको श्रेयोमागंकी ओर प्रवुत्त करना है । 
यही वह मार्ग है, जिसके द्वारा आत्माको अनन्त एवं यथार्थकी उपलब्धि हो 
सकती है । आत्मा कमंजालमें आबद्ध होनेसे ही चिरकालतक संसारमें परिभ्रमण 
करती रहती है। वह अपने शुभाशुभ कमके परिणामस्वरूप ही नाना योनियों- 
में परिभ्रमण करती है। यथार्थज्ञानके अभावमें वह भौतिक सुखको ही सच्चा 
सुख मानकर उसीमें यथार्थ आनन्दको मिथ्या अनुभूति करती है। अतएव 
भौत्तिक सुखकी नश्वरता सुनिश्चित होनेपर भी व्यक्ति आत्मोदयसे विमुख 
रहता है । 

ध्यातब्य है कि प्रत्येक आत्मा अनन्त-गुणोंका अक्षय अमृतकूप है, जिसका 
न कभी अन्त हुआ है और न कभी अन्त होगा। विवेकज्योति या आत्मोदय 
होनेपर आत्मा उस परमात्मा-स्वरूप अमृत्तरसका पान करने लगती है, जिसे 


तीथैकर महावीर और उनकी देशना : १५५ 


प्राप्तकर शाईवत सुंख उपलब्ध होता है। आत्मा उस धनकुबेरके पुत्रके समान 
है, जिसके पास कभी धनकी कमी नहीं होती, चाहे वह अपने उस अक्षय भंडार- 
का दुरुपयोग ही क्‍यों न करे । 


आत्मोदयका त्तात्पय आत्माके अनन्तगुणोंके विकाससे है। आत्मामें अनन्त- 
ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीयं विद्यमान हैं । इन गुणोंकी अभि- 
व्यक्ति ही आत्मोदय है। महावीरने अष्टम वर्षकी साधनामें आत्मोदय प्राप्त 
करनेके हेनु अगणित उपसर्ग सहन किये तथा शीत, उष्ण, क्षुधा, तृषा, दंश- 
मशक आदि विभिन्न परीषहोंकों समतापूर्वक सहन किया | उन्होंने अपन 
स्वरूपमें रहकर अक्षय आनन्दका अनुसन्धान किया । आत्माके अतिरिक्त 
विश्वके किसी वाह्य पदार्थमें सुखकी परिकल्पना करना भयंकर भ्रम है। सत्‌ 
और चित्‌ तो प्रत्येक आत्माके पास व्यक्तरूपमें सदा विद्यमान हैं, पर आनन्द- 
गृुणकी अभिव्यक्तिकी कमी रहती हैं। अत्त: जो आत्मोदय प्राप्त बर रुत्ता है 
वह सच्चिदानन्द बन जाता है । 


घोर उपसगंजय 

लोहागंलासे महावीरने पुरिमतालपु रकी ओर विहार किया | यहाँ नगरके 
बाह्य उद्यानमें कुछ समय तक निवाध्त किया। यहाँ भी महावीरकों अनेक 
प्रकारके उपसगगं सहन करने पड़े । वग्गुर श्रावकने यहाँ महावीरका सत्कार 
किया तथा विभिन्न प्रकारसे उनकी स्तुत्ति की। महावीर मौनरूपमें अपनी 
साधनामें संलग्न रहे । 

पुरिमतालसे उन्नाग, गोभूमि होते हुए महावीर राजगृह पधारे और 
आठवाँ वर्षावास राजगृहमें ही सम्पन्न किया । इस वर्षावासमें उन्होंने 
चातुर्मासिक तप एवं विविध योगक्रियाओंकी साधना द्वारा आत्मोदय प्राप्त किया। 

महावीर आसन-साधनाके साथ आतापना--सूयंरश्मियोंका ताप लेते, 
शीतेको सहन करते और दिगम्बर रहकर आत्म-साधना करते थे | विभूषा एवं 
परिकरमं--शरी रकी सभी प्रकारकी साज-सज्जाओंका त्याग करते थे। 

यथाशक्ति इन्द्रियोंके विषयोंसे बचते; क्रोध, मान, माया और लोभसे 
बचते; मत, वाणी और शरीरकी प्रवृत्तियोंका संयमन करते एवं एकान्त स्थानमें 
ध्यानस्थ होते थे । मनकी सहज चंचलताको ध्यान द्वारा नियन्त्रित करते थे | 


अष्टम चातुर्मासके दिलोंमें महावीरने चित्तशुद्धिका पूर्ण अभ्यास किया। 
उन्होंने भ्रमणशोल मनको विषयोंसे पृथक्‌ कर आत्मस्वरूपपर ही केन्द्रित 


१५६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


किया । मन जेसे-जेसे शान्त और निष्कम्प होता गया, त्यों-त्यों स्थिरता बढ़ती 
गयी | 


जब चातुर्मास समाप्त हुआ तो महावीरकी सावधि योग-साधना भी समाप्त 
हो गयी और पारणाके हेतु उन्होंने राजगृहसे विहार किया । 


नवसव्ष-साधना : सामायि#-सिद्धि 


महावीर विहार करते हुए राजगृहसे लाढ़ देशकी ओर गये और वहाँसे 
वज्धभूमि, शुद्धभभूमि एवं सुम्हभूमि जंसे आदिवासी प्रदेशोंमें पहुँचे । यहाँपर 
महावोरको ठहरने योग्य स्थान भी नहीं मिला। न यहाँ कोई चेत्य ही ऐसा 
था, जिसमें रहकर ध्यान कर सकें और न ऐसा कोई शून्य मन्दिर ही था, 
जिसमें सामायिककी सिद्धि कर सकें। अतएव महावी रने ग्राम और नगरके 
बाहर उद्यानमें खड़े होकर सामायिक किया। 


महावीरकी सामायिक-क्रिया आत्मोपलाब्धिका साधन थी। दुष्टजन महा- 
वीरकी हँसी उड़ाते, उनपर धृलि-पत्थर फेंकते, गालियाँ देते, अवभानना करते 
और शिवारी कुत्ते छोड़ते थे । पर इन समस्त कष्टोंको सहन करते हुए भी वे 
अपने सामायिकमें पूर्णतया तलल्‍्लीन रहते । उनके परिणामोंमें शान्ति थी। 
क्रोधादि कषायोंका प्रादुर्भाव नहीं होने देते। प्रतिकक परिस्थितियोमें भी 
अपनेको नियन्त्रित रखते थे। 


उपवास-पर-उपवास 


चातुर्मास आनेपर महावीरने एक वृक्षके नीचे नवम चतुर्मास ग्रहण किया। 
चार महंनेका उपवास स्वीकार कर सामायिककी सिद्धिके हेतु वे कायोत्सग 
और ध्यानमें प्रवृत्त हुए। इन्द्रिय और मनकी दीवालोंको भेदकर आत्माके 
सान्रिध्यमें रहना आरम्भ किया। शारीरकी चंचछता और शरीरके 
ममत्वका पूर्ण विसज॑न किया | प्रवुत्ति और ममत्व ये दोनों शरीर एवं मनमें 
तनाव उत्पन्न करते हैं तथा इन्हींके द्वारा अनेक प्रकारकी शारीरिक एवं 
मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। अतएवं महावीरने उक्त दोनोंका 
तिरोध किया । 


न्‍ महावीर इहलोक-भय, परछोक-भय, अन्राण-भय, आकस्मिक-भय, मृत्युभय 
भादि सात्त प्रकारके भयोंसे रहित थे। अत्त: दुष्टजनोंके उपद्रवका उनके ऊपर 
कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। वे जितेन्द्रिय और सामायिक-संयमी थे । 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : १५७ 


महावीर छः महीने तक अनाय॑ भूमिमें श्रमणकर वर्षाकालके अनंत्तर आय॑- 
भमिमें लौट आये। 


वर्षमबर्ध-साधना : संयमाराधना 


संयमका अथ है इन्द्रियों और मनका दमन करना तथा उन्हें आत्म-वशीभूत 
करना और हिसा-प्रवुत्तिसि बचना। संयम अहिसारूपी विशाल वृक्षको (क 
शाखा है। अहिसा साध्य है ओर संयम साधन । संयमके अनुष्ठानसे ही 
अहिसाकी साधना सम्भव होती है। संयम दो प्रकारका है--इन्द्रिय-संयम 
और प्राणी-संयम । इन्द्रियों और मनको अपने-अपने विषयोंमें प्रवृत्त करनेसे 
रोककर आत्मोन्मुख करना इन्द्रिय-संयम है और षट्कायके जीवोंको हिसाका 
त्याग करना प्राणी-संयम है। वस्तुत्त: व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्रके जीवनमें सुख- 
शान्तिका हेतु संयम ही है और इसीके द्वारा अहिसाकी प्राप्ति होती है। जीवनमें 
अहिंसाकी प्रतिष्ठा संयमसे हो सम्भव है। अतएव महावरीरने अपने दसवें 
वर्षकी साधनामें संपम ओर समता-प्राप्तिके लिये पूर्ण प्रयास किया। 


महावीर और गोशालकने अनायंभूमिस निकलकर सिद्धार्थपुर जाते हुए 
कुर्ग्रामक्ी ओर प्रस्थान किया । 


तपस्वरूप : परिष्कार 


कृमंग्रामके बाहर वेश्यायन नामक एक तापस तपस्या कर रहा था! वह 
धूपमें अधोमुख होकर तपस्यामें रत था। इस तपस्वीकी जटाए बहुत 
बड़ी-बड़ी थीं और उनमें त्रसजीव विद्यमान थे। गोशालक वेध्यायनके इस 
दृश्यकों देखकर महावीरसे कहने लगा--'प्रभो ! इस प्रकारकी तपस्यासे 
संयमकी प्राप्ति केसे हो सकती है ? और संयमके अभाव अहिसाकी साथना 
सम्भव नहीं ? अतः इस त्तपस्थाकों आत्म-कल्याणकारिणी कहा जायगा ? मुझे 
तो यह तपस्वी ढोंगी जैसा प्रतीत हो रहा है। इसकी जठाओंसे जृए गिर रहे 
हैं। अतः इस तपस्याकों केवल शारीरिक कष्ट हो माना जा सकता है। आत्म- 
शुद्धिके लिये तो उपवास, ध्यान, संयम आदिकी आवश्यकता है। तपस्याका 
अथं इच्छा-निरोध है। मनुष्यकी इच्छाएँ अपार, असीम और अनन्त हैं। अतः 
इच्छाओंकी पूति सम्भव नहीं है। इच्छापृत्तिके लिये असंयमके पाप-पथपर 
चलना अनिवाय होता है ।” 


“तपोनुष्ठानसे मनुष्य संपमशील बनता है ओर संयमशीलतासे अहिसाकी 
प्रतिष्ठा होती है। जिस व्यक्तिके अन्तरमें अहिसा, संयम और तपकी त्रिवेणी 


१५८ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्रवाहित होती है, उसकी आत्मा निर्मल, निष्ककष और निविकार हो जाती 
है। देव भी उसके चरणोंमें नमस्कार कर अपनेको घन्य मानते हैं ।” 


गोशालक द्वारा इस प्रकार संयमकी व्याख्या सुनकर और इसे अपने ऊपर 
आक्षेप मानकर वेश्यायनने क्रुद्ध होकर अपनी तेजोलेब्यां गोशालकपर छोड़ी । 
पर तीर्थंकर महावीरके अहिसा-प्रभावसे गोशालककी रक्षा हो गयी और 
वेश्यायनकी तेजोलेश्या व्यर्थ सिद्ध हुई । 

गोशालक महावीरका साथ छोड़कर श्रावस्ती चला गया और वहाँ 
आजीवक मतकी उपासिका कुम्हारिन हालाहछाकी भाण्डशाल्में रहकर 
तेजोलेश्याकी साधना करने लगा | गोशालकने छह महीनोंकी निरन्तर साधनाके 
पश्चात्‌ तेजःशक्ति प्राप्त को। इतना हो नहीं, उसने निमित्तशास्त्रका भी 
अध्ययन किया । अब वह सुख-दुःख, लाभ-हानि, जीवन-मरण आदि सभी 
बातोंको बतलानेमें निपुण हो गया । 

तेज:शक्ति और निमित्तज्ञान जेसी «प्रभावक शक्तियोंने गोशालकका महत्त्व 
बढ़ा दिया। उसके भक्त और अनुयायियोंकी संख्या प्रतिदिन बढ़ने लगी | साधा- 
रण भिक्षु गोशालक अब एक आचाये बन गया और आजीवक-सम्प्रदायका 
प्रव्तंक कहलाने लगा | 


बालकोंका उपद्रव और समता 


सिद्धाथंपुरसे तपस्वी महावीर वेशाली पधारे। एक दिन वेश।लीके बाहर 
ये कायोत्सर्ग-ध्यानमें स्थित थे । उस समय नगरके बालक खेलते हुए वहाँ आये 
ओर महावीरकों पिशाच या भूत समझकर सताने लगे। बालकोंने महावीर- 
के ऊपर ढेल फेकें, गालियाँ दी और अनेक प्रकारसे कदर्थनाएँ की, पर संयमा- 
राधक महावीर अपनी साधनासे विचलित न हुए । उन्होंने इस उपसगंको बड़ी 
समता और शान्तिके साथ सहन किया। बालकोंका उपद्रव प्रतिक्षण बढ़ता 
जाता था। वे धूल और मिट्टी भी उनके ऊपर फेंक रहे थे | इसी समय राजा 
सिद्धार्थकवा मित्र बनराज शंख भी अकस्मात्‌ वहाँ पहुँच गया। उसने 
बालकोंके उपद्रवको रोका और स्वयं महावीरके चरणोंमें गिरकर उनसे 
क्षमान्याचना को | 


कायोत्सगं-मुद्रा 


बेशालीसे महावीरने वाणिज्य-ग्रामकी ओर प्रस्थान किया और वाणिज्य- 
ग्राम पहुँचकर ग्रामके बाहर कायोत्समं-प्रुद्रामें ध्यान आरम्भ किया | संयमकी 


- - तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : १५६९ 


साधनाके कारण महावीरको विभिन्न प्रकारको ऋद्धियाँ प्राप्त होने लगीं, पर वे 
इन सभी ऋद्धियोंसे अनासक्त थे | उन्हें प्रत्येक उपस्गंको दूर करनेका सामथ्य॑ 
उपलब्ध था। किल्तु उन्होंने कभी भी अपने सामथ्यंका प्रयोग नहीं किया । 
साधक माहावीर संयम और उपवासको सिद्धि द्वारा कर्मोकोी निर्जना करना 
चाहते थे । वे अन्य व्यक्तियोंको जीतनेकी अपेक्षा अपनेको जीत्तना अधिक 
उपयुक्त मानते थे । 


जब वाणिज्यग्रामके निवासी श्रमणोपासक आनन्दकों महावीरके पधा रने- 
का पता चला, तो उसने आकर उनकी वन्दना की । वहाँ से बिहारकर महा- 
बीर भ्रावस्ती पधारे और यहींपर उनका दशव्वाँ वर्षावास सम्पन्त हुआ | गोशा- 
लक तो चातुर्मास आरम्म होनेके पहले हो महावोरका साथ छोड़कर चला 
गया था । 


इस दशम वर्ष-साधताकी उपलब्धि संयमकी सिद्धि थी। वे आत्मिद्धिके 
लिये निरन्तर प्रयासशील थे। चेत्तन्यके ऊध्वंगमनकी वृत्तिको ही वे धर्मकी 
जननी मानते थे । 


एकादशवर्ष-साधना : आत्मानुभूति 


जीवनकी यात्रामें आत्माकी अमरता ही परमबिन्दु है और यही है जीवनका 
अन्तिम रूक्ष्य, क्योंकि इसीको मुविति-यात्रा कहा जाता है । आत्माकी अमरता- 
विभावपरिणत्तिरहित्त अवस्था वीतराग हुए विना प्राप्त नहीं होत्ती। न 
तो रागी मुक्त होता है और न विरागी ही। दोनों ही संसारके बन्धनमें बन्धते 
हैं । वीत्तरागता रागी और विरागीसे ऊपरकी स्थिति है। रागका अथं है रंगना 
या किसी वस्तुमें आसक्त होना। विरागीका अथे है--रागकी कुछ न्यूनता । 
रागी आसक्त होता है, तो विरागी कम आसकक्‍त होता है। उसका पूर्णतः राग 
छुटता नहीं | किन्तु वीतराग इन दोनोंसे परे है। उसकी आँखोंमं कोई रंग 
नहीं है, वह पूर्णतया रंग-मुक्त है। जो वस्तु जैसी है, वीत्तरागको बसी हो 
दिखलायी पड़ती है। वीत्तरागकी दृष्टिमें कोई वस्तु न सुन्दर है और न 
असुन्दर | यतः वीतरागत्ताकी प्राप्ति अमृतकी प्राप्ति है। 


महावी रने श्रावस्तीमें चातुर्मास समाप्त कर सानुलटद्रीय-सन्निवेशकी ओर 
विहार किया यहाँ इन्होंने भद्र व महाभद्र और स्वंत्तोभद्र तपस्याओंको करते हुए 
सोलह उपवास किये। उपवासके अन्तमें, इन्होंने आनन्द उपासकके यहाँ पारणा 
की और दृढ़भूमिको ओर विहार किया । मार्गमें पेढ़ारू उच्यानके चैत्यमें जाकर 


१६० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


तेला उपवास ग्रहणकर एक शिलापर ध्यानस्थित हो गये। महावीरके इस 
निएचल और निनिमेष ध्यानको देखकर लोग प्रशंसा करते हुए कहते कि-- 
“ध्यान और घेय॑में त्तीथंकरका कोई समकक्ष नहीं है| वे आत्माके अमृत्तत्व- 
को प्राप्त करनेके लिये अहनिश ध्यानको साधना करते हैं। मनुष्य तो क्या, देव 
भी उन्हें विचलित नहीं कर सकते हैं। उपसगं और परीषहोंका ऐसा विजेता 
इस कालमें अन्य नहीं है ।” 


संगमसदेवका परोक्षण और विभिन्न उपसर्गं 


संगम नामक देवने विचार किया कि महावीरको ध्यानसे विचलित कर में 
उनकी परीक्षा करू गा। ऐसा कौन व्यवित है, जिसे में विचलित न कर सकूँ। 
मेरे समक्ष किसीका भी घैय॑ं अटल नहीं रह सकता है। अतः में जाकर 
महावी रको ध्यानसे च्युत करता हूँ। यह निश्चयकर संगमकने पेढ़ाल उद्यानमें 
स्थित पोलास चेत्यमें जाकर महावीरको ध्यानसे विचलित करनेका उपक्रम 
किया । उसने विविध प्रकारके कष्टदायक बीस उपसगग किये, पर महावीरका 
हृदय इन उपसगोंसे रंचमात्र भो क्षुब्ध नहों हुआ | मे 


पोछास चेत्यसे चलकर महावीरने बालुकाकी ओर विहार किया | वहाँसे 
सुभोग, सुच्छेत्ता, मलय और हस्तिशीषं आदि ग्रामोंमें विहार करते हुए 
तोसलि पहुँचे। संगमकदेवने इन ग्रामोंमें भी महावीरको विभिन्न प्रकारके 
कष्ट दिये । मारन-ताडनजन्य बाधाएँ पहुँचायीं, पर महावीर अपनी साधनामें 
अविचलित रहे | 

एक समय महावीर त्तोसलि गाँवके उद्यानमें ध्यानारूढ़ थे। संगमकदेव 
साधुरूप धारणकर गाँवमें गया और एक भवनमें सेंघ लगानेका कार्य करने 
लगा। ग्रामवासियोंने उसे चोर समझकर पकड़ा और मारने लगे | संगमक 
कहने लगा--“मुझे मत मारो | मैं तो निरीह और निरपराधी हूँ। अपने गुरु- 
की आज्ञाका पालन करनेंके लिये ही मुझे यह कार्य करना पड़ा है। जैसा गुरु 
कहते हैं, वेसा में करता हूँ । गुरका आदेश चोरी करनेके लिये हुआ और में 
यहाँ आकर सेंध लगाने लगा ।” 

लोगोंने पूछा तुम्हारे गुरु कहाँ हैं ? और क्या करते हैं ? उसने कहा--“वे 
उद्यानमें ठहरे हुए हैं और नेत्र बन्दकर ध्यान कर रहे हैं ।' 

ग्रामवासी उसके साथ उद्यानमें गये, तो महावीरको संगमकके बताये हुए 
तियमानुसार ध्यानस्थ देखा | अज्ञानी नागरिकोंने चोर समझकर महावीरपर 
आक्रमण किया और बांधकर नगरमें ले जानेकी तैयारी की। उन लोगोंने 

तोथंकर महावीर और उनकी देशना : १६१ 
११ 


महावी रको विभिन्‍न प्रकारकी यातनाएँ दीं | उन्हें मारा-पीदा और बांधकर नगर- 
में ले जाने लग । महावीः इन सबको सहन करते हुए भी मौन थे। वे पूर्वो- 
दयका कर्म-विपाक समझकर सब कुछ समतापुवंक सहन कर रहे थे। इसी समय 
भूतिल्क नामक एक इन्द्रजालिक वहाँ आया । वह महावी रको पहचानता था | 
अतः उसने ग्रामबासियोंके समक्ष मटहाबीरका परिचय प्रस्तुत किया। जब 
ग्रामवासियोंकों यह ज्ञात हुआ कि ये महाराज सिद्धार्थके पुत्र महावीर हैं, और 
केवल्यसिद्धिके लिये ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए त्तपश्चरण कर रहे हैं, तो 
वे अपने कृत्योंके लिये लज्जित्त हुए । ग्रामीणोंने साध-वेशधारी उस व्यक्तिकी 
भी तलाश को, जो उन्हें महावीरके पास ले गया था। पर उसका कहीं पता 
नहीं चला | अन्‍्तमें ग्रामवासी इस निष्कर्षपर पहुंचे कि इस घटनामें कोई 
रहस्य अवध्य है । 


मभोसलि-ररेश हारा चरण-वन्दन 


तोसलिसे तीर्थंकर महावीर मोसलि पधारे और वहाँ उद्यानमें ध्यानस्थित, 
हो गये । यहाँ भी संगमकरने महावीरपर चोर होनका अभियोग लगवाया 
जिससे राजपुरुषों द्वारा उन्हें अनेक प्रकारके उपसर्ग दिये गये। राजपुरुष 
महावीरको पकड़कर मोसाल-नरेशके पास ले गयें। राजसभाम राजा सिद्धार्थ 
का मित्र सुमागध नामक याष्ट्रिय वेछठा हुआ था। इन्हें देखते ही वह कहने 
लगा--“गजन्‌ ! यह चोर नहीं हैं । यह ता सिद्धार्थके राजकुमार महावीर हैं। 
ये अपनी आत्म-शक्तियोंक्ा विकास कारनेके लिये तपश्चरण कर रहे हैं । इन 
जैसा धोरतपस्वो ओर परीषहजयी अन्य कोई नहीं है। अतः इनपर चोर 
होनेका सन्देह करना बिल्कुल निराधार है।" 

सुमागधके इन वचनोंका सुनकर मोसलि-नरेशकों पश्चात्ताप हुआ और 
उन्हें बन्धन-मुक्त कर उनके चेरण!में गिर गया। 

संगमक इत्तती जल्दी अपना पराजय स्वीकार करनेको तेयार नहीं था। 
अतः उसने उपसगं देनेंकी अपनी प्रक्रियाकों और अधिक तीत्र बनाया । जब 
महावोर तोसलि उद्यानमें ध्यानस्थ थे, उस समय संगमकने इनके पास चोरी- 
के अस्त्र-वास्त्र रख दिये। इन अस्त्र-शस्त्रोंकी देखकर लोगोंने इन्हें चोर- 
समझा और तोसलि-पतिके पास इन्हें पकड़कर ले गये। 
अद्भुत चमत्कार : फांसीका फंदा दटा 


तोसलि-पतिने महावोरसे कई प्रकारके प्रश्न पूछे, पर महावीर मौत 
रहे | अब तो उसे और उसकी सलाहकार-समितिको यह विश्वास हो गया कि 


१६२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


यह अवश्य ही कोई छद्मवेशधा री चोर है। अतएव उसने महावीरको फाँसी 
देनेका आदेश दिया । अधिकारियोंने उन्हें फाँसीके तख्तेपर चढ़ा दिया और 
तुरन्त गलेमें फाँसिका फंदा लगाया । पर तख्ता हटाते ही फाँसीका फंदा दूट 
गया। दूसरी बार फाँसी लूगायी, फिर भो वह टूट गयां। इस प्रकार सात्त बार 
महावीरके गलेमें फांसी डाली गयी और सातों हो बार फाँसीका फंदा टूटता 
गया । इस घटतलासे कमंचारी भयभोत और आतंकित हुए। अतः वे त्तोसलि- 
नरेशके पास इन्हें ले आये और पूर्वोक्त घटनाका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया । 
तोसलि-नरेश महावीरके इस प्रभावसे प्रभावित हुआ ओर क्षमा-याचना करते 
हुए उन्हें मुक्त कर दिया । 

संगमदेवने अभी भी पराजय स्वीकार नहीं किया । अतः वह इन्हें उपसर्ग 
देनेके लिये और अधिक गतिशील हो गया | तोसलिसे महावीर सिद्धार्थयुर गये 
और वहाँ भी संगमकदेवके षड्यन्त्रके कारण इन्हें चोर समझकर पकड़ लिया 
गया। इसी समय कौशिक नामक एक अशछ्वव्यापारी वहाँ आया। वह 
महावीरकों पहुचानता था। अतः उसने इनका परिचय देकर इन्हें बस्धन- 
मुक्त किया । सिद्धा्पुरसे महावीर वृजगाँव (गोकुल) पहुँचे । 


बुजग्राममें उस दिन कोई उत्सव था । घर-घर क्षोरात् बना था | महावीर 
भिक्षासयक्ति हेतु वुजगाँवमें पहुँचे। रुगमक वहाँ पहलेसे ही उपस्थित था | 
बह अहारकों अनेषणीय करने छगा | जब महावी रको संगमके षड्यंत्रका पत्ता 
लगा, तो वे तृरत ही उस गाँवसे बाहर चले गये | सगमकते महावी रको ध्यान- 
विचलित करनेके लिये अनेकानेक उपसर किये, पर वह उन्हें विचलित न कर- 
सका | 

संगमकको महाथीरपर उपसगे करते हुए लगभग छहमास व्यतीत होने 
जा रहे थे। वह उन्हें ध्यानच्युत करनेके लिये अगणित विध्न भी कर चुका 
था, पर वह अपने इस दुष्कृत्यमें सफल नहीं हो पाया | 


संगसदेवका पराजय और चरण-वंदन 


उसने अवधिज्ञान द्वारा मेहावीरकों मानसिक वृत्तियोंकी भो परीक्षा लो | 
पर उसने अवगत्त किया कि महावीरका मनोभाव अधिक सुदृढ़ है। वे आत्माके 
अमरत्वके निकट पहुँच रहे हैं। संयम और शीलकी अहनिश वृद्धि हो रही है। 
अतः अपनी पराजय स्वीकार करते हुए महावीरसे निवेदन किया--"प्रभ्ो ! 
आपके सम्बन्धमें जो कहा गया था, वह अक्षरश: सत्य है। आप सत्यप्रतिज्ञ हैं 
और उपसगं-विजेता हैं। विद्वमें कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, जो आपको आत्मा- 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : १६३ 


राधनसे विचलित कर दे। में अपना पराजय स्वीकार करता हूँ और दिये गये 
कष्टोंके लिये आपसे क्षमा-याचना करता हूँ। आप वास्तवमें धन्य हैं। आपका 
साहस ओर घेय॑ अतुलनीय है और आपको साधना अनुपम है ।” 

तीथंकर महावीरके धेयंसे हार मानकर संगमक वहाँंसे चला गया। दूसरे 
दिन महावीरने उसी वुजगाँवमें भिक्षा-चर्याके लिये प्रवेश किया | पूरे छह 
महीनोंके बाद इन्होंने एक वृद्धाके यहाँ निर्दोष क्षीरान्नका भोजन ग्रहण 
किया । 


वृजग्रामसे महावीर आलम्भिया आदि प्रसिद्ध नगरियोंसे होते हुए श्रावस्तो 
पहुँचे और वहाँ नगरके उद्यानमें ध्यानस्थित हो गये । 


चमत्कारकों नमस्कार 


इन दिनों श्रावस्तीमें स्कन्दका उत्सव चल रहा था । नगरनिवासी उत्सवमें 
इतने व्यस्त थे कि महावीरकी ओर किसीने लक्ष्य ही नहीं किया । समस्त गाँव- 
स्‍्कन्दके मन्दिरके पास एकत्र था। यहाँ एक प्रभावक घटना घटी। भकतजन 
देवमू्तिको वस्त्रालंकारोंसे सजाकर रथमें बेठाने जा रहे थे कि मूर्ति स्वयं चलने 
लगी। भकक्‍तोंके आनंदका पार न रहा | बे समझे कि देव स्वयं रथमें बेठने जा 
रहे हैं। हष॑के नारे लगाते हुए सब लोग मूर्तिके पीछे-पीछे चलने लगे। मर्ति 
उद्यानमें पहुँची और महावीरके चरणोंमें गिरकर वंदना करने लगी। उपस्थित 
जनसमुदायने हर्ष-ध्वनि की और महावीरको देवाधिदेव मानकर उनका 
बहुमान किया और महिमा व्यक्त की | 


निविध्न पारणा सम्पन्न 


श्रावस्तीसे विहारकर महावीर कोशाम्बी, वाराणसी, राजगृह, मिथिला 
आदि नगरोंमें परिभ्रमण करते हुए वेशाली पघारे और यहीं ग्यारहवाँ वर्षा- 
वास सम्पन्न किया । वशालीके बाहर काममहावन् नामक एक उद्यान था। 

सी उद्यानमें महावीर चातुर्मासिक तप ग्रहणकर ठहरे। 

वेशालीका नगरसेठ प्रतिदिन महावीरके चरण-वंदन करने जाता और 
आहार ग्रहण करनेको प्रतिदिन प्रार्थंना करता । पर महावीर आहारके निमित्त 
तगरमें नहीं जाते। श्रेष्ठिने सोचा महावीरका मासिक तप होगा और महीना 
पूरा होने पर आहारके हेतु पधारेंगे । पर महावीर आहारके लिए नहीं उठे। 

सेठने द्विमास-क्षपणकी कल्पना की और दूसरे मासके अंतमें त्रिमासिक की । 
महावोर तीसरे महीनेकी समाप्तिपर भी भिक्षाचर्याके लिये नहीं निकले । अब 


१६४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


उसने अनुमान किया कि महावीरकां चांतुर्मास-क्षपण होगा। अतः चार महीनेके 
उपवासको समाप्त कर वे भिक्षाचर्याके लिये प्रस्थान करेंगे। वह अपने घर 
आकर चातुर्मासके अंतमें महावीरकी प्रतीक्षा करने रूगा। मध्याह्लकाल महावीर 
चर्याके लिये निकले और पिण्डेषणाके नियमानुसार वेशालीमें भ्रमण करते हुए 
उन्होंने एक गृहस्थके घरमें प्रवेश किया | गृहस्वामीने, जो कुछ रूखा-सूखा 
तेयार था, उसीसे महावोरकी पारणा करायोी। महावीरने अत्यन्त संतोष 
और शान्तिके साथ पारणा ग्रहण की । जब नगरसेठने सुना कि महावीरकी 
पारणा अन्यत्र हो गयी, तो वह अपने भाग्यको दोष देने लगा। 

महावीरकी पारणा निविध्त सम्पन्त होनेके कारण पज्चाइंचयं प्रकट हुए, 
जिससे वेशाली-निवासी अत्यन्त प्रसन्न थे । 

इस प्रकार तीर्थंकर महावीरने इस एकादश वर्षकी साधनामें कर्मोको 
असंख्यातगुणी निरज॑रा की । उन्होंने साधुके अट्ठाईस मूलगुणों, तोन गुप्तियों, पांच 
समितियों आदिका पूर्णतया निर्वाह करते हुए त्याग, वेराग्य और संयमानुष्ठान 
_ किया। महावीरने आत्म-संयम और उच्च भावनाओंमें रमण करनेकी पुरी 
चेष्ठा की। आत्म-शुद्धिके लिये प्रयत्तशील रहना ही जीवनका प्रधान उद्देश्य 
था । महावीरकी यह साधना आत्मशुद्धिका प्रमुख साधन थी । 


द्वादशवर्ष-साधना : विचित्र अभिग्नह 


संवर और कमं-निर्जराके हेतु महावोर विचित्र अभिग्नह ग्रहण कर चर्याके 
लिये निकलते थे ओर जब अभिग्रह पूरा नहीं होता, तो वे सन्‍्तोषपृ्बंक लौटकर 
साधनामें संलग्न हो जाते। उनके भीतर दिव्यप्रकाशके उदयका आरम्भ हो 
चुका था। अतएव वे अपनी समस्त शक्तियोंके विकास हेतु प्रयत्तशील थे। वे 
हिमालयके समान दृढ़ होकर उपवास आरम्भ करते ओर अनेक प्रकारके उपसगे 
आनेपर भी वे उनसे विचलित न होते । भय और रोषसे दूर अविचलभावसे 
यंत्रणाओंको सहन करते रहते थे । ह 

महावीर क्षमाके अवतार थे। दुराचारियों, अत्याचारियों और अधर्मियोंको 
क्षमा प्रदानकर उन्हें सच्चे पथपर लगाते थे। वे अनायेमिं सदग्यवहार और 
सम्यक्त्वके विकासके हेतु भ्रमण करते और उन्हें भी सनन्‍्मागंपर अग्रसर होनेकी 
प्रेरणा देते थे । 

वेशालीसे महावीरने सूसुमारपुरकी ओर विहार किया। इस नगरके 
परिसरमें महावीरने अशोकवृक्षके नीचे कायोत्स्गं किया। यहाँसे महावीर 
भोगपुर और नन्दिग्राम होते हुए मेंढियग्राम पधारे। यहाँ एक गोपने 


तीथकर महावीर और उनकी देशना : १६५ 


महावीरको कठिन उपसग दिया और महावीरने बड़ो समताके साथ उस 
उपसगगंको सहन किया । 


मेंढियग्रामसे महावीर कौशाम्बी पधारे और पौष क्ृष्णा प्रतिपदाके दिल 
चर्याविषयक - यह अटपटा अभिग्रह किया कि--मुण्डित्त सिर, पैरोंमें बेड़ियाँ 
पहने हुए, तीन दिनकी भूखी, उबालें हुए उड़दके बाकुले, सूपके कोनेमें लेकर 
भिक्षाका समय बोत चुकनेपर ढ्वारके बीचमें खड़ी हुई तथा दासत्वको प्राप्त हुई 
यदि कोई स्त्री आहार देगी, तो में ग्रहण करू गा, अन्यथा नहीं ।”” 


उक्त प्रतिज्ञा कर महावीर प्रत्तिदिन कौशाम्बीमें चर्याके लिये जाते | घूमते- 
घूमते चार महीने उन्हें बीत गये, पर अभिग्नह पूरा न हुआ | 

एक दिन महावीर कौशाम्बीके अमात्य सुगुप्तके घर चर्याके हेतु पथारे । 
अमात्य-पत्नी नन्‍्दा भक्तिपूर्वक प्रतिग्रहण करने लगी, पर अभिग्रह पुरा न 
होनेसे महावीर चल दिये। नन्‍दा पश्चात्ताप करने ऊलगी। दासियोंने निवेदन 
किया--'ये देवाये तो प्रतिदिन यहाँ आते हैं और कुछ भी लिये बिना यहाँसे 
चले जाते हैं ।” दासीके इस कथनसे नन्दाने निश्चय किया कि अवश्य ही 
महावीरका कोई दुर्गंभ अभिग्रह है, जिसकी पृत्ति न होनेसे आहार ग्रहण 
नहीं करते । 

जब अमात्य घर आया, तो उसने नन्दाकों उदासीन देखा। पूछा--'क्या 
बात है ? मलिन और चितित्तमुख वर्यों दिखाई पड़ती हो ?” 

ननन्‍्दा-- आपका अमात्यपन किस कामका, जब कि चार महोनोंस योगि- 
राज महावीर आहार ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पता नहीं उनका क्या अभिग्रह 
है? और उमकी पूर्ति क्यों नहीं हो रही है ? यदि आप महावीरके अभिश्नहका 
पता नहीं लगा सकते, तो आपका चातुर्य किस कामका ?” 

आश्वासन देंता हुआ सुगृप्त वोला--“तुम चिता मत करो, मैं उनके 
अभिग्नहकी जानकारी प्राप्त करूँगा, जिससे महावो रकी पारणा हो जाय |” 
राजा-रानीकी चिन्ता 

जिस समय महावीरके अभिग्रहकी चर्चा हो रही है, उस समय वहाँ 
प्रतिहारी विजया भी उपस्थित्त थी। उसने सब बातें सुन ढीं और राजभवनमें 
जाकर रानी मृगावतीसे निवेदन किया। रानी भी इस घटनासे आकुल हुई 


और राजाको उलाहना देती हुई बोलो--“आपका इतना समृद्ध राज्य है ओर 
इस राज्यमें एक-से-एक बढ़कर मेधावी और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं । गृप्तचर- 


१६६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


विभाग आपका कार्य करता है। भहावीर कई महीनोंसे कोई अभिग्रह लेकर 
राजधानोमें चर्याके हेतु भ्रमण करते हैं । पर अभिग्रह पूर्ण न होनेसे वे आहार 
ग्रहण किये विना हो लौट जाते हैं । क्या आपके व्यक्ति उनके अभिग्रहका पत्ता 
नहीं लगा सकते ? आपने कभी यह सोचा भी नहीं कि महावीर आहार क्‍यों 
ग्रहण नहीं करते ? आपके इतने बड़े राज्यकी सार्थकता त्तभी है, जब आप 
अभिग्रहकी जानकारी प्राप्त करें। आज नगरमें सर्वत्र यही चर्चा है ।'' 

राजा शतानीक--'देवि ! चिता मत करो। में शास्त्रज्ञ विद्वानोंको 
बुलाकर आहार-सम्बन्धी सभी अभिम्रहोंकी जानकर नगरमे घोषणा करा दूँगा 
कि सभा भव्य उक्त अभिग्नहोंकों एकत्र करनेका प्रयास करें। 

राजान सभापण्डित तथ्यवादीका बुलाया और कहा--महाशय ! धर्म- 
शास्त्रोंमें साधुकी चर्याका जो आचार वणित है, आप उसे सुनाइये । साधु 
भोजनके लिए जाते समथ किस प्रकारके अभिग्रह ग्रहण कर सकता है, यह भी 
बतछाइये । आप जानते होंगे कि हमारी नगरीम महावीर कोई दुर्बोध अभिग्रह 
लेकर कई महीनोंसे निराहार रह रहे हैं। जबतक उन्तका अभिग्नह नहीं मिलंगा, 
वे आहार ग्रहण नहीं करेंगे। अत्तएव शास्त्रोंमें जितने प्रकारके अभिग्रह वणित 
हों, बगरमें उन सभीकी व्यवस्था कर दूँ |” 

राजाने सुगुप्त महामात्यकी ओर संकेत करते हुए कहा--“मस्त्रिवर ! आप 
भी अपनी ब॒द्धिका उपयोग कीजिए और महावीरके अभिश्नहका पत्ता लगाइये ।” 

सभापण्डित--“राजन्‌ | अभिग्रह अनेक प्रकारवंः होते हैं, अतः यह केसे 
जाना जाय कि किसके मनमें क्या अभिप्राय है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव- 
विषयक अभिग्रह, पिण्डेषणा ओर पानैषणा-सम्बन्धी विविध निश्रम शास्त्रोंमें 
आये हैं ।” 

राजा शतानीकने शास्त्रोंमें उल्लिखित चर्या-सम्बन्धी विधि-विधानकी जान 
कारी प्रजाको कराई । अनेक प्रकारके अभिग्रहोंकी पुत्तिका भी प्रबन्ध किया 
गया; पर महावीरका आहार न हो सका। महावोरको निराहार पाँच महीने 
बीत चुके थे और छठा महोना पूरा होनेमें केवल पाँच दिन शेष रह गये थे । 
दोपहरका समय था। सारा कौशाम्बी तगर महावीरके जयघोषसे गूज रहा 
था। नगरके एक कोनेसे दूसरे कोने त्क विद्युत्त-तरंगकी भाँति यह समाचार 
व्याप्त हो गया कि महावीर आहारके लिये आ रहे हैं । 


महावीर आहारके निमित्त नगरमें घूमने लगे। द्वार-द्वारपर छोग उनकी 
प्रतोक्षा करने लगे | कौशाम्बी-निवासी आश्चयंपूवेक यह देखनेके लिये उत्सुक 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : १६७ 


थे कि आज किसके भाग्य खुलते हैं? कौन ऐसा पुण्यात्मा है, जो तीर्थंकर 
महावीरको आहार देता है ? इस प्रकार नगरकी उत्सुकत्ता देखते ही बनती थी | 


भाग्योदय हुआ चन्दताका 


चन्दना चेटककी पुत्री रानी त्रिशकाकी छोटी बहन थी। चन्दना और 
जिशलाके बीचमें एक और बहन थी भृगा । पर भाग्यका चक्र विचित्र होता है । 
कर्मोदयसे त्रिशला और मृगावतीको तो राजभवन और पुष्पशेय्या प्राप्त हुई, 
पर बेचारी चन्दनाकों काँटोंकी झाड़ियाँ ही उपलब्ध हुईं। बड़े दुःख भोगे 
चन्दनाने । यहाँ तक कि उसे दासी भी बनना पड़ा । 

चन्दनाका आरम्भिक जीवन बड़ा ही गवित था। वह राजकन्या त्तो थी 
ही, पर अपने अद्भुत रूपलावण्यके कारण वेशालीके समस्त उपनगरोंकी शोभा 
थी | उन्‍नत ललाट, काञचन दिव्य वर्ण एवं कृश शरीर सहजमें ही जनमानस- 
को आकृष्ट कर लेता था | पुरजन, परिजन सभीका विश्वास था कि चन्दताके 
समान दिव्य कुमारी देव, नाग, गन्धर्वोमें भी नहीं हो सकती | 

वसन्‍्तके दिन थे। राजोद्यानमें पुष्प विकसित थे और भौंरे उनपर मधुर स्वर- 
में गुजन कर रहे थे। चन्दना भी उद्यानमें घुृम-धूमकर गुनगुना रही थी और 
अमरोंके स्वरमें स्वर मिला रही थी । उसके कोकिल कण्ठसे निकली हुई वाणी 
सहजमें ही सरस और मधुमय हो जाती थी । उसके स्व॒रका मिठास अपूर्व था। 
चन्दनाका अपहरण 

हृठात्‌ एक विद्याधरकी दृष्टि चन्दनापर पड़ी । वह आकाशमागंसे विमान 
द्वारा जा रहा था, पर चन्दताके अपू्व स्वर-माधुयने उसे स्तब्ध कर दिया । 
चन्दना उसके मनःप्राणमें समा गयी । वहु नीचे उतरा और चन्दनाको लेकर 
फिर आकाश-मार्गसे उड़ चछा। चन्दनाने शक्तिभर विरोध किया, पर विद्या- 
धरपर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा । 

चन्दना रोयी-चिल्लायी | नाखूनोंसे अपने शरीरको क्षत-विक्षत किया, पर 
विद्याधरने उसे न छोड़ा। विद्याधर चन्दनाके शीलको नष्ट करना चाहता था 
और चन्‍्दना सभी प्रकारसे अपने शीलूकी रक्षा करनेमें तत्पर थी। संयोगकी 
बात कि विद्याधरको धमंपत्नी कहींसे घूमते हुए वहीं आ पहुँची। विद्याधर 
अब क्या करता ? पत्नीसे भयभीत होकर उसने चन्दनाको भयानक वनमें 
छोड़ दिया । 

निरीह चंदना उस भयानक बनमें इधर-उधर घूमने लगी | चारों ओर हिसक 
पशु और अकेली चन्दना | भूख और प्याससे उसकी आँतें सूखी जा रहो थीं,पर 


१६८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


वह करे तो क्या करे ? घूमते हुए उसकी भेंट एक भिल्लसे हुईं। भिल्ल 
चन्दनाको देखकर विस्मित हो उठा । ऐसा रूप-लावण्य तो उससे अपने जोवन 
में कहीं देखा ही नहीं था। वह सोचने लगा--यह अवश्य कोई देवी या अप्सरा 
है, मानवी तो हो नहीं सकती | मनुष्योंमें इतना सोंदयं कहाँसे आ सकता है ? 
अतएव वह चन्दनाकों अपने सरदारके पास ले गया । 


भिललसरदारके घेरेमें चन्दना 


चन्दनाको देखते ही भिल्‍ू-सरदारके मनमें वासनाका विष समाविष्ट हो 
गया । वह उसे अपनी पत्नी बनानेके लिये चेष्ठा करने लगा। पर चन्दना 
उसकी शर्त स्वीकार करनेको तैयार नहीं थी। वह तो एक शीलवतो और 
सदाचारिणी नारी थी। भिल्ल-सरदार भी उसे यों ही छोड़नेवाला नहीं था । 
वह उसे डराने-धमकाने लगा तथा भाँति-भाँतिकी यंत्रणाएँ देने छयगा। फिर 
भी चंदना उसके वशमें न आयी । वह अपने पवित्र विचारोंपर दृढ़ रही। 

जब भिल्ल-सरदारने यह अनुभव किया कि मेरे अत्याचा रोंसे यह अनिन्‍्ध- 
सुन्दरी अपने प्राण छोड़ देगो, पर मेरी इच्छा-पूत्तिका साधन न बनेगी, त्तो बह्‌ 
सोचने लगा कि अच्छा हो कि इसे बेचकर कुछ रुपये प्राप्त करूँ। 


उन दिलों दास-प्रथाका प्रचछत था स्त्री-पुएष दास-दासियोंके रूपमें उसी 
प्रकार बेचे जाते थे, जिस प्रकार बाजारोंमें पशु बेचे जाते हैं | अतः वह भिल्ल" 
सरदार चन्दनाको लेकर कौशाम्बी नगरीमें पहुंचा और चौराहेपर खड़ा होकर 
उसकी बोली लगाने लगा । 


चन्दनाकी विक्रो 


भिल्ल-सरदार बोली लगाकर चन्दनाका मूल्य बढ़ाता चला जारहा था कि 
दूसरी ओरसे वहाँ वृषभदत्त नगरसेठ उपस्थित हुआ | चन्दनाको देखते ही उसके 
हृदयमें निएछल वात्सल्यका उदय हो गया और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि 
चन्दना उसकी कभीकी पुत्री है। अतः उसने सर्वाधिक मूल्य चुकाकर चन्दना- 
को खरीद लिया और धर्मपुत्नीके समान उसका पालन-पोषण करने लगा | 


यद्यपि नगरसेठका हृदय पवित्र था। वह चन्दनाकों अपनी धम्मंपुत्री सम- 
झता था । पर नग रसेठकी पत्नी चन्दनाके रूप-लावण्यसे आशंकित थी । उसके 
मनमें संदेह था कि सेठ चन्दनाको अपनी धमंपत्नी बना लेगा और उसकी अब- 
मानना करेगा | चन्दनाका रूप-सौंदयं यहाँपर भी उसके जीवनका अभिशाप 
बना । नगरसेठकी पत्नी चन्दनाके साथ दासी जेसा कटु व्यवहार करने लगी । 


तोथंकर महाबीर और उन्तकी देक्षना : १६९ 


वह अपने तीखे वाकवाणों द्वारा उसके हृदयकों छेदती तथा अनेक प्रकारकी 
जली-कटी सुनाती। चन्दना करती तो क्या करती ? वह अशुभ कर्मोदयका 
विपाक समझकर सब कुछ सहन करती हुई नगरसेठके घर पड़ी रहती । 

दिन बीतते गये और चन्दना बड़ी होती गयी । युवावस्थाके पदापंणने 
उसके शारीरिक सौंदयंकों कई गुना बढ़ा दिया । सेठको पत्नी सुभद्राका संदेह 
दिनोंदिन बढ़ता जा रहा था । 
संदेहका भूत 

एक दिनकी बात है कि नगरसेठ वृषभदत्त मध्याह्न कालमें तेज धूपमें- 
से लौटा था। चन्दना उसके पैर घुला रही थो। उस समय उसके बाल विखरकर 
नीचेकी ओर जमीनको छूने लगे और मुहँपर छा गये। वृषभदत्तने सहज 
ममतावश अपने हाथसे उन बालोंको ऊपर कर दिया । जब सुभद्राने इस दृश्य- 
को देखा तो उसका मत आशंकाओंसे भरते लगा। उसे यह निश्चय हो गया 
कि नगरसेठ वृषभदत्त चन्दनासे प्रेम करता है । अतएव वहु चन्दवाकों अपने 
घरसे निकालने और उसे विद्रुप करनेका अवसर ढू ढ़ने लगी | सेठके रहते हुए 
उसके भयसे सुभद्रा कुछ नहीं कर पाती थी । 

अन्तमें एक दिन सुभद्राको ऐसा अवसर मिलछ गया। सेठ वृषभदत्त बाहर 
गया हुआ था । उसने नाईको वुलाकर सर्वप्रथम चन्दनाकी केशराभिकों उसके 
सिरसे उतरवा दिया । वे कश चन्दनाके सौंदर्यकी अभिवृद्धिमें बहुत बडे कारण 
थे। इसपर भा उसे संतोष न हुआ, तो चन्दनाके पेरोंमं वेड़ी डलवाकर उसे 
तलूघरमें बन्द करवा दिया। चन्दनाको बड़ी ही दुर्गंति थी। वह एकप्रकारसे 
जीवन-मृत्युकी घड़ियाँ गिन रही थी । 

वृषभदत्त बाहरस लोटा। चन्दताकों न देखकर उसके मनमें विभिन्न 
प्रकारकी आशंकाए उत्पन्न होने लगीं। उसने दास-दासियोंसे चन्दनाके विषयमें 
पूछा, पर किसीका भी साहस न हुआ कि सेठको वास्तविक स्थितिका परिज्ञान 
कराये। बहुत तलाश करनेके उपरान्त वृषभदत्तकी एक दासीने डरते-डरते पूरी 
बात बतलायी। वह शीघ्र ही तलूघरमें पट्ुंचा और चच्दनाकी उक्त स्थित्ति 
देखकर रो पड़ा । उसकी ममताके बादल बरसने लगे । वह शीघ्र ही चन्दनाको 
वहाँसे निकालकर वन्धनमुक्त करना चाहता था। अतएव बेडियाँ काटनेके 
लिये वह लोहारको बुलाने चला गया | 
खुल गये बन्धव, मिला रत्नमय उपहार 


संयोगकी बात कि महावीर छह महीनेत्तक निराहार रहकर भहारके हैतु 
नगरमें दुर्गंम अभिग्रह लिये घृम रहे थे। चन्दना बेड़ियोंमें पड़ी हुई थी। तल- 


१७० : तीथेकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


धरका द्वार खुला हुआ था। तभी महावीर उस ओोरसे निकले । सुभद्ाने 
चन्दनाकों भोजनके लिये जो तुच्छ आहार दिया था उसे लिये वह बेठी थी। 

महावीरके निकट आते ही उसको बेड़ियाँ टूट गयीं और उनके अभिग्रहके 
अनुसार द्वारके मध्यमें स्थित होकर, सूपमें रखे बाकुलोंसे उनको पड़गाहने 
लगी | महावीर चन्दनाकी ओर वढ़ आये। उन्होंने आहार स्वीकार कर 
लिया। राजा शतानाक, सुगुप्त मंत्री, वृषभदत्त और सेठकी पत्नी सुभद्रा आदि 
सभी चन्दनाके भाग्यकी प्रशंसा कर रहे थे। नर-नारियोंके झुण्ड-के-झुण्ड 
चन्दनाके दर्शनके लिये दौड़ पडे और उसके चरणोंकी धूलि अपने मस्तक- 
पर लगाने लगे। राजमार्ग ठसाठस भरा था और चारों ओर जय-जयका रकी 
तुमुलध्वनि हो रही थी । 
चन्दताको वन्दना 

आज चन्दनाके साथ कोदोंके भी भाग्य खुल गय और कोशाम्बी कृतार्थ 
हो गयी । उसके जन्म-जन्मके पात्तक शिथिल पड़ गये | चन्दनाको आत्मशक्ति- 
का बोध हुआ | उसकी आत्माके बन्धन क्षीण हो गये और शीलूका उपहार 
मिल गया । यह दृष्य इतना अलौकिक और अद्भुत था कि चन्दनाकी प्रशंसा 
हर व्यक्तिकी जिल्लापर विराजमान थी। भारतीय नारीत्व अमर हो गया 
था और चन्दनाके सत्तीत्वका उदाहरण आदर्श रूपमें उपस्थित था। 

दरों दिशाओंके द्वार खुल चुके थे और चन्दनाकी आरतीके लिये दिग- 
दिगन्त तैयार था। भारतीय नारीत्वको एक उज्ज्वल ऊंचाई प्राप्त हुई थी । 
चन्दनाकी बेडियाँ आशीर्वाद बन चुकी थीं। 
चन्दताका मिलन 

कौशाम्वीकी राजमहिषों मृगावत्तीको जब यह समाचार ज्ञात हुआ, तो 
वह भी चन्दनाके दश्नाथ द्वारपर जा पहुँची | उसे क्या पत्ता था कि चन्दना 
कोई और नहीं, उसकी ही छोटी बहन है। जब उसने चन्दनाकों देखा, त्तो 
उसको आँखोमें जोक और हष॑के आँसू छलक आये । शोकके आँसू इसलिये गिरे 
कि चन्दनाकों राजपुत्री होनेपर भी दासीका जीवन व्यत्तीत करना पड़ा 
ओर हर्षाश्रु इसलिये प्रादुभृतत हुए कि उसकी बहन चन्दनाके हाथोंसे महावीरने 
आहार ग्रहण किया | उसने उपस्थित जन-समुदायके समक्ष चन्दनाका परिचय 
प्रस्तुत किया और राजभवनमें चलनेके लिये अनुरोध किया । 

वृषभदत्तकी पत्दी सुभद्रा चन्दनाके पैरोंपर गिर गयी | उसकी आँखें सजलू 
हो गयीं ओर मुखपर पश्चात्तापका गहरा भाव उत्पन्न हो गया। बह कह 
रही थी--“बहन मुझे क्षमा करो | मैंने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया है। मेरे 


तीर्थंकर महाबीर और उनकी देशना : १७१ 


पापी मनने तुम्हें भी पापरूपमें ही कल्पित किया है। मुझे अपने कृत्यपर घोर 
परचात्ताप है ।” 

चन्दना--“देवी ! तुम बड़ी हो । तुम्हारे चरण मुझे छूने चाहिये । तुमने 
मेरा महान्‌ उपकार किया है। यदि तुम्हारा यह व्यवहार न हुआ होता, तो 
महावीरका अभिग्नह मिल ही नहीं पाता। तुम्हारे तलघरने मेरा भाग्योदय 
किया है | अतएव मेरी कृतज्ञता स्वीकार कीजिये | 

राती मुगावत्तीने चन्दगाको राजभवतनमें चलनेका पुनः आग्रह किया और 
उसे अपनी बड़ी बहनका भग्रह स्वीकार करना पड़ा। कालान्तरमें महाराज 


चेटकको चन्दनाको प्राप्तिका समाचार भेजा गया ओर वे चन्दनाको अपने घर 
लिया ले गये । 


कोौशाम्बीसे विहारकर महावोर सुमज्भल, सुच्छेत्ता और पालक आदि 
गाँवोंमें विचरण करते हुए चम्पापुरी पहुँचे और यहींपर वर्षावास समाप्त किया । 
वर्षावासके दिनोंमें महावीरने चार महोनेका उपवास ग्रहण किया । इस वर्षा- 
वासमें उन्होंने स्वातिदत्तको प्रबोधित किया । तीर्थंकर महावीर नानाप्रकारसे 
मोन साधना करते हुए ग्रामानुग्राम विचरण कर रहे थे । वे चम्पासे विहारकर 
जम्भिय गाँव पहुँचे । 


अन्य उपसर्ग : आत्म-दृढ़ता 


स्व तपाये जानेपर ही कुंदन बनता है। व्यक्तिकी साधना भी उपसरं 
और परीषहोंके सहन करनेपर ही सफल होती है। जिस प्रकार अज्जलिका 
जल शने: शने: हाथसे चू जाता है उसी प्रकार उपसगगं सहनेसे कर्मका 
कालुष्य समाप्त हो जात्ता है। अविच्छिस्त तपस्था ही कर्म-निर्जराकों सम्पादितत 
करती है। तपश्चर्याकी छेनोसे कर्मकी निविड़ श्ुंखलाएँ कट रही थीं और 
धीरे-धीरे वोतरागता उभर रही थी। एक भदम्य परम ज्योत्तिका उदय निकट 
था और केवलज्ञानका उषाकाल उपस्थित था। आत्माके आवरण शिथिल हो 
रहे थे और निर्मलताका तेज बढ़ता जारहा था । 

महावीरकी उपसगग-विजय साधारण नहीं थी, उन्होंने बड़े-से-बड़े उपसर्गों- 
को समत्ता और शांतिसे सहन किया । उनकी दृष्टिमें कोई शत्रु-मित्र नहीं थे । 
सभी कल्याणमित्र थे। दुस्सह साधनाके तेजसे हिंसा, घृणा, भय और भातंक 
निष्प्रभ हो गये थे । 

बसंत्के दिन थे। चारों ओर वन-वाटिकाए' पुष्पोंसे आच्छादित थीं । 
पक्षी सुमधुर स्व॒रोंमें कलककल-निनाद कर रहे थे। तीथथंकर महावीर एक पुष्पित 


१७२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आधघार्य-परम्परा 


उद्यानके मार्गसे गमन कर रहे थे । प्रकृतिका रम्य वातावरण पशु-पक्षी, मानव 
और देव सभीको आह्वादित कर रहा था । 


अप्सराओं द्वारा प्रस्तुत सोहक राग-भोग 


स्वगंकी देवांगनाओंके मनमें संदेह उत्पन्न हुआ कि महावीर काम-विजयी 
और इन्द्रिय-जयी हो सकते हैं ? वे महावीरकी स्वर्णकांतिमय देहको देखकर 
सोचने लगीं, हो नहीं सकता कि ऐसे स्वस्थ सुन्दर पुरुषके मनमें काम-विकार 
उत्पन्न न हो। देवांगनाएँ महावीरके संयमकी परीक्षाएँ लेनेके हेतु <्यत 
हो उठीं। 


बसंतश्रीका मादक सोरभ सभीके मनको काम-बासनासे बोझिल बना 
रहा था। देवांगनाए ऐसे हो मधुमय वातावरणमें महावीरके समक्ष उपस्थित 
हुईं। वे एक-से-एक सुन्दर बस्त्राभूषणोंसे अलंकृत थीं। सबकी सब प्रकट 
होकर नृत्य करने लगीं, गाने लगीं, कामुक हाव-भाव प्रदर्शित करने लगीं और 
अपने कटाक्षों द्वारा अपने भावोंको प्रकट करने लगीं। अश्लीलतापूर्ण उनके 
वचन और विकारीभाव बड़े-बड़े संन्यासियोंको विचलित कर सकते थे, पर 
महावीरपर उनका रंचमात्र भी प्रभाव न पड़ा। प्रभावकी त्तो बात ही क्या, 
महावीरने उनकी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखा। आखिर वे हारकर 
तीर्थंकर महावीरसे अपने अपराधोंके लिये क्षमा-याचना करने लगीं | 


हावीरकी यशोगाथा चारों ओर फंल गयी और काम-विजयीके रूपमें वे 
सत्र समादृत होने लगे । महावीरने इन्द्रियोंके विकारोंको जीत लिया था । बे 
स्वकी उपलब्धि और स्वनिष्ठ आनन्दकी खीजमें संलूग्न थे | संसारका बड़े-से- 
बड़ा प्रलोभन उनके लिये तुच्छ था। संसारकी भोग-वासना और दुर्गंधभरी 
गलियोंसे भटकना उन्हें स्वीकार नहों था । वे सोचते--विकृतियोंके कीड़ोंसे 
कुलबुलाता जीवन भी क्‍या जीवन है? जीवनकी निविकार पवित्रता एवं 
अनन्त सत्यकी उपलब्धि ही जीवनका महान उद्देश्य है। वे परम सत्य और 
परम आनन्दको प्राप्त करनेंके लिये प्रयत्नशील थे । 


स्वयंबुद्ध महावो रकी साधना जड़ नहीं, सचेतन थी और सचेतन साधना 
गतिहीन नहीं होती । साधनाकी सचेत्तनता ज्ञानपर अवरुम्बित है। वे श्रमण- 
साधनामें संलग्न थे। उनके कदम सूनी और अनजानी राहोंपर दुढ़तासे बढ़ 
रहे थे। उन्होंने न तो कभी किसीको डराया और न स्वयं कभी भयभीत हुए। 
उनके ध्यानयोगकी साधना आत्मानन्दकी साधना थी। भयसे परे, प्रलोभनसे 
परे, द पसे परे, शरीरमें रहकर भी शरीरसे अलग, शरीरकी अनुभूतिसे पृथक्‌, 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : १७३ 


जीवनवी »ाशा और मरणके भय्से वे विप्रमत्त ये। कायोत्सगंका अर्थ उनकी 


दृष्टिमें देहभावकी विस्मृति, देहमें विदेहभाव, शरीरसे सम्बन्धित मोह-ममत्व- 
का त्याग था| 


नि३चयत: महावीरका साधनाकाल बड़ा विकट था। उस बुगका जन- 
मानस बड़ा ही संक्रीर्ण और स्वार्थपूर्ण था। विश्वहितकी दिशामें सवस्व त्याग- 
कर निकले हुए साधककों इतना उत्पीड़न, ऐसी भयंकर बाघाएँ एवं ऐसी 
तिरदंगतापूर्ण यातनाएँ दी जा सकतो हैं, यह महावोरके जीवनसे स्पष्ट है। 
महावी रके उपसगोंकी कथा जानकर सहृदय थ्रोताका तन-मन काँप उठता है, 
मन सिहर जाता है, पर महावीर ऐसे थे, जेंसे एक प्रशांत महासागर, जिसमें 
कभी तूफान नहीं उठता। मैत्रीभावताका ऐसा सर्वोच्च आदर्श, जिसे फूल 
और कांटोंसे समान प्यार हो। सतानेवालेके प्रति भी एक सहज करुणा, 
कल्याणकी कामना और उतके उत्थानकी भावना निहित थी। हम प्राय 
देखते हैं कि मनुष्य अनादि कालसे दूसरोंकी शिकायत करता चला भा रहा 
है| महावीरकों अपने सतानेवालोंसे भी कोई शिकायत नहीं थी । उनका 
चिन्तन था---जो पा रहा हूँ, वह अपना ही किया पा रहा'हूँ | जो भोग रहा 
हैं, अपना ही किया भोग रहा हूँ। दूसरोंका कोई दोष नहों, दोष तो 
मेरा 6 ।" 

अन्य व्यक्ति किसीके सुख-दुःखमें निमित्त तो हो सकते हैं, कर्त्ता नहीं । 
कर्ता मनुष्य स्वयं ही होता है। जो कर्ता है, वही भोक्ता भी होगा | कर्त्ता कोई 
हो और भोकता कोई हो, यह केसे सम्भव होगा। जो कृत है, उसे भोगे बिना 
बन्धनमुक्त नहीं | 


इस प्रकारका चिन्तन भी महावी रकी प्रारम्मिक भूमिकाओं में ही रहा | आगे 
चलकर तो वे इन समस्त विकस्पोंसे रहित हो गये । मेरे और तेरेका कोई विकल्प 
नहीं | करने ओर भोगनेका भी कोई विचार नहीं । अन्तर्लीनिताके क्षणोंमें किया 
गया ध्यान-योग निब॑ति कक्षमें प्रज्वछित दीप-शिखाके समान स्थित हो जाता है। 
उस समय न अशुभका लहर उठती है और न शुभकी । यह तो शबद्धोपयोगकी 
स्थिति होती है। आत्मा विकल्पसे अविकल्पकी ओर और चिन्तनकी ओर आती 
है। इस शुद्धस्थितिको प्राप्त करना ही तो साधकका लक्ष्य है। 


भवरुद्ग द्वारा प्रदत्त उपसर्गोपर विजय 


उज्जयनीके चातुर्मासकी कथा तीर्थंकर महावी रके अनुपभ शौय और वी रत्व- 
का चित्र उपस्थित करता है। इस प्रकारके उपप्न्ग बड़े-बड़े साहसियोंके भी 


१७४ : तोर्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


साहसको तोड़ देंते हैं। महावीर जेसे असाधारण साहसी ही इस प्रकारके उप- 
समोमें सफल हो पाते हैं । 

महावीर जिन दिनोंमें साधना कर रहे थे, उन दिनों उज्जयिनीमें बलि- 
प्रथाका बड़ा जोर था । देवताओं की पूजामें प्राय: पशुओंकी बलि दी जाती थी । 
महावीरने यह वर्षावास श्मशानमें ग्रहण किया था | इस इमशानमें भव नामक 
रुद्र निवास करता था । वह महावीरको देखते ही कोपसे जल उठा । यतः वह 
महावीरके अहिसक विचारोंसे परिचित था । वह नहीं चाहता था कि वे अपना 
वर्षावास उज्जयिनीमें करें | उसे भय था कि महावोरकी अहिसा-सावनाके 
प्रभावसे यहाँकों बलि-प्रथा बन्द हो जायगी । अत्एवं उज्जयिनीसे महावीरकों 
हटानेके लिये अगणित अत्याचार और उपसग्ं किये। वह चारों ओरसे अग्नि 
जलाकर महावी रको यन्त्रणा देने लगा | कभी बह घूलि-मिट्टीकी वर्षा करता, 
कभी कांकड़ पत्थर गिराता और मुसलाधार जलवर्पा कर महावीरकों भिगों 
देता और तीक्षण तूफान चलाकर उनकी हड्डियों तककों शीत्तम जकड़ देता | 

भयावनी और डरावनी आक्ृतियाँ बताकर महावीरको डराता, धमकता | 
कभी सर्प बनकर उन्हें डंसता, तो कभी सिंह बसकर उन्हें खा जाना चाहता। 
इसप्रकार उस रुद्रने त्तीर्थंकर महावी रपर विभिन्न प्रका रके हिंसक उपस्न्ग किये। 
पर महावीर हिमालयको चट्टानके समान दृढ़ बने रहे ओर इन उपसर्गोसे 
तनिक भी विचलित न हुए। उनके समत्वयोगकी साब्नना बढ़ती जा रही 
थी | बिप अमृत बन रहा था । राग और हेप चर-चर होकर वीतरागतामें 
परिणत हो रहे थे । उन्हें अपनी सहायत्ताके लिये किसी अन्यकी आवश्यकता 
नहीं थी | जब रुद्र थक गया और महावी रका कुछ न बिगाड़ सका, त्तो वह उन्की 
असाक्षाग्ण वीरताकी प्रशंसा करता हुआ कह उठा कि ये तो महान्‌ महावीर 
या अतिबीर हैं | इन्हें साधना-मार्गस कोई भी विचछित नहीं कर सकता। 
इन्होंने अपने शरीरको संयमकी अग्निमें तपाया है । 

साढ़े बारह वर्षोके साधनाकालके अधिकांश भागकों निराहार रहकर 
व्यतीत किया | बारह वर्ष, छहमास और पन्द्रह दिनके अपने साधना-कालमें 
महावी रने केवल ३५० दिन ही आहार ग्रहण किया | 

महावीरके तपश्चरणका विवरण निम्न प्रकार है-- 


छहमासी अनशन तप १ पक्षोपवास ७२ 
पाँचदिन कम छहमासी त्तप १ भद्रप्रत्तिमा दो दिनपर उपवास १ 
चातुर्मासिक मा ९ महाभद्रप्रतिमा चार दिनपर उपवास १ 
ब्रमासिक न २ स्वंतोभद्रप्रतिमा दस दिचपर उपवास १ 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : १७५ 


अढ़ाई मासिक 7 २ षष्ठोपवास (वेला) २२१ 


दोमासी ५ ६ अष्टमभक्त (तेला) १२ 
डेढ़मासी हू २ पारणाके दिन २३४५९ 
एकमासी हर १३ दीक्षाका दिन १ 


स्पष्ट है कि महावीर उपसगं और परीषहकी घड़ियोंमें भी अनाकुल रहते, 
विचलित नहीं होते थे ! वे उग्रतपस्वी, धोरतपस्वी था दीघंत्तपस्वी थे। उनका तप 
विवेककी सीमामें आबद्ध था । वे सहज तपस्वी थे । वे क्षमाके क्षीरसागर थे। 
अवज्ञा और अवमानना सहन करनेका उन्हें अभ्यास था। लोग उनपर धूल 
फेंकते, पत्थर मारते, उन्हें नोच डालनेके लिये शिकारी कुत्ते भी छोड़ते, पर 
महावीर शानन्‍्त रहते । किसीको कुछ भी नहीं कहते । उद्ृण्ड विरोधियोंके प्रति 
भी सोहाद एवं सौजन्यपूर्ण मधुरभाव विद्यमान था। वाणीमें तो क्या, मनमें 
भी कटुता नहीं होती थी । जिस प्रकार विजलियां या उल्काएँ सागरमें गिरकर 
स्वयं शान्त हो जात्ती, सागरका कुछ नहीं बिगाड़ पात्तीं, उसी प्रकार महावो रके 
ऊपर किये गये उपसगं स्वयं ही शान्त हो जाते और उनमें किसी भी प्रकारका 
विकार उत्पन्न नहीं कर पाते। महावीर अपनी तपःसाधनामें अडिग थे। 
उन्होंने आत्मनिष्ठा और झान-ध्यानके अभ्यास द्वारा समताभावकी जागृति कर 
ली थी। ऐहिक सुख-दुःख, आकुलता और व्याकुलता एवं मोह-ममता सभी उनसे 
दूर थे। महावीरने आख्रवका निरोधकर संवर और निजंराको सक्रिय बनाया 
था। उनकी आत्माकी अनन्त तेजस्विता ज्ञानके उददयाचलकी ओर झांक रही थी। 


क्रेवल्योप लब्धि 


वेशाखशुब्ला दशमो, २३ अप्रिल ई० पु० ५५७ का शुभ दिन मानवतताके 
इत्तिहासमें अमर है। इस शुभ तिथिमें महावीर ऋजुकूला नदीके त्तटपर स्थित 
जम्भूका ग्रामके निकट शालिकृक्षके नीचे ध्यानमग्त हो गये थे और क्षपकश्नेणीका 
आरोहणकर केवलज्ञाननों आवुत करनेवाली करमंप्रकृतियोंका क्षय करने 
हेतु ध्यानस्थ थे। फलस्वरूप इन्होंने निमंल चित्तसे आज्ञागविचय आदि चार 
महान्‌ धर्म-ध्यानोंका अभ्यास किया | अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, 
मिथ्यात्व, सम्यक्व और सम्यक्मिथ्यात्व, तिर्य॑चायु, देवायु, नरकायु इन दश 
कमंप्रकृतियोंको (तीन आयुओंका तो अबन्ध :था, शेष सात प्रक्ृत्तियोंका) 
चतुर्थ गुणस्थानसे सप्तम ग्णस्थानके मध्य क्षयकर दिया | कमंरूपी शत्रुओंको 
नष्ट करनेके लिये तोर्थकर महावी रने 'शुक्लध्यातका अभ्यास किया और क्षपुक्‌- 
फेके, पूछ हेकर स्त्यानर्गाद्ध, निद्रार्ननद्रा, प्रचलाप्रचछा; नरकगत्ति, 


१७६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


तियंञ्चगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिररूप चार जातियों, 
नरकगत्ति, नरकगत्यानुपूर्वी, तियंग्गति, तियंग्गत्यानुपुर्वी, आतप, उद्योत 
स्थावर, सूक्ष्म, साधारण इन सोलह कमंप्रकृतियोंको नष्ट किया। महावीर शक्‍ल- 
ध्यानकी साधनाद्वारा अनिवुत्तिकरण नामक गृणस्थानके प्रथम भागमें अवस्थित 
रहे। पुनः इसी गुणस्थानके द्वितीय भागमें चारित्रघातक आठ कषायोंको, 
तृतीय भागमें नपुंसकवेदको, चतुर्थ भागमें स्त्रीवेदको, पंचम भागमें हास्यादि 
घटको, षष्ठ भागमें पुरुषवेदको, सप्तम भागमें संज्वलन क्रोधको, अष्टम भागमें 
संज्वलन मानको और नवम भागमें संज्वलन मायाको क्षीण किया । अनन्तर 
दशम गुणस्थानकी भूमिपर आरोहित हो सूक्ष्मसंज्वलन लोभका विनाश किया। 


इस प्रकार समस्त मोहनीय कमंको नष्टकर बारहवें क्षीणकषाय गुणस्थान- 
का आरोहण किया । इस बारहवें गुणस्थानके दो समयोंमेंसे उपान्त्य समयमें 
निद्रा और प्रचला इन दो कमंप्रकृतियोंकी तथा अन्त समयमें पाँच ज्ञानावरण, 
चार दर्शनावरण और पाँच अन्तराय इन चौदह कर्मंप्रकृतियोंका नाश किया। 
इस प्रकार द्वादश गुणस्थान तक त्रेसठ कमंप्रकृतियोंका विनाशकर बयोदश 
गुणस्थानका आरोहण किया। 


इस गृणस्थानारोहणसे महावीरकी शुश्रता और उज्ज्वलता सवंत्र प्रकट 
हो रही थी। धांतियाकर्मोकी ४७ और अधातियाकमंकी सोलह प्रक्ृतियाँ 
कुल मिलाकर ज्रेसठ प्रकृतियाँ विगलित्त होनेसे केवल्य-सुर्यका उदय हो गया। 
महावी रकी सौम्य मुद्रामें स्वेज्ञता त्रंगायित हो रही थो। कर्मंशत्रओंने 
आत्मापंण कर दिया था और ज्ञान-प्राचीपर कंवल्य-भास्कर उदित हो चुका 
था। जिस प्रकार सूर्योदय होनेपर सर्वत्र प्रकाश व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
केवल्योदय होनेपर दिव्य तेज व्याप्त हो गया था । 


अनन्त सौख्यकी अनुपम विभूतिसे धराका कण-कण मुस्कुरा उठा और 
तरस्त मानवता त्राणके हेतु आशान्वित हो गयी । राग-द्ेषके विकल्प शान्त हो 
चुके थे और आत्माने निविकल्पक स्थित्तिको प्राप्त कर लिया था । समताके समक्ष 
विषमताका अस्तित्व समाप्त हो गया था | 

महावीरको कंवल्यबोध या सत्यकी उपलब्धि जिस दिन हुई उसका उल्लेख 
करते हुए आचारय॑ यत्तिवृषभने लिखा है-- 


वइसाहसुद्धदसमी मघारिबखम्मि वीरणाहस्स । 
रिजुकूलणदीतीरे अवरुण्हे केवर्ल णाणं ॥ 
--ति० ४१७०१ 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : १७७ 
१२ 


वेशाख शुक्ला दशमी (२३ अप्रेल ई० पु० ५५७) का शुभ दिन था, जिस 
दिन महातपस्वी महावीरको केवलज्ञान उत्पन्त हुआ | उस दिन अपराह्त 
काल ओर मघा नक्षत्र था। ऋजुकूला नदीका पावन तट था। जुम्भिका गांव 
निकट था। शालिवृक्षके नीचे ध्यानमग्न होकर क्षपकश्नेणीका आरोहण करते 
हुए घातिकर्मोकी ४७ और अधातिकर्मोकी १६ कुल ६३ प्रकृतियोंकी निरस्त 
करके महावीरने कैवल्य उपलब्ध किया था। 
केवल्यप्राप्रि-स्थान : विभिन्न मान्यताएं 

इस कैवल्य-प्राप्ति-स्थानके सम्बन्धमें विद्वानोंमें विवाद है :-- 

बाबू कामत्ताप्रसादजीने" झरियाको जुम्भिक गाँव माता है। आपका अभि- 
मत है कि प्राचीन लाटदेशका विजयभूमि प्रान्त वर्तमान विहारके अन्तर्गत 
छोटानागपुर डिवीजुनके मानभूमि और सिहभूमिमें है। श्रीनन्दलाल डे भी 
झरियाको ही जुम्भिक गाँव मानते हैं । यहाँकी बराकर नदी ही प्राचीन ऋजु- 
कूला है | इस कथनमें एक ही बात विचारणीय है--वह है भगवानुकी केवल- 
ज्ञान-प्राप्तिका वजभूमिमें होना | वत्तमान झरियामें कोयछा निकालते समय 
यहाँकी भूमिसे प्रथम बार पत्थर निकलता है। अतः यह भूमि यथार्थमें बज्- 
भूमि है। 

आगम-साहित्यके भौगोलिक निर्देशानुसार इस गाँवकों वज्रभूमिमें होना 
चाहिये। व्वेताम्बर आगम-साहित्यमें जृम्भिक गाँवकी स्थिति लाटदेशमें मानी 
गयी है ! 

मुनि श्रीकल्याणविजयजी इस ग्रामकी :स्थितिके विषयमें लिखते हैं :-- 
“जुम्मिक गाँवकी अवस्थितिपर विद्वानोंका ऐकमत्य नहीं है | परम्पराके अनु- 
सार सम्मेदशिख रसे दक्षिणमें बारह कोसपर दामोदर नदीके पास जो जम्भिय 
गाँव है, वही प्रचीन जम्भिक गाँव है। कोई सम्सेदशिखरसे दक्षिण-पुर्वमें लग- 
भग पचास मीलपर आजी नदीके पासवाले जमगामको प्राचीव जम्भिय गाँव 
बताते हैं। हमारे मान्यतानुसार जम्भिक गाँवकी अवस्थिति इन दोनों स्थानोंसे 
भिन्न स्थानमें होनी चाहिये, क्योंकि महावीरके विह्ार-वर्णनसे जम्भिय गाँव 
चम्पाके निकट कहीं रहा होगा ।” 
मोलिक विरोध 

बाबू कामताप्रसादद्वारा अनुमानित स्थान झरिया प्राचीन जम्भिय या 
जृम्भिक गाँव नहीं है । इस स्थानको ऋजुकूछा नदीके किनारे होना चाहिये। 





१. बाबू कामताप्रसाद : भगवान्‌ महावीर । 
२. श्रमण भगवान्‌ महावीर, पु० ३७० । 


१७८ : तीर्थंकर महावीर और उनका आचार्य-परम्परा 


बराकर नदी ऋजुकूलाका अपश्रंश नहीं है और न झरियामें कोई भी ऐसा 
प्राचीन चिक्न ही उपलब्ध है, जिससे इसे तीर्थंकर महावीरका केवलज्ञान- 
स्थान माना जा सके । बाबू कामताप्रसाद भी स्वयं इस स्थानके विषयमें पूर्ण 
असन्दिग्ध नहीं हैं । 


मुनि कल्याणविजयको तो स्वयं ही इस स्थानकी अवस्थितिके विषयमें 
आशंका है, पर इतना उन्हें निश्चय है कि यह स्थान चम्पाके निकट ही कहीं 
होना चाहिये। आवश्यकचूण्णिके अनुसार महावीर केवली होनेके पृर्व॑ चम्पासे 
जम्भिय, भिण्डिय, छम्माणी होते हुए मध्यमा पावा गये थे और मध्यमासे 
फिर जम्भिय गाँव गये थे, जहाँ उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ था। इस वर्णनसे 
लगता है कि जम्भिय ग्राम और ऋजु पालिका नदी दोनों मध्यमाके रास्तेमें 
चम्पाके निकट ही कहीं होने चाहिये । 


जुम्भिक या जम्भिय ग्रासमकी अवस्थिति 


वत्तमान विहा रके भूगोलका अध्ययन करने त्था विहारके कतिपय स्थानोंका 
पर्यटन करनेपर अवगत्त होत्ता है कि महावीरका केवल्यप्राप्ति-स्थान वंत्तमान्‌ 
मुंगेरसे दक्षिणनी ओर पचास मीलकी दूरीपर स्थित जमुई गाँव है। यह स्थान 
वत्तमान विवऊू नदीके तटपर है। यही नदी ऋजुकूलाका अपश्रंश है । क्विल 
स्टेशनसे जमुई गाँव अठारह-उन्नीस मीलकी दूरीपर अवस्थित है। जमुईसे चार 
मील उत्तरकी ओर क्षत्रिय-कुप्ड और काकली नामक स्थान हैं | इन स्थानोंकी 
प्रावीनता आज भो प्रसिद्ध है । जमुईसे त्तीन मील दक्षिण एनमेंगढ़ नामक एक 
प्राचीन टीला है। कनिघमने इसे इन्द्रद्विमननपालका माना है। यहाँगर खुदाईमें 
मिट्टीकी अनेक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं । वर्षाकालमें अधिक पानी बरसनेपर यहाँ 
अपने-आप ही अनेक मनोज्ञ मूर्तियाँ निकल आती हैं । 

जमुई और लिच्छबाड़के बीचमें महादेवसिमिरिया गाँव है। यहाँ सरोवरके 
मध्य एक तोन-चा रप्ती वर्ष पुराना मन्दिर भी है। इस मन्दिरमें कुछ प्राचीन 
जैन प्रतिमाएँ भी हैं। जमुईसे १५-१६ मीलपर लक्खीसराय है । यहाँपर एक 
पव॑तश्रेणी है, जिसमेंसे प्रतिवर्ष अनेक बौद्ध और जेन मूर्तियाँ निकलती हैं । 
जमुई और राजगुहके बीच सिकन्दरा गांव है तथा सिकन्दरा और लक्खीसराय- 
के मध्यमें एक आम्रवन है। कहा जाता है कि इस आम्रवतमें भगवान महा- 
बोरने तपश्चरण किया था । आज भी यहाँके निकटवर्ती लोग इस वनको पावन 
मानकर इसके वृक्षोंकी पुजा करते हैं।' 





१, लेखकने स्वयं जाकर देखा और जानकारी प्राप्त को । 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : १७९ 


'जमुई' गाँवकोी भोगोलिक स्थितिसे प्रकट है कि जैन साहित्यमें उल्लिखित 
यह “ऋजुकूला' नदी वत्तमान अपभ्रंश 'क्बिल' नदी ही है और इसका तटवर्ती 
वत्तमान 'जमुई” गाँव हो 'जुम्भिक' ग्राम है। हमारे इस कथनकी पुष्टि आगमोंमें 
वर्णित भूगोल और महावीरके विहार-प्रदेशके वर्णनसे भी होती है। यहाँ प्रच- 
लित किवदन्तियाँ और उपलब्ध पुरातत्त्व भी इसकी पुष्टिमें सहायक हैं। 'जमुई'- 
के दक्षिण लगभग ४-५ मीलकी दूरीपर एक किवाली' नामक ग्राम है, जो महा- 
वीरके केवलज्ञानोत्पत्ति-स्थानकी स्मृतिको बनाये रखनेके लिये हो प्रसिद्ध हुआ 
होगा | इस गाँवके समीप बरसात्ती अञ्जन' नदी बहती है, जिसके किनारेपर 
बालू अधिक पायी जाती है। सिकन्दराबाद तथा केवाली-निवासियोंसे बातें 
करनेपर वे कहते हैं कि यही 'केवाली' भगवान्‌ महावी रका 'केबल' ज्ञान-स्थान 
है तथा 'अंजन' नदीकों ऋजुपालिका' या ऋजुबालिका' बतलाते हैं । वेशाख- 
शुक्ला दशमीके दित यहाँ सामूहिक छपसे उत्सव भी मनाया जाता है। 
सिकन्दराबादके निवासी श्रीभगवानदास केशरीने इस स्थानसे अनेक पुरा- 
तत्त्वावशेषोंका संकलन किया है तथा उनके पास ऐसी अनेक किम्बदन्तियाँ भी 
संग्रहीत हैं, जिनसे 'जमुई'का निकटवर्ती प्रदेश महावीरका केवल्यप्राप्ति-स्थान 
सिद्ध होता है ।' 

जमुई'से राजगिर लगभग ३० मीलकी दूरीपर है। झरियासे चम्पा और 
राजगृहकी दूरी सौ-सवासो मीलसे भी अधिक है। जमुई' चम्पाके भी निकट 
है। अतः यह निश्चित है भगवान्‌ महावीरका बोधि-स्थान ऐसी जगह था, जो 
राजगृह और चम्पा दोनोंसे ३०-२५ मोलकी दूरीसे अधिक न था। “'जमुई' भी 
वज्भूमि है | यहाँ भी पृथ्वीके नीचे पत्थर निकलते हैं, पहाड़ी स्थान भी है। 
“क्विल' न॒दोका तटवर्ती प्रदेश है। जमीन पथरीली और उबड़-खाबड़ है। अतः 
महावीरका केवलज्ञान-स्थान “जमुई” ग्रामका निकटवर्ती वह प्रदेश, जहाँ 
आजकल किवाली' ग्राम बसा है, होना चाहिये । 
केवलज्ञान : अचना 

महावीरके केवलज्ञान-कल्याणकका उत्सव सम्पन्न करनेके लिए चतु- 
निकायके देव और मनुष्य एकत्र हुए। सभीने भक्तिभावपुवंक उनके केवल- 
ज्ञानकी पूजा की | ऋजुकूलाका तट मुखरित था । बारह वर्ष, पाँच मास और 
पन्द्रह दिनकी दुद्ध प॑त्तपश्चर्याका फल अहंत्वके रूपमें प्राप्त हो चुका था। 
तीर्थकरप्रकृतिका उदय होनेसे दिव्य देशनाका सामथ्यं उत्पन्न हो गया था। 

७ 


१. लेखकने स्वयं जाकर देखा और जानकारी प्राप्त की है । 


१८० : तीर्थंकर महावीर और उनका आचार्य-सरम्परा 


सप्तम परिच्छेद 


गणधर, समवश्रण, शिष्य एवं निवाण 
समवद्वरण : पोयूष-वाणीको आकांक्षा 


तीर्थंकर महावीरने अहंत्व प्राप्त कर लिया | उनके ज्ञानके अपूर्व प्रकाशसे 
सारा संसार जगमगा उठा, दिशाएँ शान्‍्त एवं विशुद्ध हो गयीं। मन्द-मन्द 
सुखद पवन बहने लगा। सौधम इन्द्र और अन्य चतुर्निकायदेव महावीरके 
केवलज्ञान-कल्याणककी पूजा कर चुके थे | इन्द्रने अपने कोषाध्यक्ष कुबेरको 
बुलाया और एक विशाल सभा-मण्डप--समवशरणकी रचनाका आदेश दिया | 
इन्द्रकी अभिलाषा थी कि विगत २३ तीर्थंकरोंके समान अन्तिम तीर्थंकर 
महावीर भी अपनी देशनाद्वारा संसारके संत्रस्त, सन्तप्त प्राणियोंकों शान्ति 
प्रदान करें। इस उद्द श्यकी पृत्तिके लिये ऋजुकूलाके तटपर अविलूम्ब समव- 


“१८१ - 


शरणको रचना की गयी । कुबेर हृषित था और उसे अपना वेभव अकिचन 
लग रहा था। 

विशाल भव्य समवशरण रच्य गया। उसकी श्ाभा अप्रतिस और सजावट 
अद्वित्तीय थी । धरतोके वक्षस्थलपर निर्मितत यह समवशरण विश्वके गौरव- 
का प्रतीक था। इसके चारों द्वारोंके आगे धर्म-ध्वजोंसे मण्डित मानस्तम्भ और 
घर्मचक्र सुशोभित थे। समवशरणमें प्राकार, चेत्य वृक्ष, ध्वजा, वनवेदी, तोरण, 
स्तृप आदि रत्नमय एवं जिन-प्रतिमाओंसे युक्त थे । 

: अणी इस सभा-मण्डपमें पहुँचते ही आधि-व्याधि भूल जाता था। धरंमय 
वातावरणमें वह निराकुल हो जाता था। इस सभा-मण्डपमें मनुष्य ही नहीं, 
पशु-पक्षी तक पहुँच कर अपना कल्याण करते थे | समवशरण द्वादश कोष्ठकों- 
में बटा हुआ था, जिनमें साधु-आयिका, दैव-देवाड्भना और पशु-पक्षी बेठते थे । 
इसके मध्यमें गन्धकुटी थी, जिसमें एक स्वर्ण सिहासन रखा हुआ था। महावीर 
इतने निलिप्त और निर्मोही थे कि उसका स्पर्श भी उन्हें नहीं होता था | 
उनकी पुष्यप्रकृतियोंसे शरीर इत्तना सूक्ष्म और सुन्दर हो गया था कि वह 
अधिक स्थूल पदार्थका आश्रय न चाहकर आकाशमें ही स्थिर था। सिहासन- 
पर स्वर्ण-कमल बना था, जिससे यह प्रतिभासित होता था कि भगवान्‌ कमला- 
सनपर विराजित हैं । 


यह समवशरण आत्मानुशासनका प्रत्तीक था। यहाँ किसी प्रकारकी 
आकुलता नहीं थी, सभी प्राणी शान्त, विनम्र और अनुशासित थे । » 

स्थापत्यकलाकी दृष्टिसे भी यह एक अलौकिक उदाहरण था । सवंप्रथम 
घूलिसालकोट बना हुआ था, इसके आगे मानस्तम्भ और मानस्तम्भके आगे 
वापिकाएँ विद्यमान थीं। वापिकाओंसे कुछ दूर जानेपर जलपूर्ण परिखा, 
इसके आगे लत्तावन और तदनन्तर प्रथम परिकोट आता था। इस कोटके द्वार 
पर देव द्वारपालके रूपमें विद्यमान थे और गोपुरद्वारपर ज्राठ मंगलबद्रव्य 
स्थित थे। इसके आगे दूसरा परिकोट विद्यमान था, जिसमें अशोकबन, 
सप्तपर्णवन, चम्पकवन और आम्रवन ये चार वन विद्यमान थे | इन बनोंमें 
चेत्यवन भी थे, जिनके व॒क्षोंपर तोर्थंकरोंकी प्रतिमाएँ विराजमान थीं । यहाँ 
किन्‍्न्र-जातिकोी देवियाँ तीर्थकरका गुणगान करती हुई परिलक्षित होती थीं । 
इसके पश्चात्‌ चार गोपुरद्वारों सहित वलवेदिका उल्लंघन करनेपर अनेक 
भवनोंसे युक्त पृथ्वो और स्तुृप अवस्थित थे। ये भवन तीन, चार ओर पांच 
खण्डोंके थे । भवनोंके बीचमें र॒त्नतोरण लगे हुए थ । जिनमें मृत्तियाँ अंकित 
थीं। यहाँ रत्नमय स्तूप भी सुशोभित होता था । 


१८२ : तीर्थंकर महावीर और उनका आचार्य-परम्परा 


इसके आगे आकाशमें स्फटिकका बना हुआ तृतीय कोट था । इसके द्वारपर 
कल्पवासी देव उपस्थित रहकर पहरा देते थे | उनसे आज्ञा लेकर अथवा बिना 
आज्ञा लिये हो सभामें प्रवेश करते थे। यहाँ चारों ओर एक योजन लम्बा- 
चौड़ा और गोल श्रीमण्डप बना हुआ था। इसके मध्यमें तीर्थंकर महावीर 
सुशोभित थे । बारह कक्षोंमें क्रमशः मुनि, कल्पवासिती देवियाँ; आयिकाएं, 
महारानियाँ एवं अन्य स्त्रियाँ; ज्योतिषोदेवोंकी स्त्रियाँ, व्यन्तरदेवोंको स्त्रियाँ; 
भवनवासीदेवोंकी स्त्रियाँ; भवनवासीदेब, व्यन्तरदेव, ज्योतिषीदेव; कल्पवासी- 
देव; सभी प्रकारके पुरुष और सभी प्रकारके मुगादि पशु-पक्षी उपस्थित थे । 


तोर्थंकर महावी रकी देशना सुननेके लिये जनसमूह एकत्र हो रहा था। 
इन्द्र भी अपने विशाल परिवार सहित आ पहुँचा । उसने तीर्थंकर महावीरका 
अर्चन, वन्दन किया और समवशरणके नियमानुसार अपने कक्षमें बेठ गया। 
इस सभामण्डपमें ज्ञानालोक व्याप्त था और तिमिर छिन्‍न करनेवाली प्रकाश- 
व्यवस्था भी बड़ी महनीय थी । रात-दिनका भेद मिट गया था और प्रकाश-ही- 
प्रकाश सवंत्र दिखलायी पड़ता था । जो भी प्राणी इस समवशरणन-सभामें आया, 
उसके हृदयसे बेर, द्वेष, क्रोध, हिसा एवं प्रतिशोधकों दूषित भावनाए' समाप्त 
थीं और उनके परिणाम इतने निमेल थे कि वे जन्मजात शत्रुताको भी विस्मृत 
कर चुके थे | समस्त अन्तविरोध समाप्त हो गये थे । गाय-सिंह, मृग-व्याप्र, 
मार्जार-मूषक बड़े निमेलभावसे एकसाथ स्थित रहकर तीर्थंकर महावीरकी 
दिव्य वाणोकी उत्कष्ठापूबक प्रतोक्षा कर रहे थे । 


अगणित श्रोत्ता महावी रकी ओर अपलक दृष्टि थे | उनके मत्त:प्राण तीर्थ- 
करकी पीयूष-वाणीको सुननेकी प्रत्तीक्षा कर रहे थे । महावी रकी सौम्य मुखमुद्रा 
सभीको अपनी ओर आक्रृष्ट कर रही थी। उनकी मुखाभा दिव्यभाषा बनी हुई 
थी। उनकी मुद्रा अविचछ, वचनातोत और भाष़ातीत थी। अनन्तज्ञान, 
अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवोयंकी उज्ज्वलता सवंत्र विद्यमान थी | 

समवदरण-सभामें एकत्र सभी प्राणिवर्ग उद्म्रोव होकर महावीरकी देशना 
सुननेके लिये लालायित थे । 


देशना-अवरोध और इन्द्रकी चिन्ता 


महावीरको दिव्यज्ञानको प्राप्ति वेशाख-शुक्ला दशमीके दिन अपराह्न 
कालमें हो चुकी थी । आषाढ़का मास व्यतोत होने जा रहा था, पर अग्नी 
तक महावीरकी देशना आरम्भ नहीं हुई थी । विद्वज्जन, देवगण एवं अन्य 
विचा रशील व्यक्ति देशनाके अवरोधके सम्बन्धमें विचार कर रहे थे। वे 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : १८३ 


चिन्तित थे कि तोर्थकर महावीरने अपने तपस्था-कालमें मौन रहकर साधना- 
की, उन्होंने कोई देशना नहीं दी। उनके सम्पकंसे दृष्टिविष जैसे सं 
ओर शलपाणि जेसे यक्ष अवश्य उपकृृत हुए थे। पृव॑त्तीथकरोंके समान 
स्वभूत-हित्ताथं महावीरकी दिव्यध्वनिका लाभ हमें अवश्य होना चाहिये । 
पर यह क्या ? दिन गिनते-गिनते पैंस: दिन बीत गये और महावीरकी दिव्य- 
वाणी प्रकट नहीं हुईं। श्रोत्ताओंने मतको समझाया कि अभी काललब्धि नहीं 
आयी है | यही कारण है कि प्रभुकी देशनामें बिलम्ब है। 

इन दिलोंमें सभा-मण्डपमें कितने हो छोग आये, कुछ आकर लौट गये और 
कुछ भव्यप्राणी दिव्यध्वनिकी प्रतीक्षा करते हुए उपस्थित रहे । 

दिन-पर-दिन और रात-पर-रात व्यतीत होती गयी; पर तीर्थकरकी बाणी 
मुखरित न हुई। उपस्थित जनसमुदाय निराश होने लगा और वाणीके 
अवरुद्ध होनेके कारणकी जिन्नासा करने लगा। सभी लोग स्तब्ध थे, असमंजस- 
में थे, पर समाधान किसीके पास न था। सब जानते थे कि तीर्थंकर महावीर 
मूककेवली नहीं | उनका उपदेश अवश्य होगा । पर कब होगा ? और अबतक 
क्यों अवरुद्ध है ? इसकी जानकारी किसीको नहीं थी । 

पेंसठ दिनों तक समवशरण भी एक स्थानपर नहीं रह सका और तीथ कर 
महावीर विहार करते हुए राजगृहके निकट विपुलाचलपर आये। यहाँ भी 
कुबेरने पूव॑ंचत्‌ सभा-मण्डप--समवशरणको रचना की । असंख्य श्रोता इस 
सभामें भी उपस्थित थे, पर गतिरोध ज्यों-का-त्यों बना हुआ था। तीथकर 
महावीरकी वाणीके प्रकट न होनेसे सौधम॑ इन्द्रको चिन्ता उत्पन्न हुई और 
उसने ज्ञान-गंगाके अवरुद्ध रहनेके कारणोंकी जानकारी चाही । सोौधम इन्द्रने 
अवधिज्ञानसे ज्ञात किया कि सम्यक्‌ और यथाथ ज्ञानी गणघरके अभावनमें 
ज्ञॉनगंगा का हुई है । उसे अवतरित करनेके लिये किसी भगीरथको आरवैश्य- 
कृता है। जब-तक सच्चा जिज्ञासूँ वर अतज्ञानका घारके व्यक्ति उपस्थित न 


कर अर उमा लास्याक यह जम तक जनक खत के भी ता क नह हे के वोवगर गयी गीत गन बे व्यक्ति नहीं है, जो तीर्थंकर महावीरकी वाणीको सने, समझे 
और ह6ीक-ठीोक है जब त्तक ज्ञानकी गढताका ज्ञाता 
तक पीपजयो बाणा-मुथर्त-नहीं-ही उसी अत सु गण का संवहन करनेवाला व्यक्ति इस सभामें उपस्थित नहीं होगा, तब 
तक तीथ करकी वाणों मुखरित नहीं दी मकेगी। अतएवं मुझे गणधरकी 


कि 
“४ जिस प्रकार तीथ कर तीथ का निर्माता होता है और श्रुततूप ज्ञाइ- 


परम्पराका पुरस्कर्ता होता है, उसी प्रकार-गणघर तीर्थ-व्यवस्थापक, नियोजक 


१८४ : तीर्थकर महावीर और उनका आचार्य-परम्परा 


और तीर्थकरोंकी अथंरूप वाणीका व्याख्याता होता है। प्रत्येक त्तीथंकरके 
तीर्थमें गणधर एक अत्यावश्यक उत्तरदायित्वपर्ण और महान्‌ प्रभावशाली 
व्यक्तित्व होता है। वह इनके पादमूलमें दोक्षित होता है |... 

वस्तुतः साधनाके क्षेत्रमें व्यक्ति स्वयं अपना विकास कर सकता है, पर 
साधनाको सिद्ध करके उसके प्रकाशको जन-जनके जीवनमें प्रसारित करनेके 
हेतु महान्‌ व्यक्तित्व-सम्पन्न व्यक्ति भी समाजमें जब प्रविष्ट होता है अथवा संघ 
एवं समाजकी स्थापना करता है, तब उसे इसके लिये सहयोगीके छूपमें 
तेजस्वी व्यक्तित्वकी अपेक्षा होती है। यतः सहयोगके हे कार्यको साकार 
रूप नहीं दिया जा सकता है। ज्ञानको अभिव्यक्ति करनेके लिए क्रियाका 
सहयोग आवश्यक है | व्यक्तिका आचार ही व्यक्तिके विचारको अभिव्यक्ति दे 
सकता है। आचारके विना विचार साकार रूप ग्रहण नहीं कर सकता है। इसी 
प्रकार श्रद्धालु एवं कर्मनिष्ठ व्यक्ति ही महान तेजस्वी व्यक्तित्वकी तेजस्विता- 
को जन-जनके समक्ष प्रकट कर सकता है। 

प्रत्येक त्तीर्थंक रके लिए गणघरकी नित्तान्त आवश्यकता है। तीर्थंकरकी 
ज्ञान-साधना गणधरके द्वारा ही अभिव्यक्तिको प्राप्त होती है। अतः भहावीर- 
की दिव्यज्ञानधाराको ग्रहण करनेवाला गणधर परम आवश्यक है। 
सोमिरू ओर इन्द्र भूति 

मगधमें आये सोमिल नामक एक विद्वान्‌ ब्राह्मण ब्राह्मणवर्गंका नेतृत्व अपने 
हाथमें लिये हुए पूर्वीय भारतमें अत्यन्त प्रतिष्ठित था। उसने मध्यमा फद्चामें एक 
विराट यज्ञका आयोजन किया, जिसमें पूर्वी भागोंके बड़े-बड़े दिग्गज विद्वानोंकी 
उनके शिष्य-परिवार सहित्त आमन्त्रित किया । इस महायज्ञके अवसरपर वेद- 
विरोधी विचारधाराके कड़े प्रतिवादके उपायोंपर एवं साधारण जतत्ताको 
पुनः वेदिकविचारोंको ओर आक्ृष्ट करनेके साधनोंपर भी विचार करनेके 
निमित्त योजना बनाई गई थी। इस महायज्ञका नेतृत्व मगरधके प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
एवं प्रकाण्ड तकशास्त्री इन्द्रभूति गौतमके हाथमें था। 

इस अनुष्ठानमें सहस्रों विद्वानोंके साथ अग्निभूत्ति, वायुभूति आदि एका- 
दश महापण्डित उपस्थित्त थे। वेदिक विचारधाराके समर्थक अपने विखरते 
हुये प्रभुत्वकी पुन: स्थापनाहेतु वहाँ सम्मिलित्त थे। आय॑ सोमिलकी जयध्वनि 
आकाश तक पहुँच रही थी । 
इद्धभूति गौतम : खुला श्रद्धाका द्वार 

इन्द्रभूति गोतमका जन्म मगध-जनपदके गोब्बर ग्राममें हुआ था । इनकी 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : १८५ 


माताका नाम पृथ्वी और पिता नाम वसुभूति था। इनका गोत्र गौत्तम था | 
गौतमका.. व्यूत्पत्तिजन्य अर्थ है--'गोभिस्तमो ध्वस्तं यस्य'--बुद्धिके द्वारा 
जिसका अन्धका र नष्ट हो गया है अथवा जिसने अन्धकार नष्ट किया'है। यों तो 
गौतम' शब्द कुल एवं वंशका वाचक है। ऋगवेदमें भी गौतमनामसे अनेक 
सुक्‍त मिलते हैं। इस नामधारी अनेक व्यक्ति हो चुके हैं। इन्द्रभूति गौतमका 
व्यक्टित्व विराट एवं प्रभावशाली था। दूर-दूर तक उनकी विद्वत्ताकी धाक 
विद्यमान थी | ५०० छात्र उनके पास अध्ययन करते थे। इनके व्यापक प्रभाव- 
के कारण ही सोमिल आर्यने इस महायज्ञका घामिक नेतृत्व इनके हाथमें सौंपा 
था | मगध-जनपदके सहस्नों नागरिक दूर-दूरसे इस यज्ञके दर्शन करने आये थे । 


राजगृहके निकट विपुलाचछपर निर्मित समवशरणमें तीथ कर महावीर- 
की देशना सुननेके लिए असंख्य देव विमानों द्वारा पुष्पोंको वर्षा करते हुए 
जा रहे थोे । आकाशमार्ग जयजयकारकी ध्वनिसे गूजित था। जिस प्रकार 
छोटी-छोटी सरित्ताएँ बृहत्‌ समुद्रमें सम्मिलित होती हैं, उसी प्रकार नर-ना रियों- 
के विभिन्‍न वर्ग इस सभामें सम्मिलित होनेके लिये आकुलित थे | 


निराशा ओर जिज्ञाशा 


यज्ञ-मण्डपमें स्थित विद्वानोंने आकाशमार्गसे आते हुए देवगणोंको देखा, 
तो वे रोमांचित हो कहने लगे--“यज्ञ-महात्म्यसे प्रभावित होकर आहुति ग्रहण 
करनेके हेतु देवगण आ रहे हैं | लक्ष-लक्ष मानवोंकी आँखे आकाशकी ओर 
टकटकी लगाये देख रही थीं, पर जब देवविमान यज्ञ-मण्डपके ऊपरसे होकर 
सीधे आगे निकल गये, तो यज्ञ-समर्थकोंके बीच बड़ी निराशा उत्पन्न हुई। 
सबकी आँखे नीचे झुक गयीं, मुख मलिन हो गये और आश्चयंके साथ सोचने 
लगे--“अरे ! देवगण भी किसीकी मायामें फेंस गये हैं या भ्रममें पड़ गये हैं ? 
यज्ञ-मण्डप छोड़कर कहाँ जा रहे हैं ?' 

इन्द्रभूत्तिने देवविमानोंको प्रभावित करनेकी दृष्टिसे वेद-मन्त्रोंका पाठकर 
तुमुल ध्वनि की, पर उनके अहंकारपर चोट करते हुए देवविमान सीघे निकछ 
गये। 

इन्द्रभूतिको यह जानकर अत्यन्त आइचयं हुआ कि ये सभी देवविमान 
महावी रकी समवशरण-सभामें जा रहे हैं। इन्द्रभूतिका मन अहंकारपर चोट 
लगनेसे उदास हो गया। उनका धर्मोन्माद मचलछ उठा । इसी समय सौधमं- 
इन्द्र वटुकका रूप बनाये हुए इन्द्रभूतिके समक्ष पहुँचा और कहने लगा-- गुरु- 
वर ! आपकी विद्वत्ताकी यशोगाथा देशभरमें व्याप्त है। वेद, उपनिषद्का 


१८६ : तीथंकर महावीर और उनका आचार्य-परम्परा 


ज्ञान आपकी चेतनाके कण-कणमें छाया हुआ है। आप दर्शन, न्याय, त्तक, 
ज्योतिष और आयुर्वेदके ममंज्ञ विद्वान हैं | मुझे एक गाथाका अर्थ समझमें नहीं 
आ रहा है। अतः उसका अर्थ ज्ञात करनेके लिये में आपकी सेवामें उपस्थित 
हुआ हूँ | यदि आप आदेश दें, तो मैं उस गाथाको आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। 


इन्द्रभूति गौतम ब्राह्मणवटुकरूपधा री इन्द्रके विनीत भावसे बहुत्त प्रसन्न 
हुआ । उसने अनुभव किया कि आगल्तुक वृद्धमें ज्ञाककी पिपासा है। वह नम्र 
और अमुशासित्त भी है। अत्त: इसकी जिज्ञासा "पूर्ण करना मेरा कर्तंव्य है। 


इन्द्रने नम्नतापू्वक कहा :--- 


पंचेव अत्यिकाया छज्जीव-णिकाया महृव्बया पंच । 
अठ्ु यपवयण-मादा सहेउओ बंध-मोक्खों यँ॥ 


इन्द्रभूति--'में इस गाथाका अर्थ तभी बतलाऊँगा, जब तुम इसका अर्थ 
ज्ञात हो जानेपर मेरे शिष्य बननेकी शर्त स्वीकार करो |” | 

इन्द्रभूति बहुत समय तक गाथाका अर्थ सोचता रहा। पर उसकी 
समझमें कुछ नहीं आया । अतएव वह इच्द्से कहने लगा--“तुमने यह गाथा 
कहाँसे सीखी है ? किस ग्रन्थमें यह गाथा आयी है” ?' 

ब्राह्मणवेशधारी इन्द्र--“मैंने यह अपने गुरु ततीथकर महावीरसे सीखी 
है। पर वे कई दिनोंसे मौनावलम्बन लिये हुए हैं। इसी कारण इस गाथाका 
अथ में उनसे नहीं जात पाया । आपका यश वर्षोसि सुनता चला आ रहा हें 
और आपकी प्रखर प्रतिभाका में प्रशंसक हूँ | अतएवं इस गाथाका अथ' ज्ञात 
करनेके लिये आपको सेवामें उपस्थित हुआ हूँ ।” 


इन्द्रभूति समझ न सके कि पजञ्चास्तिकाय क्या हैं ? छः जीवनिकाय 
कोन से हैं? आठ प्रवचनमात्रिकाएँ क्या वस्तु हैं? इन्द्रभूतिको जीवके अस्तित्वके 








१, घट्खण्डागम, घवला, पु० ९, पृ० १२९ में उद्धृत । 

२. उक्त गाथाके समकक्ष संस्कृतमें भी निम्नलिखित पद्म उपलब्ध है :--- 
त्रेकाल्यं द्रव्ययट्क॑ नवपदसहितं जीवषट-काय-लेश्या: 
पञ्चान्ये चास्तिकाया ब्रत-समिति-गति-ज्ञान-चा रित्रभेदा: 
इत्येतन्मोक्षमुल॑. त्रिभुवनमहितेः . प्रोक्‍्तमहंद्धि रीश: 
प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान्‌ यः स वे शुद्ध दृष्टि: ।। 

--0त्तवार्थंसत्र, श्रुतभविति 


तोर्थकर महाबीर और उनकी देशना : १८७ 


सम्बन्धमें स्वयं शंका थी।" अतः वे और भी असमंजसमें पड़कर कहने 
लगे--चलो, तुम्हारे गुरुके समक्ष ही इस गाथाका अर्थ बतलाऊंगा। में 
अपनी दविद्वत्ताका प्रभाव तुम्हारे गुरुपर ही प्रकट करना चाहता हूँ।” 

इन्द्रभूति गौतमकी उक्त बातको सुनकर इन्द्र बहुत्त प्रसन्न हुआ और मनमें 
सोचने लगा--“मे रा कार्य अब सम्पन्त हो गया । त्तीर्थकर महावीरके समव- 
दरणमें पहुँचते ही इनका अहंकार विगलित हो जायगा और शंकाओंका 
समाधान स्वयं प्राप्त हो जायगा ।” 


मानस्तम्भदर्शन : सानगलन ओर रत्तनत्नयका उपहार 


इन्द्रभूति गौतमने शास्त्रार्थ करनेकी आाकांक्षासे त्तीथंकर महावीरके समव- 
शरणमें प्रवेश किया । मानस्तम्भके दर्शनमात्रसे ही उनके मनका सारा कालुष्य 
घुल गया। स्तम्भ देखकर इन्द्रभूति स्तब्ध रह गया और ज्ञानका समस्त अहुं- 
कार पिघल गया । इन्द्रभूत्ति गौतमके लिये मानस्तम्भ प्रकाश-स्तम्भ बन गया। 
उनके हृदयका तिमिर छिन्‍न हो गया ओर उन्हें क्षायोपशमिक ज्ञानकी सीमा 
ज्ञात हो गयी । वह मन-ही-मन सोचने लगा कि मेरा ज्ञान कितना बौना है । 
मैं तो महाबीरके ज्ञानकी एक किरण भी छूनेमें असमर्थ हूँ । न मालूम क्यों 
मुझे अपने ज्ञानका अहंकार था। आज मेरा अभिमानी मन विनम्नत्तासे भर 
गया है, द्रवीभूत हो गया है । 

इन्द्रभूति गौत्तम गततम होकर गन्धकुटीमें विराजमान तीर्थंकर महावीर- 
की मद्भल-मुद्राका दर्शनकर ह्ंविभोर हो उठा। प्रतिभाके साथ उसकी 
श्रद्धाके कपाट भी खुल गये। मिथ्यात्वरूपी ओस-कण महावीरके केवलज्ञान- 
रूपी सूर्यप्रभासे सूखने लगे। उसकी अन्तरात्मा निर्मे नीरकी त्तरह स्वच्छ हो 
गयी । सम्यकदर्शनका आविर्भाव हो गया और ज्ञानका मद चूर हो गया। 

श्रद्धातिरिकके कारण उसके परिणामोंमें अतिशय कोमलता उत्पन्न हो 
गयी । आया था शास्त्रार्थ करने, पर उसके शास्त्रके सभी शस्त्र कुण्ठित हो 
गये । वीतरागताके समक्ष उसके मनका कालुध्य धुल गया। दम्भ और मिथ्या- 





१. खओवसमजणिद-चउरमलबुद्धिसंपण्णेण बम्हणेण ग्रोदमग्रोत्तेण सयल-दुस्सुदि 
पारएण जीवाजीव-विषय संदेहविणासणट्ठमुबगय-वड्ढमाण-पादमूलेण इंद- 
भूदिणा बहारिदो । उक्ते च --- 

गोत्तेगन गोदमो विप्पो चाउव्वेय-सडंग वि । 
णामेण इंदभूदि त्ति सीलवं बम्हणुत्तमो ॥ 
-पट्खंडागम, धवला, पुस्तक १, पृ० ६४ में उद्धृत, 


१८८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचाय॑-परम्परा 


का लेशमात्र भी न रहा। मनकी ग्रंथि खुल गयी और वह महावीरका सच्चा 
उपासक हो गया । वह त्तन और मनसे निग्नंन्थ बननेका संकल्प करने लगा | 
इन्द्रभूतिने दिगम्बरी दीक्षा ग्रहण कर छी। उसे मन:पर्यय ज्ञान उत्पन्न 
हो गया | इन्द्रभूति गौतमकी मभिथ्याते श्रद्धाका ताला टूटते ही जयजयकारकी 
ध्वनि होने लगी | 
यह पावन दिन आषाढ़ी पूर्णिमाका था, इसी दिन गौतमने दीक्षा धारण की 
थी। इसी कारण यह दिन 'गुरुपृणिमा'के नामसे लोकमें प्रसिद्ध है। अगले दिन 
श्रावण क्ृष्ण-प्रतिपदाके ब्राह्ममुहत्तमें भगवान्‌ महावीरकी दिव्यरध्वान आरम्भ 
हुई । और इसीलिए धर्मती्थंकी उत्पत्ति भी इसी दिन हुई :-- 
वासस्स पढ़ममासे सावणमासम्मि बहुलपडिवाए | ४ 
अभिजी-णक्खत्तम्मि य उप्पत्ती धम्मतित्थस्स॥' | 
वीरसेनाचायंने केवलज्ञानोत्पत्तिके ६६ दिनतक देशना प्रकट न होनेके 
कारणकी मोमांसा की है। लिखा है-- 
केवलणाणे समुप्पण्णे वि दिव्वज्ञुणीए किमट्ठं तत्थापउत्ती ? गणिदा- 
भावादो | सोहम्मिदेण तक्खणे चेव गणिदो किण्ण ढोइदो ? ण, काललद्धीए 
विषा असहेज्जस्स, देविदस्स त्तडढोयणसत्तीएं अभावादो । सगपादमूलम्मि 
पडिवण्णमह॒व्बयं मोत्तृण अण्णमुद्सिय दिव्वज्ञुणी किण्ण पयट्टदे ? साहा- 
वियादो । ण च सहाओ परपज्जणिओगारुहो, अव्ववत्थापत्तोदों । 


आशय यह है कि सौधम इन्द्र भी कालूलब्धिके अभावमें तत्काल गणधरकी 
तलाश नहीं कर सका | काललब्धिके सम्बन्धमें प्रश्न नहीं किया जा सकता, 
यतः यह स्वभाव है और स्वभावमें त्तकका प्रवेश नहीं होता । 

इन्द्रभूत्ति गौत्तमने पचास वर्षकी अवस्थामें दिगम्बरी दीक्षा ग्रहण की और 
मोक्ष-मवनकी साढ़ियोंपर पदापंण किया । ये तत्त्वज्ञानी, विशिष्ट साधक और 
तपस्वी थे और थे विरल अध्यात्मयोगी, सिद्धिसन्पन्त साधक और विश्व- 
कल्याणकी उदग्र भावनासे युक्त परिक्नाजक | उनमें विनय, सरलता, मृदुता और 
विचा रशीलता पूर्णतः: विद्यमान थी। इनका जीवन पुष्पतुल्य ही नहीं, किन्तु 
पुष्पोंका रंग-विरंगा गुलदस्ता था, जिसमें विविध प्रकारके सौरभके साथ सुरम्य 
सुकुमारता भी निहित थी । 





१. तिलोयपण्णत्ती, (।६९. 
२, कसायपाहुड, जयधवला, पुस्तक १, पृ० ७६. 


तोर्थकर महावीर और उनकी देशना : १८९ 


गणधरोंमें इन्द्रभूतिका प्रधान स्थान था | महावीरके समवशरणमें स्थारह 
विद्वान्‌ गणधरनामसे विख्यात्‌ थे | इन सभीने महावीरके दिव्य ज्ञान और तेज- 
से प्रभावित होकर दिगम्बर-दीक्षा प्रहण की थी | 


अन्य गणधर : हृदय-परिवतंन और दीक्षा 


इन्द्रभूति गौतमके दिगम्बर-दोक्षा ग्रहण करनेका समाचार मगध-भूमिमें 
विद्युतुके समान व्याप्त हो गया । शिष्य-परिवार सहित इनके दीक्षित होनेसे 
अग्निभूति आदि विद्वानोंको महान्‌ आइंचयं हुआ और वे इन्द्रभूतिका समाचार 
ज्ञात करनेके लिए राजगृहके निकट विपुलाचलपर पधारे | 
अग्निभूति 


अग्निभूति इन्द्रभूतिके मझले भाई थे। ये भी पाँचसी छात्रोंके विद्वान अध्यापक 
थे और सोमिलायंके यज्ञोत्सवमें अपने छात्रगणके साथ मध्यमा पावामें पधारे थे। 
वेद, उपनिषद्‌ और कमंकाण्डके महान्‌ ज्ञाता थे! इनके आकर्षक व्यक्तित्वका 
प्रभाव प्रत्येक व्यक्तिपर पड़ता था। इनका व्यवहार मधुर एवं विनय- 
पूर्ण था । 

इन्द्रभूतिकी दीक्षाके समाचा रसे आइसयं-चॉकित हो शास्त्रार्थ करनेकी साध 
लेकर महावीरक समवशरणमें आये। मानस्तम्भके दर्शनमात्रसे इनके हृदयका 
व्यामोह दूर हो गया तथा मिथ्यात्वके विगलित होते ही सम्यक्त्वकी प्रकाश- 
किरणें फूट पड़ी । 

वे महावी रकी शांत मुखमुद्राका दर्शन करनेमें इतने तलल्‍्लीन हो गये कि 
उन्हें शरीरको भी सुध-बुध न रही। जिस प्रकार स्वर्ण अग्निमें तपकर 
निखर जाता है और समस्त मलिनता दूर हो जात्ती है, उसी प्रकार अग्निभूति- 
की आत्मज्योति तीर्थंकर महावीरके सम्पर्कसे निखर गई और आत्म-शोधनके 
हेतु दीक्षित होनेको उनको कामना भी जागृत हो गयी । 

सच्ची रुचि, सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण भो उत्पन्न 
हो गया। अग्निभूतिके हृदय-परिवतंनमें विलम्ब न हुआ। सच है कि काल- 
लब्धिके आनेपर आत्मोत्थानमें रुकावट नहीं आती। हत-अद्वेत-सम्बन्धी उचकी 
शंकाएँ स्वयं निराकृत हो गयीं। 


अग्निभृतिने ४६ वर्षकी अवस्थामें त्तीथ कर महावीरके चरणोंमें दिगम्बर- 
दीक्षा गहूण की । इनके दीक्षित होनेका समाचार भी बात्त-की-बातमें सबंत्र 
व्याप्त हो गया और विद्वानोंकी उत्सुकता जागृत हुई कि महावीरमें ऐसा कौन-सा 


१९० : तीथंकर महावीर और उनका आचार्य-परम्परा 


चमत्कार है? क्रियाकाण्डी ब्राह्मण-परम्परानुयायी विद्वाव आश्चयं-चकित हो 
समवशरण-सभामें आने लगे। 


वायुभूति गोतस : अहंकार चुर 

वायुभूति इन्द्रभूतिका छोटा भाई था | यह भी सोमिलायंके यज्ञोत्सवर्में ५०० 
छात्रोंके साथ मध्यमा पावामें आया हुआ था । जब इसे इन्द्रभूति और अग्नि- 
भूतिके दीक्षित होनेका समाचार प्राप्त हुआ तो इसका मन महावीरसे शास्त्रार्थ 
करनेके लिये फड़क उठा। इसने विचार क्रिया--"मेरे दो भाई, पता नहीं, 
किस प्रकार मायावीके इन्द्रजालमें फेंस गये हैं। मुझे वैदिक मान्यताओंकी रक्षा 
करनी है। अतएव मैं शास्त्रार्थद्वारा महावी रको अवश्य पराजित करूगा | 
भौतिक सुख, समृद्धि, यज्ञ-यागादि क्रियाकाण्ड, जातिवाद, बहुदेववाद आदिका 
विरोध करनेका सामथ्यं किसमें है ? यह में मानता हूँ कि मेरे दोनों बड़े भाई 
मुझसे अधिक बिद्वानु और प्रतिभाशाली हैं, पर मैं भी अपने ज्ञानपर भरोसा 
करता हूँ। मेरा |वश्वास है कि देहातिरिक्त 'आत्मा' नामका कोई पदार्थ नहीं । 
चलता हूं महावीरकी सभामें और अपने तकसि उन्हें परास्त कर देता हूँ।' 


इस प्रकार अहंकारसे पुलकित होता हुआ वायुभूति महावीरके समव- 
शरणमें उपस्थित हुआ । जैसे ही वह मानरुत्तम्भके निकट आया, उसके अहंका र- 
रूपी ओले गल गये और मानस-चक्षु उद्घाटित हो गये। गन्धकुटीमें विराज- 
मान तीर्थंकर महावीरकी सौम्य मुद्राकों निनिमेष होकर वह देखता रहा । 
ज्ञानमद चूर होते ही उसका हृदय श्रद्धासे जगमगाने लगा। दम्भ और भिथ्याके 
हटते ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया । मनके सारे विकल्प समाप्त हो गये । 
मन दिगम्बरी दीक्षाके लिये विवश करने लगा। 


वायुभूतिने ४२ वर्षकी अवस्थामें तोर्थंकर महावीरके पादमूलमें दिगम्बर- 
दीक्षा धारण की और तृत्तीय गणघरका पद प्राप्त किया । वायुभूतिको भी 
आत्मदर्शन हो गया और वह भी तीर्थंकरके चरणोंका उपासक हो गया । 


शुचिदत्त : हृदय-परिवतंन 

परिवेश व्यक्तिको कितना परिवर्तित कर देता है, यह शुचिदत्तके जीवनसे 
जाना जा सकता है। यह ब्रह्मदादी था और यज्ञ-यागादि द्वारा लौकिक अभ्युदयकी 
प्राप्तिमें विश्वास करता था | जब उन्हें इस बाततका ज्ञान हुआ कि तीर्थंकर 
महावीर समवशरणमें स्थित हैं और जनससुदाय उनको पीयूष-वाणीका पान 
करनेके लिये एकत्र है, तो वे भी अपनी इच्छाका संवरण न कर सके और तीर्थंकर 
महावीरके दर्शनके लिये चल पड़े। शुच्तिदत्त ज्ञानी अध्यापक थे और ५०० 


तीरथंकर महावीर और उनकी देशना : १९१ 


शिष्य इनके चरणोंमें बेठकर वेदाध्ययन करते थे | इनके ज्ञानकी धूम भी समस्त 
पूर्वाञ्चलमें व्याप्त थी | ये कोल्लाग-सन्निवेशके निवासी और भारद्वाजगोत्रीय 
ब्राह्मण थे। इनकी माताका नाम वारुणी और पिताका नाम धनमित्र था। 
शुचिदत्त अपनी दिद्वत्ताके लिये प्रसिद्ध थे | इनके हृदयमें दृश्य जगत्‌के अस्तित्व- 
के सम्बन्ध्मं आशंका विद्यमान थी। इन्हें भी अपने ज्ञानका दम्भ था और 
शास्त्राथ॑में बड़े-बड़े विद्वानोंको परास्त करनेकी क्षमता भी थी | 


शुचिदत्त महावीरके समवशरणमें उपस्थित हुआ और महावीरके दर्शन- 
मात्रसे उसकी शंकाओंका समाधान हो गया । वह सोचने लगा--''महावी रका 
तेज अद्भुत है। इनके तेजके समक्ष सभीका तेज फीका पड़ जाता है। मैं ढंत्त- 
वादकी शंकामें अबतक पड़ा हुआ था, पर आज मेरी आाँखें खुल गयीं और मुझे 
सत्यका साक्षात्कार हो गया | अतएव मुझे दीक्षा-ग्रहण करनेमें अब विलम्ब 
नहीं करना चाहिये ।” 

शुत्िदत्तने ५० वर्षकी अवस्थामें दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण की और महावीरके 
चतुथ गणधरका पद प्राप्त किया । शुचिदत्तका अन्य नाम आर्यव्यक्त भी प्राप्त 
होता है। 
सुधर्मा : दीक्षा ओर आत्मशोधन 


महावीरके पंचम गणधरका नाम सुधर्मा है, जो सुधर्मा स्वामीके नामसे 
प्रसिद्ध हैं। ये कोल्लाग-सन्तिवेश-निवासी अग्निवेश्यायनगरोत्रों ब्राह्मण थ । 
इनकी माताका नाम भदिदला और पिताका नाम धम्मिल्ल था। ये भी अपने 
५०० शिष्योंके साथ आय॑ सोमिलके यज्ञोत्सवर्में सम्मिलित होनेके हेतु मध्यमा- 
पावा पधारे थे। 

जब इन्हें इन्द्रभूति, अग्निभूति आदिके दीक्षित होनेका वृत्त ज्ञात 
हुआ, तो इनके मनमें भी तीर्थकर महावीरके दशेनकी इच्छा जागृत हुई 
और निमेल वातावरणमें तीर्थंकर महावी रके समवश रणमें इन्होंने प्रवेश किया | 
मानस्तम्मके दशनमात्रसे मनका सारा कालुष्य धुल गया और मिथ्यात्वका 
गलन होते ही आत्मामें पात्रता उत्पल्त हो गयी। सुधर्माकी काललूब्धि भी 
आ पहुँची और उनके मनमें भी वीतरागत्ता प्रकट होने लगी । आज सुधर्माका 
कमं-कालुष्य विसजित होने जा रहा था और उनकी उज्ज्वलता, शुद्धता 
निमंछता और समता बुद्धियत्त हो रही थी। क्षणकी सत्ता विलक्षणत्तामें परि- 
वत्तित हो रही थी। आत्माके महान्‌ शिल्पीके स्पशंसे उनकी सरागता 
उज्ज्वलतामें बदल रही थी । वे महावीर॒की सौम्य मुद्राके दर्शनसे आनन्द- 
विभोर थे । 


१९२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सुधर्मा सोचने लगा--'मेरे पचास वर्ष बीत्त गये। मैंने अभी तक अपनी 
आत्माका कुछ भी सुधार नहीं किया। ज्ञान और जातिके अहंकारमें डूबा रहा । 
न मेंने आत्म-साधना की और न कल्याण ही | वास्तवमें अहिसा ही जीवनोत्यान- 
का साधन है। जो व्यक्ति वेभव और विभूत्तियोंसे दबा रहता है, वह महान 
नहीं बन सकता है। मानवकी मानवताके सामने देव भी नतमस्तक हो 
जाते हैं। अत्तएव व्यक्तिको सदा सत्य, अहिंसा आदि मानवीय एवं ज्ञान-दर्श- 
नादि आत्मीय गुणोंका साक्षात्कार करना चाहिये। मानवत्ताके नाते सभो 
मानव समान हैं । जन्मसे कोई भी व्यक्ति न बड़ा है न छोटा । प्रत्येक व्यक्ति 
अपने कार्य-गुणों और श्रमसे महान बनता है। अतएव अब मुझे प्रव्नजित हो 
जाना आश्यक है।'' 


सुधर्माने ५० व्षंकी अवस्थामें दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण की । महावीरके गण- 
धरोंमें इनका पाँचवाँ स्थान था। सुधर्मा दीर्जीवी थे । इन्होंने बहुत दिनों 
तक श्रमण-संघका संचालन किया | 


सण्डिक : आत्मोदबोधन 


मण्डिक सांख्य-दर्शनका समर्थक था। उसे बन्ध-मोक्षके सम्बन्धमें आशंका 
थी | वह मौयं-सस्निवेशका निवासी और वाशिष्ठगोत्री विद्वान्‌ ब्राह्मण था। 
उसको माताका नाम विजयदेवी और पिताका नाम धनदेव था | वह ३५० 
छात्रोंका विद्यागुर था। सोमिल आयंके निमंत्रणपर यज्ञोत्सवमें सम्मिलित 
होनेके लिये मध्यमा पावामें आया हुआ था। मण्डिक स्वस्थ शरीर, गौरवर्ण 
और सात हाथ उच्नत था। उसके ज्ञानका प्रकाश पूर्वाञ्चलमें पूर्णतया व्याप्त 
था | वेदकी अपेक्षा वह तकंशास्त्रमँ अधिक निष्णात था । उसका दिष्यव्ग 
दर्शन और तकमें विशेष निपुण था | 


मण्डिकको इन्द्र भूत्ति, वायुभूति आदिके दीक्षित होनेका समाचार उपलब्ध 
हुआ, तो उसके मनमें भी महावीरके समवशरणमें प्रविष्ट होनेकी भावना उत्पन्न 
हुई। मण्डिक सोचने लगा-- दिवाये महावीरमें ऐसा कौन-सा चमत्कार है, जो 
बड़े-बड़े विद्ानोंकी अपना शिष्य बना लेते हैं। इन्द्रभूति, अग्निभूति वेदिक 
कमंकाण्डी विद्वान थे।त्तक-शास्त्रसे वे प्रायः दूर थे। अतः सम्भव है कि महावीरने 
इन्हें सरलतासे प्रभावित कर लिया हो। में तो तकंका पण्डित हूँ। मेरे समक्ष 
महावीर या उनका अन्य कोई शिष्य नहीं ठहर सकता | में आज जाकर 
भहावी रसे अवश्य शास्त्रा्थे करूंगा और उन्हें पराजित कर अपनी यश:पत्ताका 
फहराऊँगा ।* 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : १९३ 
१३ 


मण्डिक अपने ही-विचारमें डूबता-उत्तराता अपने ३५० शिष्यों सहित विपु- 
लछाचलपर स्थित महावीरके समवणरणमें सम्मिलित हुआ । जैसे ही वह समव- 
शरणके निकट पहुँचा कि उसके मनमें एक जोरका झटका लगा । ज्ञानका सारा- 
दम्भ धूलिसात्‌ हो गया, मिथ्यात्वके बन्चन शिथिल हो गये और सम्यकत्वसूय॑- 
का उदय हो गया । जो मण्डिक कुछ क्षण पूर्व महावीरकी आलोचना कर रहा 
था वही उनका स्तवन करने लगा | वह स्वरचित स्तोत्र पढ़ता जाता था ओर 
भक्तिकी विद्वरताके कारण उसके राग-द्वेष धुलते जा रहे थे। भक्ति-गंगामें 
स्नान करते ही उसको अन्‍्तरात्मा पवित्र हो गयी और वह दिगम्बर-दीक्षा 
ग्रहण करनेके लिये उत्सुक हो उठा। 

५० वर्षकी अवस्थामें मण्डिकने उदबोधन प्राप्त किया और तीर्थंकर 
महावीरके पादमूलमें स्थित होकर दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण को | अब मण्डिक वहू 
मण्डिक नहीं रहा, जिसे अपने त्तक और ज्ञानका अहंकार था। आत्माके मृदुल 
होते ही अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार और मिथ्यात्व, सम्यग- 
मिथ्यात्व और सम्यकक्‍त्व इन तीन दर्शनमोहनीय इस प्रकार सात कम 
प्रकृतियोंके क्षय होते ही मण्डिकमें परिवंत्तन हो जाना स्वाभाविक था। मण्डिकने 
छठे गणधरका पद प्राप्त किया। 


मौयंपुत्र : सम्यक््वलाभ 

तीर्थंकर महावी रके सप्तम गणधरका नाम मौयं-पुत्र है।ये मौयंपुत्र काध्यप 
गोन्नीय ब्राह्मण थे। इनके पिताका नाम मौयं और मात्ताका नाम विजयादेबी 
था । ये मौर्य-सन्निवेशग्रामवासी थे | 

मौयंपुत्र भो ३५० छात्रोंके अध्यापक थे और आय॑ सोमिलके आमंत्रणपर 
मध्यमा पावामें पयारे थे। इन्हें परलोक, पुनरजंन्म आदिके सम्बन्धमें सन्देह था। 
अत्तएव अग्निभूति, इन्द्रभूति आदिकी दीक्षाका समाचार ज्ञात कर ये भी तीर्थंकर 
महावी रके समवशरणमें सम्मिलित हुए। महावीरके समवशरणके दर्शन करते ही 
इनकी आत्मामें सम्यक्त्वकी लहर उत्पन्न हो गयी । थे सोचने लगे--'यह मानव 
जीवन क्या है ? इस विश्वमें त्तो मत्स्यन्याय चल रहा है। जेसे समुद्रमें बड़ी 
मछली छोटी मछलीकों निगल जातो है, उसी प्रकार यहाँ भी शक्तिशाली मनुष्य 
निरबंछको आक्रान्त कर देता है। जात्ति-पाँतिका बन्धच भी कम नहीं है। 
ब्राह्ममकों अपनी विद्या और जातिका अभिमान है। भजन-भोजन एवं पठन- 
पाठनपर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया है | वेश्य वाणिज्यपर अपना अधिकार 
मानता है और जेस-तैसे धन-संचय करना ही अपना अधिकार समझता है । 
क्षत्रिय-कुमार पर-पीड़ा देनेमें हो आनन्दानुभूति करते हैं। शूद्रजाति सब ओरसे 


१९४ : तीथंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


प्रताड़ित हो रही है । आत्मामें प्रज्वलछित होती हुई ज्योतिका कोई अनुभव नहीं 
करता है | प्रत्येक आत्मा प्रयत्न करनेपर परमात्मा बन सकती है। जन्मसे 
व्यक्ति ऊँच-नीच नहीं होता, यह तो आचारपर निर्धारित है | अतः मैं त्ोर्थकर 
महावीरकी शरणमें श्ाकर आत्मोत्यात करूँगा | इससे बढ़कर मेरे लिये अन्य 
कोई श्रेयस्कर काय नहीं है। उसका रोम-रोम पुलकित होने लगा और भोगो- 
पभोगोंका त्याग करनेके लिये वह क्ृतसंकल्प हो गया । 

राग-ह ष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकार उसके छूटने लगे | 
“आत्मा अपनेमें अनन्तज्ञानादि गुणोंकी झलक पाकर अपने वास्तविक स्वरूपको 
अनुभव करे और अपने सतप्रयत्नों द्वारा कमं-कलंकसे छूटनेका प्रयास करे, तो 
उसका परमात्मा बन जाना कठिन नहीं है ।” 


“यह आत्मा शरीरादि अजीवत्तत्त्वोंसि भिन्न है। ज्ञान-दर्शन, सुख और 
वीय॑ इसके अपने गुण हैं। यह पर-संयोगके कारण क्लेशका अनुभव करती है । 
जहाँ पर-संयोग छुटता है कि आत्माको शाश्वत आनन्द प्राप्त होता है। अग- 
णित शास्त्रोंके पढ़ लेनेपर भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है। सम्यग्द्शंनके साथ 
आत्मामें तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान पैदा होता है।'' 


इस प्रकार चिन्तन करते हुए मौयंपुत्रने सम्यक्त्व-लाभ कर अच्तरंग 
और बहिरंग परियग्रहका त्यागकर ६५ वर्षकी अवस्थामें दिगम्बर-दीक्षा धारण 
को। 
अकम्पिक : रिक्त श्रद्धाको पूर्ति 


त्तीथँकर महावीरके समवशरणकी प्रसिद्धि सवंत्र फेल गयो थी । विद्वानोंका 
समूह अपने विद्याके अहंकारको छोड़कर उनकी सभामें उपस्थित होने जा रहा 
था | अकम्पिक भी अहंकारके पंकसे ऊपर उठकर विपुलाचछकी ओर गया 
और उसने अष्टम गणवरका पद प्राप्त किया ) 


अकम्पिक मिथिलाका निवासी गौतम-गोत्रीय ब्राह्मण था | इनकी माताका 
नाम जयन्ती और पिताका नाम देव था। अकम्पिकके चरणोंमें बेठकर ३०० 
छात्र विद्याध्ययन करते थे । आय॑ सोमिलके यज्ञ-महोत्सवका निमन्त्रण प्राप्तकर 
ये भी अपनी छात्र-मण्डलीके साथ मध्यमा पावामें पधारे थे | इनके हृदयमें 
नरकलोक और नारकी जीवोंके अस्तित्वके सम्बन्धमें शंका चली आ रही थी। 
जब अकम्पिककों महावीरके प्रभावका परिज्ञान हुआ तो वह भी उनके सम- 
वशरणकी ओर चला । उसने जेसे ही मानस्तम्भका दर्शन किया वेसे ही उसका 
जाति-अहुंकार नष्ट हो गया और वह आत्माकी शाश्वत सत्ताके सम्बन्धमें 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना ; १९५ 


विचारने लगा--“आत्माके गुण निजी सम्पत्ति हैं । वे कहीं बाहरसे नहीं आते । 
इनकी उपलूब्धिका अथ इतना ही है कि मिथ्यात्वभावके हटते ही इन गुणोंकी 
अनुभूति होने लगती है। जैसे सूयंपरसे मेघका आवरण हटते ही सूर्यका भास्वर 
प्रकाश व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्माकी विभावपरिणतिके दूर होते 
ही स्वभावपरिणत्ति उत्पन्न हो जाती है | जब साधकके हृदयमें संसा रकी आशा 
और तृष्णाका अन्त हो जाता है, त्तब साधकका चित्त सविकल्प-समाधिसे 
निकलकर निविकल्प-समाभिमें पहुँच जाता है और अपने पु्व॑ संचित कर्मोकी 
निजरा कर डालता है। यह निविकल्प-समाधिभाव कहींसे आता नहीं है, 
यह तो स्वभावका रमण है। अत्तएवं में भी इस अवसरका लाभ उठाकर 
महावी रके समक्ष दीक्षा ग्रहण कर लूँ ।” 


अत्एव अकम्पिकने समस्त परिग्रहका त्याग कर ४८ वर्षकी अवस्थामें 
दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण की और अष्टम गणधरका पद प्राप्त किया । 


अचल :; मिली साधना 


महावीर और उनके प्रमुख शिष्योंके अन्तरंग ओर बहिरंग-परिग्रहके त्याग- 
की चर्चा सत्र व्याप्त थी। उनकी देशना जीवनके परत खोल रही थी । आत्मा- 
की बद्धता और मुक्तताका कथन विचारशीलोंकों आक्ृष्ट कर रहा था। अत्तः 
अचल भी तीर्थंकर महावीरके समवश्वरणमें चलनेकी तैयारी करने लगा | वह 
कोशल-निवा सी हारीतगोत्रीय ब्राह्मण था। उसकी माताका नाम ननन्‍्दा और 
पिताका नाम वसु था । ३०० छात्र उसके शिष्य थे। क्रियाकाण्ड, यज्ञविधान 
आदिका वह ज्ञाता था। अतः सोमिलायंके यज्ञोत्सवर्में सम्मिलित होनेके लिये 
दिष्य-परिवार सहित आया था । इसके मनमें पुण्य-पापके अस्तित्व एवं उसके 
फलाफलके सम्बन्धमें आशंका थी | जीवनकी दुष्टि उलझी हुई थी | वह शरीर, 
इन्द्रियाँ और मनके विषयोंमें ही आनन्दानुभूति करता था। अनेक परतोंके 
नीचे दबे हुए जल-स्रोतके समान उसकी चेतनाका विशुद्ध अस्तित्व भी विकारों- 
की परतोंके नीचे दबा हुआ था । रूप, रस, गन्ध आदि भीतिक स्थितियोंकी 
अनुभूत्तिको ही उसने सवंस्व मान लिया था। 


जब वह तोर्थंकर महावीरके समवशरणमें प्रविष्ट हुआ तो राग-देष और 
इनसे होनेवाली उत्तेजना, घृणा, ईर्ष्या, अहंकार आदि विक्ृतियाँ दूर हो गयीं । 
वह सोचने लगा--“मनपर विकारों, संस्कारों एवं अच्छे-बुरे विचारोंकी एक 
सघन तह जमी हुई है | मनके क्षुद्र आँगनमें नाना प्रकारकी विकृततियाँ उपस्थित 
हैं। विकृतियोंकी यह भीड़ ही शुद्ध चेतनाको प्रकट नहीं होने देती | विक्ृृतियोंका 


१९६ : तोर्थकर महावीर और“उनकी आचार्य-परम्परा 


आवरण ही चेतनाकी अनन्तज्योतिको सभी ओरसे आवृत्त किये हुए है। काम, 
क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि अगणित बिक्ृतियोंके मूल बीज हुं--राग और 
द्वेष | इसी राग-द्वेषसे मुक्त होनेकी दिशामें चेतनाका अपना पुरुषा्थ है। जब 
चेतना विक्ृतियोंसे मुक्त होकर अपने विशुद्ध मूल स्वरूपमें पहुँच जाती है, तो 
यही परम चेतना बन जाती है। यहो परम तत्व है और यही परमात्मा है। 
अतः परम तत्त्व या परम चेतन्यको प्राप्त करनेकी आध्यात्मिक प्रक्रिया दिगम्बर- 
दीक्षा है। यह दीक्षा ही शुद्ध चेतन्य स्वरूप परम तत्त्वको प्राप्त करनेमें साधक 
है। अतएव मुझे दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण कर परमात्मपद प्राप्त करनेके लिये 
प्रयास करता चाहिये। 

अचलने ४६ वर्षकी अवस्थामें तीर्थंकर महावीरके पादमूलमें दिगम्बर- 
दीक्षा ग्रहण की और नवम गणघरका पद पाया | 


मेदायें : जागा विवेक 


मेदाय या मेताय वत्सदेशके निवासी और कौण्डिन्यगोनत्रीय ब्राह्मण थे। 
इनकी मात्ताका नाम वरुणिदेवी और पिताका नाम दत्त था। ये ३०० छात्रोंके 
अध्यापक थे | आय॑ सोमिलके निमम्त्रणपर मध्यमा पावामें पधारे थे। इन्हें 
भात्माके पुनर्जन्म और अस्तित्वके सम्बन्धमें आशंका थी । जब अन्य गणधरोंके 
' समान इन्हें भी तीर्थंकर महावीरके समवशरणकी जानकारी प्राप्त हुई, तो ये 
भी तत्काल ज्ञानके अहंकारकी गठरी बाँधे हुए आ पहुँचे और समवशरणमें 
प्रविष्ट होते हो इनके ज्ञानचक्षु खुल गये | ये सोचने लगे--“याज्ञिकर्नक्रयाकाण्ड 
आत्माको अमरत्व और शान्ति नहीं दे सकते । पञ्चाग्नि आदि तप्श्चरण भी 
आत्मोपलब्धिमें सहायक नहीं हैं। यतः दमनकी साधना यथार्थ साधना नहीं । 
वृत्तियोंका विवेक ही यथार्थ है। इनका अंधरनिग्रह करके उन्हें शुद्ध नहीं 
बनाया जा सकता है। दमन द्वारा निगृहीत विकार या वृत्तियाँ पिजड़ेमें बन्द 
किये गये भूखे सिहके समान हैं । जेसे हो अवसर प्राप्त होता है, विकार पुनः 
उत्तेजित हो जाता है। महानदीकी जलधाराको कितने दिनोंतक बाँधा जा 
सकता है ? अवसर मिलते ही जलधारा बाँध तोड़ देती है और संहारलीला 
उपस्थित हो जाती है। अतएंव दमन या पज्चार्नि तपके साधनों द्वारा 
विकारोंको जीता नहीं जा सकता है।” 

“आत्मामें तीन प्रकारकी वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं--अशुभ, शुभ और शुद्ध | 
धन, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि सम्बन्धी वृत्तियाँ राग-ेषका मूल होनेसे अशुभ हैं। 
इन अशुभ वृत्तियोंकी निवृत्ति दमनद्वारा सम्भव नहीं है। शुभ वृत्तियाँ आत्मामें 
परिष्कृत रागके कारण उत्पन्न होती हैं और वे आत्माके निकट पहुँचाती हैं। 


तीथंकर महावीर और उनको देशना : १९७ 


वृत्तियोंका शुद्धिकरण तो राग-ह षकी निवृत्तिसे ही होता है। वीतरागता हौ 
आत्माका निजरूप है और इसी स्थितिमें व॒त्तियाँ शुद्ध होती हैं। मैं अनादि- 
कालसे जन्म-मरणका दुःख उठा रहा हूँ। अब वोतरागताकी प्राप्तिका अवसर 
आ चुका है। अतएव मुझे इस अवसरका उपयोग करना आवश्यक है ।” 


मेदायने ३६ वर्षकी अवस्थामें दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण कर महावीरका 
शिष्यत्व स्वीकार किया । इन्हें दशम गणधरका पद प्राप्त हुआ । 


प्रभास : पुरुषार्थ-जागरण 


तीर्थंकर महावी रका युग बहुदेववादका था । तत्कालीन जनजीवन भय, 
एवं प्रलोभनोंसे प्रताडित था | जनता दुःख और विपत्तियोंसे त्राण पानेके लिए 
देवताओंकी शरणमें जाती थी ओर उन्हें प्रसन्न करनेके लिए यज्ञानुष्लान करती 
थी। यक्ष, भूत, राक्षस सभी देवत्वको प्राप्त हो चुके थे ।आत॑ मानव उन यक्षों, 
भूतों, एवं राक्षसोंको प्रसन्न करनेके लिए विभिन्न प्रकारका अनुष्ठान करता 
था। यज्ञ-बलिको तो बात ही क्या, शान्ति-कर्मके नामपर मनुष्यों तकका हवन 
कर दिया जाता था । हु 


मानव अपने पुरुषार्थंओों भूलकर दिगश्नमित हो देवोंसे ऐश्वयंकी भिक्षा 
माँगता था। धन, ऐश्वयं, राज्य-शासन, विद्या, पुत्र, स्वास्थ्य आदि सभीकी 
प्राप्तिके लिए विशिष्ट-विशिष्ट देवोंकी अर्चना की जातो थी। पुरुषांपर किसी- 
को विश्वास नहीं था। अतः इस युगमें पुरुषार्थ प्राप्तिकी ओर ध्यान देना 
नित्तान्त आवश्यक था । 


प्रभासने युगका अध्ययन किया और महावीरके समवशरणमें पहुँचनेका 
संकल्प किया। 


यह कौडिन्यमोत्रीय ब्राह्मण था। इनकी माताका;नाम अत्तिभद्रा और 
पित्ताका नाम बल था । यह राजगृहका निवासी था। ३०० छात्र उसके शिष्य 
थे। उसे भी आत्मा और मुक्तिके विषयमें संदेह था और श्रुति-वाक्योंका अर्थ 
भी यथार्थ ज्ञात नहीं था। महावीरके दर्शनमात्रसे प्रभासका पुरुषा् जागृत्त 
हो गया और उसने ४६ वरषंकी अवस्थामें दिगम्बर-दीक्षा स्वीकार की तथा एका- 
दश गणधरका स्थान प्राप्त किया । 


प्रथम देशनास्थल : विपुलाचलू 


विपुलाचलपर अवसर्पिणीके चतुर्थ कालके अन्तिम भागमें तेतीस वर्ष, आठ माह 
और पन्द्रह दिन शेष रहनेपर श्रावण-क्ृष्णा प्रतिपदाके दिन अभिजित्‌ नक्षत्रमें धर्म- 


१९८ : तीथंकर महावौर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


तीर्थंकी उत्पत्ति हुई" । देव, विद्याधर और मनुष्य तियंञ्चोंके मनको प्रसन्न करने 
वाला वह विपुलाचल प्रथम देशनाका स्थल होनेके कारण सभीसे वन्दनीय है । 

राजगह नगरके पूर्व में चतुष्कोण ऋषिशल, दक्षिणमें वेभार ओर नेक्त्य 
दिशामें विपुलाचल पव॑त है। ये दोनों वेभार और विपुलाचल पर्वत त्रिकोण 
आकृतिके हैं। पश्चिम, वायव्य और उत्तर दिशामें फेला हुआ धनुषके आकार- 
का छिन्न नामक पव॑त है और ईशान दिशामें पाण्डपव॑त्त है। इस प्रकार पांच 
पर्बत्तोंसे युक्त होनेके कारण यह पंचशेलपुर कहलाता है। 

पट्खण्डागमकी धवला-टी का में उद्धृत पद्योंके आधा रपर पंच-पहा डयों के क्रमश: 
नाम ऋषिगिरि, वेभारगिरि, विपुलाचल, चन्द्राचल और पाण्डुगिरि आये हैं । 

हरिवंश-पुराणमें बताया गया है कि पहला पव॑त ऋषिगिरि है। यह पूर्व 
दिशाकी ओर चौकोर है। इसके चारों ओर झरने निकलते हैं। यह इन्द्रके 
दिग्गजोंके समान सभी दिशाओंको सुशोभित करता है। 


दूसरा पव॑त्त दक्षिण दिशाकी ओर वेभारगिरि है। यह पर्वत त्रिकोणाकार 
है। वन और झरनोंसे युक्त है। इसका सौन्दय प्राकृतिक दृष्टिसे अपूक हैं। 

त्तीसरा दक्षिण-पश्चिमके मध्य त्रिकोणाकार विपुलाचल पव॑त्त है। इसी 
पर्बतके ऊपर तीर्थंकर महावीरका प्रथम समवशरण हुआ था और यहीं 
एकादश गणधरोंने भगवान्‌के पादमूलमें दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण की थी। विपुलाचल 
पव॑त अपनी प्राकृतिक शोभा और सौन्दर्यंके लिये भी प्रसिद्ध है । 





१, एत्याबरप्पिणीर चउत्यकालस्स चरिमभागस्मि । 
तैत्तीसवास-अडमास-पण्णरसदिवस-सेसम्मि ॥ 
वासस्स पढममासे सावणणामम्मि बहुलपडिवाए । 


अभिजीणक्खत्तम्मि य उपष्पत्ती धम्मतित्थस्स |] 
“--तिलोयपण्णत्ती १।६८-६९, 


इम्मिस्से वसप्पिणीए चउत्थ-समयस्स पच्छिमे भाए । 

चोत्तीस-वास-सेसे किचि. विसेसूणए संते ॥। 

वासस्स पढम-मासे पढमे पक्‍्खम्हि सावणे बहुले । 

पाडिवद-पुन्ब-दिवसे तित्थुप्पत्ती दु अभिजिम्हि ॥ 

--पट्खण्डागम, घवलाटीका-समन्वित, पु० १, प० ६२-६३ 

२. सुरखेयरसणहरणें गुणणामे पंचसेलणयरम्मि । 

विउलम्मि पव्वदवरे वीरजिणो अद्गुकत्तारो॥ 

चउरस्सो पुब्वाए रिसिसेलो दाहिणाए वेभारों। 

णइरिदिदिसाएं बिउलो दोण्णि तिकोणद्विदायारा ॥ 


तीर्थंकर महावीर ओर उनकी देशना : १९९ 


चतुर्थ पव॑त वलाहक नामका है। यह धनूषके आकारका तीनों*दिशाओंको 
घेरे हुए शोभित है। पाँचवाँ पाण्डक नामक पव॑त्त गोलाकार पूर्वोत्तर-मध्यमें है। 
ये पाँचों पर्वत फल-पुष्पोंके समूहसे युक्त हैं। इन पव॑तोंके बनोंमें वासूपृज्य 
स्वामीको छोड़कर शेष समस्त तीर्थंकरोंके समवशरण हुये हैं। ये वन सिद्धक्षेत्र 
भी हैं और कम-निज रामें कारण हैं' । 

वत्तमानमें पहला पर्वत विपुलाचल है। इसी विपुलाचलपर तीर्थंकर महा- 
वीरका प्रथम समवशरण हुआ था । दूसरा रत्नगिरि है, त्तीसरा उदयगिरि है 
चौथा स्वर्णंगिरि है और पाँचवाँ वेभारगिरि नामका है। 


राजगृहके प्राचीन नाम पंचशलपुर, गिरिव्रज, कुशाग्रपुर, क्षितिप्रतिष्ट 
आदि मिलते हैं। मगध-देशमें अनेक उत्तम भव्य भवनोंसे यव्त राजगह-तगर 


चावसरिच्छो छिण्णो वरुणाणिलसोमदिसविभागेसु । 
ईसाणाए पंड वण्णा सब्वे कुसग्गपरियरणा ॥ 
>+तिलोयपण्णत्ती १(६५-६७ 
पंच-सेल-पुरे रम्मे विउले पब्चदुत्तमे । 
णाणा-दुम-समाइण्णे देव-दाणव-वंदिदे ॥ 
महाबीरेणत्यो कहिओ भविय-लोयस्स । 
--षट्खण्डागम, धवलाटीका-समन्वित, पु० १, पृ०६१, 
१. पंच्शलपुर॑ पूत॑ मुनिसुब्रतजन्मना । 
यत्परध्वजिनीदृ्ग... पञ्चश लपरिष्कृतम्‌ ॥ 
ऋषिपूर्वों गिरिस्तत्र चतुरस्र: सनिर्झरः । 
दिग्गजेन्द्र इवेन्द्रस्थ कुकुभ भूषयत्यलूम्‌ ॥। 
वैभारो दक्षिणामाशां त्रिकोणाकृतिराश्रित: । 
दक्षिणापरदिग्मध्य॑ विपुलश्च तदाकृति: ॥ 
सज्यचापाकृतिस्तिल्नो दिश्लो व्याप्य वलाहकः । 
शोभते पाण्डुको वृत्त: पूर्वोत्तरदिगन्तरे ॥। 
फलपुष्पभरानम्रलतापादपशोभिता: । 
पतन्निझ रसद्भातहारिणो गिरयस्तु ते ॥ 
वासुपूज्यजिनाधीशादितरेषां जिनेशिनाम्‌ । 
सर्वेषां समवस्थानै: पावनोरुवनान्तरा: ॥ 
तीर्थयात्रागतानेकभव्यसं घनिषेवित: | 
मानातिशयसम्बद्ध: सिद्धक्षेत्र: पवित्रिता: ॥ 


--हरिवंशपुराण, १।५२-५८, 


० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


है। इस नगरीको वेष्टित किये हुए पाँचशेल हैं, इसीलिए इसे पंचशेलपुर कहा 
गया है। तीर्थंकर मुनिसुव्रतनाथके चार कल्याणक यहीं सम्पन्न हुये थ । जेन 
साहित्यमें राजयृहू और विपुलाचलका बड़ा महत्त्व वणित है। घवलाटीका, जय- 
धवलाटीका, तिलोयपण्णत्तो, पद्मपुराण, महापुराण, हरिवंशपुराण, णायकुमार- 
चरिउ, जम्बुसामिचरिउ, उत्तरपुराण, आराधना-कथाकोश, पुण्यास्रव-कथाकोष, 
मुनिसुव्रतकाव्य, धर्मामृत आदि ग्रन्थोंमें इस नगरीका माहात्म्य वरणित है। 

राजगृहके साथ जन पुराणोंकी शताधिक कथाएँ सम्बद्ध हैं। पुराततत्त्वकी 
दुष्टिसि भो विपुलाचल और राजगृह महत्त्वपूर्ण हैं । 

फाहियान (ई० सन्‌ ४००) ने आँखों देखा राजगृहका वर्णन किया है । वह 
लिखता है--“नगरसे दक्षिण दिशामें चार मील चलनेपर वह उपत्यका मिलती 
है, जो पाँचों पव॑तोंके बोचमें स्थित है। यहाँपर प्राचीन कालमें सम्राट्‌ बिबसार 
विद्यमान था। विपुलाचल धार्मिक पविन्नताकी दृष्टिसे प्रसिद्ध है। आज यह्‌ 
तगरी नष्ट-अ्रष्ट है। ।” 

१८ जनवरी सन्‌ १८११ ई० को बुचनन साहबने इस स्थानका निरीक्षण 
किया था और इसका वर्णन भी लिखा है। उनसे राजगृहके ब्राह्मणोंने कहा 
था कि जरासंधके किलेको किसी नास्तिकने बनवाया है--जैन उसे उपश्रेणिक 
द्वारा बनाया बत्ताते हैं। बृचनन साहबने यह भी लिखा है कि पहले राजगृहपर 
चतुभुंजका अधिकार था, पश्चात्‌ राजा वसु अधिकारी हुए, जिन्होंने महाराष्ट्रसे 
चौदह ब्राह्मणोंकी लाकर बसाया था । वसुने श्रेणिकके बाद राज्य किया था*। 

कनिधमने लिखा है कि-- प्राचीन राजगृह पाँचों पव॑तोंके मध्यमें विद्यमान 
था। मनियारमठ नामक छोटा-सा जेन मन्दिर सन्‌ १७८० ई० का बना हुआ 
था | मनियारमठके पास एक पुराने कुएँको साफ करते समय इन्हें तीन मूत्तियाँ 
प्राप्त हुई थीं। इनमें एक मायादेवीकी मूर्ति थो, दूसरी सप्तफणमण्डलयुक्त एक 
नग्न मूतति तीर्थंकर पाश्वेनाथकी थी? । 

एम० ए० स्टीन साहब लिखते हैं--“वेभारगिरिपर जो जैन मन्दिर बने 
हुए हैं, उनके ऊपरका हिस्सा तो आधुनिक है, किन्तु उनकी चौकी, जिनपर वे 
बने हुए हैं, प्राचीन हैं |” 

श्रीकाशीप्रसाद जायसवालने मनियारमठवाली-पाषाण मूतिका लेख पढ़कर 





१, फबएट3 त नागा, ऊैटगे ([णाव07, - 869) 97. 0-38, 
२, ऊेपटाग्राध्या, पषबएट5 व। रण िक्रप्ंटा, 98० ]25-]44., 
३, #लाब<०6ट्टां टथे 8प्एए८ए ण पावांब, ४०, । (87]) 7९, 25-26, 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : २०१ 


बताया है कि यह रुख पहली शत्ताब्दीका है और उसमें सम्राट श्रेणिक तथा 
विपुलाचलका उल्लेख है" । 

आर० डी० बनर्जनि बताया है कि सातवीं शत्ताब्दीत्क विपुलाचछ और 
वेभारगिरिपर जेन स्तूप विद्यमान थे और गुप्तकालकी कई जेन मूर्तियाँ भी 
वहाँ हैं। सोनभद्ग-गुफामें यद्यपि गुप्तकालीन लेख हैं, पर इस गुफाका निर्माण 
मौयंकालके जैन राजाओंने किया था | 

विपुलाचल पव॑तके तीन मन्दिरोंमेंसे मध्यवाले मन्दिरमें चन्द्रप्रभस्वामीकी 
इवेतवर्णकी मूर्ति विराजमान थी, जो गुप्तकालोन अनुमानित है। 

द्वितीय रत्नगिरिपर महावीर स्वामीकी श्यामवर्ण-,्रतिमा एवं तृत्तीय उदय- 
गिरिपर महावीर स्वामीकी खड्गासन-प्रतिमा निश्चयत: गुप्तकालीन है । 

संक्षेपमें राजगृहके विपुलाचल पवंतपर अन्तिम तीर्थंकर महावीरका प्रथम 
समवशरण लगा था। आज भी सोनभण्डार, मनियार, गौतमवन, सीताकुण्ड 
आदि स्थान ज॑ंन संस्कृतिस सम्बद्ध हैं । 

पुरातत््वके अनुसार राजगृह नगरको कुशात्मज वसुने गंगा ओर सोन 
नदीके संगमपर बसाया था। महाराज श्रेणिकने पंचपहाड़ीके मध्यमें नवीन 
राजगृह नगरको बसाया, जो विभूति और रमणीयत्तामें अद्वितोगय था। जब 
श्रेणिकके पुत्र अजातशत्रने मगधकी राजधानी चम्पाको बनाया, उस समय 
किसी कारणवश अग्निदाहसे यह नष्ट हो गया। अतएब संक्षेप राजगहके 
निकट स्थित विपुलाचल पर्वत तीर्थंकर महावीरका प्रथम देशनास्थल है। यहीसे 
धर्मंतोथंका उदय हुआ है। 
चतुविधसंध-स्थापना 

तीर्थंकर महावीरके उपदेशीस प्रभावित होकर अनेक राजा-महाराजा, 
राजकुमार, सार्थवाह, श्रेष्ठि, राजमहिषियाँ, श्रेष्ठिपत्नियाँ एवं सामान्य नर- 
नारीजन उनके शिष्य बने । इस सम्पूर्ण शिष्य-समुदायको महावीरने चतुविध- 
संधर्मे विभक्त किया था--(१) मुनि, (२) आयिका, (३) श्रावक और (४) श्राविका। 
इस व्यवस्थाकीं दो भागोंमें भी विभक्त किया जा सकता है--(१) मुनि और 
(२) श्रावक । 

संन्यस्त व्यक्तियोंके लिये मुनि और आयिका अलग-अलग संघ बनाये गये थे । 
इसी प्रकार श्रावक-भ्ाविकाओंके लिये पृथक्‌ संघकी व्यवस्था की गयी थी। जो 


१. उ०त्ष ० पर क्रीतक्र शात 07588 शिट०, 5०८, ए०, जुड़ा] ( [णा० 
935 ), 
२ पावीबा म्ाहठााटबो (प्रथावतए, ५०, जहए, 7४४०४ 205-20, 


२०२ : तोर्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


निग्नल्थ बनकर आत्माका विकास करना चाहता था, वह मुनि-संघका सदस्य 
बनता और जो घरमें रहकर शआआवकके ब्रतोंका आचरण करते हुए आत्मोत्यान 
करना चाहता था, उसके लिये श्रावक और श्राविका-संघकी व्यवस्था थी। तीर्थंकर 
महावी रके यहां जाति और वर्ण-व्यवस्था नहीं थी, बल्कि आचारके आधारपर 
संघ-व्यवस्था थी। जैन मुनियोंके आचा रके नियम कठोर थे और वे उन नियमोंका 
आचरणकर आत्माके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीय॑ आदि गुणोंका विकास करते थे | 

महावीरके संघमें पृवंधारी ३००, शिक्षक ९०००, अवधिज्ञानी १३००, केवली 
७००, विक्रियाधारी ९००, मनःपयंयज्ञानी ५००, वादी ४००, सवंऋषिसंख्या 
१४०००, आयिका ३६०००, श्रावक १००००० और श्राविकाएँ ३००००० थीं |* 
प्रधान श्रोता--श्रेणिक : समवशरणकी शरण 

काललब्धिके प्राप्त होनेपर मिथ्यादुष्टि सहजमें ही सम्यग्दृष्टि बन जाता 
है | श्रेणिक त्रिम्बसार जेनधमंका विरोधी था, निग्नेन्थ साधुओंकी निन्‍्दा और 
अवमानना करता था। बौद्धधर्मके प्रति उसके हृदयमें अटल श्रद्धा थी, पर 
महारानी चेलनाने अपने चातुयंसे उसे महावीरका भक्त एवं अनुयायी बना 
दिया । उसकी समस्त अशुभवृत्तियाँ शुभवृत्तियोंके रूपमें परिवर्तित हो गयीं । 
भौतिकतामें भटकत्ता हुआ उसका मन शान्त हो गया। तीज पापाचरणसे बाँधी 
गयी सप्तम नरककी आयु खण्डित होने लगी और वह प्रथम नरकको जघन्य 
आयुके रूपमें परिणत हो गयी । सत्य है कि जीवनमें जब आध्यात्मिक जागृति 
होती है, तो सभो शुभोपलब्धियाँ स्वयमेव प्राप्त हो जातो हैं | एक क्षणके लिए 
प्राप्त को गयी आध्यात्मिक जागुति भी अनेक जन्मोंको मंगलमय बना देती है। 
श्रेणिकका मोह भंग हुआ और उसकी जीवनधारा परिवर्तित हो गयी। महा- 
वीरके समवशरणको शरणने उसे भावी तीर्थंकर बना दिया | 


१. शतानि त्रीणि पूर्वाणां धारिण: शिक्षकाः परे । 
शन्यद्वितयरन्ध्रादिरन्श्रोक्ता: सत्यसंयमा: ॥ 
सहस्रमेक त्रिज्ञानलोचनास्त्रिशताधिकम्‌ । 
पग्चमावगमा: सप्तततानि परमेष्ठिन: ॥ 
शतानि नवविज्ञेया विक्रयड्धिविवद्धिता: । 
चतुर्दशसहस्राणि पिण्डिता: स्युर्मुनीरव रा: ॥। 
चन्दनाद्याथिका: शुन्यत्रयषडवह्िसम्मिता: । 
शक्रावका लक्षमेक तु त्रिगुणा: श्राविकास्तत: ॥ 
-“:5त्तरपुराण ७४॥३७५-३७९; तिलो० प० ४॥११६६-११७६ 
रि० पु० ६०।४३२-४४०; 








तीथंकर महावीर और उनकी देशना : २०३ 


श्रेणिक : वंशपरिचय 


ई० पूृ० छठी शत्तीमें मगधका शासन शिशुनागवंशीय क्षत्रिय राजाओंके 
बाहुओंकी छायामें पल रहा था । इसकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें बताया जाता है 
कि महाभा रततयुद्धमें जरासन्धकी मृत्युके पश्चात्‌ उनके अन्तिम वंशज रिपुर्जय- 
को मगधका शासनभार प्राप्त हुआ । इसके मन्‍्त्री शुकनदेवने थि० सं० पूर्व ६७७ 

(ई० पू० ६१०) में इसे मार डाला और अपने पुत्र प्रयोतनको मगधका राजा 

नियुक्त किया। इस बंशमें वि० सं० ६७७-५८५ (ई० पू० ६१०-५२८) पुर्व॑ तक 
पालम, विशाखाभूप, जनक और नन्दिवद्धंनने राज्य किया। अनन्तर इस 
वंशका पाँचवाँ राजा शिशुनाग हुआ। यह पराक्रमी, प्रतापी, साहसी और 
श्रवोर था, अत्तएव इसीके नामपर इस वंशका नाम शिशुनागवंश प्रसिद्ध 
हुआ । ई० पृ० ६४२-४८० तक शिशुनाग, कामवर्ण, कर्मक्षपण, उपश्रेणिक, 
श्रेणिक या बिम्बसार, कूृणिक या अजातशत्र , हषेक, उदयाश्व, नन्दिवर्धंन 
और महानमि ये दस राजा हुए । 

उपश्रेणिकके पुत्रका नाम श्रेणिक बिस्‍्बसार था। इसका जन्म ई० पु० 
६०१ में हुआ था। उपश्रेणिक मगध-जनपदके राजा थे। राजगृह इनकी राज- 
धानी थी । मगधके समीपदवर्ती चन्द्रपुरके राजा सोमशर्माका उपश्र णिकके साथ 
युद्ध हुआ और उपश्र णिकने उसे थुद्धमें परास्तकर अपने राज्यकी वृद्धि की | 
उपश्रेणिककी पट्टरानीका नाम इन्द्राणी था । श्रेणिकका जन्म इसीकी 
कुक्षिसे हुआ था ।' 

श्रेणिकका बचपन सुखके रंगीन पलकोंमें बसा था। इन्हें वचपनमें मात्ता- 
पिता दोनोंका ही प्यार मिला था। श्रेणिककी बुढ़िकी प्रशंसा श्रत्येक व्यक्ति 
करता था | वह असाधारण गुणोंका आगार था । बालक श्रेणिकको विद्यारम्भ 
कराया गया | उसने अपनी कुशाग्रबुद्धिके कारण थोड़े ही समयमें समस्त 
विद्याओं, कलाओं और शस्त्र-संचालनमें प्रवीणता प्राप्त कर ली । श्रेणिकमें दान 
देनेकी संस्कारगत प्रवृत्ति थी । 

उपश्रेणिकको श्रेणिकके अतिरिक्त अन्य पुत्र भी थे। महाराज उपश्रेणिकने 
चिलातीपुत्रको राज्य देनेका पहले ही वचन दे दिया था, परन्तु इस समय इन्हें 
चिन्ता उत्पन्न हुई कि सब पुत्रोंमें सच्चा राज्याधिकारी कौन है ? अतः उन्होंने 
एक ज्योतिषीको बुलाकर पूछा--'मेरे पुत्रोंमें मेरे राज्यका अधिकारी कौन 
होगा” ? 

ज्योतिषीने कहा कि-महाराज आप अपने पुत्रोंकी परीक्षा करें, जो अधिक 


१. श्रेणिकचरित, पु० १८-३२. 


२०४ : तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


बुद्धिमान्‌ और योग्य हो, उसे ही राज्याधिकारी बनाइये”। परीक्षा निम्न प्रकारसे 
ली जा सकती है :-- 

१. आप एक चीनो भरा हुआ घड़ा पुत्रोंको दीजिए, जो घड़ेंको सेवकके 
सिर॒पर रखवाकर सिंहद्वारपर रख आये और स्वयं क्रीडा करता हुआ पीछेकी 
ओर से निकल आये, वही मगधका स्वामी होगा । 

२. प्रत्येक पुत्रको एक नवीन घड़ा दीजिए, जो घड़ेको ओससे भर दे, 
वही मगंधका शासक होगा | 

३. सभी पुत्"ोंको एक साथ भोजन कराइये, वे जब भोजनमें लीन हों, 
एक खूंखार कुत्तेको छोड़ दीजिए | जो पुत्र निर्भय होकर भोजन करता रहे 
और कुत्तेको भी खिलाता रहे, वही राजा होगा | 

४, जिस समय नगरमें आग लगे, उस समय जो पुत्र सिरपर क्षत्र, चमर 
धारणकर निकले, वही पुत्र मगधका भावी सम्राट्‌ होगा । 

५. भोजन ओर जलसे परिपूर्ण वत्तंत दोजिए, जो पुत्र इन वत्तंनोंका 
मुंह खोले विना ही भोजन और जल ग्रहण कर ले, वही मगधका अधिकारी 
होगा । # 

उपश्रेणिकने उपयुक्त रूपोंमें अपने सभी पुत्रोंकी परीक्षा की। कुमार 
श्रेणिक अपनी अद्भुत्त प्रतिभाके कारण सभी परीक्षाओंमें सफल हुए | उन्होंने 
घड़ेको ओससे भर दिया। एक मोटा वस्त्र लेकर जिस स्थानकी घास भींगी 
हुई थी, उस वस्त्रकों उस घासपर रखकर कई बार घुमाया और भींगे हुए 
वस्त्रका जल घड़ेमें निचोड़ दिया । इस प्रकार कुछ ही घंटोंमें ओससे घड़ेको 
भर दिया। 


भोजन करते समय खूंखार कुत्तेके आनेसे अन्य पुत्र तो भाग गये, पर 
श्रेणिकने अपनी थालोमेंसे कुछ भाजन कुत्तेके सामने भी रख दिया, जिससे 
कुत्ता शांत होकर भोजन करता रहा। कुमार श्रेणिक भी निश्चिन्त होकर 
भोजन करता रहा । 

इस प्रकार श्रेणिक बिम्बसार अपनी अद्भुत मेधाके कारण सभी परी- 
क्षाओंमें सफल हुए, जिससे उपश्र णिकनें यह निश्चयकर लिया कि मगधका 
भावी सम्राद श्रेणिक ही होगा। पर उपश्रेणिक वचनबद्ध होनेके कारण 
अशांत था | वह सोच रहा था कि मैंने चिलातोपुत्रको राज्य देनेका संकल्प 
किया है। मेरा यह संकल्प केसे पूरा होगा ? श्रेणिकके रहते हुए चिलातीपुत्र 
राजा नहीं हो सकता है। अतएव श्रेणिकका मगधसे निष्कासन आवश्यक है। 

उपश्रेणिकने श्रेणिकको मगध छोड़कर चले जानेका आदेश दिया | कुमार 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : २०५ 


श्रेणिक राजगृह छोड़कर नन्दग्राम पहुँचा और यहाँ अपनी विद्या-बुढ्धिके प्रभाव- 
से आजीविका अजित करने लगा। इसकी विद्वत्ता और प्रतिभासे सोमशर्मा 
ब्राह्मणको पुत्री नन्दश्री अत्यन्त आकृष्ट हुई और श्रेणिकके साथ पाणिग्रहण 
करनेका अभिग्रह किया । 

श्रेणिकका विवाह नन्दश्रीके साथ सम्पन्त हो गया और इसीसे अभयकुमार 
नामक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। इस नगरमें श्रेणिकने राजा वसुपालके 
हाथीको निर्मंदकर वशमें किया, जिससे राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ | श्रेणिक- 
के परामरशसे राजाने सात दिनों तक अहिसा-धर्मके पालन करनेको घोषणा को 
और हिसाको बन्द कर दिया । 

उपश्रेणिकने अपने संकल्पानुसार चिलातीपुत्रको मगधका शासक नियत 
किया, पर चिलातीपुत्र अपनी योग्यताओं और असमर्थंताओंके कारण राज्य- 
संचालनमें असमर्थ रहा | उपश्रेणिककी मृत्युके अनन्तर चिलातीपुत्रने प्रजापर 
अत्याचार करना आरम्भ किया, जिससे प्रजा “त्राहि', 'त्राहि' करने लगी। 
मन्त्रियोंने राज्यकी दुरवस्थापर विचार किया और निश्चय किया कि चिलातोी- 
पुत्रसे राज्य नहीं चल सकता है। अत्तएव श्रेणिककी तलाश करनी चाहिए। शिशु- 
नागवंशमें श्रेणिक बिम्बसार ही ऐसा योग्य व्यक्ति है, जो मगध-शासनकों 
सुदृढ़ कर सकता है। फलत: श्रेणकको ढूंढ़कर मगधमें लाया गया और ई० 
पू० ५७९ में इसका राज्याभिषेक सम्पत्त हुआ | 

चिलातीपुत्र स्वयं ही राज्यभार छोड़नर चला गया और वेभारगिरिपर 
मुनियंकरि निकट पहुँचा और वहाँ दिगम्बरी-दीक्षा गहण कर लो। उसने घोर 
तपश्च रण कर सर्वार्थंसिद्धि विमान प्राप्त किया । 

श्रेणिकने मगव-शासक बन राज्यका विस्तार किया और ई० पु० ५५९ में 
इसने अपना प्रधानमन्त्रो अभग्रकुमारको नियत किया। केरलनरेश मृगांकने 
अपनी कन्या विछासवतोका विवाह श्रेणिक बिम्बसा रके साथ सम्पन्न किया | 

बिस्‍्वसा रका एक अन्य विवाह वेशालीके राजा चेटककी पुत्री चेलनाके साथ 
भी सम्पन्त हुआ, जिससे इनके घामिक जीवनमें आश्चयंजनक परिवत्तंन हुआ | 

बिम्बसारके साथ चेलनाका विवाह भी एक घटना है। कहा जाता है कि 
भरत नामक चित्रकार चेटककी पुत्री चेलनाका सुन्दर चित्र अंकितकर राजगृह- 
में उपस्थित हुआ | बिम्वसार चित्रके दर्शनमात्रसे मन्त्रमुग्ध हो, चित्राद्धितत 
नारी चेलताको प्राप्त करनेके लिए उत्कंठित हो गया । बिम्बसार मगध छोड़नेके 
अनन्तर बौद्धथर्ममें दीक्षित हो गया था और इसी धरमंका वह पक्का श्रद्धालु था। 


चेटककी यह प्रतिज्ञा थी कि वह साधर्मीके साथ ही अपनी कत्याका विवाह 


२०६ : तोर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


करेगा। बिम्बसार बौद्धधर्मानुयायी था। किन्तु चेलनाके साथ विवाह करनेके 
लिए वह छलसे जैन धर्मानुयायी बन गया | फलत: चेटकने चेलनाका विवाह 
बिम्बसा रके साथ ई०पू० ५५८ में कर दिया | 

जब चेलना राजगृहमें आयी तो बिम्बसारको जेनवर्म्रेषी और बौद्धधरमंका 
अनुयायी ज्ञातकर उसे आन्तरिक वेदना हुई। वह सोचने लगी--'वह नारी 
क्या, जो अपने जावन-साथीको अनुकूल नहीं बना सकतो ? जो कार्य अस्तर- 
शस्त्रोंस सम्पत्त नहीं होते, वे वुद्धिद्वारा सम्पन्न हो जाते हैं । में अपनी सेवा, 
त्याग और तपश्चर्या द्वारा बिम्ब्रसारके हृदयकों परिवर्तित कर दू गी ।' 

चेलनासे ई० पु० ५५७ माचमें अजातशत्रु या कुणिकका जन्म हुआ। वह 
बड़ा तेजस्वी और प्रतापी था। बड़ा होनेपर ई० पु० ५३५ में वह चम्पाका 
शासक नियुक्त हुआ और पषड्यन्त्रद्ारा श्रेणिकको बन्दीगुहमें बन्दी बनाकर 
ई० पुृ० ५२६-५०३ में मगधका शासक बना । 


श्रेणिक ; मिथ्यात्व-तिमिरका ध्वंस : सम्पक्त्वका प्रकाश 


बिम्बसारकों बौद्धधमंका अहंकार था और वह जैन साधुओंको कष्ट पहुँचाने- 
में आनन्दका अनुभव करता था । एक दिन पाँच-सौ शिकारो कुत्तोंकी लेकर एक 
वनमें आखेटके लिए गया। वहाँ उसे एक साधु ध्यान-संलूग्न दिखाई पड़ा । 
वह जेन साधु थे और नाम था यमधर | बिम्बसारके मनमें जैन साथुओंके प्रति 
पहलेसे ही हेषाग्नि प्रज्वलछित थी | यमधरको देखते ही उसका क्रोध बढ़ गया । 
उसने अपने सभी कुत्तोंको संकेत किया और वे यमघरकी ओर झपटे | पर 
यमधर वीतराग थे, उन्हें किसीसे राग-द्वेष क्या ? वे अपने कर्मावरणको तोड़ने- 
में सचेष्ठ थे। उनकी वीतरागत्ताकी साधना उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी। वे 
गम्भोरतापुवंक अपने आत्म-निरीक्षणमें रत थे | 

शिकारी कुत्तोंके झपटनेपर भी वह अपने स्थानपर हिमालयकी भाँति अडिग 
थे | उनके ऊपर न किसीका भय था और न आतंक ही । निर्भय होकर ध्यानमें 
लीन थे । महान्‌ आइचयंकी घटना घटित हुई कि शिकारी कुत्ते यमधरके पास 
पहुँचकर पूँछ हिला-हिलाकर धरतीपर लोटने लगे। यमधरकी अहिसा और 
क्षमाशोलताके समक्ष शिकारी कुत्ते भी सरल सीधे हो गये | उनके हृदयमें 
विषके स्थानपर अमृत उत्पन्न हो गया। वे अपनी खूँँखारता भूछ गये तथा 
मुनिके चरणोंम नतमस्तक हो गये । 


बिम्बसार ने इस घटनाको विस्मयकी दृष्टिसे देखा, पर क्षमा और शांतिके 
स्थानपर उसके हृदयमें मुनिराजके प्रति हेषाग्नि और अधिक उद्दीघ्त हो गयी। 
वह मन-ही-मन सोचने लगा कि यह साधु अवश्य ही मायावो है। इसने माया करके 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : २०७ 


शिकारी कुत्तोंको अपने वशमें कर लिया है। अब में इसकी खबर लिये बिना 
तहीं मानूँगा। 

इस प्रकार विचारकर बिम्बसारने तरकशसे ब्राण निकाला और यमधर 
मुनिपर चलाना आरम्भ किया | पर यहाँ भी अत्यन्त विश्मयकारी घटना धटितत 
हुई। बिम्बसारके बाण यमधर मुनिराज तक पहुँचते ही नहीं थे । बलपूवंक 
चलाये गये बाण भी उनकी प्रदक्षिणा देकर वापस लौट आते। बाणोंसे 
मुनिराजकी कुछ भी हानि नहीं हुई । 

इस घठनासे विम्बसारका मन कोपज्वालासे जल उठा। उसकी द्वेषाग्नि 
'और अधिक भभक उठी | अतएवं उसने एक मृत सर्प यमधर मुनिके गलेमें डाल 
दिया । सर्पके डाल देनेपर भी मुनिराज पहलेके समान ही गम्भीर और 
अटल बने रहे । 

बिम्बसार जब लौटकर अपने राजभवनमें पहुँचा, त्तो उसने बड़े गवंके साथ 
राजमहिपी चेलनाको बतलाया कि आज उन्हें किस प्रकार एक मुनिका दशंन 
हुआ। अपने शिकारी कुत्तोंको छोड़ा, पर वे मुनिकी प्रदक्षिणा कर शान्त हो गये । 
मुनिको आहत करनेके लिए उसने बाण चलाये, पर वे भी विफल हो गये। 
जब मुनिको प्रत्यक्ष रूपसे किसी प्रकारका कष्ट न पहुँचा सका तो मुत्तस्प॑ उनके 
गलेमें डालकर वहाँसे वापस चला आया। राजमहिषी चेलनासे अहंकारपूर्वक 
उक्त बातें कहते हुए वे बोले--'देवी ! लगता है कि तुम्हारा गुरु बड़ा मायावी 
या मान्त्रिक है । उसने कुत्तोंको तो वशमें कर ही लिया, मेरे बाणोंको भी 
असफल कर दिया | 

राजमहिंषी चेलता--“स्वामिन्‌ ! अहिसाकी पूर्ण साधना करनेवाले जैन 
मुनि वीतराग होते हैं। राग-हेषसे रहित होनेके कारण उनके समक्ष हिसाकी 
क्रियाए' असफल हो जाती हैं | शरीरसे ममत्वका त्याग करनेके कारण ये सम- 
दर्शी होते हैं। भापने इन्हे दुःख देकर बड़ा पाप किया है । आपको अपने बुरे 
भाव रणके लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए। 

बिम्बसारने राजमहिषी चेलनाकी बातोंको हँसीमें उड़ा देता चाहा; पर 
जब चेलनातते अपने तकों द्वारा राजाको प्रभावित किया तो उन्हें मुनिराज 
यमधरको सेवामें उपस्थित होनेके लिए बाध्य होना पड़ा । 

यमधर ध्यानमें संलग्न थे। उनके मुँहपर दिव्य तेजकी छटा विद्यमान 
थी । थरीरपर लाखों चींटियाँ चढ़ी हुई थीं। चींटियोंने काट-काटकर उनके 
शरीरको क्षत-विक्षत कर दिया | किन्तु शरीरसे इतने अनासक्त थे कि उन्हें इस 
वेदनाका तनिक भी अनुभव नहीं हो रहा था । उनकी चेतना अखण्ड अनन्त 
आनन्दसे परिपूर्ण थी। उन्तके आध्यात्मिक विकासके समक्ष भौतिक विकास 


२०८ : तोर्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


नगष्य और श्रीहीन थे । संयमको साधनाने उनकी आत्मामें अपूर्व तेज उत्पन्न 
कर दिया था । 


भुनिराजको चींटियोंके उपसगंसे आक्रान्त देखकर चेलनाकी आँखें सजल 
हो उठीं। उसने अपने हाथोंसे यमधरके शरीरपर चढ़ी हुई चींटियोंको हटाया 
ओर उनके शरोरपर चन्दनका लेप किया। उपसगंके दूर होते हो मुनिने 
भाँखें खोल दीं। बिम्बसार अपनी राजमहिषी चेलनाके सामने खड़े थे । मुनिने 
एक साथ दोनोंको धमंवृद्धिका आशीर्वाद दिया; अतः उनकी दृष्टिसे उपकार 
और अपकार करनेवालेमें कोई अन्तर नहीं था । हु 


मुनिराजके इस व्यवहारसे बिम्बसार बहुत प्रभावित हुए। उनके हृदयकी 
ग्रन्थि खुल गयी। हृदय परिवत्तित हो गया | प्रतिहिसाकी अग्नि श्ञान्त हो गयी 
और अजित मिथ्यात्व विगलित होने लगा। आत्म-कल्याणका दुरद्धंध॑ मार्ग 
दृष्टिगोचर होने लगा | जीवनका मँगलघट आत्मसौरभसे भरने छगा | बिम्बसार- 
को आज ऐसा अनुभव हुआ--मानों उसका नया जन्म हुआ हो । उनका अज्ञान- 
तम ढल चुका था और सच्चे ज्ञानकी किरणें फूट रही थीं। उनके जीवनके 
इतिहासमें यह घड़ी सदा अविस्मरणीय रहेगी । ० 


मंगल-प्रभातका दर्शन होते ही बिम्बसारकी आत्मा मृदुल हो गयी और 
उसमें उपदेश ग्रहण करनेका पात्रत्व विकसित हो गया। यमधर मुनि कहने लगे-- 
“वत्स | यह संसार नाशवान है, शरीर क्षणस्थायी है, आत्मा अजर-अमर है। 
जो अनन्त चेतन्यको प्रबुद्ध करनेकी साधना करता है, उसीका मानव-शरीर 
प्राप्त करता साथंक है । जीवनमें कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं, जो जीवनकी धाराको 
मोड़ देते हैँ । अतएव अब तुम तीर्थंकर महावीरके समवशरणमें जाओ। वह 
समवशरण विपुलाचलपर स्थित है ।” 


महावीरके दर्शन-मात्रसे बिम्बसारका जीवन कृतार्थ हो गया | वह महा- 
बीरके उपदेशोंका प्रमुख श्रोता था। उसने साठ हजार जीवन और जगत्‌- 
सम्बन्धी प्रइन पूछे, जिनका महावी रने उत्तर देकर श्र णिकको सन्तुष्ट किया । 


इतिहासकारोंको दृष्टिमें भ्रेणिक 


इत्तिहासकारोंने श्रेणिकका उल्लेख बिम्बसारके नामसे किया है। बौद्ध- 
ग्रन्थोंमें भी श्र णिकका विस्तृत जीवन-परिचय प्राप्त होता है। बताया गया 
कि २२ वर्षकी अवस्थासे ५२ वर्ष तक श्रेणिकने राज्य-शासन किया था। 
गिलगिटसे प्राप्त मेन्युस्क्रिप्टमें श्रेणिकका उल्लेख है।' बौद्धसाहित्यमें श्रेणिक- 





१. दोपवंश ३-५६-१० 


तीथँकर महावीर और उनकी देशना : २०९ 
१४ 


का वृत्त उसी अवस्था त्तक है; जब तक वह बौद्धधर्मावलम्बी रहा था। जेनधम्मं- 
को ग्रहण करनेके पश्चात्‌की घटनाओंका उल्लेख बोद्धसाहित्यमें नहीं मिलता है । 


सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ विसेन्ट स्मिथने ऑक्स फोर्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' 
में श्रंणिकका निर्देश किया है तथा इनके राज्य-विस्तारका भी वर्णन दिया 
है।" श्रीकाशी प्रसाद जायसवालने बिहार रिसच सोसाइटीके जनेल भाग एकमें 
बताया है कि श्रेणिकका राज्यकाल ५१ वर्षका था। कौशाम्बीके परन्तप 
शतानीक भीर श्रावस्तीके प्रसेनजित इनके समकालीन राजा थे ।* श्रीजयचन्द्र 
विद्यालंका रमे अपने भारतीय इतिहासको रूपरेखा” ग्रन्थमें श्रेणिकका विशेष 
वर्णन किया है। इन्होंने बौद्ध एवं जेन ग्रन्थोंके आधारपर मगध-साम्राज्यका 
संप्रथम शासक श्रेणिकको ही स्वीकार किया है। बताया गया है कि चेटक, 
बिम्बसार आदि राजाओंके समकालीन महात्मा बुद्ध थे। श्रेणिकका उत्तरा- 
धिकारी अजात्शत्रु हुआ, जिसने अपने राज्यका बहुत विस्तार किया । 


डॉ० रमाशंकर त्रिपाठीने लिखा है--“बिम्बसार एक सामान्य सामन्त 
भट्टियका पुत्र था और उसका विरुद सेनिय अथवा श्रेणिक था | पहले तो उसकी 
राजधानी भी प्राचीन गिरित्रज थी, पर बादमें अपने नये राजप्रासादके चतुर्दिक्‌ 
राजधानी बसाकर उसने उसका 'राजगृह' नाम सार्थक किया | बिम्बसारने 
आरम्भमें अपने प्रभावकों वेवाहिक सम्बन्धोंकी नीतिसे बढ़ाया । उसकी प्रधान 
महिषी कोशलदेवी राजा 'पसेनदि'की भगिनी थी; दूसरी रानी चेलना विख्यात् 
लिच्छवि राजा 'बेटक' की कन्या थी और तीसरी रानी क्षेमा मद्र (मध्य पंजाब) 
की राजकुमारी थी। इन विवाहोंसे न केवल बिम्बसारका समसामयिक राज- 
कुलोंपर प्रभाव विदित होता है, वरन्‌ यह भी सत्य है कि इन्हींकी पृष्ठभूमिपर 
मगधके प्रसारकी अट्टालिका खड़ी हुई। उदाहरणत्त: केवल कोशलदेवीके विवाह- 
दहेजमें ही काशीकी एक लाखकी वाषिक आय मगधको प्राप्त हुई | बिम्बसारने 
अपनी विजयोंसे भी राज्यका विस्तार किया। अंगके राजा ब्रह्मदत्तको परास्त 
कर उसके जनपद-राज्यको मगधमें मिला लिया” |३ 


श्रेणिक ; प्रधान धोता 


तीर्थंकर महावीरके समवशरणका वेभव अनिवंचनीय था। मुनिराज यमधर- 
के उपदेशसे और महारानी चेलनाके कार्यो द्वारा हृदय परिवर्तित होनेसे श्रेणिक 
विपुलाचलपर स्थित समवशरणमें प्रधान श्रोता थे। वे इन्द्र द्वारा लाये गये 





१ (गत्ते 5०7 रण [एतांब ४, 43. 
२ वृण्पाजने रण क्ाग्र मेटइट्याट $50ठलंढाए |, 4, 
३ प्राचीन भारतका इतिहास, सन्‌ १९५६, बनारस, पु० ७३-७४. 


३१० ; तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इन्द्रभूति गौतम, अग्निभूत्ति, वायुभूति, आदिकी अध्यर्थनाके हेतु उपस्थित 
थे। वज्जि और लिच्छवी राजा भी समवशरणमें श्रोताके रूपमें उपस्थित थे। 
चारों ओर हर्ष और उल्लासकी लहर व्याप्त थी | यों त्तो समवश रणकी व्यवस्था 
ही ऐसी थी कि सभी श्रोता जीव-जन्तु अपने-अपने नियत स्थानपर बैठते चले 
जा रहे थे | पर महाराज श्रणिक अपनी औपचारिकता प्रदर्शित करनेके लिये 
सभीकी भावभीनी अभ्यर्थता करते हुए यथास्थान बेठनेका निवेदन कर रहे थे। 

श्रे णिक युगविभ्ूति तीर्थकर महावीरके प्रति अपनी अपार भक्ति दिखला 
रहे थे । इस समय श्रंणिकको देखकर ऐसा त्तनिक भी आभास नहीं होता था 
कि ये कभी मिथ्यादुष्टि रहे हैं। श्र णिकके हृदयमें भक्तिके साथ आत्म-चिन्तन- 
को आकुलता भी समाहित थी । उनके मनमें त्रिषष्टिशलाका-पुरुषोंके जीवन- 
वृत्तको अवगत करनेकी प्रबल इच्छा थी। अतएव उन्होंने समवशरणमें 
त्रिषष्टिशलाका-पुरुषोंके चरितको ज्ञात्त करनेकी इच्छा व्यक्त की । आज जितने 
जेत पुराण उपलब्ध हैं, वे सभी श्र॑णिकके प्रश्नोंके उत्त रके रूपमें ग्रथित किये 
गये है । समवशरणमें यों तो सभी श्रोत्ताओंकी प्रश्न करनेका अधिकार था, पर 
श्रणिकको यह अधिकार सबसे अधिक प्राप्त था | जिस प्रकार इन्द्रभूति गौतम- 
को महावीरके पट्टगणधर होनेका सौभाग्य प्राप्त है, उसी प्रकार श्रेणिकको 
प्रधान श्रोत्रा होनेका गौरव उपलब्ध है । 


समवशरणमें दिव्यध्वनिके प्रादुर्भावहेतु गौतम गणधर जसे व्याब्याताकी 
आवश्यकता थी, उसी प्रकार जनहितके लिये श्र णिक जैसे प्रश्नकर्त्ताकी भी । 
तीर्थंकर महावीरके उपदेश जनकल्याणके हेतु सरल और सुबोध शकीमें होते 
थे । उनमें न आडम्बर था, न ढकोसला था, न दुराव था, न कोई छल-कपट ही। 
रोहा : बदला जोवन एक प्रवचनने 

रोहाका पिता मृत्यु-शय्यापर पड़ा है। वह अन्तिम घड़ियाँ गिन रहा है। 
पर न मालूम किस आश्षामें उसके प्राण अठके हुए हैं। रोहा पिताकी सेवामें 
उपस्थित हुआ और करबद्ध प्राथंना करता हुआ कहने लगा--“पूज्य तात ! 
आपकी अन्तिम इच्छा क्‍या है ? पुत्रका कत्तंव्य है कि वह पिताकी इच्छाओंको 
पूर्ण करे | अतएवं में आपकी अन्तिम इंच्छाको पूर्ण करनेके लिये प्रस्तुत हूँ ।” 

पित्ता--'वबत्स ! मैं त्तो कुछ हो क्षणोंका मेहमान हूँ, पर तुझे भेरी अन्तिम 
इच्छा पूर्ण करनी है।” 

रोहा--“तात ! शीघ्र आज्ञा दीजिये। मैं सभी त्रहसे तेयार हूँ ।' 


पिता--“वत्स ! तोर्थंकर महावीर नामका एक अद्धूत जादूगर है। उसकी 
वाणीका प्रभाव विचित्र रूपमें पड़ता है। वह सदाचार, धर्म और ज्ञानका 
उपदेश देता है, उसके उपदेशने मेरे कितने ही साथियोंके हृदय परिवर्तित कर 


तीथंकर महावीर और उनको देशना : २११ 


दिये हैं। वे चौर-कम छोड़कर सदगृहस्थका जीवन व्यत्तीत करने हगे हैं। 

अतएव तुम तीर्थंकर महावीरका उपदेश सुननेके लिये कभी मत जाना और 

जिस रास्तेमें उनकी समवशरण-सभा जुटी हो, उस रास्तेसे भी अलग रहना ।” 
रोहा--'पुज्यचरण ! आपकी आज्ञा स्वीकार है ।” 


पिताकी मृत्युके अनन्तर रोहा अपने पेतृक-व्यवसाय चोयं-कमंकी सुचारु 
रूपसे सम्पादित करने लगा। एक दिन वह किसी गाँवसे चोरी करके लौट 
रहा था कि मार्गमें त्तीथंकर महावीरका समवशरण दृष्टिगोचर हुआ। वह 
सोचने लगा-- कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। में कहाँ आकर फेँस गया हूँ। 
दिव्यध्वनिका एक भी शब्द सुनायी न पड़े, इस उद्देश्यसे उसने अपने कान 
बन्द कर लिये और तेजीसे दौड़ने लगा | दौड़ता हुआ जब वह समवशरणके 
समीप पहुँचा, त्तो उसके पेरमें एक काँटा गड़ गया । अब तो उसका चलना ही 
बन्द हो गया । अतः कानोंपरसे हाथ हटाकर काँटा निकालने लगा | इसी समय 
तीर्थंकर महावीरकी दिव्यध्वनि द्वारा देवलोकका वर्णन किया जा रहा था-- 
“देवोंकी प्रतिच्छाया नहीं पड़ती । उनके नेत्रोंक पछक नहीं गिरते । वे धरतीपर 
पाँव नहीं रखते । चार अंगुल ऊपर आकाशमें ही चलते हैं। उनको पुष्पमाला 
म्लान नहीं होती ।” 

विना इच्छाके रोहाके कानोंमें ये प्रवचन प्रविष्ट हो गये और वह इन 
प्रवचनोंकों भूलनेके लिये नाना प्रकारकी गालियाँ बकने लगा । किन्तु संसारका 
यह नियम है कि जिस बात्तको भूलनेका प्रयास किया जात्ता है, वह बात 
और अधिक याद आती है। रोहाने भी महावीरके प्रवचनोंकों भूलनेका पुरा 
प्रयास किया, पर वह उन्हें भूल न सका । 

रोहाके चौयं-कृत्योंसे राजगृह-निवासी बहुत तंग हो गये थे। चो रीसे परेशान 
नागरिकोंने सम्राट श्रेणिकके समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत की और श्रेणिकने मंत्री अभय- 
कुमारको चोरको पकड़ने और उचित दण्ड देनेका अधिकार दे दिया। अभय- 
कुमारने गुप्तरूपसे चोरोंके अड्डोंका निरीक्षण किया और बचन्द्रसेता नामक 
वेश्याको चोरके पकड़नेके लिये षड्यन्त्रहेतु तैयार किया। 

रोहा वेश्या-गमनके हेतु चन्द्रसेनाके यहाँ गया | चन्द्रसेना रोहाकी 
भाव-भंगिमासे समझ गयी कि यह चोर है। अतः उसने मदिरा-पान द्वारा 
रोहाको बेहोश कर अभयकुमारको सूचना दी। अभयकुमारके आदेशानुसार 
रोहाके रहस्यका पता लगानेके लिये उसे एक सुवासित भवनमें सुला दिया 
गया और उसके चारों ओर चार सुन्दरियाँ दिव्य वस्त्रालंकार धांरणकर खड़ी 
हो गयीं । जब रोहाकी मूर्च्छा दूर हुई, तो अपनेकी एक सज्जित, सुवासित 
और दिव्यभवनमें प्राप्तककर उसे आश्चयं हुआ। वे चारों सुन्दरियाँ हाथ 


२१२ : तीथंकर महावीर ओर उनको आचार्य-परम्परा 


जोड़कर कहने लगीं--यह स्वर्ग है और हमलोग दैेवाड्भनाएँ हैं। आपकी सेवाके 
लिये प्रस्तुत हुई हैं।” 

रोहा सोचने रूगा--“तीर्थकर महावीरने बतलाया था कि देवांगनाओंकी 
प्रतिच्छाया नहीं पड़ती । नेत्रोंके पलक नहीं झपकते | धरतोपर पाँव नहीं पड़ते | 
पर इन सुन्दरियोंमें ये लक्षण नहीं घटित हो रहे हैं। अवश्य ही मुझे पकड़नेके 
लिये यह षड्यन्त्र किया गया है। अतः मुझे कपटपुवंक उत्तर देना चाहिये । 
वह बोला मैं अत्यन्त धर्मात्मा हूँ। मैंने दान-पुण्यके अनेक काय॑ किये हैं । उन्हींके 
फलस्वरूप यह स्व मिला है।” 

प्रमाण न मिलनेसे अभयकुमारने छाचार होकर रोहाको छोड़ दिया | 
बन्धनमुक्त होनेपर रोहा विचारने लगा--“यह संसार स्वार्थी है। मेरे पिताने 
स्वार्थंसे प्रेरित होकर ही तोर्थकर महावीरका उपदेश न सुननेके लिये प्रतिज्ञा 
करायी थी। आज मेरे प्राणोंकी रक्षा महावी रके प्रवचनोंसे ही हुई है। महावीर 
स्वज्, हित्तोपदेशी और वीत्तराग हैं । अतः मेरे लिये उनका शरण ही कल्याण- 
कारक हो सकता है। मैंने उनके प्रति अपशब्दोंका व्यवहारकर पाप-बन्ध किया 
है। अत्तः मैं क्षमा याचनाकर इस चौयं॑-कर्मको त्यागकर दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण 
करू गा । इस संसा रमें कोई किसीका नहीं है। सब स्वार्थवश हितैषी बनते हैं ।' 

इस प्रकार ऊहापोहकर रोहा चोर महावी रके समवशरणमें उपस्थित हुआ | 
पश्चात्तापके कारण उसका हृदय शुद्ध तथा निर्मल बन गया और उसने दिगम्बर- 
दीक्षा ग्रहण कर ली। 

वास्तवमें महावीर ऐसे पारसमणि थे, जिनके सम्पकसे रोहा चोर जैसे 
कितने ही पापी स्वर्ण बन गये । उनके प्रवचनमें हृदय-परिवत्तंनकी अपूर्व क्षमता 
थी। दुष्ट-से-दुष्ट और दुराचा री-से-दुराचारी भी उनके निकट सम्पकंमें आनेपर 
परिवर्तित हुए बिना नहीं रह सकता था। उनको वाणीका प्रभाव जादू जैसा 
था। उन्होंने अपनी अहिसाकी मधुर वीणाद्वारा लोगोंके हृदयको द्रवीभूत 
कर दिया । वे अपने युगके सर्वश्रेष्ठ धमंनायक और जनहितेषी थे । 
सेघकुमार : बिलासका बिराग 

कहा जाता है कि मेघकुमारका जीवन बड़ा ही विलासी था । उसे भोगो- 
पभोगकी वस्तुओंसे विशेष रुचि थी। सुस्वादु और सुन्दर भोजन करना, नृत्यका 
अवलोकन करना ओर संगीतद्वारा चित्तका अनुरंजन करना उसका प्रतिदिन- 
का कार्य थां। जिसने भी मेघकुमारके वेभव और विलासको देखा, उसने 
कभी यह कल्पना भी नहीं कि यह व्यक्ति कभी विरक्‍्त हो सकता है। विला- 
सका परिणमन वीतरागतामें शायद ही कभी होता है | जो इन्द्रिय-सुलोंका 


तीथँंकर महावीर ओर उनकी देशना : २१३ 


दास बन चुका है, क्‍या वह कभी आत्माका आराधक हो सकता है? दाससे 
स्वामी बनना सहज नहीं है। मानवताके इत्तिहासमें मेघ कुमारका ऐसा 
उदाहरण है, जो जीवनको परिवर्तित करनेकी क्षमता रखता है । 

श्रेणिकके साथ मेघकुमार भी महावीरके समवशरणमें पहुँचा | उसने बड़े 


भक्तिभावसे प्रभुका चरण-वन्दन किया और अपने स्थानपर बैठकर तीर्थंकर 
महावी रका उपदेश श्रवण करने लगा। दिव्यध्वनि द्वारा सम्यक्त्वका विवेचन 


किया जा रहा था । आत्मोत्थानका साधन सम्यग्द्नको प्रतिपादित किया जा 
रहा था। प्रत्येक आत्मामें परमात्मज्योत्ति विद्यमान है और प्रत्येक चेतनमें 
प्रमचेतन सामाहित है। चेतन और परमचेतन दो नहीं हैं, एक हैं। कर्मा- 
वरणके कारण यह आत्मा संसारमें परिभ्रमण कर रही है, पर जब यह संसा र- 
के बन्धनोंसे मुक्त हो जायगी, तो सिद्धावस्थाको प्राप्त कर लेगी तथा यही 
भिखारीसे भगवान्‌ बन जायगी । 

सम्यग्दशंनके उक्त माहात्म्यको सुतकर मेघकुमार सोचने लगा--“कामना- 
ओोंकी दासता ही सबसे बड़ी दासता है। इन्द्रिय-सुखोंके अधीन रहनेवाला 
व्यक्ति कभी निराकुछ नही हो सकता है। मैंने अपनी इस युवावस्थामें सभी 
प्रकारके इन्द्रिय-सुखोंको एकत्र किया है, पर मुझे कभी इन सुखोंसे तृप्ति प्राप्त 
नहीं हुई है। दिव्यध्वनिमें आत्मनिष्ठाका और संसारके विषयोंकी असा- 
रत्ताका सतक विवेचन किया गया है| अतएव में शुद्ध निरंजन निविकारी पद 
प्राप्त करनेके लिए प्रभुचरणोंमें दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण करूँगा | अब न तो मुझे 
राज्य करनेकी इच्छा है और न राजसी वेभवको भोगनेकी ही आकांक्षा है। 
यह जगत्‌ मुझे घधकती चित्ताके समान सन्ताप-कारक प्रतीत हो रहा है। 
अतएव में मात्ा-पिताकी अनुमति लेकर अब दिगम्बर-दीक्षा धारण करूँगा । 

समवशरणसे लोटनेके पश्चात्‌ मेघकुमारने माता-पित्तासे अनुरोध किया-- 
“मेरा मन संसारके विषयोंसे ऊब गया है और मुझे यह निश्चय हो गया है कि ये 
विषयचाहकी दाह बढ़ानेवाले हैं। जैसे अग्निमें जितना अधिक इंधन डालते 
जाइये, अग्नि उतनी ही अधिक प्रज्वलित होती जायगी | अग्निको शांति करने- 
के लिए जलकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार इन्द्रिय-विषयोंको दमन 
करनेके लिए त्याग और वेराग्यकी आवश्यकता है। संयम ही एक ऐसा 
साधन है, जो भोगेच्छाओंको नियन्त्रित कर सकता है। पूज्यवर ! आप दोनोंके 
उपकार मेरे ऊपर अधिक हैं। आपने मेरी समस्त सुख-सुविधाओंका ध्यान 
रखा है तथा मेरा भरण-पोषण सभी प्रकारसे किया है। 


अब मेरी अन्तरंग इच्छा दिगम्बर-दीक्षा धारण करनेकी है। मेरी बिल- 


२१४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सितामें बीतरागताका गुणात्मक परिवत्तैन हो गया है | बिगत विछासी-जीवन- 
का स्मरण आते ही मेरा मनपश्चात्तापसे भर जात्ता है। अतएवं आप महानुभाव 
मुझे दीक्षा ग्रहण करनेकी अनुमति प्रदान कीजिए; जिससे में तीर्थंकर महावीर- 
की शरणमें जाकर ब्रत ग्रहण कर सकूँ।” 


श्रेणिक मेघकुमा रकी उदासीनता और उक्त भावनाकों अवगत कर अत्यंत 
आश्चयं चकित हुए और उन्हें इस बातकी चिन्ता हुई कि मेघकुमा रके दीक्षित 
होनेसे त्रुटि आयेगी और शासन-व्यस्था सम्यक्रूपसे नहीं चल पायेगी। वह 
सोचने लगे-- 


“मेघकुमार सुकुमार प्रकृतिके हैं, इससे क्या कठोर दिगम्बर-दीक्षाका निर्वाह 
हो सकेगा ? तपस्या करना बड़ा कठिन है। क्षुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण आदिकी 
बाधाओंको सहन करना सरल नहीं है। इन्द्रिय और मनका निग्नह करनेके 
हेतु बड़े साहस और घैयंकी आवश्यकता है । अत: मेघकुमार दिगम्बर मुनिके 
असिधारा-ब्रतका पालन किस प्रकार कर सकेगा ?” 


बहुत सोच-विचार करनेके पश्चात्‌ श्रेणिकने मेघकुमारको सम्बोधित कर 
कहा-- वत्स ! त्याग और संयमके कठोर मारगंका तुम अनुसरण कर सकोगे ? 
अभी तुम्हें घरमें रहकर ही आत्म-साधता करनी चाहिए | इसके साथ चिन्तन, 
मनन, प्राणिमात्रकी हितैषिता एवं सर्वप्राणिसमभावकी उदत/त्तवृत्तियोंको भी 
आत्मसात्‌ करना चाहिए। परिग्रह और ममत्ताके घटने या नष्ट होनेपर ही 
गृहत्याग करना उचित होगा । 


मेघकुमार--“पृज्यवर तात ! आपका उक्त कथन यथार्थ है। पर मैंने यह 
अनुभव क्र लिया है कि पाप कभी सुखका कारण नहीं बन सकते। इनके सेवन- 
से अन्तरात्मा कलुषित हो जाती है और व्यक्ति अपने निज स्वरूपको भूले 
रहता है। यह मोहोदयका परिणाम है कि आपके मुखसे इस प्रकारकी बातें 
निकल रही हैं। सात्त्विक वृत्तिको प्रत्येक समझदार व्यक्ति सुखप्रद मानता है। 
पापका सेवन करनेवालेको छोक, परलोकमें सभी प्रकारकी यातनाएँ भोगनी 
पड़ती हैं। अतः मेरा निश्चय अटल है। आप संयम ग्रहण करनेकी अनुमत्ति 
दीजिए ।" 

मेघकुमा रके उक्त कथनको सुनकर माताकी ममता उमड़ पड़ी और वह 
कहने लगीं--“वत्स ! तुम मेरी आँखोंके तारा हो । तुम्हारे बिना में केसे प्राण 
धारण कर सकूँगी । क्या मछली जलसे विमुक्त होनेपर जीवित्त रह सकती है ? 
अत्त: माँका आग्रह स्वीकार कर तुम्हें अभी गृहवास ही करना चाहिए। 


तीथंकर महावीर और उनको देशना : २१५ 


ज्येष्ठपुत्र होनेके कारण तुम्हीं राज्यके अधिकारी हो, अतः राज्यसुखका उपभोग 
किये बिना तुम्हें दीक्षा घारण नहीं करनी चाहिए ।* 

उपयुक्त कथनसे प्रभावित हो श्रेणिक कहने लगा--“वत्स ! तुमने यदि 
दिगम्बरी दीक्षा ग्रहण करनेका निश्चय कर लिया है, तो कोई बात नहीं। पर 
मेरा एक अनुरोध स्वीकार करो--तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः एक दिनके लिए 
राज्य-शासन स्वीकार करो, त्तदनन्तर दीक्षा ग्रहण करता |” 

मेघकुमा रने पिता श्रेणिकका आदेश स्वीकारकर एक दिनके लिए मगधका 
राज्यशासन ग्रहण किया और बड़ी सत्कता एवं कुशलततापूर्वक राज्यका संचा- 
लन किया | इसके द्वारा की गयी राज्यव्यवस्थाने श्रेणिकको:भश्चर्य चकित कर 
दिया | एक अनुभवी सम्राट्‌ जिस प्रकार राज्यशासनकी व्यवस्था करता है, 
उसी प्रकार मेघकुमारने राज्यकी व्यवस्था की | मन्त्रिव्ग भी उसकी बुद्धि एवं 
राजनीतिज्ञताको देखकर प्रभावित था । ह 

जब दिन समाप्त हो गया तो श्रेणिकने मेघकुमारसे प्रश्न किया कि अब 
क्या विचार है? श्रमण-दीक्षा ग्रहण करोगे अथवा राज्य-संचालन ? मेघकुमा रने 
विनीत भावसे उत्तर दिया--“तात्त ! में अपने निश्चयपर अटल हूँ। मुझे 
राज्य-सुख नीरस प्रतीत हो रहा है । इन भयंकर विषय-भोगरूपी सर्पोकी 
फुफका रसे में जला जा रहा हूँ । अतएवं अब मुझे शीघ्र ही दीक्षा ग्रहण करने- 
की अनुमति मिलती चाहिए ।” 

श्रेणिकको मेघकुमा रके दृढ़ निश्चयका बोध हो गया । अतः उसने प्रसन्‍्नता- 
पुबंक दीक्षा धारण करनेकी अनुमति प्रदान की । 

माता-पितासे अनुमत्ति प्राप्ततर मेघकुमार अपनी आठ पत्लनियोंके मध्य 
दीक्षाकी स्वीकृति लेनेक लिए उपस्थित हुआ | उसने अपनी पत्नियोंसे मात्ता 
पिताकी अनुमति प्राप्तिकी चर्चा की और कहा-- तोथंकर महावीरकी देशना 
सुननेसे मेरे हृदयकी कालिमा दूर हो गयी है। मेरा हृदय चन्द्रमाके समान 
निर्मल और धवल हो गया है। सत्यकी वास्तविकता और संसारकी असारता- 
का चित्र नेत्रोंके समक्ष साकार हो उठा है। अतएवं अब आप लोग भी मुझे 
आत्म-कल्याण करनेके लिए अनुमति दीजिए ।” 

पत्नियाँ कहने लगीं--“नाथ ! हम छोग आपके वियोगमें जीवित भी नहीं रह्‌ 
सकेंगी। आपके यहाँसे चले जानेके पश्चात्‌ हमारे प्राण भी आपके साथ ही 
चले जायेंगे । शरीरका चलना तो हमारे हाथमें नहीं है, १र प्राणोंका चलना 
तो हमारी इच्छाके अधीन है । आप जानते ही हैं कि नारीके लिए पति ही गत्ति 
है, पत्ति ही शरण है और पति ही स्व॑स्व है। पतिके न रहने पर तारीका 


२३१६ : तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


जीवन विपन्न हो जाता है। अतः अभी हम लछौग आपको दीक्षित होनेकी अनु- 
मति नहीं देंगी |” 

मेघकुमारके विरक्तिमय भावोंको परिवर्तित करनेकी दृष्टिसि वे नानाप्रकार- 
के हाव-भाव और कटाक्षोंसे उसे पथ-विचलित करने लगगीं। जितेन्द्रिय भेघ- 
कुमा रके मतपर इस प्रका रके विकारो भावोंका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। लाख 
चेष्टाएं करनेपर भी वे उन्हें पथभ्रष्ट न कर पायी । 


जब मेघकुमारकी रानियोंको उसकी दुढ़ताका परिचय प्राप्त हो गया, तो 
वे भी लाचार हो गयीं और उन्हें भी पराभूत होकर मेघकुमा रको अनुमत्ति देती 
पड़ी । 

परिवारके सभी सदस्योंसे स्वीकृति प्राप्तर मेघकुमार अत्यधिक प्रसन्न 
हुआ और वह सीधे चलकर राजगृहमें अवस्थित महावी रके समवरणमें पहुँचा । 
उसने गौतम स्वामीसे निवेदन किया-- प्रभो ! मैंने दिगम्बरी दीक्षा ग्रहण करने- 
की अपने परिवारसे अनुमति प्राप्त कर ली है | अत्तएव अब मुझे भी आत्म-कल्याण 
करनेका अवसर दिया जाय। तीर्थंकर महावीरकी शरण ही मेरे. लिए 
सर्वस्व है।'! 

मेघकुमा रने दिगम्बरी दीक्षा ग्रहण कर ली और वह अन्य मुनियोंके समान 
आत्म-शोधनमें प्रवृत्त हुआ । 

मेघकुमार बिहारमें अन्य मुनियोंके साथ भूमिपर शयन करते थे। सबसे 
बादमें दीक्षित होनेके कारण ये लघुमुनि कहलाते थे । इन्हें सोनेके लिए द्वारके 
पास स्थान प्राप्त होता था । द्वारस होकर मुनियोंका आवागमन लगा ही रहता 
था । इससे भेघकुमा रको प्राय: अन्य मुनियोंके टकरा जानेका कष्ट उठाना पड़ता 
था. इनकी नींद समाप्त हो गयी थी और मनमें पद्चात्तापकी भावना उत्पन्न 
हो गयी थी। 

जब मेघकुमार राजकुमारके पदपर प्रतिष्ठित थे, उस समय सभी मुनि 
उनका आदर-सत्कार करते थे। पर आज वे ही अपने पैरोंकी धूलि उड़ाते हुए 
उनके पाससे निकल जाते हैं। आदर-सम्मान प्रकट करनेकी कौन कहे, कोई 
उनको ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता, मेघकुमारके हृदयमें विचारोंका 
तूफान उठ रहा था | उनके हुृदयमें राग, द्व थ और अमर्षके भाव जागुत हो उठे 
थे । अतः उन्होंने निश्चय किया कि अब इस संधमें रहकर अपमान सहना उचित 
नहीं । इन्द्रभूति गोतम गणधरको सूचितकर और उनसे अनुमत्ति लेकर यहाँसे 
चले जाना ही श्रेयस्कर है । 


मेघकुमार तीथंकर महावोर और उनके प्रमुख गणधर इन्द्रभूतिकी सेवा- 


तीर्थंकर महाबोर और उनको देशना : २१७ 


में उपस्थित हुए। मनःपर्ययज्ञानी गोतमने मेघकुमारके अन्तसको जान लिया 
ओर कहा-“"मेघकुमा र, तुम मुनियोंके व्यवहारसे उदासीन होकर घर जाना 
चाहते हो ? तुम्हें मुनियोंके आवागमनसे कष्ट हो रहा है ? तुम्हारे सोनेका 
स्थान सबके अन्तमें है, द्वारक पास यह सब तुम्हारे लिए अपमानका कारण है। 
जब तुम राजकुमार अवस्थामें थे, तब सभी मुत्ति तुम्हारा आदर करते थे, पर 
अब दीक्षामें लघु होनेके कारण समस्त मुनियोंको तुम्हें ही 'नमोस्तु' कहना पड़ता 
है । सभी साधुबर्ग मौन होकर साधनामें संलग्न हैं, अतः तुमसे कोई बात-चीत 
भी नहीं करता । तुम्हें इन सब बातोंके कारण आन्तरिक वेदना हो रही है ।” 

मेघकुमार उक्त बातोंका क्‍या उत्तर देता ? तीर्थंकर महावीर और गौतम 
गणधरके समक्ष उनका मस्तक नत हो गया। इन्द्रभूति द्वारा कही गयीं सभी 
बातें यथाथं थीं । 

इन्द्रभूति त्तोथंकर महावीरकी दिव्यध्वनिका आधार ग्रहणकर कहने 
लगे--“बत्स, सभी मुनि तुम्हारे साथी हैं, साधनापथमें वे सभो तुम्हारे सहयात्री 
हैं । साधना-कालमें मौन रहना आवश्यक होता है और यह भी अनिवाय माना 
जाता है कि व्यथंकी बात-चीत्तकर समय नष्ट न किया जाय । विकथाओंकी 
चर्चा करना हेय माना गया है ।” 

“साधना-ब्रतीके लिए मौन सबसे बड़ा बल माना गया है। मौनसे हृदयके 
भीतर एक ऐसी आग उत्पन्न होत्ती है, जिसमें मनकी कलुषता जलकर भस्म 
हो जाती है। मौन मनके विकारभावोंकों नियन्त्रित करनेका साधन है।” 

“अन्य मुनिवगं तुम्हारे प्रति इसीलिए उदासीन रहते हैं कि तुम अपने 
हृदयमें समभावको स्थिर रख सको। तुमने दीक्षा ग्रहण को है और तुम साधना- 
पथपर चल रहे हो | अत्त: तुम्हारा किसीक॑ द्वारा सम्मान किया जाय या न किया 
जाय, इससे क्या बनत्ा-बविगड़ता है। आत्म-साधकको लो अपने प्रति सदा जाग- 
रूक रहना चाहिए । जिसे मान-अपमानका खयाल है, उससे आत्मसाधना संभव 
नहीं है । साधनाका उद्देश्य वीतरागताको प्राप्ति है। वीत्तराग ही निर्वाण-लाभ 
करता है ।” 

इन्द्रभूत गणधरके उक्त वचनोंको सुनकर मेधकुमा रके नेत्र खुल गये। उन्हें 
अपनो भूल ज्ञात हो गयी। उनकी वाणीने मेघकुमारके भीतर अमृत-रस घोल 
दिया और वे मन-ही-मन पद्चात्ताप करने लगे । 

इन्द्रभूति पुनः कहने लगे--“वत्स ! तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो ? 
क्या थे ? पर में तुम्हारी पूर्वपर्यायोंको भलीर्भाति जानता हुँ। आजसे तीसरे 
भवमें तुम एक हाथी थे। 


२१८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


एक दिन सहसा आकाशमें बादल छा गये । बड़े जोरका तृफान आया। 
धरती-आकाश सभो कुछ घूलसे भर गये। चारों ओर अन्धेरा छा गया । जीव- 
जन्तु व्याकुल होकर इध र-उधर भागने लगे। तुम्हें भी अपने प्राणोंकी चिन्ता 
हुई। तुम भी उस अच्धेरेमें भाग खड़े हुए। कहाँ जा रहे थे, कुछ पता नहीं, 
यतः सभी दिशाएँ तिमिराच्छन्त थीं। हाथों-हाथ दिखलायी नहीं पड़ता या ।” 


“आखिर तुम एक दल-दलमें जा फंसे । तुमने उस दलदलसे बाहर निक- 
लनेका अथक प्रयत्न किया, पर तुम निकल न सके | अब वर्षा बन्द हो गयी, 
बादल छूट गये और भआँधी शांत हो गयी, तब दिशाएँ स्वच्छ हुई । अब तुम्हें 
ज्ञान हुआ कि तुम बड़ी कठिताईमें फेस गये हो | यहाँ उद्धार होना भी सम्भव 
नहीं । वनके हिंसक जीव-जन्तुओंने जब तुम्हें दल-दलमें फँसा हुआ निस्सहाय 
देखा, तो वे तुम्हारे ऊपर टूट पड़े। तुम्हारा सारा शरीर उन्होंने नल और 
दाँतोंसे क्षत-विक्षत करदिया | तुमने प्राणोंका त्याग किया और यह दुर्भावना 
उत्पन्न की कि इन शरत्रुओंसे प्रतिशोध लिया जाय । इस निदानके फलस्वरूप तुम 
पुनः विन्ध्याचलपवंतपर हाथीके रूपमें उत्पन्न हुए ।' 


“तुम्हारा शरीर भारी-भरकम था । तुम्हारे पदाधातसे धरती काँपती थी । 
वनके बड़े-बड़े हिसक जीव-जन्तु भी तुम्हें देखते हो भयभीत हो जाते थे और 
तुम्हारा मार्ग छोड़नर एक ओर खड़े हो जाते थे। एक दिन तुम पुनः महा- 
विपत्तिके आवत्तमें प॑स गये । उस वनमें भीषण दावाग्नि लग गयी। पेड़-पौधे 
जलकर भस्म होने लगे। वनके साथ-साथ सहस्रों जीव-जन्तु भी समाप्त होने 
लगे। 


“दावाग्निके कारण वनके जीव-जन्तु अपनो रक्षाके लिए सुरक्षित स्थान 
ढूँढ़ने लगे | तुम भी प्राणभयसे भागकर एक सुरक्षित स्थानपर खड़े हो गये | 
यह स्थान तुमने पहलेसे ही निरापद बनाया था। यहाँके पेड़-पौधे उखाड़कर 
सूँड्से जल छींटकर चौरस बना दिया था। अतः दावाग्निका प्रभाव इस स्थान- 
पर नहीं था । यहाँ पर बहुतसे पशु पहलेसे ही एकत्र थे | इस समय सभी पार- 
स्परिक वैर-विरोध भाव छोड़कर अपने-अपने प्राण बचानेके लिए उपस्थित थे।' 


“तुम भी उस निरापद स्थानपर पहुँचकर एक ओर खड़े हो गये। बनके 
लघुकाय जीव तुम्हारे विशाल शरीरको आइचयंके साथ देख रहे थे | तुम हिमा- 
लयके ढृहके समान खड़े हुए थे। तुम्हें देखकर भी वे प्राणी भयभीत नहीं हुए 
ओर न तुम्हारे मनमें ही अहंकार उत्पन्न हुआ | यत्त: उस समय सभीकी स्थिति 
समान थी ।” 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : २१९ 


“अग्निदाहके कारण सहसा तुम्हारे एक पेरमें खाज पैदा हो उठी और तुम 
: झुककर दूसरे पेरको खुजलाने लगे | जब॑ खुजला चुके, तो फिर उठे हुए पेरको 
धरती पर रखने लगे, तो देखा कि एक खरगोशका छोटा-सा बच्चा तुम्हारे पैर- 
की भूमिपर स्थित है। यदि इस समय तुम पृथवीपर पेर रख देते, तो निश्चय 
ही उस निरीह खरगोशका प्राणान्त हो जाता।” 


वह काँप रहा था, भयभीत दृष्टिसे इधर-उधर देख रहा था । उसे देखकर 
तुम्हारे मनमें दया उत्पन्न हो गयी, अतः तुम घरततीपर अपना पैर न रख सके 
और तूफान शान्त होने तक अपने पेरको ऊपर उठाकर तीन पेरोंपर ही खड़े 
रहे। दावाग्निके शान्त होनेपर जब बनके जीव-जन्तु अपने-अपने स्थानपर 
चले गये, त्तो उनके साथ ही वह खरगोशका बच्चा भी चला गया। अब तुमने 
अपने पेरको धरततीपर रखा। बहुत समय तक त्तीन परोंसे खड़े रहनेके कारण 
तुम्हारे अंग जकड़ उठे । समस्त शरीरमें पीड़ा हो रही थी और अब खड़ा 
रहना भी सम्भव नहीं था | अत: तुम गिर पड़े और तुम्हारा प्राणान्त हो गया ।” 


“मृत्युके समय तुम्हारे परिणाम शान्त थे और तुम आत्म-चिन्तनमें लीन थे, 
अत: तुम्हें यह मनुष्य-पर्याय प्राप्त हुई। पशु-योनिमें खरगोश-शिशुके प्रति कष्ट 
उठाकर तुमने दया प्रदर्शित की थी, अतएंव तुम्हें राजकुमारका पद प्राप्त हुआ 
तथा तुम्हारे हृदयमें उज्ज्वल भावनाएँ उत्पन्न हुई ।” 

अब तुम कल्याण-मार्गंके निकट आकर क्यों पीछेकी ओर मुड़ना चाहते हो ? 
पशुयोनिमें तुमने जो समभाव रखा और खरगोशके शिशुके प्रति जो दया 
दिखलायी, उससे तुम्हें यह फल प्राप्त हुआ | तुम्हारा नाम मेष है, जिस प्रकार 
पेघ समानरूपसे बिना किसी भेदभावके जलरूको वर्षा करते हैं, उसी प्रकार 
तुम्हें भी सभीको समान समझना चाहिए। इस विश्वमें न कोई प्राणी बड़ा है 
और न कोई छोटा । ऊँच-नीच, उनन्‍नत-अवनत, छोटे-बड़े सभी अपने-अपने 
कर्मोसे ही बनते हैं । अतः सत्कर्मोके प्रति अनुराग रखना आवश्यक है ।” 


“देवानुप्रिय ! तुम संयमके महत्त्वको समझ गये होगे । भवरोगोंसेछटनेके 
लिए संयम ही संजीवनी-बूटी है। जिस व्यक्तिने अपने जीवनमें संयमका अब- 
लंबन ग्रहण कर लिया है, वह नियमत: इस भव-बन्धनसे छुटकारा प्राप्त कर 
लेता है ।' 

मान-अपमान, आपत्ति-विपत्तिसे भयभीत होना तो कायरपुरुषोंका कर्म 
है। जो क्षात्रतेजसे सम्पन्न हैं, वे कभी किसी भी सांसारिक बातसे घबड़ाते 
नहीं । जीवनका लक्ष्य त्याग है, भोग नहीं | भोग तो अनादिकालसे प्राप्त होते 


२२० : तोर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


आ रहे हैं, पर उनसे कभी तृप्ति नहीं हुई | अत्त: तुम अपनी महत्ताकों समझ: 
कर शाइवबत सत्यको प्राप्त करनेका प्रयास करो |” 

मेघकुमा रके ज्ञान-चक्षु उद्घाटित हो गये। उसे अपनी पृव॑भवावली स्मृत्त 
हो गयी । जातिस्मरणके कारण उसका चंचल मन स्थिर हो गया ।'वह सोचने 
लगा--“जो मानव सच्चे मनसे धर्माचरण करता है, अपने भीतरकी विक्ृतियों- 
पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपने सोये हुए दिव्य भावकों जगा लेता है, वह्‌ 
स्वगंके देवताओंके द्वारा भी वन्दनीय हो जाता है। अहिसा, संयम और त्ृपकी 
ज्योति ही जीवनको आलोकित कर सकती है। निस्सन्देह भोगसे त्याग परा- 
जित नहीं होता, त्यागसे ही भोग पराजित होते हैं । 

इस प्रकार स्थिर विचार होकर मेघकुमा रने तीर्थंकर महावीरके पादमूलमें 
रहकर आत्म-साधना की और कर्म-कालिमाको नष्ट कर निर्वाण-लाभ किया। 
महावी रके सास्निध्यसे अनेक भव्य-जीवोंने अपने भीतर ज्ञान-दीप प्रज्वलित किया। 


वारिषेण : सौरभ 


तीर्थंकर महावीरके उपदेशसे कल्याण करनेवालोंमें वारिषेणकी भी गणना 
है। वारिषेण थे तो राजकुमार, पर श्रद्धा और विवेकमें वे बहुत आगे थे । 
सम्राट्‌ श्रेणिक इनके पिता और महारानी चेलना इनकी माता थीं | ये अत्यन्त 
गुणी और सम्यग्दृष्टि थे। निःशंक होकर ब्रत-उपवासमें रत रहते थे। ये 
लौकिक कार्योेसि दूर और आत्म-चिन्तनमें समय यापन करते थे। 

चतुर्दशीको इ्याम रात्रि थी। चारों ओर घना अन्धकार आच्छादित था। 
वारिषेण उपवास ग्रहण कर श्मशानमें सामायथिक करनेके लिये इसी काली रात्रि- 
में पहुँच गये और एकान्त स्थानपर बेठकर आत्म-ध्यानमें लीन हो गये । 

इसी रात्रिमें नगरमें ऐसो घटना घटित हुई, जिससे वारिषेणकी जीवनधारा 
ही परिवर्तित हो गयी । बात यह हुई कि नगरमें विद्युत नामका चोर रहता 
था। विद्युतकी एक प्रेमिका थी--वा रबधू। विद्युत उसे हृदयसे प्रेम करता था। 
वह जो कुछ कहती, विद्युत प्राण देकर भी, उसे पूर्ण करनेका प्रयत्न करता था। 

संयोगकी बात, उस दिन रातमें जब वारवधूके घर गया, तो वह हाव- 
भाव प्रकट करती हुई कहने लगो--“यदि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, 
तो आज ही महारानी चेलनाका रत्नजटित स्वर्णहार चुराकर मेरे लिये ला 
दो। उस हारके विना मेरा गला सूना है।” 

महारानीका स्वणंहार ! विद्युतके शरीरसे पसीना निकलने लगा । स्वर्ण- 
हारको चुराकर लाना असम्भव है। राजभवनमें दिन-रात संतरियों और सिपा- 


तोर्थंकर महावीर और उनकी देशना : २२१ 


हियोंका पहरा रहता है। संत्तरियों और सिपाहियोंकी आँख बचाकर वह 
राजमवनमें केसे प्रवेश कर सकेगा ? यदि कहीं वह पकड़ा गया, तो अवध्य ही 
उसे प्राण-दण्ड प्राप्त होगा। 


विद्युतके प्राण काँप उठे | उसने वारबधकों बहुत समझाया कि वह उसके 
'लिये अच्छे-से-अच्छा ह्वीरक-जटित स्वर्णहार ला देगा | महारानीके स्वर्णहारका 
हठ वह छोड़ दे । पर वारवध्‌ उसकी बातको स्वीकार ही नहीं करती | उसने 
स्पष्ट कह दिया कि यदि बह महारानीका स्वर्णहार लाकर न देगा, तो वह 
उससे अपना संबन्ध ताड़ लेगी। 


विद्युत हर मूल्यपर वारब॒धूको प्रसन्‍त रखना चाहता था। वह उसके लिये 
संभव-असंभव सब कुछ करनेको तैयार था। आखिर वह प्राण हथेलीपर रख- 
कर राजभवनकी ओर चल पड़ा | रात्रिका समय था | चारों ओर सन्नाटा छाया 
हुआ था । विद्युत बड़े साहस और कौशलके साथ राजभवनमें प्रविष्ट हुआ | 
वह धीरे-धीरे महारानीके कमरेमें घुसा और स्वर्णहार लेकर राजभवनसे बाहर 
निकल गया । राजपथपर उसे जाते हुए नगर-कोत्तवालने देख लिया | हारकी 
चमक-दमके विद्युततो आलोकित कर रखा था। अत: नगर-कोतवालने उसे 
डपटते हुए कहा--“खड़ा रह, कहाँ जा रहा है, तेरे हाथमें क्या है ?” 

विद्यतने सोचा कि कोततवालने महारानीका स्वर्णहार देख लिया है। अत: 
वह भाग खड़ा हुआ | कोत्तवालने सिपाहियों सहित चोरका पीछा किया । विद्युत्त 
भागता-भागता इमशानमें पहुँचा और ध्यानमें लीन वारिषेणके पास स्वर्णहार 
फेंककर चलता वना | नगर-कोत्तवाल भी कुछ क्षणोंके पश्चात्‌ वारिषेणके पास 
जा पहुँचा | वारिषेण ध्यानमें मग्न थे और स्वर्णहार उनके पास पड़ा हुआ 
था। कोतवालने स्वर्णहार उठा लिया और साथमें वारिषिणको भी वन्दी बना 
लिया | कोत्तवाल सोचने लगा--“अवश्य ही इसने स्वर्णहार चुराया है और 
अपनी चोरीको छिपाने लिये तपस्याका ढोंग रचे हुए है। चोर अनेक प्रकारके 
अभिनय करते हैं । यह भी इसी कोटिका चोर है | 

नगर-कोतवालने स्वर्णहारके साथ वारिषेणको न्‍्यायालयमें उपस्थित किया। 
श्रेणिक विम्बसार स्वयं न्‍्यायके आसनपर विराजमान थे। महारानी चेलनाके 
स्वणहारके चोरके रूपमें अपने पुत्र वारिषेणों देखकर वे विचारमग्न हो 
उठे । क्या यह संभव हो सकता है कि वारिषेण जैसा निलिप्त राजकुमार अपनी 
माताके ही स्वर्णहारकी चोरी करेगा ? कुमार वारिषेणकी यह प्रवृत्ति तो रही 
नहीं, पर जितनी गवाहियाँ वहाँ प्रस्तुत की गयीं, वे सब वारिषेणके विरुद्धमें 
थीं | सभी प्रमाणों और साक्षियोंसे यही सिद्ध होता था कि वारिषेणने ही स्वर्ण- 


२२२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


हार चराया है| फलतः श्रेणिक बिम्बसारने विवश होकर बारिषेणकों अपराधों 
घोषित किया और उसे मत्यु-दण्डको आज्ञा दी | ह 


चाण्डाल वारिषेणको लेकर श्मशान-भमिमें पहुँचे और <से बधस्थलपर 
खड़ा करके उसपर शस्त्र-प्रहार करना चाहा । पर यह क्या, चाण्डलोंके शस्त्र 
हो नहीं उठ रहे थे । उन्होंने अनेक प्रयत्न किये, पर वे सभी विफल रहे। 
सहसा वारिषेणपर अकाशसे पुष्पवर्षा होने लगी। चारों ओर यह वृत्तान्त 
बिजलीकी शक्तिके समान व्याप्त हो गया । जनताके झण्ड-कै-क्षण्ड बारिषेणके 
दशनाथ उमड़ पड़े । श्रेणिक बिम्बसार भी रानी चवेलना सहित्त वहाँ उपस्थित 
हुए और कहने लगे--“वबत्स ! में पहले हो यह जानता था कि तुम निरपराध 
हो, पर मैं क्‍या करता ? में न्यायके आसनपर था और था अपने कत्तंव्यसे 
विवश । भूल जाओ पिछली बाततोंको | अब चलो, घर लौट चलो । यह तुम्हारे 
सत्यकी विजय है ।” 


वारिषेण लोटकर घर न गया। उससे उत्तर दिया--'घर ? कौन-सा घर ? 
मेरा कोई घर नहीं | न मैं किसीका पृत्र हुँ और न मेरा कोई पिता है। ये 
लौकिक सम्बन्ध हैं। यह समस्त जगत्त-प्रपंच है। सब कुछ नश्वर है। में सब 
कुछ त्यागकर तीर्थकर महावीरकी शरणमें जाऊँगा और मुनिजीवन व्यत्तीत 
करूँगा |! 

वारिषेणक उक्त विचारोंकों सुनकर श्रेणिक बिम्बसार अत्यन्त प्रसन्‍तर हुए । 
महारानी चेलना और विम्बसार दोनोंने ही पृत्रको दीक्षा-ग्रहण करमेकी अनु- 
मत्ति दे दी। वारिषेण तीथंकर महावीरके समवशरणमें आया और इबन्द्रभूति 
गौतम गणधरको अपने मुनि बननेकी इच्छा प्रकट की । वारिषेणका धर्म-सौरभ 
महावीरके पादपद्मोंमें विकसित हुआ | 

जिस प्रकार पावस-कालमें मेघ-पटल जलकी वर्षा करते हैं, उसीप्रकार तीर्थ- 
कर महावीरकी वाणीकी अमृत्त-वर्षा भी होती थी और त्रस्‍त्त भव्य जीव इस 
वाणीका पानकर आनन्दानुभव प्राप्त करते थे। धर्मदेशनाके श्रवणसे परि- 
णामोंके परिवर्तनमें विलम्ब नहीं होता था। जो भी त्तीर्थंकर वाणीका श्रवण 
करते वे ब्रत-उपवास ग्रहणकर आत्म-कल्याणमें प्रवृत्त हो जाते। वारिषेण भी 
तीर्थंकर महावी रके सम्पर्कसे आत्म-साधक बन गये । 


पुरानो स्पृतियाँ : नयी व्यास्याएं 


एक दिन वारिषेण चर्याके हेतु पोलासपुरकी ओर जा रहे थे कि उन्हें 
राजमंत्रीका पृन्न सोमदत्त, जो उनका बालसखा था, मिला | मुनि वारिषेणक्ो 


तोर्थंकर महाबीर और उनकी देहाना : २२३ 


देखकर उसका सखाभाव जागृत हो उठा। उसने बड़े भक्ति-भावपूर्वक उन्हें 

आहार दिया । वारिषेणने भी मित्रका सच्चा हित साधा | उनके उपदेशसे वह 

साधु हो गया । सोमदत्त मुनि तो बन गया और दिगम्बर-दीक्षा भी - उसने 

ग्रहण कर लो, पर उसका मन ममतामें फंसा रहा | वह बोला--''मित्र | स्मरण 

है यह लत्ता-कुंज, जहाँ हम और आप मिलकर केलि करते थे। मधुर-संगीत 

आलाप कर आनन्द-विभोर हो जाते थे। क्या महावीरके संधमें केलि-क्रीड़ा- 
जन्य आनन्द है ?” 

वारिषेण मुस्कुराकर कहने लगे--“सोमदत्त ! यह तो तुम अभी कलको बात्त 
कह रहे हो । पर याद करो, न जाने कितने अनन्त जन्मोंमें श्रोत्र-इन्द्रियको प्रिय 
लगनेवाली संगीत-लहरी हमने-तुमने सुनी होगी । क्या उससे तृप्ति हुई ? 
नहीं, उसको सुननेसे ही केवल तृष्णा बढ़ी है। आशा और तृष्णा ही तो संसार- 
परिश्रमणका कारण है। इन्हींसे मन दूषित होता है और दूषित बस्तुमें 
आनन्द कहाँ ?” 

“महावीरका सघ कह्याण-धाम है, शान्ति-निकेतन है और है जन्म-मरणकी 
परम्परासे छुड़ानेका साधन | वे दोनों मुनि तीर्थकर महावीरके समवशरणमें 
लौट आये। सोमदत्तका मन पवित्र हो गया। उसके विकार क्षीण होने लगे, 
मोह गलने लगा और आत्म-शान्तिकी प्रतीति होने लगी । वह सोचने लगा-- 
वारिषेणका कथन यथार्थ था। वीरप्रभुकी निकटता संसार-तापको दूर करने- 
वाली है ।' 

“दोनों मुनियोंने बड़े भक्ति-भावसे ततीथंकर महावीरकी वन्दना, स्तुति की 
और संघके समस्त साधुओंको 'नमोस्तु' किया । वारिषेण अपने योग्य आसन- 
पर आसीन हुए और सोमदत्त भी उनके पास ही बेठ गया । एक वरिष्ठ साधुने 
सोमदत्तको सम्बोधित करते हुए कहा--“तुम बड़े पुण्यात्मा और विशुद्धहृदय 
हो, जो तुम्हें तीर्थकर महावीरका समवशरण प्राप्त हुआ । महती तपस्या 
करनेकी तुम्हारी श्च्छा पूर्ण हो ॥! 

“पाश्व॑में स्थित एक अन्य साधुको यह्‌ कथन असह्य प्रतीत हुआ। अतः 
वह क्रूढ होकर कहने लगा-- यह मढ़ क्या तपस्था करेगा ? इसे आगमका 
सामान्य ज्ञान भी नहीं है। यह तो अपनी काली-कलूटी स्त्रीकी यादमें दुबला 
होता जा रहा है। विषय-वासनाओंके विकारका त्याग किये बिना कोई साधु 
नहीं हो सकता है । जिस प्रकार केंचुलका त्यागकर देनेपर भी विष-विकारके 
अस्तित्वके कारण सप॑ शानन्‍्त नहीं माना जा सकता है, उसी प्रकार बहिरंग 
परिग्रहका त्याग कर देनेपर भी अन्तरंग विकारोंके सदृभावके कारण कोई 


२२४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मुनि नहीं माना जा सकता है।” इसी बीच कहींसे किन्तर-किन्नरीकी गीत ध्वनि 
सुनायी पड़ी, जिससे सोमदत्तका मन चंचल हो उठा और उसे रह-रहकर अपनी 
पत्नीकी याद सताने छगी। राग और मोहने उसके विवेकको अन्धा बना दिया | 
घर जानेके लिये उसका मन मचल उठा | 

वारिषेणने जब सोमदत्तको विह्लुल देखा, तो उसने उसे रोका नहीं | बल्कि 
कहा--“सोमदत्त | घर जाना चाहते हो, तो चलो, पर पहले हमारे घर होकर, 
तुम्हें अपने घर जाना होगा। सोमदत्तने वारिषिणकी बात स्वीकार कर 
ली । राजप्रासादमें दोनों मुनि पहुँचे | महारानी चेलना मुतिय को आया हुआ 
जानकर आश्चर्य चकित हुईं। यत्त: दिगम्बर मुनि आहार-बेलाके अतिरिक्त 
किसी भी गुहस्थके घर नहीं जाते। परीक्षाके लिये चेलनाने दो आसन 
बिछाये--एक प्रासुक और दूसरा रत्न-जटित । वारिषेण प्रासुक आसनपर स्थित 
हो गये, पर सोमदत्तके पास यह विवेक नहीं था। अत्त: वह रत्नजटित आसन- 
पर स्थित हो गया। अनन्तर वारिषेणने कहा-- माँ! हमारी पत्नियोंकों छूंगार 
करके यहाँ बुलाइये ।” चेलनाने हाँ त्तो किया, परन्तु उसका हृदय सशंक हो 
धड़कने लगा--क्या उसका पुत्र मुनिधर्ंसे पतित हो रहा है ? 

चेलनाने धमंमें दृढ़ करनेके हेतु वारिषेणकों धमं-कथा सुनायी | वह कहने 
लगी--“सुभद्रा ग्वालिनका पुत्र सुभद्र था। वह गाय चराकर अपनी आजीविका 
सम्पन्न करता था | एक दिन उसके साथी ग्वालोंने उसे खीर खिलायी । सुभद्र- 
को यह खीर बहुत अच्छी लगी । उसने घर आकर अपनी माँसे आग्रह किया 
कि में खीर अवश्य खाऊँगा। गरीब माँने पुत्रके दुराग्रहकों पुरा करनेके लिये 
इधर-उधरसे सामान एकत्र किया और खीर बनायी । रसनालोलुपी सुभद्नने 
खूब खीर खायी और इत्तनी अधिक खायी, जिससे उसे वमत होने लगा | वह 
खीर खाता जाता और वमन करता जाता था । जब खीर समाप्त हो गयी और 
माँके पास खिलानेके लिये अवशिष्ट न रही, तो वमन की गयी खीरको ही उसके 
सामने रख दिया । रसना-लम्पटीने उसे भी खा लिया । मुनिवर ! क्या सुभद्वने 
यह ठीक किया ?” 


वारिषेण चेलताके अभिप्रायको समझ गया। उसकी धामिकता और विनय- 
भावनासे प्रसन्न होकर वारिषेण कहने लगा--'उज्जयिनी में वसुपाल राजा रहता 
था और वसुमती नामकी उप्षकी रानी थी । दोनोंमें प्रगाढ़ प्रेम था । एक दिन 
रानीको सपंने डंस लिया। मंत्रवादी बुलाये गये। एक मंत्रवादीने उस सपंक 
बुला लिया, जिसने रानीको डंसा था| परन्तु वह सर्प इतना क्रोधी था कि 
उसने रानीको निविष नहीं किया | उसने स्वयं अग्निमें जल मरना उचित 


तीथैकर महावीर और उनकी देशना : २२५ 
१५ 


समझा | अब विचार कीजिये कि उस सपंका हठ कहाँ तक उचित था ? धर्म- 
पालनके लिये दृढ़ता दिखछाना तो उचित है, पर विकारोंकी बृद्धिके लिये हृठ 
करना कहाँ तक उचित है ?' 


महारानी चेलना और वारिषेणका कथा-प्रसंग चल रहा था; इसी समय 
अन्तः:पुरसे श्रृंगार किये हुए वारिषेणकी सभी पत्नियाँ आ गयीं। वे अनुपम 
सुन्दरी थीं। पति-आगमनकी प्रसन्तताने उनके सौन्दयंको कई गुणा विकसित 
कर दिया था। वे आयीं और नमस्कार कर बेठ गयीं । वारिषेणने सोमदत्तसे 
कहा--मित्र देखते हो, ये रमणियाँ केसी सुन्दर हैं ? ये तुम्हारी पत्नीसे अधिक 
सुन्दर हैं या नहीं ? यदि प्रणय वासना जागृत हो गयी है, तो इन्हींके साथ 
रमणकर तुम अपने कषायभावको शान्‍्त करो। घर जाकर क्या करोगे ? 
इतनी सोन्दय॑-राशि तुम्हें घरमें नहीं मिल सकती है|” वारिषेणका त्तीर काम 
कर गया। सोमदत्तके पैरों तलेसे धरती खिसकने लगी । वह लज्जा और पश्चा- 
तापसे गलने लगा । वारिषेणके त्यागने उसके विवेक-नेत्रोंको खोल दिया | वह 
बोला--“आप धन्य हैं। आपका धेय॑ और त्याग श्रेष्ठ है। आप सत्यवीर हैं, 
शीलसम्पन्न हैं और हैं इन्द्रियजणयी । आप जैसे मित्रने आज मेरे हृदयके कपाट 
खोल दिये हैं | मेरी ममतता-मूर्च्छा गल गयी और मेरा मिथ्यात्व नष्ट हो गया। 
अब मुझे सम्यकत्वकी प्राप्ति हो गयी है। मेरा चंचल मन स्थिर हो गया है | अब 
आप शीघ्र ही यहाँसे चलिये | एक क्षण भी यहाँ ठहरना कठिन है ।” 
दोनों मुनि तीर्थंकर महावीरके समवशरणमें आये और वहाँ उन्होंने वारि- 
घषेणके स्थित्तिकरणकी कथा सुनी । नवदीक्षित मुनि सोमदत्त अपना विवेक खो 
बैठे, यह कोई नयी बात नहीं । इन्द्रियोंके विषय इन्द्रायनफल जैसे सुन्दर और 
मोहक होते हैं| परन्तु उनका परिपराक कटु होता है। मूढ़बुद्धि तत्त्वको नहीं 
पहचान पाता है और विषयोंमें आसक्त हो जाता है। वारिषेणने धर्मंका आदर्श 
रूप उपस्थित किया है। उन्होंने गिरतेको गिरनेसे रोका है और मिरे हुएको 
उठाया है । यही सम्पक्दृष्टिका लक्षण है। स्थित्तकिरण और उपबृंहण सम्य- 
क्त्वके अंग हैं| सम्यकर्दृष्टि पापसे घुणा करता है, पापीसे नहीं | उसके हृदयमें 
साधर्मीके प्रति अपार वात्सल्य रहता है। लोक-कल्याणको भावना भी उसीमें 
रह सकती है, जिसका हृदय उदार और विशाल है। 


सोमदत्तने गुरुदेवसे प्रायश्वित्त ग्रहण किया और मुनिधमंके पालन करनेमें 
वह दृढ़ हो गया । 


तीर्थंकर महावीरके समवशरणने अनेक राजा-महाराजा और सम्भ्रान्त 


२२६ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आवधचार्य-परम्परा 


व्यक्तियोंको प्रभावित किया | जो भी उनके समवशरणमें सम्मिलित होता, वही 
उनसे प्रभावित हो जाता | उनका यह समवशरण विहार और मगधके विभिन्न 
प्रदेशोंमें परिभ्रमण करता रहा । तीथंकर महावी रकी दिव्यध्वनिने लोक-हृदयको 
एक भपूर्व॑ दिव्यता प्रदान की और जन-जनके ज्ञानचक्षु खोल दिये । अज्ञानके 
बादल फट गये और ज्ञानका सूर्योदय हो गया । रुढ़ियाँ, दुराग्रह एवं हठवादिता 
समाप्त होने लगी। इनके समवशरणके प्रभावसे संघर्ष समाप्त हुए और शान्तिकी 
जलधारा प्रवाहित हुई । 


अभयकुसार 


अभयकुमार अपने बुद्धिकौशलके कारण अपूव ख्याति प्राप्त कर चुके थे। 
उनका प्रत्युत्पन्नमत्तित्व अनुपम था। बड़ी-से-बड़ी समस्याओंका समाधान चुट- 
कियोंमें कर दिया करते थे। ये शान्‍्तप्रकृतिके तो थे ही, पर एकान्तप्रिय 
भी थे। ये निरन्तर चिन्तनमें ही लगे रहते थे और गूढ़ तत्त्व-चर्चायें भी किया 
करते थे। तत्त्व-सम्बन्धी बड़ी-से-बड़ो शंकाएँ तत्त्वजिज्ञासु उनसे करते और 
बातों-ही-बातोंमें उचका समाधान कर देते थे । मेधावी अभयकुमार संसारकी 
स्वार्थपरताओं और छल-छिद्रोंसे ऊब गये थे तथा शान्तिका मार्ग प्राप्त करनेके 
लिए सचेष्ट थे। रोहा चोरके हृदय-परिवर्तनकी घटनाका प्रभाव उनके हृदयपर 
बहुत गहरा पड़ा था और ये सत्योपलब्धिके लिए सचेष्ट थे । 


तीर्थंकर महावीरका समवशरण विपुलाचलसे इधर-उधर ग्राम और नगरोंमें 
हुआ करता था | यह एक प्रकारसे चलता-फिरता विश्वविद्यालय था और जहाँ 
भी होता, जनकल्याणका अमृतवर्षण करता । समवशरणके प्रभावसे चारों ओर 
बहुत दूर त्तक करुणा और मेत्रीकी दुन्दुभि बजने लगी। लोकमानस उनके 
अभिननन्‍्दनके लिए पलक पाँवड़े बिछाने लगा। भारतकी अन्तरात्मा निमेल हो 
गयी । इतिहासका कालुष्य धुल गया और उज्ज्वलताकी लेखनी द्वारा अहिसा 
एवं सत्यके पृष्ठोंपर भारतका नया इत्तिहास लिखा जाने लगा | 


महावीरका समवशरण पुनः त्तीसरी बार राजगृहमें अनुमानतः ई० पु० 
५३०-३२ में हुआ तथा उनके उपदेशामृतकी चर्चा सर्वत्र व्याप्त हो गयी । 
जनसाधारणके साथ सेठ, साहुकार और सामन्‍्त भी समवशरण-सभामें सम्मि- 
लित होने लगे। 


अभयकुमार भी समवशरणमें दिव्यध्वनि सुननेके लिए उपस्थित हुआ। वे 
विरक्‍त त्तो पहलेसे ही थे, पर तीर्थंकर महावीरके वीतराग प्रवचनको सुनकर 
उनका वेराग्य कई गुना बढ़ गया। वे सोचने लगे--मनुष्य जीवनकी उपयोगिता 


तोथंकर महावीर ओर उनकी देशना : २२७ 


इसी बातमें है कि इसे प्राप्त कर ज॑न्म-मरणसे छुटकारा प्राप्त किया जाये । 
मानव-जीवन दुर्लभ है, अनुपम है और है यह मूल्यवान पर्याय । तीथ्थकरके 
पादमूलको प्राप्तकर भी यदि इस जीवनमें साधना नहीं की गई, तो फिर शायद 
ही कभी अवसर प्राप्त होगा । जो व्यक्ति वासनासक्त है, वह अपने स्वरूपको 
नहीं समझ सकता है। उसे आत्मबोध और आत्मविवेक प्राप्त होना कठिन है। 
अतएव मुझे क्रोध, मात, माया, आदि विकारोंको जीत॒नेके लिए सच्चेष्ट होना 
चाहिए ।” 

अभयकुमा रने संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त हो दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण 
करनेके लिए प्रभुके चरणोंमें प्राथना की। महावीरने अभयके पृव॑जन्मोंका 
वृत्तान्त प्रकटकर उसके हृदयकी गाँठ खोल दी । उन्होंने बतलाया:--“अभय 
पुर्व॑ जन्ममें एक ब्राह्मण-पुत्र था, वेदाध्ययनकी ओर उसकी विशेष रुचि थी; पर 
विद्वान्‌ होनेंपर भी वह मूढ़ताओमें आबद्ध था। उसकी मिथ्याभिरुचि उसे 
पथभ्रष्ट कर रहो थी ।” 
“पाँच मूढ़ताएँ प्रमुख थी :-- 

(१) पाखण्ड मूढ़ता । 

(२) देवमूढ़ता-सभी प्रकारके देधोंमें अन्धविद्वास । 

(३) तीथंमूढ़ता--तीर्थों में अन्धभक्ति । 

(४) जाति-बन्धन । 

(५) क्रियाकाण्ड एवं हिसकधममंमें विश्वास ।” 


“इन मूढ़ताओंमें जकड़े हुए इस ब्राह्मण-पुत्रका एक श्रावकसे साक्षात्कार 
हुआ | श्रावकने उसे सत्यज्ञानका उपदेश दिया। बतलाया कि मनुष्य अपने 
सत्कमंसे ही उन्‍नत होता है। अतः सत्कर्म ही पूजा है, सत्कर्म ही तीथं और 
सत्कमं ही महान्‌ है। सत्कर्म वही है, जो जगत॒के समस्त प्राणियोंको सुख और 
शान्ति प्रदान कर सके । जातिवाद अतात्त्विक है। संसारके सभी मनुष्य समान 
हैं, न कोई छोटा और न कोई बड़ा है। मनुष्यकी श्रेष्ठता आचारमूलक है। 
जिस व्यक्तिका अहिसामूलक आचार रहता है, वही व्यक्ति अपना और 
संसारका हित्त-साधन करता है ।” 

“श्रावककक उक्त उपदेशसे ब्राह्मण-पुत्र प्रभावित हुआ और वह अहिसाके 
आचरणमें संलूग्न हो गया | मृत्युके पश्चात्‌ सत्कार्योंके परिणामस्वरूप उसने 
राजाके यहूः जन्म ग्रहण किया ओर राजकुमार-पद प्राप्ट किया। यह राज- 
कुमार ही अभयके रूपमें उपस्थित है ।” 


अभयकुमार अपने पूव॑जन्मके वृतान्‍्तकों सुनकर अधिक प्रभावित्त हुआ। 


२२८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


उसके मनमें उत्पन्त हुई विरक्ति और सबलू हो गयी | वह सम्यग्दर्शन, सम्यं- 
सज्ञान ओर सम्यक्चा रित्रको प्राप्तिके लिये लालायित हो गया। उसका मन आत्म- 
निष्ठासे मर गया तथा उसकी दृष्टि निमंछ और उज्ज्वल हो गयी । अत्त: उसने 
प्रार्थना की -- प्रभो ! मुझे दीक्षा देकर आत्म-साधनाका अवसर दीजिये ।” 

इन्द्रभूति गौतम गणधरने अभयकुमारको सम्बोधित करते हुए कहा-- 
“तुम्हारी तभो दिगम्बर-दीक्षा हो सकती है, जब तुम अपने माता-पिता- 
की अनुमत्ति प्राप्त कर लो। यतः तुम राज्यके एक उत्तरदायी पदपर प्रति- 
छ्वित हो ।” 

अभयकुमार गौतम गणधरके अदेशानुसार अपने पितासे अनुमत्ति प्राप्त 
करनेके लिए राजसभामें उपस्थित हुआ। उसने सिहासनासीन श्रेणिकको बड़ी 
श्रद्धासे प्रणाम किया। अपनी इच्छा पिताके सम्मुख व्यक्त करनेके पूवव॑ भूमिकाके 
रूपमें तत्त्वोंका विवेचन किया। उसके सारगर्भित विवेघनको सुनकर श्रेणिक 
और राजसभाके अनेक विद्वान्‌ आश्चर्य चकित हो गये । ह 

अभयकुमारने अपनी भूमिका समाप्त करनेके अनन्तर अपना मन्तव्य भो 
पिताके समक्ष प्रस्तुत किया । उसने विनीत शब्दोंमें निविदन किया--“पृज्यवर 
त्ात !*संसारके ये विषय-सुख मुझे नीरस प्रतीत हो रहे हैं । राजनीतिक दाँव- 
पेंच।और षड्यन्त्र मुझे अब नागफनी जेसे प्रतीत हो रहे हैं। मेरी अन्तरात्मा 
ज्ञानज्योतिसि आलोकित हो गयी है। अतएव अब मैं दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण 
कर महावीरके संघमें सम्मिलित हो आत्मकल्याण करना चाहत्ता हूँ ।” 

अभयकुमारके उक्त विचारोंकों सुनकर सम्राट श्रेणिक स्तब्ध हो गये । वे 
नहीं चाहते थे कि अभयकुमार घर-द्धार, राज्य, धन, दौलत आदि छोड़कर 
मुनिपद ग्रहण करे । वह अभयकुमारको समझाते हुए कहने छगे--“वत्स ! 
मगधका यह विशाल राज्य तुम्हारे बुद्धिकौशलसे ही चल रहा है | तुम्हारे कारण 
राज्यकी सीमाका विस्तार हुआ है और कई राजाओने अधीनता प्राप्त की है 
अभी तुम्हारी वय ही क्या है ? दीक्षाके लिये अवसर आने दीजिये, तब दीक्षा- 
ग्रहण करनेमें किसी प्रकारकी कठिनाई नहीं है। अभी मेरा मन तुम्हें 
अनुमति देनेके लिये तैयार नहीं हैं ।' 

अभयकुमार--'तात्त ! अब सत्कमंमें मुझे रस आ गया है, आनन्दकी उप- 
लब्धि हो गयी है और संसारके विषय-सुख नीरस प्रतीत हो रहे हैं। अत्तएव 
दीक्षा ग्रहण करनेके लिये अवश्य अनुमति दोजिये ।” 


श्रेणिकने जब अभयकुमारका दुढ़ निश्चय ज्ञात कर लिया, तो उन्हें भनु- 


तोथंकर महावीर और उनकी देशना : २२९ 


मति देनी पड़ी । अभयकुमा रने अपनी मातासे भी अनुमत्ति प्राप्त कर लो। अतः 
वह गौतम गणधरके निर्देशानुसार तीर्थंकर महावीरके समवशरणमें पहुँचा और 
वहाँ दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण कर ली। श्रेंणिक भी पुत्रके दीक्षित होनेसे प्रसन्न 
हुआ और उसने राजगृहमें उत्सव सम्पन्न किया | 

अभयकुमा रने दिगम्बर-दीक्षा धारण कर उग्र तप किया ! उसने विकार और 
वासनाओंका निरोधकर कर्मोकी निर्जरा की। साक्षात्‌ तीर्थंकर महावीरका 
उपदेश श्रवणकर अभयकुमा रने अपने कर्मोकी अनन्तगुणी निजंरा आरम्भ की। 
उन्होंने चार घातियाकर्मोंको नष्टकर वीत्तराग हो। भहंन्तपद प्राप्त किया | 
समवशरणमें जीव और कमंके सम्बन्धमें ज्ञात कर अपनेको शुद्ध-बुद्ध और ज्ञान- 
स्वरूप बनाया । ध्यानके प्रभावसे अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और 
अनन्तवीय॑ंकी उपर्लब्ध की | जो आत्मा बन्धका कर्त्ता है, वही आत्मा बन्धनसे 
मुक्ति प्राप्त करनेवाला है। पर इस मुक्तिकी प्राप्ति तभी होती है, जब अपने 
भीतरके परमात्मासे साक्षात्कार हो जाता है। इस परमात्मा पदके प्राप्त होते 
ही आत्मा सुख-दुःख, पुण्य-पाप आदिसे मुक्त हो जाती है। 
आयिका-संघकी प्रमुख आचार्या : चन्दना 

महावो रके संधमें मुनि और श्रावकोंके साथ आयिका और श्राविकाओंके 
भी संघ थे । वीरसंघकी व्यवस्था महिलाओंके सहयोगके बिना सम्भव नहीं थी। 
महावो रके संघमें छत्तीस हजार आयिकाएँ और तीन लाख श्राविकाएँ थीं। महाराज 
चेटककी पुत्री चन्दना कोशाम्बीमें ब्रात्य जीवन व्यत्तीत कर रही थी और वह 
वीर-तीथंप्रवत्तनकी आशा लगाये हुई थी । जब महावीरका धरमं-प्रवत्तन आरम्भ 
हुआ, तो चन्दना समवशरण-भूमिमें पहुँची और अनुरोध करने लगी-- स्त्री- 
पर्यायकी माया प्रसिद्ध है। इस सायाका विनाश आयिका बनकर साधनाद्वारा 
नारी भी कर सकततो है। पुरुष-पर्याय हो या नारी-पर्याय, सभी बन्धन हैं। सोनेका 

बन्धन लोहैके बन्धनसे अच्छा नहीं हो सकता है। दोनों ही प्रका रके बन्धन व्यक्तिकी 

स्वतन्त्रतामें बाधक हैं। जो भव्य हैं, अपना और परका हित चाहते हैं, वे किसीसे 
द्वष नहीं रखते, किसीकों बुरा नहीं कहते । व्यक्तिके शुभ और अशुभ-संस्कार 
ही द्रष्टव्य हैं| अच्छे संस्कार उपादेय होते हैं और बुरे संस्कार हेय । जो व्यक्ति 
अपने संस्का रोंका निर्माण करता है, वही साधनाका अधिकारी बनता है।” 


चन्दनाके अनुरोधका समर्थन इन्द्रभूति गौतमने भी किया और कहा-- 
“संघका संचालन प्रमुख विदुषी आयिकाके अभावमें संभव नहीं है। अत्तः 
चन्दनाके विरक्त भावोंका समादर होना आवश्यक है |” 


चन्दनाको आयिका-दीक्षा ग्रहण करनेकी अनुमति प्राप्त हो गयी। उसने 


२३० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


द्ादश अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन किया और पञ्चमुष्टि लोंचकर श्वेत शाटिका 
धारण की | 


चन्दनप्रकी दीक्षा होते ही हष॑-ध्वनि हुई और देवोंने भी इसका अनुमोदन 
किया । चन्दना तीर्थंकर महावीरके आयिका-संघकी गणिनी बन गयी । 


चेलना : भक्ति और त्याग 


वीरसंघकी साध्वी-रमणियोंमें चेलतनाकी भी गणना की गयी है | इनका 
धर्माचरण देनिक जीवनमें अनुस्यूत था | चेलनाने हो सम्राट्‌ श्रेणिक बिम्बसारको 
महावीरका अनुयायी बनाया था| इनका भवन मुनि और त्यागियोंकी चरण-रजसे 
पवित्र होता रहता था | यह चारों प्रकारका दान देती, देवाचंन करती और स्वा- 
ध्यायद्वारा अपने अन्तरंगको पावन बनाती | धमंमागंसे च्युत होनेवाले व्यक्तियों- 
के स्थितिकरणमें संलग्न रहती । 


एक समयकी घटना है कि चेलता द्वारापेक्षण कर रही थी। सौभाग्यवश एक 
कृशकाय द्विमासोपवासी तपस्वी विशाख चर्याके लिए पधारे। रानीने भक्ति- 
पूर्वक मुनियजको पड़गाहा और आहार-दान देनेकी तैयारी करने लगी । इसी 
समय उसने देखा कि कोई अदृव्य शक्ति मुनिराजपर उपसर्ग कर रही है-- 
उनका इन्द्रिय-वद्ध न होता जा रहा है। यदि मुनिराज अपने इस इर्द्रिय-वद्ध नका 
देखते तो अन्तराय मानकर बिना आहार लिए लौट जाते। अतः चेलनाने 
मुनिराजका निरन्तराय आहार सम्पन्न करानेके हेतु ऐसा उपाय किया, 
जिससे मुनिराजको उक्त उपसगंका अनुभव ही नहीं हुआ । 

मुनिराज आहार-ग्रहणकर विपुलाचलपर्व॑तपर गये और ध्यानस्थ हो गये । 
उन्होंने शुक्लध्यान आरम्भ किया, जिससे धतियाकर्म नष्ट होने लगे । गुणस्था- 
नारोहणके क्रमसे उन्होंने सयोगकेवली गुणस्थानमें पहुँचकर अनन्तचतुष्टयकी 
प्राप्ति को और केवलज्ञान उपलब्ध किया । सुर, असुर, नर, नारी, सभी केवलीकी 
वन्दनाके लिए आने लगे। चेलना भी वहाँ उपस्थित हुई और उसने केवलीसे 
उस परोक्ष उपसर्गका कारण पूछा । 

केवछी--“मुनि होनेके पहले में पाटलिपुत्रका राजकुमार था मेरा नाम 
विशाख था। मेरी पत्नी कनकश्री अत्यन्त रूप-लावण्ययुक्त थी | मेरा विवाह 
हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ था कि मैंने अपने वालसखा मुनिराज 
मुनिदत्तको देखा | वे अपनी चर्याके लिए भ्रमण कर रहे थे। मैने भक्तिभाव- 
पूर्वक मुनिदत्तको आहार दिया | मुनिराजने मुझे संसारका स्वरूप बतलाया- 
तथा आत्मोत्यानके लिए प्ररणा दी । महाराजके उपदेशसे मुझे बड़ी शान्ति 


तोर्थंकर महावीर और उनकी देशना : २३१ 


मिली तथा मेरे मनमें संसारके प्रति अरुचि उत्पन्न हो गयी। फलत्त: सर्वारम्भ- 
परिग्रहका त्यागकर में भी मुनि बन गया ।” 

“कनकश्रोको मेरा मुनि बनना अच्छा न लगा । अत्त: वह क्रोधावेशमें मुझे 
गालियाँ देने लगी तथा उसकी स्थिति उन्मत्त जेसी हो गयी और कुछ ही दिनोंमें 
उसका शरीर छूट गया । कनकश्री कुभावनाके प्रभावसे व्यन्तरी हुई। उसने 
विभंगावधिसे मेरे सम्बन्धमें जानकारी प्राप्त की और प्रतिशोधके रूपमें उसने 
मेरी तपस्यामें विष्न करना आरम्भ किया। में जब चर्याके लिए निकलता वह मेरी 
इन्द्रिय-वुद्धि कर देती, जिससे अन्तरायके कारण में विना आहार लिए ही लौट 
जाता। इस प्रकार अन्तराय होनेसे मैंने द्विमासोपवास 'ग्रहण किया। जब 
में चर्याके लिए राजगहमें आया, तो कन्कश्रीके जीव उस व्यन्तरीने पुन 
अन्तराय उपस्थित करनेका प्रयास किया, किन्तु तुमने उस उपसर्गकी जानकारी 

मुझे नहीं होने दी। में तुम्हारे द्वारा शुद्धल्पसे दिये गये आह्यारको ग्रहण कर 
यहाँ आया और मुझे उत्कृष्ट ध्यानकी प्राप्ति हुई, जिसके फलरवरूप केवलज्ञान 
मिला ।! 


हुआ आत्मोदय 

चेलनाने उपगृहन अंगका पालनकर अपने सम्यवत्वको दृढ़ किया । चेटककी 
पुत्री ज्येष्ठ आथिका बनकर धर्मंसाधना कर रही थी और इनके पत्ति 
सात्यकि भी मुनिपद ग्रहण कर आत्म-साधना कर रहे थे । चारित्रमोहोंदयसे ये 
दोनों तपसे भ्रष्ट हुए । चेलताने इनका स्थित्तिकरण कर इन्हें पुत्र: धर्मा राधनमें 
प्रवत्त किया और तीर्थंकर महावीरके समवशरणमें इन्हें प्रविष्ट कराया । 
प्रायश्चित्त कर ये दोनों आथिका और मुनि व्रत पालन करनेमें दृढ़ हुए । 

चेलना आथिका चन्दनाकी वन्दनाके लिए गयी। चन्दनाके धर्मोपदेश- 
का उसपर जादू जेसा प्रभाव पड़ा। फलूत: उसके परिणाम भो विर/्तसे 
आप्लावित हो गये । श्रेणिकके अभावके कारण उसका मन भी सांसारिक कार्यमें 
नहीं लग रहा था । उसे संसारकी असारताकी अनुभूति हो गयी। फलत्त: 
चेलताने भी चन्दतासे आयिका-दीक्षा धारण कर लो | 

चेलना तीर्थंकर महावीरके संघमें रहकर आत्म-साधना करने लगी | वह 
स्त्री-पर्यायका छेदकर पुरुष-पर्याय द्वारा कैवल्य प्राप्तिके लिए सच्चेष्ट थी । 
तीर्थंकर महावी रके दर्शन-वन्दनसे चेलना और ज्येष्ठाका कल्याण हुआ | 


अन्य अनेक राजाओंद्वारा महावीरको भक्ति-वन्दना 
तीर्थंकर महावारकी वन्दना अनेक राजा-महाराजाओंने की और उनके 


२३२ : तीर्थंकर महावीर और उनका आचार्य-परम्परा 


दर्शंन-अचेनसे अपनेको घन्यः बनाया। वेशालीनरेश चेटक, मगधनरेश कुणिक 
अजातशथत्र, हस्तिशोष॑नरेश अदीनशत्रु, सौगन्धिका-नरेश अप्रतिहत, वाराणसी- 
तरेश जितशत्रु, सिन्धुसोवीर-नरेश उद्रामण, श्रावस्ती-नरेश जितशत्रु, चम्पा- 
नरेश दधिवाहन, उज्जयिनी-नरेश चण्डप्रद्योत एवं कौशाम्बी-नरेश शतानीक 
प्रसिद्ध हैं। इन सभी नरेशोंने त्तीथंकर महावीरके समवशरणमें पहुँचकर शान्ति- 
लाभ किया था। देशनामें आत्मशुद्धिके हेतु कर्मोंसे संघ करनेका संकेत 
विद्यमान था। जीवन जितना कठोर एवं संयमी होता है, व्यक्ति उत्तना 
ही ऊँचा उठ जाता है। जो विषय-वासनाओंमें पड़ा रहता है, तपस्याके लिए 
प्रयास नहीं करता, वह जीवनमें कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। नदी, 
सरोवर और गडढोंमें पड़ा भूतलका जल संघर्ष करता है--सूर्य-किरणोंसे संतप्त 
होता है, तो वह रश्मियोंके सहारे ऊपर उठ जाता है, सारी गन्दगी और मेल 
नोचे रह जाते हैं। राजा हो या रंक, ब्राह्मण हो या शूद्र, विद्वान्‌ हो या मूर्ख 
जो श्रम करता है, तपश्चरण करता है, वह महान बन जाता है | 


महावोरके उपदेशने कित्तने ही व्यक्तियोंके हृदय परिवर्तित कर दिंये। 
उनके उपदेशसे प्रभावित होकर किसीने अणुव्रत ग्रहण किये और किसीने 


महात्रत। समाज-व्यवस्था और राष्ट्र-व्यवस्थाकी महत्त्वपूर्ण बातोंकी जानकारी 
भी प्राप्त हुई । 


विव्यध्वनि या देशताकी भाषा 


तीर्थंकरकी दिव्यध्वनि अनक्षरात्मक होती है या अक्षरात्मक, इस सम्बन्धमें 
गम-म्रन्धोंमें विस्ता रपृवंक विचार किया गया है। कसायपाहुड और तिलोय- 
पण्णत्तीमें दिव्यध्वनिको ताल, दन्‍्त, [ओोष्ट तथा कण्ठके हुलन-चलनरूप 
व्यापारसे रहित होकर एक ही समयमें भव्यजनोंको आनन्द देनेवाली बताया 
है" । हरिवंश-पुराणसे भी उक्त तथ्य पृष्ट होता है । इस ग्रन्थमें लिखा है कि 
भोठोंको विन्ता हिलाये ही निकली हुई तीर्थंकर-वाणीने तिर्यज्च, मनुष्य और 


१. अट्टारस महाभासा खुल्लयभासा वि सत्तसयसंखा । 
अव्खरअणवखरप्पय सण्णीजीवाण सयलभासाओ ॥ 
एदासि भासाणं. तालुबदंतोट्टकंठवावार । 
परिहरिय एक्ककार्ल भव्वजणाणंदकरभासो ।। 
--तिलोयपण्णती १॥६१-६२. 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना ; २३३ 


देवोंका दृष्टिमोह नष्ट कर दिया ।* 


तत्त्वाथ॑वात्तिकमें मुखसे दिव्यध्वनिकी उत्पत्ति बतलायी गयी है। 
बताया है कि सकलज्ञानावरणके क्षयसे उत्पन्न अतीन्द्रिय केवलज्ञान से युक्त 
केवली जिद्दाइन्द्रियके आश्रयमात्रसे वकतृत्वरूपमें परिणत होकर सकल- 
श्रुतविषयक अर्थोका उपदेश करता है।* 


हरिवंशपुराणमें भी बताया गया है कि दिव्यध्वनि चारों दिशाओंमें 
दिखनेवाले चारों मुखोंसे निकलती है ।? 


महापुराणके आधारपर कहा जा सकता है कि भगवानूके मुखरूप कमलसे 
बादलोंकी गरजंनाका अनुकरण करनेबाली अतिशययुक्त महादिव्यध्वनि निकल 
रही थी और वह भव्यजीवोंके मनमें स्थित मोहरूपी अन्धकारको नष्ट करती 
हुई सूयंके समान सुशोभित हो रही थी। इस दिव्यध्वनिमें सभी अक्षर स्पष्ट 
थे और ऐसी प्रतीति हो रही थी, मानो गुफाके अग्नभागसे प्रतिध्वति ही निकल 


१. (क) जिनभाषा5धरस्पन्दमन्तरेण विजुम्मिता । 
तिर्यग्देवमनुष्याणां दष्टिमोहमनीनशत्‌ ॥ 
--हरिवंदपुराण २११३, 
(ख) त्रलोक्ये जिनशासनोरुपदवीशुश्रषयावस्थिते, 
सम्पृष्ट: प्रथमेव तत्र गणिता विश्वार्थविद्योतन: । 
भूयो भेदविवृत्तयाध रपरिस्पन्दो ज्झितस्वात्मता 
मोहध्वान्तमपकरोदयथ जिनो भानुः स्वभाषाश्रिया ॥ 
--वही, ९२२४, 
(ग) भाषाभेदस्फुरन्त्या स्फुरणविरहितस्वाधरोद्धाषया च । 
--हरिवंशपुराण ५६।११७. 


२. सकलज्ञानावरणसंक्षयाविभूताती न्द्रियकेवलशञान: रसनोपष्टम्भमात्रादेव वक्‍तृत्वैन 
परिणत: सकलान्‌ श्रुतविषयानर्थानुपदिशति । 
--तत्वार्थवात्तिक २।१९।१०, १० १३२ (-ज्ञानपो5-संस्करण) 


३. तत्प्रइनानन्तरं धातुश्चतुर्मुखविनिर्गता । 
चतुर्मुखफला सार्था चतुर्वर्णाश्रमाश्रया ॥॥ 


हरिवंश ५८।३े 


२३४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


रही हो* । 

दिव्यध्वनिके सम्बन्धमें कुछ आचार्योका अभिमत है कि यह स्वहित करनेके 
कारण वर्णविन्याससे रहित है*। पर कुछ आचार्य इसे अक्षरात्मक ही मानते 
हैं, यत्तः अक्ष रोंके समूहके विना छोकमें अथेका परिज्ञान नहीं हो सकता है । 
भाषात्मक शब्द दो प्रकारके माने गये हैं--(१) अक्षरात्मक और (२) अनक्ष- 
रात्मक | अक्षरात्मक शब्द संस्कृतादि भाषाके हेतु हैं और अनक्षरात्मक शब्द 
द्वोन्द्रियादिके शब्दरूप होते हैं | 

दिव्यध्वनिको अनक्षरात्मक इसलिए कहा जाता है कि वह जबत्तक सुनने- 
बालेके कर्णंप्रदेशको प्राप्त नहीं होतो, तबतक अनक्षरात्मक है और जब कर्ण- 
प्रदेशको प्राप्त हो जाती है, तब अक्षररूप होकर श्रोत्ताके संशयादिको दूर 
करती है। अत्तः अक्षरात्मक कही जाती है ।९ 

वस्तुतः दिव्यध्वनि शब्दत्तरंगरूप होती है। तरंगें संप्रेषित होती हैं और 
श्रोत्ता अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार उन्हें ग्रहण कर लेता है। भत्त: 
अनक्षरात्मक होते हुए भी अक्षरात्मक दिव्यध्वनि मानी जाती है। आजका 
विज्ञान भी कहत्ता है कि ध्वनिमात्र प्रकम्पनकी प्रक्रिया है। शब्दोत्पादक सभी 
वस्तुएँ कम्पन करती हैं। कम्पनके अभावमें ध्वनि पेदा नहीं होती । केबली 
बोलनेका प्रयत्न नहीं करते, अपितु तीर्थंकर॒नामकर्मोदयके कारण कण्ठ, ताल 
आदिको प्रकम्पित किये विना ही शब्द-वर्गंगाओंके कम्पतक साथ ध्वनि होती 
है। यह ध्वनि पौद्गलिक है। काययोगसे आक्रृष्ट कमं-पुद्गलस्कन्ध स्वयं 
शब्दका आकार लेते हैं, भाषारूपमें परिणत हाते हैं । 


१. (क) दिव्यमहाध्वनिरस्य मुखाब्जान्मेघरवानुकृतिनिरगच्छत्‌ । 
भव्यमनोगतमोहतमोष्नन्नयुतदेष यर्थव तमोएरिंः ॥। 
““महापुराण २३।६९. 
(ख) ताल्वोमपरिस्पन्दि नच्छायान्तरमानने । 
अस्पृष्टकरणा वर्णा मुखादस्य बिनिर्य॑युः ॥ 
स्फुरदूगिरिगुहोद्भूतप्रतिश्रदृष्वनिसच्चिभ: . । 
प्रस्पष्टवर्णो निरगाद्‌ ध्वनि: स्वाय्रम्भुवान्मुखात्‌ ॥ 
--वही, २४॥८२-८३. 
२. पग्मास्तिकाय-तात्पर्यवृत्ति १।४॥९. 
३. वही, ७९१३५।६. 
४. गोस्मटसार-जीवकाण्ड-जी० प्र० २२७४४८८।१५, 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : २३५ 


शब्दोत्पत्तिकी प्रक्रिया दो प्रकारकी है--प्रायोगिक और वस्नसिक । प्रयत्न- 
जन्य शब्दोंको प्रायोगिक कहा जाता है और सहज निष्पन्न शब्द वेखसिक कह- 
लाते हैं । शब्द ध्वन्यात्मक होते हैं, पर सभी शब्द भाषात्मक नहीं होते । बेच्न- 
सिक शब्द अभाषांत्मक माने जाते हैं। मेघकी ग्जना सहज उत्पन्न होती है, 
पर उसमें कोई भाषा नहीं। प्रायोगिक शब्द अभाषात्मक और भाषात्मक दोनों 
प्रकारके होते हैं। भाषात्मक ध्वनि अर्थविशेषकों अभिव्यक्त करती है, अभा- 
षात्मक ध्वनि अथंशन्य होती है। ततोर्थकरकी दिव्यध्वनि प्रयोगकालमें 
अनक्षरात्मक होते हुए श्रोताके श्रवणके समय अक्षरात्मक रूपमें परिवर्तित हो 
जाती है | इस दिव्यध्वनिकी यह प्रमुख विशेषता है) दिव्यध्वनि जिन पुद्‌- 
ग़लस्कन्धोंको प्रेषित करती है; वे गतिशील होते हैं। उनमें शब्दरूप-परिणमन 
करनेकी क्षमता होती है। आवत्तन-परावत्तंन और विवत्तंनकी क्रियाएँ भी 
होती रहती हैं। यह ध्वनि चलनेमें किसीको माध्यम नहीं बनाती | साधारणतः 
ध्वनि-प्रसारके लिये वायुका माध्यम भपेक्षित होता है। पर तीथँैकरकी ध्वनिमें 
ऐसी सहज स्वाभाविक द्ञक्ति विद्यमान रहती है, जिससे वह सभो जातिके 
श्रोताओंके कर्णप्रदेशमें पहुँचकर तत्तद्‌ भाषारूपमें परिणत हो जाती है । 

हरिवंशपुराणके एक पद्यमें बताया गया है कि जिस प्रकार आकाशसे वर्षा- 
का पानी एकरूप होता है, परल्तु पृथ्वीपर पड़ते ही वह नानारूपोंमें दिखलायी 
पड़ने लगता है। उसी प्रकार तोीर्थकरकी दिव्यध्वनि एकरूपमें रहते हुए भी 
सभामें स्थित पशु-पक्षी, देव-गंधवं, मनुष्य आदिको अपनी-अपनी भाषामें अवगत 
ह्वोती है।' 


दिव्यध्वनि : सदंभाषा 


दिव्यध्वनिको स्वभाषात्मक माना गया है। आचार्य समन्‍्तभद्रने अपने 
स्वयंभू-स्तोत्रमें तीर्थंकर महावी रकी दिव्यध्वनिकों सर्वभाषात्मक कहा है और 


१. अनानात्मापि तदूवृत्त ताता पात्रगुणाश्रयम्‌ । 
सभायां दृश्यते नाना दिव्यमम्बु यथावनों ॥ 
--हरिवंशपुराण ५८॥१५. 
>< ८ > अं 
एकरूपापि तद्भाषा श्वातृन्‌ प्राप्य पृथगुविधान । 
भेजे नानात्मतां कुल्याजललुतिरिवा ड्सप्रपान्‌ ॥ 
“--आदिपुराण १६८७० 
२. स्वयंभू-स्तोत्र, पद्म ९७. : 


२२६ : तीर्यकर महावीर ओर उनको आ।चार्य-परम्परा 


बतलाया है कि तीर्थंकरका वचनामृत्त संसारके समस्त प्राणियोंको अपनी-अपनी 
भाषामें तृप्त करता है। अलंकार-चिन्तामणिमें भी इसे सवंभाषात्मक, असीम 
सुखप्रद और समस्त नयोंसे युक्त बतलाया है।"* 


धवलाटीकामें आचाय वीरसेनने लिखा है--“योजनान्त रदूरसमीपस्था- 
घ्टादशभाषा - सप्तहत्तशतकुभाषायुत्त-तियंग्देवमनुष्यभाषाका रन्यूना धिक-भाव।[ - 
तीतमधुरमनोहरगम्भी रविशदवागतिशयसम्पन: भवनवासिवाणवब्यन्तर-ज्यो- 
तिष्क-कल्पवासीन्द्र - विद्याधर-चक्रवर्ति-बल-ना रायण-राजाधिराज-महा राजाघधे- 
महामण्डलीकेन्द्राग्नि-वायु-भूति-सिह-व्यालादि-देव - विद्याधर-मनुष्यषि - तियेगि- 
न्देभ्य: प्राप्तपूजातिशयो महावी रो5थंकर्त्ता' ।” 

अर्थात्‌ एक योजनके भोतर दूर अथवा समीपमें बेठे हुए अठारह महाभाषा 
और सात-सौ लघु भाषाओंसे युक्त तिर्यंच, मनुष्य और देवोंकी भाषाके रूपमें 
प्रिणत होनेवाली तथा न्यूनता और अधिकतासे रहित मधुर, मनोहर, गम्भीर 
और विशद भाषाके अतिशयोंसे युक्त तीर्थक रकी दिव्यध्वनि होती है । 


महापुराणमें आचाय॑ जिनसेनने भी इसे अशेषभाषात्मक कहा है। अतिशय- 
विशेषके कारण यह दिव्यध्वनि समस्त भाषारूपमें परिणमन करती है। 
स्याद्गादरूपी अमृत्तसे युक्त होनेके कारण समस्त प्राणियोंके हृदयान्धकारको 
नष्ट करती है? | 


महापुराणमें यह भी बताया गया है कि दिव्यध्वनि एकरूपमें होती हुई 
भी तीर्थकर-प्रकृतिके पुण्य-प्रभावसे समस्त मनुष्यों और पशु-पक्षियोंकी संके- 
तात्मक भाषामें परिणत हो जाती है । 


निष्कर्ष यह है कि दिव्यध्वनि, ध्वनिरूप होती है और अठारह महाभाषा 
तथा सात-सौ कुभाषारूप परिणमन करती है। यह अक्षर ओर अनक्षर स्वरूप 





१. अलंकार-चिन्तामणि, भारतीय ज्ञानपीठ-संस्करण १।१०२. 
२. पषट्खण्डागम, धवलाटीका-समन्वित, प्रथम जिल्द, पृ० ६१. 
३. त्वहिव्यवागियमशेषपदार्थगर्भा भाषान्तराणि सकलानि निदर्शयन्ती । 
तत्त्वावबोधमचिरात्‌ कुरुते बुधानां स्याद्गादनीतिविहतान्धमतान्धकारा ॥। 
--आदिपराण २३।१५४: 
एकतयोणपि च सर्वनुभाषा: सोह्ल्तरनेष्टबहुइ्च कुभाषा: | 
अप्रपिपलिमपास्य च तत्त्वं बोधयति सम जिनस्य महिम्ना ।॥। 
--आदिपुराण २३॥७०. 


ह< 


तीथँंकर महावीर ओर उनकी देशना : २३७ 


बीजपदोंसे युत्त है। अतः सभी प्राणियोंको अपनी-अपनी भाषामें प्रवचन 
सुनायी पड़ता है | 

कहा जात्ता है कि तोर्थकर महावीरकी दिव्यध्वनि अध॑भागधी-भाषामें 
होती थी' | वेयाक रणोंने इसे आप॑ प्राकृत कहा है। अर्धमागधीशब्दकी ब्युत्पत्ति 
'अध॑ मागध्या' अर्थात्‌-जिसका अर्धाश मागधी हो और शेष अर्द्धाश अन्य 
भाषाओंसे निर्मित हो, वह्‌ अधंमागधी है। इस व्युत्पत्तिका समर्थन ई० सन्‌ 
सातवीं शताब्दीके विद्वान्‌ जिनदासगणि महत्तरके 'निशीयर्चाण' नामक ग्न्थमें 
उल्लिखित “पोराणद्धमागहभासा नियय॑ हवई सुत्तं” द्वारा भी होता है। अधे- 
मागधीशब्दकी व्याख्या--“मगहद्धविसयभासानिवद्धं अद्धमागही '--अर्थात्‌ 
मगधदेशके अधंप्रदेशकी भाषा अधेमागधी कही जात्तो है। अधेमागधोमें 
अठरह देशीभाषाओंका मिश्रण माना गया है। बताया है--' अट्टारस देसी 
भासा नियय॑ं वा अद्भ-मागहं” | जिनसेनने भी इसे सर्वभाषात्मक कहा है ।* 

अधंमागधीका मूल उत्पत्ति-स्थान मगध और शरसेन (मथुरा) का मध्यव्ती 
प्रदेश है। तीथकरोंके उपदेशकी भाषा अर्धमागधी ही मानी गयी है। 
आदितोर्थकर ऋषभदेव अयोध्याके निवासी थे। अतः अयोध्याके पाश्व॑बर्ती 
प्रदेशको भाषा अधंमागधी रही होगी । 

एक धारणा यह भी प्रचलित है कि भगवान्‌ महावीर अधेमागधीमें उपदेश 
देते थे । इनका जन्मस्थान वेशालो था, इनके विहार और प्रचारका मुख्य क्षेत्र 
पूर्व में राढ़ भूमिसे लेकर पद्चिममें मगध्‌की सीमा तक, उत्तरमें वेशालीसे लेकर 
दक्षिणमें राजगृहू ओर मगधके दक्षिणी किनारे तक था | यों तो महावीरका 
समवशरण देशके प्रत्येक भागमें गया था, पर उनकी तपस्या और वर्षावासोंका 
सम्बन्ध उक्त प्रदेशके साथ विशेषरूपसे है। अत्तः अध॑मागधी इसी क्षेत्रकी 
भाषा रही होगी। यह भी ज्ञातव्य है कि इन क्षेत्रोंमें बोली जानेवाली अन्य 
बोलियोंका प्रभाव भी अवश्य पड़ा होगा। आयंभाषाके अतिरिक्त इन क्षेत्रोंमें 
मुण्डा एवं द्रविड़वर्गकी भाषाएँ भी प्रचलित थीं। अतः इन दोनों वर्गंकी 
भाषाओंका प्रभाव भी अधमागधीपर अवश्य पड़ा है। अधंमागधीमें संस्कृतके 





१. सर्वा्धमागधीं सर्वभाषासु परिणामिनीम्‌ । 
स्वेषां सर्वतो वाचं साव॑ज्ञीं प्रणिदध्महें ॥ -वाग्भट-काव्यानुशासन, पृ० २, 
> २ > >८ 


“भगव चर्णअद्धमाहीए भासाए धम्ममाइक्खइ--समावायाडुसूत्र, पद्च ६० 
२. महापुराण ३३१२०, ३३।१४८, 


२३८ : तीर्थंकर महावीर भोर उनकी आचार्य-परम्परा 


स्वाथिक 'क' प्रत्ययके स्थानपर 'ह' प्रत्यय भी पाया पाया जाता है । यह हू 
प्रत्यय मुण्डा-वर्गकी भाषासे गृहीत है। “अरिहा' शब्द उदाहरणार्थ लिया जा 
सकता है । आय॑' शब्दसे प्राकृतमें अय्य' और 'अरिया' शब्द निष्पन्न होगें । 
तब यह 'अरिहा' शब्द किस प्रकार बनेगा। आयंशब्दसे स्वाथिक 'क' प्रत्यय 
जोड़कर 'अरिय या अरिया' बन सकते हैं। पर अरिहा' शब्दका बनना 
सम्भव नहीं है। यहाँ मुण्डा भाषाका स्वाथिक 'ह' प्रत्यय विद्यमान है। यही 
कारण है कि उत्तरकालीन प्राकृतवेयाकरणोंने इस समस्याके समाधानाथे 'क- 
के स्थानपर 'ह' प्रत्ययका विधान स्वीकार किया | 


तीर्थंकर महावीर अर्धमागधीमें उपदेश देते थे और उनकी वह दिव्य- 
ध्वनि मनुष्य, पशु आदिकी भाषामें परिणत्त हो जाती थी | समवायांग- 
सूत्रमें लिखा है--“भगवं च ण॑ अद्धमागहीए भासाए धम्मं आइक्खइ | 
साविय ण॑ अद्धमागहीभासभासिज्जमाणी तेसि सब्बेसि आरियमनारि- 
थाणं दुष्पपचउप्पर्यामयपसुपक्खिसरिसिवा्ण अप्पप्पणों हियसिवसुहृदाय- 
भासत्ताएं परिणमइ" | 
अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीरकी देशना अधंमागधीमें होती थी। यह शान्ति, 
आनन्द और सुखदायिनी भाषा आर्य, अनायं, द्विपद, चतुष्पद, मृग, पशु-पक्षी 
और सरिसुपोंके लिये उनकी अपनी-अपनी बोलीमें परिणत हो जाती थी। 


ओववाइयसुत्तसे भो उक्त तथ्यकी पुष्टि होतो है-- तए ण॑ समणे 
भगवं महावीरे कृणियस्स रण्णो भिभिसारपुत्तस्स अद्धमागहए भाषाएं 
भासइ | अरिहा धम्मं परिकहेइ ।“““सा विय णं अद्धमागहा भासा 
तेसि सब्बेसि आरियमणारियाणं अप्पणो सभासाए परिणामेणं परिणमह ।” 


उपयुक्त उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि अर्धभागधी-भाषामें आय और 
आर्यत्तर भाषाओंका सम्मिश्रण है | 


सवंमान्य सिद्धान्त है कि अधंमागधीका रूप-गठन मागधी और शौरसेनोसे हुआ 
है। हानंलेने समस्त प्राकृतभाषाअंको दो वर्गोर्में बाँटा है* | एक वर्गंको उसने 
शौरसेनी प्राकृत बोली और दूसरे वर्गको मागधी प्राकृत बोली कहा है। इन 
बोलियोंके क्षेत्रोंके बीचों-बीचमें उसने एक प्रकारकी एक रेखा खींची, जो उत्तरमें 
खालसीसे लेकर बेराट, इलाहाबाद और फिर वहाँसे दक्षिणको रामगढ़ होती 


१. समवायाज्भ (अहमदाबाद, सन्‌ १९३८ ई०), सूत्र ९८. 
२. कम्परंटिव ग्रामर, भूमिका, पृ० १७ तथा उसके बादके पृष्ठ । 


तीर्थंकर महाबीर और उनकी देशना : २३९ 


हुई जौगढ़ तक गयी है" । ग्रियसंन* उक्त मतसे सहमत होते हुए लिखते हैं 
कि उक्त रेखाके पास आते-जाते शने-शने: ये दोनों प्राकृ्तें आपसमें मिल गयीं 
और इसका परिणाम यह हुआ कि इनके मेलसे एक तीसरी बोली उत्पन्न हुई, 
जिसका नाम अरधमागधी पड़ा । 

इस कथनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि भाषाकी सहज प्रवृत्तिके अनुसार 
अड़ोस-पड़ोसकी बोलियोंके शब्द धीरे-धीरे आपसमें एक दूसरेकी बोलीमें घुल- 
मिल जाते हैं और उन बोलियोंके भीतर इतना घर कर लेते हैं कि बोलनेवाले 
यह नहीं समझ पाते कि वे किसो दूसरी बोलीके शब्दोंका प्रयोग कर रहे हैं । 
अतः शौरसेनी और मागधीके संयोगसे अधंमागधीके रूपका गठित होना कोई 
आध्चर्यकी बात नहीं है। 

वस्तुत्त: प्राचीन भारतमें दो ही प्रकारकी प्राकृत भाषाएँ मान्य थीं--शौर- 
सेनी और मांगधो । शौरसेनी पश्चिम प्रदेशकी भाषा थी और मागधी पूव॑की | 

वत्तमानमें इवेताम्बर आगम-साहित्यके जो ग्रन्थ अधेमागधीमें उपलब्ध 
होते हैं, वह अधमागधी तीथ कर महावीरकी दिव्यध्वनिकी भाषा नहीं हैं । 
इसका रूंप तो चोथी-पाँचवीं शत्ताब्दीमें गठित हुआ है। तो कर महावीरकी 
दिव्यध्वनिका अध्ययन करनेपर उसके स्वरूपके सम्बन्धमें निम्नलिखित निष्कषं 
उपलब्ध होते हैं-- 

(१) दिव्यध्वनि ध्वन्यात्मक होती है और ध्वनिके अक्षरात्मक और अनक्ष- 
रात्मक दोनों ही भेद हैं। त्तरंग रूपमें परिणत होती हुई ध्वनि श्रोताओंके कर्ण- 
प्रदेशमें भाषात्मक रूपमें उपस्थित होती है । 

(२) दिव्यध्वनिका यह॒॒ भाषात्मक रूप आयं-अनाय॑ आदि वर्गंकी विभिन्न 
भाषाओं द्वारा ग्रथित होता है । यही कारण है कि आचार्योने अठा रह भाषाओं 
और सातसो कुभाषाओंका मिश्रण इसमें माता है। भाषाका यह रूप सभी 
स्तरके प्राणियोंको बोध्य था | पशु-पक्षी संकेतात्मक भाषाकों समझते हैं । उनके 
पास वाणी नहीं होती, पर वे अनुभव सभी बातोंका करते हैं। तीर्थकरोंकी 
यह दिव्यध्वनि अनुभवके तलपर पशु-पक्षियोंको भी उदबोधित करती थी। 
पशु-पक्षियोंका अनुभव मूक रूपमें होता है। वे भाषासे दूर रहकर भी अनुभूति- 
के स्तरपर तरंगरूप ध्वनियोंको संकेतात्मक रूपमें ग्रहण करते हैं। अतः अनु- 
भव और भावके रूपमें पशु-पक्षी दिव्यध्वतिसे लाभान्वित होते हैं। मानव- 





१, चणडके प्राकृत-लक्षणकी भूमिका, पृ० २१. 
२. सेवन ग्रामस॑ ऑफ दी डाइलक्ट्स एण्ड सब डाइलेक्ट्स ऑफ दी बिहारी 
लेंगवेज, खण्ड १, पृ० ५, (कलकत्ता १८८३ ई०). 


२४० ; तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्म-परम्परा 


जगत्तके प्राणी अनेक बोलियोंके बोलनेवाले होते हैं। अतः उन्हें लाभान्वित 
करनेके लिये ऐसी वाणी कार्यकारी हो सकती है, जो सभी भाषाओंका मिश्रण 
हो । जिस प्रकार आजकल एक ही भाषा विभिन्न अनुवादक-यन्त्रोंके द्वारा 
अनेक भाषाओं में सुनी जाती है, उसी प्रकार दिव्यध्वनि भी अपनी विशेषताओंके 
कारण समस्त मानव-जगतको अपनी-अपनी बोछीमें सुनायी पड़ती थी । 


देव भी दिव्यध्वनिको समझते थे। इस जगतकी भाषाका क्या रूप है, यह 
तो अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है। दिव्यध्वनिका देव-जगत्तके भावोंके 
साथ सीधा .सम्बन्ध है। भाव-सम्प्रेषणके लिये किसी माध्यमकी आवश्यकत्ता 
नहीं थी । उदाहरणा्थ आजके वायरलेसको लिया जा सकता है। वाय रलेसमें 
कोई माध्यम नहीं है । विचारोंका सीधा सम्प्रेषण होता है। दिव्यध्वनि इसी 
कारण अनक्षरात्मक मानी गयी है कि देव-जगतके साथ त्तरंगावली या भाव- 
धाराका सीधा सम्प्र षण हो ! कहा जाता है कि मौनरूपमें स्थित रहकर अनु- 
भवका जितना ज्यादा और सीधा सम्प्रेषण होता है. उतना वाणीके द्वारा नहीं । 

दिव्यध्वनिकी तरंगे देव-जगतके तलूपर पहुँचती हैं। यह अनुभवकी"बात्त 
है कि मनुष्य जिस तथ्यको शब्दोंके द्वारा प्रत्तिपादित नहीं कर पाता है, उस 
तथ्यको वह मौन साधना द्वारा व्यक्त कर देता है। 

(३) दिव्यध्वनिको भाषात्मक मानकर हो उसे अधंमागधी कहा गया है 
और यह अधंमागधी आये एवं आये त्तर भाषाओंका सम्मिलित रूप थी। 


समवशरण-विहार 


तीथंकर महादीरने धर्मामृतकी वर्षा केवल राजगृहके आस-पास ही नहीं 
की, अपितु उनके समवशरणका विहार भारतके सुदू रवर्ती प्रदेशोंमें भी हुआ । 
हरिवंश-पुराणमें" बताया सया है कि जिस प्रकार भव्यवत्सल तीर्थंकर ऋषभ- 


१, काशिकोशलकौशल्यकुसन्ध्यास्वष्टनामकान्‌ । 
साल्वत्रिगत्तपञ्चालभद्रका रपटच्चरान्‌ | 
मौकमत्स्यकतीयांश्च सूरसेनवुकार्थपान्‌ । 
मध्यदेशानिमान्‌ मान्यान्‌ कलिगकुरुजांगलान्‌ ॥॥ 
कैकेया5पत्र यकाम्त्रोजबाहुली कयव्नश्न्‌ तीन्‌ । 
सिन्धुगान्धारसौवी र॒सूर भी रुदेस रका त्‌ । 
वाडवानभरद्वाजक्वाथतोयान्‌ समुद्र॒जान्‌ । 
उत्तरास्तार्णकार्णाइच देशान्‌ प्रच्छालनामकान्‌ || 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : २४१ 
१६ 


देवने अनेक देशोंमें विहारकर उन्हें धर्मसे युक्त किया था, उसी प्रकार अन्तिम 
तीर्थ कर महावीरने भी बेभवके साथ विहारकर मध्यके काशी, कौशल, 
कौशल्य, कुसन्ध्य, अस्वष्ट, शाल्व, त्रिगत॑, पांचाल, भद्रकार, पटच्चर, मौक, 
मत्स्य, कनीय, श्रसेन एवं वुकार्थक नामके देशोंमें; समुद्र-तटके कलिग, कुझ- 
जांगल, कैकेय, आत्रेय, काम्बोज, बाल्हिक, यवनश्रुतति, सिन्धु, गाल्धार, सूर- 
भीरु, दशेरुक, बाड़वान, भारद्वाज और क्वाथतोय देशोंमें एवं उत्तर दिशामें 
तार्ण, प्रच्छाल आदि देशोंमें विहारकर उन्हें धर्मकी ओर उन्मुख किया था। 
तीथँंकर महावीरका यह समवशरण-विहार विभूतिसहित होता था, जिसके 
कारण मानवताका विशेष प्रचार हुआ। महावीरने वेशाली, व्णिय-ग्राम, 
राजगुृह, नालन्दा, मिथिला, भद्विका, अलामिका, श्रावस्ती और पावामें विशेष 
रूपसे धर्मामृतकी वर्षा की थी। विपुलाचल और वेभारगिरिपर महावीरकी 
दिव्यध्वनि कई बार हुई थी। अनेक राजा-राजकुमार और राजकुमारियोंने 
आत्म-कल्याणका मार्ग ग्रहण किया | 

भगवती-सूत्रमें त्तीथंकर महावीरके नालन्दा, राजगृह, पणियभूमि, 
रिद्धार्थग्राम, कूमंग्राम आदि स्थानोंमें पधारनेका उल्लेख है। उवासगदसा- 
सूत्रमें वणिजग्राम, चम्पा, वाराणसी, आलभी, काम्पिल्यपुर, पोलासपुर, राज- 
गृह और श्रावस्तीमें तीथंकर महावीरके समवश्ञ रण-विहारका कथन आया है। 
वाणिज-प्रामकी घर्मसभामें आनन्द श्रावक और उसकी भार्या शिवानन्दा 
इनके उपासक बने थे। चम्पामें थ्रावक कामदेव और श्राविका भद्दा; बारा- 
णसीमें श्रावक चूलनिप्रिय एवं सूरदेव तथा श्राविका व्यामा और धन्या; 
आलभीमें श्रावक चुल्लशत्तक और श्राविका बहुला, कम्पिल्यपुरमें कुण्डको- 
लिय और पुष्पा दम्पति, पोलासपुरमें सर्दछमित्र और अम्निमित्रा, राजगुहमें 
श्रावक महाशत्क और विजय एवं श्रावस्तीमें नन्दिनीप्रिय और दालतिप्रिय 
उपासक बने थे । 

महावी रके वचनामृतने ऊच-नीच और जाति-पांतिके भेद-भावको मिटा- 
कर मानवताको प्रतिष्ठा की थी | हम यहाँ तीर्थंकर महावीरके समवशरण- 
विहा रका संक्षिप्त निर्देश प्रस्तुत्त करेगें । 
बेश्ञालो : चेटक एवं सेनापति तिहका धम्म-भ्रवण 

राजगृहसे भगवान्‌ महावीरके समवशरणने वेशालीमें विहार किया। 
यहाँके गणनायक महाराज चेटक थे, जिनकी रानीका नाम सुभद्रा था। चेटक 





धमे णायोजयद्‌ वीरो विहरनू विभवान्वितः । 
यथेव भगवान्‌ पूर्व॑ वृषभो भव्यवत्सलः | ।-हरिबंशपुराण. ३।३-७ 


२४२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ऋषभदेव आदि तर्थकरोंके धमंके आराधक थे। जिनेन्द्रप्रभुकी पूजा और 
अर्चामें विशेष भाग छेते थे। इनके धनदत्त, धनभद्ठ, उपेन्द्र, सुदत्त, सिंहभद्र, 
सुकुम्भोज, अकम्पन, सुपतंगक, प्रभंजन और प्रभास ये दश पत्र थे* | 

सिहभद्र वुजिगण-सेनाका पराक्रमी सेनापत्ति था। चेटक वीर, पराक्रमी 
और रणकुशल था । जब चेटकको वेशालीमें महावीरक॑ समवशरणके पधारने- 
का समाचार प्राप्त हुआ तो वह परिवार-सहित तीर्थंकर महावीरकी वन्दना 
करनेके लिये गया। उसने महावीरके मुखसे सुना--“मनुष्य सहस्रों दुर्दान्त 
शत्रुओंपर सरलतासे विजय प्राप्त कर सकता है, पर अपने ऊपर विजय प्राप्त 
करना कठिन है, बाह्य शत्रुओंसे छड़ना जितना सुकर है अन्तरंग काम, 
क्रोधादि शत्रुओंसे लड़ना उतना ही कठिन है। शत्रुओंके परास्त करनेसे सुख- 
शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती । सुख-शान्ति तो अहिसामय वातावरणमें ही उप- 
लब्ध होती है ।” महावीरने जिनदत्त ओर सूरदत्तका इतिवृत्त सुनाकर संसार- 
विरक्तिकी ओर उन्हें आक्ृष्ट किया। महावीरने आध्यात्मिक उत्क्रान्तिका 
विवेचन करते हुए गुणस्थान और मार्गंणाओंका स्वरूप बतलाया। चेटकके 
अधीन नौ लिच्छवो, नौ मल्ल इस प्रकार काशी-कोशरूके जठारह 
गणराजा थे | इनके चेटक नाम होनेका कारण यही था कि ये शत्रुओंको अपना 
चेटक--सेवक बनाते थे। हरिषेण-कृत कथाकोशमें इनके पिताका नाम केक 
और माताका नाम यशोमत्तो बताया गया है* । 


महावो रके उपदेशसे चेटक विरक्त हुआ और वह उनका भक्त हो गया तथा 
उनके चरणोंमें दाक्षा ग्रहूण कर ली । कहा जाता है कि चेटकने दिगम्बर-दीक्षा 
धारणकर विपुलाचल पव॑तपर तपश्चरण किया । चेटकके मुनि होनेपर वैशाली- 
का आधिपत्य उनके पुत्रको प्राप्त हुआ? | 


किसी समय सेनापति सिंहभद्र भी तीर्थंकर महावीरकी बन्दनाके लिये 
समवशरणमें पहुँचा और विनयपूर्वक बोला--' प्रभो | लिच्छवी-राजकुमार 
शाक्य मुनि गौतमबुद्धको प्रशंसा करते हैं, उनके मत्तको अच्छा बताते हैं, इसका 
क्या कारण है ?” 





१. उत्तरपुराण ७५।३. 
२. अथ वज्त्रविवे देमे विशालीनगरीनृपः । 
अस्यां ककोश्स्य भार्याध्सीत यशोमितिरिनप्रभा ।। 
--बुृहत्कथा-कोश. पृ० ८३, इलोक १६५. 
३. सो चेडवो सावओ ।--अ वश्यकचूणि, उत्तरा््ध, पत्र १६४. 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : २४३ 


तीर्थंकर महावो रकी वाणीकी व्याख्या करते हुए इन्द्रभूति गणधर कहने 
लगे--“गौतमबुद्धेके वचन मनको लुभानेवाले इन्द्रायण फलके समान सुन्दर 
है। पर तुम तो कर्म-सिद्धान्तके श्रुद्धालु हो । तुम्हें अक्रियावादी गौतमके मतसे 
क्‍या प्रयोजन ? मुग्ध लिच्छवी-कुमार इस भेदको नहीं जानते, जो कर्मो के फल- 
को भोगनेवाली आत्माके अस्तित्वको भी स्पष्टत्त: स्वीकार नहीं करते । वे पुन- 
जेन्म और कर्मफलकी व्यवस्था स्वीकार करनेमें असमथ हैं। जिसे आत्माके अस्ति- 
त्वमें विश्वास है, वही हिसाका त्यागी हो सकता है | सहृदय व्यक्ति कभी किसी- 
के प्राणोंका बध नहीं कर सकता । अतएव द्रव्यहिसा और भावहिसाके स्वरूप- 
को ज्ञात कर ही व्यक्ति अहिंसा-धमंका पालन कर सकता है। जो प्रमादवह 
क्रोध, मान, माया, लोभके वशोभूत्त है, वह प्राणिवध न करनेपर भी हिसाका 
भागी है । इच्द्रभूति गणघधरने संकल्पी, आरम्भी, उद्योगी और विरोधी हिसाओं- 
का स्वरूप सेनापति सिंहभद्रकों बतछाया । साथ ही यह भी कहा कि देशरक्षाके 
हेतु प्राणियोंका वध भी हिसाके अन्तर्गत नहीं है । जो भावहिसक है, वह द्रव्य- 
हिंसा न करनेपर भी हिसाका पात्तकी बनता है । भावोंकी पवित्रता और लोको- 
पकारिताकी वृत्ति अहिसामें सम्मिलित है । जो संग्राम स्वाथ , हेष, लोभ और 
अहंका रवश किया जाता है, वह संग्राम अहिसा-धर्मकी दृष्टिसे वजित है, पर 
देशोत्थानकी कामनाकी दृष्टिस किया जानेबाला संग्राम अधिसा-धर्ममें बाधक 
नहीं है।” सिंह सेनापत्ति तीर्थक्रर महावीरके सामव्रणमें इन्द्रभात गणधरके 
वचनोंसे अधिक प्रभावित्त हुए और उन्होंने श्रावकके व्रत स्वीकार किये । 


बाणिज्यग्राम : जितशत्र॒ुका नमन 


वेशालीके निकट ही वाणिज्यग्राम अवस्थित था। त्तीथकर महावीरका 
समवशरण यहाँ भी आया। जितृशत्र राजा उनकी वन्दनाके लिये चला | वहू 
महावी रकी दिव्यध्वनिको सुनकर बहुत्त प्रभावित हुआ त्तथा उनका भक्त बन 
गया" | 


पोलासपुर : विजयसेन और सहालपुत्रका मोहभंग 


उत्तर भारतका यह भी एक प्रसिद्ध नगर है | इस नगरके बाहर सहस्नाश्र 
नामक उद्यान था | यहाँके राजाका नाम विजयसेन था । राजा विनय और 
श्रीदेवीके पुत्र अतिमुक्तक राजकुमारने बाल्यावस्थामें हो मुनिदीक्षा ग्रहण 


१. वाणियगामे नयरे जियसत्तू नाम राया होत्या--उवासगदसाओ (पी० एल० वैद्य 
सम्पादित), पृ० ४. 


२४४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


कर ली थी। विजयसेनने जब त्तीथकर महावीरके मुखसे घर्मामृत सुनी 
और आत्माके अहितका रक विषय-कषायोंका परिज्ञान हुआ, तो उसने विरक्त 
हो श्रावकके ब्रत ग्रहण कर लिये। 


इसो नगरमें सहालपुत्त नांमक एक प्रसिद्ध कुम्भकार भी निवास करता 
था। जिसने तीन करोड़ स्वर्ण-मुद्राएँ मिट्टीके वतंन बनाकर अजित की थी। 
इसकी पाँच सो दुकानें अनेक नगरोंमें चलती थीं। यह भारतका प्रसिद्ध शिल्पी 
था। मह॒वी रके उपदेशसे प्रभावित्त होते ही इसके मोहका भंग हो गया और मुनि- 
दोक्षा ग्रहण कर छी। इस प्रकार पोलासपुरमें त्तीथंकर महावी रके समवशरण 
द्वारा अनेक प्राणियोंका कल्याण हुआ | कुछ व्यक्ति पोलासपुरकी अवस्थिति 
मगध और विदेहके मध्य मानते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि पोलासपुर उस 
समयका प्रसिद्ध नगर था। इस नगरमें त्तीर्थकथर महावीरका समवशरण कई 
बार आया था। 


चम्पा : कुणिक अजातशत्रु, दधिवाहन और फेकण्डुकी दीक्षा 


चम्पाको अंगदेशकी राजधानी बताया गया है। तीर्थंकर महावोरका समव- 
शरण यहाँ भी आया था । यहाँके समय-समयपर होनेवाले कई राजा महावीरके 
समवशरणसे प्रभावित हुए हैं। तीथंकर महावीरका समवशरण जब अम्पामें 
पहुंचा तो उस समय चम्पाका राजा कुणिक अजातशत्रु था। इसने भक्ति-भाव- 
पूर्वक महावीरकी वन्दना की । कहा जाता है कि आरम्भमें अजातशत्रु उदार 
और सहिष्णु था, पर बादमें देवदत्तके बहकानेसे उसको श्रद्धा बौद्धधमंकी ओर 
हो गयी । इसने जेनधर्मके प्रचार और प्रसारके लिए जो कार्य किए हैं, वे इत्ति- 
हासमें अजर-अमर हैं । 

बन्‍्दना करनेके अनन्तर सम्राट्‌ अजाततशत्रुने पुछा--“प्रभो ! विश्वके छोग 
लाभके हेतु ही कोई उद्योग करते हैं। साधु भो किसी अच्छे लाभके लिए ही 
धर छोड़ते होंगे ? इस संम्बन्धमें संसारके विभिन्‍न विचारकोमें मत-भिन्नता 
है। कौन-सा मत सत्य है ? यह बतलानेकी कृपा कीजिए ।” 

उत्तरमें धर्मदेशना हुई--“राजन्‌ ! यह सत्य है कि मनुष्यका उद्योग छाभ- 
के लिए होता है। परंतु लाभ दो प्रकारका है--लौकिक और पारलौकिक | 
लौकिक लाभ--धन,सम्पत्ति, पुत्र, स्त्री-विषयक हैं और यह नाशवान हैं। ये 
सब प्रकट पदार्थ हैं और पुद्गलांशोंसे इनका निर्माण हुआ है। इनके द्वारा 
शाश्वत सुख किसीको प्राप्त नहीं हो सकता है । इतमें स्वयं सुख है ही नहीं । 
अतएव साधु शाश्वत सुख प्राप्तिके लिए मोक्ष-पुरुषार्थंथो साधना करते हैं। 


तीथंकर महावीर और उनकी देक्षता : र४५ 


उन्हें लोकिक सुखकी चाह नहीं है। उनका लाभ अनन्त कालके लिए स्थायी 
होता है। यह मोक्ष-सुख ही सवंदा आनन्ददायक है। निग्नेन्‍्थ श्रमण संवर 
और निजंरा द्वारा अपने पापोंको दूर करते हैं।” 


.. अजातझत्रुने उपयुंक्त घर्मामृतकों सुनकर अपना जन्म कृत्तार्थे समझा | वह 
जिज्ञासुके रूपमें पुन: निवेदन करने लगा--“आपका कहना यह सत्य है कि 
मोक्ष-सुख सर्वोत्तम सुख है, पर इस सुखका क्या स्वरूप है, केसा है? यह तो 
ज्ञात नहीं | आत्मा और मोक्ष-सुखका भी अस्तित्व कैसे जाना जा सकता है ?” 

व्यवस्था करते हुए गौतम गणधरने कहा--“राजन्‌ मोक्षका सुख आकाश- 
कुसुमवत्‌ नहीं है ओर न यह इन्दियोंके द्वारा ग्राह्म ही है। यह तो जीवन मुक्ता- 
वस्था है। निरपद और शाब्वत्त सुखरूप है। आत्माकी स्वतन्त्रता ही सुखदायक 
है और मोक्षमें यहो स्वतंत्रता उपलब्ध होती है। आत्म-सुख अनुभूत्ति- 
गम्य है। इसकी तुलता सासांरिक सुखोंसे नहीं की जा सकती है।” इतना 
ही नहीं, अनेकान्तवादकी व्याख्या भी प्रस्तुत की गयीं। अजातश्त्रु कुणिक 
इस देशनाकों सुनकर प्रभावित हुआ ओर उसने इन्द्रभूति गौतमके निकट 
श्रावकके व्रत ग्रहण किये ।* 
चम्पा : अनेकबार समवशरणका सोभाग्य 

चम्पा नगरीमें दूसरी बार जब भगवान्‌ महावीरका समवशरण पहुँचा, तो 
उस समय जितशत्र राज्य करता था। उन्तका यह समवशरण पूण्ण॑भद्र उद्यानमें 
स्थित हुआ । समवशरणके पहुँचते ही सभी दिशाओंमें तुमुल जयधोष आरम्भ 
हो गया। धनी-मानी राजा-महाराजाओोंके साथ सामान्य और उपेक्षित जनत्ता 
भी उनका धर्म श्रवण करनेके लिए पहुँचने लगी । जिसके भी कानोंमें तीर्थंकर 
महावीरकी वाणी पड जातो थी, वही धन्य हो जाता था। राजा जितश्नत्रु भो 
तीर्थंकर. महावीरकी वन्दनाके लिए चल पड़ा और उनकी देशना सुनकर अत्य- 
घिक प्रभावित हुआ। उसे अनुभव हुआ कि समाज, देश और राष्ट्र-व्यवस्थापकके 
रूपमें तीर्थंकर महावीरसे बढ़कर अन्य कोई व्यक्ति नहीं है | ये जन्म, जरा 
ओर मरण-रोगके चिकित्सक तो हैँ ही, पर समाजमें उत्पन्न हुए अथंजन्य 
वेषम्यको भी मिटानेवाले हैं। यज्ञवाद, जातिवाद, बहुदेववाद आदिकी 
समीक्षाकर समाजको नई क्रान्ति देनेवाले हैं। इन्होंने भारतको सांस्कृतिक 
विरासतको ऊध्वंमुखी बनानेके लिए पूरा प्रयास किया है । 





१. तेणं कालेणं तेणं समएणं भगवं महावीरे जाव समोसरिए । परिसा निग्गमा । 
» कूँणिए राया जहा तहा जितसत्तू निग्गच्छइ-निम्गच्छद्त्ता जाव पज्जुवासइ । 
“--उवासगदसाओ ( पी० एल० वैद्य-सम्पादित ); पृ०२५- 


२४६ : तीथेंकर महावीर और उनकी आचारय-परम्परा 


इस प्रकार विचार-विनियम करते हुए राजा जित्तशत्रुने वीथंकर महावीर॑- 
की शरण स्वीकार की और श्रावकके ब्रत ग्रहण किये।'* 


करकण्डु जन्म ओर दोक्षा 


तीसरी बार जब महावीरका समवशरण तअम्पामें पहुँचा, त्तो उस समय इस 
नगरीके राजा दधिवाहन अपने पुत्र करकण्डुको राज्य देकर दीक्षित हो गये | 
बताया जाता है कि दधिवाहनकी पत्नीका नाम पद्मावती था। यह वेशालीके 
महाराज चेंटककी पुत्री थी। दधिवाहनकी दूसरी पत्नीका नाम धारिणी था। 
पद्मावती जब गर्भवती हुई, तो उस समय गर्भके प्रभावसे उसे यह दोहद हुआ-- 
“में पुरंषवेश धारणकर, हाथीपर चढ़ँ और राजा मेरे मस्तकपर छत्र लगाये। 
मन्द-मन्द वर्षा हो । इस प्रकार मैं आराम आदिका परिभ्रमण करूँ |! 


रानो लज्जावश अपने इस दोहदकी चर्चा किसीसे न कह सकी । फलत: 
वह दिनानुदिन कृषकाय होने लगी | एंक दिन राजाने बड़े आग्रहके साथ 
उससे पूछा, तो रानोने अपने मनको बात कह दी। ५ 

दधिवाहनले क्त्रिम वर्षकी योजना को और रानीको हाथीपर बेठाकर, 
उसके मस्तकपर छत्र लगा सेनाके साथ नगरसे बाहर निकला। वर्षा आरम्भ 
की । मन्द-मन्द फुहार पड़ रही थी और शीत्तल हवा चल रही थी। अतः हाथी- 
को विन्ध्य-क्षे त्रकी अपनी जन्मभूमिका स्मरण हो आया और वह वनकी ओर 
भागा । सैनिकोंने रोकनेकी चेष्टा की, पर निष्फल रहे । 


हाथी वनकी ओर भागा जा रहा था कि राजाको एक वटवृक्ष दिखलायी 
पड़ा । राजाने रानीसे कहा--“सामने वटवृक्ष आ रहा है, जब हाथी वहाँ पहुँचे, 
तो तुम उसकी शाखा पकड़ लेना ।” हाथी वृक्षके नीचेसे निकला। राजाने तो 


१. (अ) तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम नगरी होत्या । जियतत्तू राया । 
“--उवासगदसाओ, ( पी० एल० वैद्य सम्पादित ), १० २२. 
(आ) चम्पा नाम बयरी”जियसत्तू ताम॑ राया। 
--नायाधम्मकहाओ, अध्ययन १२, पु० १३५ ( एन०वी० वेद्य ) सम्पादित- 
२. चंपाएं नयरीए दहिवाहणों राया। तस्य चेडग-धूया पउमावई देवी | अश्नया य तीसे 
दोहलो जाओ । किहाहं राय-नेवत्थेण नेवत्यिया महाराया-घरीय-छत्ता । उज्जाण- 
काणणाणि हत्यि-खंध-वर-गया विहरेज्जा । सा ओलुग्गा जाया । राइणा पुच्छिया । 
कहिओ सब्भावो। ताह रागा साय जयह॒त्थिम्मि आरूढाईं ।--उत्तराधष्ययन् सुख- 
बोध-टीका, करकण्डुकथा | 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : २४७ 


स्वस्थ मन होने पर राजा दधिवाहन तो चम्पा छौट आये, पर हाथी रानी- 
को एक ति्जन जंगलमें लेकर प्रविष्ट हुआ। सरोवरमें अवसर देखकर राती 
किसी प्रकार हाथोपरसे उत्तर आयी और तेरकर किनारे आ गयी । रानी उस 
वनकी भयंकरता देखकर विल्ञाप करने लगी | पर अपनी असहाय अवस्था जान- 
कर साहस बाँध एक ओर चल पड़ी | कुछ दूर जानेपर उसे एक तापस मिला । 
रानीने तापसको प्रणाम किया और उसके पूछनेपर अपना परिचय दिया | ताप- 
सने रानीको आश्वासन देते हुए कहा--ैं चेटकका समोत्री हूँ। अतः अब 
चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं ।' उस तापसने वनके फल खिलाकर रानीकी 
क्षुधा शान्त की और उसे कुछ दूर जाकर गाँवका मार्ग दिखला दिया ओर 
कहने लगा-- पुत्री | हुल चली भूमिपर मैं नहीं चल सकता । अत्तः तुम अकेले 
सीधी चली जाओ । आगे दन्तपुर नामक नगर है “बहाँ दन्तवक्र नामक राजा 
है। वहाँसे किसीके साथ चम्पा चली जाना ।” 


पद्मावती रानी दन्तपुर पहुँची और साध्वियोंके उपाथयकी तलाश करती 
हुई भ्रमण करने लगी। रानो साध्वियोंके उपदेशसे विरक्त हुई और उसने 
क्षुल्लिका-दीक्षा ग्रहण कर छी | रानीका गर्भ वृद्धिगत होने छगा । उसने प्रमुख 
साध्वीको अपना समाचार कह सुनाया | जब प्रसव हुआ, त्तो नवजात शिशुको 
रत्नकम्बलमें लपेटकर पिताकी नाम-मुद्राकं साथ श्मशानमें छोड़ दिया। बच्चे- 
की रक्षाके लिये रानी श्मशानमें ही एक जगह .छिपकर बैठ गयी। इतनेमें श्मशान- 
का मालिक चाण्डाल आया, उसने बच्चेका उठा लिया और अपनी पत्नीको 
पालन-पोपण करनेके लिये सौंप दिया । रानोचे छिपकर चाण्डालका घर देख 
लिया। रानीने उपाश्रयमें आकर साध्वियोस कहा--''मृत्त पुत्र हुआ था, उसे 
मेंने छोड़ दिया ।” रानी पुत्रस्तेहके कारण चाण्डालके घर जाती और भिक्षामें 
मिली अच्छी वस्तुओंको पुत्रकों देती | 

जब बालवा बड़ा हुआ, तो अपने समवयस्क बच्चोंमें राजा बनता । एक 
दिन वह इ्मशानमें था कि दो साधु चले जा रहे थे। एक साधुनें एक बाँसको 
दिखाकर कहा कि चार अंगुल बड़ा हो जानेपर जो इसे धारण करेगा, वह 
राजा बनेगा । 

एक ब्राह्मण भी इस कथनको सुन्र रहा था । उसने वह बाँस जमीनसे नीचे 
चार अंगुलतक खोदकर काट लिया । जब चांडालके घरमें पले-पुसे लड़केने 
ब्राह्मणको बाँस काटते देखा तो वह उससे झगड़ पड़ा ओर अन्‍्तमें उसे राज्य 
मिलनेपर एक गाँव देतेका वचन देकर वह बाँस ले लिया । ब्राह्मणने बाँस तो 
दें दिया, पर धड्यस्त्रकर उस चांडाल-परिवारको मारनेका प्रयास करने लूगा । 


२४८ : तीर्थंकर महादौर कीर उन्तकी बए्वय-परम्परा 


अतः वह चांडाल-परिवार कांचनपुर चला गया। जिस दिन यह परिवार वहाँ 
पहुँचकर विश्राम कर रहा था, उसो दिन वहाँके राजाका स्वगंवास हो गया 
था । उसका कोई पुत्र नहीं था । अतः राजा निर्वाचन करनेके निमित्त अभि- 
मन्त्रित अश्व छोड़ा गया । अड्वनें करकण्डुकी प्रदक्षिणा को और उसके निकट 
ठहर गया। करकण्डु कांचनपुरका राजा बन गया और जब यह समाचार 
उस ब्राह्मणको प्राप्त हुआ, जिसने बाँस काटा था, त्तो वह करकण्डुकी सेवामें 
उपस्थित हुआ और उससे चम्पामें एक ग्राम देनेका अनुरोध किया । करकण्डुने 
दधिवाहनके नाम एक पत्र लिखा और चम्पामें से कोई एक गाँव उस ब्राह्मणको 
देनेका निवेदन किया तथा इसके बदलेमें काञ्चनपुरसे अन्य गाँव देनेका 
आश्वासन दिया । 

दधिवाहन इस पत्रकों पढ़कर अत्यन्त कुपित हुआ और कहने रूगा-- 
“चांडाल-पुत्रका इतना साहस कि बह मुझे चम्पाके राज्यसे एक गाँव देनेके 
लिये लिखता है । अत: उसने स्पष्ट रूपमें ग्राम देनेसे इनकार कर दिया ।” 

करकण्डु दधिवाहनका समाचार प्राप्त कर क्राधित हुआ और द्धिवाहनकी 
उदण्डता समझकर चम्पापर आक्रमण करनेकी तैयारी की | 

करकण्डुने चम्पा नगरीको चारों ओरसे घेर लिया और दोनों नरेशोंकी 
सेनाके बीच तुमुल युद्ध होने लगा | पिता-पुत्र दोनों ही परस्परमें अपरिचित 
रहकर तीत्र वाण-वर्षा कर रहे थे । रानी पद्मावत्तीको जब इस आक्रमणका समा- 
चार मिला, तो वह पिता-पुत्रका पारस्परिक परिचय करनेके हेतु वहाँ उपस्थित 
हुई | उसने महाराज द्िवाहनसे हाथी द्वारा अपहृत किये जानेसे लेकर चम्पा- 
आक्रमण तककी समस्त कथा कह सुनायी और पित्ता-पुत्रका परिचय कराया। 

परिचय प्राप्त होते ही युद्ध बन्द कर देनेकी घोषणा की गयी । राजा दि- 
वाहनको विरक्ति हुई और वह तोर्थकर महावीरके समवश्ञ रणमें उर्पास्थित हुआ | 
चम्पाका राज्यभार वह करकण्डुकों सौंप चुका था। दधिवाहनने इन्द्रभूति 
गौतमसे निवेदन किया-- प्रभो ! में इस संसारके दुःखोंसे ऊब गया हूँ । अत्तएब 
मुझे शाश्वत सुख-प्राप्तिका मार्ग बतलाइये | में दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण करनेके 
लिये लालायित हूं | अतएव शीघ्र ही मुझे दीक्षित कोजिये ।” 

इस प्रकार राजा दथिवाहनने तोर्थंकर महावीरके समवशरणमें दीक्षा 
धारण को । कालान्तरमें करकण्डु भी विरक्त होकर दीक्षित हो गया । 
शआावस्तो : प्रसेनजितकी भक्ति 


कोशलदेशकी राजधानी भावस्ती थी"| आजकल इस नगरीके खंडहर 


१.""'सावत्थी नयरी 'जियसत्तू राया--उवासगदसाओ (पी०एल० वैद्य), पृ० ६९. . 


तींथंकर महावीर और उनकी देशना : २४९ 


गोंडा-बहराइंच जिलोंकी सीमापर 'सहेत-महेत' नामसे बड़े विस्तारमें बिखरे 
पड़े हैं। श्रावस्ती नगरीकी स्थापना श्रावस्त नामक सूर्यवंशी राजाने की थी । 
इस नगरीमें संभवनाथ त्तीथंकरका जन्म हुआ था। महावीरका समवशरण 
चम्पासे श्रावस्तीकों गया था। यहाँ उनकी देशना प्राणिमात्रको आत्मवत्‌ 
समझना, अपने-परायेको समान दृष्टिसे देखना, आत्म-नियन्त्रण करना, अहिसा- 
संयम-तपके महत्त्वको स्वीकार करना आदि तथ्योंपर प्रकाश डाल रही थी । 
श्रोत्तागण मन्त्रमुग्ध होकर तीर्थकरके उपदेशामृतका पान कर रहे थे | जब 
कोशलाधिपति प्रसेनजितको तीर्थंकर महावी रके समवशरणका समाचार ज्ञात 
हुआ, तो वह भी भक्ति-विभोर हो गया। वह विचार करने लगा--“निष्काम- 
भक्ति ही सुख-शांतिका साधन है। वीतरागकी उपासना करनेसे आत्मामें 
वीत्तरागता जागृत होती है । सच्ची सुख-शांति निराकुछतामें है। आकुलतासे 
क्रोध, मान, माया और लोभ आदि वृत्तियोंका प्रादुर्भाव होत्ता है। ये वृुत्तियाँ 
हमारे मनमें जितनी गहराईमें प्रविष्ट होती जात्ती हैं, हमारा मन उतना ही 
अधिक भश्ांत हो जाता है। अतएव त्तीर्थकर महावीरकी शरण स्वीकारकर 
आत्म-कल्याणमें प्रवुत्त होना ही उपादेय है।' 


प्रसेनजित भक्तिभावपूर्वक तीर्थकरके समवशरणमें प्रविष्ट हुआ और भाव- 
विभोर होकर उनकी स्तुति करने लगा | उसने नियति या भाग्यवादके संबंध- 
में अपनी शंकाएँ उपस्थित्त की । भगवानके दिव्योपदेशसे प्रसेनजितकी शंकाओं- 
का निराकरण हुआ और इसे अपने पुरुषार्थथर विश्वास हो गया। देशनामें 
एकान्तरूपसे भाग्य एवं पुरुषार्थवादकी समीक्षा की गयी थी और अनेकान्तद्वारा 
भाग्य एवं पुरुषार्थंका समर्थंत विद्यमान था। प्रसेनजित तीर्थंकर महावी रका भक्त 
बनकर धर्मंपुरुषार्थोी हो गया। शंख भी तीर्थंकर महावीरका भक्त बन गया | 


कौशाम्बी : रानो मृगावतोकी दोक्षा एवं वुषभसेनका दिगम्बरत्व 


तीर्थंकर महावी रका समवशरण विभिन्‍न जनपदोंसे होता हुआ, कौशाम्बी"- 
में आया । उस समय कोशाम्बी संकट-ग्रस्त थी। उज्जयिनीके राजा चण्ड- 
प्रयोतने अपनी विशालवाहिनीके साथ कौशाम्बीपर आक्रमण कर दिया था । 
उसके पास अनुपम सेन्यबल था। राजा उदयन अभी बालक था, अतः शासन- 
का संचालन महारानी मृगावतती कर रही थी। सभी भयभीत थे। अत्यधिक 
क्रोधो होनेके कारण ही उज्जयिनीनरेश चण्डप्रद्योत कहलाते थे | युद्धका कारण 
यह था कि वह रानी मृगावत्तीको अपनी पत्नी बनाना चाहता था। वासना- 


१. त्रिषष्ठिशलाकापुरुषचरित, १०।८।१७६. 


२५० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


की पूर्तिके लिए उसने निर्दोष प्रजाका रक्त बहानेके हेतु कौशाम्बीपर आक्रमण 
किया था । 


मुगावत्ती अपने चातुयंसे इस युद्धको टालना चाहती थी। उसने अपनी 
शील-रक्षा एवं युद्धनो रोकनेका एक उपाय सोचा । उसने प्रद्योतके पास अपना 
सन्देश भेजा--“अभी पतिशोक ताजा है। मुझे राज्य-व्यवस्था भी करनी है 
तथा बालक उदयनकी अवस्था छोटो है। अतएवं सोचने-समझनेके लिए अव- 
सर दीजिए ।'” 

प्रयोत रानी मृगावत्तीके इस सन्देशको अवगत्तकर प्रसन्न हुआ और वह 
अपनी सेनाको व्यवस्थितकर उज्जयिनी लौट गया । 


प्रयोत मृगावतीके निमन्त्रणकी प्रतीक्षा करते-करते थक गया। उसने 
कौशाम्बी कई पत्र लिखे, पर कोई उत्तर नहीं मिला । आखिर क्रोधित हो 
उसने कौशाम्बीपर पुनः आक्रमण कर दिया । रकक्‍तपात होने ही वाला था कि 
महावीरके समवशरणकी धूम मच गयी। आबाल-बृद्ध सभी कौशाम्बी-निवासी 
समवशरणमें धर्मपदेश सुननेके लिए जाने लगे | समवशरण कोौशाम्बीके बाहर 
उद्यानमें अवस्थित था । 


रानो मृगावत्तीने विचार किया कि करुणासागर तीर्थंकर महावीरके सम- 
बशरणकी शरण ही इस युद्धकी विभीषिकासे रक्षा कर सकती है। अतः उसने 
नगरके द्वार खोल दिये और उनके दर्शनाथ' चल पड़ी । 


समवशरणमें देशना हो रहो थी। महाराज प्रद्योत भी तीर्थंकरकी वाणी 
सुन रहे थे । महावी रने वातावरणको शांत बनानेका सामयिक उपदेश दिया। 
क्रोध, मान आदि आन्तरिक शत्र्‌ ओंपर विजय पाना ही सच्चा विजेता बनना 
है और यह विजय ही आत्माकी विजय है। संसारमें अमृत और विष दोनों हैं, 
यह हमपर निर्भर है कि किसे ग्रहण करें। धर्म अमृत्त प्राप्तिमें सहायक है, 
किन्तु आज धर्म और संस्कृतिकी बातकों पाखण्डने आवृत कर दिया है । 
क्रियाकाण्ड, हिसा, शोषण या जाति-बर्गंभेद कभी धर्मके अंग नहीं हो सकते । 
धमंका काय शांति और सुख प्रदान करना है। 

इस उपदेशका प्रभाव महारानी मृगावतीपर भी पड़ा और उसके हृदयमें 
त्यागवृत्ति जागृत हुई। उसने खड़े होकर राजा प्रद्योतसे संयमाराधनाकों 
अनुमति माँगी। महाराजने सह आशिका-दीक्षा ग्रहण करनेकी अनुमति 
प्रदान की । रानी हषंविभोर हो कहने लूगी--/आप मुझे प्रसन्नतापूर्वेक अनु- 
मति दे रहे हैं, तो मेरे पीछे मेरे पुत्र उदयनका दायित्व भी आपको लेना 


तोर्थंकर महावीर और उनकी देशना : २५१ 


होगा । वह अभी अबोध है। अतः उसको शिक्षा-दीक्षा आपको अपने पृत्रके 
समान करनी होगी तथा राज्यशासनके संचालनमें भी सहयोग देना होगा ।” 

तीर्थंकर महावीरकी वाणीके सुननेसे प्रद्योतकी आत्म-परिणति निर्मल हो 
चुकी थी, अत्तः उन्होंने रानी मृगावतीकी सभी बातोंकी स्वीकृति प्रदान को । 
रानीने आयिका-दीक्षा ग्रहण की। मृगावती वेशालीनरेंश चटेककी पुत्री था 
और इसका विवाह कौशाम्बीनरेश शत्तानीकसे हुआ था। कहा जाता है कि 
शत्तानोक भो तीथकर महावीरके उपदेशसे प्रभावित हुआ था, पर इसको 
मृत्यु रोगविशेषके कारण हो गयी थी । 

इस नगरका सेठ बृपभसेन विधुल सम्पत्तिका स्वामी था। चन्दनाको प्रश्ठय 
इसीके यहाँ प्राप्त हुआ और यहीं पर महावीरका अभिग्नह पृण हुआ तथा उन्‍्ह न 
आहार ग्रहण किया। महावीरकी देशनासे प्रभावित हाकर वृषभसेन अन्तक 
व्यापारियों सहित मुनि बन गया। वत्सदेशकी कौशाम्बी नगरीमें तीर्थंकर 
महावी रका समवशरण कई बार आया था | 


हस्तिशीषं : अदोनशत्रुके' पुत्र सुबाहुका ब्रतग्रहण 


संभवत्त: यह नगर कुरुदेशके पश्चिमोत्तर प्रदेशमें कहीं अवस्थित्त था । इस 
नगरके बाहर पुष्पकरण्डक नाभका उद्यान था, जहाँ कृतवनमालप्रिय यक्षका 
मन्दिर था | इस नगरमें अदीनशत्रु नामक राजा राज्य करता था । इसकी पटू- 
महिषोका नाम घारिणीदेवी था। धारिणोदेवोने एक रात्रिके अन्तिम प्रहरमे 
स्वप्तमें सिह देखा | रामय आनेपर उसे पुत्रढाभ हुआ और उसका नाम सुबाहु 
रखा। 

सुबाहुकुमार जब युवा हुआ तो उसका विवाह पुष्पचूला नामक कन्यासे 
सम्पन्न हुआ | एक बार तीर्थंकर महावीरका समवशरण विहार करता हुआ 
हस्तिशीषंनगरमें आया और नगरके उत्तर-पश्चिम स्थित उद्यानमें सभामण्डप 
निर्मित्त हुआ । देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी तीर्थंकरको वाणी सुननेके 
लिए आने लगे । राजा अदोनशत्रु भी समवशरणमें गया और धर्मोपदेश सुनकर 
आनन्दित हुआ | 


राजकुमार सुबाहु भी रथपर आरूढ़ होकर समवशरणमें सम्मिलित हुआ। 
परिषद्के सदस्य देशना सुनकर चले गये, पर सुबाहुकुमार वहीं स्थित रहा । 





१. विपाकसूत्र--( पी० एल० वेद सम्पादित ), श्रू० २े अ० ५, पृ० ७५-७८ 
२. श्रमण भगवान्‌ महावीर : मुनि कल्याणविजय, १० ९८. 


२५२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


बह 'स्व' की उपलब्धि और स्वनिष्ठ आनन्दका चिन्तन करने लगा--“जीवन 
महत्त्वपूर्ण है, उसका कोई विशिष्ट प्रयोजन है। यह आधि-व्याधिके दुःखों और 
क्‍्लेशोंसे नष्ट होनेके लिए नहीं है और न भोग-विलासके पंकमें लिप्त होनेके लिए 
ही है। इसका महान्‌ उद्दे श्य है । अतएव मुझे इस उह्द श्यकी पृत्तिके लिए प्रयास 
करना चाहिए । 


जप 


उसने इन्द्रभूति गौतम गणधरसे निवेदन किया--प्रभो ! में घरमें रहकर 
ही अभी साधना करना चाहता हूँ । अतएव मुझे अणुक्नत और शिक्षाब्रतोंके 
नियम देनेकी कृपा कीजिए | तीर्थंकर महावीरके चतुरविध संघमें 'श्रावक' भी 
एक संघ है | श्रावक-धर्मके अभावमें मुनिधमंका निर्वाह नहीं हो सकता है ।” 

इन्द्रभूति गौतमने सुबाहुकुमा रको तीर्थंकर महावी रके समक्ष श्रावकके द्वादश 
ब्रतोंके नियम दिये । 

कालान्तरमें एक बार मध्यरात्रिमें जाग जानेके कारण सुवाहुकुमा रके मनमें 
यह संकल्प उठा कि वे राजा और राजकुमार धन्य हैं, जो दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण 
कर आत्म-साधनापथपर विचरण करते हैँ | अत: अबकी बार तीर्थंकर महावीर- 
का समवशरण आनेपर मैं मुनिदीक्षा ग्रहण करूगा। 

महावी रका समवशरण पुनः हस्तिशीष॑में आया और पुष्पकरण्डक उद्य॑नमें 
धरंसभा हुई। राजा अदीनशत्रु एवं सुवाहुकुमार आदि भी धर्मपरिषदमें 
सम्मिलित हुए और सुवाहुकुमारने विरक्त होकर अपने पितासे नुनिदीक्षा 
धारण करनेकी अनुमति मांगी । अनुमति प्राप्त होते ही उसने दिगम्बरी-दीक्षा 
ग्रहण कर द्वादशांग-वाणीका अध्ययन आरम्भ किया | अनशन, ऊनोदर, त्रत्तिसंख्या, 
रसपरित्याग आदि बारहब्रतोंका आचरण करते हुए वह कमंनिर्जरामें प्रवृत्त हुआ । 
सौगन्धिका नगरी” : अप्रतिहतकी जागी सुषुप्तचेतना 

सौगन्धिका नगरीके समीप नीलाशोक उद्यान था, जिसमें सुकालयक्षका 
चैत्य था। महावीरके समयमें इस नगरीमें अप्रत्तिहत राजा राज्य करता था। 
इसकी महारानी सुक्ृष्णा थी । इनका पुत्र महाचन्द्र हुआ। महाचन्द्र अत्यन्त 
प्रतिभाशाली और निकटभव्य था। यह आरम्भसे ही संसारसे विरक्त था| 
वह सोचता--' मनुष्य स्वयं अपने भाग्यका विधाता है। समाजमें ऊँच-नीच, 
आशिक संघर्ष एवं राजनीतिक दासताका अन्त आवश्यक है। मनुष्य अपनी 
आत्माका पूर्ण विकास कर सकता है और इस विकासका आधार अहिंसा है, जो 
जितना अहिसक है, उसकी आत्मा उतनी ही विकसित है |” 

उसने अपने मनमें नि३्चय जिया कि तीर्थंकर महावीरके समवशरणमें जाकर 
संयम ग्रहण करनेकी इच्छा व्यक्त करूँगा । 


१, विपाकसूत्र-पी० एल० वैद्य-सम्पादित, श्रु० २ अ० ५, पृ० ८२. 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : २५३ 


सौभाग्यसे तीर्थकर महावीरका समवशरण सौगन्धिकामें आ पहुँचा | सभी 
आबालवुद्ध उनकी वन्दनाके लिए जाने छगे। मालीद्वारा राजा अप्रतिहत्तको 
भी समवशरणके आनेका समाचार मिला । राजा अप्रतिहत भो आसन्नभव्य 
था | अतः वह भो अपने परिवारसहित समवशरणमें सम्मिलित हुआ। वह 
तीर्थंकरकी स्तुति करता हुआ निवेदन करने लगा--'प्रभो ! आपका जीवन 
मानव-समाजका आमुलचूल सुधार करनेके लिए है। आप घोरतपस्वी हैं, वीतराग 
हैं, हितोपदेशी हैं। अपका उदेशामृत सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और 
आध्यात्मिक उन्नतिका प्रबल साधन है | बड़े भाग्योदयके होनेपर ही मनुष्य आपकी 
धर्परिषदमें सम्मिलित होता है| आपके दर्शनमात्रसे मेरे मानसचक्षु उद्घाटित 
हो गये हैं और मेरी आत्माको मृछित चेतना जागृत हो गयी है। अतएव भापके 
उपदेशके फलस्वरूप में कल्याणमार्ग ग्रहण करनेके लिए प्रस्तुत हें ।” 

राजा अप्रतिहतने इन्द्रभूति गणधरसे ब्रत ग्रहण करनेकी इच्छा व्यक्त की । 
कुमार महायन्द्र तो पहलेसे ही संसारके प्रति अनासक्‍्त था। कामिनी और 
काञ्चन इन दोनोंके आकर्षणका पहलेसे ही त्याग कर चुका था । वह अपनी 
भोगतुष्णाको संयमितकर श्रावकके ब्रताचरणमें निरत था । वह संसारके वेभव 
और विषयसुखोंको विष मान रहा था। अतः महाचद्धने वेराग्य भावनाके 
उदित होते ही संसारकी मोह-ममतासे अपना नेहू तोड़ दिया । उसने दिगम्बरी 
दीक्षा धारण करनेकी अपनी इच्छा व्यवत की । फलत्त: माता-पित्तासे अनुमति 
लेकर वह दीक्षित हो गया और पूर्ण संयमकी आराधना करने लगा। 

सौगन्धिकाकी धमंसभाने अप्रतिहतके जागरणके साथ महाचन्द्रकों भी आत्म- 
शोधनमें प्रवृत्त किया | माया, मिथ्यात्व और निदानका वमनकर समत्वभावकों 
प्राप्त हो महाचन्द्र आत्महितका पथिक बना । 
हेमाडूद देश : जीवन्धर : निर्वाणमार्गके पथिक 

तीर्थंकर महावी रका समवशरण हेमांगद देशमें पहुँचा । यह प्रदेश वतंमान 
में दक्षिणभारतमें कर्णाटकमें अवस्थित है। यहाँके सुरमलय उद्यानमें धर्म- 
सभा जुड़ी थी" । जीवन्धरने आतन्द-मेरी बजवाकर अत्यन्त समारोह पूर्वक 





१. जिनपूर्जां विधायानु वर्धमानविशुद्धिकः । 
सुरादिमलयोद्यानायानं वीरजिनेशितुः ॥ 
श्र॒त्वा विभूतिमद्‌ गत्वा संपूज्य परमेश्वरम । 
महादेवीतनू जाय दत्वा राज्य यथाविधि: | 
वसुन्धरकूमाराय बीतमोहो महामनाः: । 
मातुलादिमहीपालैन॑न्दाब्यमधुरादिभि: ॥--उत्त रपुराण ७५६७९-६८१, 


२५४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


वीरसंघका स्वागत किया । त्तोथंकरके समवशरणमें भव्यजोव धर्मामृतका पान. 
करनेके लिए जाने लगे । जीवन्धर भी गन्धवंदत्ता आदि देवियोंके साथ समव- 
शरणमें प्रविष्ट हुए। तीर्थंकर महावोरके उपदेशसे इतने अधिक प्रभावित हुए 
कि उन्होंने महारानी गन्धवंदत्ताके पुत्र वसुन्धरकुमारकों राज्य देकर ननन्‍्दा- 
ढथ, मधुर आदि भाइयों और मामाके साथ दिगम्बर-दीक्षा धारण की | समव- 
शरणमें पहुंचते ही जीवन्धरकुमारका मोह शान्‍्त हो गया, मन निर्मल बन 
गया और सम्यक्त्व सुदृढ हो गया। इस प्रसंगमें जीवन्धरकुमारका संक्षिप्त 
जोवनवृत्त देना भी अप्रासंगिक नहीं होगा । 


हेमांगददेशकी राजपुरीमें सत्यन्धर राजा अपनी रानी विजया सहित 
शासन करता था। राजा विषयासक्त हो अन्तःपुरमें अपना समय यापन 
करता था | अतः उसने काष्ठांगार नामक मन्त्रीको राज्यका अधिकारी बना 
दिया। रानी विजया गर्भवती हुई और उसे एक रात्रिके पिछले भागमें तीन 
स्वप्न दिखलाई पड़े । सत्यन्धरसे उसने स्वप्नोंका फल पूछा । प्रथम स्वप्नका 
अनिष्ट फल जानकर राजा कुछ सावधान हुआ और उसने एक मयराकृति यन्त्र 
बनाया। काष्ठांगारने एक दिन बगावतकर राजा सत्यन्धरकों मारनेके लिए 
सेता भेजी । राजाते बंशरक्षाके लिए गर्भवती महारानीको यन्त्रमें बैठाकर 
आकाशमें उड़ा दिया और स्वयं युद्ध करते करते मारा गया । चालकके अभाव- 
में यन्त्र राजपुरीकी इमशान भूमिमें गिरा । रानीने वहीं पुत्रको जन्म दिया। 
पुत्रके पालन-पोषणका साधन न देखकर उस पुत्रको राजनामांकित मुद्रिका 
पहनाकर इमशानके एक हिस्सेमें रख दिया | 


उस नगरीके सेठ गन्धोत्कटके यहाँ उसी दिन पुत्र जन्म हुआ, पर थोड़ी 
देरके अनन्तर उसकी मृत्यु हो गयी | फलत: वह मृतसंस्का रके लिए उस पृत्र- 
को वहाँ लाया और यहीं उसे बह नवजात शिशु मिला | उसने उसे उठा 
लिया। पासमें छिपी विजयाने प्रत्र॒को आर्शीवाद दिया--'जीव”, अतः इस 
शब्दके आधारपर 'जीवक' या 'जीवन्धर' नाम रखा गया। गन्धोत्कटने धरपर 
जाकर पत्नीसे कहा--“तुमने जीवित पृत्रको मृत केसे घोषित कर दिया ।” 
सुनन्दा सेठानी पुत्रको प्राप्तकर बड़ी प्रसन्‍न हुई और अपना ही पुत्र समझ साव- 
धानीपूर्वक पालन करने लगी । गन्‍्धोत्कटने पुत्रप्राप्तिके उपलक्ष्यमें बहुत बड़ा 
उत्सव सम्पन्त किया । महारानी विजया पुत्र-व्यवस्थाके पश्चात्‌ दण्डकबनमें 
तपस्वियोंके आश्रममें पहुँची । कुछ दिनोंके पश्चात्‌ सुनन्दाको एक पुत्र और हुआ 
जिसका नाम 'नन्‍्द' रखा गया । पाँच वर्षकी अवस्थामें जीवन्धरका विद्यारम्भ 
संस्कार सम्पन्न हुआ । 


तोथकर महावीर और उनकी देशना : २५५ 


जीवन्धरने आय॑नन्‍दी गुरुसे समस्त विद्याओंका अध्ययन किया | आयेनन्‍दीने 
एक अपना आत्मवृत्तान्त जीवन्धरकों सुनाया और इसी प्रसंगमें उससे यह भी 
कहा कि तुम सत्यन्धर महाराजके पुत्र हो और तुम्हारा राज्य काष्टांगारने 
हड़प लिया है। जोवन्धरद्ारा क्रोध प्रदर्शित किये जानेपर उन्होंने एक वर्ष 
त्तक धुद्ध न करनेकी प्रतिज्ञा करायो | राजपुरों नगरीके नन्दगोपत्री गायोंको 
एक दिन वनमें व्याधोंने रोक लिया | नन्‍्दगोपने राजा काष्ठांगा रसे प्रार्थना की 
कि गायें वापस दिलानेकी व्यवस्था करें। काष्ठांगारने व्याथोंसे लड़नेके लिए 
सेना भेजी, पर सेना कुछ न कर सकी। फलत्त: नन्‍्दगोपने नगरमें घोषणा 
करायी कि जो व्यक्ति भीलोंसे गायोंकी छुझ् छायेगा, उसे रवर्णकी सात पृत्त- 
लियाँ दहेजमें देकर अपनी गोविन्दा नामक पुत्रीका विवाह कर दूँगा। जीवन्धर 
भीलोंसे गायोंको छुड़ा छाया और अपने मित्र पद्मास्यके साथ गोविन्दाका 
विवाह करा दिया | 


राजपुरी नगरीका श्रीदत्त सेठ जहाजी बेड़ा लेकर व्यापारके लिए गया । 
वह सामान लेकर लौट रहा था कि उसका जहाज समुद्रमें डूबने लगा। उसे 
वहाँ एक स्तृप मिछा, जहाँ एक व्यक्ति छिपा हुआ था, उसने कहा-- णह 
गाव्वार देश है। यहाँ की नीलालोक नगरोमें गरुइबेग विद्याधर राजा रहता 
है। इसकी पुत्री गन्बवंदत्ता है। जन्मके समय ज्योतिथियोंने भविष्यवाणी की 
है कि राजपुरी नगरीमें जो इसे वीणावादव कर पराजित करेंगा, वही इसका 
पति होगा । आपका जहाज डूबा नहीं है, यह अम है। आप मगन्धवंदत्ताको 
अपने जहाजमें बेठाकर राजपुरी ले जाइये।” श्रीदत्तने गन्धवंदत्ताको अपने 
जहाजमें बेठा लिया और राजपुरीमें आ गया। यहाँ काध्ठांगारकी स्वीकृतिसे 
स्वयंवर योजना की गयी, जिसमें राजकुमारोने वीणाबादन किया | पर सभी 
राजकुमार गन्ब्व॑दत्तासे हार गये । अन्तमें जीवन्धरने अपनी घोषवत्ती वीणा 
बजायी और गन्धर्॑दताकों पराजित कर उसके साथ विवाह किया | 


वसनन्‍्त ऋतुमें जलक्रीडा सम्पन्न करनेके लिए नगरबासियोंके साथ जीवन्धर- 
कुमार भी गया | वहाँ वैदिकोंके द्वारा घायल किये गये एक कुत्तेको उन्होंने 
'णमोकार' मंत्र सुनाया, जिससे उसने यक्ष-पर्याय प्राप्त की | कुत्तेके जीव उस यक्षने 
अपने ज्ञानबलसे उपकारीको जान लिया, अतः वह जीवन्धरके समक्ष अपनी 
कृतज्ञता प्रकट करने आया | वह समय पड़नेपर सेवामें उपस्थित्त होनेका वचन 
देकर चला गया। इस उत्सवमें गुणमाला और सुरमंजरी नामकी दो सखियाँ 
भी सम्मिलित हुई थीं। उन्होंने 'स्नानीय चूर्ण” तेयार किये । उनके चर्णोंकी 
परीक्षा जीवन्चरकुमारने की और गुणमालाके चर्णंको श्रेष्ठ सिद्ध किया । इससे 


२५६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सुरमंजरी रूठककर चली आयो और जीवन्धरकुमारसे विवाह करनेका अनुबन्ध 
किया | गुणमाला स्नानकर उत्सवसे लौट रही थो कि काष्ठांगारके मदोन्मत्त 
हाथीने उसे घेर लिया। प्रियंवदा सख्लीको छोड़ अन्य सभी व्यक्ति भाग गये। 
जीवन्धरने हाथोकों भगा दिया। गुणमाछाका जीवन्धरके साथ विवाह भो 
हो गया | 


हाथीको ताड़ित करनेके कारण राजा काष्ठांगार जीवन्धरपर बहुत सष्ट 
हुआ और उसे अपनी सभामें पकड़वाकर बुलाया। गन्बोत्कटने कुमा रको सभामें 
उपस्थित कर दिया। राजा काष्ठांगारने उसके वधका आदेश दिया | कुमारने 
यक्षका स्मरण किया । यक्ष कुमारकों चन्दोदय पर्व॑त्तपर ले गया । वहाँ उसने 
उनको तीन मन्त्र दिये और एक वर्षमें राजा होनेकी भविष्यवाणी की । जीव- 
न्वरकुमार वहाँसे चलकर एक वनमें आया, जहाँ दावाग्निसे बहुतसे हाथी 
जल रहे थे। कुमा रने जिनेन्द्र-स्तवनद्वारा मेघवुष्टिकर दावाग्निको शान्त किया | 
तीथंवन्दना करते समय कुमार चन्द्रप्रभा नगरीमें आया, यहाँ धनमित्रकी, पुत्री 
पद्मासे विवाह किया । 
चन्द्रप्रभा नगरीसे चलकर कुमार दक्षिण देशके सहख्रकूट चेत्यालयमें आया 
और वहां चेत्यालयके बन्द किवाड़ोंकों अपने स्तुतिबलस खोला, जिससे क्षेम- 
पुरीके सुभद्र सेठकी पुत्री क्षेमश्रीके साथ उसका विवाह सम्पन्न हुआ | 


क्षेमपुरीमें कुछ दिनों तक रहनेके पश्चात्‌ कुमार जीवन्धर मायानगरीके 
समीप पहुँचा और वहाँके दृढ़मित्र राजाके पुत्रोंको धनुविद्या सिखलायी | राजा- 
ने प्रसन्‍्त होकर अपनी कन्या कनकमालाका विवाह जीवन्धरके साथ कर 
दिया | 


क्षेमपुरीमें जीवन्धरका साक्षात्कार नन्दभाईसे हुआ । वह सुनाता है 
कि गन्धवंदत्ताने अपने विद्यावलसे मुझे यहाँ भेजा है तथा वह गन्धवंदत्ताका 
पत्र भी देता है। इसी समय पद्मास्य आदि मित्र भो कुमारसे मिलते हैं और 
दण्डका रण्यमें माता विजयाके निवास करनेका समाचार देते हैं । कुमार माता- 
जीके दर्शन करता है और उन्हें अपने मामाके यहाँ भेज देत्ता है। वह राज- 
पुरीमें लौट आता है और वहाँ सागरदत्तकी कन्या विभलाके साथ विवाह 
करता है। 

कुमारका मित्र बुद्धिषिण कहत्ता है--''पुरुषोंकी छायासे घृणा करनेबाली 
सुरमंजरीके साथ विवाह करो, तभी तुम्हारी विशेषता मानी जा सकती हैं।' 
कुमार यक्षद्वारा प्रदत्त विद्याबलसे वृद्ध ब्राह्मणका वेश धारणकर सुरमंजरीके 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : २५७ 
१्छ 


यहाँ गया और उसे प्रभावित्त कर कामदेवके मन्दिरमें ले आया | यहाँ कामदेव- 
की पूजा करते समय उसने कुमार जीवन्धरको प्राप्त करतेकी याचना की । 
कुमारने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और सुरमंजरीका कुमारके साथ 
विवाह सम्पन्न हो गया । 

सुरमञ्जरीसे विवाह होनेके उपरान्त कुमार अपने धर्ममात्ता-पित्ता सुनन्दा 
और गन्धोत्कटके यहाँ आया और परिवारसे मिलकर प्रसन्न हुआ । जीवन्धरने 
राज्यप्राप्तिके लिए उनसे सलाह की | पश्चात्‌ वह धरणीतिलका नगरीके राजा 
अपने मामा गोविन्दराजके पास गया । मामा गोविन्दराजने राजपुरीको ससैन्य 
प्रस्थान किया और वहाँ नगरके बाहर मण्डप तैयारकर चन्द्रक यन्त्र बनवा- 
कर घोषणा की कि जो व्यक्ति इस यन्त्रका भेदन करेगा, उसके साथ लक्ष्मणाका 
विवाह किया जायगा । अनेक राजकुमारोंने प्रयास किया, पर सभी असफल 
रहे । अन्तमें जीवन्धरने यन्त्रका भेदन किया । गोविन्द राजने समस्त व्यक्तियों- 
को कुमार जीवन्धरका परिचय कराया। काष्ठांगार जीवन्धरकुमारसे बहुत 
अप्रसन्‍न हुआ और उसने युद्धके लिए कुमारकों ललकारा। काष्ठछांगार युद्धमें 
मारा गया। जीवन्धरकुमार राजा हो गया और उसने अपने धर्मंभाई सेठपृत्र 

न्दकुमारको युवराज नियत किया | कुमारका विवाह भी लक्ष्मणाके साथ 

सम्पन्त हो गया । 

जीवन्धरकुमार अपनी आठों स्त्रियों सहित जलक्रीडाके लिए गया | वहाँ 
एक वानर-बानरीके प्रेमकलहको देखकर उसके मनमें विरक्ति हुई | तीर्थंकर 
महावीरके समवशरणका सम्पर्क प्राप्तकर जीवन्धरकुमारने मुनिदीक्षा धारण 
की! | 

महावी रकी धरमंसभाने उसके जीवनमें मंगल-प्रभातका उदय किया। 
सम्यक्‌ श्रद्धा, सम्यग्जञात ओर सम्यक्‌ चारित्रकी उपर्लब्धि हुई। तीर्थकरके 
निर्वाणपट्टपर जीवन्धरके नये हस्ताक्षर शोभित हो रहे थे । जीवन-संग्राममें 
जूझनेकी जिस कलाका अनुभव जीवन्धरकुमारने किया था, उसीका क्रियात्मक 
प्रयोग तपस्याकालमें किया । अद्िसा, मेत्री, अपरिग्रह और सत्यकी उदात्त 
भावनाएँ उनके जीवनको उत्तरोत्तर तिमंल बनाती रहीं । 

हेमपुरीका यह श्रमवशरण जीवन्धरकुमारके आत्मोधानका प्रबल साधन 
बना । 


१. गद्यचिन्तामणि और जीवन्धरचम्पू--सम्पादक पं० पन्‍तालाल, भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी, उत्तरप्राणान्तर्गत जोवन्धरचरित्र, अध्याय ७५; पं० दौलतरामकृत 
'जोवन्धरचारित; वीरवाणी, जयपुर, अंक ३-४, सन्‌ १९६६, 


२५८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


कलिग : वीरश्रेणो ओर चित्रश्नेणीका ब्रतग्रहण 


तीर्थंकर महावीरका कलिगदेशमें बिहार हुआ। यह कलिंग राज्य पूर्वी 
समुद्रतटपर तामलुकसे गंजम पर्य॑न्त व्याप्त था। इसकी उत्तरी सीमा गंगा 
नदोको स्पर्श करती थी | दक्षिणमें मध्य गंजमके उपरान्त घने वन फेले हुए 
थे। पूव॑में भारतीय महासागर था और पश्चिमी सोमा मध्यप्रान्तकी अमर- 
कंटक पव॑त्तमाला तक फेली थी। दक्षिण कोसल या महाकोसल प्रदेश भी 
इसीके भीतर था। कलिगको त्रिकूलिंगदेश भी कहा गया है, क्योंकि इसमें 
उत्कल, कंगोद और कोसल ये तीन देश सम्मिलित थे। कलिममें तीर्थंकर 
महावीरके समवशरणका विहार हुआ और कुमारीपवंतपर समवशरण स्थित 
हुआ। कुमारीपवंत आजकल उदयगिरि कहलाता है*। डॉ० ज्योति- 
प्रसादने भी लिखा है--“तीर्थकर पार््वंका विहार कलिंगदेशमें हुआ था। 
भगवान्‌ महावीर भी वहाँ पधारे थे और राजधानी कलिंग नगरके निकट 
कुमारीपवंत्पर उनका समवशरण लगा था। उपयुक्त घटनाओंकी स्मृतिमें 
उक्त स्थानपर स्तृपादि स्मारक बने थे और मुनियोंके निवासके लिये गुफाएँ 
भी निर्मित हुई थीं, जो खारवेलके समयके बहुत पहलेसे वहाँ विद्यमान थीं |?” 


तीर्थंकर महावीरके समय कलिंगदेशपर जितश्त्रु नामका राजा राज्य 
करता था, जो महावीरके पिता राजा सिद्धाथथंका मित्र और बहनोई था। 
इन्हींकी कन्या यशोदाके साथ महावीरके विवाहकी बात चलो थी, पर महा- 
वीरने विवाह करनेसे इनकार कर दिय्रा और वे आजन्म ब्रह्मचारी बने रहे। 


जब कलिगनरेश जितश्त्रुका तीर्थंकर महावीरके समवशरणके आगमन- 
का समाचार मिला, तब वह प्रसन्‍नताप्र्वक जय-जयध्वनि करता हुआ कुमारी- 
पर्वतपर धमरंसभामें सम्मिलित हुआ । महावीरके धर्मामृतका उसपर अपुर्व॑ 
प्रभाव पड़ा और उसकी आत्मा संसारके प्रपंचोंसे दूर हटकर कल्याणके हेतु 
मचल उठो। वह चेतन-आनन्दकी खोजमें सलग्न हानेके लिये चिन्तन करने 
लगा। निजानुभूतिकी गहराईमें उत्तरते ही उसका मिथ्यात्व गल गया, मोह 
नष्ट हो गया और वह दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण करनेके लिये कृतसंकल्प हो गया । 
जितशन्रने निर्ग्रन्थ मुनि-दोक्षा ग्रहूणकर कमक्षपणका प्रयास किया । 





महावीर जयन्ती-स्मारिका, सन्‌ १९७३, पृ० ३९. 

हाथी गृम्फा अभिलेख, पंक्ति:१४. 

भारतीय इतिहास एक दृष्टि, प्रथम संस्करण पृ० १८१. 

बाब कामता प्रसाद जेन, भगवान्‌ महावीर, प्रथम संस्करण, पृ० १३३, 


७ >> 0) “७ 


तीर्थंकर महावीर जोर उन्तकी देशना : २५९ 


कलिग देशके बसन्तपुर नगरके राजा वीरश्रेणीका राजकुमार चित्रश्नेणी 
इततना सुन्दर था कि उसके रूपको देखकर उस नगरकी स्त्रियाँ अपनेको भूल- 
कर उसपर मोहित हो जाती थीं। जनताने राजासे निवेदन किया कि कुमार- 
का नगर-परिभ्रमण स्त्रियोंके कष्टका कारण होता है, अतएवं कुमारके नगर- 
परिभ्रमणपर बन्धन लगा देना चाहिये। कुमारका अपराध न होनेपर भी 
राजाने प्रजाको संतुष्ट करनेके हेतु राजकुमारकों देशसे निष्कासित कर दिया । 
वह रत्नपुर नगरीमें आया। वहाँके राजाकी पुत्री पद्मावती" अनिनद्य सुन्दरी 
थी | अत्तएव अनेक राजकुमार उसके साथ परिणय करनेके हेतु वहाँ आते, पर 
वे सभी निराश होकर लौट जाते। पद्मावतीने यह संकल्प किया था कि जो 
रूप-लावपण्यमें उससे अधिक सुन्दर होगा, उसीके साथ वह विवाह करेगी | 

जब कुमार चित्रश्नेणी रत्तपुर तगरीमें पहुँचा तों उसके सौन्दयंकी चर्चा 
समस्त नगरमें व्याप्त हो गयी और नगरवासी युवक-युवतियाँ उसे देखनेके 
लिये आने लगे। चित्रश्रेणीको देखकर पद्मावततीका पिता बहुत प्रसन्‍त हुआ 
और अपनी रूपसी कन्या पद्मावततीका विवाह चित्रथेणीके साथ कर दिया। 
चित्रश्नेणी कुछ दिनों त्तक सांसारिक ऐश्वयं और भोग-विलासोंका उपभोग 
करता रहा, पर जब उसे कुमारीपव॑तपर तीर्थंकर महावीरके समबशरणके 
पधारनेका समाचार प्राप्त हुआ, तो वह उनके समवश रणमें धर्मामृत सुननेके 
लिये पहुँचा | संयोगवश महाराज वीरश्रेणी भी वहां उपस्थित थे। वीरश्रेणी- 
ने चित्रश्नेणोके विरक्त भावोंकी अवगतकर स्वयं भी दीक्षित होनेकी इच्छा 
व्यक्त की | वे धर्मपदेश सुनकर नगरमें पधारे और चित्रश्नेणीका राज्याभिषेक- 
कर पुन: तीर्थंकर महावीरके निकट जाकर मुनिदीक्षा ग्रहण की । 

चित्रश्नणी ओर पश्मावतीने प्रभुके पादमूलमें श्रावकत्नत ग्रहण किये | बहुत 
समयत्तक प्रजाका पालनकर चित्रथ्रेणी और पद्मावत्तीनी भी मुनि एवं आयिका 
दीक्षाएँ धारण कीं । 

कलिगको ओोस्से ही पुण्डु, बंग और ताम्रलिप्त आदि देशोंमें भी तोर्थकर 
महावीरके समवशरणका विहार हुआ और वहाँकी जनताकों अहिसा-धर्मका 
उपासक बनाया । महावीरका समवशरण जिस स्थानपर जाता, उसी स्थानका 





१. कथानकके लिये देखिये, चित्रश्नणी पद्मावती चरित तथा [9, एकता एाथडथते 
द्वारा लिखित हटॉंडांणा ० प्रयकश्याय्रावरछ (छ००7 |) णां5थ्ं०, 4 


0. ॥एष्ठ. पृ० १५१, 
२. जैन सिद्धान्त-भास्कर, भाग १२, किरण १, पृ० १६-२२. 


० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ध्व 


प्राणीवर्ग परस्परके वेर-विरोधको छोड़कर शान्ति और सुखका अनुभव करता। 
महावी रके प्रभावसे चारों ओर सुभिक्ष और शान्ति व्याप्त हो जाती थी । 


बंगदेश : सिहरथ-जातिस्मरण एवं नग्गतिका प्रत्येकबुद्धत्व 

तीर्थंकर महावीरका समवशरण वंगदेशके पुण्ड्वर्द्धंन/ नगरभें पधारा । 
इस नगरकी स्थिति वत्तंमानमें मालदह जिलेमें मालदहसे छह मील उत्तरकी 
ओर बंगालमें मानी जाती है। वत्तंमानका पाण्डुआ अथवा पांडुआ, पुण्डका 
अपभ्रंश रूप है | पुराने पुण्ड्वद्धंनमें दीनाजपुर, रंगपुर, नदिया, वीरभूमि, 
जंगलमहल और चुनार जिले शामिल थे । 

इस नगरमें सिहरथ नामका राजा राज्य करता था । एक बार उत्तरापथके 
किसी राजाने सिहरथकों अश्व भेंट किये। उनमें एक अरब वक्रशिक्षावाला था। 
राजा उस वक्रशिाक्षावालें अश्वपर सवार हुआ और उनका कुमार दूसरे अद्ब- 
पर । इस प्रकार राजा सिहरथ अपनी सेनाके साथ नगरके बाहर क्रीड़ा करनेके 
लिये चर पड़ा । 

घोड़ेकी चाल तेज करनेके लिये राजाने उसे चाबुक लगाया । घोड़ा तेजी- 
से भागा। राजा घोड़ेको रोकनेके लिये जितनी ही लगाम खींचत्ता, घोड़ा 
उत्तना ही तेज होता जाता। इस प्रकार भागता-भागता घोड़ा राजाकों बारह 
योजन दूर तक जंगलमें ले गया । लगाम खींचनेसे राजा थक गया था। अत्तः 
उसने धोड़ेकी लगाम ढोली कर दी | रास ढीली होते ही घोड़ा रुक गया । घोड़ेके 
रुक जानेसे राजाको यह ज्ञात हो गया कि यह अश्ब वक्रशिक्षावाला है। राजाने 
घोड़ाको वृक्षसे बांध दिया और फल-पुष्प खाकर अपनी क्षुधा शान्त की । रात्रि 
व्यतीत करनेकी दृष्टिसे राजा पहाड़के ऊपर चढ़ा। उसे सातमंजिल ऊँचा 
भवन दिखलायी पड़ा । राजा उस भवनमें भीतर गया और उसे एंक अत्यन्त 
रूपवती कन्या मिली | कन्याने राजाकों उच्चासव दिया और उसका परिचय 
पूछा । राजाने भी कन्याके सम्बन्धमें जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहा--“तुम कौन 
हो और यहाँ एकान्त स्थानमें क्‍यों रहती हो ?” 

कन्याने उत्तर दिया-- पहले मेरे साथ आपका विवाह हो जाय, तत्पर्चात्‌ 
में आपको सारी बात बताऊँगी |” विवाहके अनन्तर उस कन्याने कहना आरम्भ 
किया-- 


“क्षितिप्रतिष्ठ नामक नगरमें जितशत्रु नामका राजा रहता था | एक समय 





१. श्रमण भगवान्‌ महावीर, मुनि कल्याणविजय, पु० ३७६ तथा तीर्थंकर महावीर, 
भाग २, १० ५६९. 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : २६१ 


उसने अपनी चित्रशाला बनवायी और नगरके चित्रकारोंको बुलाकर सबको 
बराबर भाग बाँटकर, उप्त चित्रसभाकों चित्रित करनेका आदेश दिया। चित्र- 
कारोंमें चित्रागद नामका एक अत्यन्त वृद्ध चित्रकार था। इसे पुत्र नहों था, 
केवल एक कनकमंजरी नामकी कन्या थी। बह प्रतिदिन अपने पिताके लिये 
चित्रसभामें भोजन लेकर आत्ती | एक दिन वह भोजन लेकर चित्रसभाकी ओर 
आ रही थी कि राजमार्गपर धोड़ेके दौड़नेसे वह भयभीत हो गयी और कुछ 
बिलम्बसे भोजन ऊँकर पिताके पास पहुँची । जब पित्ता भोजन कर रहा था, 
तब कनकमंजरीने एक मयूर-पिच्छ बना दिया | उस दिन सभागार देखने राजा 
आया और मयूर-पिच्छ देखकर उसे उठाने लगा, पर वह तो चित्र था, आधात- 
से उँगलीका नख ट्ट गया । 

राजाको ध्यानपूर्वंक चित्र देखते हुए देखकर कनकमंजरी कहने लगी-- 
“अबत्तक तीन पांव वाला पलंग था | आज चतुथ॑ .मूर्खके मिल जानेसे पलंगके 
चारों पांव पूरे हो गये ।” 

राजा कहने लगा--“शेष तीन कौन हैँ ? और में चौथा किस प्रकार हूँ ?” 
कन्या कहने लगी--“में चित्रांगद नामक चित्रकारकी पुत्री हूँ | में सवंथा अपने 
पिताके लिये भोजन लेकर आती हूँ ।आज जब में राजमागंसे भोजन लेकर आ 
रही थी, तो एक घुड़सवार बड़ो तैजीसे धोड़ेको दौड़ाता हुआ राजपथसे आ रहा 
था । भीड़-भाड़की जगहमें तेजीसे घोड़ा चलाना बुद्धिमानी नहीं है। अतः वह 
मू्खरूपी पलंगका पहला पावा है। 


दूसरा मूर्ख इस नगरका राजा है, जिसने चित्रकारोंकी शक्ति और योग्यता- 
को बिना जाने ही सभी चित्रकारोंकों समानभाग चित्र बनानेको दिया है। 
घरमें अन्य सहयोगी होनेसे दूसरे चित्रकार तो अपने कार्यकी अल्प समयमें 
समाप्त करनेमें समर्थ हैं, पर मेरे पिता तो पुत्र रहित है, वृद्ध हैं । वे अकेले 
दूसरोंके समान कैसे काम कर सकते हैं ? अतएवं मू्खरूपी पलंगका दूसरा पावा 
यहांका राजा है। 


तीसरे मूर्ख मेरे पिता हैं। उनका अजित घन समाप्त हो चुका है, जो बचा 
है उससे ही किसी प्रकार भोजन बनाकर नित्य मैं लाती हूँ । जब में भोजन 
लेकर आती हूँ, तब वे शौचादि क्रियाओंसे निवृत्त होनेके लिये जाते हैं । मेरे 
आनेके पूर्व वे इन क्रियाओंको सम्पन्न नहीं करते। इततनेमें भोजन ठण्डा और 
नीरस हो जाता है। अतएव मू्खूूपी मंचेके वे तीसरे पावे हैं । 


चतुर्थ मू आप हैं । जब यहाँ मोरके आनेकी कोई सम्भवना नहीं, तब फिर 


२६२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मयूर-पंख यहाँ कहाँसे आयेगा ? यदि कोई मयूर-पंखे ले भी आये, तो उसे हवा- 
से उड़ जाना चाहिये। इनकी जानकारोके बिना आप उसे लेनेके लिये तैयार 
हो गये | अत्त: चौथे पावे आप हैं ।' 

राजाने उस चतुर सुन्दरी कन्यासे विवाह कर लिया और जन्मान्तरमें वह 
कनकमंजरी ततोरणपुर नामक नगरमें दुढ़शक्ति राजाकी पुत्री हुई और उसका 
नाम कनकमाला रखा गया। वह चित्रकार मरकर व्यन्तरदेव हुआ | कनक- 
मालाने उस देवसे पूछा--इस भवमें मेरा पति कौन होगा ?” देवने कहा-- 
“पृ॒॑में जो जितशत्रु नामक राजा था, वही इस भवमें सिहरथ नामक राजा 
होगा और धोड़ेपर सवार होकर यहाँ आयेगा।” 


इस आख्यानकों सुनकर सिहरथको भी जाति-स्मरण हो गया । कुछ दिलों 
तक राजा वहाँ रहा और पश्चात्‌ राजधानीमें लोट आया | वह प्रायः पर्वतपर 
कनकमालाके यहाँ जाया करता था और वहाँ रहनेके कारण हो उसका ताम 
नग्गत्ति पड़ा ।" 


कातिक मासकी पूणिमाके दिन राजा ससैन्य भ्रमण करने निकरल और 
वहाँ नगरके बाहर एक आम्रवृक्षको देखकर वह प्रत्तिबोधको प्राप्त हुआ और 
प्रत्येकबुद्ध हो गया । 


नग्गति प्रत्येकबुद्ध होनेपर भी तीर्थंकर महावीरके समवशरणमें गये और 
वहाँ ही उन्होंने प्रत्येकवुद्धत्वकी योग्यता अजित को। सिहरथको तीर्थंकर 
महावी रके सम्पकने ही जितशत्रुकी पर्यायमें प्रत्येकबुद्धत्वप्राप्तिकी योग्यता 
समाहित को । 


सुश्मकदेश' ( दक्षिणभारत ) : विद्रदाजकी दीक्षा 


इस देशकी राजधानी पोदनपुर थी। तीर्थंकर महावीरका समवशरण यहाँ 
आया । समवशरणके आनेका समाचार प्राप्त करते ही सभी नर-नारी उनकी 
वन्दनाके लिये समाहित होने लगे। राजा विद्रदाज भी अपने मंत्रियों सहित 
तीर्थकरकी वन्दनाके लिये गया। महावीरका कल्याणकारी उपदेश सुनकर 
उसकी आत्म-ज्योत्ति प्रज्वलित हो गयी | वह मानव-जीवनके महत्त्वको समझने 
लगा--'जो मानव सच्चे मनसे धर्माचरण करता है, वह अपने भीत्तरकी 





१. तओ कालेण जम्हा नगे अईइ तम्हा 'नग्गह एस' त्ति पइद्ियं नाम॑ लोएण राइणो । 
--उतराध्ययन (नेमिचन्द्र-टीका), पत्र १४४२. 
९. महावीर जयन्ती-स्मारिका सन्‌ १९७३, पृ० ४०. 


तीथंकर महावीर और उन्तकी देशना : २६३ 


विकृत्तियोंपर विजय प्राप्त कर लेता है, अपने सोये हुए दिव्यभावकी जागृत कर 
लेता है तथा स्वगंके देवताओंके लिये भी वन्दनीय हो जाता है। अहिंसा, संपम 
और त्तपकी ज्योति आत्माको आलोकित कर देती है।” अतएवं उसने अपने 
पुरुषार्थभो जागृतकर दिगम्बर-दीक्षा धारण करनेका संकल्प लिया। वह 
: अपने प्रधान आमात्य सहित मुनि बन गया | 


मत्स्यदेश : नन्दिवद्धंनका अ्चन-वन्दन 


मत्स्यदेशकी स्थिति वत्तंमानमें अलवर, धौलपुर, भरतपुर और जयपुरके 
प्रदेशोंमें सीमित हैं। साढ़े पच्चीस आयंदेशोंमें इसकी गणना की गयी है। मत्स्य- 
देशकी राजधानी विराटनगरी थी | जो वत्तमान जयपुरसे उत्तर-पुव॑में बयालीस 
मोल पर है। मत्स्य-जनपद कुरुराजके दक्षिण और यमुनाके पश्चिममें था। 
तीर्थंकर महावी रका समवशरण यहाँ आया और यहाँके राजाओंने अत्यन्त हर्षो 
ल्लासके साथ उनके धर्मोपदेशकों सुना | त्तोर्थंकर महावीरके यहाँ पहुँचनेका 
प्रभाव आज भी विद्यमान है । 

प्रसिद्ध इतिहासकार ओजझाजीके शब्दोंमें मेवाड़ राज्यमें सूर्यास्तके अनन्तर 
रात्रि-भमोजनकी आज्ञा न थी" | टॉंड साहुबका कथन है कि कोई भो जन यत्ति 
उदयपुरमें पधारे, तो रानी महोदया आदरपु्वक राजमहलमे लाकर सम्मान- 
पु्बंक ठहराती और आहारका प्रबन्ध करतो थी? । 

आवबूके राजा नन्दिवर्द्धन॑ंध जब महावीरके समवशरणको चर्चा सुनी, तो 
उसका मनमयूर भी हर्षोन्मत्त हो नृत्य करने लगा । वह सोचने लछूगा कि तोर्थ- 
करोंका सम्पक भव्यव्यक्तियोंकों ही प्राप्त होता है। जो जन्म-मरणके दु:खोंसे 
छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, उसके लिये तीर्थंकर-वाणी ही कल्याणप्रद है । 
संसारके शत्रुओंसे युद्ध करना सरल है, पर इन्द्रियोंके साथ युद्ध करना कठिन 
है। जो इन्द्रियजयी हैं, वही संसारमें महान्‌ हैं। ज्ञान मातवत्ताका सार है। 
पर ज्ञानका भी सार सम्यक्त्व या सच्ची श्रद्धा है। ज्ञान, दश॑ंव और चारित्रके 
परिपूर्ण होनेसे ही आत्मा शाइवत सुखको प्राप्त कर सकती है। जिसने मनुष्य 
शरीर प्राप्तकर, सदधर्मका श्रवण नहीं किया, और सद्धर्म श्रवणकर भी जिसने 
संयम और त्तप धारण नहीं किया, उसका धर्म-क्षवण कोई महत्त्व नहीं रखता । 
अनादिकालसे यह प्राणी मनोरम काम-भोगोंमें आसक्त है | स्वर्गका वेभव 
सहजमें प्राप्त हो सकता है, पुत्र-मित्रादिका संयोग भी सुलभ है, पर एक धर्मकी 


१. ओझाजीकृत अनूदित, टॉड राजस्थान, जागीर-प्रथा, पृ० ११ 
२. रा० रा० वासुदेव गोविन्द आप्टे, जेनधर्मका महत्त्व, सूरत, भाग १, पृ० ३७ 


२६४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आधचार्य-परम्परा 


प्राप्ति होना दुलंभ है। मुझे इस समय बहुत ही अच्छा संयोग प्राप्त हुआ है। 
इस संयोगका लाभ उठाना चाहिये। 

इस प्रकार विचारकर राजा नन्दिवद्धंन तीर्थंकर महावीरके समवश्ञरणमें 
गया और वहाँ उसने श्रावकके द्वादश व्रत ग्रहण किये। महाबीरकी स्मृतिमें 
उसने एक विशाल जिनमन्दिर बनवाया"। जिसका पता खुदाईसे प्राप्त एक 
अभिलेख द्वारा मिलता है' । 


अवन्ती : चण्डप्रथशोतका नमन 


तीथंकर महावीरका समवसरण विभिन्न स्थलोंपर विहार करता हुआ 
अवन्तिदेशकी उज्जयिनी नगरीमें पहुँचा । यहाँ चण्डप्रद्ोत शासन करता था । 
यह प्रतापशालो और क्रोधी स्वभावका था। बताया गया हैं कि इसके पास चार 
रत्न थे :--१. लोहजंग नामक लेखवाहुक, २. अग्निभीरु नामक रथ, रे. 
अनलगिरि नामक हस्ति और ४ शिवा नामक देवी ।३१ शिवा देवी वेशालींके 
राजा चेटककी बेटी थी। चण्डप्रद्योतकी आठ रानियाँ थीं। उनमें एकका नाम 
अंगारवती था ) यह अंगारवतों सुंसुमारपुरके राजा धुन्धुमारकी पुत्री थी। 
इस अंगारवत्तीको प्राप्त करनेके लिए प्रद्योतने सुंसुमारपु रपर घेरा डाला था। 
अंगारवत्ती श्राविकाके ब्रत्तोंका पृर्णतया पालन करती थी | 


चण्डप्रद्योतका सम्बन्ध राजगृह, वत्स, वीतभय और पांचाल आदि देशोंके 
साथ भी था । चण्डप्रद्योत अपने समयका प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, पुरुषार्थी, शूरवीर 
और वासना-प्रिय था । 


जब त्तीर्थंकर महावोरका समवशरण उज्जयिनोमें पहुँचा, तो उण्जयिनी- 
के सभी नर-नारी उपदेशामृत पान करनेके लिये समवशरणमें सम्मिलित हुए। 
राजा प्रद्योत भो धं-श्रवणकी इच्छासे समवशरणमें सम्मिलित हुआ । बह 
सोचने लगा कि तीर्थंकरका दर्शन सौभाग्योदयसे ही होता है | मैंने अपने जीवन- 
में अनेक युद्धार विजयलाभ किये हैं । अब तकके जीवनपर दृष्टिपात करने- 
से ज्ञात होता है कि मेंने जो कुछ भी किया है वह शरीर और संसारके लिये 
किया है, आत्माके लिये कुछ नहीं किया है ,अब समय आ गया है अतः आत्म- 
शोधनके लिये प्रवुत्त होवा आवश्यक है। 


१. जैनमित्र (सू रत) १५।३१९३१, 

२. मृ्तिका प्राचोन इतिहास (फलोधि), पृ० १३६ तथा महावीर जयन्ती-स्मारिका, 
सन्‌ १९७३, प्‌ृ० ४०, 

३. आवश्यकर्चाण, भाग २, पत्र १६० तथा त्रिषष्ठिशलाकापुरुषचरित, १०११११७३. 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : २६५ 


महावीर क्रियाकाण्ड और यज्ञका विरोध, धामिक जड़ता एवं आथिक 
अपव्ययको रोकनेके लिए ही कर रहे हैं। मनुष्य-मनुष्यके बीच भेद-भावकी 
खाई जातिवादके कारण उत्पन्न हो रही है। ईश्वरके नामपर जनता पुरुषार्थ- 
को भुली हुई है। यही कारण है कि तीर्थंकर महावी रने आत्माकों ही ईश्वर 
बताया है और आत्माके लिए जोर दिया है। संतुलित और संघपं-विहीन 
जीवन-यापनके लिये आचार, विचार-सहिष्णुता एवं वाणीकी उदारता आवश्यक 
है। मानव-जीवनके मुल्योंमें शांति, संयम, क्षमा और सुखको प्रधान स्थान 
दिया गया है। अतएव में तीर्थकर महावोरके चरणोंमें नमनकर धामिक 
आचार-व्यवहा रकों ग्रहण करूँगा | तीर्थंकर महावीरकी सुदृढ़ भक्ति ही आत्मो- 
त्यानका कारण है।" इस प्रकार विचारकर चण्डप्रद्योतने इन्द्रभूत गौतम 
गणधरसे श्रावकके ब्रत ग्रहण किये । 

पांचाल जनपद : जन-अभिनन्दन 
पांचाल जनपदकी राजधानी काम्पिल्य नगरी थी। यह नगरी गंगाके तट 

पर बसी हुई थी । काम्पिल्यके नामकरणके सम्बन्धमें कई मत हैं | पांचालके 

राजा भृम्यश्वके एक पुत्रका नाम कपिल या काम्पिल्य था। इसीके नामपर 
नगरीका नाम कम्पिल्य पड़ा होगा । पौराणिक इतिवृत्तोंसे ज्ञात होता हैं कि 
पंचाल राज्य दो भागोंमें विभक्त था । इन दोनों भागोंकी सीमा गंगा नदी थी। 
गंगाके उत्तरका भाग उत्तरी पंचाल कहलाता था, जिसकी राजवानी अहिच्छत्रा 
थी । दक्षिणवाला भाग दक्षिण पंचालके नामसे प्रसिद्ध था, जिसकी राजधानी 
काम्पिल्य थी | पंचालके निर्बेल हो जानेपर कौरववंशी शासकोंने यहाँ आधि- 
पत्य जमाया । 

काम्पिल्य जैन तीर्थंकरोंकी विहारभूमि रहा। भारतवपंकी प्रसिद्ध दस 
राजधानियोंमें काम्पिल्यकी गणना है ।* 

१. शिक्रीए८ ७४०७5 फ655८0. >ए फीए बप॥ष्म़ंटठपड़ शंत्र। 00 770वमराप्दा' 
जअक्ीावणंव, थ ४एवी080 प्र वाह छा80904 जब एप्रौए५ 0 पु] & 
हा ९80 त८ए०९९ ० पार कद वर चेल्व,--7कर कलाएता णी (पावन 
8788, 7. 467, 

२. जम्बूदीवे भरह॒वासे दस रायहाणिओ पं० तं०--चंपा १, महुरा २, वाराणसी ३, 
य सावत्यी ४, तहत सातेत॑ ५, ह॒त्यियणाउर ६, कंपिलल ७, मिहिला ८, कोसंबि 
९, रायगिहं--ठाणांगसुत्र, ठाणा १०, उद्देश: ३, सत्र ७१९, पत्र ४७७-२. 

अत्थि इहेव जंबुद्दीवे दविखण भारह खण्डे पुव्बदिसाए पंचाला नाम 
जणवओ । तत्थ गंगानाम महानई तरंग्रभंगिपकंखालिज्जमाण पायारभित्तिअं कंपिल्ल- 
पुरं नाम॑ नयरं--विविधतीर्थकल्प, पू० ५०. 


२६६ : तोर्थकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


काम्पिल्य नगरमें संजय या जय नामक एक राजा राज्य करता था ।* एक 
दिन वह सेना और बाहन आदिसे सज्जित होकर आखेट आदिके लिए 
निकला और घोड़ेपर आरूढ़ राजा केसर नामक उद्यानमें मृगोंका शिकार करने 
लगा । इस उद्यान्तमें एक परमतपस्वी मुनि द्राक्षा और नागवल्‍ली आदि लताओं- 
के मण्डपमें ध्यानस्थ थे । राजा मुनिके समीप पहुँचा और धोड़ेसे उत्तरकर 
मुनिराजके चरणोंमें 'नमो5स्तु' कर अपने अपराधकी क्षमा-याचना करने छगा । 
मुनिराज कहने लगे--“हे पार्थिव ! तुझे अभय है। तुम भय और आतंक उत्पन्न 
करना छोड़ अभय देनेवाले बनो और हिसाके मार्गकों छोड़ो । प्राणियोंको 
दुर्गंतिमें ले जानेवाली हिंसा है। जो व्यक्ति यह लोक और परलोकके सुखकी 
कामना करता है उसे हिसाका त्याग कर देना चाहिए | स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, 
धान्‍्य आदि पदार्थ क्षणविध्व॑सी हैं । जो आत्मोत्यानका इच्छुक है वह संसारके 
विषय-सुखोंमें आसक्त नहीं रहता। अतएव हे राजन ! आपको गात्म- 
कल्याणके टिये प्रवृत्त होना चाहिए।" 


संजय तोर्थंकर महावीरके समवशरणमें प्रविष्ट हुआ और ५हाँ उसने निर्ग्रन्थ- 
दीक्षा ग्रहण की। इसी नगरका कुण्डकोली भी अपनी पत्नी सहित महावीरके 
समवशरणमें धर्ंसाधनमें प्रवृत्त हुआ। काम्पिल्य नगरीके जन-समुदायने बड़े 
भक्ति-भावके साथ तोथंकर महावीरका अभिनन्दन किया और उनके प्रत्ति 
अपार भक्ति प्रदर्शित की । 


अहिच्छब्रामें भी तोर्थकर महावीरका समवशरण पहुँचा था और वहाँके 
निवासियोंने धर्मामृतका पानकर अपनेको कृतार्थ माना था | 


सम्भवत: पंजाबमें ही गान्धारदेशकी राजधानी तक्षशिल्ला भी भगवान्‌ 
महावीरके समवशरणसे पवित्र हुई थी। यहाँके निकटमें कोटेरा ग्रामके पास 
एक पहाड़ीपर तोर्थकर महावीरके शुभागमनको सूचित करनेवाला एक ध्वस्त 
मन्दिर अवशिष्ट है । जैन साहित्यमें पंचालकी गणना सोलह जनपदोंमें की गयी 
है । इसमें सन्‍्देह नहीं कि तीर्थंकर महावो रके समवशरणसे पंचालके सभी नगर 
पवित्र हुए हैं। 

१. तोथंकर महावीर, भाग २, पू० ६६०; श्रवण भगवान महावीर, प्रथम संस्करण, 
पृ० ३६१, तथा भगवान्‌ महावीर, कामता प्रसाद, प्रथम सस्करण, पृ० १३५. 
विशेष जाननेके लिए देछें--उत्तराष्ययन, सुखबोधटीका, अध्ययन १८, २२८।१, 
२५९२, 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : २६७ 


दशार्ण : दक्षाणंभद्रका ' निम्न॑स्थत्व 

भोपाल राज्य सहित पृव॑ मालव प्रदेश पहले दशाणं कहलाता था। मौय॑- 
कालमें इसकी राजधानी चेत्तगिरिमें और उसके पश्चात्‌ विदिशा या भेलसामें थी। 
जन यूत्रोंमें इस देशकी गणना आरय॑देशोंमें की गई है और इसकी राजधानीका 
नाम मृत्तिकावत्ती लिखा गया है। मृत्तिकावती वत्सभूमिके दक्षिणमें प्रयागके 
पावंतीय प्रदेशोंमें अवस्थित्त थी | 

यहाँका राजा दशाणंभद्र था। उसे एक दिन चरपुरुषोंद्रा रा यह सूचना 
प्राप्त हुई कि कल प्रात: दशाणंपुरमें तोर्थकर महावीरका समवशरण आनेवाला 
है। चरपुरुषकी ब/त सुनकर राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने अपनी 
सभाके समक्ष निवेदत किया--“कल प्रात्त:काल में तीर्थंकर महावीरकी वन्दना 
ऐसी समृद्धिस करना चाहता हूँ जेंसी समृद्धिसि कभी किसीने न की हो |” 

वह अन्तःपुरमें गया और अपनी रानियोंसे भी तीर्थकर-वन्दनाकी बात 
करने लगा। दसार्णभद्र रानिभर तीर्थंकर महावीरके स्वागतके लिये कल्पनाएँ 
करता रहा। सूर्योदय पूर्व ही नगरके अध्यक्षको बुलाकर नगर सजानेका 
आदेश दिया । नगर ऐसा सजाया गया, जसे वह स्वर्गंका एक खण्ड ही हो । 
राजाने स्नान किया, अंगराग छूगाया, प्रुष्पमालाएँ पहनीं, उत्तमोत्तम वस्त्रा- 
भूषण धारण किये और उत्तम गजपर सवार होकर तीर्थंकर महावीरके समव- 
शरणकी ओर ऋद्धिपूर्वक चल पड़ा । 

उसका अहंकार देखकर इन्द्रके मनमें दशार्णभद्रके गवंहरणकी इच्छा व्याप्त 
हुई । अत्त: इन्द्रने जलमय एक विमान बनाया। उसे नाना प्रकारके स्फटिक 
मणियोंस सुशोभित किया । उस विमानमें कमल आदि पुष्प विकसित थे और 
प्ानाप्रकारके पक्षी कलरव कर रहे थे। उस विमानमें बैठकर इन्द्र अपने देव- 
समुदायके साथ समवश रणकी ओर चला | 

इन्द्र अतिसज्जित ऐरावत हाथीपर बेठकर पृथ्वीपर पहुँचकर देव-देवियोंके 
साथ समवशरणमें आया। इन्द्रकी इस ऋड्धिको देखकर दशार्ण भद्गके मनमें 
अपनी ऋद्धि-समुद्धि क्षीण छगने लगी और उसने बस्त्राभूषण उत्तारकर 
दिगम्बर-दीक्षा धारण कर ली। 


१. दसण्णरज्ज  मुइयं, चद्दत्ताणं मुणीचरे। 
दसण्णभहदो निक्खतों, सकल सक्‍केण चोइओ ॥ 
--5त्तराध्ययन, शान्त्याचार्य-टीका, अध्ययन १८, इलोक ४४, पत्र ४४७-२, 
दवार्णभद्रो दशार्णपुरनगरवासी विश्वंभराविभु: यो भगवन्तं महावीर दशार्णकूट- 
नगरनिकटसमवसृतमुद्यान-ठाणांगसूत्र सटीक, पत्र ४८३-२. 


२६८ : तीथैकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


दशार्णभद्रको दीक्षित होते देखकर इन्द्रने अपने पराजयका अनुभव किया। 
वह दशार्णभद्रके पास गया और उसके त्याग और वेराग्यकी पुनः पुनः प्रशंसा 
करने लगा। दशाणंभद्वने तीर्थकर प्रभुके समवशरणमें अपने मिथ्यात्व और 
मोहका दलनकर सम्यक्त्व लाभ किया | 
सुद्या : कण-कण पुलक्तित 

वर्तमानमें हुगली और मिदनापुरके बीचके प्रदेशको 'युहा' माना जाता 
है। यह उड़ोसाकी सीमापर फेला हुआ दक्षिण बंगका प्रदेश है | कुछ विद्वान्‌ 
'दक्षिण बंगको' सुहम मानते हैं और इसकी राजधाती ताम्रलिप्ति बतलाते हैं । 
एक अन्य मान्यताके अनुसार हजारीबाग, संथाऊूपरगनाके जिलोंको गणना 
सुह्यके अन्तगंत है | वेजयन्तोकार सुह्ाकों राढका ही नामान्तर मानते हैं । 

तीर्थंकर महावीरका समवश्ञरण ताम्रलिप्त, राढ़ और सुह्यकी भूमिमें 
पहुँचा था। प्राकृत चरितकाब्योंमें समुद्रतटवर्ती ताम्रलिप्तिमें समवशरणके 
पहुँचनेका निर्देश आया है । महावीरके धर्मोपदेशस यहाँकी भूमिका कण-कण 
आनन्दसे विभोर था। प्रजा दर्शनके लिए नदो-तालोंके समान उमड़कर जा 
रही थी । महावोर धमंका स्वरूप प्रतिपादित कर रहे थे और जनत्ता उत्सुक 
होकर धर्मामृत पान कर रही थी। विश्ववबन्धुत्व और विश्वमेत्रीका उपदेश 
संभीको प्रभावित कर रहा था। इस धरतीकी मानसिक ओर सांस्कृतिक पज्जुता 
समाप्त हो रही थी। स्वस्थ चिन्तनकोीं सुमधुर और सुरभित वायु छोक- 
जीवनको आनन्दित कर रही थी । सुह्दा देशको भूमि आज कतार्थ हो गयी थी 
उसका कण-कण पुलकित था। 


अस्मक-पोतनपुर : प्रसन्‍नचन्द्रकी दीक्षा 

अस्मक देशकी राजधानी पोतनपुर थी। बौद्ध ग्रन्थोंमें भी पोत नगरको 
अस्सककी राजधानी बताया गया है। जाततक-प्रन्थोंसे ज्ञात होता है कि पहले 
अस्सक और दन्‍्तपुरके राजाओंमें परस्पर युद्ध हुआ करता था। यह पोत्तन 
कभी काझ्नीराज्यका अंग भो रह चुका था। वर्तमान पेठनको पहचान पोत्तनसे 
की जाती है ।" सातवाहनकी राजधानी प्रतिष्ठान यही पोत्तनपुर है । 

एक बार महावीरका समवशरण विहार करता हुआ पोतनपुर नगरमें 
पधारा | इस नगरके बाहर मनोरम नामक उद्यानमें धर्मपरिषद्‌ एकत्र हुई। 
समवदरणके आनेका समाचार प्राप्त करते ही पोतनपुरनरेश प्रसन्नचन्द्र* तत्काल 


१. ज्यागरेंफी आँव बर्ली बुद्धिज्म, पु० २१ 

२. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित, पर्व १०, सर्ग ९, पद्यध २१-५०. 
| ) तीर्च' 
* कर महावीर और उनकी देशना : २६९ 


तीर्थकरकी वन्दनाके लिए चल दिया । यहाँ वह महावी रकी देशनासे अत्यधिक 
प्रभावित हुआ और उसके राग-द्वेष विभाजित होने लगे | उसके हृदयमें विभिन्न 
प्रकारको अचुभूतियोंका संघर्ष हो रहा था | कभी वह अपने विशाल राज्यकी 
ओर सोचत्ता और अपने उत्तराधिकारीकी अल्पवयका चिन्तनकर मोहाभिभूत 
हो जाता । भरे द्वारा दीक्षा ग्रहण कर लेनेपर इतने विशाल साम्राज्यका 
संचालन कैसे हो ? अभी मेरा पुत्र छोटा है, मन्त्रियोंके अपर इतने बड़े राज्यका 
दायित्व सौंप देना उचित नहीं है।' अतः उसके दीक्षाके भावोंपर मोहके 
पयोधर आच्छादित हो जाते। 

कुछ क्षणके पश्चात्‌ वह्‌ सांसारिक सम्बन्धों, अस्थिरताओं, वासना-जन्य 
विक्रत्ियों और जगतके प्रपञ्चोंके विषयोंमें सोचता, तो उसका हृदय विरक्तिसे 
परिपूर्ण हो जाता। संसारके सभी संयोगीभाव उसे कष्टकर प्रत्तीत होने लगते | 

शुभ परिणामोंकी तीव्रता और सघनताने उसके मिथ्यात्वभावकी गला 
दिया और सम्यक्त्वके सूर्योदयने आत्माक़ो अलोकित कर दिया | अतः उसने 
दिगम्बर-दीक्षा धारण करनेका निश्चय किया। 

द्वादश अनुप्रेक्षाओंके चिन्तनसे परिणामोंमें निर्मला बढ़ती जाती और वह 
आरशम्भ एवं परिग्रहका त्याग करनेके लिए कृत-संकल्प होता जात्ता | फलत्: 
समस्त वस्त्रोंका त्यागकर केशलुञ्चन करनेके लिए वह प्रवुत्त हुआ | पञ्चमुष्टी 
केश-ठुञ्च करते ही मन्तकी ग्रन्थियाँ खुल गयीं। राजा प्रसन्तचन्द्रका चारों 
ओर जयघोष सुनायी पड़ रहा था। इन्द्रभूति गौतम गणधरके तक्त्वावधानमें 
और अन्तिम तीर्थंकर महावोरके पादमू हमें सम्पन्त यह दीक्षा सभीकी चर्चाका 
विषय थो । 

प्रसन्‍तचन्द्रने अपने अल्प-वयस्क पुत्रको प्रधान अमात्यके स॑ रक्षणमें राज्यभार 
सौंप दिया । प्रसन्‍तचन्द्र दीक्षित होकर महावीरके संघमें उग्र तपश्चरण करने 
लगा। 

एक दिन समवशरणमें श्रेणिकने प्रसन्‍नचन्द्रके सम्बन्धमें प्रइन किया। इन्द्र- 
भूतिने प्रसन्नचन्द्रके परिवारकी कथा सुनायी ।" कालक्रमानुसार असन्नचन्द्र 
केवलज्ञान प्राप्त किया । 
केकयाद्ध जनपद-इवेताम्बिका : प्रदेशोका मोह-प्रन्थि-भेदन 

जैन ग्रन्धोंमें प्रतिपादित साढ़े पच्चीस आयं॑देशोंमें इसकी गणना की गई 
है। केकय राज्यका उपनिवेश होनेके कारण यह केकयाद्ध कहलाता था। 
१. परिशिष्ट पर्व, याकोबी-सम्पादित द्वितीय, संस्करण, सर्ग १, पद्च ९२-१२८, 





२७० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इवेताम्बिका इस जनपदकी राजधानी थी। इसके ईशान-कोणमें ननन्‍्दनवनके 
समान मुगवन नामक उद्यान था। यहाँका राजा प्रदेशी! अधामिक, नास्तिक 
और अधर्मानुकूुल आचरण करनेवाला था। उसके शीऊु-आचा रमें धर्मका 
किब्चिन्मात्र भी स्थान नहीं था। एक दिन प्रदेशीका साक्षात्कार पार्श्वापत्य 
केशीकुमा रसे हुआ | केशीकुमा रने अहिसा, सत्य, अचौर्य॑, बरह्मचयं और अपरिग्रह- 
सम्बन्धी विचारोंका महत्त्व बतलाते हुए प्रदेशीको आस्तिक बनानेका प्रयास 
किया । प्रदेशी केशीकुमा रके आचार-सम्बन्धी विचारोंसे अत्यधिक प्रभावित 
हुआ और उसे मानव-जीवनके रहस्यका बोब हो गया । जीवनमूल्योंकी पहचान 
उसे प्राप्त हो गयी । 

प्रदेशीने यह अनुभव कर लिया कि भौतिक शरीरसे ज्ञान-दर्शनरूप आत्मा 
भिन्न है--आत्मा देह या पञ्चभृत्तरूप नहीं हैं। जो पृथ्वी, जल, अग्नि और 
वायुरूप चतुभत्तसे आत्माकों उत्पन्न मानते हैं, वे अज्ञानी हैं--आत्म-स्वरूपके 
बोधसे रहित हैं| प्रदेशीने अपनी शंकाका समाधान करनेके लिए केशीसे प्रश्न 
किया--' मेरे पिता निर्दंयी थे और मरकर नरक गये, जहाँ वह दुःख भोग रहे 
हैं, फिर वह उन दुःखोंसे बचनेके लिए मुझे क्यों सम्बोधित नहीं करते ?” 

केशीकुमा र-- राजा अपराधीको दण्ड देता है, उस दण्डको भोगते समय 
जैसे अपराधी अपने पुत्र-कलत्रके पास नहीं जा सकता, उसी प्रकार नारकी जीव 
अपने अशुभ कृत्योंका फल भोगते समय वहाँसे तब तक नहीं निकल सकता है, 
जब तक सम्पूर्ण कर्मोका फल भोग नहीं छेत्ता।” 

प्रदशो--“अच्छा यह मान लिया, पर यह बतलाइये कि मेरी धर्मात्मा 
दादी स्वर गयी हैं, वह मुझे सम्बोधित करने क्‍यों नहीं आती ?” 

केशी--'जो मनुष्य देवदर्शनके लिए शुद्ध होकर मन्दिर गया है, वह अशुद्धि- 
के भय से दूसरे कामके लिए बुलाये जानेपर भी नहीं आता । देवगतिके जीव 
शुद्ध हैं, उन्हें मनुष्यगतिकी अशुचिता असह्य है। अतः उपयुक्त भक्तके समान 
वे नहीं आते । पर जिन जीवोंका पारस्परिक मोह प्रवल होता है और वे 
इष्टमित्रोंका उपचार करना चाहते हैं, वे कष्ट सहकर भी आते हैं। आगम- 
ग्रन्थोंमें इस प्रकारके उदाहरण मिलते हैं | सीत्ताजीका जीव अपने एक बन्धुको 
सम्बोधित करनेके लिए नरक गया था ।” 

प्रदेशीको जिज्ञासा अभी भी शान्‍्त नहीं हुई। उसके मनमें आत्माके 
अस्तित्वके सम्बन्धमें अभी भी आशंका अवशिष्ट थी | अतः वह कहने छगा-- 


१. पएसिकहा, रायपसेणी सटीक, पत्र २७३. 


तीथैकर महावीर और उनकी देशना : २७१ 


“एक मरनेवाले व्यक्तिको सन्‍्दूकमें बन्द कर दिया जाता है तथा सन्दृकको 
भी चारों ओरसे इस प्रकार बन्द कर दिया जाता है, जिससे उसमें हवा भी 
नहीं जाती । पर मरते समय वह आत्मा न तो सन्दूकके भीतर दिखलायी पड़ती 
है और न कहीं बाहर ही । यदि आत्मा है, तो उसे अवश्य दिखना चाहिए ।” 


केशी--“राजन्‌ ! भवनके भीतर सब दरवाजों और खिड़कियोंको बन्द 
करके जब संगीत्तकी मध्रध्वनि आरम्भ होती है, तब उसे भवन्के बाहर 
निकलते हुए कोई नहीं देखता, पर वह निकलकर थ्रोत्ताओंके कानोंसे टकराती 
है और उन्हें आहलादित करती है। सूक्ष्म शब्द तो पौद्गलिक हैं, फिर भी 
नेत्रोंसे नही दिखते । अब विचार कीजिए कि अछूपी यह आत्मा नेत्रोंसे किस 
प्रकार दिखलायी पड़ेगी ?” 


प्रदेशीकी जिज्ञासा अभी शान्‍्त नहीं हुई थी । अतः वह पुनः प्रश्न करता 
हुआ कहने लगा--“मनुष्य-शरीरके टुकड़े-टुकड़े करके उन्हें एक ऐसे सन्दूकमें 
भर दिया जाय, जिसमें कोई दूसरी वस्तु प्रवेश न कर सके । यहाँपर शरीरके 
वे टुकड़े सड़ जाते हैं और उनमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैँ । अब प्रश्न यह है 
कि जीव यहाँपर कहाँसे आता है ?'' 

केशी-- राजन्‌ ! जब आत्मा निकलते हुए नहीं दिखलायी पड़ती तो 
प्रवश करते हुए किस प्रकार दिखलायी पड़ेगो ? अमूरत्तिक आत्माका दर्शन 
नहीं होता, अनुभूति होती है।” 

इस प्रकार केशोकुमा रने प्रदेशोको आत्माके अस्तित्वका बोध कराया और 
उसके परिणामोंमें परिवत्तंन किया । 


ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ तीर्थंकर महावीरका समदशरण केकेयी *- 

की राजधानी श्वेताम्बिकामें आया। प्रदेशी परिजन-पुरजन सहित महावीरकी 

वन्दनाके लिए गया। भगवान्‌की दिव्यध्वनि प्रारम्म हुई, सभी श्रोत्ता धर्मं- 

श्रवणकर आनन्दित हो रहे थे। अवसर प्राप्तकर प्रइन किया-- संसा रका 

कारण क्या हैं ? और मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जाती है ? लोकके प्राणी 
किस प्रकार सुखी होते हैं ?'' 

इन्द्रभूति गणधरके निमित्तसे धर्मको प्रतिपादित करते हुए तीर्थंकर महावी र- 

ने कहा--पट्‌ द्रव्योमेसे जीव और पुदुगल द्रब्यमें दो प्रकारकी परिणमन 

शक्तियाँ हैं--(१) स्वभाव और (२) विभाव | शेष द्रव्योंका परिणमन स्वभाव 


कैकेय5$घत्रेय' “हरिवंशपुराण ३॥५ 


३७२ :; तीर्थंकर महावीर और उत्तकी आचार्य-परम्परा 


रूप हो होता है। थे दोनों द्रव्य विभावरूप परिणमन करनेके कारण अनादि 
का लसे सम्बद्ध हैं । शरीरमें बंधा हुआ जीव शुभाशुभ कर्म कर रहा है। जीवने 
पुव॑ जन्ममें कर्म किये हैं और इस जन्ममें भी कर्म संचित्त कर रहा है। इन 
संचित करके शुभाशुभ फलको भोगता हुआ जीव सुखी-दुःखी होता है | यदि 
ब्रतोषवास, संयम, तपस्या आदिके द्वारा इन कर्मोकी निज॑रा कर ले, तो शरीर- 
बन्धनसे मुक्त हुआ जा सकता है। मन, वचन, काय द्वारा आल्व निरोधकर 
संवरका पालन किया जाय, तो नवीन कर्मोका बन्धन नहीं होता और तपस्या- 
से संचित्त कर्मोका नाश हो जानेपर भवश्रमणका अन्त हो जाता है। निस्‍्स- 
न्देह कमंक्षयसे ही दुःखक्षय होता है ।' 


तीथँंक,्र महावीरके कार्य-कारण सिद्धान्तपर आधृत उपदेशने अन्य 
श्रोताओंके साथ राजा प्रदेशीको बहुत्त प्रभावित किया । इस सन्दर्भमें सप्ततत्त्व, 
नवपदाथ्थं, पञ्चास्तिकाय, छः द्रव्य, चार कषाय और अष्टकर्मोके स्वरूपको 
समझा | आत्म-परिणतिके निमंल होते ही प्रदेशीके राग-द्व ष गल गये, उसकी 
आत्मा आलोकसे आपूरित हो गयी और उसने मुनिदीक्षा घारण कर ली। 


कुरुदेश-हस्तिनापुर : शिवराज द्रवोभूत 


हस्तिनापुरकी अवस्थिति मेरठसे २२ मील पूर्वोत्तर और विजनौरसे नैऋ- 
त्यमें बूढ़ी गंगाके दक्षिण तटपर मानी जाती है। इस नगरके बाहर उत्तर-पूर्व 
दिशामें सहस्रा म्रवत नामका उद्यान था। वह उद्यान सब ऋतुओंके फल-पुष्पोंसे 
समृद्ध था और नन्दनवनके समान रमणीय था | 

उस समय हस्तिनापुरमें शिव नामका राजा राज्य करता था। इसकी 
पटुरानीका नाम धारिणी था | इस दम्पतिके शिवभद्र नामक पुत्र था। 

एक दिन राजाके मनमें रात्रिके पिछले प्रहरमें विचार आया कि हमारे 
पास जो विपुल घनसम्पत्ति है, वह सब पूर्वापाजित पुण्यका फल है | अत्त: पुनः 
पुण्थाज॑नके लिए प्रयत्त करना चाहिए। अपने उक्त विचारकों कार्यरूपमें 
परिणत करनेके उद्देश्यसे उसने अपने पुत्र शिवभद्रको राज्यपदपर प्रतिष्ठित कर 
दिया और स्वयं तापस दीक्षा छेकर गंगात्तटपर ब्रत्तोपवास करना आरम्भ 
किया | 

शिवराजधिने घोर तपश्चरण किया और दिकचक्रवाल तपके प्रभावसे 
उसने विभंगावधि प्राप्त किया । उसे अपने इस कुअवधिके कारण अधिकांश 


वस्तुएँ विपरीत दिखलायी पड़ने लगीं। उसे सात द्वीप और सात समुद्र दिखलायी 
पड़ने लगे । 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : २७३ 
१८ 


तीर्थंकर महावीरका समवशरण हस्तिनापुरके निकटवर्ती सहस्राम्नवनमें 
पहुँचा । समवशरणके प्रभावसे इस आम्रवनका सोन्दयं कई गुना बढ़ गया | 
समवशरणसभाकी चर्चा समस्त कुरुदेशमें व्याप्त हो गयी। नर-नारियाँ विभिन्‍न 
प्रका रकी वेश-भूषामें सजकर महावीरके समवश रणमें सम्मिलित हुई । स्वार्थी, 
मोगी, उच्छु खल पुरुष अपनी विभिन्न-छालसाओंसे विवश होकर इस धर्मंसभा- 
में सम्मिलित न हो सके, पर विभिन्‍न दिशाओं और विदिशाओंसे अगणित 
नर-ना री धर्म-प्रवचनके श्रवणके लिये एकन्र हुएं। समवशरण हरित्त-्याभ 
वर्णकी मणियोंसे सुशोभित था और स्थान-स्थानपर मणि-मुक्ताओंके झालर- 
ततोरण हलगे थे । उद्यानकी उपत्यकामें विभिन्न प्रकारके पक्षो कलरव कर रहे थे। 
विभिन्न सरोवरोंमें कमल विकसित थे और मंगलवाद्योंकी उछाहभरी रागि- 
नियोंसे विशाल उद्यान-प्रान्त गूंजित था। तोरण, द्वार, गोपुर, मण्डप और 
वेदिकाओंसे तटभूमि रमणीय थीं। जब देशना आरम्भ हुई, तो किसीने प्रश्न 
किया--"प्रभो ! शिवराजर्षि इस लोकमें सात ही द्वीप ओर सात ही समुद्र बत- 
लाता है| क्‍या उनका यह कथन सत्य है ?'' 


महावीरने कहा--' गौतम ! इस तिरयंक्‌ लोकमें स्वयंभ्रमण समुद्र पर्यन्त 
असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। शिवका उबत कथन सत्य नहीं है ।'' 

आजकी दिव्यध्वनिका विषय लोक-वर्णन था । लोकका स्वरूप, विस्तार, 
द्वीप, समुद्र, क्षेत्र आदिके सम्बन्धमें उपदेश हो रहा था। जब शिवराजधिकों 
तीथैकरके उपदेशका परिज्ञान हुआ, तो उसका विभंगज्ञान नष्ट हो गया और 
वह सोचने लगा कि काय-बलेश सहनकर मैंने जो पृण्यार्जन किया है, वह तो 
संसार-परिभ्रमणका ही कारण है। राग-हेषकी निवृत्तिके विना जन्म-मरणके 
दुःखोंसे छुटकारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वह जितना अधिक अपना 
आत्मालोचन करता, उत्तना ही उसकी आत्तमामें प्रकाश फेलता जाता। 
राशि-राशि सौन्दय उसके चरणोंके समक्ष विद्यमान था। अतण््ब बह तीर्थंकर 
महावी रके समवशरणमें आकर जिन-दीक्षा धारण करना चाहता था। मोहका 
परदा हटते हो, उसकी आत्मा द्रवीभूत हो गयी। मिथ्यात्वका पंक घुलू गया 
और सम्यक्त्वकी ज्योति प्रज्वलित हो गयी | 

शिव राजपिने त्रिवार 'नमोस्तु' किया और गौतम गणधरके निकट बेठकर 
अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट की । उत्तकी आत्मासे ज्ञान और दर्शनकी किरणें 
नि:सुत होने लगीं। उसने अनुभव किया कि कर्मावरणकी सघलता छुट रही है 
ओर आध्यात्मिक अनुभूति बढ़ती जा रही है। सम्यक्त्वके साथ सम्यक्‌ विवेक 
भी उतन्न हो गया है और आत्मा चारित्र ग्रहण करनेके लिये उत्सुक है। 


२७४ ; तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


शिवराजधिने इस्द्रभुति गौतमसे निवेदन किया--“स्वामिनु ! अन्नानता- 
पूर्वक त्तो मैंने बहुत त्तप किया है, पर अब में ज्ञानपुर्वक तीर्थंकर महावीरकी 
शरणमें रहकर संयम और तपका आराधना करना चाहता हूँ । कृपया मुझे 
निम्नन्ध मुनिके ब्रत दीजिए |” 


शिवराज षिने पंचमुष्टि छोंचकर दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण को ।* 


पुरिमताल : महाबलका -वन्दन 


प्रयागका ही प्राचीत नाम पुरिमताल बतलाया जाता है। जैन ग्रन्थोंके 
आधारपर यह अयोध्याका एक शाखानगर रहा होगा। यह निःसन्देह है 
कि पुरिमताल प्राचीन नगर था। इस नगरके शकटमुख उद्यानमें बग्गुर श्रावकने 
तीर्थंकर महावी रकी अर्चा की थी। पुरिमतालके अमोघदर्शी उद्यानमें तीर्थंकर 
महावीरका समवशरण आया हुआ था। भव्य नर-तारी इस समवश रणमें सम्मि- 
लित होकर धर्मामृत्तका पान कर रहे थे | 

जब इस नगरके नृपति महाबलको तीर्थंकर महावीरके समवशरणके पधा- 
रनेकी सूचना प्राप्त हुई, तो वह भी अपने दल-बल सहित वन्दनाके लिये चला । 
जब वह समवशरणमें प्रविष्ट हुआ, तो उसे बिजयचौर सेनापतिके पुत्र अभग्न- 
सेनके पु भवोंका वर्णन सुनायी पड़ा । इस पूर्व भवावलिकों सुनकर महाबल 
प्रभावित्त हुआ और उसे संसार, शरीर एवं भवोंसे विरक्ति होने लगी। पर उसके 
मनमें राज्य-संचालनकी आकांक्षा अवशिष्ट थी। अत्त: धार्मिक प्रवृत्तिके रहते 
हुए भी, वह तीर्थंकर महावीरकी केवड वन्दना कर नगरमें छौट आया। महा- 
बल अपने समयका प्रसिद्ध शासक था और तीर्थंकर महावीरके प्रति अपार 
भ्रद्धा रखता था । 


वढ्धंसानपुर : विजयमित्रका धमंश्रवण 


वद्धंमानपुरकी स्थिति आधुनिक बंगालमें होती चाहिये। यदि इसका 
सम्बन्ध आधुनिक वर्दवान नगरसे जोड़ा जाय, तो आइचय॑ नहीं | इस नगरके 
बाहर विजयवद्ध न नामक उद्यान था। यहाँ मणिभ्द्र यक्षका विशाल मन्दिर 


१, समणेणं भगवता महावीरेणं अट्टू रायाणों मुंडें भवेत्ता आगारातो अणगारित॑ 
पव्वाबिता, तं०--वी रंगय, संजय एणिज्जते य रायरिसी | सेय सिवे उदायणे 
[ तह संखे कासिवद्धणे |-स्थानांगसत्र, सटोक, स्थान ८, सूत्र ६२१ पत्र ( उत्त- 
राद्ध ) ४३०-२. 

२. विपाकसूत्र (पो० एल० वैद्य द्वारा सम्पादित) सू० १, अ० ३, पृ० २६-२७. 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : २७५ 


था | इस नगरमें विजयमित्र" नामक राजा राज्य करता था। तीर्थंकर महा- 
वीरका समवशरण ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वर्दमानपुरमें आया। अन्य 
जनताके समान विजयमित्र भी तीर्थंकर महावीरके समवशरणमें धर्मश्रवण 
करनेके लिए गया। यहाँ उसने देखा कि विश्वकल्याणके हेतु तीर्थंकर महावीर- 
का धर्म-प्रवचन हो रहा है। वह मनोयोगपुर्वक उनके उपदेशको सुनता रहा। 
उसे तीर्थंकर महावीरका व्यक्त्तित्व विकसित पृष्पके सौरभके समान प्रतीत 
हुआ और ऐसा लगा कि चारों ओरका वातावरण सुरभित हो रहा है। 
सरलता, सत्यनिष्ठा, संयम, इन्द्रिय-निम्नह आदि जीवनमूल्य विविध प्रकारसे 
जीवनको प्रेरित कर रहे थे। वह तीर्थकरकी वाणीसे भक्ति-विभोर हो गया 
और विनय-पृवंक उनकी वन्दना की । 


वाराणसी : जितहत्र॒ुका नमन 


प्राचीन समयमें काशीराष्ट्र अत्यन्त प्रसिद्ध था। इस राष्ट्रको राजधानी 
वाराणसी" नगरी थी | इसके बाहर कोष्ठक नामक चैत्य था। यहाँ कई बार 
तीर्थकर महावीरका समवशरण आया | यहाँके तत्कालीन राजाका नाम 
जितशत्रु) था। इस नगरीके चुलनी पिता और सुरादेव तामक धनाढथ गृहस्थ 
महावी रके दश श्रमणोपासकोंमें थे | यहाँके राजा छक्षको काममहावन चेत्यमें 
तोर्थंकर महावीरने अपना शिष्य बनाया था | 


तीर्थंकर महावीरके समवशरणका समाचार अवगत्तकर जितश्षत्रु उनकी 
बन्दताके लिये पहुँचा और उसने अत्यन्त भक्ति-भाव-विभोर होकर उनकी 
अर्चा की । 


काकन्दी : घन्य एवं सुनक्षत्रका मोह छिन्‍्न 


काकन्दी उत्तर भारतकी प्राचीन और प्रसिद्ध नगरी थी | यह तूनखार 
स्टेशनसे दो मील और गोरखपुरसे दक्षिणपूर्व तीस मील किष्किन्धा अथवा 
खुखुन्दर्क नामसे प्रसिद्ध है। 
१. विपाकस्‌त्र, पी० एल० वैद्य-सम्पादित, श्रु० १, अ० १०, पु० ७२. 
२-३. वाराणसी नाम नगरी जियसत्त्‌ू राया |--उवास्गदसाओ, पी० एल० 

वेद्यसस्पादित, पृ० ३२, 
४. श्रवण भगवान्‌ महावीर, मुनि कल्याणविजय, पृ० ३६१. 

कागन्दी नाम नयरी होत्या ।''””“““जियसत्तु राया । 

“--अणुत्तरो ववाइयदसाओ, एन० वी« वैद्य सम्पादित, पृ० ५१, 


२७६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


बताया जाता है कि काकच्दीक बाहर सहल्नाम्रवन नॉम॑क उद्योन था | 
इस उद्यानमें तीथंकर महावीरका समवशरण एकाधिक बार आया था। राजा 
जितशजत्नने भक्ति-भावसे तीर्थकरकी वन्दना की थी। जब समवशरणमें गृहस्थ- 
धर्मका वर्णन किया जा रहा था, तब क्षेमक और धृतिधरने इन्द्रभूति गौतम 
गणधरसे श्रावकके द्वादश ब्रत ग्रहण किये थे | 


जिस समय तोथंकर महावीर आत्म-धर्मका प्रवचन कर रहे थे और कषाय 
एवं विकारोंको प्र-संयोगजन्य होनेके कारण हेय बतला रहे थे, उस समय 
भद्रा साथंबाहीके पुत्र धन्य और सुनक्षत्र बहुत प्रभावित हुए। वे सोचने लगे 
कि आत्मा अपने स्वरूपका अनुभव, परिज्ञान और शुद्धाचरण न कर शरीर, 
धन, सम्पत्ति, परिवार, मित्र आदि पदार्थोकों अपना समझ उनसे राग-मोह 
करती है। राग-मोह और द्वेषके कारण ही संसारका सारा जंजाल जीवके 
समक्ष उपस्थित होता है। अतएव राग-द्वेषका त्यागकर ज्ञान-दर्शनरूप चेत्तन्य 
आत्माकी अनुभूति करना ही आत्महितका साधन हैं । 


धन्य और सुनक्षत्रने आत्म-प्रकाश प्राप्तकर :इन्द्रभूति गौतमसे दिगम्बर- 
दीक्षा ग्रहण करनेकी अभिलाषा प्रकट की। वास्तविक विरक्ति अवग॒तकर गौतम 
गणधरने इन दोनोंको दिगम्बर-प्रव्नज्या प्रदान की । 


तीर्थंकर महावीरका समवशरण बम्बईके भरुच तगरमें भी गया और यहाँ 
का तत्कालीन राजा वसुपाल अधिक प्रभावित हुआ। नगरसेठ जिनदत्त 
तथा उसकी पत्नी जिनदत्ता एवं पुत्री नीलीने श्रावकके ब्रत्त ग्रहण किये | 


सिन्ध-सोवोीर : उदायनका सम्यकक्‍त्व-बोध 


जैन आगम-म्रन्थोंमें साढ़े पच्चोस देशोंमें सिन्धु-सौवीरका नाम भी सम्मि- 
लित है" | महावीरके समयमें यह एक संयुक्त राज्य था, पर बादमें सिन्धु-सिन्धके 
नामसे और सौबीर पृथक नामसे प्रयुक्त होने लगा | भारतीय साहित्यमें सिन्ध: 
सोवीरका विशेष महत्त्व दिखलायी नहीं पड़ता । बौद्धायनमें सिन्‍्धु सौवीरको 
अस्पृव्य देश कहा गया है और वहाँ जानेवाले ब्राह्मणको पुनः संस्का रके योग्य 
बताया है। बौद्ध साहित्यमें गान्धार और कम्बोज राज्योंके उल्लेख तो हैं, पर 
सिन्धु-सौवी रके नहीं । 





१, से ण॑ं उदायणे राया सिंधुसोवीरप्पमोक्साणं सोलसण्हं जणवयाणं वीतीभगप्पामो- 
क्खाणं तिण्इं तेसटडीणं नगरागरसयाणं सहसेणाप्पमोवजाणं दसण्हुंराइणं बद्धमउ- 
डाणं--भगवतीसूत्र सटीक, शतक १३, उद्देस ६, पत्र ११३५. 


तीथकर महावीर और उनको देशना : २७७ 


तोर्थंकर महावीरका समवशरण इस जनपदमें आया था। उस समय इस 
जनपदका राजा उदायन था और इसकी रानो प्रभावती महारज चेटककी पुत्री 
थी तीर्थंकर महावी रके उपदेशोंसे उदायन बहुत प्रभावित हुआ और वह उनका 
भकक्‍ल बन गया । उसने महावीरके जीवनकालमें ही उनका मन्दिर बनवा कर 
चन्दनकी प्रतिमा स्थापित की थी और वे दोनों ही उस प्रत्तिमाकी पूजा किया 
करते थे | 


इस अतिशयपृ्ण प्रतिमाके चमत्कारोंको सुनकर उज्जयिनो-नरेश महाराज 
चण्डप्रद्योतते उसे चोरीसे अपने यहाँ मंगा लिया। उदायनने मूर्तिको वापस 
करनेके लिये कहा, पर चण्डप्रद्योतने मुति लौटानेसे इनकार कर दिया । उदा- 
यन विज्ञाल सेना लेकर उससे लड़ने गया | धमासान युद्ध हुआ । चण्डप्रद्योतको 
बन्दी बनाकर कारागृहमें बन्द कर दिया और तीर्थकर महावीरकी उस 
चन्दनकी प्रतिमाको सिन्धके मन्दिरमें प्रतिष्ठित कर दिया गया। उदायन सम्यक्‌- 
दृष्टि श्रावक था और उसको रात्ती प्रभावती भी धर्मश्रद्धालु थी। किसी पव॑के 
अवसरपर रानी प्रभावतोके कहनेसे उदायनने चण्डप्रयोत्तकों कारागृहसे मुक्त 
किया और उसे उसका राज्य भो वापस कर दिया । 


महावीरका समवशरण जब सिन्धमें आया, तो महाराज उदायत और रानी 
प्रभावती इस समवशरणसें प्रसन्‍तत्तापुर्वक सम्मिलित हुए । उनके धर्मोपदेशसे 
प्रभावित होकर उदायन और प्रभावतीने श्रमणब्रत ग्रहण कर लिया । राजा 
उदायन दिगम्बर मुनि बन गया और प्रभावती आयिका । 
कुसन्ध्य 


हरिवंशपुराणमें तीर्थंकर महावीरके समवशरण-विहारका निर्देश करते हुए 
कुसन्ध्य देशका वर्णन किया गया है। इसी पुराणमें एक कुशोदय देश भी आया है, 
जिसको राजधानी शोयंपुर थी | आजकल यह स्थान आगरा जिलेके बटेश्वरके 
अन्तगंत है। सम्भव है कुसद्य और वुसन्ध्य देश एक ही हैं। शौयंपुर और 
कान्यकुब्जके मध्यमें शंकासा (शंकास्या) नगरी है। यह फरूँखाबाद जिलेमें 
पड़ती है। ऐसा अनुमान होता है कि यह समस्त प्रदेश कुसद्य या कुसन्ध्यके 
' नामसे प्रसिद्ध रहा है। संक्षेपमें आगरासे कन्नीज त्तक फेला हुआ प्रदेश कुसन्ध्य 
या कुसच्य है। 


१. उदायणस्स रन्‍नो महादेवी चेडगरायधया समणोवासिया प॒भावई 
“--:उत्तराध्यग्रन, नेभिचन्द्राचार्यकी टीका सहित, पत्र २५३-१, 
२. वीर, वर्ष ९, १० ११३-११५. 


६ 


२७८ : तोघंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अध्वष्ट 

इस नामसे सादृश्य रखनेवाले दो स्थान उपलब्ध हैं :--(१) अइंवक और 
(२) अष्ठकप्र । अश्वक प्रदेश पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तसे परे काबुल नदीके उत्तर- 
भागमें स्थित था। यूनानियोंने इसे--“05७«भ०! नामसे बताया है।* ह 

अश्वष्टसे अहबकका सादृश्य अधिक है। अष्टकप्रका उल्लेख टोलमीने किया 
है, जो हस्तकवप्रका अपश्रृंश है। यह गुजरातमें था ।९ 
शञाल्व 

इस प्रदेशके सम्बन्धमें निश्चित रूपसे कोई जानकारी नहीं है। दक्षिण 
भारतके राजाओंमें सालुब नामक एक राजवंशका उल्लेख मिलता है। साल्व- 
मल्ल जिनदास तुलुबदेशपर शासन करते थेः | 

दक्षिणके एक अभिलेखमें बताया गया है कि सालुब राजा पूर्वी प्रदेशसे वहाँ 
आये थे । अतः साल्व देशकी स्थिति दक्षिण भारतमें कहीं सम्भव हैं । 
त्रिगते . 

आचार्य हेमचन्द्रने अभिधानचिन्तामणिमें त्रिगतंका उल्लेख जारून्धरके 
साथ किया है | रावी, व्यास और सत्तलज नदियोंका मध्यवर्ती प्रदेश त्रिगत॑ 
कहलाता था। इसके जालन्चर और कोटकांगड़ा प्रमुख नगर थे | 
पाटच्चर 

निश्चित छपसे इस नगरके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। 
यूनानियोंने पाटलितके त्तामसे सिन्धुका उल्लेख किया है। बहुत संभव है कि 
पाट्च्चर सिन्धुका पाश्व॑वर्ती प्रदेश हो' | 
मोक 


कर्निघमने पंजाबमें जलालपुरके पास राजा मोध द्वारा स्थापित मोगका 


निदेश किया है। यदि यह मोग ही मौक हो, तो जलालपुरके पास इसकी स्थित्ति 
माती जा सकती है । 





« कनिधम : ऐन्शिएन्ट जोग्राफी ऑफ इन्डिया, पु० ६६७, 

कनिघम : #पाटेधा। (5९०४7०[०॥७ ० जता9, $ 28० 699. 

» उद्यागंधा 3णएव [९ब्वागर्ाब्ोर4 एपोपाट (709एथ), एब४22०५ 52. 
- ४५४०८ ब्ाव ऋषाए9, ९०४० 452-535. 

» कनिघम-ऐन्शिएंट जागरफी आँव इण्डिया, पु० ६८२, 

. जेनसिद्धान्त-भास्कर, भाग १२, किरण १, पृ० २०, 

« वही, १० २०, 


ए औ >& ८ ७ 2० न्ः्् 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : २७९ 


कम्बोज 


यह गान्धारका पाशव॑वर्ती प्रदेश था। आजकल कंघारके निकटवर्ती प्रदेशको 
कम्बोज माना जाता है। अशोकके पञ्चम अभिलंखमें बताया गया है कि उसने 
अपने धमंमहामात्योंकी यवत्त और कम्बोज लोगोंके साथ-साथ गन्धा र-निवासियों- 
के प्रदेशमें भी नियुक्त किया था। यह जनपद गन्धारसे छगा हुआ, संभवत्त: 
उसके पश्चिमका प्रदेश था | डॉ० राधाकुमुद मुकर्जीने इसे काबुल नदीके त्तट- 
पर स्थित प्रदेश माना है" | पर वस्तुत: इसे बिलोचिस्तानसे लगा ईरानका 
प्रदेश मानना ही अधिक उचित है। 


बौद्ध साहित्यसे अवगत होता है कि यवन ओर कम्बोजमें आर्य और दास 
दो ही वर्ण थे | डॉ० मोततीचन्द्रने कम्बोजको पामीर प्रदेश मानकर द्वारकाकों 
आधुनिक दरवाज नामक नगरसे मिलाया है, जो बदख़शांके उत्तरमें स्थित है। 
जातककथाओं में कम्बोजके सुन्दर घोड़ोंका उल्लेख आया है । 


बाल्हीक 

इस जनपदकी अवस्थितिके सम्बन्धमें दो मत हैं:--(१) कुछ विद्वान इसकी 
अवस्थिति उत्तरापथमें और कुछ (२) वेकट्रियन देशकी राजधानी वलखके रूपमें 
स्वीकार करते हैं। पाणिनिके “वाहीकग्रामेभ्यरच” (४।२।११७) तथा “आयुध- 
जीविसंघाञ्ण्यडवाहीकेष्वब्राह्मणराजन्यात्‌” (५।३।११४) में वाहीक जनपदका 
उल्लेख आया है । इसे भाष्यकार पत्तञ्जलि पंजाबमें स्थित मानते हैँ। इसकी 
अवस्थिति व्यास और सत्तलज नदियोंके बीच निश्चित की गयी है । इस बाहीक 
राष्ट्रको शतपथ ब्राह्मणमें (१२९।३। १-३) वाल्हीक कहा गया है। वाल्हीक लोग 
मूलत्त: वेक्ट्रियकी राजधानी वलखके निवासी थे तथा भारतमें चिनाव और 
सतलज नदियोंके बीचके मंदानमें बस गये थे। महाभारतके सभापवेमें भी 
वाल्हीक लोगोंका वर्णन आया है और| उनके प्रदेशकों भी मुलत: बलख और 
बादसें भारतक उत्तर-पश्चिम भाग तथा पंजावको माना है । 

कुछ विचारक वाल्हीककी अफगानिस्तानके उत्तरमें बत्तलाते हैं। पालि 
साहित्यमें वाहिय राष्ट्रका जो वर्णन आता है, उसकी दुष्टिसे इस राष्ट्रको व्यास 
और सत्तलज नदियोंके बीचके प्रदेश तक सीमित नहीं रख सकते । इस वर्णनसे 
यह राष्ट्र सिन्धु नदीके इस पार या उस पार भी संभव है? । महा रोलीक लोह- 


विननन-मिननम»--भन 2 ३०० नअ++ननक 





१, अशोक ( गायकवाड़ लैक्चर्स ), पृ० १६८, 
२. डॉ० मोतीषन्द्र : ज्योग्रफीकल एण्ड इकोनोमिक स्टडीज इन दि महाभारत, प्‌ू० ९१, 
३. भरतसिह उपाध्याय: बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, प्रयाग सं० २०१८, पु० ४८०, 


२८० : तीधंकर महावीर और उनकी आबचार्य-परम्परा 





स्तम्भ-लेखमें चन्द्रद्वारा सिन्धुक सात मुहानोंको पारकर वाल्हीककों जीतनेका 
निर्देश किया गया है। 

आदिपुराणमें प्रतिपादित वाल्हीककी स्थितिसे भी यह स्पष्ट है कि सिन्धु- 
के पार उत्तर-पश्चिममें वाल्हीक जनपद रहा है।"* 

तीथकर महावी रका समवशरण इस जनपदमें गया था और यहाँकी जनत्ता- 
ने उनका उदार हृदयसे स्वागत किया था। 
यवनश्रुति 

यह प्रदेश यूनान और उसके पाब्व॑वर्ती भूभागका द्योतक है। यूनानी लोग 
प्राचीन भारतमें 'यवत्त' नामसे उल्लिखित होते थे।* पश्चिमी भागोंमें यवन 
जनपदकी स्थिति सम्भव है। यों तो 'धवन' शब्दका प्रयोग आधुनिक यूनानर्क 
लिए पाया जाता है। मह।भारतमें बत्ताया गया है कि नन्दिनीने योनिदेशसे 
यवनोंको प्रकट किया तथा उसके पाश्व॑भागमें यवन जाततिकी उत्पत्ति हुई? । कर्णने 
द्विग्विजयक समय परश्चिममें यवनोंको जीता था*। काम्बोजराज सुदक्षिण 
यवनोंके साथ एक अक्षौहिणी सेनाके लिए दुर्योधनके पास आया था। 

यवन भारतीय जनपद है । यवन पहले क्षत्रिय थे, परल्तु ब्राह्मणोंसे द्वेष 
रखनेक॑ कारण शुद्रभावको प्राप्त हो गये थे | आदिपुराणमें जिनसेनने (आदिपु० 
१६।१५५) बताया है कि तीर्थंकर ऋषभदेवने यवन देशकी प्रतिष्ठा की थी । 

हरिवंशपुराणक अनुसार महावीरका समवशरण यवन प्रदेशमें गया था ! 
सत्य, अहिसा, ब्रह्मचय और अपरिग्रहके सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया गया 
था। इस जनपदकी जनताने श्रद्धा और भक्तिके साथ त्तीर्थंकर महावीरका 
उपदेश सुना था । 
गान्धार 

प्राचीन भारतके सोलह जनपदोंमें गान्धारका उल्लेख आया है। इस जन- 
पदका निर्देश अशोकके पञ्चम अभिलेखमें भी पाया जाता है | मज्झिम-निकाय- 
की अट्रुकथामें गान्धार जनपदको सीमान्त जनपद कहा गया है । गान्धारकी 





१. डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री : आदिपुराणमें प्रतिपादित भारत, वर्णग्रन्थमाला, वाराणसी 
प्‌० ६७. 

हिस्टॉरीकल लोडूगू-ग्विसू, पु० ७०-७८, 

महाभारत, आदिपर्व १७४।३६-३ ७. 

वही, वनपर्व २५४। १८।१५०, 

वही, अनुशासन पर्व ३५।११८।१५२. 

मज्झ्िमनिकाय, जिल्द दूसरी, प० ९८२ (पपंचसदनी), 


बाण बा ७ >० >> 


तीर्थंकर महाबीर और उनकी देशना : २८१ 


स्थिति स्वात्त नदीसे झेलम नदी तक थी । इस प्रकार इस जनपदमें पश्चिमी 
पंजाब और पूर्वी अफगानिस्तान सम्मिलित थे । गान्धारकी राजधानी तक्षशिला 
नगरी थी। तक्षशिला शिक्षा और व्यापार इन दोनों ही दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण 
थी | जीवकवेद्य तक्षशिलाका प्रसिद्ध स्तात्तक था। छान्दोग्य उपनिषद्‌" और 
शत्तपथ ब्राह्मणमं गान्धारका उल्लेख आया है । 

तीर्थंकर महावीरका समवशरण सिन्धुसे गान्धार गया था और यहाँकी 
जनताने उनका स्वागत-अभिननन्‍्दन किया था | बीतरागवाणीका श्रवणकर 
अगणित व्यक्तियोंने आत्मोत्थानकी प्रेरणा प्राप्त की थी । 
स्रभोद 

यह समुद्रतटवर्ती प्रदेश था, जो संभवतः सुरभि! नामक देशका बोधक है। 
यह सुरभि देश मध्य एशियाके क्षीरसागर (८०४ंधा ४८४ )कै निकट (०ऋप७) 
ऑक्स नदीके उत्तरकी ओर स्थित था। आजकल खीब (007५9) प्रात्तका खनतत 
अथवा खरिस्म प्रदेश है* | हरिवंशपुराणक वर्णनानुसार यहाँ भी महावीरका 
समवश्ञरण गया था। 
क्वाथतोय 

समुद्रके किनारे होनेके कारण अथवा समुद्रसे वेष्टित होनेसे इस जनपदका 
नाम यह पड़ा होगा । यह जनपद उस समुद्रके तटपर अवस्थित था, जिसका 
जल क्वाथ-काढ़े (अन्तेक औषधियोंको जलमें डालकर गर्म करनेपर हुए लाल 
वर्ण )के समान था। बहुत सम्भव है कि यह छाल समुद्र (९०० ४८४) के 
निकट रहा होगा । इस लाल समुद्रके ततपर अबीसीनिया, अरब, इशथ्यूपिआ 
आदि देश अवस्थित हैं। इन प्रदेशोंमें जेनधमंका प्रचार हुआ था |? अत: हरिवंश- 
पुराणमें प्रतिपादित क्वाथत्तोय लाल समुद्र (४८० ४८७) का तटवर्ती प्रदेश है । 


ताणं 
सम्भवत्त: यह तूरानक॑ लिए व्यवहृत्त है। 
कार्णं 
हरिवंशपुराणमें इस जनपदको उत्तर दिशामें बत्ताया गया है। सम्भवतः 
यह काफिरिस्तान है । 


१. छान्दोस्य उपनिषद्‌ (गीताप्रेस) ६।१४॥११८. 
२. इण्डियन हिस्टों रोेकल क्वारटर्ली, भांग २, पृ० २९. 
३. भगवान्‌ पाश्वनाथ, पु० १७३-२०२. 


२८२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


कराणाकी परत्त ज्योति प्रज्वलछित 


तोर्थंकर महावीर उनतीस वर्ष, पाँच माह और बीस दिन त्तक अपनी 
देशना द्वारा जन-जनको ज्ञान देते रहे । उनकी देशना सुनते हो मिथ्यात्व भंग 
हो जाता, मोह छिन्न हो जाता और हृदयकी समस्त गाठे खुल जातीं । उन्होंने 
मुनि-आयिका, श्रावक और श्राविकाओंके साथ विहार किया। गृहस्थ, नृपति, 
राजकुमार, राजकुमारियाँ, श्रेष्ठि, सार्थवाह, विद्वान एवं बुद्धिजीवी-बर्गंको प्रति- 
बोधित किया । उनकी धर्मामृत्त-वर्षा काशी, कमंमार-ग्राम, कोल्लाग-सन्निवेश, 
मोराक-सन्निवेश, नालन्दा, चम्पा, श्रावस्ती, वेशाली, विपुलाचल, वेभारगिरि, 
मगधके विभिन्‍्त आम-नगर, कोशाम्बी, मिथिला, विदेह, पंचाल, वंग, पुण्ड, 
ताम्रलिप्ति, हस्तिनापुर, साकेत, मथुरा, हेमांगद, कम्बोज, कुसन्ध्य, अश्वृष्ट, 
शाल्व, त्रिगतं, भद्रकार, पट्टच्चर, मौक, मत्स्य, कनीय, ब्रकार्थक, कुरु-जांगल, 
केकेय, आत्र य, वाल्हीक, यवन, सिन्ध, गान्धार, सौवो र, सुरभीरु, दरोरक, 
बाड़वान, भरदह्ाज, क्वाथतोय, ताणं, कार्ण एवं प्रच्छाल आदि देशों और नगरों- 
में हुई थी । ' 

राजगृह, विपुलाचल, वेभार, चम्पा, वेशाली ओर नालल्‍न्दाकों तो एका- 
घिक बार धर्मामृत-श्रवणका अवसर प्राप्त हुआ था | महावीरने अपनी देशना 
द्वारा लोक-हृदयको अपूर्व दिव्यता प्रदान की और जन-जनके ज्ञानचक्षु उन्‍्मी- 
लित कर दिये। अज्ञानका सघन अन्धकार समाप्त हो गया और ज्ञानका सूर्यो- 
दय अपनी भास्वर रश्मियोंसे आलोक प्रदान करने ऊगा । रूढ़िग्रस्त धर्म और 
समाजते मुक्तिकी सांस ली । जनताका संदेह और भ्रम समाप्त हो गया। 


उनका समवशरण चलता-फिरता एक विश्वविद्यालय था, जो स्पष्ट और 
प्राञ्जल ज्ञान-विज्ञानका प्रसार करता था। जहाँ भो उनका समवशरण जाता 
वहाँ करणा और मेत्रीको सरिताएँ प्रवाहित होने लछगतीं। अन्तरात्माका 
कालृष्य घुल जाता | इतिहासकी गरिमा व्यक्त हो जाती और संस्क्ृतिपर उत्पन्न 
हुए दुराग्रह छिन्‍न हो जाते। उज्ज्बलताकी लेखनीसे मानवत्ताका इतिहास लिखा 
जाने लगा | अहिसा, सत्य, अस्तेय, अपरिम्रहु, ब्रह्मचयं, समत्व, संयम, मैन्री, 
पारस्परिक विश्वास एवं प्राणीमात्रकी समता अनेकान्तसिद्धान्तक रूपमें प्रति- 
पादित हो रहे थे। उनका लोक-कल्याणकारी समवश्ञरण पूर्वक्त प्रदेशों में भ्रमण- 
कर राजभबनसे जन-सामान्यकी झोपड़ी तक पहुँच चुका था। भारतका कोना- 
कोना तो उनके उपदेशसे आलोकित हुआ ही, पर ईरान, फारस, अफगानिस्तान, 
कम्बोडिया, अरब आदि देशोंकी प्रजाने भी उत्तकी उपदेश-सुधाका पान किया था। 
जहाँ भी तीर्थंकर महावीर पहुँचे, जन-जनके हृदयसे उनके प्रति श्रद्धाकी मन्दा- 


तीथँंकर महावीर और उनकी देशना : २८३ 


किनी फूट पड़ी। कोटि-कोटि जन उन्हें भगवान्‌, तीर्थंकर, पुरुषोत्तम, सर्वज्ञ, 
अहंत्‌, जिन, स्वयंभू आदि मानकर अपनी श्रद्धाके सुमन उत्तके चरणोंमें अ्पित्त 
करते थे | 

निश्चयत: तोर्थकर महावोर लोकभाषामें हित्त-मित-प्रिय देशना देते हुए 
ग्राम और नगरोंमें विचरण कर रहे थे। उनकी दिव्य देशना उत्तरसे दक्षिण 
ओर पू्व॑ंसे परिचम इन चारों दिशाओं तथा चारों हो विदिशाओंमें प्रकाश-पुअज- 
का सृजन कर रहो थी |सभी ओर उपदेशामृतकी धूम थी | युगोंसे चली आयी 
शारीरिक और मानसिक दासतासे मुक्ति प्राप्त हो रही थी। धमंके नामपर 
प्रचलित रूढ़ियाँ और दर्शनके नामपर पनफपते हुए दुराग्रह शान्त हो रहे थे । 
स्याद्ादमय यह दिव्यध्वनि विश्वधमं और मानव-धर्मका ऐसा रूप प्रस्तुत कर ' 
रही थी, जिसकी आवश्यकता मानवमात्रको थी | अहिसा और करुणाका मधुर ; 
संगीत प्राणिमात्रकों आहकादित और निभेय बना रहा था। मानव सदियोसे 
भूले हुए अपने पुरुषार्थंको जागृत कर रहा था । जाति-पाँतिकी झूठी मर्यादाएं 
टूट रही थीं और यज्ञ-यायागादिके, बोझिल कमंकाण्ड समाप्त हो रहे थे | 

तीर्थंकर महावीरने धमंकी समस्त विकृतियोंको चुनौती दी | इत्तना ही नहीं 
उन्होंने घामिक जड़ता और आधिक अपव्ययको रोकनेके लिये यज्ञ-विधियोंका 
विरोध किया | मनुष्यको मनुष्यके समीप बेठानेके लिये जन्मना वर्ण-व्यवस्था 
का विरोध किया और गूण-कमंके आधारपर समाज-व्यवस्था प्रचलित की | 
सुखपुवंक शान्तिकी दवास लेनेके लिये अनेकान्तको वर्णमाला और ब्रतोंके 
आचार-विचार प्रस्तुत किये। मनुष्यको स्वावलम्बी और स्वतन्त्र बनानेके हेतु 
नियत्तिवाद और ईइ्वरवाद जेसे सिद्धान्तोंकी समीक्षा की | उन्होंने बताया कि 
ईह्वर कहीं बाहर नहीं, वह प्रत्येक आत्माके भीतर है, जो अपने आपको पहु- 
चान लेता है, वही ईश्वर बन जाता है। 

उनकी दिव्यध्वनिका मधुर संगीत प्राणिमात्रको अपनी ओर आक्रृष्ट कर 
रहा था और आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु' का उद्घोष भी जनत्ताके लिये सरल-सहज 
मार्गंका उद्घाटन कर रहा था । लोक-जीवन और लोक-शासन पावनताका 
अनुभव कर अपनेको निविकार और स्वतन्त्र समझ रहे थे । 

महावीर वस्तुत: प्रबुद्ध थे, जागृत थे, तीर्थंकर थे और थे पक्षपात्त एवं 
कालिमासे रहित | अतः उन्होंने अपने अनेकान्त-रिद्धान्त द्वारा जनताके वेषम्य- 
को दूर किया और राष्ट्रीयाकी भावनाकों जागृत किया। इनके उपदेशने 
विश्वशान्तिको सम्भावनाओंको सर्वाधिक स्पष्ट किया । इसका उपदेश प्राणि- 
मात्रके लिये हितकारी था | अहिसाका अवलूम्बन लेकर जनत्ताने अन्तरंग और 


२८४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


बहिरंग शौय॑का अनुभव किया | जो पलायनवादी हैं, जीवन-संग्रामसे भागनै- 
वाले हैं, वे अहिसक नहीं हो सकते। अहिसक निर्मय होकर जीवनसे जुझता है । 
कमियोंको दूर करता है और बनाता है सशक्त अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों- 
को । वैर-विरोध, घृणा, हिसा आदि पतनके कारण हैं । इन्हीं विकारोंसे एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्तिका शत्र बनता है, विरोधी बनता है और बनता है समाज- 
का विधघटन-कर्त्ता | 

तीर्थंकर महावी रके धर्मामृुतने जब-जनमें नये प्राण फूँक दिये । लोक-चेतना- 
का कायाकल्प हो गया । अहंका रजन्य भेद-भावका विसजंत किया और आत्म- 
स्वरूपकों समझने-अनुभव करनेके लिये नये क्षितिज उद्घाटित किये। उनका 
उपदेश प्राणिमात्रके लिये समान रूपसे हितकर था । 

उन्होंने गाँव-गाँव, नगर-नगर, जनपद-जनपदकी धरतोके एक-एक कणको 
पुलकित किया । जहाँ भी छोकभाषामें उनका प्रवचन होता, दम्भ और मिथ्यात्व 
वहाँसे लुप्त हो जाता था | वीत्तरागता मनके कालुष्यको थो डालतो थी | मनके 
सारे विकार समाप्त हो जाते थे और हृदय पावनता एवं नम्नतासे भर जाता 
था । ज्ञानामृतकी अपृर्व॑ वर्षा मनः-त्रवण और मनः-चक्षुका उद्घाटन कर देतो 
थी। उनके उपदेशोंमें न आडम्बरका समावेश था और न औपचारिकताका 
ही । वे इतने सरल, सुबोध और हृदयग्राही थे कि जिससे विज्ञ और अविज्ञ, 
अन्ध और बधिर, विकसित और अविकसित्त, ऋजु और बक्र एवं मानी और 
अम्ातती सभी समान रूपसे अपने कालुष्यको प्रक्षालित करते थे | 

तीर्थंकर महावीरके मंगलका री उपदेशको प्राणिमात्र श्रद्धापु्वंक नत्मस्तक 
हो श्रवण करता था। उनकी उपकारी वाणी प्राणियोंके हुदयका सहज कालुष्य 
दूर करती थी और विद्वास, सहयोग और सहकारिताकी भावना वृद्विगत 
होती जा रही थी । जनताने सहस्नाब्दियोंके बाद पहुलीबार धर्मकी व्यापक 
लोकोपयोगिता समझी थी | तीर्थंकर पाश्वंत्नाथने जिस अहिसा-मार्गका निरूपण 
किया था, महावीरने उसी धरातलपर स्थित हो लोकमानसको क्रान्तिका 
एक अभिनव सोड़ दिया | शोषण और वर्गभेदकी प्रवृत्ति समाप्त हो गयी तथा 
अहिसा और संयमकी अपराजित शक्तियाँ विकसित्न हुईं | चारों ओर सर्वोदिय- 
की सम्भावनाएँ स्पष्ट होने लगीं। 

इस प्रकार त्तीर्थकर महावीरने लगभग त्तीस वर्षो त्तक धर्मामृतका वर्षण- 
कर तत्कालीन समाजको उबर किया । 
निर्वाणकी ओर 

मानव जीवनका चरम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना । आत्माको परमात्मा 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : २८५ 


बना देना । पर प्रश्न यह है कि मनुष्य निर्वाणको प्राप्त किस प्रकार करे ? उसे 
अपने स्वरूपकी उपलब्धि कैसे हो? अनुष्ठान-विधान, तीथ्थ-यात्रा, मन्दिर- 
मूर्तियोंके दर्शन एवं अन्य आडम्बरपूर्ण क्रियाएँ क्या मन्त और आत्माको 
परिष्कृत कर सकती हैं ? बया बाह्य साधन कुछ सहायता कर सकते हैं ? यदि 
मनमें काल॒ष्य हो, आत्मा मलिन हो और अपने स्वरूपकी पहचान न हो, तब 
क्‍या बाह्य साधनोंसे निर्वाण प्राप्त हो सकता है ? 

तोर्थंकर महावोरने बताया कि यह आत्मा ही कर्त्ता और भोक्ता है | |यही 
अपना मित्र भी है और अपना दात्रु भी है | आत्मापर अनुशासन करनेसे स्वयं- 
पर विजय प्राप्त होती है और जो स्वयंपर विजय प्राप्त करनेवाला है, बह 
सभी प्रकारके दुःख-बन्बनोंसे मुक्त हो जाता है । 

आध्यात्मिक सम्पदासे सम्पन्न होनेकी अभिलाषासे धर्म-रुचि जागृत्त होती 
है और इस प्रकारकी रुचिसे सम्पन्त व्यक्ति धर्मके व्यावहारिक भेदों, अहिसा, 
सत्य, अचौय॑, ब्रह्मचयं, अपरिग्रह, क्षमा-मा्दव, आजंब प्रभूतिको जीवनमें 
उत्तारनेकी चेष्टा करता है और अभ्यासपरायण रहकर धीरे-धीरे ब्नत्ती हो 
जाता है | ब्रतोंका नियम-निष्ठासे पालन, उनमें शुचित्ता, सम्यवत्व और आत्मो- 
द्वारकी भावनाकों उत्कट करनेसे सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार संयम 
और धर्मको अग्रगामी बनाकर आहार-विहा र, गसन-आसन, मौन-भाषण आदि 
समस्त क्रिया-कलापोंका निर्वहन व्यक्तिको चारित्रके समीप लाता है। चारित्र- 
का बहिरंग व्यवहा रखू्प है और अन्तरंग निश्चयपरक | जब सम्यक चारित्र- 
की उपलब्धि हो जाती है, तो श्रद्धा और ज्ञानके सम्यक्‌ रहनेके कारण व्यवित 
राग-द्वेप और मोहसे छूट जाता है। 

तीथंकर महाबीरने अथक तप, संयम और साधनाके मार्गपर चलकर योग 
और कपायोंके निरोध द्वारा निर्वाणकी भूमिका तैयार की। निर्वाण प्राप्त करनेकी 
इन साढ़ियोंकों गुणस्थानारोहण कहा जाता है। ये सीढ़ियाँ एक ही दिशाकी 
और इंगित्त करतो हें-कामनाओंकों जीत्तो, आत्माको निष्कठुप बनाओ। 
तीर्थंकर महात्रीरने मनुष्यको ऊँचा उठानेके लिये, जो कुछ कहा, जो कुछ किया, 
उसमें मन और आत्माको ही वशमें करनेकी प्रेरणा थी | 

शायर: देखा जाता हैं कि जन-सामान्य बाह्य जगतमें बड़ी-बड़ी क्रान्तियाँ 
करके विश्वमें ख्याति प्राप्त करता है, पर अन्तजंगत्त में क्रान्तिका शंखनाद 
करनेवाला कोई एकाघ ही महावीर होता है। बल, पराक्रम और पुरुषार्थ 
दिखाकर वीर बन जाना सरल है, पर इन्द्रियों और मनपर विजय प्राप्त कर 
महावीर बनना कठिन है। 


२८६ : तीर्थकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


१ 


तीर्थंकर महावीर स्वयं कामनाओंसे लड़े। विषय-वासनाओंपर विजय 
प्राप्त की, हिसाको पराजित किया | असत्यको पराभूत किया जात्यभिमान, 
वर्गाभिमाच एवं कर्मामिमानकों पीछेकी ओर फेंककर निर्वाणका पक्‍का मार्ग 
तैयार किया । साधना द्वारा उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया, उसे बड़ी उदारताके 
साथ जनकल्याणके हैतु मानव-समाजको दे डाछा। मानव ही नहीं, समस्त प्राणी- 
वर्ग उनके द्वारा प्रदत्त आलोकमें सुख-शान्तिका मार्ग ढूँढ़ने लगा । महावीर 
स्वयं सर्वज्ञ, वीतरागी और हित्तोपदेशी त्तो थे ही, पर वे समस्त प्राणीवर्गंको 
अपने ही समान विकार और विषयोंके विजेताके रूपमें देखना चाहते थे । उनके 
द्वारा निर्मित निर्वाणकी सोढ़ियाँ प्राणिवर्के लिये सहज और सुलभ थीं । यहाँ 
यह ध्यातव्य है कि भौतिक कामनाओं में उलझे हुए मनुष्यमें इतना सामथ्य कहाँ 
कि वह उन सीढ़ियोंका आरोहण कर सके | यों तो उनकी दिव्य-देशना प्राणि- 
मात्रके लिये हित्तकर थो और प्राणिमात्रको ही सुख और शान्तिकी ओर इंगित 
करती थी। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि धर्म वही है, जिसमें अहिसाका आचरण 
हो, मन, वचत और कायकी कियाएँ अहिसक होनेपर ही धर्मका रूप ग्रहण कर 
सकती हैं | अहिसाको साधना तितिक्षा और संयमके विना सम्भव नहीं है। अतः 
जहाँ अहिसा है, वहाँ सत्य, अचौयं, व्रह्मचयं और अपरिग्रह भी विद्यमान है। जो 
व्यक्ति सांसारिक सुख-समृद्धिके लिये अथवा पूजा-प्रतिष्ठाके लिये धर्माचरण 
करता है, वह अहिसक नहीं। धर्माचरणका उदृश्य आत्माकी पवित्रता होना 
वाहिये। जिसको दृष्टिमें समता ओर विचारोंमें उदारता सधाहित हो भयी 
है, वही व्यक्ति निर्वाण-मार्गका पश्िक बनता है। आत्माकी शुद्धि न गाँवमें 
होतो है, न नगरमें हाती है और न वनमें । इसकी शुद्धि तभी होती हैं, जब 
स्वयं आत्मा अपनेका अनुभूति कर ले | सुख-दुःख अपने ही द्वारा अजित है। 
स्व और नरक भी मनुष्यके हाथमें हैं । शुभोपयोग द्वारा सम्पादित कम अच्छा 
फल देते हैँ और अशुभोपयोग द्वारा सम्पादित कर्म अनिष्ट फल । जो इन दोनों 
प्रकारके उपयोगोंसे ऊपर उठकर शुद्धोपवीमका आचरण करता है, उसे ही 
निर्वाण प्राप्त होता है, उसीकी आत्मा शुद्ध होती है और वही धर्मात्मा माना 
जाता है । 

जिस प्रकार शरतू्‌ऋतुके निर्मल जलमें रहनेपर भी कमल, जलसे पृथक 
और अलिप्त रहता है, उसी प्रकार शुद्धोपयोगमें विचरण करनेवालो आत्मा 
संसारसे अलिप्त और बन्धनरहित रहती है। राग-द्वेष कमंके बीज हैं और 
मोह उनका जनक है। जिसके राग-हेष और मोह विगलित हो गये हैं, वही 
शुद्धोपयोगका आचरण कर सकता है। 

मुक्तिका अं है--मोक्ष, बन्धनोंका विगलन, निबंन्ध होता, छुटकारा प्राप्त 


तोर्थंकर महावीर और उनकी देशना : २८७ 


करना। संसारके कोटि-कोटि जनको यह मुक्ति या आत्माकी स्वतन्त्रता तो 
अभीष्ट है, पर स्वतन्त्रताको प्राप्त करनेकी चेष्टा या प्रयत्न अभीष्सित नहीं है । 
चाहनेपर भी पुसुषार्थकी ओर प्रवृत्ति नहीं होती | परमत्वकी उपलब्धिके लिये 
शील, संयम, तप, त्यागरूप सम्यक्चारित्रका आचरण करना होगा। जिसके 
हाथमें सम्यकश्रद्धा और ज्ञानके साथ सम्यक्वारित्र-पालनरूपी तीक्ष्ण खंग है, 
बही प्रलोभनों और विकारोंपर विजय प्राप्त कर सकता है। अत्तः मुक्तिश्रीके 
अभिलाषीको सम्यग्ज्ञान-दर्शनपूवंक सम्यकचारित्रकों डोर थामनी होगी। 
वस्तुतः चारित्र नौका है, और सम्यरद्शन और सग्यग्ज्ञान--ये दो केवट हैं, जो 
चारित्रकी नौकापर आरूढ़ है, उसे भवसागर पार करनंमें बिलम्ब नहीं है। पर 
चारित्रकी सफलत्ता तब है, जब वह आत्माका स्व॑स्व बन जाय । ऊपरसे ओढ़ा 
हुआ चारित्र तो किसी भी समय उतारकर फेंका जा सकता है। अग्नि और 
उष्णताके समान चारित्र और चारित्रवानमें तादात्यभाव होना चाहिये। 
उष्णता अग्निसे अविभाज्य है, चारित्र भी चारित्रवान्से अपृथक्‌ है। 


मुक्तिपवं--पावापुरकी ओर 


तोर्थंकर महावीर इस धरतीपर ज्ञानका अमृत प्रवाहित करने आये थे। 
उन्होंने निरन्तर तीस वर्षों तक विहारकर धरतीके क्लेशोंका अपहरण किया। 
मानव-समाजको दुःखोंसे छुड़ाया, उसके हृदयमें ज्ञानदीप प्रज्ज्वलि्तिकर सुख, 
शान्ति और कल्याण-मार्गंको आलोकित किया | 

यों तो संसार रंगमंचपर अनेक क्रान्तियाँ हो चुकी हैं, पर उन सभी 
क्रान्तियोंका प्रभाव बाह्य जगत त्तक सीमित रहा है। तीर्थंकर महावी रने अपनी 
क्रान्ति द्वारा संविलष्ट मनको उद्बुद्ध किया । वे जाति, सम्प्रदाय एवं वर्गकी 
सोमाक पेरेको त्तोड़कर बाहर निकले । उन्होंने देश और जनपदोंके सीमाबन्धन- 
को भो अतिक्रान्त किया और विश्वक समस्त मानवोंकी विपमताकी खाइयोंसे 
निकाल॥र समताके धरात्तलपर उपस्थित किया। उन्हें जो दिव्यज्ञान प्राप्त 
हुआ था, उसे उन्होंने विश्वके प्राणि-जगतमें बाँट दिया । 


महावीर इस धरतीको ज्ञानामृतसे सिंचन करते हुए पावापुर नामक स्थान- 


१. जिनेन्द्रती रोईपि विबोध्य सन्‍्ततं समन्‍्ततो भव्यसमूहसन्तत्तिम । 
प्रन्‍ण्ण पावानगरी गरीयसीं मनोहरोद्यानवने तदीयके ॥ 
--हरिवंशपुराण, ज्ञानपीठ-संस्करण, ६६।१५. 
क्रमात्यावापुरं प्रापष्पमनोहरवनान्तरे । 
बहुनां सरसां मध्ये महामणिशिलातले ॥ 


२८८ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आाचार्य-परम्परा 


में पधारे और वहाँके मनोहर नामक वनके मध्य अनेक सरोवरोंके बीचमें मणि- 
मय शिलापर विराजमान हुए। विहार छोड़कर उन्होंने कर्मोकी निज॑राको 
वुद्धिगत किया । 


यहाँपर मन, वचन और काय योगका निरोधकर क्रियारहित हो मोक्षके 
लिए आवश्यक अघातियाकर्मोको नष्ट करनेवाले प्रत्तिमायोगको धारण किया। 
दिव्यध्वनि बन्द हो गयी और वचनयोगका भी पूर्णतया निरोध हो गया। 


इस योगद्वारा देवगति, पाँच शरीर, पाँच संघात, पाँच बन्धन, तीन अंगो- 
पांग, छह संस्थान, छह संहनन, पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पष्ञों, 
देवगत्यानुपृव्यें, अगुरुलघु, उपधात, परघात, उच्छवास, दो विहायोगतियाँ, 
अपर्याप्ति, प्रत्येशशरीर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, कर्मग, दुःस्वर, सुस्वर, अनादेय, 
अयशःकीति, असातावेदनीय, नीचगोत्र एवं निर्माण इन बहत्तर कर्म प्रकृतियोंका 
अयोगी गुणस्थानके उपान्त्यमें क्षय किया । अपने शक्तिबलसे शुक्लध्यानके 
चतुर्थ भेद व्युपरतक्रियानिवर्तिका आलम्बनकर आदेय, मनुष्यगति, ममुष्य- 
गत्यानुपृव्यं, पण्चेन्द्रियजाति, मनुष्य-आयु, पर्याप्ति, त्रस, वादर, सुभग, यशः- 
कीति, सातावेदनीय, उच्चगोत्र एवं तीर्थंकर नामकर्म इन तेरह प्रकृतियोंका 
अन्त समयमें क्षपण किया | 


महावी रने योगनिरोधार्थ षष्ठोपवास धारण किया और कायोत्सगं द्वारा 
कमं-प्रक् तयोंका विनाश किया |" 


अन्य आगम-प्रन्थोंस भी अवगत होता है कि तीर्थंकर महावीरने आयुके 

स्थित्वा दिनहयं वीतविहारो वुद्धनिर्जरः । 

कृष्णकारतिकपक्षस्थ चतुर्दश्यां निशात्यये ।। 

स्वातियोगे तृतीयाद्थे शुक्लध्यानपरायण: । 

कृतत्रियोगसंरोध: समुच्छिन्नक्रियं श्रित: ॥ 

हताधातिचतुष्क: सन्नशरीरों गुणात्मकः। 

गन्‍्ता मुनिसहस्र ण निर्वाणं सर्ववाडझ्छितम्‌ ॥ 

--उत्तरपुराण, ज्ञानपीठ-संस्करण, ६७।५०९-५१२., 

१, एशि: सम॑ त्रिभुवनाधिपतिविहृत्य, 

त्रिशत्समा: सकलसत्वहितोपदेशी । 

पावापुरस्थ कुसुमाचितपादपानां, 

रा्यं श्रियोपवनमाप ततो जिनेंद्र: ॥ 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना ; २८९ 
१९ 


दो दिन अवशिष्ट रहनेपर विहाररूप काययोग, धर्मोपदेशरूप वचनयोग एवं 
क्रियारूप मनोयोगका निरोधकर प्रतिमायोग धारण किया ओर पाबापुरके 
बाहर अवस्थित सरोवरके मध्यमें कायोत्सग्गं ग्रहणकर अधघातिया कर्मोकी 
पचासी कमं-प्रकृतियोंका क्षय किया ।" कातिक कृष्णा चतुदंशीकी रात्रिके 
अस्तिम प्रहरमें स्वात्ति नक्षत्रके रहते हुए ई० पु० ५२७ में मोक्षपद प्राप्त 
किया । 


इवेताम्बर-प्रन्थोंकी मान्यताके अनुसार तीर्थंकर महावीर पावा नगरीके 
राजा हस्तिपालके रज्जुक-सभा-भवनमें अमावस्याकी समस्त रात्रि धर्मदेशना 
करते हुए मोक्ष पधारे । 


अगणित देव-सानवों द्वारा निर्वाणकल्याणक-पुजन 


कात्तिक कृष्णा चतुंशीकी पावन रात्रि अपना घूंघट उठाकर मानवताके 
उन्नायक तीर्थंकर महाब्रीरका निर्वाणोत्सव मनानेके लिये सन्नद्ध थी। देव- 
मानवोंमें हंंका सागर उमड़ पड़ा और सभी महावीरका निर्वाणोत्सव सम्पन्न 
करनेके लिये चल पड़े। पावापुरका कोना-कोना सज उठा | घर-घरमें मंगल- 
गान हुए । द्वार-द्वारपर मंगलदीप जलाये गये। जन-जनके हृदयसे आनन्दका 
स्रोत फूट पड़ा, उल्लासकी लहर दौड़ गयी और सभी निर्वाण-पृजनके लिये 
अचंन-सामग्री लेकर प्रस्तुत हुए । 

पी फटने जा रही थी | चन्द्रमा स्वात्ति नक्षत्रके साथ विचरण कर रहा था 
और इन्द्रके जय-जयका रसे -नभोमंडरू ध्वनित था। यों तो महावीरके परि- 
निर्वाणसे शुन्यता और स्तब्धता व्याप्त थो। पर मोक्ष-लक्ष्मीकी प्राप्तिकि कारण 
देवगण उत्तमोत्तम सामग्री लेकर तिर्वाण-कल्याणके अर्च॑न हेतु आ रहे थे । 

कृत्वा योगनिरोधमुज्मितसभः पष्ठेव तस्मिन्चने | 

व्यूत्सगेंण निरस्य निर्मलरुचि: कर्माण्यशेषाणि सः ॥। 

स्थित्वेन्दावपि कारतिकासितचतुर्दश्यां निशान्ते स्थिते । 

स्वाती सन्‍्मतिराससाद भगवान्सिद्धि प्रसिद्धश्रियम्‌।॥। 

--असगकवि-विरचित वर्धमानचरित, सर्ग १८, पद्च ९७-९८. 

१. पष्ठेन निष्ठितक्रतिजिनवर्धभावः ।! टीका-- षष्ठेन दिनहयेन परिसंख्याते आयु 

सति निष्ठितक्ृ ति:। निष्ठिता विनष्टा कृति: द्रव्यमनोवाक्‍कायक्रिया यस्यासौं निष्ठित- 

कृति:, जिनवर्धभान: ।' --पृज्यपादकृत सं० निर्वाण-भक्ति, इलोक २६. 
२. मुनिश्री कल्याणविजयगणि-छिखित श्रमण भगवान महावीर, पृ० २०६, २०७, 


२९० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आबचार्य-परम्परा 


सुर-असुरोंने मिलकर दीपपंक्तियाँ प्रज्वल्ित कीं, जिससे पावानगरीमें 
आलोक व्याप्त हो गया।* श्रेणिक आदि राजाओंने प्रजाके साथ मिलकर निर्वाण- 
कल्याणकका महोत्सव सम्पन्न किया*। धरती-गगन सभी आलोकसे व्याप्त हो 
गये । 

पावाकी शोभा निराली ही थी। नो लिच्छिवि, नौ मल्ल इस प्रकार अठारह 
काशी-कोशलके गणराजा तोर्थंकर महावीरके निर्वाणके समय उपस्थित थे। 
गाँव-नगर सर्वत्र दीपोंकी जगमगाहट शोभिंत थी । उत्सवने प्रकाशपव॑का रूप 
ले लिया था और काली रात्रि पूृणिमाके रूपमें परिवर्तित हो गयी थी। आध्या- 
त्मिक आभा सत्र छायी हुई थी। यह लोकविभूतिका ऐसा महान्‌ पर्व था, 
जिसमें प्रकाशकी राशि दिखलाई पड़ रही थी । वेश्ञालीक प्रांगणमें क्रीडा करने 
वाले, माता त्रिशलाकी ममताको उभाड़नेवाले तीर्थंकर महाबीर आज प्रणम्योंके 
भो प्रगम्य बन गये थे । वेषम्यकों समतामें, विरोधको समन्‍्वयमें और तमको 
प्रकाशमें परिवर्तित कर महावी रने सत्य-अहिंसाकी एक नयी लिपि प्रदान की । 


निर्वाण-तिथि 


त्तीथंकर महावी रका निर्वाण मंगलवार १५ अक्टूबर ई० पु० ५२७ या विक्रम- 
पूर्व ४७० तथा शक-पूर्वे ६०५ प्रातःकाल सूर्योदयके पुव॑ हुआ | इस तिथिकी 
प्रामाणिकताके सम्बन्धमें यह कहा जा सकता है कि इतिहासके क्षेत्रमें सम्राट 
चन्द्रगुप्तका राज्यारोहण ई० पूृ० ३२२ माना जाता है? और इसी तिथिक 
आधारपर चद्द्रगुप्त मौयंसे पुव॑ एवं उत्तरकालीन तिथभियोंकी प्रामाणिकताकी 
परीक्षा की जाती है। जेनपरम्परा अबन्तोमें चन्द्रगुप्तका राज्यारोहण महावीर- 


१. ज्वलत्प्रदीपालिकया प्रवृद्धया सुरासुरे: दीपितया प्रदीष्तया । 
तदा सम पावानगरी समन्‍्ततः प्रदोपिताकाशतला प्रकाशते ।। 

--हरिवंशपुराण, ६६।१९, 
पावापुरस्थ बहिरुन्नतभूमिदेशे पद्भोत्पलाकुलुवतां सरसां हि मध्ये । 
श्रीवर्धभानजिनदेव इति प्रततीतो निर्वाणमाप भगवान्‌ प्रविधृतपाप्मा ॥ 

“-सं० निर्वाणभक्ति, इलो० २४, 
२. तथब च॒ श्रेणिकपूर्व भूभुज: प्रकृत्य कल्याणमहं सहप्रजा: । 
प्रजग्मुरिन्द्राइव सुरर्ययायथं प्रयाचमाना जिनबोधिमधथित: ॥॥ 
“हेरिवंशपुराण, ६६।२०, 
३, 9. रब रितापते शिंपातल]६०, (गाक्रावाबछ्ञाफाव 'ि्याए७ बाते 
॥5 पंघाट, 7, 44-46, तथा श्रीनेत्रपाण्डेय, भारतका बृहत्‌ इतिहास, प्रथम 
भाग, प्राचोन भारत, चतुर्थ संस्करण, पृ० २४२, 


तीथंकर महावीर और उनकी देदना : २९१ 


निर्वाणर्के २१५ वर्ष पश्चात्‌ मानती है'। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि चन्द्रगुप्त 
मोौय॑ने पाटलिपुत्र(मगध)-राज्यारोहणके १० वर्ष पश्चात्‌ अवन्सीमें अपना 
राज्य स्थापित किया था | इस प्रकार इतिहास और जेन परम्पराक समन्वित 
आलोकमें महावीरका तिर्वाण ई० पृ० ३१२+२१५-७ई० पु० ५२७ सिद्ध 
होता है।* 

परम्परा आधारपर निर्वाण-समयका समर्थन विक्रम, शक, गुप्त आदि 
संवत्सरोंसे भी होता है। जैन ग्रन्थोंमें बताया गया है कि महावो रके निर्वाण-काल- 
से ४७० वर्ष बाद विक्रम-संवत्‌का प्रचलन हुआ | इतिहासकी यह सवंसम्मत 
धारणा है कि विक्रम-संवत्‌का प्रवत्तन ई० पु० ५७ से हुआ है। इस प्रकार 
महावी रका निर्वाण-संवत्‌ ४७० + ५७-ई० पु० ५२७ आता है। 


प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ० आर० सी० मजुमदार, डॉ० एच० सी० राय 
चौधरी और डॉ० के०के० दत्त द्वारा लिखित “एन एडवांस हिस्ट्री आँव इण्डिया - 
में महावीरकी निर्वाण-तिथि ई० पू० ५२८ मानी गयी है। यद्यपि इन विद्वानोंने 
इस तिथिकों भी निविवाद नहीं बताया है और इसकी असंगत्तियोंकी ओर इंगित 
करते हुए हेमचन्द्रके उल्लेखोंके साथ विरोध बतलाया है। हेमचन्द्रने चन्द्रगुप्त 
मोौयंक १५५ वर्ष पूर्व महावीरका निर्वाण बताया है, २१५ वर्ष पूर्व नहीं । इन 
' सब विसंगतियोंके रहनेपर भी उक्त विद्वान तीथंकर महावीरकी निर्वाणतिथि 
१५ अक्टूबर ई० पूृ० ५२७ ही मानते हैं ।? इस तिथिका समर्थन इतिहास और 
परम्परा इन दोनों ही तथ्योंसे होता है। 


१. मुनिश्रो नगराजजी : आगम और त्रिपिटिक ; एक अनुशीलन, पृ० ८८. 
२, वाल 3०6 33 8, 0, 0 (एगब्यावाबह्डपु०:४ ४ 8०८९३४अंणा, य 





35 745९त छा ८0766 फबकापणा, बए एल 0 कीं8 बट्वृषांधंध0) 
रण शैएबाप व ्रिस३, 288 2 (7०7०० ३०%) तैक्वणय 48 #0फते ग7 
एरटाउट ज्श्षाल तार व्बिप्राए३ पं. गि708 गरशलाप्ंणा गए बंदर ए 
इप९८०९50 त फशेद्रोब४, पार पिगए एा शैरथाएं, 

न ,(0, ६०० (यराण्परकाप ; शिगापतव्गे प्रीछणर ण शैशएंटा 
॥702, 7. 295. 

परफ्र6 ंभात वाट 343 8,000, ॥ 945९6 0०7 ८076९६ #एबठा07, 
ग्रब) 7टलिः 0 बटवूणांअ्ंधणा रण सैर्याएं (४७०): 

--+२7 304ए%7८९१ जझञा5079 ० ॥ज्रत9, है, 99, 
३. एन एडवान्स हिस्ट्री आँव इण्डिया--ऐंसिएन्ट इण्डिया खण्ड, 


२९२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


पतित्थोगालीयपयन्ना'* में बताया गया है कि जिस रात्रिमें अहंन्‌ महावौर 


तोथंकर का निर्वाण हुआ, उसी रात्तमें अवन्तिमें पालकका राज्याभिषेक हुआ । 


अत्त: ६० वर्ष पालकके, १५० नन्दोंके, १६० मौयोंके, ३५ पुष्यमित्रके, ६० 


बल-मित्र-भानुमित्रकें, ४० नभसेनके और १०० वर्ष गदंभिल्लोंके व्यतीत 
होनेपर शक राजाका शासन हुआ | 


उपयुक्त तथ्योंकी पुष्टि 'तिलोयपण्णत्ती”, 'तिलोयसा र?', 'घवलाटीका और 


हरिवंशपुराण से भी होती है। इन ग्रन्धोंमें बताया गया है कि निर्वाणक ६०५ 
वर्ष ५ माह बीतनेपर शक राजा हुआ। इस आधारपर भो महावीर-निर्वाण 
६०५ वर्ष, ५ माह-७८ वर्ष - ५२७ ई० पु० है। शक-संवत्‌ और ईस्वो-संबतमें 
७८ वर्षंका अन्तर है। 


हर 


तपागच्छ-पटावलिमें लिखा है--६० वर्ष पालक राजा, १५५ वर्ष नवनन्द, 


जं रयणि सिद्धिगओ, अरहा तित्थकरो महावीरो । 

त॑ रमगणिमवंतीए, अभिसित्तो पालओ राया ॥ 

पालगरण्णो सट्टी, पुण पण्णसय वियाणि णंदाणं । 

मुरियाणं सट्टिसयं, पणतीसा पूसमित्ताणं (त्तस्स) ॥ 

बलमित्त-भाणुमित्ता, सद्ठा चत्ता य होंति तहसेणों । 

गहभसयमेगं पुण, पडिव्नो तो सभो राया॥ 

पंच य मासा पंच य, वासा उच्चेव होंति वाससया । 

परिनिव्वुअस्स४रिहतो तो उप्पन्नों (पडिवन्नो) सगे राया ॥ 

--तित्थोगालीयपयन्ना ६२०-६२३ गाथा तथा--हरिवंशपुराण ६०४८७-४९०, 


« णिम्बाणे वीरजिणे छव्बास सदेसु पंचवरिसेसु । 


पणमासेसु गदेसु संजादों सगणिओ अहूवा ॥ 
--तिलोयपण्णत्ती, भाग १, पू० ३२४१, 


« पणछस्सयवस्स पणभासजुद गमिय वीरणिव्युइदो । 


सगराजों तो कक्‍्की चदुणवतियमहिय सगमासं ॥ --तिलोयसार, गाथा ८५०, 


« पंच ये मासा पंच य वासा छच्चेव होंति वाससया । 


सगकालेण य सहिया थावेयव्वो तदो रासी ॥ 
--धवलाटीका, जैनसिद्धान्त भवन आरा, पत्र ५३७. 
वर्षाणां षद्शतीं त्यक्त्वा पश्चाग्रं मासपश्चकम । 
मुक्ति गते महाबीरे शकराजस्ततोह्भवत्‌ ॥ 
--हँरिवंदपुराण, ज्ञानपी5-संस्करण ६०॥५५१० 
ज॑ र्याण कालगओ, अरिहा तित्थंकरो महावीरो । 
त॑ र्यणि अवणिवई, अहिसित्तो पालओ राजा ॥ 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : २९३ 


१०८ वर्ष मौय॑वंश, ३० वर्ष पुष्यमित्र, ६० वर्ष बलमित्र-भानुमित्र, ४० वर्ष 
नह॒पान, १३ वर्ष गदंमिब्ल और ४ वर्ष शक-काल है। अंत्तब ६०+ 
१५५ + १०८+ ३० + ६० + ४० + १३ + ४+ ४७० वर्ष-महावोर निर्वाण ४७० 
विक्रमादित्यका राज्यप्राप्तिकाल हुआ। इस आधारपर पूव्वंबत्‌ ४७०+५७ * 
५२७ ई० पु० महावीरका निर्वाण-काल आता है। 


डॉ० वासुदेव उपाध्यायने 'गुप्तसाम्नाज्यका इतिहास' प्रन्थमें गुप्त-संवतृपर 
विचार करते समय जैन ग्रल्थोंका आधार स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा 
है*:---' अलबेरुनीसे पूर्व शताब्दियोंमें कुछ जैन ग्रन्थकारोंके आधारपर यह ज्ञात 
होता है कि गुप्त तथा शककालमें २४१ वर्षका अन्तर है। प्रथम लेखक जिन- 
सेन, जो ८ वीं शत्ताब्दीमें वत्तमान थे, उन्होंने वर्णन किया है' कि भगवान्‌ 
महावी रके निर्वाणके ६०५ वर्ष ५ माहके पश्चात्‌ शक राजाका जन्म हुआ तथा 
शकके अनुसार गुप्तके २२१ वर्ष शासनके बाद कल्किराजका जन्म हुआ | 
द्वितीय ग्रन्थकार गुणभद्रने (८८९० ई०) उत्तरपुराणमें? लिखा है कि महावीर 
निर्वाणके १००० वर्ष बाद कल्किराजका जन्म हुआ । जिनसेन तथा गुणभद्रके 
कथनका समथेन आचाये नेमिचन्द्रके वचनोंसे भी होता है ।'' 

“नेमिचन्द्र विलोकसा रमें लिखते हैं--/शकराज-महाव र-निर्वाणके ६०५ वर्ष 
५ मासके बाद तथा शककालके ३०९४ वर्ष ७ माह पश्चात्‌ कल्किराज पैदा 
हुआ। इनके योगसे (६०५ वर्ष ५ माह + ३९४ बषे ७ माह 5 )१००० वर्ष होते हैं। 








सट्टी पाल्यरण्णों पणवण्णसयं तु होइ नंदाणं । 
अट्टूसयं मुरियाणं तोस चज्चिअ पूसमित्तस्स ॥ 
बलमित्त-भाणुमित्त सट्ठी वरिसाणि चत्त नह॒वाणे। 
तह गद्भिल्लरज्ज तेरस वरिस सगस्स चउ (वरिसा) ॥ 
- तपागच्छ-पट्टावलि, पन्‍्यास कल्याणविजय, १० ५०-५२, 
१. गपसाम्नाज्यका इतिहास, भाग १, १० १८२, १८३, 
वीरनिर्वाणकाले च पालकोउब्राभिषिच्यते । 
लोके3वन्तिसुता राजा प्रजानां प्रतिपालक: ॥ 
भद्रवाणस्य तद्वाज्यं गुप्तानां च शतद्यम्‌ । 
एकविशइृच वर्षाणि कालविडद्धिरुदाहुतम्‌ ॥ 
द्विचत्वा रिशदेवातः कल्किराजस्थ राजता । 
ततो४जतझ्यो राजा स्यादिन्द्रपुरसंस्थित: ।। 
-हँरिवंशपुराण, ज्ञानपीठ-संस्करण ६०४८७, ४९१, ४९२. 
३. उत्तरपुराण, ज्ञानपीठ-संस्करण ७६।४ २८-४३ १. 


२९४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इन तीनों जन ग्रल्थकारोंक कथनानुसार शकराज तथा कल्किराजकों जन्मे 
निश्चित हो जाता है।” ह 2 
विद्वानू लेखक डॉ० उपाध्यायने शक-संवत्‌-सम्बन्धी जेन धारणाओंके 
आधारपर शक और गुप्त संवत्‌का सम्बन्ध व्यक्त करते हुए लिखा है--“इस 
समयसे यह ज्ञात होता है कि गुप्तसंवत्‌की तिथि २४१ जोड़नेसे शक-कारूमें 
परिवत्तन हो जाता है। इस विस्तृत विवेचनके कारण अलबेहनीके कथनकी 
साथंकता ज्ञात हो जाती है। यह निश्चित हो गया कि शक-कालके २४१ वर्ष 


पदचात्‌ गुप्त-संवत्‌का आरम्भ हुआ |) 


पुर्वोक्त अध्ययनसे यह निष्कष॑ निकछत्ता है कि शकसंवत्‌, गुप्तसंबतु, विक्रम- 
संवत्‌ आदिकी मीमांसा महावीर-निर्वाण संवत्से की गयी है। अतः-- 
गुप्त-संवतृका प्रारम्भ ई० सन्‌ ३१९ 
महावो र-निर्वाण गुप्त-संवत्‌ पुवं ८४६ 
अत्तएतव ८४६- ३१९५ ० ५२७ ई० पू० महावीर-निर्वाणकाल आता है। 
संक्षेपमें तीर्थंकर महावी रकी निर्वाण-तिथि कात्तिक कृष्णा चतुदंशी रात्रिका 
अन्तिम प्रहर, स्वातिनक्षत्र, मंगलवार, १५ अव्टूबर ई० पु० ५२७ है। इसी 


यु 


दिनसे यह तिथि 'दीपावलि' के रूपमें प्रचलित हो गयी । 
निर्वाणस्थल 


तीर्थंकर महावीरका निर्वाण मध्यमा पावा अथवा पावापुरीमें हुआ। 
इस पावापुरीकी स्थिति कहाँपर है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। वत्तंमानमें 
अनुसंधानके नामपर कुछ व्यक्ति नये-नये स्थानोंपर पुराने क्षेत्रोंकी कल्पना कर 
प्रसिद्धि प्राप्त करनेके प्रयासमें हैं। तथ्य कहाँ तक इत्तिहाससे सम्मत है, यह 
शोधका विषय है। जेन-साहित्यके प्राचीन और अर्वाचीन सभी प्रन्थोंमें 
महावोरका निर्वाण-स्थान पावापुरीमें बताया गया है | कल्पसूअमें तीर्थंकर 
महावी रके निर्वाण-सम्बन्धी सन्दर्भ निम्तप्रकार उपलब्ध हैं :-- 

'तत्थ ण॑ जे से पावाए मज्झिमाएं हृत्थिवालस्स रन्‍नो रज्जुगसभाए अप- 
च्छिमं अंत्तरावासं उवागए तस्स णं अंतरावासस्स जे से बासाणं चउत्थे मासे 
सत्तमे पक्खे कत्तियबहुले सस्स ण॑ कत्तियबहुलूस्स पन्‍्तरसी पक्‍्खेणं जा सा 
चारिमारयाणि त॑ रयणि च ण॑ समणे भगव॑ं महावीरे कालगये विइक्‍्कंते 
समुज्जाएं छिन्तजाइजरामरणबंधणसिद्धे बुद्दे मुत्ते अंतगड़े परिनिब्बुडे 
सव्बदुक्वपहीणे चंदे नाम॑ं से दिवसे उवसमि त्ति पवुच्चइ देवाणंदा नाम॑ं सा 
रयणी निरइ त्ति पवुच्चइ अच्चेलवे मुहुत्ते पाणू थोवे सिद्धे नागे करणे सब्बटू- 


&>-.-.-3-वववनव व नल न .-+.._........+...व. 


१. गृप्तसाज्नाज्यका इतिहास, भाग १, पु० १८१. 





तीथंकर महावीर और उनको देशता : २९५ 


सिद्धे मुहुत्ते साइणा जक्खत्तेणं जोगमुवागएणं कालगए विइक्कंते जाव सब्बदु- 
क्खप्पहीणे 


अर्थात्‌ महावीर अन्तिम वर्षावास करनेके हेतु मध्यमा पावाके राजा 
हस्तिपालके रज्जुकसभा--धमंगृहमें ठहरे हुए थे | चातुर्मासका चतुर्थ मास और 
वर्षाऋतुका सप्तम पक्ष चल रहा था। अर्थात्‌ काततिक कृष्ण अमावस्थाकी तिथि 
थी। रात्रिका अन्तिम प्रहर था। श्रमण भगवान्‌ महावीर कालधर्मको प्राप्त 
हुए--संसारको त्याग कर चले गये। जन्म-ग्रहणकी परम्पराका उच्छेदकर चले 
गये । इनके जन्म, जरा और मरणके सभी बन्धन नष्ट हो गये | भगवान्‌ सिद्ध, 
बुद्ध, मुक्त हो गये । सब दुखोंका अन्तकर परिनिर्वाणको प्राप्त हुए। 
तीर्थंकर महावीरके निर्वाणस्थलके सम्बन्धमें दिगम्बर-प्रन्थोंसे भी प्रकाश 
प्राप्त होता है। बताया है:-- 
पावाए मज्झिमाए ह॒त्यवालिसहाए णमंसामि | 
--प्राकृत्तप्रतिक्रमण, पृ० ४६. 
अर्थात्‌ मध्यमा पावामें हस्तिपालकी सभामें स्थित महावीरको नमस्कार 
करता हूँ । 
आशाधरजीने अपने क्रियाकलापमें लिखा है-- 
पावायां मध्यमायां हस्तिपालिकामण्डपे नमस्यामि। 
“-संस्क्ृतत-क्रियाकलाप, पृ० ५६. 
अत्तएव यह स्पष्ट है कि तीर्थंकर महावी रका निर्वाण मध्यमा पावामें राजा 
हस्तिपालको रज्जुक-शालामें हुआ था। अभिलेखोंसे ज्ञात होता है कि यह रज्जुक- 
शाला धर्मायतनके रूपमें होती थी । यहाँपर धर्मोपदेश अथवा प्रवचन होनेके 
लिए पर्याप्त स्थान रहता था। सहस्रों व्यक्ति इस स्थानपर बेठ सकते थे । 
रज्जुकशालामें चौरस मैदानके साथ एक किनारे भवन स्थित रहता था। अतः 
दिगम्बर-परम्पराके उल्लेखानुसार भी महावीरका निर्वाण-स्थलू मध्यमा पावा 
है। यह हस्तिपाल राजा कोई बड़ा राजा नहीं था, सामन्‍्त या जमींदार जेसा 
था। यतः उस युगमें नगराधिपत्ति भी राजा द्वारा उल्लिखित किया जाता था | 
अतएव यह आशंका संभव नहीं है कि मगध नृपति श्रेणिकके रहते हुए निकटमें 
ही हस्तिपाल राजाका अस्तित्व किस प्रकार संभव है ? महावीरके समयमें 
प्राय: प्रत्येक बड़े नगरका अधिपति राजा कहा जाता था । 


१. कल्पसूत्र, सत्र १२३, पृ० १९८. श्रीअमर जैन आगम शोध संस्थान, 
शिवाना (राजस्थान) 


२९६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इस आलोकसे ध्वनित होता है कि पावापुरका हस्तिपाछ रांजा था और 
उनकी रज्जुकशालामें महाबीरका अन्तिम समवश्ञरण हुआ था। 

महावीर जिस समय कालरूधमंको प्राप्त हुए, उस समय चन्द्र नामक द्वितीय 
संवत्सर चल रहा था, प्रीतिवद्ध न मास, नन्दिवद्ध न पक्ष, अग्निवेश दिवस, 
देवानन्दा नामक रात्रि, अर्थ नामक क्षण, सिद्ध नामक स्तोक, नाग नामक 
करण, सर्वाथसिद्धि मुहृत्तं एवं स्वाति नक्षत्रका योग था | ऐसे समयमें तीर्थंकर 
महावोर निर्वाणको प्राप्त हुए । 

* महावीरके निर्वाणके समय सुर-असुरके साथ अनेक राजा भो उपस्थित थे। 
बताया है:-- 

'जं रयणि च ण॑ं समणे भगवं महाबीरे कालगए जाव सब्वदुक्खप्पहोणों सा 
ण॑ रयणी बहुहि देवेहि य देवीहि य ओवयमाणेण य उप्पयमाणेहि य उज्जोविया 
यावि होत्या ॥१२४॥ 

'ज॑ रयणि च॒ णं समणे जाव सब्वदुक्लप्पहीणे त॑ रथणि च ण॑ नव मल्लइ 
नव लिच्छई कासीकोसलगा भट्ट/[रस वि गणरायाणों अमावसाए पाराभोय॑ 
पोसहोववासं पट्टवइंसु, गते से भावुज्जोए दव्वुज्जोवं करिस्सामो ॥१२७॥१ 

अर्थात्‌, जिस रात्रिमें श्रमण भगवान्‌ महावोर कालधमंको प्रप्त हुए, सम्पूर्ण 
दुखसे छुटकारा प्राप्त किया, उस रात्रिमें बहुतसे देव और देवियाँ नीचे आ जा 
रहीं थीं, जिससे वह रात्रि उद्योत्तमयी हो गयी थी ॥१२४॥ 

जिस रात्रिमें श्रमण भगवान्‌ महावीर कालधमंको प्राप्त हुए, सम्पूर्ण दुःखोंसे 
मुक्त हुए, उस रात्रिमें नौ मल्‍्ल-संघके, नौ लिच्छवी-संघके अर्थात्‌ काशी-कोशलके 
अठारह गणराजा अमावस्याके दिन आठ प्रहरका प्रोषधोपवास कर वहाँ स्थित 
थे। उन्होंने यह विचार किया कि भावोद्योत--ज्ञानरूपी प्रकाश चला गया 
है । अत: अब हम द्रव्योद्योत--दीपावलि प्रज्वलित करेंगे। 

कल्पसुत्रके उपयुंक्त उद्धरणोंसे निम्नलिखित निष्कषं प्रस्तुत होते हैं:-- 

(१ ) तोर्थकर महावीरका निर्वाण, राजा हस्तिपालकी नगरी पावा- 
पुरीमें हुआ । 

(२ ) निर्वाणके समय नो मल्लगण, नौ लिच्छवीगण इस प्रकार काशी- 
कोशलके अठठारह गण राजा विद्यमान थे। 

( ३ ) अन्धका रके कारण दीपावलि प्रज्वलित की | 





१. कल्पसत्र, सूत्र १२४ ओर १२७. (श्रीअमर आगम शोघ संस्थान, 
शिवाना, राजस्थान) 


तीथंकर महावीर और उनको देशना : २९७ 


(४ ) यह पावा मध्यमा पावा कहलाती थी। 

प्राचीन भारतमें पावा नामको तोन नगरियाँ थीं | जेन सूत्रोंके अनुसार एक 
पावा भंगदेशकी राजाधानी थी । यह देश पारसनाथ पर्व॑तके आस-पासके भूमि 
भागमें अवस्थित था। वर्तमान हजारीबाग और मानभूमिके जिले इसीमें 
शामिल हैं। जेन आगम-म्रन्थोंमं भंगि जनपदकी गणना साढ़े पच्चीस आये 
देशोंमें की गयी है । 


बौद्ध साहित्यमें इसे मलय देशकी राजधानी बताया है। मल और मलयको 
एक मान लेनेसे हो पावाकों गणना श्रांतिवश मलय देशझमें की गयी है। 


दूसरी पावा कोशलसे उत्तर-पृव॑ में कुशीनाराकी ओर मल्‍्ल राज्यकी राज- 
धानी थो । मल्ल जातिके राज्यको दो राजवानियाँ थीं--एक कुशोनारा और 
दूसरी पावा | सठिआँव--फाजिलनगरवाली पावा सम्भवतः यही है। 

तोसरो पावा मगधमें थी । यह उक्त दोनों पावाओंके मध्यमें थी। पहली 
पावा इसके आग्नेय कोणमें ओर दूसरी इसके वायव्य कोणमें लगभग सम 
अन्तरपर थी। इसी कारण यह पावा मध्यमाके नामसे प्रसिद्ध थी । 


इस पावाका सम्बंध राजा हस्तिपालकी सभासे भी है । पावामें जैन सूत्रों 
के अनुसार महावीरका दो बार अवश्य आगमन हुआ था। उनकी दो महत्त्व- 
पुर्णं घटनाएँ इस नगरीके साथ सम्बद्ध हैं। प्रथम बार केवलज्ञानकी प्राप्तिके 
अनन्तर अगले हो दिन यहां पधारे | देवोंने समबश रणकी रचना की, पर विरत्ति- 
रूप संयमका लाभ किसीको नहीं हो सका | बात यह है कि उन दिनों मध्यम 
पावामें, जो जुम्भक ग्रामसे लगभग बारह योजन दूर थी, आय॑ सोमिल बड़ा 
भारी यज्ञ कर रहा था। इस यज्ञमें देश-देशांत्रके अनेक विद्वान्‌ सम्मिलित 
हुए थे। महावीरने जाना--यज्ञमें आये हुए विद्वान्‌ पण्डित यदि सम्बोधित हो 
जाय, तो वे धर्मके आधार-स्तम्भ बन जा सकते हैं । अतः मध्यमा पावाके 
महासेन उद्यानमें वेशाख शुक्ला एकादक्षीके दिन उनका दूसरा समवद्धरण 
लगा | उनका उपदेश एक प्रहर तक हुआ | उपदेशको चर्चा समस्त नमरमें 
व्याप्त हो गयी । आये सोमिलके यज्ञमें सम्मिलित हुए इन्द्रभूति आदि ग्यारह 
विद्वान्‌ ज्ञाममदसे उन्मत्त हो अपने विद्वान्‌ शिष्योंके साथ महावीरसे शास्त्रार्थ 
करने पहुँचे । इनका उद्देश्य महावीरसे विवाद करके उन्हें पराजितकर अपनी 
प्रतिष्ठा बढ़ाना था, पर वहाँ पहुँचते ही उनका ज्ञानमद विगलित हो गया 
और उन्होंने श्रमण-दीक्षा स्वीकार की | इसी दिन महावीरने मध्यमा पावाके 
महासेन उद्यानमें दतुविध संघको स्थापना की | 


२६८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


द्विसीय घटना महावीरके निर्वाणकी है। महावीर चम्पासे विहारकर 
. अध्यमा पावा या अपापा पधारे । इस वर्षका वर्षावास हस्तिपालकी रज्जुक- 
सभामें ग्रहण किया । चातुर्मासमें दर्शनोंके लिए आये हुए, राजा पुण्यपालने 
भगवानूसे दोक्षा ली । कातिक अमावस्याके प्रात:छाल अपने जीवनकी समाष्ति 
निकट समझकर अन्तिम उपदेशकी अखण्ड धारा चालू रखी । जो अमावस्या- 
की पिछली रात तक चलतो रही | गौतम गणधर उस समय महावीरकी आज्ञा- 
से निकटवर्ती ग्राममें देवशर्मा ब्राह्मणको उपदेश करनेके लिए गये हुए थे | जब 
वे लौटकर आये, तो उन्हें देवताओंसे ज्ञात हुभा कि भगवान्‌ कालगत हो 
गये । इन्द्रभूति गौत्तमको तत्क्षण केवलज्ञान प्राप्त हो गया। 

श्वेताम्बर वाइमयके आधारपर प्रस्तुत किये गये उपयुक्त विवेचनसे मध्यमा 
पावाकी भौगोलिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। पहली घटना चतुबिध संघ- 
स्थापनकी है| मध्यमा पावा और जुम्भक ग्राममें इतना अन्तर होना चाहिए, 
जिससे एक दिन-रातमें जुम्भक आ्रामसे मध्यमा पावा पहुँचा जा सके । यह अंतर 
अधिक-से-अधिक बारह योजन दूरोका हो सकता है। हम पूर्वमें तीर्थकर 
महावी रके केवलज्ञान-स्थान जम्भिय ग्रामकी अवस्थितिका निर्देश कर चुके हैं । 
यह ऋजुकूला नदीके तठपर स्थित जमुई गाँव है, जो वर्तमान मुंगेरसे बचास 
मील दक्षिणकी दूरीपर स्थित हैं। यहाँसे राजगृहकी दूरी तीस मील या पंद्रह 
कोस है। पावापुर और राजगृहकी दूरी भी अधिक-से-अधिक पच्चीस मोल है। 
इस प्रकार जमुईसे पावापु रको दूरी दस योजनसे अधिक नहीं है। यदि सठि- 
आँव वाली पावाको मध्यमा पावा माना जाय, तो जम्भिय गाँवसे यह पावा 
कम-से-कम सौ-डेढ़ूसौ मीलकी दूरीपर स्थित है । इतनी दूरीको वेशाख शुक्ला 
ददमीके अपराह्न कालसे वेशाख शुक्ला एकादशीके पूर्वाह्न काछ तक तय 
करना सम्भव नहीं है । 

दूसरी विचारणीय बात यह है कि इवे० मृत्र-ग्न्धोंमें बताया गया है कि 
तीर्थंकर महावीर चम्पा नगरीमें चातुर्मास पूर्णकर जम्भीय गाँवमें पहुंचे । बहाँसे 
मेंढरीय होते हुए छम्माणि गये । यहाँ एक ग्वालेने महावी रके कानोंमें काठके कीले 
ठोंककर उपसगं दिया था । छम्माणिसे महावोर मध्यमा पावा आये । महावीर- 
के इस विहार-क्रमका भौगोलिक अध्ययन करनेसे दो तथ्य प्रसूत्त होते हैं:--- 

( १) छम्माणि ग्रामकी स्थिति चम्पा और मध्यमा पावाके मध्य मार्गंपर 
स्थित है। मेढ़ीय ग्रामकंगे दो स्थितियाँ मानी जाती हैं। एक स्थिति तो राजगृह 
और चम्पाके मध्यकी और दूसरी श्रावस्ती और कौशीम्बीके मध्यकी है | यदि 
महावीरने चम्पासे चलकर श्रावस्ती और कौशाम्बीके मध्यवाले मेढ़ीय 
ग्राममें धमंसभा की हो, तो कोई आश्चय नहीं है। कहा जाता है कि गोशा- 


तीथंकर सहावीर और उनकी देशना : २९९ 


लककी तैजोलेश्याकै प्रयोगके पदचात्‌ महावीर श्रावस्ती और कौशाम्बीके मध्य- 
वरत्तों मेढ़िय ग्रामके शालि-कोध्ठक चेत्पमें पधारे थे। महावी रके बिहा र-वर्णन- 
में आता है कि भध्यमा पावासे वे जम्भिय गाँव गये ओर वहाँ उन्हें केवल- 
ज्ञान हुआ और वहाँसे राजगृह आये । 

(२) विहार-वर्णनसे पावाकी स्थिति चम्पा और राजगृहके मध्यमें होनी 
चाहिए | अतः चम्पासे मध्यमा पावा होते हुए राजगृह गये और वहसे 
वैशाली | अतएव तीर्थंकर महावीरकी निर्वाणस्थली पावा चम्पा और राज- 
गृहके मध्यमें होनी चाहिये। 

कल्पसूत्रमें आया है कि तीर्थंकर महावी रके निर्वाणोत्सवर्में नव मल्‍ल और 
नव लिच्छिवियोंने भाग लिया | और अठारह गणराजा काशी-कोशलवबंशके थे | 
नवमलल्‍्ल, नवलिच्छिवि और अठारह काशी-कोशलके गणराजा इस प्रकार कुछ 

बिद्वानोंने समस्त गणराजाओोंकी संख्या छत्तीस निर्िचत को है। पर जेन 
सुत्रोंके टीका-प्रन्थोंके अध्ययनसे उक्त अथं भ्रान्त सिद्ध हो जात्ता है। महावी रके 
निर्वाणोत्सवमें सम्मिलित होनेवाले कुल अठारह ही गणराजा थे, जो वेशालोके 
अधीन थे । कल्पसू त्रकी संदेह-विषोषधि टीकामें लिखा है:-- 

'नवमल्लई' इत्यादि काशीदेशस्यथ राजानों मल्‍लकों जातीया नव 
कोशलदेशस्य राजानो लेच्छकी जातीया नव” अर्थात्‌ नवमल्ल काशी 
देशके राजाओंकी जाति थी और नवलिच्छिवि कोशल देशके राजाओंकी 
जाति थी । 
भगवत्ती-सूत्र (सात ऊ० ९, सूत्र २९९, पत्र ५७६) में युद्धका प्रसंग आया 
इस प्रसंगको यहाँ अभयदेवसू रिकी टीकाके साथ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

“नबमललई नवलेच्छई कासी-कोसलगा भअट्ठगगा रस वि गणरायाणो ।” 

ज्ञव मल्लई त्ति मल्‍्लकिनामानो राजविशेषा:, “नव लेच्छइ' त्ति 
लेच्छकीनामानों राजविशेषा: एवं 'कासीकोसलग' त्ति काशी-वाराणसी 
तज्जनपदो5४पि काशी तत्सम्बन्धिन आद्या नव, कोशला अयोध्या त्तज्जन- 
पदो5४पि कोशला तत्सम्बन्धिन: नव द्वितीया:। “गणरायाणो' त्ति समुत्पन्ते 
प्रयोजने ये गणं कुर्बन्ति ते गणप्रधाना राजानो गणराजा इत्यथ्थ;, ते च 
तदानीं चेटकराजस्य वेशालीनग रीनायकस्य साहाय्याय गण कृतवंतत इत्ति'"“ 
पत्र ५७९-५८०. 
अर्थात्‌ नवमल्‍ल मल्लकी नामक राजाविशेष और नवलिच्छिवि लेच्छको 
नामक राजाविद्येष ये अठारह काशी-कोशलके गणराजा कहलाते थे। इनमें 
प्रथम नौ कोशल अर्थात्‌ अयोध्या जनपदसे सम्बन्धित थे और द्वितीय नौ मल्छ 


है 


३०० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ये काशीसे सम्बद्ध थे । अठारह गणराजा वशालीके नायक चेटककी सहायता 
करते थे । 


उपयुक्त टीकासे यह स्पष्ट है कि वेशालीके अधीन अठारह गणराजा थे | 
इनमें ही काशी-कोशलकी भी गणना सम्मिलित थी। हमारे इस कथनकी पुष्टि 
निरयावलिकाके एक अन्य सन्दंसे भी होतो है। इस सन्दर्भमें बताया गया 
है कि जब चेटक युद्ध करनेके लिये चला तो अठारह गणराजा भी अपनी 
सेनाओंके साथ चले। सन्दर्भ निम्त प्रकार हैः-- 
ततेणंते चेडए राया तिहि दंति सहस्सेहि जहा कृणिए जाव 
वेसालि नगरि मज्ञमज्झेण निग्गच्छति निग्गच्छित्ता जेण-वे नवमल्लई 
तवलेच्छई काशीकोसलगा अट्टारस वि गणरायाणो तेणवे उवागच्छति “* 
तते ण॑ चेडए राया सत्तावन्नाए दंतिसहस्सेहि सत्तावन्‍्नाएं आसस- 
हस्सेहि सत्तावन्‍्नाए रहसहस्सेहि सत्तावन्‍्ताएं मणुस्स कोडीएहि''*' 
चेटकके अठारह गणराजा थे, यह बात आवश्यकचणिसे भी सिद्ध होती 
है। बताया हैः-- 
नचेडएणवि गणरायाणो मोलिता देसप्पंते ठिता, तेसिपि अट्ठारसण्हूं 
रायीणं सम॑ चेडएणं तओ ह॒त्यिसहस्सा रहसहस्सा मणुस्स कोडीओ तहा 
चेव, नवरि संखेवों सत्तावण्णो सत्तावण्णो'' ” 
विचार-रत्नाक रमें आया है, 'चेटकेना5प्यष्टादशगणराजानो मेलिता:ः', स्पष्ट 
है कि नौ मल्‍ल और नौ लिच्छिवि ये अठारह गणराजा ही काशी-कोशल 
वंशज कहलाते थे। जेकोबीका मत है कि उक्त नव जन लिच्छिवि क्षत्रिय 
काइ्यप गोत्रीय महावी रके मातुल वेशाली-राज चेटकके सामन्‍्त थे ।* 
जेन ग्रन्थोंके प्रमाणोंसे यह सिद्ध हैँ कि लिच्छिवि क्षत्रिय थे और वे 
अयोध्यासे वेशाली आये थे। भगवान्‌ महावीरका गोत्र काश्यप था और 
काश्यप गोत्र तीथंकर ऋषभदेवसे प्रारम्भ हुआ । इसी प्रकार मल्लोंका सम्बन्ध 
काशीके साथ है । 


इन गणराजाओंके वर्णनसे पावापुरीकी वास्तविक स्थितिके सम्बन्धमें 
निम्तलिखित निष्कषं प्राप्त होते हैं:--- 
१. महावी रके निर्वाणमें नौ मल्‍ल और नौ लिच्छिवि ये अठारह गणराजा 


१. श्रीविजेन्द्र सरि, तीर्थंकर महावीर, भाग २, पु० ३१६ पर उद्धृत, 
२. आवश्यकचूर्णि, उत्तराद्ध, पत्र १७३. 
३. उपेन्द्र महारथी, वैशालीके लिच्छिबि, पृ० ४ पर उद्धूत, 


तीथैंकर महावीर ओर उनकी देशना : ३०१ 





वेशालीसे पावापुरमें सम्मिलित हुए होंगे। यदि सठियाँव वाली पावामें सम्मि- 
लित होते तो दूरी इतनी अधिक हो जाती कि उनका निर्वाणोत्सवमें सम्मिलित 
होना असम्भव था | 

२. हस्तिपाल पावापुरका शासक था और यह राजा सिंहका पुत्र था। 
यदि इसे हम मल्‍ल गणके अन्तगंत मान लें तो भी अनुचित नहीं है। यत्त 
चेटककी सहायता नवमल्लोंने की थी और यह भी उसी मल्लगणके अन्त- 
गंत था। 

३. बुद्धने जिस पावामें भोजन ग्रहण किया था और जो कुशीनगरके पास 
सठियाँवके रूपमें मान्य है, उसका नृपति हस्तिमलल नहीं है। हस्तिमल्लका 
किसी भी बौद्ध ग्रन्थमें उल्लेख नहीं आता । जैन भ्रन्धोंमें हस्तिमल्‍ल महावी रके 
प्रथम समवद्व रणमें भो उपस्थित होता है, जिसका संयोजन पावापुरी (नाल- 
न्दाके निकटवर्ती) में हुआ था । निर्वाण-लाभ करनेके समय महावीरने अपना 
अन्तिम चातुर्मास इसी पावामें हस्तिमल्‍लके रज्जुगगृहमें किया था। अतः जैन 
साहित्यके प्रचुर प्रमाणोंक आधारपर वत्तमाव पावापुरी हो तीर्थंकर महावीर- 
की निर्वाणभूमि है। 

जो यह प्रश्न उठाया जाता है कि मगधवासो होनेपर भी अजातशत्र्‌ 
मगध जनपदमें स्थित मध्यम पावामें महावीरके निर्वाणोत्सवमें क्यों सम्मिलित 
तहीं हुआ ? इसका समावान सोधा और स्पष्ट है। तीर्थंकर महावी रके निर्वा- 
णोत्सवके अवसरपर श्रेणिक जीवित था। अतएवं उसीने मगधका प्रतिनि- 
धित्व किया । हरिवंशपुराणमें* स्पष्ट उल्लेख है कि श्रेणिक इस उत्सवर्में सम्मि- 
लित हुआ। इस पुराणकी रचना शक-संवत्‌ ७०५ वि० सं० ८४० ई० सन्‌ 
७८३में हुई है। हरिपेणरचित बृहत्कथाकोशसे भी उक्त तथ्य पुष्ट होता है। इस 

ग्रन्यमें आयी हुई श्रेणिक-कथामें बताया गया है कि श्रेणिककी मृत्यु महावीरके 
निर्वाणके पश्चात्‌ हुई। श्रेणिक निर्वाण-प्राप्तिकि कई वर्ष पदचात्‌ परलोक- 
वासी हुआ |* श्रेणिक-चरितमें महावोरके निर्वाणके पूर्व श्रेणिकके देहाव- 
सानकी सूचना दी गयी है ।पर ये दोनों तथ्य पर्वोत्तरवर्ती होनेके कारण विरोधी 
नहीं हैं। श्रेणिकचरित्तकी रचना पन्द्रहवों शत्ताब्दोकी है। अतः उसकी अपेक्षा 
हरिवंशपुराण और हरिषेण-कथाका कथन पूव॑वर्ती होनेसे अधिक प्रामाणिक है। 
१, तथंब च श्रेणिकपूर्वभूमुजः प्रकृत्य कल्याणमहुं सहप्रजा: । 

प्रजग्मु रिन्‍्द्राइच सुरैयंयार्थ प्रयाचमाना जिनबोधिमथिन: ॥--हु० ६६।२१. 

२. बृहत्कधाकोश-हरिषेणक्रृत्, श्रेणिककथा, कथा ५५, 


३०२ : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


दिगम्बरसाहित्यके आलोक में ईस्वीकी पाँचवी शताब्दीसे ही नाछन्दाकी निकट- 
'बतिनी पावा ही महावी रको निर्वाणभूमि मानी गथी है। पृज्यपादने लिखा है:ः-- 
पद्मवनदीधिकाकुलविविधद्र मखण्डमण्डिते  रम्ये । 
पावानगरोद्याने व्युत्सगेंण स्थित: स मुनि: ॥ 
कारतिककृष्णस्यान्ते स्वातावुक्षे निह॒त्य कमरज: | 
अवशेष सम्प्रापद्‌ व्यजरामरमक्षयं सौख्यम्‌ ॥ 
परिनिवृंतं जिनेन्द्र ज्ञात्वा विबुधा ह्मथाशु चागम्य | 
देवतरुरक्तचन्दनकालागुरुसु रभिगोशीर्षे: ॥ 
अग्नीन्द्राज्जिनदेहँ मुकुटानलसु रभिधुपवरमाल्य: । 
अभ्यच्यं गणधरानपि गता दिंवं खं च दनभवने ॥॥ 
अर्थात्‌--तीर्थकर महावीर कमलवनसे भरे हुए और नानावृक्षोंसे सुशोभित 
पावानगरके उद्यानमें कायोत्सगं ध्यानमें आरूढ़ हा गये। उन्होंने कारतिक कृष्णा- 
के अन्तमें स्वाति नक्षत्रमें सम्पृण अवशिष्ट करम-कलंकका नाश करके अक्षय 
अजय और अमर सौख्य प्राप्त किया । देवताओंने जेसे ही जाना कि भगवानू- 
का निर्वाण हो गया, वे अविलम्ब वहाँ पर आये और उन्होंने पारिजात,, रक्त 
चन्दन, कालागुरु तथा अन्य सुगन्धित पदार्थ और धूपमालाएँ एकत्र कीं । 
अग्निकुमार देवोंके इन्द्रने अपने मुकुटसे अग्नि प्रज्वलितकर जिनेन्द्रप्रभुकी 
देहका संस्कार किया । देवोंने गणधरोंकी भी पुजा की और अपने-अपने स्थानपर 
चले गये । 


हरिवशपुराण, जयधवला टीका, तिलोयपण्णत्ती, उत्तरपुराण आदि सभी 
ग्रन्थोंसे यह सिद्ध होता हैं कि त्तीर्थंकर महावीरका निर्वाण मगध देशकी पावा 
नगरीमें हुआ है । 

बौद्ध साहित्यके आधारपर श्रीकन्हैयालाल सरावगीने कुशीनग रके समीप- 
वर्ती सठियाँवको तीथंकर महावीरकी निर्वाणभूमि पावा सिद्ध करनेका प्रयास 
किया है | उन्होंने सठियाँवकी जो व्युत्पत्ति पावाके साथ घटित,की है उसे पढ़कर 
महान्‌ आश्चयं होता है। उन्होंने लिखा है “श्रीका प्राकृत रूप सरि या सठि 
होता है। पावाका कालान्तरमें यावा--याँवा हो गया | इस प्रकार श्रोपावा > 
सिरिपावा > सठियावा >> सठियाँवा बन गया ।/" 


श्रीका सरि रूप बनता है पर प्राकृतके किसी भी नियमके आधारपर 'र' 
का ठ' और 'प' का 'य' नहीं होत। । पावाका याँवा रूप और श्रीके सठि रूप- 
की कल्पना करना भाषा-विज्ञानके समस्त नियमोंकी अवहेलना करना है | 


१. पावा-्समीक्षा, १० ४२ 


तीर्थंकर महावीर और उनको देशना : ३०३ 


अतः श्रीपावाका सठियाँवा सम्भव नहीं है। पूर्वाग्रह लेकर किसी भी शब्द- 
हा गे भी घसीटा जा सकता है। यहाँ श्रीसरावगीजीका पूर्वाग्रह ही प्रतीत 
ताहै। 

श्रीसरावगीजीकी एक नयी सूक्ष भी विचारणीय है। उन्होंने 'मज्म्िमा'- 
का मध्यवर्त्ती अर्थ न कर मध्यदेशवर्त्ती किस आधारपर किया है ? 'मज्म्षिमा' 
विशेषणका सीधा सम्बन्ध 'पावा' के साथ है, अतः देश शब्दका अध्याहार 
किस प्रकार सम्भव हुआ ? “मज्ञिमा' को विशेषार्थक विशेषण माना जाय 
अथवा साभिप्राय विशेषण माना जाय, इत दोलों ही स्थितियोंमें 'पावा' विशेष्यके 
रहते हुए 'देश' को बीचमें नहीं डाला जा सकता है। 

प्राचीन टीका-प्रन्थोंमें 'पावाए मज्मिमाए! का अर्थ सर्वत्र 'मध्यमा पावा' 
ही प्राप्त है; मध्यदेशवत्तिनी पावा नहीं । अपने कथनकी पृष्टिके लिए उन्होंने 
हरिवंशपुराणमें वरणित मध्यदेश” को 'मज्मिम' का बोधक लिखा है। पर 
इसकी सिद्धिके लिए प्रमाण नहीं दिया है | एक अन्य-तक यह है कि 'मज्िमाएं 
पावाए! में मज्िमा विशेषण स्त्रीलिज्भ है, इसके 'मध्य' पुंल्लिज्भ 'देश' शब्दका 
किस प्रकार अध्यहार संभव है? अध्याहार साभिप्राय विशेषणके होनेपर लिड्र, 
वचन और विभक्तिके नियमानुसार ही होता है। शब्द-गठनमें अनियमित 
व्यवहार नहीं पाया जाता है । 

शब्दरूपकी दृष्टिसे 'मज्झिमा'--मध्यमाका रूपान्तर है, “मध्य' का नहीं । 
'मज्ञझ' से मध्य बसता है, यह विशेषण है और इसकी निष्पत्ति 'मन्‌ + यतु-- 
नस्यधः से सम्मव है। मज्झिमा--मध्यमा भव अर्थ॑में 'म' प्रत्यय होनेसे 'मध्ये 
भव:--मध्य + म'--मध्यम + स्त्रीत्व टापू--मध्यमा--मज्ञिमा रूप निष्पन्न 
है। अत्तएव 'पावाए मज्िमाए! का अथ मध्यमा पावा अथवा मध्यवर्ती पावा 
है, मध्यदेशर्वात्तनी पावा नहीं । 

उल्लिखित त्तीनों पावाओंकी अवस्थिति पौराणिक भूगोलकी दृष्टिसे मध्य- 
देशमें है | मनुस्मृति, विष्णुपुराण, वामनपुराण आदिके आधारपर मध्यदेशका 
विस्तार हेमाद्विसे लेकर सहद्याद्रि तक माना गया है। तीर्थंकर महावीरकी 
निर्वाणभूमि 'मध्यमा पावा' थी, जिसकी स्थिति भंग प्रदेशकी पावा और 
गोरखपुर जिलेमें कुशोनाराकी निकटर्वात्तिनों पावाके मध्य थो । 

बौद्ध साहित्यमें अनेक प्रसंगोंमें पावाका निर्देश आया है। वत्तंमानमें कई 
विद्वानु बुद्धकी अन्तिम यात्रामें वणित पावाको ही तीर्थंकर महावीरको निर्वाण- 
भूमि बतलाते हैं। भयंकर बीमारीके अन्तर" बुद्ध वेशालीसे भण्डग्राम, अम्बग्राम 


१. दीघनिकाय २।३ महापरिनिव्वाणसुत्त । 


३०४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 





(आम्नग्राम), जम्बुग्राम, भोगनगर होते हुए पावा पहुँचे। यहाँ चुन्द कर्मारपुत्रके 
आम्रवनमें निवास किया । उसने दूसरे दिन बुद्धको भोजनके लिए आमन्त्रित 
किया और सूकर-महव तथा अन्य भोजन-सामग्री तैयार करायी । बुद्धने भिक्षु- 
संघके साथ जाकर भोजन किया | सूकर-महव खानेसे बुद्धको रक्त गिरने लगा | 
थोड़ी दूर चलकर वे थक गये । उन्हें मरणान्तक कष्ट हुआ | 

बुद्ध कुशीनाराकी ओर जा रहे थे। मार्ममें श्रान्त होनेपर वे एक वृक्षके 
नीचे विश्वाम करने लगे। बुद्धने आनन्दसे जल मांगा । आनन्द समीपर्वात्तनी 
ककुत्थासे जल भरकर लाये और बुद्धको पीनेके लिए दिया। 

पावासे कुशीनारा छः गव्यूति था, किन्तु इतनी दूरीमें बुद्धको पच्चीसबार 
बेठना पड़ा, मध्याह्ृसे चलकर सुर्यास्तके समय कुशीनारा पहुंचे | पावासे चल- 
कर ककुत्या नदी पार की । आगे हिरिण्यवत्ती नदी मिली, उसके परले तटपर 
स्थित कुशीना राके मल्लोंके शालवनमें गये और दो घने शालवृक्षोंके बीचमें 
उत्तरकी ओर सिरहाना करके लेट गये और यहीं निर्वाण प्राप्त किया । 

इस सन्दर्भसे यह स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध पावासे कुशीनगर पहुँचे थे 
तथा पावा ओर कुशोनगरकी दूरी १२ मील रही होगी। ककुत्था नदी भी थावाके 
निकट थी, जिससे जल लाकर आनन्दने उनको पिलाया था। यह पावा मल्लोंकी 
पावा है, तीर्थंकर महावी रकी निर्वाण-भूमि मध्यमा पावा नहीं । इत्तिहासन्नोंने, 
बुद्धको जहाँ भोजन कर सांघातिक रोग हुआ, पावाकी खोज को | कपिलवस्तुसे 
लेकर कुशीनारा, पडरौना, फाजिलनगर, सठियाँव, सरेया, कुक्कु रपाटी, नन्दवा, 
दनाहा, भासमानपुर डोह, मौर विहार, फरमटिया और गांगीटिकार तक 
प्राचीन भवनों, मन्दिरों और स्तूपोंके ध्वंसावशेष बिखरे पड़े हैं । इन अवशेषोंके 
देखनेसे ऐसा अनुमान होता है कि आततायी राजाओं अथवा प्रकृतिके बहुत 
बड़े प्रकोपके कारण ये ध्वंसावशेष हुए होंगे । 

इतिहास बतलछाता है कि श्रावस्तोके राजसिहासनपर आसीन होकर 
विदृडभने अपने पिता प्रसेनजितकों मरवाकर श्ाक्यों और उनके नगरोंको 
ध्वस्त कर दिया । श्रेणिकके पुत्र अजातशत्र॒ कुणिकने भी अपने पिताको बन्दी 
बनाकर मगधका सिहासन अधीत किया और अपने ननिहाल वेशाली-गणसंघ 
और उनके मित्र मल्लसंघको नष्ट कर दिया | इन दो महत्त्वाकांक्षी राजाओंके 
प्रतिशोधके परिणाम स्वरूप ही यहाँ डीह-टीले विद्यमान हैं। बुद्धकी मृत्युके 
पश्चात्‌ उनकी अस्थियोंके आठ भाग किये गये, इनमेंसे एक भाग शक्योने और 
दो भाग पावा एवं कुशीनगरके मल्लोंने ग्रहण किये। दोनों संघोंने उन अस्थि- 
भस्मोंपर स्तूपोंका निर्माण कराया। इससे यह निष्कष॑ निकलता है कि 


तोथेंकर महावीर और उनकी देशना : ३०५ 
२० 


कपिलवस्तु, कुशीनारा ओर पावाका विनाश बुद्धकी मृत्युके आस-पास हुआ और 
स्तूप इसके उत्तर कालमें ध्वस्त किये गये । अत्एव घ्वंसावशेष सठियाँवकी 
प्राचीनताक सूचक हैं । 

वर्तेमात सठियाँवमें तालाब और स्तूपोंके ध्वंसावशेष प्रचुर रूपमें विद्यमान 
हैं। पावा वेशालो-कुशीनारा मार्गपर अवस्थित थी। अतः वह कुशीनारासे 
दक्षिण-पु्रं होनी चाहिए | पडरौना उत्तर और उत्तर-पू्व में बारह मीलकी दूरी- 
पर है, पर यह वेशालो-कुशीनारा मागंपर स्थित नहीं है। इस विवेचनके 
अनुसार फाजिलनगर सठियाँव ही पुरानी पावा है। 

लंकाकी बौद्ध अनुश्रुतियोंके अनुसार पावा कुशीनारासे बारह मील दूर 
गण्डक नदोकी ओर संभव है। यह कुशीनारासे पूर्व या दक्षिण-पुव॒में अवस्थित 
है। इस अनुश्रुतिमें कुशीनारा और पावाके बीचमें एक छोटी नदी भी बत्तायी 
गयी है, जो 'ककुत्था” कहलाती थी। यहीं बुद्धने स्‍्तान और जलूपान किया 
था । इस नदीका वर्त्तमान ताम 'घागी” है। यह कसियासे पुर्व, दक्षिण-पूर्वकी 
ओर छः मील दूर है। 

फाजिलनगरके भग्नस्तूपसे डेढ़ फर्लांग उत्तर-पूर्वमें बहनेवाछी 'सोनुआ' 
'सोनावा' या 'सोनारा' नामकी नदी है| यही नदो ककुत्या है, यह पावा और 
कुशीनगरके मध्य वहती है। वत्तमानमें सठियाँवसे डेढ़ मील पश्चिमकी ओर 
प्राचीन सदीके चिह्न मिलते हैं, जो अन्हेया, सोनिया और सोनाका कही जाती 
है । इससे दो मील पश्चिममें घागी' तामकी एक बड़ी नदी है । पड़सेतासे दस 
मील उत्तर-परदिचिममें सिंघा गाँवके पास एक झील है, 'धागी' नदी इसीसे 
निकलती है। अतएब संक्षेपमें महात्मा बुद्धकी राजगृहसे कुशीनगर त्तककी 
यात्राका अध्ययन करनेपर पावा भोगनगर (बदरांव) और कुशीनगरके मध्य 
सठियाँव-फाजिलनगर हैं । परन्तु यह मध्यमा पावा नहीं है । 
निर्वाणस्थल-सम्बन्धी बोौद्धागस प्रमाण 

बौद्ध वांडमयम महावी रकी निर्वाणभूमि पावाके सम्बन्धमें 'सामगामसुत्तन्त , 
'पासादिकसुत्त', 'संगीतिपरियायसुत्त' आदि ग्रन्धोंमें उल्लेख आये हैं। ये निर्देश 
विद्वे पपूर्ण साम्प्रदायिक संकी्णंताके परिचायक हैं । यहाँ मूल सन्दर्भ॑ प्रस्तुत्तकर 
निर्वाणभूमिसे संबद्ध निष्कर्ष अंकित किये जायेंगे । बताया है :-- 

एव मे सुतं | एक समयं भगवा सककेसु विहरति सामगामे। तेन खो 

पन॑ समयेत निगण्ठो नात्तपत्तो पावायं अधुना कालंकतो होति। तस्स 

कालड्िरियाय भिन्‍ना निगण्ठा द धिकजात्ता भण्डनभिन्‍ना निगण्ठा द्वेधिक- 

जाता--'पे० भिन्‍नथूपे अप्पटिसरणे' ति। एवं कुत्ते आयस्मा आनंदो चुन्द॑ 


३०६ : तीकर्थर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


समणुददेस एंतदवोच 'अत्यि खो इदं आवुसो चुन्द, कथा पामन्तं मगवन्त॑ 

दस्सनाय । अयाम आवुसो चुन्द, येन भगवा तेनुपसद्भुमिस्साम । उपसडू:- ' 

मित्वा एतमत्यं भगवतो आरोचेस्साम' ति। एवं भन्‍्ते' ति खो चुन्दो 

समरणुदेसो आयस्मतो आनन्दस्स पच्चस्सोसि ।* 

अर्थात्‌ एक बार भगवान बुद्ध शाक्‍्य देशके सामगाममें विहार करते थे | 
निगंठ नातपुत्रकों कुछ समय पव॑ ही पावामें मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्युके 
अनन्तर ही निगंठोंमें फूट हो गयी, दो पक्ष हो गये, वे कलह करते हुए एक 
दूसरेकी मुखरूपी शक से छेदते विहर रहे थे--'तू इस धमं-विनयको नहीं 
जानता, में इस धमं-विनयकों जानता हूँ । तू भला इस धर्म-विनयको क्या 
जानेगा ? तू मिय्यारूढ़ है, मैं सत्यारूढ हूँ ।' 

निगण्ठ नातपुत्रके इवेतवस्त्रधारी गृहस्थ शिष्य भी तातपुत्रोीय निमंठोंमें 
वेसे ही विरक्त चित्त हैं, जैसे कि वे नातपुत्रके दुराख्यात (अस्पष्ट), दुष्प्रवेदित 
(अज्ञात), अनेर्याणिक (पार न लगानेवाले), अनुपशम संवतंनिक (न शान्ति 
गामी), असम्यक सम्बद्ध प्रवेदित (किसी बद्धसे न जाने गये), प्रतिष्ठा (आधार 
रहित, भिन्नस्तप, आश्रमरहित धमंविनयमें थे । 

चुन्दसमणुद्देस पावामें वर्षावास समाप्त कर सामगाममें आयुष्मान आननन्‍्दके 
पास आये और उन्हें निगण्ठ नातपुत्रकी मृत्यु त्था निगंठोंमें हो रहे बिग्रहकी 
सूचना दी । आयुष्मान्‌ आनन्द--“आवुस चुन्द ! भगवान्‌के दर्शनके लिए यह 
बात भेंट रूप है। आओ--आवुस चुन्द ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ चलें । चलकर 
यह बात भगवान्‌को कहें--अच्छा भन्‍्ते ! चुन्द समणुद्देसने कहकर आयुष्मान्‌ 
आनन्‍्दका समर्थन किया | 

उपालि-संवादमें बताया गया है कि नातपुत्र नालन्दावासी होनेपर भी 
पावामें कालगत हुए। उन्होंने सत्यलाभी उपालि गृहपतिको दस गाथाओंसे 

भाषित बुद्धके गुणोंको सुनकर उष्ण रक्त उमल दिया। अस्वत्थ अवस्थामें ही 

उन्हें पावा ले गये और वहीं कालगत हुए ।* 

इन सन्दर्भोके अध्ययनसे निम्नाडित तथ्य प्रसूत होते हैं :-- 

१. तीर्थंकर महावीरका निर्वाण पावामें हुआ । 

२. उनको मृत्युके समय ही जैनसंघमें फूट पड़ गयी । 

३, इसी समय इवेत्ताम्बर और दिगम्बर भेद प्रकट हुए । 


१. मज्िमनिकाय, सामगाम-सुत्तत्त ३।९।४. 
२, मज्शिमनिकाय अड्रकथा, सामगाम-सुत्तवण्णना, खण्ड ४, पु० ३४, 


तीर्थंकर महावीर और उनको देशना : ३०७ 


४. महावीरकी मृत्यु रक्तपित्त रोगसे हुई । 

५. अस्वस्थावस्थामें नालन्दासे उन्हें पावामें ले जाया गया । 

इन त्तथ्योंपर क्रमशः विचार करनेपर अवगत होता है कि महावीरका 
निर्वाण पावामें हुआ, यह सत्य है। पर यह पावा कौन-सी है ? यह स्पष्ट नहीं 
होता । मलल्‍ल गणराज्यकी पावा तो यह हो नहीं सकती, क्योंकि जैन ग्रन्थोंमें 
महावी रको निर्वाणभूमि मध्यमा पावा बतलायी गयी है। 

महावी रके निर्वाण-समयमें हो जेनसंघमें फूट पड़ गयी, यह नितान्त भ्रामक 
है। दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही परम्पराएँ यह स्वीकार करतो हैं कि उक्त 
संघमेद मौय॑ सम्राट चन्द्रगुप्तके समयमें हुआ । जब मगध जनपदमें बारह वर्ष- 
का दुष्काल पड़ गया तो श्रुतकेवली भद्रबाहु अपने नेतृत्वमें बारह हजार मुनि- 
संघको लेकर दक्षिण भारतकी ओर चले गये । कुछ मुनि यहाँ भी रह गये, वे 
समयके प्रभावसे दवेतवस्त्रधारी बन गये। फलतः इवेताम्बर और दिगम्बर 
संघ-मेद ई० पू० ३००के लगभग उत्पन्त हुआ। अतएव बौद्ध वाड्मयमें 
निम्नन्थोंके सम्बन्धमें जो फूटको चर्चा की गयी है, वह बुद्धेके समयकी नहीं 
हो सकतो है। ऐसा मालूम पड़ता है कि साम्प्रदायिक विद्वेषवश यह सन्दर्भ 
बादमें जोड़ा गया है । 

केम्ब्िज हिस्ट्री, ऐनशियेन्ट इण्डिया, भारतके प्राचीन राजवंश आदि ग्रन्थों- 
में एक मतसे द्वेताम्बर और दिगम्बर भेदको मगधके दुभिक्षके पश्चात्‌ माना 
गया है। केम्ब्रिज हिस्ट्रीमें भद्रबाहुके दक्षिण गमनका निर्देश करते हुए लिखा 
गया है--'यह समय जैनसंघके लिये दुर्भाग्यपुर्ण प्रतीत होता है और इसमें 
कोई सन्देह नहीं किई० पू० ३०० के लगभग महान्‌ संघर्भेदका उद्गम 
हुआ, जिसने जेन संघको इवेत्ताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायोंमें विभाजित कर 
दिया । दक्षिणसे लोटे हुए साधुओंने, जिन्होंने दुर्भिक्ष कालमें बड़ी कड़ाईके 
साथ अपने नियमोंका पालन किया था, मगधर्म रह गये, अन्य अपने साथी 
साधुओंके आचारसे असन्तोष प्रकट किया तथा उन्हें मिथ्याविश्वासी और 
अनुशासनहीन घोषित किया । 


आर० सी० मजुमदारने भी अपने इतिहासमें संघभेदका समय मगधके 
दु्िक्षको ही इंगित किया है। उन्होंने लिखा है--“जब भद्रबाहुके अनुयायी 
मगधमें छोटे, त्तो एक बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ | नियमानुसार जेन साधु 
नग्न रहते थे, किन्तु मगधके जेत साधुओंने सफेद वस्त्र धारण करना प्रारम्भ 


१. कैम्प्रिज हिस्ट्री ( सन्‌ १९५५ ), पृ० १४७. 


३०८ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आबार्य-परम्परा 


कर दिया । दक्षिण भारतसे लौटे हुए जेन साधुओंने इसका विरोध किया, 
. बयोंकि वे पूर्ण नग्लताकों भहावीरकी शक्षिक्षाओंका आवश्यक भाग मानते थे।. 

विरोधका शान्त होना असम्भव पाया गया और इस तरह श्वेत्ताम्बर और 
दिग्रम्बर सम्प्रदाय उत्पन्न हुए। |” 


भारतके प्राचीन राजवंश' ग्रत्थमें पण्डित श्रीविश्वेदवर ताथ रेऊने उपयुंक्त 
तथ्य जेसा ही विवेचन किया है। उन्होंने लिखा है--“कुछ समय बाद जब 
अकाल निवृत्त हो गया और कर्नाटकसे जेत लोग बापस लौटे, तब उन्होंने देखा 
कि मगधके जेन साधु पो छेसे निश्चित किये गये धम्म-प्रन्थोंके अनुसार स्वेतवस्त्र 
पहनने लगे हैं। परन्तु कर्नाटकसे छौटनंवालोंने इस बातकों नहीं माना। 
इससे वस्त्र पहननेवाले जेन साधु श्वेत्ताम्बर और उग्न रहनेवाले दिगम्बर 
कहलाये ।” 


अतएव बौद्ध साहित्यमें जो संघर्भदको समीक्षा की गयी है, वहू उसकी 
प्रामाणिकतामें सन्देह उत्पन्न करती है। 

साम्प्रदायिक विद्वेषवश बौद्ध साहित्यमें महावीरके रक्त-पित्त रोगका कथन 
और नालन्दासे उनका पावामें ले जाना ये दोनों ही बातें भी भ्रान्त हैं । ग्रदि 
मज्िमनिकाय, अट्रुकुथा और सामगामसुत्तवण्णनामें महावीरकी निर्वाणभूमिके 
लिये आये हुए सन्दर्भपर विचार करें, तो दो तथ्य प्रस्फुटित होते हैं । 


(१) किसी भी रोगीको मरणासन्‍्न स्थितिमें बहुत दूर नहीं ले जाया जा 
सकता है और साथ ही रोगी ऐसा हो, जो साधु, त्यागो, व्रती है और जिसका 
संसारमें कहीं कोई सम्बन्धी नहीं है, उसे उतनी अधिक दूर ले जाना बद्धिमत्ता 
नहीं है। अतः कुशीनग रके निकटवर्त्ती सठियांव--प्रावा त्तक महावीर नहों गये 
होंगे। यह पावा तो नालन्दाकी निकर्टर्वात्तनी ही सम्भव है। अत्त: बोद्ध 
वाइम्मयके उक्त तकंसे नालन्दाकी समीपर्वत्तिनी पावा ही निर्वाणभूमि सिद्ध 
होती है | 

(२ ) जैन वाडःमयमें महावीरके अन्तिम समयकी ऐसी कोई घटना नहीं 
मिलती, जिससे यह सिद्ध होता हो कि महावीर अन्तिम समयमें नालन्दासे 
पावा गये। जैन आममोंमें स्पष्ट उल्लेख है कि चम्पामें वर्षावास समाप्त कर 
महावीर भ्रमण करते हुए पावाके गणराज्य हस्तिपालकी रज्जुकशालामें आये 
और यहीं अन्तिम चातुर्मास किया | 


१. एनशियेन्ट इण्डिया, पू० १७९ 
२. भारतीय प्राचीन राजवंग, भाग २, १० ४१. 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ३०९ 


उपालि द्वारा बुद्धकी प्रशंसा सुनकर महावीरका उष्ण रक्त वर्भन करनां 
इतिहास विरुद्ध मिथ्या कल्पना है। अतएव संक्षेपमें यही कहा जा सकता है कि 
बौद्ध साहित्यके आधारपर महावीरकी निर्वाणभूमि नालन्दाको समीपवर्त्तिनी 
पावा ही है, सठियाँव वाली पावा नहीं | यदि जेनागमके सबल प्रमाण उपलब्ध 
हो जाये, तो इस मन्यताको परिवर्तित करनेमें तनिक भी संकोच नहीं होगा । 


वत्तंसान पावा-सम्बन्धी सामग्री 

कुछ विद्वान मगध जनपदकी अन्तवंतिनी «पावामें प्राचीन जेन चिह्नोंका 
अभाव देखकर इसे निर्वाण-भूमि माननेके पक्षमें नहीं हैं। वहाँ निर्मित मन्दिर . 
एवं सांस्कृतिक चिह्न आधुनिक हैं। पर इतिहास इस बातका साक्षी है कि १२ 
वीं-१३ वीं शताब्दीमें जेनधर्मका केन्द्र उत्तरी विहारसे हटकर दक्षिणी विहार- 
में स्थापित हो गया था । राजगृह और पावापुर तो महावीरके समयमें ही 
जनतीर्थं बन चुके थे | पावापुरीमें ई० सन्‌की १३ वो शत्ताब्दीमें एक जन सम्मे- 
लन हुआ | ई० सन्‌ १२०३ में यहाँ भगवान महावीरकी मूत्ति विराजमान की 
गयी ”। इसके पहले भी यहाँ मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा हुई हो, तो इसमें कोई अतिरंजना 
नहीं है। मदनकीत्तिने अपने समयके छब्बीस त्तीर्थोका वर्णन किया है। मदन- 
कीतिका समय ई० सनकी १३वीं शत्तोका उत्तराड्ध है।। इन्होंने पावापुरीके वीर 
जिनका वर्णन किया है | अतः १२वीं शत्ताब्दीके पहले ही मगधवाली पावाकी 
प्रतिष्ठा महावी रकी निर्वाणभूमिके रूपमें हो चुकी थी । 'तीर्थंकल्प' में भी जिन- 
प्रभसूरिने 'पावापुरी' या 'अपापा' के नामसे इस तीथंका महत्त्व प्रत्तिपादित 
किया है | अतएवं यह निश्चित है कि वत्तंमान पावापुरीको मान्यता जिनसेन 
प्रथमके पहले ही प्राप्त हो चुकी थी । जिनसेनने इसी कारण श्रेणिकको निर्वा- 
णोत्सवमें सम्मिलित किया है। 

अभी गाँवके मन्दिरकी मरम्मतके समय खुदायीमें एक प्राचीन मन्दिरका 
अवशेष नींवमें प्राप्त हुआ है। इस ध्वंसावशेषके सम्बन्धमें विशेष जानकारी 
तो नहीं, पर इतना अवश्य है कि यह ध्वस्त मन्दिर जिसकी बुनियादपर नया 
मन्दिर निर्भित है, पर्याप्त प्राचीन रहा है। सम्भवत्त: खुदायीमें अन्य सामग्री भी 
उपलब्ध हो जाय । अतएवं उपलब्ध प्रमाणोंके आलोकमें वतंमान पावापुरी ही 
महावी रकी निर्वाणभूमि है । 

जेन प्रमाणोंकी अवहेलना कर नवीनताके व्यामोहमें कोई भले ही स्ि- 
याँव--फाजिलनग रको तीर्थंकर महावीरकी निर्वाणभूमि बतलाये, पर यथाथंतता 





१. श्री पूर्णचन्द्र नाहर, जैन लेख-संग्रह, भाग २ (कलकत्ता १९२७), १० २६३. 
२. सम्पा० डॉ० दरबारीलाल कोठियां, शासनचतुस्त्रिशिका, वीर सेवा मंदिर, दिल्ली, 


३१० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इससे दर है। इसमें संदेह नहीं कि र।जगृहसे कुशीनगरकी यात्रा करते समय॑ 

 बद्धने जिस पावामें भोजन ग्रहण किया था, वह पावा सठियाँव है। स्दियाँव' 
का बौद्ध संस्कृतिसे घनिष्ट सम्बन्ध है और यहां अनेक स्तृपावशेष भी है। पर 
जन संस्कृतिसे इस स्थानका तनिक भी रूगाव नहीं है। न एक भी ऐसा ज॑न 
प्रमाण उपलब्ध है, जिसका साक्ष्य देकर इस स्थानको तीर्थंकर महावीरकी 
निर्वाणभूमि माना जा सके | े 
उत्तराधिकार 


तीर्थंकर महावीरके चतुविध संघके सदस्य पांच लाख तर-नारी थे | मुन्ि- 
संघ ग्यारह गणधरोंकी अध्यक्षतामें नौ गणों या वृन्दोंमें विभक्त था। श्रावक- 
श्राविका संघमें सभी वर्ग और जातिके व्यक्ति सम्मिलित थे। भारतके कोने- 
कोनेमें तो उनके अनुयायी विद्यमान थे ही, पर भारतके बाहर गान्धार, 
कपिशा और पारसीक आदि देशोंमें भी उनके भक्त थे। 


महावी रके निर्वाणोपरान्त उनका उत्तराधिकार--जेनसंघका नायकत्व 
उनके प्रवान गणधर इन्द्रभूति गौतमको प्राप्ट हुआ | जिस दिन तीर्थंकर महा- 
वीरका निर्वाण हुआ, उसी दिन उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधर केवलज्ञानी 
हुए* । उनके मुक्त होनेपर सुधर्म स्वामी केवलज्ञानी हुए और इनके मुक्त' होने 
पर जम्बूस्वामी केवलज्ञानी हुए । जम्बूस्वामीके मुक्त होनेपर कोई अनुबद्ध 
केवली नहीं हुआ । इन तीनोंके धममंप्रवत्तंनका सामूहिक काल ६२ बषं है। 

इन्द्रभूति गौतम गणधरने महावीरके उपदेशोंको श्ंंखलाबद्ध, व्यवस्थित 
एवं वर्गक्नित रूपमें संकलितकर उनकी वाणीको स्थायित्व प्रदान किया | 
इन्द्रभतिने बारह वर्षों तक संघका संचालन किया । |ये भी अहंत्‌, केवली और 
सर्वज्ञ थे । इनसे अगणित प्राणियोंने आलोक प्राप्त किया । 


१. जादों सिद्धो वीरो तहिवसे गोदमो परमणाणी । 
जादो तस्सि सिद्धे सुधम्मसामी तदो जादों॥। 
तम्मि कदकस्मणासे जंबूसामि त्ति केवली जादो । 
तत्थ वि सिद्धिपवण्णे केवलिणों णत्यि अणुबद्धा ॥ 
वासट्टी वासाणि गोदमपहुदीण णाणवंताणं । 
धम्मपयट्रणकाले परिमाणं पिंडरूवेणं ॥| 
-+तिलोयपण्णत्ती ४॥१४७६-१४७८. 
२. पृणों तेणिदभूदिणा भाव-सुद-पज्ज़य-परिणदेण बारहंगाणं चोहसपुब्बाणं च गंधाण- 
मेक्केण चेव मुहुत्तेण कमेण रयणा कदा । 
--भवलछाटीका, ; पुस्तक, पृ० ६५. 


तोथीकर महावीर और उनकी देशना : ३११ 


इनका निर्वाण वी० नि० सं० १२ ई० पू० ५१५ मैं हुआ। इसके पष्चात्‌ 
ः. लोहाबाय॑ या सुधर्माचायं संघनायक हुए। ये भी अहंत्त, सर्वज्ञ और केवली थे। 
इन्होंने बारह वर्षों तक संघका संचालन किया । 


घबलाटीकामें बतलाया गया है कि इन्द्रभूति गौतम गणघरने दोनों प्रकार- 
का श्रुतज्ञान लोहाचार्यकों दिया'। छोहाचा्य सात प्रकारकी ऋद्धियोंसे युक्त 
और समस्त श्रतज्ञानके पारगामी थे। लोहाचाय॑ या सुधर्माचा्यने अपने 
उपदेक्षामृत द्वारा जनसमूहका अज्ञानान्धकार छिन्‍्न किया। इनका निर्वाण 
विपुलाचलूपर* वी० नि० सं० २४ ई० पू० ५०३ में हुआ । 


सुधर्माचायने जिस दिन निर्वाणठाभ किया, उसी दिन जम्बूस्वामीको 
केवलजश्ञान हुआ । जम्बूस्वामी चम्पा नगरीके सेठ अहूंद्वासके पुत्र थे और इनकी 
माताका नाम जिनदासो था। इनके गर्भमें आनेके पहले माताने गज, सरोवर, 
शालिक्षेत्र, निधृमाग्निशिखा और जम्बूफल ये पाँच स्वप्न देखे तथा माता इन 
स्वप्नोंका फल ज्ञातकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। कुमार जम्बू शेशवकालसे 
भविष्णु, पराक्रमी और वीर थें। इन्होंने एक मदोन्मत्त हाथीको वश किया, 
जिससे इनको वीरता और साहससे प्रभावित होकर सागरदत्त सेठने अपनो 
कन्या पद्मश्नी, कुबेरदत्तने कनकश्री, वेश्रवणदत्त सेठने विनयश्री एवं घनदत्त 
सेठने रूपश्रीका विवाह जम्बूके साथ कर देनेका निश्चय किया | 


जम्ब॒कुमार एक मुनिका उपदेश सुनकर विरक्त हो गये और दीक्षा ग्रहण 
करनेका विचार किया | माता-पिता पुत्रको परिवारक बन्धनमें बांध रखनेके 
उद्देश्यसे उनका विवाह कर देते हैं। चारों रूपवत्ती पत्तनियाँ उन्हें अपनी ममतामें 
जकड़कर रखना चाहती हैं, और विभिन्‍न प्रकारकी कथाएँ सुनाकर उनके 
हृदयके विकारोंको उभाड़ती हैं, पर जम्ब॒कुमार हिमालयके समान अडिग रहते 
हैं। माता जिनदासी कुमा रको विषयासक्त बनानेके लिए विद्युच्चो रकी सहायत्ता 
भी छेती है; किन्तु विजय जम्बकुमारकी ही होती है और वह विद्युच्चोरके 
साथ महावीरकी घमंसभामें दीक्षित हो जाता है । 





१. जयधवला, तिलोग्रपण्णत्ती और इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतारमें लोहाचार्यके स्थानपर 
सुधर्माका नाम आता हैं। यथा--- 

तदो तेण गोअमगोत्तेण इंदभूदिणा अंतोमुहुत्तेणाबह्ारियदुवालसंगत्येण तेणेब 

कालेण कमदुवाछसंगगंयरयणेण गुणेहि सगसभाणस्स सुहमाइरियस्स गंयो वक्‍्खाणिदो। 

--जयध० अ० १० ११. 

२. विउलइरिसिहरे विसुद्धुणि निव्वाणु पत्तु सोहम्मु मुणि--जंबूसामिचरि १०।२३. 


३१२ : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


जैनमुनि बनकर मथुरा नगरौके चौरासी नांमके स्थानपर जम्बकुमारने 
तपश्चरण किया। महावी रकी शिष्यपरम्परामें जम्बूस्वामी अन्तिम केचली थे । 
इनका तिर्वाण राजगृहक॑ विपुलाचल पर्वतसे बी० लि० सं० ६२ ई० पू० ४६५ 
में हुआ' । अड़तीस वर्ष तक जम्बस्वासो धर्मका प्रवचन करते रहे । 

जम्बूस्वामीके मुक्त होनेक पश्चात्‌ कोई अनुबद्ध केवली नहीं हुआ । इन 
तीनों कंवलियोंक धर्मप्रवत्तन का काल ६२ वर्ष है। | 

इन केवलियोंके पदचात्‌ नन्दि, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवद्ध॑न और भद्र- 
बाहु ये पांच श्रुत्तकवली महावीरके तीथ्थमें हुए' । इन पाँचों का सम्मिलित 
काल सी वर्ष है। कुछ आगम-प्रल्थोंमें नन्दिके स्थानपर विष्णुका उल्लेख है। 
बहुत संभव है कि विष्णु और नन्दि भी एक ही आचारय॑ हों। इनका कहीं नाम 
विष्णु लिखा गया हो और कहीं नन्दि | पूरा नाम विष्णुनन्दि रहा होगा । 

जम्बूस्वामी कंवलीके पश्चात्‌ श्रुतकंवली भद्रबाहु संघनायक हुए | ये युग- 
प्रधानाचायं थे तथा दिगम्बर और इवेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंमें इन्हें 
मान्यता प्राप्त थी | इन्हींके समयमें संधभेद हुआ | निस्सन्देह भद्रबाहुका स्थान 
अखण्ड जेनपरम्पराकी दृष्टिसे बहुत्त महत्त्वपूर्ण है। थे मौयंसम्राद्‌ चन्द्रगुप्तके 
समकालीन हैं। इनका जन्म स्थान पुण्ड्रवर्धन देश और गुरुका नाम गौवर्धन 
बताया गया है। श्री कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने लिखा है?--.“समस्त दिगम्बर 
जैन साहित्यमें तथा शिलालेखोमें गोवरद्धनको चतुर्थ श्रुतकंबली बंत्तलाया 
है और उन्हें भ्रद्रबाहु श्रुतकेवलीका पूंज बतलाया है। तथा भद्रबाहुको 
पुण्ड्वर्धन देशक कोटिमत नगरका निवासी बतलाया है। अतः यह निविवाद 
है कि बृहत्कथाकोषमें जिस भ्रद्रबाहुका आख्यान दिया है, वे श्रुतकेवली भद्र- 
बाहु ही हैं और उनके समयमें चन्द्रगुप्त नामका यदि कोई राजा हुआ है तो 
वह मौयंसम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ही है। चन्द्रगुप्त नामक अन्य राजा तो बहुत समय 


१, विउलइरिसिहरि कम्मट्टुचत्तु सिद्धालय--सासयमोक्खपत्तु । 
--जंबूसामिचरिउ, १०१२४, 

२. णंदी य णंदिमित्तों विदिओं अवराजिदो तइज्जो य । 

गोबद्धनो चउत्यो पंचमओ भददबाहु त्ति ॥ 

पंच इमे पुरितवरा चउदसपुव्वी जगम्मि विवखादा । 

ते बारस अंगधरा तित्ये सिरिवड्ढमाणस्स ॥ 

पंचाण मेजिदाणं कालपमाणं हवेदि वाससद । 

बीदम्मि पंचमए भरहे सुदकेवली णत्थि ॥--तिलोयपण्णत्ती ४/१४८२-१४८४, 
३. जैनसाहित्यका इतिहास, पूर्वपीठिका, प्रथम संस्करण, पू० ३४३५ 


तीर्थंकर. महाथोर और उनको देशभा : ३१३ 


पश्चात्‌ हुए हैं। अतः उनके श्रुत्केवली भद्रबाहुकं समकालीन होनैका प्रइन 
ही नहीं है ।' 

मगधमें जब वारह वर्षका महादुभिक्ष पड़ा त्तो भद्रबाहुके नेतृत्वमें जेनसंघ 
दक्षिणकी ओर गया और कर्णाटक देशक श्रवणबेलगोल नामक स्थानको अपना 
केन्द्र बनाया | श्रतकेवली भद्गबाहुने दक्षिण भारतमें ही समाधिमरण ग्रहण 
किया । । 

पदचात्‌ एकसौ तेरासी वर्षमें ग्यारह मुनि दश पू्ंके धारक हुए। अन- 
न्तर दोसौ बीस वर्षमें पाँच मुनि ग्यारह अंगक घारी ;हुए। तदनन्तर एकसौ 
अठा रह वर्षमें सुभद्रगुरु, जयभद्र, यशोबाहु और महापृज्य लोहाये ये चार मुनि 
आचारांगके धारी हुए ।" 

इनके पढ्चात्‌ महातपस्वी विनयन्धर, गुप्तश्नुतति, गुप्तकषि, मुनीश्वर शिवगुप्त, 
अहंदबलि, मन्दरायं, मित्रवीरवि, बलदेव, मित्रक, सिहबल वोरवितू, पद्मसेन, 
व्याप्रहस्त, नागहस्ती, जित्तदण्ड, नन्दिषेण, दीपसेन, धरसेन, सुधमंसेन, सिहसे न, 
सुनन्दिषंण, ईश्वरसेन, सुनन्दिषेण, अभयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, भीमसेन, 
जिनसेन और शान्तिसेन आचाय॑ हुए | अनन्तर षद्खण्डागमके ज्ञाता, इन्द्रिय- 
जयी जयसेन नामक आचाय॑ हुए। इनके शिष्य प्रसिद्ध वेयाकरण, प्रभावशाली 
और सिद्धान्तपारगामी अमितसेन गुरु हुए । ये पवित्र पुन्नाट गणके अग्रणी-- 
अग्रेसर आचाय थे | 


जिनेन्द्र शासनके स्नेही परमत्त पस्वी, सौ वर्षकी आयुके धारक एवं दात्ताओं- 
में मुख्य इन अमितसेन आचायेने शास्त्रदानके द्वारा पुथिवीमें अपनी बदान्यता-- 
दानशीलता प्रकट की थी | इन अमितसेनके अग्रज धमंबन्धु कीत्तिषेण नामक 
मुनि थे; जो शान्‍्त, बुद्धिमान और त्तपस्वी थे। इनके शिष्य जिनसेन प्रथम 
हुए! । इस प्रकार पुत्राटसंघी आचार्योकी परम्परा चली । 

घवलाटीकाके उल्लेखानुसार पांच श्रुतकेवलियोंके पश्चात्‌ विशाखाचाय्य, 
प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयाचार्य, नागाचारय, सिद्धार्थदेव, घृतिसिन, विजयाचार्य, बुद्धिल, 
गंगदेव और धमंसेन ये ग्यारह आचाये एकादश अंग ओर उत्पादपुर्व आदि दश 
पू्वोकि घारक त्तथा शेष चार पृर्वोकि एकदेश धारक हुए । 


इसके पश्चात्‌ नक्षत्राचायं, जयपाल, पाण्ड्स्वामी, श्ुवसैन और कंसाचायं ये 
पांच अचाय॑ सम्पूर्ण ग्यारह अंग और चौदह पूर्वोकि एकदेश धारक हुए । अनन्तर 


१. हरिवशपुराण ६६।२३-२४. 
२. वही, ६६।२५-३३. . 


३१४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाय॑ आचारांगके धारक तथा शेष अंग एवं 
पुर्वोके एकदेश धारक हुए। इसके अन्तर धरसेन, भूतबलो, पुष्पदन्त आदि 
आचाय हुए।' 

इस प्रकार संघका विकास देश, कार एवं परिस्थित्तियोंके अनुसार होता 
गया। निम्न॑न्थ-संघके प्रधान केन्द्र श्रवणवेलगोला, मथुरा आदि स्थान तथा 
इवेतताम्बर-संघके उज्जयिनी, बलभी, प्रतिष्ठान प्रभृति स्थान बने। यद्यपि समय- 
के प्रभावके कारण अनेक विकृतियां उत्पन्न हुईं, पर तीर्थंकर महावा रके सिद्धान्त 
अक्षुण्ण रहे । 

आचार्योको पट्टावली कई रूपोंमें मिलती है । इन पट्टावलियोंमें समानताके 
साथ कई विषमत्ताएँ भी उपलब्ध होती हैं ।* 


१. घबलाटोका, १ पुस्तक, १० ६६-६७. 
२. विशेषके लिए देखें--आचार्य परम्परा, द्वितीय तुतोय भाग । 





तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ३१५ 


अष्टम परिच्छेद 


देशना--ज्ञेयतत्तत 


विरासतकी उपलब्धि और वितरण 


तीर्थंकर महावीरके पूर्व तेईस अन्य तीर्थंकर हो चुके थे, जिनकी विरासत्त 
उन्हें सहजरूपमें उपलब्ध हुईं थी । तेईसवें तीर्थंकर पाश्वंनाथको हुए अभी अधिक 
समय नहीं व्यत्तीत हुआ था। अतः उनकी परम्परा धमंदेशनाके रूपमें 
प्राप्त थी। पाइ्वेनाथ महावीरसे केवछ २५० बे पूर्व हुए थे। पाश्व॑नाथके 
जनकल्याणकारी उपदेशके सम्बन्धमें कोई निश्चित विवरण प्राप्त नहीं 
होता, पर जैन ओर बोढ़ ग्रन्थोंसे यह ज्ञात होता है कि इन्होंने चातुर्याम धर्मका 
उपदेश दिया था| पाइ्व॑नाथके समयमें बालतप और यज्ञीय हिंसाकी समस्याएँ 
ज्वलन्त थीं, अत्तः इन्होंने केवलज्ञान प्राप्त कर अपने उपदेश द्वारा उनका 
समाधान प्रस्तुत किया । 


> ३१६- 


पाश्व॑नाथ अन्य तीर्थंकरोंक समान अचेल थे। अत्तः महावीरको उनसे 
अचेल-ध म॑ उपलब्ध हुआ था| यदि पाश्व॑ंत्राथ स्वयं सचेलक होते और 
उनकी परम्परामें साधुओंके लिए वस्त्रकी स्वीकृति होती, तो महावीर स्वयं न 
तो दिगम्बर रहकर साधना ही करते ओर न नग्नताको साधुत्वका अनिवारय 
अंग मानकर उसे व्यावहारिक रूप ही देते । सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० बेचरदास 
दोशीने “जैत साहित्यमें विकार” ग्रन्थमें स्पष्ट लिखा है-- किसी बेचने संग्रहणीके 
रोगीको दवाके रूपमें अफीम सेवन करनेकी सलाह दो थी, किन्तु रोग दूर 
होनेपर भी जैसे उसे अफीमकी लत पड़ जाती है और वह उसे नहीं छोड़ना 
चाहता, वेसी ही दशा इस आपवादिक वस्त्र की हुई" |” 


अत: यह संभव है कि पाश्वंनाथकी परम्पराके साधु मृदुमागंको स्वीकार 
कर वस्त्र धारण करने लगे हों और इस आपवादिक वस्त्रको उत्सगं मार्म॑में 
ग्रहण कर लिया हो । उत्तराध्ययनके केशी-गौतम संवादमें इस आपवादिक 
वस्त्रकी गन्ध प्राप्त होती है | वस्तुत: महावी रको पाइवंनाथका सर्वंसावद्यत्याग- 
रूप दिगम्बर-मागं उपलब्ध हुआ। अहिंसा, सत्य, अचौयं और अपरिशग्रह रूप 
चातुर्यामधमंमें सवंप्राणिहितकी भावना समाहित थी। ब्रह्मचयंका. अन्तर्भाव 
अपरिंग्रहमें किया गया था | 


तीथंकर महावीरने भगवान्‌ पाइ्वंनाथके इस धर्ममागंको आगे बढ़ाया | 
महावीरके समयमें राजनीतिका आधार धर्मं बना हुआ था। वर्ग-स्वार्थियोंने 
धर्ंकी आड़में अपने वर्गके संरक्षण हेतु बहुत प्रकारके नियम-कानून बना डाले 
थे। ईश्वरके नामपर अभिजात्त वर्ग विशेष प्रभुसत्ता लेकर उत्पन्न होता था। 
इसके जन्मजात उच्चत्कका अभिमान स्ववर्गंके संरक्षण तक ही नहीं फैला था, 
किन्तु शूद्र प्रभृति निम्न वर्गके व्यक्तियोंके मानवोचित अधिकार भो अपहृत् 
किये जा चुके थे। स्वर्गलाभके लिए बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान किया जाता था। 
जो धर्म प्राणिमात्रके लिए सुख-शान्तिका कारण था, वही हिसा, विषमत्ता, 
प्रताइन और घोषणका अस्त्र बना हुआ था | अतएव तीर्थंकर महावीरने धर्म- 
समाजके क्षेत्रमें मान॒वमात्रको समान अधिकार दिये। धर्मंसाधनमें जात्ति, कुल, 
शरीर और आकारके बन्धतको स्वीकार नहीं किया | 


महावीरने अपनी त्तप, संयम और ध्यानकी साधना द्वारा स्वयं दिव्यज्योति 
प्राप्त की और तदननन्‍्तर उपलब्ध उस ज्योतिके प्रकाशकों जनत्तामें बाँट दिया | 
उनकी साधनाका आरम्भिक और अन्तिम बिन्दु वीत्तरागता थी। अन्तर केवछ 





१, जैन साहित्यमें विकार, पृ० ४०, 


तीथकर महाबीर और उनकी देशना ; ३१७ 


पृ्णता और अपूर्णताका है | वीतरागताकी चरम परिणति ही पृर्णता है ओर 
देशना पृणंताकी स्थितिमें ही संभव होती है। साधताके समयमें तो महावीर 
- प्रायः मौन रहे। उन्होंने मौन रहकर ही विभिन्न प्रकारके उपसगं और परीषहों 
को जीता । मौन साधना ही आत्माके आवरणोंको हटानेमें समर्थ होती है। 


काम, क्रोध, मद, लोभ और मोहादि अनन्त विक्ृतियोंके मूल बीज हैं-- 
राग और द्वेष | साधना इसी राग-हेषसे मुक्त होनेकी दिशामें पुरुषार्थ है । जब 
आत्मा विकृत्तियोंसे मुक्त होकर अपने विशुद्ध मूलस्वरूपमें पहुँच जाती है, तो 
वह सदाके लिए परमशुद्ध बन जाती है। समस्त पदार्थोकी त्रिकाछवर्ती गुण- 
पर्याएँ प्रतिभासित होने लगती हैं। यही अवस्था तीर्थंकर, सर्व और वीतरागकी 
होती है | महावीरने केवलज्ञान प्राप्त कर विरासतके रूपमें मिले धमंका अनन्त 
गुणात्मक रूपमें प्रवचन किया | 


ज्ञेपस्वरूप प्रवचन 


तीर्थंकर महावीर अपने समयके महान्‌ तपस्वी ही नहीं थे, बल्कि एक 
उच्चकोटिके विचा रक तत्त्वान्वेषी थे। उन्होंने धमं, ओर दाशंनिक विचारोंको 
साधु-जीवनके चरमोहेश्य मुक्तिके साथ निबद्ध कर क्रियात्मक रूप दिया। बतलाया 
कि संसारके बन्धनमें पड़ा हुआ जीव अपने पुस्षार्थ द्वारा कर्मोके भारसे पूर्ण 
मुक्त होकर शाश्वत सुख मोक्षको प्राप्त कर सकता है। 


महावीरके समयमें मुक्तिके साथ जीवस्वरूप, जीवका अस्तित्व, जगत्‌॒का 
नित्यत्व-अनित्यत्व, आत्माका शरी रसे भिन्‍न-अभिन्‍नत्व, लोकस्वरूप, आदि प्रश्नों- 
को चर्चा विद्यमान थी | अतः उन्होंने धमं-आचारके निरूपण के पूवव वस्तुस्वरूप- 
का विवेचन आवश्यक समझा, यतः ज्ञेय या वस्तुके स्वरूप परिज्ञानके बिना 
ज्ेयको ग्रहण नहीं किया जा सकता । हेयोपादेयको प्रवृत्ति ज्ञेयस्वरूपके परिज्ञान- 
से ही होतो है । अहिसा, सत्य, अचौय॑, ब्रह्मचयं और अपरिग्रहका आचरण भी 
शेयकी जानकारीके अभावमें संभव नहीं | अतएव ज्ञेयस्वरूप, ज्ञेयके भेद-प्रभेद, 
उनका सर्वाज्भविवेचन तथा लोकव्यवस्था आदिके सम्बन्धमें देशना हुई। जन- 
साधारणके सम्मुख उठनेवाले जीवादि-सम्बन्धी प्रइनोंका समाधान भी ज्ञेयके 
अन्तगंत समाहित है। अतः तीर्थंकर महावी रके मुखसे पहला वावय--उप्पन्तेइ 
वा विगमेइ वा धुवेइ वा” निकला। अर्थात्‌ बस्तु-प्रतिक्षण उत्पन्न होतो है, नष्ट 
होती है और प्रुव रहती है । ये तीनों ही भवस्थाएँ जिसमें रहती हैं, बहो ज्ञेय 
है, वस्तु है, पदार्थ है । 

आशय यह है कि जो उत्पाद, व्यय और ध्रोव्यसे यूक्त है, वही सत्‌ है और 


. ३१८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 





जो सत्‌ है वही द्रव्य है। उत्पाद उत्प्तिको, व्यय विनाशको और ध्रौध्य 
अवस्थितिको कहते हैं | इन तीनोंका परस्परमें अविनाभाव है--उत्पादके बिना 
व्यय नहीं होता, व्ययके बिना उत्पाद नहीं होता और श्रौव्य या स्थितिके विना 
उत्पाद और व्यय नहीं होते! । दूसरे शब्दोंमें जो उत्पाद है, वही व्यय है, जो 
व्यय है वही उत्पाद है और जो उत्पाद-व्यय हैं, वही स्थिति है तथा जो स्थित्ति 
है वही उत्पाद-व्यय हैं । उदाहरणार्थ यों कहा जा सकता है कि जो घटकी उर्त्पत्ति 
है, वही मिट्टीमें पिण्डका विनाश है, यत्तः भाव अन्य भावके अभावरपसे दुष्टि- 
गोचर होता है । जो मिट्टीके पिण्डका विनाश है, वही घड़ेका उत्पाद है, क्योंकि 
अभाव अन्य भावके भाव रूपसे दिखलायी पड़ता है और जो घटका उत्पाद 
तथा मिट्टीके पिण्डका विनाश है, वही मिट्टीकी स्थिति है, क्योंकि व्यत्तिरेक अन्वय- 
का अतिक्रमण नहीं करता ।* 

यदि उपयुक्त स्थितिको स्वीकार नहीं किया जाय, तो उत्पत्ति अन्य, विनाश 
अन्य और स्थिति अन्य प्राप्त होंगे । वस्तुमें व्यय और श्रौव्यके बिना केवल 
उत्पादको ही माना जाय तो घटकी उत्पत्ति संभव नहीं होगी; क्योंकि मिट्टी की 
स्थिति और उसकी पिण्ड-पर्यायके बिनाशके बिना घट उत्पन्न नहीं हो सकेगा । 
यदि उत्पन्न होगा तो असतूका उत्पाद मानना पड़ेगा। एक बात यह भी 
होगी कि जिस प्रकार घट उत्पन्न नहीं-होगा, उसी प्रकार अन्य पदार्थ भी उत्पन्न 
नहीं होंगे । 

असत्का उत्पाद माननेपर आकाशकुसुम जेसी असंभव वस्तुओंका भी उत्पाद 


बिक 


मानना होगा | 








१, ण भवों भंगविहीणों भंगो वा णत्यि संमवविहीणों । 

उप्पादो विय भंगो ण विणा धोवग्वेण अत्थेण ॥ 

--“प्रवचनसार, गाथा १००. 

२. न खल सर्ग: संहारमन्तरेण, न संहारो वा सर्गमच्तरेण, न सृप्टिसंहारी स्थितिम- 
स्तरेण, न स्थितिः सर्गसंहारमन्तरेण । य एव हि सर्ग: स एवं संहारः,य एवं संहार: 
स एवं सर्गः, या वेव सर्गसंहारो सेव स्थिति:, यैव स्थितिस्तावेव सर्गंसंहाराविति । 
तथा हि--य एव कुम्मस्य सर्ग: स एव मृत्पिण्डस्थ संहार:, भावस्य भावान्तराभाव- 
स्वभावेनावभासनात्‌ । य एवं वर मृत्पिण्डस्थ संहार: स एवं कुम्भस्थ सर्ग, अभावस्य 
भावान्तरभावस्वभांवेनावभासनांत्‌। यौ च कुंम्भपिण्डयो: सर्गसंहारो संव मृत्तिकाया : 
स्थिति:, व्यतिरेकमुखेनवान्वयस्य प्रकाशनात्‌ । यैव च मृत्तिकाया: स्थितिस्ताबेव 
कुम्भपिण्डयो: स्ंसंहारी, व्यतिरेकाणामन्वयानतिक्रमणात्‌ ।--प्रवचनसार, गाथा 
१०० की अमृतचन्द्राचायय-टीका, 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ३१९ 


इसी प्रकार उत्पाद और श्रौव्यके बिना केवल व्यय माननेपर व्ययके कारण- 
का अभाव होनेसे मिट्टीके पिण्डका विनाश नहीं हो सकेगा । यदि उक्त स्थितिमें 
विनाश होगा तो सत॒के उच्छेदका भी प्रसंग आएगा । 
मिट्टीके पिण्डका विनाश होनेपर सभी पदार्थोका विनाश नहीं होगा और 
सत्‌का उच्छेद होनेसे चेत्तन्यादिका भी उच्छेद हो जायगा | उत्पाद और व्ययके 
बिना केवल स्थिति माननेपर व्यतिरेक सहित स्थितिरूप अन्वयका अभाव 
होनेसे मिट्रीकी स्थिति ही नहीं रहेगी अथवा केवल क्षणिकत्वको प्राप्त हो जायगा। 
मिट्टोकी स्थिति नहीं होनेपर सभी पदार्थोंकी स्थिति नहीं होगी | क्षणिकनित्यतता- 
में बौद्धसम्मत चित्तक्षण भी नित्य हो जायंगे। अतः पुब॑-पृर्व पर्यायोंके विनाश, 
उत्तरोत्तर पर्यायोंके उत्पाद तथा अन्वयरूप की । स्थितिसे अविनाभूत त्रेलक्षण्य 
ही ज्ञेय-पदार्थंका स्वरूप है' | यी सत्‌ है और सत्‌ ही द्रव्य है। 
उक्त त्रिलक्षणात्मक पदार्थ या द्रव्यके माननेसे वेशेषिक आादि अन्य दर्शनोंके 
समान गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव नामक पृथक्‌ पदार्थ 
माननेकी आवश्यकता नहीं है, ये सब द्रव्यकी अवस्थाएं हैं । 
तीर्थंकर महावी रने अपने इस त्रिपदी मातृका-वाक्य द्वारा वस्तुके एकान्तरूप 
नित्यत्व और अनित्यत्व--क्षणिक॒त्वकी समीक्षा की | उन्होंने उद्धोषित्त किया कि 
इस बिद्वमें न कोई वस्तु सर्वथा नित्य है और कोई स्वथा क्षणिक ही । दोनों 
समस्वभाव हैं। जैसे आकाश द्रव्यरूपसे नित्य है, उसी प्रकार दीपक भी नित्य 
है और जिस प्रकार पर्यायरूपसे दीपक क्षणिक है, उसी प्रकार आकाश भी 
१, यदि पुनर्नेदमेवमिष्येत तदान्य: सर्मोश्न्य: संहारः अन्या स्थितिरित्यायाति । तथा 
सति हि केवल सर्ग मृगयमाणस्य क्रुम्भस्योत्पादनकारणाभावादभवरनिरेव भवेत्‌, 
असदुत्पाद एवं वा। तत्र कुस्भस्थाभवनो सर्वेषामेव भावानामभवनिरेव भवेत। असदृत्पादे 
वा व्योमप्रसवादीनामप्ुत्पाद: स्थात्‌ । त्तथा केवल संहारमारभमाणस्य मृत्पिण्डस्थ 
संहारकारणाभावादसंहरणिरंव भवेत्‌, सदुच्छेद एबं वा। तब मृत्पिण्डस्थासंहरणो 
सर्वेधामेव भावानामसंहरणिरेव भवेत्‌। सदुच्छेदे वा संदादीनामप्युच्छेद: स्यात्‌ । तथा 
केवलां स्थितिमुपगच्छल्त्या मृत्तिकाया व्यततरेकाक्रान्तस्थित्यन्वयाभावादस्थानिरेव 
भवेत्‌, क्षणिकनित्यत्वमेव वा। तत्र भृत्तिकाया अस्थानों सर्वेषामेव भावानामस्थानिरेव 
भवेत्‌ । क्षणिकनित्यत्वे वा चित्तक्षणानामपि नित्यत्वं स्थात्‌ । तत उक्तररोत्त रव्यतिरे- 
काणां सर्गण पूव॑पृ्वव्यतिरेकाणां संहारेणान्वयस्यावस्थानेनाविनाभू तमुद्योतमान- 
निविध्लत्रेलक्षण्यलाञ्छन द्रव्यमवंश्यमनुमन्तव्यध्‌ ।--प्रवचनसार, गाथा १००की 
अमुृतचन्द्र-टीका, 


३२० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


क्षणिक है। यत्तः प्रत्येक सत्‌ उत्पाद-व्यय-भ्रौव्यात्मक है" | अतएवं आकाश भी 
उत्पाद, व्यय और श्रौव्यरूप है, उसमें भी प्रतिक्षण उत्पाद, व्ययकी धारा चल 
रही है। पर इस धाराके चलनेपर भी आकाशका स्वभाव कभो नष्ट नहीं होता। 
बस्तुके प्रतिक्षण परिवत्तंनशील होते हुए भी उसमें एकरूपता प्रवाहित रहती 
है| इसे ही द्रव्यरूप कहते हैं ओर परिवत्तंतको पर्यायरूप | अतः वस्तु या पदार्थ 
द्रव्यपर्यायात्मक है | 

उत्पाद, व्यय और भ्रौव्य पर्यायोंमें होते हैँ और पर्यायें द्रव्यमें स्थित हैं ।* 
तथ्य यह है कि किसी भाव अर्थात्‌ सत्यका अत्यन्त नाश नहीं होता और किसी 
अभाव अर्थात्‌ असतका उत्पाद नहीं होता। सभी पदार्थ अपने गुण और पर्याय- 
रूपसे उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य युक्त रहते हैं । विश्वमें जितने सत्‌ हैं, वे श्रेका लिक 
सत्‌ हैं। उनकी संख्यामें कभी परिवतंन नहीं होता; पर उनके गुण और पर्यायोंमें 
परिवर्तन अवश्य होता है, इसका कोई अपवाद नहीं हो सकता है | 

प्रत्येक सत्‌ परिणामशील होनेसे उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य युक्त है। वह 
पूर्व पर्यायकों छोड़कर उत्तर पर्याय धारण करता है। उसके पूव॑ पर्यायोंके व्यय 
और उत्तर पर्यायोंके उत्पादकी यह धारा अनादि-अनन्त है, कभी भी विच्छिन्न 
नहीं होती । चेतन अथवा अचेतन सभी प्रकारके सत्‌ उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्यको 
परम्परासे युक्त हैं। यह त्रिलक्षण पदा्थंका मौलिक धर्म है, अत: उसे प्रतिक्षण 
परिणमन करना ही चाहिए। ये परिणमन कभी सदुश्ञ होते हैं ओर कभी विस- 
दृश तथा ये कभी एक दूसरेके निमित्तसे भी प्रभावित होते हैं । उत्पाद, व्यय 
और श्रौव्यकी परिणमन-परम्परा कभी भी समाप्त नहीं होती । अगणित और 
अनन्त परिवत्तंत होनेपर भी वस्तुकी सत्ता कभी नष्ट नहीं होती और न कभी 
उसका मौलिक द्र॒व्यत्व ही नष्ट होता है। उसका गुणपर्यायात्मक स्वरूप बना 
रहता है। 

साधारणतः गुण नित्य होते हैं और पर्याय अनित्य । अतः द्रव्यको नित्या- 
नित्य कहा जाता है। उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यात्मक सत्‌ ही द्रव्य है। 

सतके सम्बन्धमें चार मान्यताएँ प्रचलित हैं:-- 

१. सत्त एक ओर नित्य है। 


१, उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्त सतू--तत्त्वार्थसूत्र ५३०. 
२. उप्पादद्ठिदिभंगा विज्जंते पज्जएसु प्रज्जाया। 
दव्वे हि संति णियदं तम्हा दब्बं ह॒ुवदि सब्वं ॥। 
-अ्रवचनसार-भाथा १०१, 


तोथ॑कर महावीर और उनकी देशना : ३२१ 
२१ 


२. संत्‌ नाना और उत्पाद-व्यय--विशरणशील है। 
३. सत्‌ ओर असत्‌ दोनों हैं तथा सत्‌ कारणद्रव्योंको अपेक्षा नित्य और 
कार्यद्रव्योंकी अपेक्षा अनित्य है। । 


४. सत्‌के चेतन और अचेतन दो भेद हैं। चेतन नित्य है और अचेतन 
परिणामी नित्य है। 


तीर्थंकर महावीरने सत्‌ या पदार्थंके सम्बन्धमें प्रचलित उक्त धारणाओंकी 
समीक्षा करते हुए पदार्थ या सतको न तो स्वंथा नित्य कहा और न स्वंथा 
अनित्य ही । कारणद्रव्यकों सर्वथा नित्य माननेसे अर्थक्रियाकारित्वका विरोध 
आयगा और वस्तु निष्क्रिय सिद्ध हो जायगी । काययंद्रव्यकी अपेक्षा सर्वेथा अनित्य 
माननेसे भी वस्तु-उच्छेदका प्रसंग आयेगा । अत्तएवं अपनी जातिका त्याग किये 
बिना नवीन पर्यायको प्राप्ति उत्पाद है, पूर्व पर्यायका त्याग व्यय है ओर अनादि 
पारिणामिक स्वभावरूपसे अन्बय बना रहना श्रौव्य है। ये उत्पाद, व्यय और 
ध्रौव्य सत्‌ या द्रव्यके निज रूप हैं । 


तथ्य यह है कि प्रत्येक वस्तु परिवत्तंनशील है और उसमें वह परिवत्तंन 
प्रतिसमय होता है। उदाहरणार्थ एक नन्‍्हें शिशुकी लिया जा सकता है | इस 
शिशृमें प्रतिक्षण परिवत्तंत हो रहा है, अतः कुछ समय बाद वह युवा होता है 
ओर तदनन्तर वृद्ध । शेशवसे युवकत्व और युवकत्वसे वृद्धत्वकी प्राप्ति एकाएक 
नहों हो जाती है। ये दोनों अवस्थाएँ प्रतिक्षण होनेवाले सूक्ष्म परिवतंनका हो 
परिणाम हैं। यह यहाँ ध्यातव्य है कि प्रतिक्षण होनेवाला यह परिवततन इतना 
सूक्ष्म होता है कि हम उसे देखनेमें असमर्थ हैं। पर इस परिवतंनके होनेपर 
भी उस शिशुमें एकरूपता बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप वह अपनी युवा 
और वृद्ध भवस्थामें भी पहचाना जाता है। यदि त्रिलक्षणात्मक न मानकर 
द्रव्यको केवल नित्य मानें, तो उसमें कूटस्थ नित्यता आ जायगी और किसी भी 
प्रकारका परिणमन नहीं हो सकेगा। यदि अनित्य मान लिया जाये तो आत्माके 
स्वंथा क्षणिक होनेसे पूव॑में ज्ञात किये गये पदार्थोका स्मरण आदि व्यापार भी 
नहीं बन सकेगा। 


द्रव्यमें गुण ध्रुव होते हैं और पर्याव उत्पाद-विनाशशील । अतः उत्पाद- 
व्ययक्नौव्यात्मकका अभिप्राय गुणपर्यायात्मकसे है। द्रव्यके इन तीनों लक्षणोंमेंसे 
एकके कहनेसे शेष दो लक्षण स्वत्त: व्यक्त हो जाते हैं; क्योंकि जो सत्‌ है, वह 
उत्पाद, व्यय और भ्रोव्ययुक्त है ओर गुण-पर्यायका आश्रय भी है तथा जो गुण- 
पर्यायात्मक है, वह सत्‌ है और उत्पाद, व्यय तथा ध्रौब्यसे संयुक्त है । 


३२२ : तीर्धकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


महावीरने तत्वको जयात्मक बताया है । इस त्रयात्मकताकी सिद्धि निम्त- 
लिखित उदाहरण द्वारा होती हैः-- | 

एक राजाके एक पुत्र और एक कन्या थी। राजाके पास एक स्वर्णकलक्ष 
है । कन्या उस कलशको चाहती है, किन्तु राजपुत्र उस कलशको तोड़कर मुकुट 
बनवाना चाहता है। राजा पुत्रकी हठ पुरी करनेके लिए कलशको तुड़वाकर 
. उसका मुकुट बनवा देता है। कलशनाशसे कन्या दु:खी होती है, मुकुटके उत्पादसे 
पुत्र प्रसन्‍त होता है। पर राजा तो स्वर्णका इच्छुक है, जो कलश ट्टकर 
मुकुट बन जानेपर भी मध्यस्थ रहता है, उसे न शोक होता है और न हुषे । 
अत्तः वस्तु त्रयात्मक है। 

एक अन्य उदाहरण भो मननीय है:-- 

जिसने केवल दूध ही सेवन करनेका व्रत लिया है, वह दही नहीं खाता । 
जिसने केवल दही खानेका ब्रत्त लिया है, वह दूध नहीं खाता और जिसने 
गोरसमात्र न खानेका ब्रत्त लिया है, वह न दूध खाता है और न दही; क्योंकि 
दूध और दही दोनों गोरसकी पर्यायें हैं, अतः गोरसत्व दोनोंमें है । अतएवं सिद्ध 
होता है कि वस्तु उत्पाद-व्यय-प्रोव्यात्मक है ।* 

इस प्रकार तीर्थंकर महावीरने पदार्थका स्वरूप त्रयात्मक कहा। वस्तुतः 
प्रत्येक पदार्थ अनन्तधर्मात्मक है । इसे संक्षेपमें सामान्यविशेषात्मक भी माना 
जा सकता है। 
स्वरूपास्तित्व और त्रयात्मकता ह 

अस्तित्व दो प्रकारका हैः--(१) स्थरूपास्तित्व और (२) सा उप । 
प्रत्येक द्रव्य या पदार्थथो अन्य सजातीय अथवा विजातीय द्रव्यसे असंकीर्ण 
रखनेवाला और उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्वका प्रयोजक स्वरूपास्तित्व है ।१ इसी 


१. घटमौलिसुवर्णा्थी नाशोत्पादस्थितिध्वयम्‌ । 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ 
“--आप्तमी मांसा, पद्म ५९. 
२. पयोज्नतो न दष्यत्ति न पयोषधत्ति दचिब्रतः | 
अगोरसनब्नतों नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम्‌ ॥ 
--वही, पद्य ६०. 
३. सबन्‍्भावों हि सहावो गुणेहि सगपज्जएहि चित्तेहि । 
दव्बस्स सब्बकाल॑ उप्पादव्ययधुवततेहि ॥ 
अस्तित्वं हि किल द्रव्यस्थ स्वभाव: , तत्पुनरन्यसाधननिरपेक्षरव| दनाद्यनन्ततया 
हेतुकयेकरूपतया वृत््या नित्यप्रवृत्त त्वाद्विभावधमंबेलक्षण्याच्य, भावभाववद्भावान्ना- 


तीर्थंकर महावीर और उनको देशना ४ ३२३ 


अस्तित्वके कारण प्रत्येक द्रव्यकी पर्यायें अपनेसे भिन्न किसी भी सजातीय या 
बिजातीय द्रव्यकी पर्यायोंसे असंकीणं बनी रहती हैं, जिससे उनका पृथक्‌ 
अस्तित्व पाया जाता है। यह स्वरूपास्तित्व दो का सम्पन्न करता हैः-- 

(१) प्रत्येक द्रव्यको इतर द्रव्योसे व्यावृत--पृथक्‌ करता है । 

(२) अपने कालक्रमसे होनेवाली पर्यायोंमें अनुगत रहता है । 


स्वरूपास्तित्वके कारण अपनी पर्यायोंमें अनुगतप्रत्यय--अनुगताका रप्रतीति, 
उत्पन्न होती है और इतर द्रव्योंसे व्यावृत्त प्रत्यय भी। इसस्वरूपास्तित्वकों ऊष्बतता 
सामान्य और अवास्तरसत्ता भी कहा जाता है। आशय यह है कि प्रत्येक द्रव्यके 
जितने अखण्ड प्रदेश हैं, वह द्रव्य उतने प्रदेशोंक साथ अपनी सत्ताको दूसरे 
द्रव्यसे पृथक रखता है तथा उसकी इस अवान्तर अथवा पृथक सत्तामें ही गुण- 
पर्यायत्व या उत्पाद-व्यय-धौव्यत्व रहते हैं । जहाँ द्रव्यका अस्तित्व है, वहीं 
उसके गुण-पर्याथ हैं और वहीं उनके उत्पाद, व्यय एवं श्रौव्य हैं । न कोई द्रव्य 
कभी अपनी सत्ताकों छोड़ता है, त गृण-पर्यायोंको और न उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यको 
ही । यहो द्रव्य है, यही अपने क्रमिक पर्यायों द्वारा द्रवित--श्राप्त होता है । 


स्वरूपास्तित्वको ही भ्रौव्य माना जाता है। किसी एक ब्रव्यके भ्रतिक्षण 
परिणमन करते रहनेपर भी उसका किसी सजातोय या विजातीय द्रव्यान्तररूप- 
से परिणमन नहीं होना ध्रौव्य है। इस स्वरूपास्तित्वके ही द्रव्य, प्रौव्य अथवा 
गुण नामात्तर हैं। स्वरुपास्तित्व अथवा प्रौव्य गुणके कारण ही प्रतिक्षण 
पर्यायरूपसे परिवर्तन होनेपर भी उसकी अनाथ्यनन्त स्वरूपस्थिति बनी रहती 
है और इसी कारण द्रव्यका समलोच्छेद नहीं हो पाता । यह काल्पनिक नहीं है 
परमार्थ सत्य है। 
साहव्यास्तित्व ओर त्रयात्मकता 


नाना द्रव्योंमें अनुगत व्यवहार करनेबाछा सादुृश्यास्तित्व होता है। इसे 
तिर्यक्‌ सामान्य या सादुश्यसामान्य कहते हैं" | अनेक स्वतन्त्र सत्तावाले द्रव्योंमें 


नात्वेषपि प्रदेशर्प्रेदाभावाद्‌ द्रव्येण सबकत्वमवलम्बमात द्रव्यस्थ स्वभाव एवं कथं न 
भवेत्‌ । तु द्रव्यान्तराणामिव द्रव्यगुणपर्यायार्णा न प्रत्येक परिसमाप्यते । यतो हि 
परस्परसाधितसिद्धियुक्तत्व त्तेषामस्तित्वमेकमैव, कार्तस्वरवत्‌ । 


--प्रवचनसार, गाथा ९६ तथा अमृतचन्द्राचार्य-टीका. 
१. इह विविहलक्खणा्ं ७क्खणमेगं सदिति सव्बंगयं । 


उवदिसंदा खलु धम्मं जिणवरवसहेण पण्णत्तं ॥ 
--प्रवचनसा र, गाया ९७, 


३२४ : तीथंकर महावीर और उत्तकी आचार्य-परम्परा 


अनुगत प्रत्ययकी कल्पना सम्भव नहीं, यतः स्वतन्त्र सत्तावाले द्रव्योंमें अनुस्यृत 
कोई एक पदार्थ हो ही नहीं सकता। इसे पृथक सत्तावाले द्रव्योंकी संयुक्त 
पर्याय तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि एक पर्यायमें, दो अतिभिन्नक्षेत्रवर्ती' 
द्रव्य उपादान नहीं होते । जिस व्यक्तिने अनेक मनुष्योंमें बहुतसे अवयवोंकी 
समानता देखकर सादृश्यकी कल्पना को है, उसीको उस सादृष्यके संस्कारके 
कारण 'मतुष्यः मनुष्य” इस प्रकारकी अनुगत प्रतीति होती है। अतएव दो 
विभिन्न द्रव्योंमें अनुगत प्रतीतिका कारणभूत साद्ष्यास्तित्व मानना पड़ता है, 
इसे ही महासत्ता कहा जाता है। 


अभिप्राय यह है कि एक द्रव्यकी दो पर्यायोंमें अनुगतप्रत्यय ऊध्व॑ंता सामान्‍्यसे 
होता है और व्यावृत्तप्रत्यय पर्यायनामके विशेषसे | दो विभिन्‍न द्रव्योंमें अनुगत- 
प्रत्यय तियंक्‌ सामान्य--संदश्यास्तित्वसे तथा व्यावृत्तप्रत्यय व्यत्तरिकनामक 
विशेषसे होता है। तियंक्‌ साम|न्‍्यरूप सादुश्यकी अभिव्यक्ति यद्यपि पर-सापेक्ष 
है, किन्तु उसका आधारभूत प्रत्येक द्रव्य अलग-अलग है। यह उभयनिष्ठ न 
होकर प्रत्येकमें परिसमाप्त है| 


सामान्यविश्वेषात्मक अथवा अनन्तधर्मात्मक वस्तु या पदार्थमें भ्रौब्यांशको 
ऊध्वंतासामान्य और उत्पाद-व्ययको पर्याय नामक विशेष कहा जाता है। 
यदि कैवल स्वरूपास्तित्वरूप ऊर्ध्वतासामान्यकों ही स्वीकार किया जाय, तो 
वस्तु त्रिकालमें सवंथा एकरस, अपरिवत्तंतशील और कूटस्थ बनी रहेगी | इस 
प्रकारके पदार्थमें कोई परिणमन न होनेसे जगत्‌के समस्त व्यवहार उच्छिन्न हो 
जायँगे। कोई भी क्रिया कार्यकारी नहीं हो सकेगो। पुण्य, पाप, बन्च, मोक्ष 
आदिकी व्यवस्था भी नष्ट हो जायगी । अतः वस्तु या पदाध्मे परिवत्तन स्वीकार 
करना होगा । 


इसी प्रकार यदि पदार्थक्ी पर्यायनामक विशेषके रूपमें ही स्वीकार किया 
जाय अर्थात्‌ क्षणिक माना जाय, तो पृर्वक्षणका उत्तरक्षणके साथ कोई सम्बन्ध 
ही घटित नहीं हो सकेगा | 


अत्तएवं पदार्थ या वस्तु सामान्यर्नवशेष, एक-अनेक, विधि-निषेध आदि 
परस्परविरुद्ध प्रतीत होनेवाले समस्त धर्मोके समन्‍्वयका पिण्ड है। वस्तुको 
सर्वथा नित्य माननेपर उसमें उत्पाद-व्यय सम्भव नहीं हैं, अतएवं क्रिया-का रककी 
योजना भी नहीं बन सकती है। इसी प्रकार जो स्वंधा असत्‌ है, उसका कभी 
जन्म नहीं होता और जो सत्‌ है, उसका कभी नाश नहीं होता । दीपकके बुझ 
जानेंपर भी उसका सर्वथा नाश नहीं माना जाता, यतः उस समय अन्धका र- 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशत्ता : ३२५ 


रूप पुद्गल-पर्यायके रूपमें उसका अपना अस्तित्व रहता है ।" 
व्रष्य : लक्षण 

जो मौलिक पदार्थ अपनी पर्यायोंको क्रमह:ः प्राप्त होता है, वह द्वब्य है | 
अथवा अनेक गणोंके अविष्वर्भावविशिष्ट अखण्ड पिण्डको द्रव्य कहते हैं। 
द्रब्यके तामान्तर पदार्थ, वस्तु ओर तत्त्व भी हैं। द्रव्यके 'सद्द्रव्यलक्षणं' और 
“गृणपयं यवद्‌' ये दो लक्षण प्रसिद्ध हैं | इन दोनों लक्षणोंमें परस्पर-विरोध नहीं 
है, किन्तु अपेक्षाविशेषसे दोनों एक ही अभिप्रायके समर्थक हैं | 


द्रव्य एक अखण्ड पदार्थ है और वह अनेक कार्य करता है। इस कारण- 
कार्येसे अनुमित कारणरूप शक्त्यंशोंकी कल्पना की जाती है तथा इन शक्त्यंशों- 
को ही गुण कहते हैं | थे गुण उस अखण्ड पिण्ड स्वरूप द्रव्यसे भिन्न सत्तावाले 
कोई भिन्न पदाथ नहीं हैं। इन गुणोंका समुदाय ही द्रव्य है और जो द्रव्य है, 
वही गुण हैं। द्रत्यसे भिन्‍त गुण नहीं और गुणोंसे भिन्‍न द्रव्य नहीं है। 

उक्त दोनों द्रवव्यलक्षणोंका अभिप्राय द्रव्यका कथब्चचित्‌ नित्यानित्यात्मक 
होना है। उत्पाद, व्यय और श्रौव्यरूप सत्‌में श्रौव्य नित्यका और उत्पाद, 
व्यय उत्पत्ति तथा नाशके सूचक हैं। जिसमें उत्पत्ति और नाश होते हैं, वह 
अनित्य तथा भ्रोव्यके रहनेसे नित्य माना जाता है। इस प्रकार द्रव्य कथज्चित्‌ 
नित्यानित्य सिद्ध होता है। 'गुणपर्ययवदृद्रव्यं/ लक्षणमें भी गुण नित्य धर्मके 
सूचक और पर्याय अनित्य धमंका बोधक हैं। अतएव दोनों लक्षणोंका तात्पय॑ 
एक है। 


गुण : स्वरूप और भेद 


शक्तिविशेषको गुण कहते हैं, इसमें अन्य शक्तिका वास नहीं रहता, इस- 
लिए इसे निगुंण कहा जाता है। गुणका पर्याय स्वभाव और विशेषको भी माना 
जाता है। जिस प्रकार आ म्रफलमें भिन्‍न-भिन्‍न इन्द्रियगोचर स्पर्श, रस, गन्ध, 
वर्ण आदि अनेक गुण दृष्टिगोचर होते हैं, उसी प्रकार जीव, पुदूगल आदि प्रत्येक 
द्रब्यमें अनेक गुण विद्यमान रहते हैँ। ये गण द्रव्यसे भिन्‍न नहीं हैं। उदाह रणार्थ 
यों समझा जा सकता है कि जिस प्रकार मूल, स्कन्ध, शाखा, पत्र, पुष्प और 
फछोंके समुदायको वृक्ष कहते हें, तथा मूल, स्कन्ध आदि वृक्षसे भिन्‍न पदार्थ 
नहीं हैं, उसी प्रकार गृणोंका जो समुदाय है, वही द्रव्य है। गुणोंसे द्रव्य कोई 
भिन्‍न पदार्थ नहीं है । 


१. न सर्वथा नित्यमुदेत्यपैति न च क्रियाकारकमत्र युक्तम । 


नेवासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तम: पृदूगलभावतोईस्ति । ।-स्वयम्भस्तोत्र,पद्म २४ 
प््चर४, 


३२६ ४ तीथंकर महावीर और उनकी आधघार्य-परम्परा 


द्रव्यमें अनन्त गुण विद्यमान हैं। इन्हें साधारणतः दो वर्गोमें विभकत किया. 
जा सकता है:--(१) सामान्‍्यगुण और (२) विशेषयुण | 

जो गृण अनेक द्रव्योंमें पाये जाते हैं, वे सामात्य गुण हैं । सामान्‍्यगुणके 
मुख्य छः भेद हैं:--(१) अस्तित्व, (२) वस्तुत्व, (३) द्रव्यत्व, (४) भ्रमेयत्व, 
(५) अगुरुलूघुत्व और (६) प्रदेशवत्व । 


जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कभी भी अभाव नहीं होता, सदा अस्तित्व 
बना रहता है, उसे अस्तित्व कहते हैं। ह 

जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यमें अर्थक्रियाकारित्व विद्यमान रहता है, उसे 
द्रव्यत्व कहते हैं । इस गुणके कारण ही द्रव्यमें अर्थकियाको प्रवृत्ति होती है । 

जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य अर्थात्‌ उसके समस्त गुण प्रतिक्षण एक 
अवस्थाको त्यागकर अन्य अवस्थाको प्राप्त होते हैं, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं । 
इस गुणके कारण द्रव्य परिणामान्तर अर्थात्‌ पर्यायरूप परिणमन करता है। 


जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य किसी न किसी ज्ञानका विषय हो, उसे प्रमेयत्व 
कहते हैं। इस गणके सद्भावसे द्रव्य प्रमाणका विषय बनता है। 

जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यकी अनन्त शक्तियाँ एक पिण्डरूप रहती हैं 
तथा एक शक्ति दूसरी शक्तिरूप परिणमन नहीं करतो, उस शक्तिको अगरु- 
लघुत्व गुण कहते हैं । 


जिस शक्तिके निमित्तसे द्वव्यमें आकारविशेष होता है, उसे प्रदेशवत्व गुण 
कहते हैं । 

ये छः गुण सामान्य हैं, क्योंकि सभी द्रव्योंमें पाये जाते हैं। पेतनत्व, मत्तेत्व 
और अमृत्तंत्व आदि विशेषगुण हैं, क्योंकि ये गुण खास द्रव्योंमें ही पाये जाते हैं । 
गुण द्रव्यका सहभावी विशेष है। गुण दव्यसे पृथक्‌ नहीं पाये जाते हैं। इन्हें भी 
द्रव्यके समान कथड्चचितु नित्य और कथड्चित्‌ अनित्य माना गया है। उदा- 
हरणाथे यों कहा जा सकता है कि जीवमें ज्ञान, पुद्गलमें मृत्ततत और धर्मंद्रव्यमें 
अमृत्तत्व गुणोंका अन्वय सदा दृष्टिगोचर होता है। ऐसा समय कभी न तो 
प्राप्त हुआ है और न प्राप्त होगा, जिसमें ज्ञानादि गुणोंका अभाव रहे। इससे ज्ञात 
होता है कि ज्ञानादि गृण नित्य हें और उनकी यह नित्यता प्रत्यभिज्ञानसे सिद्ध 
है। विषय-भेदसे जीवका ज्ञानगुण परिवर्तित हो सकता है। जब वह घटको 
जानता है, तब ज्ञान घटाकार हो जाता है और जब पटको जानता है, तो पटा- 
कार परिणत हो जाता है। पर ज्ञानकी धारा कभी भी विच्छिल्त नहीं होती । 


तोर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ३२७ 


अतएव ज्ञानसन्तानकी अपेक्षा ज्ञान गुण नित्य है। इसी नित्यको भ्रौव्य भी कहा 
जाता है । अपरिणामी ध्रुवत्व इष्ट नहीं हें । फलिताथं यह है कि गुण विविध 
अवस्थाओंमें रहकर भी अपने स्वभावकों नहीं छोड़ता, इसी कारण वह नित्य 
कहा जाता है। यथा--हरा आम पकने पर पीत हो जाता है, तो भी उससे रंग 
पृथक्‌ नहीं रहता है । इससे स्पष्ट है कि वर्ण, नित्य है यही सिद्धान्त समस्त 


गुणोंके सम्बन्धमें है । 


यहाँ यह ज्ञातव्य है कि नित्यताका अथं सबंदा एक-सा बना रहना नहीं है, 
अपितु परिणमनशीलत्तायुक्त सत्तत्प्रवहमान रहना भी है । किसी भी वस्तु 
या गुणमें विजातीय परिणमन नहीं होत्ता। जीव बदल कर पुद्गल या अन्य द्र॒व्य- 
रूप नहीं होता और पुद्गए या अन्य द्रव्य बदलकर जीवरूप नहीं होता । जीव 
सदा जीव ही बना रहता है और पुद्गल पुद्गल ही । जो द्रव्य जिस रूपमें है, उसी 
रूपमें बना रहता है। जीव चींटीसे हाथी या मनुष्य हो सकता है, पर जीवत्वकों 
कभी नहीं छोड़ सकता । अत्तएव प्रत्येक वस्तु या गणमें सजातीय परिणमन 
निरन्तर होता रहता है। प्राय: देखा जाता है कि हमारी बुद्धि विषयके अनुसार 
सदा परिवर्तित होती है। जो बुद्धि वत्तमानमें पटकों जान रही है, वह कालान्तरमें 
घटको जानने लगती है। इस प्रकार हरा आम कालान्तरमें पाला हो जाता है। 
अतः इस प्रकार परिणमनोंकी मिन्‍्तताके कारण ही गुणोंकों सबंथा नित्य नहीं 
माना जा सकता। इससे सिद्ध है कि गुण कथड्चित्‌ अनित्य भी हें । 


तत््वतः गण और पर्याय सवंथा पृथक-पृथक्‌ सिद्ध नहीं होते, ये कथज्चित्‌ 
भेदाभेदात्मक हैं। यदि गुणोंको सवंथा नित्य और पर्यायोंकों स्बंधा अनित्य माना 
जाय, तो अर्थंक्रियाकारित्वका विरोध आता है। गुण और पर्यायोंसे पृथक्‌ द्रव्य 
नाम की कोई वस्तु नहीं है । 


जिस प्रकार वस्तु परिणमनशील है, उसी प्रकार गुण भी परिणमनशील 
है, अत्त: निश्चयत: गुणमें भी उत्पाद और व्यय ये दोनों होते हैं, उनमें प्रौव्यकी 
स्थिति गुणसन्ततिकी अपेक्षा प्रत्यभिज्ञानसे सिद्ध है। अतएब गुण स्वयंसिद्ध और 
परिणामी भी हैं, इसलिए नित्य और अनित्यरूप होनेसे उन्तमें उत्पाद-व्यय- 
ध्रौव्यात्मकता भी सिद्ध है। 

संक्षेपमें द्रव्यमें भेद करनेवाले ध्ंको गुण कहते हैं अथवा जो द्रव्यकों 
द्रव्यान्तरसे पृथक करता है, वह गुण है । वस्तुकी सहभावी विशेषताका वाचक 
भी गुण है । द्रव्यके विस्तार-विशेषकों भी आचार्योने गुण माना है | गणके अन्य 
प्रकारसे तीन भेद हैं:--१. साधारण, २. असाधारण, ३. साधारणासाधारण | 


३२८ : तीथैकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


वस्तुस्वरूप-विवेबनकी दृष्टिसे गुणोंके चार भी भेद हैं:--१. अनुजीबी, 
२. प्रतिजीबी, ३. पर्यायशक्तिरूप, ४. आपेक्षिक धमंरूप | 


गुणोंके स्वभाव और विभावकी अपेक्षासे भी भेद संभव हैं । 


भावस्वरूप गण अनुजोवी कहलाते हैं। यथा--सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, 
चेतना, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण आदि । वस्तुके अभावस्वरूप धर्मको प्रतिजीवी 
कहा जाता है | यथा--तास्तित्व, अमत्तेत्व, अचेतनत्व आदि । प्रागभाव, प्रध्व॑सा- 
भाव, अत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव ये प्रतिजीवी गृणस्वरूप अभावांश 


होते हैं । 


प्रकारान्तरसे सामान्यगणके दस भेद हैं:--(१) अस्तित्व, (२) बस्तुत्व, 
(३) द्रव्यत्व, (४) प्रमेयत्व, (५) भगुरुलधुत्व, (६) प्रदेशत्व, (७) चेतनत्व, 
(८) अचेतनत्व, (५) मत्तंत्व और (१०) अम्तंत्व। इन दस गणोंमेंसे प्रत्येक द्रव्यमें 
आठ-आठ गण रहते हैं। यत्तः जीवद्रव्यमें अचेतनत्व और मत्तत्व नहीं हैं तथा 
पुद्गलमें चेतनत्व और अमत्तंत्व नहीं है। धमं, अधमं, आकाश और कालब्रब्योंमें 
वेत्तनत्व और मूत्तंत्वगुणका अभाव है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्यमें आठ-आठ 
गुण पाये जाते हैं। आपेक्षिक गुणोंमें नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, कर्तृत्व, अकतृंत्व, 
भोक्‍तृत्व और अभोक्‍तृत्वकी गणना की जाती है । ह 


गुणोंके साधारणत्व और असाधारणत्वका निर्देश करते हुए बतलाया है कि 
ज्ञानादि गुण स्वजातिकी अपेक्षा साधारण होते हुए भी विजातिकी अपेक्षा असा- 
धारण हैं | ये गुण जीवद्रव्यके प्रति साधारण हैँ और शेष द्रव्योंमें न पाये जानेसे 
उनके प्रति असाधारण हैं । अमूत्तत्व गुण पुद्गल द्वव्यके प्रति असाधारण है, 
परन्तु आकाशादि अन्य द्वव्योंके प्रति साधारण है । प्रदेशत्व गुण कालद्रव्य और 
पुद्गल परमाणुके प्रति असाधारण है, परन्तु शेष द्वव्योंके प्रति साधारण है। 


पर्याय : स्वरूपनिर्धारण ओर भेद 


द्रव्यकी परिणतिको पर्याय कहते हैं । पर्याय” का वास्तविक अर्थ वस्तुका 
अंश है। अंशके दो मेद हैं:--(१) अन्वयी और (२) व्यतिरेकी । अन्बयो अंशको 
गुण और व्यतिरेकीको पर्याय कहते हूं  व्युत्पत्तिकी दृष्टिसे जो स्वभाव, विभाव- 





१, परि समन्‍्तादाय: पर्याय:--जों सब ओरसे भंदको प्राप्त करे, वह पर्याय हैं। 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ३२९ 


रूपसे परिणमन करती है, वह पर्याथ है।" प्रतिसमयमें गुणोंकी होनेबाली 
अवस्थाका नाम पर्याय है। व्यवहार, विकल्प, भेद ओर पर्याय एकार्थंक हैं। 


... पर्याय क्रमवर्ती, अनित्य, व्यतिरेकी, उत्पाद-व्ययरूप और कथच्चित्‌ 

श्रौव्यात्मक होती हैं।* पर्यायके व्यञ्जनपर्याय और अथ्थंपर्यायकी अपेक्षा दो 
भेद हैं । प्रदेशत्व गुणकी अपेक्षा किसी आका रको लिए हुए द्वव्यको जो परिणत्ति 
होती है, उसे व्य>जनपर्याय कहते हैं ओर अन्य गुणोंकी अपेक्षा षडगुणी हानि- 
बृद्धिह्प जो परिणति होती है, उसे अ्थंपर्याय कहते हैं। इन दोनों पर्यायोंके 
स्वभाव और विभागकी अपेक्षा दो-दो भेद होते हैं| स्वनिमित्तकपर्याय स्वभाव- 
पर्याय है और परनिमित्तकपर्यायथ विभावपर्याय है। जीव और पुद्गलको 
छोड़कर शेष चार द्रव्योंका परिणमन स्वनिमित्तक होता है, अतः उनमें स्वभाव- 
पर्याय सबंदा रहती है। जीव और पुद्गलकी जो पर्याय परनिमित्तक है, वह 
विभावपर्याय कहलाती है। परका निमित्त दूर हो जानेपर जो पर्याय होती है, 
वह स्वभावपर्याय कही जाती है । 


प्रकारान्तरसे विचार करनेपर द्रव्यकों अंश-कल्पनाको पर्याय कहा जाता 
है। यह अंश-कल्पना दो प्रकारकी होती हैः:--(१) तिय॑गंशकल्पना और (२) 
ऊर्ष्वाशकल्पना | एक समयमें द्रव्यके अखण्ड देशमें विष्कम्भक्रमसे जो देशांशों- 
की कल्पना होती है, उसे तियंगंदकल्पना कहते हैं और इसीको द्रव्यपर्याय 
कहते हैं। अनेक समयोंमें प्रत्येक गुणकी कालक्रमसे तरतमहप गुणांशकल्पना- 
को ऊर्ध्वाशकल्पना कहते हैं और यही गृणपर्याय है । 


शक्ति--गुण दो प्रका रकी होतो है:--एक भाववती शक्ति और दूसरी क्रिया- 
वती शक्ति । द्रव्यके ज्ञानादिक स्वभावोंको भाववत्ती शक्ति कहते हैं । द्रव्यकी 
उस दक्तिको, जिसके निमित्तसे द्रव्यमें प्रदेशपरिस्पन्दन-चलन होकर आकार- 
विशेषकी प्राप्ति होतो है, क्रियावती शक्ति कहते हैं। इसका ही दूसरा 
नाम प्रदेशत्व है। गुणके परिणमनको गुणपर्याय कहा जाता है। गुणके दो भेद 
होनेसे गुणपर्यायके भी दो भेद हैं:--( १) अथंगुणपर्याय और (२) व्यल्जनगुण- 


१. स्वभावविभावरूपतया याति पर्यति परिणमतीति पर्याय इति । 


-“आलापपद्धति अ. ६, 
२. क्रमवत्तिनों ह्ानित्या अथ च व्यतिरेकिणश्च पर्याया: | 


उत्पादव्ययरूपा अपि व श्रौन्‍्यात्सका: कथश््चिल्च | 
“7 व्चाध्यायी, प्रथम अध्याय, पद्म १६५, 


३३० : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


पर्याय ।. भाववती शक्तिके परिणमनको अथंगणपर्थाय और क्रियावतती दक्ितिके 
परिणमनको व्यञ्जन-गुणपर्याय कहते हैं । 


प्रदेशवत्व गुणके परिणमनका नाम द्रव्य या व्यञ्जनपर्याय है और शेष 
गुणोंके परिणमनको गुणपर्याय या अर्थपर्याय कहा जाता है |" 

संसारका प्रत्येक पदार्थ द्रव्य, गुण और पर्यायसे तन्मयीभावको प्राप्त हो 
रहा है |क्षणभरके लिए भी न तो द्रव्य पर्यायसे रहित मिलता है और न पर्याय 
द्रव्यसे रहित्त। यद्यपि पर्याय क्रमवर्ती है, तो भी सामान्यरूपसे कोई न कोई 
पर्याय प्रत्येक समयमें रहतो है | इसी द्रव्यपर्यायात्मक पदार्थों सामान्यविशे- 
षात्मक या अनेकान्तात्मक कहा जाता है। 


अत्तएव ज्ञेय उत्पादादि त्रयात्मक, गुणपर्यायात्मक है | ज्ञानका विषय होनेसे 
यह ज्ञेय कहलाता है | ज्ञेय--अर्थ द्रव्यरूप है और द्रव्य गृुण-पर्यायरूप है | 
इस प्रकार द्रव्य, गुण और पर्यायका त्रिक ही ज्ञानका विषय होनेसे जश्ञेय कहा 
गया है। 


जीवादि द्रव्य अपना-अपना स्वत: सिद्ध अस्तित्व रखते हें ओर लोकीकाश- 
में एक क्षेत्रावगाहरूपसे स्थित होनेपर भी अपनी-अपनो स्वतन्त्र सत्ताको नहीं 
छोह़ते हैं 
द्रव्य-निरूपषण 

गुण ओर पर्यायोंको प्राप्त होनेवाले द्र॒व्यके मूल छः भेद हैं:--(१) जोब, 
(२) पुदूगल, (३) धमं, (४) अधमे, (५) आकाश और (६) काल | ये छः द्रव्य 
ज्ञेय या प्रमेय कहलाते हैं । इनमें जीव, पुदगल और काल अनेक भेदस्वरूप 
१. तन्‍न यतो5स्ति विशेष: सति च गुणानां गुणत्ववत्वेषपि । 

चिदचिद्यथा तथा स्यात्‌ क्रियावती शक्तिरथ च भागवती ॥ 

तत्र क्रिया प्रदेशों देशपरिस्पन्दलक्षणो वा स्यात्‌ । 

भाव: शक्तिविशेषस्तत्परिणामोध्यवा निरंशांद: ॥। 

यतरे प्रदेशभागास्ततरे द्रव्यस्थ पर्यायनाम्ना । 

यतरे च विद्वषांशास्ततरे गुणपर्यग्रा भवन्त्येव ॥ 

--पज्चाष्यामी, १।१३३-१३५, 

२. विष्कृम्भ:क्रम इति वा क्रम: प्रवाहस्य कारणं तस्य। 

न विवक्षितमिह किडिचत्तत्र तथात्वं किमन्यथात्वं वा ॥ 

ऋमवर्तित्वं नाम ग्यतिरेकपुरस्सर॑ विद्िष्ट च। 

स भवति भवति न सो5यं भवति तथाथ च तथा न भवति ॥ --बही, १।१७४-७५, 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ३३१ 


हैं और धर्म, अधर्म एवं आकाश थे तीन द्रव्य अनेक भेदस्वरूप न होकर एक- 
एक अखण्ड द्रव्य हैं। जो गुण अपने समस्त भेदोंमें रहकर अन्य द्रव्यमें न पाया 
जाय वही विशेषगुण लक्षणस्वरूप होता है, तथा इसीके द्वारा द्रव्यकी पहचान 
होती है । 

इन छः द्रब्योंमें जीव और अजीब द्रव्य प्रधान हैं, यतः सभी द्रव्य किसी न 
किसी रूपमें इन दोतों द्रव्योंके हेतु कार्यरत रहते हैं। प्रखमतः जीवद्रब्यका 
विवेचन किया जाता हैः-- 


जीवब्नव्य : स्वरूप 

जीव और अजीवका सम्पर्क ही ऐसी विभिन्‍न शक्तियोंका निर्माण करता 
है, जिनके कारण जीवको नाना प्रकारकी अवस्थाओंका अनुभव करना पड़ता 
है । यदि यह सम्पक-घारा अवरुद्ध हो जाय और उत्उन्‍्न हुए बन्धनोंको जज॑रितत 
या नष्ट कर दिया जाय, त्तो जीव अपनी शुद्ध-वुद्ध और मुक्त अवस्थाको प्राप्त हो 
सकता है। 

जीव इन्द्रिय-अगोचर ऐसा तत्त्व है, जिसकी प्रतीति अनुभूति द्वारा ही 
सम्भव है | जीवको हा आत्मा कहा जाता है । प्राणियोंके अचेतन त्तत्वसे निर्मित 
शरीरके भीतर स्वतन्त्र आत्मत्तत्त्का अस्तित्व है और यह आत्मतत्त्व हो 
चेतन या उपयोगरूप है। आात्मा स्वत्तनत्र ओर मौलिक है। उपयोग जोवका 
लक्षण है ओर उपयोगका अथ चेतन्य-परिणति है। चैत्तन्य जीवका असाधारण 
गुण है, जिसके कारण वह समस्त जड़ द्रव्योंसे अपना पृथक्‌ अस्तित्व रखता है। 
बाह्य ओर आभ्यन्तर कारणोंसे इस चेंतन्यके ज्ञान और दर्शन रूपसे दो परि- 
णमन होते हैं । जब चेतन्य स्वसे भिन्‍न किसो ज्ञेयको जानता है, उस समय वह 
ज्ञान कहलाता है और जब चेतन्य मात्र ज्ञेयाकार रहता है, तब वह दर्शन 
कहलाता है । जीव असंख्यात प्रदेशवाला है और अनादिकालसे सुक्ष्म कार्मण- 
शरीरसे सम्बद्ध है। अतः चेतन्य युक्त जीवकी पहचान व्यवहा रमें पाँच इन्द्रिय, 
मन-वचन-कायरूप तीन बल तथा इंवासोच्छूवास और आयु इस प्रकार दश 
प्राणरूप लक्षणोंकी हीनाधिक सत्ताके द्वारा ही की जा सकती है।* 


यों के जीवमें अनेक गुण हैं, पर उसकी कत्तृत्व ओर भोकतृत्त्व शक्तियाँ 
प्रधान हैं । (१) जीव जीव है, (२) उपभोगरूप है, (३) अमूरत्तिक है, (४) कर्त्ता है, 





१. पंच वि इंदिययाणा मनवचकायेसु तिण्णि बलपाणा। 
आणप्पाणप्पाणा आउंग्रपाणेण होंति दस पाणा ॥ --गों० जी० १२९ 


३३२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


(५) स्वदेह परिमाण है, (६) भोक्ता है, (७) संसारी है, (८) सिद्ध है और (९) 
है स्वभावसे उध्व॑ गमन करनेवाला ।* 

संसारमें जीवोंकी संख्या अनन्त है। प्रत्येक शरीरमें विद्यमान जीव अपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है और इस अस्तित्वका कभी संसार अथवा मोक्षमें 
विनाश नहीं होता | जोवमें रूप, रस, गंध और स्पर्श थे चार पुद्गलके धमं नहीं 
पाये जाते हैं। अतएव वह स्वभावसे अमृत्तिक है, फिर भी प्रदेशोंमें संकोच और 
विस्तार होनेसे वह अपने छोटे-बड़े शरीरके पंरिमाण हो जाता है । 


आत्मसिद्धि 


यह प्रइन निरन्तर उठाया जा रहा है कि आत्मा शरीरके अतिरिक्त और _ 
कोई तत्त्व नहों है। जब आत्म-तत्त्व नहीं, तो फिर संसार, बन्ध ओर मोक्षकी 
आवश्यकता ही कया है ? अतएवं पृथ्वी, जल, वायु और आकाशके भत्तिरिक्त 
आत्म-तत्त्व नहों है । इन चारों भूत्तोंक संयोगसे ही चेतन्यशक्तिकी उत्पत्ति- 
होती है, जिस प्रकार गुड़, जौ, आदिके संयोगसे मादकशक्ति उत्पन्न हो जाती 
है, उसी प्रकार इन चारों भूतोंके संयोगसे इस शरीररूपी यन्त्रका संचालन 
उत्पन्न हो जाता है। 

देहात्मवाद या अनात्मवादके अनुसार शरीर ही आत्मा है, इससे भिन्न 
कोई आत्मा नहीं । अत्तएव पुनज॑न्म और परलोकका अभाव है। यदि शरीरसे 
भिन्‍न कोई आत्मा है और मरनेपर यह आत्मा परलोक चलो जाती है, तो बन्धु- 
बान्धवोंके स्नेहसे आक्रष्ट हो, वह वहाँसे लोट क्यों नहीं आती है। हमें इन्द्रि 
यातीत कोई आत्मा दिखछायी नहीं पड़ती | अत: भृतचतुष्टयके संयोगसे उत्पन्न 
शक्ति-विशेष ही आत्मा है । 

प्रत्यक्ष द्वारा भौतिक जगतका ज्ञान प्राप्त होता है। यह जगत्‌ चार प्रकारके 
भौतिक तत्त्वोंसे बना हुआ है । वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये चारही भौतिक 
तत्त्व हैं ।इन तत्त्वोंका ज्ञान हमें इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्त होता है। संसारके जितने 
द्रव्य हैं, वे सभी इन चार तत्त्वोंसे बने हुए हैं । 


उत्तरपक्ष 


यह जीव अपने शरीरमें सुखादिककी तरह स्वसंवेदनसे जाना जाता है। 
क्योंकि उसके स्व-संविदित होनेमें कोई भी बाघक कारण नहीं है और दूसरी 


१. जीबो ऐ उदओगमओ अमुत्ति कत्ता कत्ता सदेह-परिमाणों ] 
भोत्ता संसारत्यो मुत्तो सो विस्ससोड्ढगई ॥ द्रव्यसंग्रह, गा० २, 


तीर्थंकर महावीर ओर उनकी देशना : ३३३ 


बात्त यह है कि बुद्धिपृुवंक कार्य-व्यापार देखा जाता है। अत्त: जिस प्रकार 

अपने शरीरमें जोब है, उसी प्रकार दूसरेके शरीरमें भी जीव है, यह अनुमानसे 

जाना जाता है । तत्काल उत्पन्न हुआ बालक जो माताके स्तन पीता है, उस्ते 

पूरवंभबका संस्कार छोड़कर अन्य कोई भी सिखानेवाला नहीं है। आत्मा 
 अमूरलिक है और ज्ञानके द्वारा ही जानी जाती है। 


भूत्तचतुष्टयके संयोगसे जोव उत्पन्न होता है, यह कथन भी निराधार है, 
क्योंकि बटलोहीमें दाल बनाते समय जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी इन चारों 
तत्त्वोंका संयोग है, पर चेतनकी उत्पत्ति नहीं होती है | गुड़ आदिके सम्बन्धसे 
होनेवाली जिस अचेतन उन्मादिनी शक्तिका कथन किया है, वह उदाहरण 
चेतनके विषयमें लागू नहीं होता । 


भूतचतुष्टयरूप आत्म-तत्त्वकी सिद्धि सम्भव नहीं है। यतः पृथ्वी, अप, तेज 
और वायु ये तत्त्व हैं। इनके समुदायसे शरीर, इन्द्रिय और विषयाभिलाष 
अभिव्यक्त होती है। यह अभिव्यक्ति किसकी है ? सत्तकी या असत्‌की अथवा 
सदू-असदरूपकी ? प्रथम पक्षमें अनादि और अनन्त चेत्तन्यकी सिद्धि हो 
जायगी। दूसरी बात यह है कि सद्‌ चेतन्यकी अभिव्यक्ति माननेपर 'परलो- 
किनो5भावात्परलोकाभावः' यह भी स्वतः खण्डित हो जायगा । असद्‌ चेत्तन्यकी 
अभिव्यक्ति तो मानी नहीं जा सकती, क्योंकि किसी असद्‌ वस्तुकी अभिव्यक्ति 
नहीं देखी जाती । कर्थचित्‌ सद-असद्‌ माननेपर परमत्तका प्रवेश हो जायगा । 

भूतचतुष्टयको चेतन्यके प्रति उपादानकारण माना जाय, या सहकारी- 
कारण ? उपादानकारण तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चैतन्यके साथ भूत्त- 
चतुष्टयका अन्वय ही नहीं। जिस वस्तुका जिसके साथ अन्वय रहता है, वही 
वस्तु उसका उपादान होती है। जैसे मुकुटका निर्माण स्वर्णके होनेपर होता 
है, अतः स्वर्णका मुकुटके साथ अच्वय माना जायगा, पर भृत्तचतुष्टयके रहनेसे 
तो आत्माकी उत्पत्ति नहीं होती । अत्त: भूतचतुष्टपको आत्माका उपादान नहीं 
माता जा सकता | दूसरी बात यह है कि संसारमें सजात्तीय कारणसे सजात्तीय 
कायंकी उत्पत्ति देखी जाती है, बिजातीयकी नहीं। जब भूतचतुष्टय स्वयं अचे- 
तन है, तो चेतन्यकी उत्पत्तिमें वह कारण कैसे हो सकता है ? और यह कहना 
भी ज्रान्त है कि चेतन्यशक्ति भी शरीरके नाशके साथ हो नष्ट हो जाती है, 
क्योंकि पूवंभवको स्मृति आनेसे पुनज॑न्मकी सिद्धि होती है । 

चेतन्य आत्माका धर्म नहीं, शरीरका है; यह कथन भी निराधार है। जो 
यह कहा जाता है कि पंचेन्द्रिय विषयोंका उपभोग ही जीवन-सवंस्व है, स्वर्ग- 
. नरक आदिको स्थिति सिद्ध ही नहीं होती, अत: शरोरसे भिन्‍न आत्मा नामका 


३३४ : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


कोई पदार्थ अनुभवमें नहीं आता है। यह सब कखन भी मिथ्या है, क्योंकि ' 
जन्मसे पूर्व और पश्चात्‌ भी आत्माका अस्तित्व सिद्ध है। चेतन आत्माका 
: अस्तित्व सिद्ध हो जानेपर पुण्य-पाप, सुख-दुःख, स्वगं-तरक आदि सभी सिद्ध 
होते हैं | आत्माके कर्त्ता और भोक्‍ता होनेसे भोगवादंका समय॑न स्वयं निरस्त 


हो जाता है। रा है 
मनुष्य विषय और कषायोंके अधीन होकर जेसा शुभाशुभ कम करता है, 


उसीके अनुसार वह पुण्य और पाप अज॑न करता है। जब अशुभका उदय 
आता है, तो प्रतिकूल सामग्रीके मिलनेसे दुःखानुभूति होती है और जब शुभका 
उदय आता है, तो अनुकूल सामग्रीके मिलनेसे सुखानुभूति होती है| सुख्व और 
दुःखका कर्त्ता एवं भोक्‍ता यह आत्मा स्वयं हो सिद्ध है। यदि संसारमें पुण्य, 
पाप और शुभाशुभकी स्थिति न मानी जाय, तो एक व्यक्ित सुन्दर, रूपवान 
और प्रिय होता है, तो दूसरा व्यक्ति कुरूप, अप्रिय और नाना विकृतियोंसे 
पूर्ण होता है, यह केसे संभव होगा? एक हो माता-पिताकी विभिन्‍न 
सन्‍्तानोंमें विभिन्‍न गुणोंका समावेश पाया जाता है। एक पुत्र प्रतिभाशाली 
और सच्चरित्र है, तो दूसरा निबुंद्धि और दुराचा री | एक धनी,है, तो दूसरा दरिद्र 
है। एक दुःखी है, तो दूसरा सुखी है । इस प्रकारकी भिन्‍नता कमं-वेचिश्र्यके 
बिना सम्भव नहीं है। जिसका जिस प्रकार अदृष्ट होता है, वह उसी प्रकार- 
की भोगसामग्री प्राप्त करता है। अतएव जिस प्रकार कृषक खेतमें उत्पन्न हुई 
फसलमेंसे कुछ धान्य बीजके लिए रख छोड़ता है और शेषको उपभोगमें ले 
आता है, उसी प्रकार शुभोदयके फलको भोगनेके अनन्तर इस शरीर द्वारा 
तपश्चरण आदिकर पुनः शुभोदयका अर्जंन करना आवश्यक है। भोगोंका त्याग 
किये बिता साधना सम्भव नहीं और न बिना साधताके उत्तम भोगोंका मिलता 
ही सम्भव है। अत्तएव पुण्य-पाप, स्वर्गं-नरक आदिका विश्वास करना और 
पुनजन्म मानना अनुभव-संगत है । 

तक द्वारा भी जीवकी सिद्धि होती है। जीवित शरीर आत्म-सहित है, 
क्योंकि इवासोच्छवास वाला है। जो आत्म सहित नहीं है, वह पूजा श्वासोच्छ- 
वास सहित भी नहीं है, जेसे घटादिक। अथवा जीवित शरीर आत्म-सहित्त 
है, क्‍योंकि वह प्रइनोंका उत्तर देता है, जो आत्मसहित नहीं है प्रर्नोंका 
उत्तर भी नहीं देता, जेसे घटादिक। इस प्रकार केवलव्यतिरेकी अनुमान- 
प्रमाणसे भी जीवका अस्तित्व सिद्ध होता है । 

जीव अनादिनिधन है। यतः यह अस्तित्ववान होनेपर कारणजन्य नहीं | 
जो जो पदार्थ अस्तित्ववान होनेपर कारणजन्य नहीं होते, वे वे अनादिनिधन 
होते हैं, जैसे पृथ्वी-आदि | और जो अनादिनिधन नहीं होते वे अस्तित्ववान 


तीथंकर महावीर मोर उनकी देशला : ३३५ 


होनेपर का रणजन्य होते हैं->जंसे घटादिक । इस प्रकार अनुमान-प्रमाणसे जीव 
पदार्थ अनादिनिधन सिद्ध है। 

यदि भूतचतुष्टयसे जीवकी उत्पत्ति मानते हैं,तो यह भूतचतुष्टय जीवका निमित्त 
कारण हे या उपादान कारण ? यदि निमित्तकारण है, तो भूतचतुष्टयसे भिन्‍न 
उपादानका रण कोई दूसरा ही होगा और वह उपादानकारण जीव ही हो 
सकता है। यदि भूत्तचतुष्टण जीवका उपादानकारण है, तो ये चारों मिल- 
कर जीवके उपादानकारण हैं, अथवा पृथ्वी, अप, तेज और वायु ये चारों 

| पृथक-पुथक्‌ उपादान कारण हैं ? यदि पृथक-पुथक्‌ जीवके उपादानकारण हैं, 

तो पृथ्वीके बने हुए जीव अन्य, जलसे निर्मित अन्य, पवनसे निर्मित अन्य 
और अग्निसे तिमित अन्य, इस प्रकार चार तरहके जीव होने चाहिए। पर चार 
तरहके जीव प्रतीत नहीं होते | अत्तएव भूतचतुष्टय भिन्‍न-भिन्‍न रीतिसे उपादान 
कारण नहीं है। चारों मिठकर भी जीवके उपादानकारण नहीं हो सकते, 
क्योंकि घट-पटादि कार्योका उपादानकारण सजातीय होता है। त्तथां थ्दि 
जीवका उपादानकारण भूतचतुष्टय है, तो भूतचतुष्टयके स्पर्श, रस, गंध, 
बर्णगुण जोवमें आने चाहिए। पर ये चारों गुण जीवमें नहीं होते। यदि ये 
चारों गुण जीवमें होते, तो जीव भी इन्द्रिगगोचर होता । परन्तु जीव इन्द्रिय- 
गोचर नहीं है। इसलिये जीव भूतचतृष्टयजन्य नहीं है । 
जीबकी स्वतन्त्रसिद्धि 

जीव या आत्माका अस्तित्व सिद्ध हो जानेके पश्चात्‌ जीवका स्वत्न्त्र 
अस्तित्व स्वीकार करना आवश्यक है। जो स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं मानते, 
उनसे यह पूछा जाय कि जो जीव द्रव्य नहीं है, तो वह जीव गुण है या पर्याय ? 
इनके अतिरिक्त कोई वाच्य हो नहीं सकता । अतः जितने बाह्य पदार्थ हैं, वे 
द्रष्य, गुण, और पर्याय इन तीनोंमेंसे किसी न किसीके वाच्यमें अन्तभू त हैं । 
यदि जीव गुण है, तो उसका रुणी कौन है ? गृणीके बिता गण नहीं होता | 
यदि यह माना जाय कि जीवगुणका गुणी जीवद्रव्य है तो जीवद्रव्य स्वृतन्त्र 
सिद्ध होता है। यदि यह कहा जाय कि जीवगुण पुद्गलद्रव्यका है, तो गण 
नित्य होता है। इसलिये घट-पटादिक समस्त पुद्गल द्रब्योंमें उसकी प्रतीति 
होनी चाहिये । परन्तु प्रतीति होती नहीं। अत्तएव जीव पुद्गलका गृण नहीं है । 

यदि जीव पर्याय है, तो पर्याय किसी गुणकी अवस्था-विशेष कही जाती 
है। अतः जीवपर्याय पुदूगलके किस गुणकी अवस्था-विशेष है और उस गणका 
नाम कया है? तथा उसका लक्षण कया है ? न तो कोई ऐसा गृण ही है और 
न कोई उसका लक्षण ही है, जिसके आधारपर जीवपर्याय पुद्गलगणकी 
मानी जा सके । अतएव संक्षेपमें जोव पदार्थंका अस्तित्व स्वतन्त्र रूपमें सिद्ध 


३३६ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


होता है। आत्मा स्वतन्त्र है और ज्ञान-दर्शनादि गण उसकी निजी सम्पत्ति हैं । 
आनन्द और सौन्दर्यानुभूति उसके स्वत्तन्त्र अस्तित्वके सबल प्रमाण हैं। राग 
और द्वेषका होना तथा उनके कारण हिंसा आंदिके आरम्भमें जुट जाना भौतिक 
यन्त्रका काम नहीं है। कोई भी यन्त्र अपने आप चले, स्वयं त्रिगड़ जाय और 
बिगड़तेपर अपने-आप मरम्मत हो जाय, यह सम्भव नहीं है। अतएव इच्छा, 
संकल्पशक्ति और भावनाएँ केवल भौतिक मस्तिष्ककी उपज नहीं है, अपितु 
चेततन्यके विभाव-शक्तिजन्य विकार हैं । 
अंवस्थाके अनुसार बढ़ना, जी्णं होना आदि ऐसे धर्म हैं, जिनका समाधान 
भौतिकतासे सम्भव नहीं है । अनुभवसिद्ध कार्य-कारणभावके द्वारा आत्माका 
स्व॒तन्त्र अस्तित्व सिद्ध होता है । 


आत्माको शरीर-परिणाम माननेपर भी देखनेकी शक्ति नेत्रोंमें रहनेवाले 
आत्म-प्रदेशोंमें ही नहीं, सूँघनेकी शक्ति प्राणमें रहनेवाले केवल आत्म-प्रदेशोंमें 
ही नहीं, अपितु शरीरान्तगंत समस्त आत्म-प्रदेशोंमें थे शक्तियाँ समाहित रहत्वी 
हैं। आत्मा पूर्ण शरीरमें सक्रिय रहती है। वह इन्द्रियोंके उपकरणोंके झरोखों 
द्वारा गन्धादिका परिज्ञान करती है। वासनाओं और कमं-संस्का रोंके कारण 
आत्माको अनन्तशक्ति छिन्न-भिन्‍न रूपमें अभिव्यक्त होती है। जब कर्मवास- 
ताओं और सूक्ष्म कर्म-शरीरका राम्पक छूट जाता है, तब यह आत्मा अपने 
अनन्त चेैतन्य-स्वरूपमें लीन हो जाती है। उस समय इस आत्तमाके प्रदेश अन्तिम 
शरीरके आकार रह जाते हैं। क्योंकि उनके फैलने और सिकुड़नेका कारण 
क्म-संस्का र नष्ट हो चुका है। अत०व आत्म-प्रदेशोंका अन्तिम शरी रके आकार 
रह जाना स्वाभाविक और युवित-संगत है। 


व्यापक एवं अग्‌ आत्सवाद 


आत्माको अमूर्त और व्यापक माना जाता है। व्यापक होनेपर भी शरीर 
ओर मनके सम्बन्धसे शरीरावच्छिन्न आत्म-प्रदेशोंमें ज्ञानादि विशेषगुणोंको 
उत्पत्ति होती है । अमृत होनेसे यह आत्मा निष्किय और गत्तिहीन है। शरीर 
ओर मनके गतिशील होनेसे सम्बद्ध आत्म-प्रदेशोंमें ज्ञानाधिककी अनुभूति होती 
है। व्यापक आत्मवादमें निम्नलिखित दोष घटित होते हैं । 


(१) समस्त आत्माओंका सम्बन्ध समस्त शरीरोंके साथ होनेसे अपने-अपने 
सुख-दुःख और भोगका नियम घटित नहीं होगा। 
[२) एक अखण्ड द्रव्यमें सगुण और निगुंणके भेद सम्भव नहीं हैं । 
(३) अमूर्तत्त्व हेतुके द्वारा आत्माको व्यापक सिद्ध नहीं किया जा सकता 
तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ३३७ 


छत 


है, मनके साथ दोष आनेसे मन भी अमूर्त है, अतएवं उसे भो व्यापक मानना 
पड़ेगा | 

(४) नित्य होनेसे भी आत्माको व्यापक माननेमें दोष है। यहाँ भो मनके 
साथ व्यभिचार आता है | 

(५) आत्माके व्यापक होनेसे एक व्यक्ति भोजन करेगा, तो समस्त नगर, 
ग्राम, देश एवं राष्ट्रवासियोंकी तृप्ति हो जायगी । इस प्रकार व्यवहार-सांकये 
उत्पन्न होगा । मन और शरीरके सम्बन्धसे विभिन्‍्तताकी व्यवस्था भी सम्भव 
नहीं है । 

(६) जहाँ गुण पाये जाते हैं, वहीं उसके आवारभूत द्रव्यका सदृभाव रहता 
है। गुणोंके क्षेत्रसे गुणीका क्षेत्र न बड़ा होता है और न छोटा । सवंत्र आक्ृृत्तिमें 
गुणीके बरावर ही गण होते हैं। अतएवं आत्मा शरीरके बाहर व्यापकरूपमें 
उपलब्ध नहीं है । 

जिस प्रकार आत्माका व्यापकत्व सिद्ध नहीं; उसी प्रकार आत्माका अणुत्व 
भी सिद्ध नहीं है। अणुरूप आत्माक्रों माननेपर अंगुलछीके कट जानेसे समस्त 
शरीरके आत्म-प्रदेशोंमें कम्पन और दु:खका अनुभव होना सम्भव नहीं । अणु- 
रूप आत्माके माननेपर भी आलात-चक्रव॒त्‌ उसको गति स्वीकार करनलेनेसे 
उक्त दोष नहीं भांता। पर जिस समय अणु आत्माका चक्षु-इन्द्रियके साथ संबंध 
होगा, उस समय भिन्न क्षेत्रवर्ती रसता आदि इन्द्रियोंके साथ युगपत्‌ सम्बन्ध 
होना असम्भव है। जब हम किसी सुन्दर वस्तुको आँखोंसे देखते हैं, तो अन्य 
इन्द्रियाँ भी उस वस्तुकों पानेके लिये गत्तिशील हो जाती हैं। इससे स्पष्ट है कि 
सभी इन्द्रियोंके अदेशोंमें आत्माका युगपत्‌ सम्बन्ध है । आपादमस्तक अणुरूप 
आत्माके चक्कर लछगानेमें कालभेद होना स्वाभाविक है तथा सर्वांगीण रोमां- 
चादि कार्यंसे ज्ञात होनेवाली युगपत्‌ सुख्ानुभूत्तिके विरुद्ध भी है। अतएव 
आत्माके प्रदेशोंमें संकोच और विस्तारकी शक्ति रहनेके कारण संसा रावस्थामें 
यह शरीरप्रमाण है। संकोच और विस्तारकी शक्ति आत्मामें स्वाभाविक रूपसे 
विद्यमान है | 


आत्माके संकोच और विस्तारको दीपकके प्रकाशसे तुलना की जा सकतो 
है। खुले आकाशमें रखे हुए दीपकका प्रकाश विस्तृत परिमाणमें होता है, उसी 
दीपकको यदि कोठरोपमें रव दे, तो वहो प्रकाश कोठरीमें समा जाता है। घड़ेमें 
रखते हैं, त्तो वह प्रकाश घड़ेमें समा जाता है और ढकनीके नीचे रखनेसे ढकनी में 


समा जाता है। इसी प्रकार कार्मणशरीरके आवरणसे क्षात्मप्रदेशोंका भी 
संकोच ओर विस्तार होता है। 


३३८ : तोर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


जो आत्मा शिश्ुरीरमें रहती है, वही आत्मा युवा-शरीरमें रहती है 
और वही वृद्ध-शरीरमें भी। स्थूलशरीरब्यापी आत्मा क्ृशशरीरब्यापी हो 
जाती है। 


आत्माको दरीरपरिमाण माननेसे वह अवयब सहित होनेके कारण अनित्य 
नहीं हो सकती है। यतः यह कोई नियम नहीं है कि जो अवयव सहित होता 
है, वह विशरणशील ही होता है। आकाश सावयव होनेपर भी नित्य है। जो 
अविभागी अवयब हैं, वे अवयवीसे कभी पृथक नहीं हो सकते । 
जोब या आत्मा : ज्ञान-स्घरूप 

यह अनुभव सिद्ध है कि जो जीव है, वह ज्ञानवान्‌ है और जो ज्ञानवान्‌ है, 
बह जीव है ! जिस प्रकार उष्णत्वके बिना अग्निका अस्तित्व संभव नहीं, उसी 
प्रकार ज्ञान गुणके बिना जीवका अस्तित्व भी असंभव है। एकेन्द्रियसे मुक्ता- 
त्माओं त्कमें ज्ञानगुणकी होनाधिकता पायी जाती है । जीवका यह ज्ञानगण 
ही जड़ पदार्थोसे उसे भिन्न सिद्ध करता है। अतः ज्ञान जीव या आत्माका निज 
स्वरूप है। 

ज्ञान और ज्ञानीको परस्परमें सवंदा एक दूसरेसे भिन्‍न माना जाय तो 
दोनों ही अचेतन हो जायँंगे। यदि यह कहा जाय कि ज्ञानसे भिन्‍न होनेपर भी 
आत्मा ज्ञानके समवायसे ज्ञानी होता है. तो ज्ञानके समवायसम्बन्धके पूर्व 
आत्मा ज्ञानी था या अज्ञानी ? समवायसम्बन्धके पूर्व आत्माको ज्ञानी माननेसे 
ज्ञानका समवायसम्बन्ध मानना व्यथं है, यतः इस सम्बन्धकी कोई आवश्यकत्ता 
नहीं । अज्ञानीमें ज्ञानका समवाय वन नहीं सकता है । क्योंकि अज्ञानीमें ज्ञानके 
मिलनेसे भी अज्ञानता बनी ही रहेगी त्तथा अज्ञान और ज्ञानके मिश्रणकों क्या 
कहा जायगा ?" 

यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जिप्त प्रकार देवदत्त अपने गरीरसे भिन्न 
रहनेयाले दात्र-हंसियाके द्वारा तृणादिक्रा छेदक हो जाता है, उसी प्रकार 
जीव भी भिन्न रहनेवाले ज्ञानके द्वारा पदार्थोका ज्ञायक हो सकता है। यत्तः 
छेदनक्रियाके प्रति दात्र बाह्य उपकरण है और बीर्यान्तराय कमंके क्षमोपशमसे 


१. णाणी णाणं च सदा अत्थंतरिदों दु अण्णमण्णस्स । 

दोण्हूं अवेदग्स॑ पसजदि सम्म॑ जिणावमद ॥ 

ण हि सो समवायादों अत्थंतरिदों दु णाणदो णाणी । 

अष्णाणीति ये वयणं एगत्तप्पसाधगं होदि॥ 
--पञ्चास्तिकाय, गाया ४८-४९, 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ३३९ 


उत्पन्न हुई पुरुषकी शक्तिविशेष आभ्यन्तर उपकरण है। इस आम्यन्तर 
उपकरणके अभावमें दात्र तथा हस्तब्यापार आदि बाह्य उपकरणके रहनेपर 
भी ज्ञानहूप आभ्यन्तर उपकरणके अभावमें जीव पदार्थोका ज्ञाता नहीं हो 
सकता | बाह्य उपकरण कत्तसि भिन्‍न रहता है, पर आभ्यन्तर उपकरण उससे 
अभिन्‍न रहता है। अत्तएव ज्ञान-ज्ञानीके प्रदेश भिन्‍न नहीं है । जो आत्माक 
प्रदेश हैं, वे ही प्रदेश ज्ञानादि गुणोंके भी हैं, इसलिए उनमें प्रदेशभेद नहीं है । 
ज्ञान ही आत्मा है। यतः ज्ञान आत्माके बिना नहीं रहता, अतः ज्ञान 
आत्मा ही है।" आत्माके अनेक गणोंमें ज्ञानशुण प्रधान है, यह आत्माका 
असाधारण गुण है। यह आत्माके अतिरिक्‍त अन्यत्र नहीं पाया जाता, अतएव 
गुण-गुणीमें अभेद विवक्षाकर ज्ञानको ही आत्मा कह दिया जाता है। यों तो 
आत्मा जिस 'प्रकार ज्ञानगुणका आधार हैं, उसी प्रकार अन्यगुणोंका भी 
आधार है। ज्ञानगुणके आधारको अपेक्षा आत्मा ज्ञानरूप है । 
कतुत्व : विवेचन 
परिणमन करनेवालेकों कर्ता, परिणामकों कर्म और परिणतिको क्रिया 
कहते हैं। ये तोनों वस्तुतः भिन्न नहीं हैं, एक द्रव्यकी ही परिणति हैं । जीवमें 
कतृत्वशक्ति स्वभावत: पायी जातो है । आत्मा अपदभभूतव्यवहा रनयसे ज्ञाना- 
बरण, दर्शनावरण, मोहनीय आदि पुद्ूगलकर्मों तथा भवन्त, वस्त्र आदि 
पदार्थोका कर्त्ता है। अशुद्धनिश्वयनयसे अपने राग्र-द्रेष आदि चेतन्यकर्मो-- 
भावकर्मोका और शुद्धनिश्वयनयक्री दृष्टिसे अपने शुद्ध चेतन्थभावोंका 
कर्ता है ।* 
जोव और अजीव अनादिकालसे सम्बद्ध अवस्थाको प्राप्त हैं, अतः यह प्रश्न 
होना स्वाभाविक है कि इन दोनोंके अनादि सम्बन्धका क्या कारण है ? जीवने 
कमंको किया या करने जीवको किया ? यदि यह माना जाय कि जीवने बिना 
किसी विशेषताके कमंको किया, तो सिद्धावस्थामें भी कर्म करनेमें काई 
विप्रतिपत्ति नहों होगी | यदि करने जोवको किया, तो कमंमें ऐसी विशेषता 
१. णाणं अप्पत्ति मदं वट्ृदि णाणं बिणा ण॑ अप्पाणं । 
तम्हा णार्ं अप्पा अप्पा णाणं ब अण्णं वा ॥ 
“-प्रवचनसार, गाथा २७, 
२. पुस्गलकम्मादीणं कत्ता ववहारदों दु णिज्वयदो । 
चेदणकम्माणादा, . सुद्धणया सुद्धभावाणं ॥ 
“<द्रव्यसंग्रह, गाथा ८. 


३४० : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


कहाँसे आई कि वै जीवकों कर सके--उसमें रागादिभाव उत्पन्न कर सके। 
यदि कम बिना किसो वैशिष्टथके रागादिक करते हैं, तो कर्मके अस्तित्वकालमें 
सदा रागादि उत्पन्न होने चाहिए । 

इन प्रश्नोंका समाधान विभिन्‍न दृष्टियोंके समन्वय हारा संभव है। यत 
जोबके रागादि परिणामोंसे पुद्गलद्रब्यमें कमंरूप परिणमन होता है और 
पुद्गलके कमंझप परिणमनसे उनकी उदयावस्थाका निमित्त पाकर आत्मामें 
रागादिभाव उत्पन्न होते हैं | यद्यपि इस समाधानमें अन्योन्याश्रय दोष दिखलायी 
पड़ता है, पर अनादि संयोग माननेसे इस दोषका निराकरण हो जात्ता है। 

कर्तृ-कर्म भावकी व्यवस्थाके स्पष्टीकरणके लिए कारकव्यवहारका विचार 
कर लेना आवश्यक है। 

संसारमें अनादिकालसे समस्त द्र॒ब्य प्रतिक्षण पूर्व-पूर्व अवस्था--पर्यायकों 
त्यागकर उत्तरोत्तर अन्य अवस्थाको प्राप्त होते हैं, इसी परिणमनको क्रिया 
कहा जाता है। अनन्तर पूर्वक्षणवर्त्ती परिणामविशिष्ट द्रव्य उपादानकारण 
है और अनन्तर उत्तरक्षणवर्त्ती परिणामविशिष्ठ द्रव्य कार्य है। इस परिणमनंन-- 
अवस्थापरिवत्तनमें सहकारीस्वरूप अन्य द्रव्य निभित्तकारण है। निमित्त- 
कारणके दो भेद हैं:--(१) उदासीन निमित्तकारण और (२) प्रेरक निमित्त- 
कारण | इन्हीं कारणोंमें का रकव्यवहार होता है । क्रियातिष्पादकत्व कारक- 
का लक्षण है और इसके कर्त्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधि- 
करण ये छः भेद हैं। क्रियाका उपादानकारण कर्ता; जिसे क्रिया प्राप्त हो 
बह कम; क्रियामें साधकतम अन्य पदार्थ करण; कर्म जिसको प्राप्त हो वह 
सम्प्रदान, दो पदार्थोके लिये वियुक्त होनेमें जो ध्रव रहे, वह्‌ अपादान एवं 
आधारको अधिकरण कहा जाता है। इस कारक-प्रक्रियाका अभिप्राय यह है 
कि संसारमें जितने पदार्थ हैं, वे अपने-अपने भावके कर्त्ता हैं, परभावका कर्ता 
कोई पदार्थ नहीं है । 

वास्तवमें कर्त्ता-कर्म भाव उसी द्रव्यमें घटित होता है, जिसमें व्याप्य-ब्यापक 
भाव अथवा उपादान-उपादेयभाव रहता है | जो कार्यरूपमें परिणत होता है, 
उसे व्यापक या उपादान कहते हैं और जो कार्य होता है उसे व्याप्य या 
उपादेय । मिट्टीसे घड़ा बना, यहाँ मिट्टी व्यापक या उपादान है और घट व्याप्य 
या उपादेय है। यह व्याप्य-ब्यापकभाव या उपादान-उपादेयभाव सवंदा एक 

द्रब्थमें ही होता है, दो द्रव्योंमें चहीं; यतः एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यरूप त्रिकालमें 

भी परिणमन नहीं होता है । 


जो उपादानके कार्यरूप परिणमनमें सहकारी है, वह निमित्त है। यभा- 


तीथैकर महावीर ओर उनकी देशता : ३४१ 


मिट्टीके घटाकार परिणमनमें कुम्मकार और उसके दण्ड-चक्रादि | इस निमित्त- 
की सहायतासे उपादानमें जो कार्य होता है, वह नमित्तिक कहलाता है, जसे 
कुम्भकार आदिकी सहायतासे मिट्टोमें हुआ घटाकार परिणमन। यहाँ यह 
ज्ञातव्य है कि निमित्त-नेमित्तिकभाव दो विभिन्‍न द्रव्योंमें भी घटित होता है, 
प्र उपादानोपादेय या व्याप्य-व्यापकभाव एक हो द्रव्यमें संभव हैं । 

पुद्गलबद्ग्य जीवके रागादि परिणामोंका निमित्त पाकर कर्मभावको प्राप्त 
होता है, इसी प्रकार जीव द्रव्य भी पुद्गल कर्मोके विषाककालरूप निमित्तको 
पाकर रागादि भावरूप परिणमन करता है। इस प्रकारका नि्मित्त-तेमित्तिक 
सम्बन्ध हीनेपर भी जीवद्रव्य कममें किसी गुणका उत्पादक नहीं, अर्थात्‌ पुद्गल- 
द्रव्य स्वयं ज्ञानावरणादिभावको प्राप्त होता है। इसी तरह कर्म भी जीवमें 
किन्‍्हीं गुणोंकी नहीं करता है, किन्तु मोहनीय आदि कर्मके विपाकको निमित्तकर 
जीव स्वथमेव रागादिरूप परिणमता है| इतना होनेपर भी पुद्गल और जीव- 
का. परिणमन परस्परनिमित्तक है । इससे स्पष्ट है कि आत्मा अपने भावोंके 
द्वारा अपने परिणमनका कर्ता होता है; पुदूगलकर्मकृत भावोंका कर्त्ता नहीं 
है | तथ्य यह है कि पुदुगलके जो ज्ञानावरणादि कर्म हैं, उनका कर्ता पुद्गल 
है और जीवके जो रागादि भाव हैं, उनका कर्त्ता जीव है ।" 

आत्मा और पुदूगल इन दोनोंमें वेभाविकी शक्ति है। इस शक्तिके कारण 
ही आत्मा मिथ्यादर्शंनादि विभावरूप परिणमन स्वयं करती है और पुद्गल 
ज्ञानावरणादि कर्मछप परिणमन करता है। इस प्रकारके परिणमनको ही निमित्त- 
नेमित्तिकभाव कहा जाता है। 


निमित्त-नैमित्तिकमाव एवं कत्तु-क्मंभाव स्वीकार करनेपर द्विक्रिया- 
कारित्वका दोष नहीं आता है | यत्त: निमित्त अपने परिणमनके साथ उपादान- 
परिणमनका कर्त्ता नहीं है। 

जीव न तो घटका कर्ता है, न पटका कर्त्ता है और न शेष अन्य द्रव्योंका 


१. जीवपरिणाप्रहेंदूं कम्मत्त पुग्गला परिणमंति | 

पुरगलकम्मणिमित्त तहेव जोवो वि परिणमइ ॥ 

णवि कुब्बइ कम्मगुणे जीबो कम्मं तहेव जीवगुणे । 

अप्णोणणिमित्तेण दु परिणाम जाण दोण्हंपि॥ 

एएण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावंण । 

पुरगलकस्मकयाणं ण्‌ दु कत्ता सब्वभावाणं॥। 
+समयसार-गाथा ८०-८२, 


३४२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ही | जीवके योग और उपयोग हो उनके कर्ता हैं।* 

आत्मा घटादि और क्रोधादिपरद्रव्यात्मक कर्मोका कर्ता न तो ब्याप्य- 
व्यापकभावसे है और न निमित्त-नैमित्तिकभावसे हो; पर अनित्य योग और 
उपयोग ही घद-पटादि द्वव्योंके निमित्तकर्ता हैं। जब आत्मा ऐसा विकल्प 
करती है कि में घटको बनाऊँ, तब काययोगके द्वारा आत्म-प्रदेशोंमें चञ्चलूता 
आती है और चज्चलताको निमित्तता पाकर हस्तादिके व्यापार द्वारा दण्डसे 
चक्रका परिभ्रमण होता है और इससे घठादिकी निष्पत्ति होती है। ये विकल्प 
और योग अतित्य हैं, अज्ञानवश आत्मा इनका कर्त्ता हो भी सकतो है, परन्तु 
परद्रव्यात्मक कर्मोका कदापि संभव नहीं । 

तथ्य यह है कि निमित्तके दो भेंद हैं--(१) साक्षात्‌ निमित्त और (२) 
परम्परा निमित्त । कुम्मकार अपने योग और उपयोगका कर्ता है, यह साक्षात्‌ 
निमित्तकी अपेक्षा कथन है । यत: इनके साथ कुम्भका रका साक्षात्‌ सम्बन्ध है 
और कुम्भकारके योग एवं उपयोगसे दण्ड-चक्रादि द्वारा घटकी उत्पत्ति परम्परा- 
निमित्तकी अपेक्षा है। जब परम्परा-निमित्तसे होनेवाले निमित्त-मैमित्तिकको 
गोौण कर कथन किया जाता है, तब जोवको घट-पटादिका कर्त्ता नहीं माना 
जाता । किन्तु जब परम्परा-निमित्तसे होनेवाले निर्मित्त-मैमित्तिक भावको 
प्रमुखता दी जातो है, तब जीवको घट-पटादिका कर्ता कहा जाता है । 

घटका कर्त्ता कुम्भकार, पटका कर्त्ता कुविन्द और रथका कर्त्ता बढ़ईको न 
माना जाय तो लोकविरुद्ध कथन हो जायगा । पर यथार्थमें वे अपने-अपने योग 
और उपयोगके ही कर्त्ता होते हैं। लोकमें उच्तका कतृत्व परम्परा-निमित्तकी 
अपेक्षा ही संगत होता है । 

अभिप्राय यह है कि संसारके सभी पदार्थ अपने-अपने भावके कर्त्ता हैं, 
परभावका कर्त्ता कोई पदार्थ नहीं। कुम्भकार घट बनानेरूप अपनी क्रियाका 
कर्ता है। व्यवहा रमें जो कुम्भका रको घटका कर्त्ता कहते हैं, वह केवल उपचार 
मात्र है। घट बनने रूप क्रियाका कर्त्ता घट है। घटको बननेरूप क्रियामें 
कुम्भकार सहायक निमित्त है। इस सहायक निमित्तको ही उपचा रसे कर्त्ता कहा 
जाता है | वस्तुत: कर्त्ताके दो भेद हैं:--(१) वास्तविक कर्त्ता ओर (२) उपचारित 
कर्ता । क्रियाका उपादान ही वास्तविक कर्त्ता है। अत: कोई भी क्रिया वास्तविक 
कर्त्ाके बिना संभव नहीं । उपचरित कत्तकि लिए यह नियम नहीं है | यथा, 


१, जीवो ण करेंदि घ्ड णेव पड़े णेव सेसगे दब्बे। 
जोगुबओगा उप्पादगा य तेंसि हवदि कत्ता॥ 
“--समय०, गाथा १००. 


तोथंकर महावीर और उनकी देक्षना ६ २४३ 


धटरूप कार्यके बननैमें उपचारित कर्त्ताकी आवश्यकता है, पर नदीके बहनेरूप 
कार्यमें उपचरित्त कर्त्ताकी आवश्यकता नहीं है। 


जीव परपदार्थोका कर्त्ता अपनेको नहीं मानता, यतः कर्त्ता माननेसे 'अहं' 
भावकी उत्पत्ति होती है तथा परकी इष्टानिष्ट परिणतिमें हषं-विषादकी अनुभूति 
होती है और इस अनु भतिके रहनेपर जीव अपने ज्ञाता-द्रष्टा स्वभावमें स्थिर नहीं 
हो पाता तथा मोहके प्रभावके कारण अपने स्वरूपसे च्यूत हो जाता है। अतएव 
निमित्त-वैमित्तिक सम्बन्धकों स्वंधा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। 

यह सत्य है कि सब द्रव्य स्वमावसे परिणामो-नित्य हैं । प्रत्येक समयमें द्रव्य- 
की एक पर्यायका व्यय होना और नवीन पर्यायका उत्पाद होना ही उसका 
परिणाम-स्वभाव है। उत्पाद, ब्यय निमित्तके रहनेपर तथा शुद्धावस्था में नि्मित्तके 
नहीं मिलमे पर भी होते रहते हैं । पर्यायरूपसे प्रत्येक द्रव्यका उत्पन्न होना 
और नष्ट होना यह उसका अपना स्वभाव है । इसमें पड्स्थानपतित हानि 
और पड्स्थानपतित बृद्धलूपस वत्तमाव अनन्त अगुरुलधुगुण प्रयोजक हैं । इस 
प्रकार अशुद्धद्रव्योंम निर्मित्तपुर्वक पर्यायमं १रिवर्तत होता है और शुद्ध द्रब्योंमे 
षड्गुणहानिवुद्धिको अपेक्षा पर्याय-परिव्तेत होता है। आत्मा शुद्धनिश्चय- 
नयको अपेक्षा स्वभावका कर्त्ता आर निर्मित्त-नैमत्तिककी अपेक्षा रागादिकभाव 
और पुदुगलद्रब्यके कर्मरूप परिणमनका कर्ता सभव हैं। अतएव निमित्त-नेमित्तिक 
सम्बन्धकी सर्वधा अवहृदनना नहीं को ज। सकती है । नयदृष्टिका अवलम्बन ग्रहण 
कर हो कतुत्ववभावका निबचय करना उपादेय है । 
भोक्त॒त्वशक्ति : विवेचन 


आत्मा फलोंका स्वयं भोक्‍ता है। यह असदभूतव्यवहारनयकों अपेक्षा 
पुदगलकमंफलोंका भोक्‍ता है। अन्तरंगमें साता, असाताका उदय होनेपर 
सुख-दुःखका यह अनुभव करता है। इसी साता-असाताके उदयसे बाहरमें उप- 
लब्ध होनेवाले सुख-दुःखके साधनोंका उपभोग करता है। अशुद्ध निश्चय- 
नयकी अपेक्षा चेतनाके विकार राभादिभावोंका भोक्‍ता है और शुद्ध निश्चय- 
नयकी अपेक्षा शुद्ध चेतन्यभावोंका भोक्ता है ।* 

वस्तुत: आत्माके हो कर्त्ता और भोकता होनेके कारण संसारकी कोई भी 
परोक्ष शक्ति जीवके लिये किसी प्रकारक्रा कार्य नहीं करती है । जीव स्वयं 
अपने भावोंका कर्त्ता-भोक्‍्ता है । किसी दूसरी शक्तिके द्वारा इसे फलकी प्राप्ति 











१. ववहारा सुहृदुक्ख पुरगलकम्भप्फलं पन्ुुंजेदि । 
आदा णिच्छयणयदों चेदणभावं खु आदस्स ॥ . --द्रव्यसंग्रह, गाथा ९. 


३४४ : तोर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


नहीं होती । आत्मा स्वयं ही अपने किये गये भावोंके अनुसार कर्मोको बांधता 
है और स्वयं ही अपने प्रयाससे कमंसे मुक्त होता है। बन्धन और मुक्तिमें 
परका किचित्‌ भी कतुंत्व नहीं है। अतः स्वभावसे अपने रूपमें चलनेबाले 
इस जगतका न कोई नियन्ता है और न कोई स्रष्टा है। किसी भी देवी-देवता- 
की कृपासे इष्टानिष्ट फल प्राप्त नहीं हो सकता । सबसे बड़ा आत्मदेव है। इससे 
शक्तिशाली अन्य कोई भी नहीं है। हानि-छाम, सुख-दूःख, अपने ही हाथमें है, 
अन्य किसीके हाथमें नहीं। जब आत्मा अपनी कतुंत्व-भोवतृत्वशक्तिका अनुभव 
करने लगता है, अपने स्वरूपको पहचान लेता है, उस समय जगतके देवी-देवता 
सभी आत्माके चरणोंमें नतमस्तक हो जाते हैं। अत्एवं यह जीव स्वतन्त्र है 
तथा स्वयं ही कर्त्ता और भोकता है । 
जीव : भेद-प्रभेद 

जीवके मूलतः दो भेद हैं:--(१) संसारो जीव और (२) मुक्त जीव । कर्मं- 
बन्धनसे बद्ध एक गतिसे दूसरी गतिमें जन्म और मरण करनेवाले संसारी जीव 
कहलाते हैं । जो संसारसे बन्धनमुक्त हो चुके हैं, वे मुक्त जीव कहलातें हैं। 
संसारी जीवके ज्ञान, दर्शन, सुख, बल आदि गुणोंपर कमंका आवरण चढ़ा 
हुआ है, जिससे उनके ज्ञान-द्शन, सुख आदि गुण हीनाधिक रूपमें अभिव्यक्त 
होते हैं। जब त्तक जीवके साथ क्रोध, मान, माया और लोभ रूप कषायभाव 
रहते हैं, तबतक जीवके अनन्त ज्ञानादि गुण विकसित नहीं हो पाते। जब 
संसारी जीवको यह प्रतीति हो जाती है कि यह मेरी दु:खित अवस्था पर-पदार्थके 
संयोगसे है, तो उस संयोगको हटानेके लिये प्रयत्न करता है। आत्तं और रौद्र- 
ध्यानको छोड़कर धर्मध्यान और शुक्‍्लध्यानका आराधन करता है। अन- 
शनादि तप द्वारा अपनी अन्तरंग मलिनताको दूर करता है। जिस प्रकार 
सोनेको तपानेसे उसमें मिले हुए रजत, ताम्र आदि परसंयोगरूप मैल और 
कालिमा नष्ट हो जाते हैं और वह सौ टंचका शुद्ध सोना हो जाता है। इसी- 
प्रकार आत्मध्यान आदि तपोंके द्वारा यह जीव भी अपनी शुद्धि कर लेता है 
तथा इसके भी क्रोध, मान, अज्ञान आदि असंयमरूपी मेल समाप्त हो जाते हैं । 

बाहरी गन्ध, रंग आदिको तनिक भी मिलावट न होनेपर वर्षाका जल एक 
समान रहता है, उसी प्रकार पूर्ण शुद्ध आत्मा मुक्त जीव भी सब परस्परमें 
समान होते हैं । मुक्त जीवके ज्ञान-दर्शंन, सुख और वोय पूर्णतया विकसित 
रहते हैं। पर संसारी जीवमें इन गुणोंकी होनाधिक रूपमें अभिव्यक्ति देखी 
जाती है | 


मुक्त जीव सभी प्रकार आकुलताओं और व्याकुरुताओंसे छूटकर 


तीर्थंकर महावीर और उनको देशना : ३४५ 


आत्माके ज्ञान, सुख आदि गुणोंमें लीन रहते हैं। इन्हें वचनातीत सुख प्राप्त 
होता है । 

संसारो जीव क्षुधा-तृषा, रोग-शोक, वध-बन्धन आदिके दुःखोंसे व्याकुल 
रहते हैं और कर्मानुसार उन्हें अनेक प्रकारकी आकुल्ताएँ प्राप्त होती रहतो 
हैं। कर्म-बन्धके कारण जीवकी परतन्त्र दशा ही संसार है। यह जीव अपने 
ही राग-हेष, मोहभावोंसे अपने लिये कर्मोका बन्धन निर्मित करता है और 
इस कमं-चक्रके अनुसार भिन्‍त-भिन्‍न योनियोंमें भिन्‍न-भिन्‍न शरीरोंको धारण 
करता है। बालक, युवक, वृद्ध होता हुआ अनेक प्रकारसे दुःख उठात्ता है । 
संसारी जीव आवागमन--जन्म-मरणजन्प दु:खोंमें लिप्त रहता है । 

मुक्त जोव कर्म-बन्धनसे पूर्णतया निवृत्त होकर आत्म-स्वालन्त्यको प्राप्त कर 
लेता है । यहाँ यह ध्यातव्य है कि पूर्ण स्वाततन्त्रय हो सबसे बड़ा सुख है । जब 
कर्मजन्य जोवकी परततन्त्रता छुट जाती है, तो मुक्त जीव लोकाग्रभावमें स्थित 
होकर शाहइवत सुखका अनुभव करता है। इस प्रकार कर्म-बन्धन और कमं- 
मुक्तिकी दृष्टिसे जीवके उक्त दो भेद हैं। 
संसारी जीव : भेद-प्रभेद 

संसारी जीवके मूल दो भेद हैं:--(१) तरस और (२) स्थावर। द्वीन्द्रिय 
जीवसे लेंकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त सभी त्रस कहलाते हैं। जोवबिपाकी त्रसनाम- 
कर्मके उदयसे उत्पन्न वृत्ति-विशेषवाले जीव त्रस हैं। अपने रक्षार्थ स्वयं चलने- 
फिरनेकी शक्ति त्रसंजीवोमें रहती हैं। त्रसजीव लोकके मध्यमें एक राजू 
विस्तृत ओर चोदह राजू लम्बी त्रसनालीमें निवास करते हैं । 


त्रसजीवोंके दो भेद हें:-(१) विकलेन्द्रिय और (२) सकलेन्द्रिय । दो-इन्द्रिय, 
तीन-इन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंको विकलेन्द्रिय माना जात्ता है। पंचेन्द्रिय 
जीवोंको गणना सकलेन्द्रियमें है | द्वोन्द्रिय जीवोंमें स्पर्शन और रसना ये दो 
इन्द्रियाँ, तीन इन्द्रिय जीवों में स्प्शन, रसना और ध्राण ये तोन इन्द्रियाँ और चतु- 
रिन्द्रिय जीवोंमें स्पशंन, रसना, प्राण और चक्ष ये चार इन्द्रियाँ होती हैं। छट, 
शंख आदि जीव द्वोन्द्रिय, चीटीं आदि त्रीन्द्रिय और भ्रमर आदि चतुरिन्द्रिय 
माने गये हैं । 

सकलेन्द्रिय जीवोंके स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियाँ 
होती हैं। इनके भी दो मंद हैं:--(१) संशी और (२) असंज्ञी । जिनके मन है 
ओर सोचने-विचा रनेकी विशिष्ट शक्ति है, वे संज्ञी कहलाते हैं और जिनके मन 
या सोचने-विचा रनेकी शक्ति नहीं हे, वे असंज्ञी कहलाते हैं। सभी त्रसजीव बादर 


३४६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


होते हैं, पर अनन्तान्त विस्रसोपचयोंसे उपचित औदारिक नवकमं-स्कंधोंसे 
रहित बे विग्रहगतिमें सृक्ष्म होते हैं। 

स्थावरजीव एंकेन्द्रिय होते हैं। स्थावरनामकर्मके उदयसे स्थावरजीव- 
पर्याय प्राप्त होती है। स्थावरजीवोंके केवल एक स्पशंन इन्द्रिय होती है। 
इनके पाँच भेद है।-- 

(१) पृथ्वीकायिक--जिनका शरोर पाथिव--पृथ्वीरूप होता है। यथा-- 
पत्थर, लोहा, सोना, चाँदी आदि खनिज पदार्थ । 

(२) जलकायिक या अपकायिक--जलके रूपमें जिनका शरीर होता है । 
यथा--जल, बर्फ, ओस, ओला आदि | 

(३) अग्निकाथिक--अग्निरूप जिनका शरीर होता है। यथा--विद्युतु, 
दीपक, अंगारा इत्यादि | 

(४) वायुकायिक--वायु या पवनके रूपमें जिनका शरीर रहता है। 

(५) वनस्पत्तिकायिक--जिन जीवोंका शरीर वनस्पतिके रूपमें हो । यथा-- 
वृक्ष, लता, वीरुध आदि | 

पृथ्वीकायिक जीवोंकी सिद्धि प्रत्यक्षद्वारा होती है। पर्वत पहले पृथ्वीके 
तुल्य थे। पश्चात्‌ बढ़ते-बढ़ते ऊँचे होते गये और ये निरन्तर वृद्धिगत हो रहे 
हैं। खानोंमेंसे पत्थर निकालते रहते हैं, पर जब उन खानोंको खोदना बन्द 
कर दिया जाता है, तो उन खानोंके पत्थर पुनः बढ़ने लगते हैं | शरीरको वृद्धि 
उसी पदाथंकी होती है, जिसमें जीव रहता है! खानसे पृथक्‌ कर देनेपर 
पत्थरोंका बढ़ना भी रुक जाता है। अत्त: प्रमाणित होता है कि खनिज पदार्थ 
खानमें रहते हुए सजीब रहते हैं, अन्यथा उनको शारीरिक वृद्धि भर ह्वास 
सम्भव नहीं था । जब पत्थरों या लोहादि अन्य पदार्थोको खोदकर खान॑से बाहर 
निकाल लिया जाता है, तब वे निर्जीव हो जाते हैं । 


इसी प्रकार जल जबतक अपने शीतल रूपमें कुएँ, तालाब आदियें रहता है, 
प्तजीव होता है और अग्निसे गमंकर लेनेपर निर्जीव हो जाता है। अग्नि और 
वायुके भी इसी प्रकार सजीव और निर्जीव दो-दो रूप हैं। 

पेड़-पौधे, छत्ता आदि जबत्तक हरे रहते हैं, उनके शरीरमें वृद्धि होती रहत्ती 
है। बीजसे अंकुर, अंकुरसे पौधा और पौधेसे वृक्ष बन जाता है। समय पाकर 
वह वृक्ष सूख भी जाता है। इस प्रकार वनस्पतिकायके भी सजीव और निर्जीब 
दो भेद हैं। जब वनस्पतिकायिक निर्जीव हो जाता है, तो गेहूँ, जो, चना 
भादि अन्न प्राप्त होते हैं। ये स्थावर जीव स्पशन (त्वचा), कामबल--शरीर 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना ; ३४७ 


बल, श्वासोच्छवास और आयु इन चार प्राणोंसे युक्त हैं। जीवके दश प्राण माने 
जाते हैं:--(१) स्पर्शन, (२) रसना, (३) प्राण, (४) चक्षु, (५) कर्ण, (६) काय- 
बल, (७) वचनबल, (८) मनोबल, (९) आयु ओर श्वासोच्छवास। इन दशा 
प्राणोंमेंसे एकेन्द्रिय जीवके चार प्राण, दो इन्द्रियके छह प्राण, तीन 
इन्द्रियके सात प्राण, चार इन्द्रियके आठ प्राण, असंज्ञी पंचेन्द्रियके नव प्राण और 
और संज्ञी पंचेन्द्रियके दश प्राण होते हैं। भसंज्ञी या असेनी पंचेन्द्रिय जीव मन- 
शक्तिके अभावमें शिक्षा-उपदेश आदिकों ग्रहण करनेमें असमर्थ रहते हैं और 
संज्ञी पंचेन्द्रिय जोब शिक्षा उपदेश आदिको ग्रह करते हैं । 

ये सभी त्रस और स्थावर जीव अपने-अपने शरारके प्रमाण होते हैं। जिस 
जीवको हाथोका शरीर प्राप्त हुआ है, वह जीव उस शरीरमें फेलकर रहता है। 
यदि वह हाथी मरकर चींटी हो जाये, तो वह जीव सिकुड़ कर चींटीके शरी रमें 
समाहित हो जाता है। जीवका समस्त शरीर आत्मप्रदेशोंसे व्याप्त रहता है। न 
तो आत्माके प्रदेश शरीरस बाहर रहते हैं और न शरोरका कोई भी अंश आत्म- 
प्रदेशोंसे खालो रहता है । 

यों तो जीवसमासकी अपेक्षा जीवोंके एकाधिक--अनेक भेद हें, पर गत्तिकी 
अपेक्षा जीवके भेदोंका विचार करना आवश्यक है। जीवकी संसारदशा चार 
गतियोंकी अपेक्षासे जानी जाती है । वे चार गतियां हैं . (१। मनुष्यगति, (२) 
देवगत्ति, (३) तिर्यचगति और (४) नरकगत्ति । 

जिस समय जीव मनुष्य--पुरुष था स्त्रोके शरीरमें रहता है, उस समय 
उसकी मनुष्यगति होती है। मनुष्य घोर पापकर नरक भो जा सकता है, शुभ- 
कम करके देव भी हो सकता है। अल्प पाप करके पशुशरीर भी प्राप्त कर सकता 
है और अल्प शुभकम करके पुनः मनुष्यभव प्राप्त कर सकता है। प्रबल तपस्या 
द्वारा कम-बन्धन नष्टकर मुवित भी प्राप्त कर सकता है। आशय यह है कि 
मनुष्यगति वह चौरस--चतुष्पथ है, जहाँसे समस्त गत्तियोंकी ओर यात्रा की जा 
सकती है | इसी कारण मनुष्यभवकों सबसे उत्तम माना गया है। 

जीव जब देव-श रीरको प्राप्त करता है, तब उसकी देवगति होत्तो है | देवको 
जन्मसे हो अवधिज्ञान--इन्द्रिय सहायताके विना मूत्तिक पदार्थोकों जाननेको 
शक्ति--होता है। उनका शरीर सुन्दर, स्वस्थ, विक्रियाऋद्धि-सम्पन्त और सुखी 
होता है । देव यदि पाप संचय करें, तो तिय॑च योनिमें जन्म लेते हैं और शुभ 
कर्मोदयसे उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। देवगतिसे च्युत जीव न त्तो 
नरकमें जन्म ग्रहण करता है और न पुन: देव होता है। 

नरकमें उत्पन्न होना नरकगति है। नरक दुःखमय स्थान है। यहांका 


३४८ : तीथंकर महावीर और उत्तकी आचायं-परम्परा 


वातावरण सब प्रकारसे दुःखदायक है। यहाँकी प्रकृति भी दुःखदायी रहती है। 
शीत्त-उष्णता भयंकर होती है। नारकी जीव परस्परमें सदा युद्ध और कलह 
करते रहते हैं तथा आपसमें मार-पीट करते रहते हैं। इस प्रकार नरकमें एक 
क्षणकों भी जीवको शान्ति नहीं मिलती है। यहाँ क्षुधा-तुबाजन्य अपार वेदना 
भी रहती हैं| नरकसे निकलकर जीव त्तिर्य॑च या मनुष्यगात ही प्राप्त करता है। 
नारकी जोव न तो देवगत्ति ही प्राप्त कर सकता है और न पुनः नरकगति ही 
प्राप्त करता है। एकाध भवके पढ्चात्‌ उसे नरक या देवगतिको प्राप्ति होतो है। 
इन तीनों गतियोंमें सभी प्राणी संज्ञी पंचेन्द्रिय हो होते हैं । 

उक्त तीनों गत्तियोंके अत्तिरिक्त अन्य जिलने प्राणी हैं वे तियँच गतिके हैं । 
एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असेनी पंचेन्द्रिय जीव तो तिय॑चगतिमें 
ही होते हैं, अन्य किसी गतिमें नहीं। सैनी पंचेन्द्रिय पशुओंमें मगर, मत्स्य, 
घड़ियाल आदि जीव जलचर, तोता, कबूतर, मयूर, चिड़िया आदि आकाशमें 
उड़नेवारलें जीव नभचर एवं गाय-घोड़ा, बंदर, चूहा, साँप, कुत्ता आदि जीव 
धलचर कहलाते हैं। तिर्यच्रगतिके संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंके जलचर, मंभचर 
और थलचर ये तोन भेद किये गये हैं। जोवोंका विचार ओर भी विस्तारके 
साथ किया जा सकता है, पर संक्षेपमें जीबोंकी यही मीमांसा है। इस जीव- 
विज्ञानका उपयोग अहिंसा आचरण में किया जाता है। जो प्राणी उपयोगिताकी 
दृष्टिस जितना अधिक विशिष्ट होता है, उसकी हिसामें उतना हो अधिक पापा- 
जन होता है। यों तो हिंसा और अहिंसाका सबंध भावोंके साथ है। पर 
प्राणियोंकी उपयोगित्ताको दृष्टि भी अध्ययनीय है। 
पुदूगल : निरूपण 

जिसमें पूरण'--बाहरो अंश मिलनेकी शक्ति और 'गलन'--गल जानेकी 
शक्तिकी क्रिया होती रहत्तो है। अर्थात्‌ जो टूटतता-फूटता और मिलता रहता 
है, उसे पुदूगल कहते हैं | पुदुगलमें रूप-रस-गंध आर स्पर्श ये चार गुण अवश्य 
होते हैं । जो द्रव्य स्कंध अवस्थामें 'पुरण'--अन्य-अन्य परमाणुओंसे मिलना 
और “गलून'-कुछ परमाणुओंका बिछुड़ना, इस प्रकार उपचय और अपचयको 
प्राप्त होता है, वह पुदूगल कहछाता है। यह समस्त दृश्य जगत्‌ पुदूगलका ही 
क्स्तार है। मूलदृष्टिसे पुदूगक परमाणुछरूप है। अनेक परमाणुओंसे मिलकर 
जो स्कंध तैयार होता है, वह संयुक्त द्रव्य कहलाता है। पुद्गलपरमाणु जब- 
तक अपनी बन्धशक्तिसे शिथिल या निविडरूपमें एक-दूसरेसे जुटे रहते हैं, तब- 
तक स्कंध कहलाते हैं। इन स्कंघोंका बनाव और बिगाड़ परमाणुओंकी बन्च- 
शक्ति और भेदशक्तिके कारण होता है। परमाणुओंकी बन्ध-व्यवस्थाकी 
निम्नलिखित स्थितियां हैं:-- 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ३४९ 


(१) स्तिग्ध और रूक्षका संयोग--इसे विषम वैद्युत्‌ प्रकृतिजन्य कारण 
माना जाता है| 

(२) जघन्य या शून्य बेद्युत्‌ प्रकृतिके परमाणुओंमें बन्धामाव। जघन्य गुण- 
वाले परमाणुओंमें बन्ध नहीं होता । 

(३) सदृश परमाणुओंका गुण साम्य होनेपर बन्धाभाव रहता है। 


पुदगलबन्ध-प्रक्रिया 


पुद्गलको बन्व-व्यवस्था बहुत ही विस्तृत है। गुणशब्द शब्ित अंशका 
पर्यायवाची है। पुद्गलके प्रत्येक गुणकी पर्याय एक-सी नहीं रहती, प्रतिसमय 
परिवर्तित होती रहती है। अतएव बन्धकी योग्यतापर विचार करना आवश्यक 
है। जिन परमाणुओंमें स्तिग्व और रूक्ष पर्याय जघन्य हो, उतका बन्ध नहीं 
होता । वे तबतक परमाणु दशामें ही बने रहते हैं, जबतक उनकी जघन्य पर्याय 
परिवर्तित नहीं हो जाती । इससे स्पष्ट है कि जिनकी जधन्य पर्याय नहीं होती, 
उन परमाणुओंका बन्ध हो सकता है। बन्धकी योग्यता रहनेपर भी समान 
शक्ति अंशवाले परमाणुओंका बन्ध नहीं होता । संक्षेपमें असमान शक्ति अंश- 
वाले सदृश परमाणुओंका और समान शर्क्ति अंशवाले विशदुश परमाणुओंका 
बन्ध सम्भव है। यों तो दो शक्ति-अंश अधिक होनेपर एक पुद्गलका दूसरे 
पुद्गलसे बन्ध होता है। उदाहरणके लिये यों कहा जा सकता है कि एक पर- 
माणुमें स्तिग्ध या रूक्ष गुणके दो शक्ति-अंश हैं और दूसरे परमाणुमें चार शक्ति- 
अंश हैं, तो इन दोनों परमाणुओंका बन्च सम्भव है। एक परमाणुमें स्विग्ध या 
रूक्ष गुणके तीन शक्ति-अंश हैं और दूसरे परमाणुमें पाँच शक्ति-अंश हैं, तो इन 
दोनों परमाणुओंका भी बन्च हो सकता है। प्रत्येक अवस्थामें बधनेवाले पुदू- 
गछोंमें दो शक्ति-अंशोंका अन्तर होना चाहिये | इससे न्‍्यून या अधिक अंतरके 
होनेपर बन्ध नहीं होता । बन्ध सदृश् और विशदृश दोनों प्रका रके पुद्‌गलोंका 
परस्परमें होता है। सदृशका अथं समान जात्तीय और विसदृशका अ्थ असमान 
जातीय है। एक रूक्ष पुद्गलके प्रति दूसरा रूक्ष पुदगल समान जातीय है और 
स्निग्ध पुदुगल असमान जातीय है। इसी तरह एक स्निग्ध पुद्गलके प्रति दूसरा 
स्निग्ध पुदूगल समानजातोय है और रूक्ष पुदूगल असमानजातोय है । इस प्रकार 
परमाणुकी वन्व-व्यवस्था अवगत करनी चाहिए | 

प्रत्येक परमाणुमें स्वभावत्त: एक रस, एक रूप, एक गंध और दो स्पर्श- 
गण हैं। पुद्गलके बीस गुण माने गये हैं-पाँच रूप, पाँच रस, दो गंध और आठ 
स्परशं । पाँच रूपोंमें काला, नीला, पीला, श्वेत और लालकी गणना है । तिकत- 
' चरपरा, आम्ल-खट्टा, कटुक-कडुवा, मधुर-मोठा और कषाय-कसेैला ये पाँच 


३५० : तोर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


रस हैं। सुगंध और दुर्गध दो प्रकारके गंध हैँ । कठिन, मृदु, गुर, लघु, शीत । 
उष्ण; स्तिग्ध और रूक्ष ये आठ स्पर्श हैं। 


पुदूगलकी परमाणु अवस्था--स्वाभाविक पर्याय है और स्कन्च-अवस्था 
विभाव-पर्याय है । 


पुद्गलके भेद 


पुद्ग छके (१) स्कन्ध, (२) स्कन्धदेश, (३) स्कन्धप्रदेश और (४) परमाणु 
ये चार विभाग हैं | अनन्तानन्त परमाणुओंसे स्कन्ध बनता है, उससे आधा स्कंध 
देश और स्कंधदेशका आधा स्क्रंधप्रदेश होता है । परमाणु सर्वंत्तः अविभागी 
होता है | शरीर, इन्द्रियाँ, मन, इन्द्रियोंके विषय और श्वासोच्छवास आदि सब 
कुछ पुदुगलद्रब्यके ही विविध परिणाम हैं । 


स्कन्धके भेद 


अपने परिणमनकी अपेक्षा पुद्गल स्कन्धोंके छः भेद हैं। स्कन्ध दोसे 
अधिक परमाणुओंके संइलेपसे बनता है। व्यणुक आदि स्कनन्‍्ध परमाणुओंके 
संइलेषसे भी बनते हैं तथा विविध स्कन्धोंके संडलेषसे भी | अन्त्य स्कंधके अति- 
रिक्त शेष सभी स्कंध परस्पर कार्यूप भी हैं और कारणरूप भी । जिन स्कंधोंसे 
बनते हैं उनके कार्य हें और जिन्हें बनाते हैं, उनके कारण भी । 

१. बादर-बादर--स्थूऊ-स्थुलः-जो स्कन्ध छिन्न-भिन्‍न होनेपर स्वयं न मिल 
सकें, वे लकड़ी, पत्थर, पर्वत, पृथ्वी आदि बादर-बादर हैं ! ऐसे ठोस पदार्थ 
जिनका आकार, प्रमाण और घतफ़ल नही बदलता, बादर-बादर कहलाते हैं । 

२. बादर-स्थुछू--जो स्कन्ध छिन्त-भिन्‍त होनेपर स्वयं आपसमें मिल जायें, 
वे बादर-स्थूल स्कन्ध हैं । यथा-दृूध, घी, जल, तेल आंद द्रवपदार्थ, जिनका 
केवल आकार बदलता है, घनफल नहीं, वे बादर कहलाते हैं । 


३. बादर-सुक्ष्म--स्थूल-सूक्ष्म -जो स्कन्ध देखनेमें स्थूल हों, पर जिनका 
छेदन, भेदन और ग्रहण न किया जा सके, वे बादर-सुक्ष्म कहलाते हें। यथा 
छाया, प्रकाश, अन्धकार आदि । आशय यह है कि जो केवल नेत्र इन्द्रियसे 
गृहोत हो सके और जिनका आकार भी बने, किन्तु पकड़में न आवें, वे बादर- 
सूक्ष्म पुदूगल कहलाते हैं | 

४. सुक्ष्म-बादर--सूक्ष्म-स्थूल--जो सूक्ष्म होनेपर भी स्थूलरूपमें दिखलायी 
पड़ें, ऐसे पाँचों इन्द्रियोंके विषय--स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्द स॒ृक्ष्म-बादर 
स्कन्ध हैं | जेसे ताप, ध्वनि आदि ऊर्जाएँ | 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ३५१ 


५. सूक्ष्म--जो स्कत्ध सूक्ष्म होनेके कारण इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण न किये 
जा सकते हों, वे कार्ण-वर्गणाएँ आदि सृक्ष्म स्कन्ध हैं । 
६. सूक्ष्म-सूक्ष्म'--कार्माणवर्गंणासे भी छोटे दरयणुक स्कन्ध तक सक्ष्म-सृक्ष्म 
| 
ऐ परमाणु अत्यन्त सक्ष्म है, बह अविभागी है, शब्दका कारण होकर भी 
स्वयं अशब्द है और शाश्वत होकर भी उत्पाद और व्यय युक्त है। परमाणुमें 
भी त्रयात्मकता पायी जाती है । 


पुदगलपर्याय ॥ 

शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान, भेद, अन्धकार, छाया, प्रकाश, 
उद्योत, और गर्मी आदि पुद्गलद्रव्यकी पर्यायें हैं ।* 

दब्द पुदुगलद्वारा ग्रहण किया जाता है, पुदूगलसे धारण किया जाता है, 
पुदूगलसे रुकता है, पुद्गलोंको रोकता है और पौद्गलिक वातावरणमें अनु- 
कम्पन उत्पन्न करता है, अतः शब्द पौदगलिक है | स्कन्धोंके परस्पर संयोग, 
संघंण और विभागसे शब्द उतत्न होता है। जिह्ला और तालु आदिके 
संयोगसे नाना प्रकारके भाषात्मक प्रायोगिक शब्द उत्पन्न होते हैं। शब्दके 
उत्पादक, उपादानका रण तथा स्थूछ निमित्तकारण दोनों ही पौद्गलिक हैं । 

दो स्कन्धोंके संघषसे शब्द उत्पन्त होता है, वह आस-पासके स्कन्‍्धोंको 
अपनी शक्तिके अनुसार शब्दायमानव कर देता है, अर्थात्‌ संघर्षके निमित्तसे उन 

स्कन्वोंमें भी शब्दपर्याय उत्पन्त हो जाती है । शब्द बीची-तरंग न्यायसे श्रोता- 

के कर्णप्रदेशको प्राप्त होता है। 

शब्द केवल शक्ति नहीं है, अपितु शक्तिमान्‌ पुदूगलस्कन्ध है, जो वायुस्वन्ध- 
के द्वारा देशान्तरको जाता हुआ आस-पासके बातावरणको झनझनाता है। शब्दके 
पौदगलिकत्वकी सिद्धि अनुभव द्वारा भी होती है। निश्छिद्र बन्द कमरेमें आवाज 
करनेपर वह वहीं गुंजती रहती है, बाहर नहीं निकछत्तो । अन्त्रों द्वारा शब्द- 


तरंगोंको देखा जा सकता है। अतः शब्द अमृत्त आकाशका गुण न होकर 
पौद्गलिक है । 





१. बादरबादर बादर बादरसुहमं च सुहमथूल च । 
सुहमं च सुहमसुहमं च घरादियं होदि छब्तेयं ॥। 


-+भीवकाण्ड, गाथा ६०२. 
२. शब्दबन्धसौद्ष्यसंस्थानमेदतमइछायातपोद्योतवन्तश्च । 


“-तत्त्वार्थयूत्र, ५।२४. 
३५२ : तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


शब्दके भाषात्मक और अभाषात्मक दो भेद हैं। भाषात्मक शब्दके अक्ष रात्मक 
और अनक्षरात्मक ये दो भेद हैं। बोल-चालमें आनेवाली विविध प्रकारकी 
भाषाएं, जिनमें प्रन्धरचना होतो है, वे अक्ष रात्मक हैं | द्वीन्द्रिय आदि प्राणियों- 
के जो ध्वनिरूप शब्द उच्चरित होते हैं, वे अनक्षरात्मक शब्द हैं। अभाषात्मक 
शब्दके वेश्नसिक और प्रायोगिक ये दो भेद हैं । मेघ आदिकी गजेना वेस्नसिक 
शब्द हैं और प्रायोगिक शब्द चार प्रकारके हैं:--तत, वित्तत, घन और सूषिर। 
चमड़ेसे मढ़े हुए मुर्देग, भेरी और ढोल आदिका शब्द तत हैं| ताँतवाले वीणा, 
सारंगी सादि वाद्योंका शब्द वितत है। झालर, घण्टा आदिका शब्द घन है 
और शंख, बाँसुरी आदिका शब्द सुषिर है। 

विज्ञानके आलोकमें शब्दके दो भेद हैं:-(१) कोलाहल और (२)संगीतध्वनि 
इनमेंसे कोलाहुरू वेख्रसिक वर्गमें गर्भित हो जाता है। संगीत्तध्यनिका उद्धव 
चार प्रकारसे माना जाता है:--(१) तनन्‍्त्रोंके कम्पन, (२) तननके कम्पन्न, 
(३) दण्ड और पट्टिकाके कम्पन और (४) जिह्वालके कम्पनसे । 

शब्द आकाशका गुण नहीं है, यह पौद्गलिक है--इसे पुदूगलकी पर्याय 
माना जाता है। यह स्वयं द्रव्यकी पर्याय है, और पर्यायका आधार पुद्गल 
स्कन्ध है। अमूत्तं आकाशका गुण माननेपर शब्द भी अमृत्तं हो जायगा। 
बन्ध : पुद्गलपर्याय 

एक दूसरेके साथ बंधना भी पुद्गलको पर्याय है। निरन्तर गतिशील और 
उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक परिणमनवाले अनन्तानन्त परमाणुओंके परस्पर संयोग 
और विभागसे कुछ नैसगिक और कुछ प्रायोगिक परिणमन इस विश्वके रंगमंच- 
पर प्रतिक्षण हो रहे हैं। इलेक्ट्रोच और प्रोटोन एटममें अविराम गतिसे चक्कर 
लगाते रहते हैं, वे सूक्ष्म या अतिसूक्ष्म पुदूगल स्कन्धमें बाँधे हुए परमाणुओंका 
ही गतिचक्र है। सब अपने-अपने क्रमसे जब जैसी कारणसामग्री प्राप्त कर छेते 
हैं, वेसा परिणमन करते हुए अपत्ती अनन्त यात्रा कर रहे हैं । 

परस्पर इलेषरूप बन्धके बेस्नसिक और प्रायोगिक ये दो भेद हैं | प्रयत्नके 
बिता विजलो, भेघ, अग्ति और इन्द्रधनुष आदि सम्बन्धी जो स्निग्ध और रुक्ष 
गुणनिमित्तक बन्ध होता है, वह वेख्नसिक बन्ध है। प्रायोगिक बन्ध दो प्रकारका 
है:--(१) अजोवविषयक और (२) जीवाजीवविषयक | लाक्षा--लाख, लकड़ी 
आदिका बन्धअजीव विषयक प्रायोगिक बन्ध है और कम तथा नोकमंका 
बन्ध जीवाजीवविषयक प्रायोगिक है । यथा्थंत: वस्तुओंका परस्पर मिलकर 
एक होना बन्ध है। 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ३५३ 
२३ 


सुृक््मत्व और स्थ॒ुझूत्व : पुद्गलपर्याय 

सूक्ष्मता और स्थूलता भी पुद्गलकी पर्याय हैं; यतः इनकी उत्पत्ति पुद्गलसे 
ही होती है। जो वस्तु नेत्रसे दिखायी न पड़े अथवा कठिनाईसे दिखलायी पड़े 
वह सूक्ष्म कहलाती है। इसके दो भेद हैं:--१. अन्त्य सुक्ष्मत्व और स्थृलत्व, 
२. आपेक्षिक सूक्ष्मतव ओर स्थूलत्व । 


परमाणु अन्त्य सूक्ष्म्लका और जगद्व्यापी महास्कन्च स्थूल॒त्वका उदा- 
हरण हैं। बेल, आँवला, और बेर आपेक्षिक सूक्ष्मखके और इनके विपरीत बेर, 
आँवला और बेल आपेक्षिक स्थलत्वके उदाहरण हैं। सूक्ष्मत्वके उदाहरणमें 
उत्तरोत्तर सक्ष्मता और स्थूलत्वके उदाहरणमें उत्तरोत्तर स्थूलता हैं । ये दो नों 
पौदगलिक हैं । 


संस्थान : पुद्गलपर्पाय 


संस्थानशब्दका अर्थ आकार या आकृति है। आकार पुद्गलद्रव्यमें ही 
उत्पन्न होता है, अत: इसे पुद्गलकी पर्याय कहा है। संस्थानके दो भेद हैं:-- 
(१) इत्थंलक्षण संस्थान, (२) अनित्यंलक्षण संस्थान । 
जिस आकारका 'यह इस तरहका' है, इस प्रकारसे निर्देश किया जा सके, 
वह इत्यंलक्षण' संस्थान है और जिसका निर्देश न किया जा सके, वह 'अनित्य॑- 
लक्षण' संस्थान है। गोल, त्रिकोण, चौकोर, आयत्ताकार आदि संस्थानोंके 
आकारोंका निर्देश करना सम्भव है, अतः यह (इत्यंलक्षण' संस्थान है। मेघ 
आदिका संस्थान--आकार अवश्य है, पर उसका निर्धारण संभव नहीं, अतः . 
यह 'अनित्यंकक्षण संस्थान है। 
संस्थान पुद्गलस्कन्धोंमें ही संभव है, पुद्गलस्कन्धोंके अभावमें संस्थानका- 
निर्धारण नहीं होता है। अतएवं विभिन्न आकृत्तियाँ पुद्गलकी पर्याय हैं । 
भेद : पुदुगलपर्याय 
. _ पुदुगल पिण्डका भंग होना भेद है| पुद्गलके विभिन्न भंग--टुकड़े उपलब्ध 
होते हैं, अतः भेदको भी पुदुगल-पर्याय कहा गया है। भेदके छह प्रकार हैं:-- 
६. उत्तर--बुरादा--लकड़ी या पत्थर आदिका करोंत आदिसे भेद 
करना | 
२. चूणं-गेहूँ आदिका सत्तू या आठा । 


३. खण्ड--घट आदिके टुकड़े-टुकड़े हो जाना खण्ड है। 


३५४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


४. चूणिका -दालरूपमें टुकड़े, उड़द, मूंग आदिकी दाल | । 

५. प्रतर--मेघ, भोजपत्र, अश्रक और मिटटी आदिको तहें निकालना 
प्रतर है । 

६. अणुचटन--स्फुलिज्भ--गर्म लोहे आदिमेंघन मारना अथवा शान 
घरते समय स्फुलिड्रोंका निकलना | 

भंगके और भी भेद संभव हो सकते हैं, ये सभी पुद्गलको पर्यायोंमें परि- 
गणित हैं | वस्तुत: यह सारा संसार पुद्गलका हो क्रीड़ा-क्षेत्र है। पुद्गल अनेक 
रूपों ओर विभिन्न आक्ृृतियोंमें अपना कार्य सम्पादित करता है। 


प्रकाश-अन्धकार : पुद्गलपर्याय 

सूर्य, चन्द्र बिजली, दीपक आदिके सम्बन्धसे पुद्गल-स्कन्धोंमें नेत्रोंसे 
देखने योग्य जो परिणमन होता है, वह प्रकाश है और सूय॑ आदिके अभावमें 
जो पुद्गल-स्कन्ध काले (अन्धकारके) रूपमें परिवत्तित होते हैं, वह अन्धकार 
है । प्रकाश और अन्धकार मूत्तिक हैं,) यतः इनका अवरोध किया जा सकता 
है। तम और अन्धकार एकाथ्थंक हैं और प्रकाशके प्रतिपक्षी हैं। क्योंकि प्रकाश- 
पथमें सघन पुद्गलोंके आजानेसे अन्धका रकी उत्पत्ति होत्ती है | अत्तएव ये दोनों 
पौद्गलिक हैं | 
छाया : पुद्गल-पर्याय 

सूर्य, दीपक, विद्युत्‌ आदिके कारण आस-पासके पुद्गलस्कंध भासुररूप 
धारण कर प्रकाशस्कन्ध बन जाते हैं। जब कोई स्थूलस्कन्ध इस प्रकाश- 
स्कन्धको जितनी जगहमें अवरुद्ध रखता है, उतने स्थानके स्कन्ध काला रूप 
धारण कर लेते हैं, यही छाया है। छायाक्री उत्पत्ति पारदर्शक अप्वीक्षोंके प्रकाश- 
पथमें आ जानेसे अथवा दर्पणमें प्रकाशके परावत्तंनसे होती है। इस छायाके 
निम्नोक्त भेद हैं :-- 

(१) वास्तविक प्रतिबिम्ब--प्रकाश-रश्मियोंके मिलनेसे वास्तविक प्रति- 
बिम्ब बनते हैं । 

(२) अवास्तविक प्रतिबिम्ब--समतल दर्पणमें प्रकाशरश्मियोंके परावत्तंनसे 
बनते हैं । 

छाया पुद्गलजन्य है, अतः पुद्गलकी पर्याय है | 
आतप-उद्योत : पुद्गल-पर्याय 

सूर्य आदिका उष्ण प्रकाश आतप कहलाता है और चन्द्र, मणि एवं जुगुनू 
आंदिका शीत प्रकाश उद्योत कहलाता है । अग्निसे इन दोनोंमें अन्तर है। 


तीर्थंकर महाबीर और उनकी देशना : २५५ 


अग्नि स्वयं उष्ण होती है और उसकी प्रभा भी उष्ण होती है, किन्तु आतप 
और उद्योत्तके विषयमें यह बात नहीं है। आत्तप मृलमें ठंडा होता है, पर उसकी 
प्रभा उष्ण होती है। उद्योतकी प्रभा भी ठंडी होती है और मूल भी । आतपफमें 
ऊर्जाका अधिकांश तापकिरणोंके रूपमें प्रकट होता है और उद्योतमें अधिकांश 
उर्जा प्रकाश-किरणोंके रूपमें प्रकट होती है। 

संक्षेपमें बंधना, सूक्ष्मता, स्थुकत्ता, चौकोर, तिकोन, आयताकार आदि 
विभिन्‍न आक्ृतियाँ; सुहावनी चाँदनी, मंगलमय उषाकी लाली आदि पुद्गल- 
स्कन्बोंकी पर्याय हैं। निरल्तर गतिशील और उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक परिण- 
मनशील अनन्तानन्त प्रमाणुओंके परस्पर संयोग और विभाग पुद्गलरूप 
हैं। पुदूगलके विभिन्‍न प्रकारके परिणमनोंके कारण ही इस सुष्टिकी व्यवस्था 
चल रही है । अतः पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आदि भी पुद्गलके अन्तगतत हैं । 
प्रकाश, गर्मी, उद्योत, आतप प्रभृत्ति शक्तियाँ किसी ठोस आधा रमें रहनेवाली 
हैं और यह आधार पुद्गल-स्कन्ध ही है। शक्तियाँ जिन माध्यमोंसे गति करती 
हैं, उन माध्यमोंको स्वयं उस रूपसे परिणत कराती हुई हो जाती हैं। अतएव 
पुदूगल आधारके वित्ता इनको भी उत्पत्ति संभव नहीं है । 
पुद्गलके अन्य भेद 

पुदूगल जातीय स्कन्धोंमें विभिन्‍न प्रकारके परिणमन होनेसे पुदुगलके २३ 
वर्गंणात्मक भेद हैं":--( १) अणुवर्गंणा, (२) संख्याताणुवगंणा, (३) असख्यात्ताणु- 
बगंणा, (४) अनन्ताणुवर्गणा, (५) आहा खगंणा, (६) अग्राह्मवगंणा, (७) तैजस- 
बगंणा, (८) अग्राह्मवगंणा, (०) भाषावगंणा, (१०) अग्राह्मवर्गंणा (११) मनो- 
बगेणा, (१२) अग्राह्यव्गंणा, (१३) कार्मणवर्गंणा, (१४) ध्र ववर्गणा, (१०) 
सान्‍्तरनिन्तरवर्गंणा, (१६) शन्यवर्गंगा, (१७) प्रत्येकशरी रवर्गंणा, (१८) 
घ्रूवशुन्यवर्गणा, (१९) बादरनिगोदवर्गंणा, (२०) शुन्यवर्गणा, (२१) सूक्ष्मनिगी द- 
वर्गणा, (२२) नभोवगंणा और (२३) महास्कन्धवर्गणा । 

इन तेईस वर्गंणाओंमें आहारबगंणा, भाषावगंणा, मतोवर्गणा और कार्मण- 
वर्गंणा ये पाँच ग्राह्मयवरंणाएँ हैं ।* इन वर्गणाओंमें ऐसा नियम नहीं है कि जो 
: परमाणु एक बार कमंवर्गंणारूप परिणत हुए हैं, वे सदा कमंवर्गंणारूप हो रहेंगे, 

अन्यरूप नहीं होंगे या अन्यपरमाणु कमंवर्गणारूप न हो सकेंगे । प्रत्येक द्रव्यमें 

अपनी-अपनी मूल योग्यताओके अनुसार जिस-जिस प्रका रकी सामग्री एकत्र होती 


१. गोम्मटसार-जीवकाण्ड, गाथा ५१३ और ५९४. 
२. वही, गाथा ५९५. 


३५६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


जाती है, उस-उस प्रकारका परिणमन सम्भव है। जो परमाणु शरीर अवस्थामें 
तोकमंब्गंणा बनकर शामिल हुए थे, वे हो परमाणु मृत्युके अनन्तर शरीरके 
भस्म कर देनेपर अन्य अवस्थाओं को प्राप्त हो जाते हैं। एकजातीय द्रव्यमें उस 
द्रव्यके विशेष परिणमन्तोंपर बन्धन नहीं लगाया जा सकता । पुद्गलके स्कन्धोंमें 
स्वभावतः परिणमन होता रहत्ता है, जिससे उनकी अवस्थाएँ निरन्तर परि- 
वत्तित होती रहती हैं । 
स्कन्ध और परमाणु : उत्पत्ति-कारण 

स्कन्धकी उत्पत्ति तीन प्रकारसे होती है:-- 

(१) संघात--पृथक्‌-पृथक द्रव्योंकी एकत्व प्राप्तिस । 

(२) भेद--खण्ड-खण्ड होनेसे । 

(३) भेद-संघात--एक ही साथ हुए भेद ओर संघात्त दोनोंसे । 


पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्योंकी एकत्व प्राप्ति परमाणुओं परमाणुओंकी भी होती हैं, 
परमाणु ओर स्कन्धोंकी भी होती है और स्कन्धों स्कंघोंकी भी । जब दो या 
दो से अधिक परमाणु मिलकर स्कंध बनता है, तब परमाणुओंके संधातसे 
स्कन्धकी उत्पत्ति मानी जाती है। दो स्कंधोंके मिलनेसे तृतीय स्कंधका निर्माण 
होता है, तो स्कंधके संघातसे स्कंधकी उत्पत्ति मानी जाती है । 

बड़े स्कंधके टूटनेसे छोटे-छोटे दो या दो से अधिक स्कंध उत्पन्न होते हैं, 
ये भेदजन्य स्कन्ध कहलाते हैं | यथा--पत्थ रके तोड़नेपर दो या दोसे अधिक 
टुकड़े होते हैं । इस प्रकारके स्कन्धोंकी उत्पत्ति भेदसे होती है । भेदजन्य स्कंध 
भी दृथणुकसे छूकर अनन्ताणुक तक हो सकते हैं । 

जब किसी स्कन्‍्धके टूटनेपर टूटे हुए अवयवके साथ उसी समय अन्य स्कन्ध 
मिलकर नया स्कनन्‍्ध बनता है, तब वह स्कनन्‍्ध भेदसंघातजन्य कहलाता है। 
भेदसंधातजन्य स्कन्ध भी दृथणुकसे अनन्ताणुक तक संभव हैं। अचाक्षुष स्कन्घ- 
भेद और संघातस चाक्षुष हो जाते हैं । 
अणु : उत्पत्ति 

अणुकी उत्पत्ति केवल भेंदसे होती है, इसका कारण यह है कि अणु पुद्गल 


द्रव्यकी स्वाभाविक अवस्था है, अतः इसकी उत्पत्ति संधात--मिलनसे नहीं, 
भेद--टूटनेसे ही संभव है । 


परमाणु : गतिशीछता 
पुद्गलपरमाणु स्वभावत्त: क्रियाशील है। इसकी गति तीब्र, मन्द एवं 


तीर्थंकर महाबीर ओर उनकी देशना : ३५७ 


भध्यम आदि अनेक प्रकारकी होती है। परमाणु या अणुमें वजन-भार भी होता 
है, पर उसकी अभिव्यक्ति स्कन्धावस्थामें ही होती है। जिस प्रकार स्कन्धोंमें 
अनेक प्रकारके स्थूल, सूक्ष्म, प्रतिघाती और अप्रतिघाती परिणमन अवस्था- 
भेदके कारण सम्भव होते हैं, उसी प्रकार अणु भी अपनी बाह्याभ्यन्तर सामग्रीके 
अनुसार दृश्य और अदृश्यरूप अनेक प्रकारकी अवस्थाओंको स्वयमेव धारण 
करता है। इसमें जो कुछ भी नियतता या अनियत्तता, व्यवस्था या अव्यवस्था 
है, वह स्वयमेव है। बीचके पड़ावमें पुरुषप्रयत्तका प्रभाव पड़ता है, पर 
पोग्यताके आधारपर स्थुरू कार्य-का रणभाव नियत है। 
पुदूगल : कार्य 

शरीर, वचन, मन और व्वासोच्छुवासका निर्माण पुदुगल द्वारा होता है । 
शरीरकी रचना पुद्गल द्वारा हुई है। वचनके दो भेद हैँ:--(१) भाववचन, (२) 
दरष्यवचन । भाववचन वीर्यान्तराय तथा मतिज्नानावरण और श्रत्तज्ञानावरण 
कमंके क्षयोपशमसे एवं अद्भोपाज़ नामकर्मके उदयसे होता है। यह परुद्गल 
सापेक्ष होनेसे पौदुलिक है। पूर्वोक्त सामर्थ्ययुक्त आत्माके द्वारा प्रेरित होकर 
पुद्गल ही द्रव्यवचनरूप परिणमन करते हैं, अतः द्रव्यवचन भी पौद्लिक हैं । 

मनके दो भेद हें:-- (१) भावमन और (२) द्रव्यमल | लब्धि और उपभोग- 
रूप भावमन है, यह पुद्गल सापेक्ष होनंके कारण पौद्गलिक है । ज्ञानावरण 
और वोर्यान्तरायके क्षयोपशमसे तथा आज्भीपाज़ू नामकमंके उदयसे जो पुद्गल 
गुण-दोषका विचार और स्मरण आदि कार्योंके सम्मुख हुए आत्माक्रे उपचारक 
हैं, वे द्रव्यमनसे परिणत होते हैं, अतएव द्रव्यमन भी पौद्गलिक है। 

वायुको बाहर निकालना प्राण और बाहरसे भीतर ले जाना अपान कह- 
लाता है। बायुके पौदूगलिक होनेसे प्राणापान भी पुदुगल द्वारा निभित है। 

सुख, दुःख, जीवित और मरण भी पुदुगलोंके उपकार हैं। सुख-दुःख जीव- 
की अवस्थाएँ हैं, इन अवस्थाओंके होनेमें पुदूगल निमित्त है, अत: ये पुद्गलके 
उपकार हैं। आयुष्कमंके उदयसे प्राण, अपानका विच्छेद न होना जीवन है 
और प्राण-अपमानका विच्छेद हो जाना मरण है। प्राणापानादि पुद्गल स्कन्ध- 
जन्य है, अत्त: ये भी पुदगलके उपकार हैं । 
घम्ंद्रव्य : स्वरूप-विशलेषण 

, गतिशील जीव और पुद्गलोंके गमन करनेमें जो साधारण कारण है, बह 

ध्ंत्रव्य है। जीव और पुद्गलके समान यह भी स्वतन्त्र द्रव्य है। यह निष्क्रिय 
है। बहुप्रदेशी ब्य होनेके कारण इसे अस्तिकाय भी कहा जाता है। 


३५८ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


यह धमंद्रव्य पुण्यका वाची नहीं है। इसके असंख्यातत प्रदेश हैं । यह द्रब्यके 
मूल परिणामीस्वभावके अनुसार पूृव्॑पर्यायकों छोड़ने और उत्तरपर्यायको 
धारण करनेका क्रम अपने प्रवाही अस्तित्वको बनाये रखते हुए अनादिकालसे 
चला आ रहा है और अनन्तकाल तक चालू रहेगा। धर्मंद्रव्यके कारण हो 
जीव और पुद्गलोंके गमनकी सीमा निर्धारित होती है। इसमें न रस है, न 
रूप है, न गन्ध है, न स्पर्श है और न शब्द ही है।'* 

यह जीव और पुद्गलोंको गमन करनेमें उसी प्रकार सहायक है, जैसे जल 
मछलीके गमन करनेमें | यह्‌ एक अमूत्तिक समस्त लोकमें व्याप्त स्वतस्त्र द्रव्य है | 
अधर्म : स्वरूप 

जिस प्रकार धमंद्रब्य जीव और पुदूगलोंको गमन करनेमें सहायक है, उसी 
प्रकार अधमंद्रव्य जीव और पुद्‌गलोंक ठहरने या स्थितिमें सहायक है। धर्म- 
द्रव्य जीव और पुदूगलोंके चलनेमें सहायता करता है और अधर्मंद्रव्य ठह रनेमें । 
चलने और ठहरनेकी शक्ति त्तो जीव और पुद्गलोंमें पायी जातो है, पर बाह्य 
सहायताके बिना इस शक्तिकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। हु 


सहायक होनेपर भी धमं और अधरमंद्रव्य प्रेरक कारण नहीं हैं, न किसीको 
बलपूर्वक चलाते हैं और न किसीको ठहराते ही हैं, किन्तु ये दोनों गमन करते 
और ठहरते हुए जीव और पुद्गलोंको सहायक होते हैं ।* 
आकाशद्रव्य : स्वरूप 

जो जीवादि द्रव्योंकोी अवकाश प्रदान करता है, वह आकाश है। आकाश 
अनन्त है, किन्तु जितने आकाशमें जीवादि अन्य द्रव्योंकी सत्ता पायी जाती है, 
वह लोकाकाश कहलाता है और वह सोमित है । लोकाकाशसे परे जो अनन्त 
शुद्ध आकाश हे, उसे अलोकाकाश कहा जाता है। उसमें अन्य किसो द्रव्यका 
अस्तित्व नहीं है, और न हो सकता है, क्योंकि वहाँ गमनागमनके साधनभूत 
धममंद्रव्यका अभाव है | 

स्थित्ति, गमन और रुकावट ये तीनों क्रियाएं आकाश द्वारा सम्भव नहीं हैं, 


१. पघम्मत्यिकायमरसं अवण्णगंधं असहमप्फास । 
लोगोगार् पुट्ट॑ पिहुलमसंखादियपदेसं ॥॥ 
--पग्नास्तिकाय-गाथा ८३. 
२. जह ह॒वदि धम्मदब्ब॑ तह णं जाणेह दव्बमधम्सक्खं । 
ठिदिकिरियाजुत्ताणं करणभूद॑ तु॒ पुढबीव ॥ 


“-वही, गाथा ८६. 
तीथैकर महावीर ओर उनकी देशना : ३५९ 


यतः एक द्रव्य द्वारा अपने शुद्धरूपमें एक ही प्रकारकी क्रिया सम्भव मानी जा 
सकती है। क्रियाओंके परस्पर भिन्‍न होनेपर तो कारण और साधनभूत्त सामग्री- 
को भिन्न-भिन्न मानना पड़ेगा | अतएवं छोकाकाशमें गमनके लिए धर्मंद्रव्य 
कारण, स्थितिके लिए अधर्मंद्रव्य और रुकावटके लिए आकाइशद्रव्य साधन 
है। आकाश वहीं तक गति शील पदार्थोके गमनमें सहायक है, जहांत्तक उन 
तत्त्वोंकी सत्ता पायी जाती है, उसके आगे यह उनके गमनमें रुकावट उत्पन्न 
करता है | 

आकाश समस्त जीवाद द्रव्योंको स्थान देता है अर्थात्‌ ये समस्त जीवादि 
द्रव्य आकाशमे युगपत्‌ पाये जाते हैं। यों तो पुद्‌ गलादि द्रव्योंमें भी परस्परमें 
हीनाधिक रूपमें एक दूसरेको अवकाश देते देखा जात्ता है, किन्तु समस्त द्रव्यों- 
को एक साथ अवकाश देनेवाला आकाश ही सम्भव है। इसके अनन्‍्तप्रदेश 
हैं। इसके मध्यभागमें चौदह राजू ऊँचा पुरुषाकार लोक है, इसके कारण ही 
आकाश लोकाकाश और अलोकाकाश रूपमें विभाजित है। छोकाकाश अस- 
ख्यात प्रदेशी है और अलोकाकाश अनन्त | 


यह निष्क्रिय और अमृ्तिक है । अवकाशदान इसका असाधारण गुण है। 
दिकूद्रव्य स्वतत्त्र नहीं है। आकाश्ष-प्रदेशोंमें सू्योदयकी अपेक्षा पूवं, पश्चिम 
आदि दिशाओंकी कल्पना को जाती है। यह कोई पृथक द्रव्य नहीं है। आकाश- 
प्रदेशपंक्तियाँ सत्न ओर कपड़ेमें तन्तुको तरह श्रेणोबद्ध हैं । 

एक पुदूगल परमाण जितने आकाश्को रोकता है, उसे प्रदेश कहते 
हैं। इस नापसे आकाशके अनन्त प्रदेश हैं। यदि पूर्व, पश्चिम आदि व्य- 
बहार होनेके कारण दिशाको स्वतन्त्र द्रव्य माना जाय, त्तो पृबंदेश, पश्चिम- 
देश, उत्तरदेश भादि व्यवहारोंसे 'देशद्रव्य' की सत्ता भी स्वतन्त्र स्वीकार 
करनी पड़ेगी। इस प्रकार प्रात, जिला और त्तहसील आदि भी पथक द्रव्य 
मानने पड़ेंगे । बि 

आकाशरमें शब्दगुणकी कल्पना भी सम्भव नहीं है। शब्द पौदगलिक है, 
यह पहले हो बताया जा चुका है। हैं 

आकाशको भ्रकृतिका विकार भी तहीं माना जा सकता, क्योंकि एक ही 
प्रकृतिके घट, पट, पृथ्वी, जल, अग्नि, प्रभूति विकार सम्भव नहीं है। मूत्तिक- 
अमूलिक, रूपी-अरूपी, व्यापक-अव्यापक एवं सक्रिय-निष्करिय आदि रूपसे 
विरुद्ध धमंवारे एक ही प्रकृतिके विकार सम्भव नहीं हो सकते हैं। 


आकाश अन्य द्रव्योंके समान 'उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य' इस द्रव्य लक्षण- 
से मुक्त हैं और इसमें प्रतिक्षण अपने अगुरुलघुगणके कारण पूव॑पर्यायका 


३६० : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-प्रम्परा 


विनाश और उत्तरपर्यायका उत्पाद होते हुए भी सतत अविच्छिन्नता बनी रहती 
है । अत: आकाश परिणामीनित्य है। 


कालद्रव्य ; स्वरूप-विधलेषण 


समस्त द्रव्योंके उत्पादिकप परिणमनमें सहायक कालद्रव्य' होता है। इसका 
लक्षण वर्ततना है। यह स्वयं परिवत्तंन करते हुए अन्य द्रब्योंके परिवत्त॑नमें 
सहायक होता है। कालद्रब्पके दो भेद हैं:--(१) निश्चयकाल, (२) ब्यवहार- 
कारू। निदपचयकाल अपनी द्रव्यात्मकसत्ता रखता है और बह धर्म और 
अधमंद्रव्योंके समान समस्त लोकाकाशझषमें स्थित है । 

कालद्रव्य भी अन्य द्रव्योंके समान उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य लक्षणसे युक्त 
है । रूप, रस, गन्ध और स्पशं आदिसे रहित होनेके कारण अमू्तिक है। 
प्रत्येक लोकांकाशके प्रदेशपर एक-एक कालबद्रव्य अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता 
है। धर्म और अधर्म द्रव्यके समान वह लछोकाकाशव्यापी एक द्रव्य नहीं है, 
क्योंकि प्रत्येक लोकाकाशप्रदेशपर समयभेदसे अनेक द्रव्य स्वीकार किये बिना 
कार्य नहों चल सकता है। 


कालकब्रब्यके कारण हो वस्तुमें पर्याय-परिवत्तंन होता है। पदार्थोमें काल- 
कृत सुक्ष्मतम परिवत्तंन होनेमें अथवा पुदूगलके एक परमाणुको आकाशके एक 
प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर जानेमें जित्तना काल या समय लगता है, वह व्यवहार 
कालका एक समय है। ऐसे असंख्यात समयोंकी आवलि, संख्यात आवलियोंका 
एक उच्छवास, सात्त उच्छवासोंका एक स्तोक, सात स्तोकोंका एक लव, ३८३ 
लबोंकी नाली, दो नालियोंका एक मुहृत्तं और ततोस मुहृत्तंका एक अहोरात्र 
होता है। इसी प्रकार पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, पूर्वाग, पुर, नयुतांग, 
नयुत आदि संख्यातकालके भेद हैँ। इसके परचात्त्‌ असंख्यात्काल प्रारम्भ 
होता है, इसके जधन्य, मध्यम और उत्कृष्ट थे तोन भेद हैं, 


अनन्तकालके भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट मेद किये गये हैं । अनन्तका 
उत्कृष्ट प्रमाण अनन्तानन्त है । 
साततस्‍त्त्व : स्वरूप-विच्वार और भेद 


पदार्थ-ब्यवस्थाको दुष्टिसे यह विश्व षट्द्रव्यमय है। पर मुमुक्षुके लिए मुक्ति 
प्राप्त करनेके हेतु जिस तत्त्वज्ञानकी आवश्यकता होती है, वे तत्त्व सात हैं। 
विश्व-व्यवस्थाका ज्ञान होनेपर भी तत्त्वशञानके अभावमें मोक्ष-प्राप्ति सम्भव 
नहीं है । 


तीघकर महावीर और उनकी देशता : ३६१ 


जिस वस्तुका जो भाव है, वह तत्त्व कहलाता है । वस्तुके असाधारण 
स्वरूपभूत स्वतत्त्वको तत्त्व कहते हैं। तत्वशब्द भावसामान्यका वाचक" है, 
क्योंकि 'तत्' यह सर्वनाम पद है और सर्वनाम सामान्य अर्थमें रहत्ता है, अतः 
उसका भाव तत्त्व कहा जाता है। तथ्य यह है कि जो पदार्थ जिस रूपसे अब- 
स्थित है, उसका उस रूपमें होना, यही यहाँ तत्त्वशब्दका अर्थ है। 
तत्व सात हैं:-- 

(१) जीव--ज्ञान-दर्शन चेत्तन्यरूप । 

(२) अजीव--जड़ द्रव्य--पुद्गल, धमं, अधर्म, आकाश और काल | 

(२) आख़व--कर्मागमनका द्वार | 

(४) बन्ध--कर्मागमतका बन्धरूपमें परिणमन | 

(५) संवर--आख्रवका निरोध | 

(६) निरजंरा--बंधे हुए कर्मका शनै: शनैः विनाश । 

(७) मोक्ष--समस्त कर्मोका विनाश | 


तत््वनिरूपण : प्रक्रिया और विधि 


तत्त्वनिरूपणकी मुख्यतः दो शेलियाँ प्रचिलत हैं:--(१) अनुयोगद्वा रोंके 
आधारपर ओर (२) प्रयोजनीभूतपदार्थोके आधारपर । सत्‌, संख्या, क्षेत्र आदि 
अनुयोगद्वा रोंके अनुसार बीस प्ररूपणाओं द्वारा जोवादिका विहलेषण-विवेचन- 
करना प्रथम शेली है | यह शैली अत्यन्त विस्तुत्त है । 


दूसरी प्रक्रिया आत्मकल्याणके लिए प्रयोजनभूतपदार्थोके निरूपणकी है। 
ये प्रयोजनीभूत पदार्थ सात हैं, जिनका निर्देश पूवेमें किया जा चुका है| अना- 
दिकालसे जीव तथा कर्म-नोकमंरूप अजीव मिलकर संयुक्त अवस्थाको प्राप्त हो 
रहे हैं। अतएवं इस संयुक्त अवस्थामें जोव और अजीवकों समझना सर्ब प्रथम 
प्रयोजनभूत्त है । 


ये तत्त्व अनादि हैं। जिस प्रकार काल अनादि, अनन्त हैं, उसी प्रकार ये 
तत्त्व भी अनादि हैं। पुष्य और पापका अन्‍्तर्भाव आख़बतत्त्वमें हो जाता है, 
अत्तः सात्त तत्त्व ही प्रमुख हैं। यों तो आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जंरा और मीक्ष 
ये पाँच तत्त्व भावरूपमें जोवकी पर्याय हैं और द्रव्यहूपमें पुदूगलकी | जिस 


१. तत्त्वशब्दो भावसामान्यवाची । कथम्‌ ? तदिति सर्वनामपदम्‌ । सर्वनाम च सामान्‍्ये 
वत्तंते तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तस्य कस्य ? यो5थों यथावस्थितस्तथा तस्य भवनमित्यर्थ: 
तथा राजवातिक: २।१॥६. “सर्वार्थ सिद्धि १।२।८. 








३६२ : तोथंकर महावीर और उतकी आचार्य-परम्परा 


भेदविज्ञानसे आत्मा और परके विवेकज्ञानस आचारकी साधना द्वारा कैबल- 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है, उस आत्मा और परमें ये सात्तों तत्व समाहित हो जाते 
हैं; पर त्त्त्वव्यवस्थाको ज्ञात करनेके लिए सातकी जानकारी आवश्यक है । 

जिस 'पर'की परतन्त्रत्ताको हटाना है और जिस 'स्व'को स्वतन्त्र करना 
है, उन 'स्व' और 'पर'के ज्ञानमें हो तत्त्व-ज्ञानको पूर्णता है। यतः मुक्तिका 
साधन 'स्व-पर-विवेकज्ञान' है। 

जीवका लक्ष्य दुःखोंसे छुटकारा प्राप्तकर शाश्वत सुख-मोक्षको प्राप्त करना 
है और इस दूःखसे छूटनेके हेतु जिन पदार्थोकी जानकारी अपेक्षित है, वे पदार्थ 
तत्त्व कहलाते हैं । दुःख और दुःखनिवुत्ति करनेके सम्बन्धमें सात्त प्रकारको 
जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती हैं 

१) स्वतंत्रता प्राप्त करनेवालेका क्‍या स्वरूप है ? 

(२) परतन्त्रता--आवरण करनेवाली वस्तु कौन है और उसका क्या 
स्वरूप है ? 

(३) भावरण करनेवाली वस्तु स्वतन्त्रता प्राप्त करनेवाले जीव तक केसे 
पहुँचतो है ? 

(४) पहुँचकर वह किस प्रकार बंधती है ? 

(५) नवीन कमंबन्धको रोकनेका क्‍या उपाय है ? 

(६) पूर्वाजित कर्मोको केसे नष्ट किया जा सकता है ? 

(७) मुक्तिका क्‍या स्वरूप है ? 

' पूर्बोक्त सात तथ्योंको जानकारी प्रत्येक मुमुक्षुके लिए आवश्यक है। 

जिज्ञासाके फलस्वरूप उत्तरमें प्राप्त सात तत्त्व ही प्रयोजनभूत हैं । 
आत्सतत्त्व : निरूपण 

आत्महित-साधन करना ही जीवका लक्ष्य है और यह लक्ष्य है मोक्षप्राप्ति | 
पर मोक्षकी प्राप्ति प्रधातकारणोंके जाने बिना संभव नहीं है। आत्माके ययार्थ 
स्वरूपका निरूपण किये बिना विकारी आत्माका परिज्ञान नहीं हो सकता है । 
जिस प्रकार रोगीको जबतक अपने मूलभूत आरोग्य स्वरूपका ज्ञान न हो, तब 
तक उसे यह निश्चय ही नहीं हो सकता है कि मेरी यह अस्वस्थ अवस्था रोग 
है । रोगके विकारको यथार्थ जानकारी तभी संभव है जब उसे अपनी आरोग्य 
अबस्थाका परिज्ञान हो जाय | 

इस विश्वमें अनन्त आत्माएँ हें ओर उनको अपनी स्वतन्त्र सत्ता है। आत्माएँ 
किसी विराट सत्ताका अंश नहीं हैं । सभी आत्माओंका मूल स्वभाव समान हैं, 
कद विलक्षणता नहीं, भेद नहीं । सभी आत्माओंका स्व॒तन्त्र अस्तित्व 
सिद्ध है | 


तीर्थंकर महावीर और उनको देशना : ३६३ 


प्रत्येक आत्माका मौलिक स्वरूप एक होनेपर भी संसारकी आत्माओंमें जो 
भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, वह औपपाधिक है | कर्मों के आवरणकी त्तार- 
तम्यताके कारण ही आत्माओंमें पारस्परिक भेद दिखलायी पड़ता है। आवरण- 
की तारतम्यता अनन्त प्रकारकी हो सकती है, अतः आत्माके स्वाभाविक 
गुणोंके विकास और ह्वासकी अवस्थाएँ भी अनन्त हैं । 


स्वानुभवसे आत्माके ज्ञान-दर्शन-चेततन्यरूप अस्तित्वकी सिद्धि होती है। 
पदार्थों को जाननेवाली आत्मा है, इन्द्रियाँ नहीं | इन्द्रियाँतो केवल साधनमात्र 
हैं। आत्माके चले जानेपर इन्द्रियाँ कुछ भी नहीं जान पाती | इन्द्रियोंके नष्ट 
हो जानेपर भी उनके द्वारा जाने हुए विषयोंका आत्माको स्मरण रहता है। 

जड़ और चेतनमें अन्त्यन्ताभाव है, अत्तः त्रिकालमें भी आत्मा अचेतन नहीं 
हो सकती | जिस बस्तुका विरोधी तत्त्व न मिले, उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं 
होता | चेतनका विरोधी अचेत्तन पदार्थ है, अत: चेतनका अस्तित्व सिद्ध है। 

जिस प्रकार आकाश तीनों कालोंमें अक्षय, भनन्‍त और अतुल होता है, 
उसी प्रकार आत्मा भी तोनों कालोंमें अविनाशी और अवस्थित है। इसका 
ग्रहण शान-दर्शन गुणके द्वारा होता है। 

चेतन्य आत्माका विशिष्ट गुण है। यह आत्माके अतिरिक्त अन्य किसी 
पदार्थमें प्राप्त नहीं होता । अतः आत्मा स्वतन्त्र द्रव्य है और उसमें पदार्थके 
व्यापक लक्षण अर्थक्रियाकारित्व और सत्‌ दोनों घटित होते हैं। आत्मामें 
जाननेकी क्रिया निरन्तर होतो रहती है। ज्ञानका प्रवाह एक क्षणके लिए भी 
नहीं रुकता । 
आत्म-भेव 

विकासदशाकी दृष्टिसे आत्माके तोन भेद हैं:-- 

१. बहिरात्मा--मिथ्यादृष्टि-मिथ्यादर्शी, 

२. अन्तरात्मा--सम्पग्दृष्टि-सम्यग्दर्शी, 

३: परमात्मा --स्वेदर्शी-स्वज्ञ । 


बहिरात्सा : स्वरूप 


जो मिथ्यात्वभावके कारण शरीर, इन्द्रिय, मन आदिके साथ स्त्री, पुत्र 
आदि पर-पदार्थोको अपना समझता है, वह बहिरात्मा है। बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि 
होता है और वह शरीर एवं इन्द्रियोंको ही आत्मा समझता है। 


आत्माके ज्ञान, ध्यान और अध्ययनरूप सुखामृतको छोड़कर इन्द्रियोंके 


३६४ : तीथैकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सुखको भोगता है, वह बहिरात्मा है' । देह, कलत्र, पुत्र और मित्रादिक चेतनाकै 
वैभाविक रूप हैं, इनमें अपनेपनकी भावना करनेवाला बहिरात्मा होता है। मिथ्या- 
दर्शनसे मोहित जीव अपने परमात्माको नहीं समझता और न उसे निजात्माकी 
ही प्राप्ति होती है। फलस्वरूप बह परपदार्थोमें आत्मबुद्धि करता है । 

जो मद, मोह और मानसहित है, राग-ठेषसे नित्य सन्तप्त रहता है, विषयोंमें 
अति आसक्त है, वह बहिरात्मा है।? 

बहिरात्मामें निम्नलिखित तत्त्व विद्यमान रहते हैं:-- 

१. मिथ्यात्वोदय, 

२. तोब्रकषायविष, 

३. आत्मा-शरीरके एकत्वकी अनुभत्ति, 

४. हैयोपादेय-विचा रशून्य । 

मिथ्यात्वगुणस्थानमें जीव उत्कृष्ट बहिरात्मा है, सासादन गुणस्थानमें 
मध्यम बहिरात्मा और मिश्रगुणस्थानमें जधन्य बहिरात्मा कहलाता है। यह 
बहिमुख होता है। 
अन्तरात्मा : विवेचन 

जिन्हें स्व-पर-विवेक या भेदविज्ञान उत्पन्न हो गया है, जिनकी शरीर आदि 
बाह्य पदार्थोंसे आत्मदृष्टि हट गयी है, वे सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा हैं । जब जीव- 
की दृष्टि बाह्य विषयसे हटकर अन्तरकी ओर झुक जाती है, त्तब वह अन्तरात्मा 
कहलाता है । यह अन्तरात्मा सभी प्रकारसे जल्पोंसे रहित होता है और देहादि- 
को अपनेसे भिन्न समझता है तथा निजानुभूत्तिका पान करता है । अन्तरात्माके 
निम्नलिखित गुण होते हैं:-- 





१. अध्याणाणज्ञाणज्ञयणसुहमियरसायणप्पाणं । 
मोत्तणक्खाणसुहं जो भुंजइ सो हु बहिरप्पा ॥ 
देहकलत्तं पुत्त मित्ताइ विहावचेदणारूवं । 
अप्पसरूवं भावह सो चेव हवेइ बहिरप्पा ॥ 
--रयणसार-गाथा १२५, १३७, 
२. मिच्छा-दंसण-मोहियउ परु अप्पा ण मुणेह । 
सो बहिरिप्पा जिण भणिउ पुण संसार भमेइ ॥ 
“-योगसार, पद्म ७. 
३, मदमोहमानसहितः: रागद्वेष॑नित्यसन्तप्त: । 
| विषयेषु तथा शुद्ध: बहिरात्मा भण्यते होषः ॥ 
--शानसार, पद्चध ३०. 


तीथैकर महावीर और उनकी देदना : ३६५ 


१. धर्मध्यानका ध्याता, 

२. आत्तमोन्मुखी प्रवृत्ति, 

३, शरीर और आत्माके भिन्‍नत्वकी प्रत्तोति, 

४. आत्मनिष्ठाका पूर्ण सद्भाव, 

५. जिनवचनोंका विज्ञता | 
अन्तरात्मा : भेद 

अन्तरात्माके तीन भेद हैं। इन भेदोंकी कल्पनाका आधार गुणोंका विकास 
है । आत्मगुण जिस परिस्थितिमें विकसित होते हैं, उसी परिस्थितिके अनुसार 
अन्तरात्माके भेद निर्धारित किये जाते हैं--: 

(१) उत्तम अन्तरात्मा--क्षीणगकषायगुणस्थानमें अवस्थित आत्मा उत्तम 
अन्तरात्मा है। 

(२) मध्यम अन्तरात्मा--अधि्रित और क्षीणकषायगुणस्थानोंके बीचमें 
(५ से ११ में) रहनेवाला मध्यम अन्तरात्मा है। 

(३) जघन्य अन्तरात्मा--अविरतगुणस्थानमें उसके योग्य अशुभलेश्यासे 
परिणत। 

जो जीव पाँचों महाव्रतोंसे युक्त होकर धमंध्यान और शुक्लध्यानमें सदा 
स्थित रहते हैं तथा समस्त प्रमादोंको जिन्होंने जीत लिया है, वे उत्कृष्ट अन्तरात्मा 
हैं। श्रावकके व्रतोंको पालनेवाल गृहस्थ और प्रमत्तगुणस्थानवर्त्ती मुनि 'मव्यम' 
अन्तरात्मा हैं। ये जिनवचनमें अनुरक्त, उपशमस्वभावी और महापराक्रमी 
होते हैं। अविरत सम्यग्दृष्टि जधन्य अन्तरात्मा कहलाते हैं ।* 
परमात्मा : स्वरूप 


शुद्ध आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा विशुद्ध ध्यानके बलसे कमंरूपी 
ईनधनको भस्म कर देती है, तो यही परमात्मा बन जातो है। 


१. पंचप्रहव्वय-जुत्ता धम्मे सुबके वि संठिदा णिच्च । 
णिज्जिय-सयल-पमाया, उकिकट्ठा अंतरा होंति ॥ 
_ सावयगुणेहिं जुत्ता पमत्तविरदा य मज्िमा होंति। 
जिणवयणे अणुरत्ता उबसमसीला महासत्ता ।। 
अविरयसम्भादिट्टी होंति जहण्णा जिणिदपयभत्ता । 
अप्याणं शिदंता गुणगहणे सुटठु अणुरत्ता ॥ 
“स्‍वापिकात्तिकेयानुप्रेक्षा १९५-१ ९७. 


३६६ : तोर्थंकर भहाबीर और उनकी आधचार्य-परम्परा 


परमात्माके दो भेद हैं:--(१) सकलपरमात्मा और (२) निकलपरमात्मा | 
अथवा (१) कारणपरमात्मा और (२) कार्यपरमात्मा । 

जन्म, जरा, मरण रहित, आठ कम रहित, शुद्ध, ज्ञानस्वभाव, अक्षय और 
अविनाशी सुखका धारक, अव्याबाध, अतीन्द्रिय, अनुपम, पुण्य-पाप रहित, नित्य, 
अचल एवं निरालम्ब कारणपरमात्मा होता है। औदयिक आदि चार भावों- 
के अगोचर होनेसे द्रव्यकमं, भावकर्म और नोकमंरूप उपाधिसे जनित विभाव 
गुणपर्यायोंसे रहित एवं सहज-शुद्ध परमपारिणामिकभावधारी कारणपरमात्मा 
है। 

अष्ट कर्मोका नाश और समस्त देहादि परद्रव्योंका त्यागकर केवल- 
ज्ञानमय आत्माको प्राप्त करना कार्यपरमात्मा है। केवलज्ञान, केवलदशंन, 
अनन्तसुख और अनन्‍्तवीयं गुण इस परमात्मामें प्रकट हो जाते हैं। सिद्ध- 
परमेष्ठी कार्यपरमात्मा और अहंन्तपरमेष्ठी कारणपरमात्मा कहलाते हैं । 

सकलपरमात्माका अर्थ भी भअहंन्त है। यहाँ कल-शब्दका अर्थ शरीर 
है, जो शरीर सहित है, वह सकलपरमात्मा है और शरीर सहित होनेके कारण 
अहंन्त सकलपरमात्मा हैं। जो शरीररहित समस्त कमंकालिमासे मुक्त हैं, वह 
निकलपरमात्मा है। शरीररहित होनेके कारण निकलपरमात्मा कहलाते हैं । 

इस प्रकार विकासक्रमकी दृष्टिसे आत्मस्वरूपको अवगत कर उसकी निष्ठा 
करना माक्षमार्गकी ओर अग्रसर होना है। 


जीवके भाव : स्वरूप और भेद 


चेतन और द्र॒व्यके स्वभावको भाव कहते हैं। भावका अर्थ चित्तविकार, 
कर्मोदय सापेक्ष जीवपरिणत्ति, गुण-पर्यायरूप अर्थ एवं विशेष आत्मपरिणति 
है । वस्तुत: पदार्थोके परिणामको भाव कहा जाता है। 

आत्माकी दो अवस्थाएँ हैं:--(१) संसारावस्था और (२) मुक्तावस्था | इन 
दोनों प्रकारकी अवस्थाओंमें आत्माकी जो विविध पर्यायें होती हैं, उनको 
समन्वित कर पाँच भेदोंमें विभाजित किया जा सकता है। ये ही भाव अथवा 
आत्माके स्वतत्त्व कहलाते हैं, यत्तः आत्माके अतिरिक्त अन्य द्रव्यमें ये नहीं 
पाये जाते। 

(१) औपशमिकभाव--कर्मोके उपशमसे उत्पन्न होनेवाली परिणतति । 

(२) क्षायिकभाव--कर्मोके क्षयसे उत्पन्न होनेवाली परिणति | 

(३) क्षायोपशमिक--कर्मोके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाली परिणति । 

(४) औदयिक--कर्मोंके उदयसे उत्पन्न होनेवाली परिणत्ति। 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ३६७ 


(५) पारिणामिक भाव--कर्मोके उपशमादिके विना स्वभावरूपमें उत्पन्न 
होनेवालो परिणति। 

जिस भावके उत्पन्न होनेमें कमंका उपशम निमित्त होता है, वह औपशमिक 
भाव है। कर्मंकी अवस्था विशेषका नाम उपशम है। जेसे कतक-निमंली आदि 
: द्रब्यके निमित्तसे जलमें मिश्रित मै नीचे जम जाता है और स्वच्छ जल ऊपर 
निकल आता है, उसी प्रकार परिणामविशेषके कारण विवक्षित कालमें 
करमनिषेकोंका अन्तर होकर उस कमंका उपशम हो जाता है, जिससे उस 
कालके भीतर आत्माका निमंल भाव प्रकट होता है । कमंके उपशमसे होनेके 
कारण इसे औपशमिक कहा जाता है। 

तीचे जमे हुए मेलके हिल जानेपर जिस प्रकार जल पुनः गन्दा हो जाता 
है, उसी प्रकार उपशमके दूर होते ही कर्मोदयके पुन: आजानेसे भावमें परिवत्तंन 
हो जाता है। 

जिस भावके होनेमें कमंका क्षय निमित्त हो, उसे क्षायिकभाव कहते हैं । 
जिस प्रकार जलमेंसे मेठके निकाल देनेपर जल सर्वथा स्वच्छ हो जाता है, 
उसी प्रकार आत्मासे लगे हुए करके सबंथा दूर हो जानेसे आत्माका निर्मेल- 
भाव प्रकट हो जाता है। अतः यह भाव कमके सर्वथा क्षय होनेसे क्षाग्रिक 
कहलाता है | 

जिस भावके होनेमें कमंका क्षयोपशम निमित्त है, वह क्षायोपशमिक भाव 
कहलाता है | जिस प्रकार जलमेंसे कुछ मलके निकल जानेपर और कुछके बने 
रहनेपर जलमें मलकी क्षीणाक्षीण वृत्ति पायी जाती है, जिससे जल पूरा तिमंल 
न होकर समल बना रहता है। इसी प्रकार आत्मासे लगे हुए कमंके क्षयोपशमके 
होनेपर जो भाव प्रकट होता है, उसे क्षायोपशमिक भाव कहते हैं । 

कर्मोके उदयसे होनेवाले भावकों औदयिक भाव कहते हैं । 

कमंके, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदयके विना द्रव्यके परिणाममात्रसे 
उत्पन्न होनेवाला भाव पारिणामिक कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि बाह्य 
निमित्तके बिना इव्यके स्वाभाविक परिणमनसे जो भाव प्रकट होता है, वह 
पारिणामिक कहलाता है| 

संसारी अथवा मुक्त आत्माकी जितनी पर्यायें होती हैं, उन सबका अन्त- 
भाव इन पाँच भावोंमें ही हो जाता है। 

संसारी जोबोंमेंसे किसीके तोन, किसोके चार और किसी जीवके पाँच भाव 
होते हैं। तृतीय गृणस्थान तकके समस्त संसारी जीवोंके क्षायोपशमिक, 


३६८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ओऔदयिक और पारिणामिक ये तोन ही भाव होते हैं। चार भाव औपशमिक 
सम्यक्त्ब, क्षायिक सम्यकत्व या क्षायिक चारितके प्राप्त होनेपर होते हैं और पाँच 
भाव क्षायिकसम्यग्दृष्टिके उपशमश्रेणिका आरोहण करनेपर होते हैं । 

मुक्त जीवोंके क्षायिक और पारिणामिक ये दो ही भाव होते हैं । 
भावोंके भेद-प्रभेद | 

. औपशमिक भावके दो भेद हें--: (१) औपशमिक सम्यवत्व और (२) औप- 

शमिक चारित्र | 

कमंकी दश अवस्थाओंमें एक उपशान्त अवस्था है। जो कमेपरमाणु 
उदीरणाके अयोग्य होते हैं, वे उपशान्त कहलाते हैं। अध:करण आदि परिणाम- 
विशेषोंसे दर्शनमोहनीयके उपशमसे ओऔपशमिकसम्यक्त्व और चारित्रमोहनीय- 
के उपशमसे औपशमिकचारित्र उत्पन्त होता है। 

क्षायिकभावके नौ भेद हैं:--(१) केवलज्ञान, (२) केवरूदशंन, (३) क्षायिक 
दान, (४) क्षायिकलाभ, (५) क्षायिकभोग, (६) क्षायिक उपभोग, (७) क्षायिक- 
वीय॑, (८) क्षायिकसम्यक्त्व और (९) क्षायिकचारित्र । 

ज्ञानावरणके क्षयसे केवलज्ञान, दर्शनावरणके क्षयसे केवलूदर्शन, पाँच 
प्रकारके अस्तरायके क्षयसे दान, लाभ, भोग, उपभोग और वोये ये लब्धियाँ, 
दर्शनमोहनो यकरमंक क्षयसे क्षायिकसम्यक्त्व और चारित्रमोहनीयक्मंके क्षय- 
से क्षायिकचारित्र प्रकट होते हैं । 

क्षायोपशमिकभावके अठारह भेद हैं:--( १-४ ) चार ज्ञान--मतति, श्रुत; 
अवधि और मन:परयंय (५-७) तीन अज्ञान--कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, 
(८-१२) पाँच लब्धियाँ--क्षायोपशमिक दान, क्षायोपशमिक लाभ, क्षायोप- 
शमिक भोग, क्षायोपशमिक उपभोग और क्षायोपशमिक वीर; (१२-१५) तीन 
दर्शन--चल्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अवधिदर्शन; (१६) क्षायोपशमिक सम्यक्‍्त्व; 
(१७) क्षायोपशमिक चारित्र एवं (१८) संयमासंयम । 

यह ध्यातब्य है कि जिन अवान्तर कर्मोंमें देशवाति ओर स्वंधाति दोनों 
प्रकारके कमंपरमाण पाये जाते हैं, क्षयोपशम उन्हीं कमोंका होता है। नो- 
कषायोंमें देशधाति कमंपरमाणु ही पाये जाते हैं, अतः उनका क्षयोपशम नहीं 
होता । तत्तत्कमंके क्षयोपशमसे उपयुक्त भाव प्रकट होते हैं । 


ओऔदयिकभावके इक्कीस भेद हैं:--चार गति, चार कंषाय, तीन वेद, मिथ्या- 
दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धभाव और षट्‌ लेब्याएँ। 
गतिनामकरममके उदयसे नरक, तियंज्च; मनुष्य और देव ये चार गतियाँ 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ३६९ 
२४ 


होती हैं। कषायमोहनीयके उदयसे क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय 
होते हैं। वेदनोकषायके उदयसे स्त्री, पुरुष और नपुंसक ये तीन वेद होते हैं। 
मिथ्यात्वमोहचीयके उदयसे मिथ्यादशंन, ज्ञानावरणके उदयसे अन्ञानभाव, 
चारित्रमोहनीयके सवंधाति स्प्धंकोंके उदयसे असंयत भाव, सभी कर्मोदय- 
से असिद्ध भाव होते हैं। कषायके उदयसे अनुरंजित योगप्रवृत्तिको लेब्या कहते 


हैं। 
पारिणामिक भावके तीन भेद हैं:--(१) जीवत्व, (२) भव्यत्व और (३) 
अभव्यत्व । 


जीवत्वका अर्थ चेतन्य है। यह शक्ति आत्माकी स्वाभाविक है। इसमें कमंके 
उदयादिकी अपेक्षा नहीं रहती, अत्तएव पारिणामिक भाव है। यही बात्त भव्यत्व 
और अभव्यत्वके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है। जिस आत्मामें रत्नत्रयके 
प्रकट होनेकी योग्यत्ता है वह भव्य है और जिसमें इस प्रका रकी योग्यत्ताका 
अभाव है। वह अभव्य है। 

जीवमें अस्तित्व, अन्यत्व, नित्यत्व और प्रदेशवत्व आदि अन्य पारिणामिक 
भाव भी पाये जाते हैं, पर जीवके असाधारण भावकी दुष्टिसे उक्त तीन ही 
पारिणामिक भाव हैं । 


इस प्रकार जीवके मूल भाव पाँच और अवान्तर तिरेपन होते हें । 


यह ज्ञातव्य है कि आत्माएँ अखण्ड और मूलतः प्रत्येक आत्मा स्वतन्त्र 
समान शक्तिवाली हैं। कर्मावरणके कारण आत्माकी शक्ति हीनाधिक रूपमें 
विकसित दिखलायी पड़ती है । 


अजोयतत्त्व : स्वरूप 
अजीवके सम्बन्धसे आत्मा बिकृत होती है, उसमें विभाव परिणति उत्पन्न 
होती है, अतएवं अजीवके स्वरूपकी जानकारी आवश्यक है। अजीवसे ही आत्मा 
बँधती है, यही आत्माकी परतन्त्रताका कारण है। अजीवतत्त्वके अन्तगंत्त 
धर्म, अधमं, आकाश, काल और पुद्गल इन पाँचकी गणना को जाती है। 
पुर्वंके चार त्तत्व आत्माका इृष्ट, अनिष्ट नहीं करते । पुद्गल द्रव्य ही आत्माके 
बन्धका कारण है। इसीसे शरोर, मन, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास और वचन 
' आदिका निर्माण होता है । 
मुमुक्षुक लिए शरीरकी पौद्गलिकताका ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। 
जीवनकी आसक्तिका मुख्य केन्द्र यही है। आत्माका विकास प्रायः शरीराधीन 
है, शरी रके किसी भी अंगके बिगड़ते ही वत्तमान ज्ञानका विकास रुक जाता है 


३७० : तीर्थंकर भहावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


और शरीरके नाश होनेपर वत्तंमान शक्ततियाँ प्रायः समाप्स हो जाती हैं, तो भी 
आत्माका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व तेल-बत्तीसे भिन्न ज्योतिके समान पृथक है। 


अतएव पुद्गलकी प्रकृतिका परिज्ञान अत्यन्त आवश्यक है, इसके यथार्थ 
उपयोगसे ही आत्माका विकास किया जा सकता है। आहार-विहा रके उत्ते- 
जक होनेपर पवित्र विचारोंकी उत्पत्ति संभव नहीं होतोी। इसलिए अशुभ 
संस्कार और विचारोंका शमन करनेके लिए प्रबल निमित्तभूत शरीरकी स्थित्ति 
आदिका परिज्ञान आवश्यक है। जिन परपदार्थो से आत्माको विरक्‍त होना हे 
और जिन्हें पर” समझकर उनकी छीना-झपटीकी द्वन्द्रदशासे ऊपर उठना है 
उनका त्याग करनेके लिए अजीव तत्त्वको समझ्षना है। 

आत्मा और अनात्मा दोनों हष्य हैं । दोनों अनन्त गुण और पर्यायोंसे अवि- 
च्छिन्न समुदाय हैं। सामान्यगुणकी अपेक्षा दोनों अभिन्न और विशेषगुणकी 
अपेक्षा भिन्‍न हैं | आत्मा ज्ञानसे सवंथा भिन्न भी नहीं और स्वंथा अभिन्‍न भी 
नहीं है। कथज्चित्‌ भिन्‍नाभिन्‍न है। 

वस्तुत: शरीर ओर चेतन दोनों भिन्‍नधमंक हैं। इनका अनादिप्रवाही 
सम्बन्ध है | चेतन और अचेतन चेतन्यकी दृष्टिसे अत्यन्त भिन्‍न हैं। अत्तः वे 
सवंदा एक नहीं हो सकते। चेतन शरीरका निर्माता है और शरीर उसका अधि- 
ष्ठान, इसलिए दोनोंपर एक दूसरेकी क्रिया-प्रतिक्रिया होती है | यह ध्यात्तव्य है 
कि शरीरकी रचना चेतन-विकासके आधारपर होतो है। जिस जीवके जितने 
इन्द्रिय-मन विकसित होते हैं, उसके उतने हो इन्द्रिय-मनके ज्ञान-तन्तु बनते हैं। 
वे ज्ञान-तन्तु ही इच्दिय एवं मानसज्ञानके साधन होते हैं। अतएवं शरीर और 
आत्माके सम्बन्धका परिज्ञानत और उसकी अनुभूति प्रत्येक मुमुक्षुके लिए आव- 
श्यक है। भूत और चेतनमें अत्यन्ताभाव है--त्रिकालवर्त्ती विरोध है। चेतन 
कभी अचेतन और अचेतन कभी चेतन नहीं हो सकता है। 

आशय यह है कि जीवके लिए उपयोगी आत्म और अनात्म दोनों ही तत्त्व 
हैं, यतः जीव और पुद्गलका बन्ध अनादिसे है और यह बन्ध जीवके अपने 
राग-देष आदिके कारण उत्तरोत्तर बढ़ता है। जब ये रागादिभाव क्षीण होते हैं, 
तब यह बन्ध आत्मामें नये विभाव उत्पन्न नहीं कर सकता और इन: ने: या 
एक हां झटकेसे ही समाप्त हो जाता है। 
आख़वतत्त्य : स्वरूपविवेचन 

जीवके द्वारा मन, वचन और कायसे जो शुभाशुभप्रवृत्ति होती है, उसे 
भावास्रव और उसके निर्मित्तसे विशेष प्रकारकी पुदूगलवर्गणाएँ आकर्षित 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ३७१ 


होकर उसके प्रदेश्षोंमें प्रवेश करती हैं, वह ब्रव्यास्रव है। सर्वंसाधारणके यह्‌ 
आख़व कषायवश होनेके कारण बन्धका हेतु होनेसे साम्परायिक कहलाता है। 
बीतरागब्यक्तियोंके आगामी कमंबन्धका हेतु न होनेसे ईयापथ कहा जाता है। 


. जीवमें कर्ममलके आनेकी सूचना आखब द्वारा प्राप्त होती है। यतः जीव 
और कर्मका बन्ध तभी सम्भव है, जब जीवमें कमंपुदूगलोंका आगमन हो । 
अतः कमके आनेके द्वारको आख्रव कहते हैं। जिस प्रकार नौकामें छेदके द्वारा 
पानी आता है, अतः वह छेद आखत्रव कहा जाता है, उसी प्रकार मन, वचन 
और कायकी प्रवृत्ति द्वारा कर्मोंका आगमन होता है, तथा यह्‌ प्रवत्ति या शक्ति 
ही योग कहलाती है। आशय यह है कि हम मनके द्वारा जो कुछ सोचत्ते हैं, 
वचन-द्वारा जो कुछ बोलते हैं ओर शरीर द्वारा जो कुछ हलन-चलन करते हैं, 
बह सब हमारी ओर कर्मोके आनेमें कारण होता है । 

मन, वचन और कायकी क्रियाको योग कहा जाता है और योग ही आखब- 
का कारण होनेसे आख्रव कहा जाता है। योगों--मन, वचन और कायकी 
प्रवृत्तियों द्वारा आत्मपरिस्पन्दन होता है और इस परिस्पन्दतसे कर्मोका आख्रव 
होता है। सारांश यह है कि संसारी जीवके मध्यके आठ प्रदेशोंको छोड़कर शेष 
सब प्रदेश प्रति समय उद्वेलित होते रहते हैँ। जो आत्मप्रदेश प्रथम समयमें 
आख़वके पास थे, वे ही उत्तरक्षणमें पैरोंके पास या पैरोंके पाससे मस्तकके पास 
पहुँचते हैं । संसारावस्थामें यह प्रदेशकम्पतत--व्यापार--क्रिया प्रति समय होती 
रहती है। इसी कम्पन--व्यापारसे कम और नोकमंवर्गणाओंका ग्रहण होता है । 
इस क्रियाका नाम ही योग है और योग ही आख्रव है। 

शुभयोगसे पुण्यकमंका और अशुभयोगसे पापकर्मका आख्रव होता है। जिन 
कर्मोंका रस--अनुभाग शुभप्रद है, वे पुण्यकर्म और जिन कर्मोका अनुभाग 
अशुभप्रद है, वे पापकर्म कहे जाते हैं । 

काययोग, वागूयोग और मनोयोगके द्वारा आत्माके प्रदेशोंमें एक परिस्पन्दन 
होता है, जिसके कारण आत्मामें एक ऐसी अवस्था उत्पन्न होती हें, जिसमें 
उसके आसपास भरे हुए सूक्ष्मातिसूक्ष्म पुदूगलपरमाणु आत्मासे आ चिपटते 
हैं । आत्मा और पुदूगलपरमाणुओंके इसी सम्पकंका नाम आखव हे । 
आसख्रवभेद ओर स्वरूप 

इस आख़वके मूलतः दो भेद हें:--(१) साम्परायिक और (२) ईर्यापथिक | 
क्रोध, मान, माया और लोभरूप इन चार त्तीन्र मनोविकाररूप कषायोंके बेगसे 
प्रेरित अवस्थामें उत्पन्त हुआ आज्नरव साम्परायिक एवं इन विकारोंको प्रेरणासे 
रहित साधारण अवस्थामें होनेवाला आखव ईर्यापथिक--मार्गगामी कहा जाता 


३७२ : दोर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


है । इसके द्वारा आत्मा और कमंप्रदेशोंका कोई स्थिर बन्ध उत्पन्न नहीं होता । 
जिस प्रकार सूखे वस्त्रपर लगो हुई घृल शीघ्र ही क्ड़ जाती है, बहुत 
समय लक बवस्त्रपर चिपटी नहीं रहती, उसी प्रकार कंषायके अभावसमें 
होनेवाला आखब करमंबन्धको स्थिरता प्रदान नहीं करता हे । पर जब जीबकी 
मानसिक आदि क्रियाएँ कषायोंसे युक्त होती हैं, तब आत्मप्रदेशोंमें एक ऐसी 
परपदार्थग्राहिणी दशा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उसके सम्पकंमें आने- 
वाले कमंपरमाणु शीघ्र उससे पृथक नहीं होते । 

आख़वके मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाँच भेद हें और 
ये पाँचों आख्रव प्रत्यय होनेके कारण बन्धके हेतु हैं ।* 
मिथ्यात्व 

अपने स्वरूपको भूलकर शरीर आदि परदब्रव्योंमें आत्मबुद्धि करना 
मिथ्यात्व है। इसे विपरीत श्रद्धा भी कहा जा सकता है । मिथ्यादृष्टिकी समस्त 
क्रियाएँ और विचार शरीराश्नित व्यवहारोंमें उलझे रहते हैं । लौकिक यशलाभ 
आदिकी कामनासे ही धर्माचरण करता है। इसे स्वपरविवेक नहीं रहता और 
पदार्थोके स्वरूपमें भ्रान्ति बनी रहती है । 

यह मिथ्यात्व सहज और गुहीत दो प्रंकारका होता है । इन दोनों ही 
मिथ्यादृष्टियोंके तत्त्तरुचि जागृत नहीं होती। यह अनेक प्रकारके देव, गुरु और 
मूढ़ताओंको धर्म मानता है । अनेक प्रकारके ऊँच, नीच आदि भेदोंको सृष्टिकर 
मिथ्या अहंकारका पोषण करता है । ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप 
और शरीरके मदसे मत्त होकर अन्य व्यक्तियोंको तुच्छ समझता है | आत्मनिष्ठा- 
के अभावमें भय, स्वार्थ, घृणा, पर-निन्‍्दा आदि दुगुंणोंका केन्द्र होता है । 

संक्षेपमें आत्मशक्तिको न पहचानना और शरीर, इन्द्रिय आदिको आत्मा 
समझना मिथ्यात्व है । अहंता और ममताके कारण आत्मा अपने निज स्वरूपको 
पहचान नहीं पात्ती । मिथ्यात्वके कारण आत्मबोध न होनेसे अपने स्वरूपसे 
विमुखता बनी रहती है । जिस प्रकार बालक मिट्टीके घरोंदे बनाते और बिगाड़ते 
रहते-हैं, उसी प्रकार आत्मा हो इस संसारको बनाती रहती है। अतएवं मिथ्यात्व- 
का त्याग आवश्यक है | मिथ्यात्वके पाँच भेद हैं:--(१) एकान्त, (२) विपरीत, 
(३) वेनयिक, (४) संशय और (५) अज्ञान | 


१. मिच्छत्ताविरदिपमादजोगरकोह्ादओथ विण्णया । 
पण पण पणदस तिय चदु कमसो भेदा दु पृथ्वस्स ॥। 
--द्रव्यसंप्रह ३०. 


तोीथंकर महावीर ओर उनकी देशना : ३७३ 


अधिरति | 

सदाचार या चारित्रधारण करनेकी ओर रुचि था प्रवृत्ति नहीं होना अविरति 
है। कषायके तीत्रोदयसे देशचारित्र और सकलचारित्रको धारण करनेकी प्रवृत्ति 
उत्पन्न नहीं होती है । अविरत्तिके पांच व बारह मेद हैं १:-- (१) हिसा, (२) असत्य, 
(३) स्तेय--चो री, (४) अब्रह्म और (५) परिग्रह-इच्छा अथवा (१-६) इच्छ्ियोंके 
और मनके विषयोमें प्रवृत्ति, (७) पृथ्वीकायिक प्राणियोंकी हिसा, (८) जल- 
कार्यिक प्राणियोंकी हिसा, (०) तेजकायिक प्राणियोंकी हिसा, (१०) वायुकायिक 
प्राणियोंकी हिंसा, (११) वनस्पतिकायिक प्राणियोंकी हिसा और (१२) त्रस- 
का्यिक प्राणियोंकी हिसा। 


प्रभाद 


कुशल कर्मोमें अनादर होना प्रमाद है। साधारणत: असावधानोंकी प्रमाद 
कहा जाता है। पंचेद्रियविषयोंमें लीन होनेसे, राजकथा, चोरकथा, 'स्त्रीकथा 
और भोजनकथा आदि विकथाओं में रस लेनेसे; क्रोध, मान. माया और लोभ 
इन चार कषायोंसे कलुषित होनेसे तथा निद्रा और प्रणयमें मग्न होनेसे कुशल 
कर्मोके प्रति अनादरभाव उत्पन्न होता है और इसी अनादरसे आत्माके प्रति 
अन्तास्था और हिसाकी भूमिका निर्भित हो जाती है। हिसाके मुख्य द्वेतुओंमें 
प्रमादका प्रमुख स्थान है। प्राणीका घात हो या न हो, पर प्रमादीको हिसाका 
दोष सुनिश्चित है। प्रयत्नपूर्षक प्रवृत्ति करनेवाले अप्रमत्त साधकके द्वारा 
बाह्य हिसा होनेपर भी वह अहिसक ही रहता है। अत्तएव प्रमाद हिंसाका 
मुख्य द्वार है। 
कषाय 

आत्मा स्वभावत्त: ज्ञान, दशंन और शान्तिरूप है। उसमें किसी भी प्रकार 
का विकार नहीं है । पर क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाएँ आत्मा- 
को कषती हैं ओर उसे स्वरूपसे च्युत करती हैं । कषायशब्दकी व्युत्पत्ति--कष्‌ 
धातुसे है और कष्‌ धातुके दो अथे हैं--कर्षण एवं हिसा*। जो जीवके सुख- 
दुःख आदि अनेक प्रकारके धान्यको उत्पन्न करनेवाले तथा जिसकी संसाररूप 
मर्यादा अत्यन्त दूर है, ऐसे कमंरूपी क्षेत्रका' कंंण'--खोदकर या जोतकर 





१. हिसानतस्तेयाश्रद्यापरिग्रहाकाडक्षारू्पेणाविरति: पडचविधा अथवा मनःसहिते- 
पड्चेन्द्रियप्रवृत्तिपृथिव्यादिषट्कायविराधनाभेदेन द्वादशविधा । 
--ब्रह्मदेव, द्रव्यसंग्रहटीका गाथा ३०, पृ० ८९. 
२. गोम्मटसार-जीवकाण्ड, गाथा २८१-२८२. 


३७४ : तीथंकर महावीर ओर उनको आचार्य-परम्परा 


उपजाऊ बनानेके कारण कषाय कहलाती है। दूसरी ब्युत्पत्तिके अनुसार जो 
देशचारित्र और सकलचारित्रका घात करती है, वह कषाय है। ये चारों 
आत्माकी विभावदशाएंँ हैं। क्रोधकषाय द्वेषछप हैं और है ठेषका कारण एवं 
कार्य । मान क्रोधको उत्पन्त करनेके कारण द्वेषल्प है। माया लोभको जागृत 
करनेसे रागहूप है त्था लोभ भी राग है। इस प्रकार राग-द्वेष और मोहको 
त्रिपुटीमें कषायका भाग मुख्य है। ये कषाएं बड़ी प्रबल हैं। लोभ कषाय त्तो 
बड़े-बड़े त्यागियोंको भी विचलित कर देती हैं। कषायका त्याग किये बिना 
आत्म-चेतना निर्मल नहीं हो सकती। ये इस प्रकारके विकार हैं, जो निरन्तर 
आत्माको कलुषित बनाते हैं । 

वस्तुतः ये विकार ही आत्माके अन्तरंग शत्रु हैं। इनके हटानेसे आत्म-दृष्टि 
प्राप्त होती है। कधायके २५ भेद हैं (ँ्रोलह कषाय और नव नो-कषाय हैं| सोलह 
कषायोंके अन्तगंत अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध, 
मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलून क्रोध, 
मान, माया, लोभकी गणना है | इन कषायोंके अतिरिक्त हास्य, रति, अरत्ति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रोवेद, पुरुषबेद और नपुंसकवेदकी गणना नोकषायों- 
में है। इन कषायोंके कारण ही आत्मामें विकारपरिणति उत्पन्न होती है.। 


योग 

मन, वचन और कायके निमित्तसे आत्म-प्रदेशोमें होनेवाले परिस्पन्द-- 
क्रियाको योग कहते हैं । आत्मा सक्रिय है। उसके प्रदेशोंमें परिस्पन्द होता है । 
अतः मन, वचन और कायके निर्मित्तसे सदा उसमें क्रिया होती रहतो है। जिस 
प्रकार लोहेका गर्म गोला पानीमें डाल देनेपर चारों ओर जलीय परमाणुओंका 
आकर्ंण करता है, .उसी प्रकार योगके कारण आत्मा सभी ओरसे कमं- 
बगंगाओंको खींचती है। योग कममंपरमाणुओको लानेका कार्य करता है और 
कषाय उन कमंपरमाणु ओंको सम्बद्ध कराती है। योगके पनद्रह भेद हैं:-- 

(१) सत्य मनोयोग--समीचोन पदार्थंको विषय करनेवाला मनोयोग । 

(२) असत्य मनोयोग--सत्यसे विपरीत मिथ्या पदार्थको विषय करनेवाला | 

(३) उभय मनोयोग--सत्य और मिथ्या दोनों प्रका रका सन--दोनों प्रकार 

के पदार्थोको विषय करनेवाला मन । 

(४) अनुभय सनोयोग--न सत्य और न मृषा । 

(५) सत्य वचनयोग--सत्यार्थके वाचक वचन | 

(६) असत्य वचनयोग--असत्याथंके वाचक वचन | 

(७) उभय वचनयोग--उभयार्थके वाचक वचन । 


तीर्थंकर महाधीर और उनकी देशना : ३७५ 


(८) अनुभगवचनयोग--अनुभयाथंके वाचक वचन । 
(५) औदारिककाययोग--स्थूलशरी रजन्य काययोग । 
(१०) औदारिकमिश्रकाथययोग--औदा रिकश रीर पूर्ण होनेके पहले । 
(११) वेक्रियिककाययोग--विभिन्‍न प्रकारकी विक्रिया-रूपान्तर करने 
की शक्ति | 
(१२) वेक्रियिकमिश्रकाययोग--वेक्रियिकशरी रके उत्पन्त होनेकी पूर्व 
स्थिति। 
(१३) आहा रककाययोग--रसादि धातुरहित उत्कृष्ट संस्थान और संहनन 
सहित उत्तमांग--सिरसे उत्पन्न | 
(१४) आहारकमिश्रकाययोग--आहा रकशरीर पूर्ण होनेकी पु्व॑ स्थिति । 
(१५) कार्मणकाययोग--ज्ञानावरणादि अष्टकर्मोका समूह | 
बन्ध 
दो पदार्थो'के विशिष्ट “सम्बन्धकों बन्ध कहा जाता है । बन्धके दो भेद 
हैं:--(१) भावबन्ध और (२) द्रव्यवन्ध | जिन राग-हेेष और मोहादि विकारों 
भावोंसे कमंका बन्ध होता है, उन भावोंकों भावबन्ध कहते हैं और कर्म- 
पुद्गलोंका आत्म-प्रदेशोंसे सम्बन्ध होना द्रव्यवन्ध है। द्रष्यबन्ध आत्मा और 
पुदूगलका सम्बन्ध है। कर्म और आत्माके एकक्षेत्रावगाही सम्बन्धकों बन्‍्ध 
कहा जाता है। यह बन्ध सभी आत्माओंके नहीं होता है। जो आत्मा कषायवान 
है, वही आत्मा कर्मोको ग्रहण करती है । यदि लोहेका गोला गर्म न हो, तो 
पानीको ग्रहण नहीं कर पाता है। पर गर्म होनेपर वह जैसे अपनी ओर पानीको 
खींचता है, उसो प्रकार शुद्धात्मा कर्मोको ग्रहण करनेमें असमर्थ है, पर जब 
कषायसहिंत आत्मा प्रवृत्ति करती है, तो वह प्रत्येक समयमें निरन्तर कर्मोंको 
ग्रहण करती रहतो है । इस प्रकार कर्मोको ग्रहण करके उनसे संइलेषको प्राप्त 
हो जाना ही बन्ध है। बन्धके भोग और कषाय ये दो प्रधान हेतु हैं। भेद- 
विवक्षासे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाँच हेतु बन्धके हैं। 
यहाँ यह ध्यातव्य है कि यह बन्ध संयोगपूर्बंक नहीं होता | यह तो एक 
ऐसा मिश्रण है, जिसमें रासायनिक परिवतंन होता है। मिलनेवाली दोनों 
वस्तुए' अपनी वास्तविक अवस्थाको छोड़कर एक तीसरी अवस्थाको प्राप्त हो 
जाती है। उदाहरणाथ--दूध और पानीकी मिश्रित अवस्थाको लिया जा सकता 
है। इस मिश्चित अवस्थामें न तो दूध अपनी यथाथं अवस्थामें रहता है और न पानी 
ही। बल्कि दूध और पानोकी मिश्चित एक तृतीय अवस्था होती है। इसी प्रकार 
जीव और कम परस्परमें सम्बन्धित होनेपर न तो जीव ही अपनो शुद्ध अवस्थामें 


३७६ : तीर्थंकर महावीर और उतकी आचार्य-परम्परा 


रहता है और न क्म॑पुद्गल हौ। दोनों दोनोंसे हो प्रभावित होते हैं। यही 
बन्ध है। आखस्रव और बन्ध संसारके कारण हैं। आख्तवको कमंबन्धका कारण 
माना गया है। ह ह 
संबर ह 
आख्रवका निरोध संवर हे । मुमुक्षु जीव कर्मोके आखवके का रणोंको पहचान 
कर जब उनसे विरुद्ध वृत्तियोंका अवलम्बन लेता है, तो आखब रुक जाता है 
और आख़वका रुकना ही संवर है। कर्माख्वका निरोध मन वचन, कायके 
अप्रशस्त व्यापारके रोकने, विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करने, क्षमा आदि धर्मोका 
आचरण करने, अन्तःकरणमें विरक्तिके जाग्रत होने और सम्यक्चारित्रका 
अनुष्ठान करनेसे होता है। 
कोई भी साधक भोग-क्रियाका सर्वथा निरोध नहीं कर सकता | उठना, 
बैठना, सम्भाषण करना आदि जीवनके लिये अनिवायं हैं| अतएव विवेकपूर्वक 
प्रवृत्ति करनेसे संवर होता है। वस्तुतः आत्मसुरक्षाका नाम संवर है। जिन 
द्वारोंसे कर्मों का आख्रव होता है, उन द्वारोंका निरोध कर देना संवर कहलाता 
है । आख्रव योगसे होता है । अतएव योगकी निवृत्ति ही संवर है । 
शारीरिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये आहारादिका ग्रहण करक्ष अनि- 
वाय॑ रहता है, पर इन प्रवृत्तियोंपर विवेकका नियंत्रण रहता है । 
संवरके छः हेतु हैं:--- 
। (१) गुप्ति--अकुशल प्रवृत्तियोंसे रक्षा । 
(२) समिति--सम्यक्‌ प्रवृत्ति । 
(३) धमं--आत्मस्वरूप-परिणति । 
(४) अनुप्रेक्षा--आत्म-चिन्तन । 
(५) परीषहजय--स्वेच्छया क्षुधा, तृषा आदिकी वेदनाका सहना । 
(६) चारित्र--समताभावको आराधना | 
वस्तुतः नवीन कर्मोका आत्मामें न आना ही संवर है | यदि नवीन कर्मोका 
आगमन सवंदा जीवमें होता रहे, तो कभी भी कमं-बन्धनसे छुटकारा नहीं 
मिल सकता है । ह 
नि्जरा 
निज राका अथ॑ है जजंरित कर देना या झाड़ देना । बद्ध कर्मोको नष्ट कर 
देना या पृथक्‌ कर देना निजंरातत्त्व है। निजंरा दो प्रकारकी होतो हैः-- 
(१) औपक्रमिक या अविपाक निजरा और (२) अनोपक्रमिक या संविपाक 
निजरा | 


तौथकर महावीर और उनकी देशना : ३७७ 


तप आदि साधनाओंके द्वारा कर्मोंको बलांत्‌ उदयमें छाकर बिना फल 
दिये हो झड़ा देना अविपाक निर्जरा है। स्वाभाविक क्रमसे प्रतिसमय कर्मोंका 
फल देकर झड़ते जाना सविपाक निजरा है। यह निजंरा प्रत्येक प्राणीको 
प्रतिक्षण होती रहती है। इसमें पुराने कर्मोका स्थान नवीन कर्म लेते जाते 
हैं। गुप्त, समिति और तपरूपी अग्निसे कर्मोंको फल देनेके पहले ही भस्म कर 
देना अविपाक निर्जरा है | यह मिथ्या धारणा है कि कर्मोकोी गति टल नहीं 
सकती । पुराने संस्कार ही कर्म हैं। यदि आत्मामें पुरुषार्थ है, तप-साधना है, 
तो क्षणमात्रमें पुरातन वासनाएँ क्षीण हो सकती हैं । 

विवश होकर, हाय-हाय करते हुए कर्मोका फल भोगना और उन्हें निजंरित्त 
करना तो एक साधारण-सी बात है । अजित कर्म-संस्कार इच्छापुवंक समभाव- 
से कष्ट सहने एवं तपाचरण करने आदिसे ही नष्ट होते हैं | अत्त: नवीन कर्मोके 
बन्धकों रोकना और संचित कर्मोकी निजंरा करना जीवका पुरुषा्ं है। 
मोक्ष 

करमं-बन्धनोंसे छुटकारा प्राप्त करना मोक्ष है | यहाँ कर्मोके नाशका अर्थ 
इतना ही है कि कमंपुद्गल जीवसे भिन्न हो जाते हैं। कामंणवर्गंणाएँ 
आत्माके साथ संयुक्त होनेके कारण उस आत्माके गुणोंका घात करनेसे कर्मत्व- 
पर्यायको धारण करती हैं और मोक्षमें यह कर्मंपर्याय नष्ट हो जाती है। 
भर्थात्‌ कमंबन्धनसे छूटकर शुद्ध एवं सिद्ध हो जाती है, उसी तरह कमंपुद्गलछ भी 
अपनी क्मत्वपर्यायसे उस समय मुक्त हो जाते हैं। अत: आत्मा और कर्मे- 
पुद्गलका सम्बन्ध छूट जाना ही मोक्ष है। मोक्षमें दोनों द्रव्य अपने निज 
स्वरूपमें स्थित हो जाते हैं। न त्तो आत्मा दीपकको त्तरह बुझ जाती है और 
न कमं-पुदूगलका ही सवंथा समूल नाश होता है। दोनोंको पर्यायान्तर हो जाती 
है। जीव शुद्ध दशाको प्राप्त हो जाता है और पुदूगल भी यथासम्भव शुद्ध या 
अशुद्ध स्थितिको प्राप्त होता है। 

इन सप्त तत्त्वोंके स्वरूप विवेचनके अनन्तर कमं-सिद्धान्त या जीव और 
करके सम्बन्धपर विचार करना परमाह्यक है। साधारणतः कमंके दो रूप 
हैं;+-(१) कम और (२) नोकम । शरीर, परिवार, धन, सम्पत्ति आदि सब 
नोकमं हैं। इन नोकर्मोके भी दो प्रकार बतलाये गये हैं:--बद्ध नोकम॑ और 
अवद्ध नोकमं । बद्धका अं है बँधा हुआ और अबद्धका अथं है नहीं बँधा 
हुआ। संसारदशामें जहाँ शरीर है, वहाँ आत्मा है और जहाँ आत्मा है, वहाँ 
शरीर है। दोनों दूध और पानीकी तरह एक दूसरेसे बंधे हुए हैं। यद्यपि इन 
दोनोंका स्वरूप और सत्ता पृथक-पृथक्‌ है, पर अनादि कालल्‍से शरीरमें 


3७८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य॑-परम्परा 





आंत्माका निवास रहा है। एंक शरीर छोड़ा तो दूसरा प्राप्त हो गया, दूसरा 
छोड़ा तो तीसरा प्राप्त हो गया। एक शरोरको त्यागकर दूसरे दशरीरकी ओर 
जाते समय विग्रहगतिमें तेजस और कामंण शरीर साथ रहते हैं। संसारी 
आत्माके ऐसा एक भी क्षण नहीं है, जब वह बिना किसी भी प्रकारके शरोरके 
संसारावस्थामें स्थित रही हो। अतः शरीर आत्माके साथ बद्ध नोकम है | 
अबड्ध नोकर्मो के अन्तगंत धन, भवन, परिवार, स्त्री-पुत्रादि सदा साथ तो 
रहते हैं, पर वे सम्पुक्त नहीं हैं। अतएवं आत्मा और कर्मके बन्धका, कमं- 
फलका एवं कमं-वन्धनसे छटनेका विचार करना आवश्यक है । 
' क्मस्वरूप 

आत्मा अनादि कालसे कमंबद्ध है। यह स्थूल-शरीर और सूक्ष्म करमम- 
शरीरसे सम्बद्ध है | इसके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीयं आदि गुण बन्धके कारण 
विकृत हो रहे हैं। जोव और पृद्गलका बन्ध अनादिसे है और यह जीवके 
राग-हेष आदि भावोंके कारण होता है। यह केवल संस्कारमात्र नहीं है। 
किन्तु वस्तुभूत पदार्थ है । इस विश्वमें पुदूगलको तेईस वर्गंणाएँ व्याप्त हैं । 
इन वर्गणाओंमें एक कार्मण-वर्गणा भी है, जो सवंत्र विद्यमान है । यह्‌-कार्मण- 
बगंणा ही राग-द्वेषसे युक्त जीवकी प्रत्येक मानसिक, वाचनिक और कायिक- 
क्रियाके साथ एक द्रव्यके रूपमें जीवमें आती है, जो उसके राग-द्वेषरूप 
भावोंका निमित्त पाकर जीवसे बँध जात्ती है और समय आनेपर शुभ और 
अशुभ फल देती है। सारांश यह है कि जब राग-द्व षसे युक्त आत्मा अच्छे या 
बुरे कामोंमें प्रवृत्त होती है, तब कमंरूपी रज ज्ञानावरणादि रूपसे उसमें प्रवेश 
करता है |" अतः स्पष्ट है कि कर्म एक मृतं पदार्थ है, जो जीवकी राग-द्वेष- 
मोहरूप परिणतिके कारण बन्धको प्राप्त होता है। 
कमंकीो पोद्गलिकता 


कर्म न संस्काररूप है, न वासनारूप ही। यह तो पौद्गलिक है। यह 
जीवात्माके आवरण, पारतन्त्रय और दु:खोंका हेतु है, गृणोंका विधातक है । 
अत्तएव यह आत्माका गुण नहीं हो सकता। जिस प्रकार बेड़ीसे मनुष्य बंघता 
है, सुरापानसे पागल बनता है और क्लोरोफॉर्मसे बेसुध होता है; ये सब 





१. परिणमदि जदा अप्पा सुहम्हि असुहम्हि रागदोसजुदो । 
त॑ पविसदि कम्मरय णाणावरणादिभावेंहि ॥ 


--प्रवचनसार, जशेयतत्त्वप्रशापना, गाथा १८७. 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ३७९ 


पौदगलिक वस्तुएँ हैं। उसी प्रकार करके संयोगसे भी आत्माकी विभिन्‍न 
अचस्थाएँ प्रकट होती हैं। अत्तएव यह भी पौद्गलिक है। बेड़ी आदि बन्धन 
आज बाहरो बन्धन है और अल्प सामथ्यं वाले हैं। कर्म आत्माके साथ चिपके 
हुए त्था अधिक सामथ्य॑ वाले सूक्ष्म स्कन्ध हैं। अतएवं उनकी अपेक्षा कर्मे- 
परमाणुओंका जीवात्मापर गहरा और आन्तरिक प्रभाव पड़ता है। 

शरीर पौद्गलिक है। उसका कारण कर्म है। अतः कर्म पौद्गलिक हैँ । 
पौद्गलिक कायका समवायी कारण भी पौदूगलिक होगा । आहार आदि अनु- 
कूल सामग्रीसे सुखानुभूत्ति और शस्त्र-प्रहा रादिसे दु:खानुभूति होती है। आहार 
और शस्त्र पौदूगलिक हैं, इसी प्रकार सुख-दु:खके हेतुभूत कम भी पोदगलिक हैं। 

बन्धकी अपेक्षा जीव और पुदूगल अभिन्‍न हैं, एकमेक है। लक्षणकी 
अपेक्षा वे भिन्‍न हैं | जीव चेतन है ओर पुदूगल अचेतन । जीव अमूतं है और 
पुद्गल मूर्त । इन्द्रियोंके विषय स्पर्शादि मृत हैं और इन विषयोंकों भोगने 
वाली इन्द्रियाँ भी म॒तं हैं। अत्त: उनसे होनेवाला सुख-दुःख भी मूर्त हैं। इस 
प्रकार कर्म पौद्गलिक सिद्ध होते हैं । 
आत्मा और करमंका सम्बन्ध 

आत्मा अमूतं है, तब उसका मूतं कमंसे केसे सम्बन्ध हो सकता है ? यतः 
मूर्तिकके साथ मूतिकका बन्ध त्तो सम्भव है, पर अमृर्तिकके साथ मूतिकका 
बन्ध कैसे हो सकेगा ? अनादि कालसे कमंबरद्ध विकारी आत्मा ही दिखलाई 
पड़ती है । ये आत्माएं कथंचिद्‌ मूत्त हैं, क्योंकि स्वरूपत: अमूतं होते हुए भी 
संसारदशामें मृतं हैं। जीव दो प्रकारके हैं:--रूपी और अरूपी | मुक्त जीव 
अरूपी हैं और संसारी रूपी । जो आत्मा शुद्ध हो जाती है, वह फिर कर्मं- 
बन्धनमें नहीं पड़ती है । जीव और कमका अनादि सम्बन्ध है | यत्त: जो जीव 
संसारमें स्थित है--जन्म-मरणको धारामें पड़ा हुआ है, उसके रागरूप और 
टेंषघरूप परिणाम होते हैं। इन परिणामोंसे नये कम बँधते हैं। कर्मो से गतियों- 
में जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेनेसे शरीर प्राप्त होता है, शरोरमें इन्द्रियाँ 
होती हैं, इन्द्रियोंसे विषयोंका ग्रहण होता है, विषयोंको ग्रहण करनेसे इष्ट 
वस्तुओंमें राग और अनिष्ट वस्तुओंसे द्वेष होता है। इस प्रकार संसाररूपो 
चक्रमें पड़े हुए जोवके भावोंसे कमंबन्ध ओर कम बन्धसे राग-द्वेषरूप भाव होते 
हैं। यह संसारचक्र अभव्य जीवकी अपेक्षासे अनादि अनन्त है और भव्य 
जीवकी भअपेक्षासे अनादिन्सान्त है।' 


हे जो खु संसारत्यो जीवों तत्तो ढु होदि परिणामों । 
परिणामादों क्रम्मं कम्मादों होदि गंदिसु गदी ॥ 


३८० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सारांश यह है कि यह आत्मा अनादिसे अशुद्ध है और प्रयोग द्वारा छुद्ध 
हो सकती है । कम एक भौत्तिक पिण्ड है, यह विशिष्ट शक्तिका स्रोत है। जब 
यह आत्मासे सम्बद्ध होता है, तो उसकी सूक्ष्म और तोब्र शक्तिके अनुसार 
बाह्य पदार्थ भी प्रभावित होते हैं तथा प्राप्त सामग्रीके अनुसार उस संचित 
करममका तीब़, मन्द और मध्यम आदि फल मिलता है। इस प्रकार यह कर्म- 
चक्र अनादिकालसे चल रहा है और त्तब तक चलता रहेगा, जब तक बन्ध- 
कारक मुल रागादि वासनाओंका विनाश नही होगा। 


व्यवहा रकी अपेक्षा यह जीव मूत्तिक है तथा राग-द्वेषादिवासनाएँ और 
पुद्गलकमंबन्धकी धारा बीज-बृक्षसन्तत्तिकी तरह अनादिसे चालू है। पूर्व॑ 
संचित्त कमंके उदयसे राग-द्वेषादि उत्पन्न होते हैं और तत्कालमें जो जीवकी 
आसक्ति या लगन होती है, वह नूतन कमंबन्ध कराती है। 

समान क्षेत्रमें रहनेवाले जीवके विकारी परिणामकों निमित्तमात्र करके 
कार्मणवर्गंणाएँ स्वयमेव अपनी अन्तरंग शक्तिके कारण कर्मरूपमें परिणमित्त 
हो जाती हैं। लोकमें जीव और कमंबन्धके योग्य पुदगलवगंणाएँ स्ंत्र हैं, 
जीवके जैसे परिणाम होते हैं, उसी प्रकारका कर्मबन्ध होता है ।* “अत्तएब 
अनादिसन्तत्तिरूप प्रवत्तमान देहान्तररूप परिवत्तंतका आश्रय लेकर शरीर- 
का निर्माण होता है और इससे कमंका बन्ध होता है। 
करके घूलभेद 

कमंके दो भेद हैं---(१) द्रव्यकर्म और (२) भावकमं | जीवसे सम्बद्ध कमे- 
पुद्गलोंको द्रव्यकर्म कहते हैं और द्रव्यकमंके प्रभावसे होनेवाले जीवके राग- 
ट्ेषरूप भावोंको भावकर्म कहते हैं। द्रव्यकम और भावकर्ममें कारण-कार्यका 
सम्बन्ध है; द्रव्यकमं कारण है और भावकर्म काय । न बिना द्रव्यकमंके भाव- 
गदिमधिगदस्स देहो देहादो इन्दियाणि जायंते । 

तेहि दु विसमरगह्ण तत्तो रामो वा दोसो वा ॥ 

जायदि जीवस्सेवं भावों संसारचक्कवालूम्मि । 

इदि जिणवरेंहि भणिदों अगादिणिधणों सणिधणों वा ।। 

-- पंचास्तिकाय गाथा, १२८-१३०, 

१. कम्मत्तणपाओग्गा खंधा जीवस्स परिणइं पप्पा । 

ग्रच्छति कम्मभावं ण हि ते जीवेण परिणमिदा ॥ 

--प्रवचनसार गा० १६९. 


तीथंकर महावोर और उनकी देशना : ३८१ . 


कम होते हैँ और न बिना भावकमंके द्रव्यकम हो । इन दोनोंमें बीज-वृक्ष 
सन्ततिके समान कार्य-का रणभाव सम्बन्ध विद्यमान है| 


द्रव्यकर्म पौदूगलिक है और भावकर्म आत्माके चेतन्यपरिणामात्मक हैं; 
क्योंकि आत्मासे कथंचित्‌ अभिन्नरूपसे स्ववेद्य प्रतीत होते हैं और वे क्रोधादि 
रूप हैं ।* 


वस्तुत: कमंपरमाणुओंको आत्मा तक छानेका कार्य जीवको योगशक्ति और 
उसके साथ उनका बन्ध करानेका कार्य कषाय--जीवके राग-हेषरूप भाव करते 
हैं। जीवको परिस्पन्दनरूप योगशवित और रागद्वेषरूप कषाय बन्धका कारण है। 
कषायके नष्ट हो जानेपर योगके रहने तक जीवमें कमंपरमाणुओंका आख्रव--आग- 
मन तो होता है, पर कषायके न होनेके कारण वे ठहर नहीं सकते । उदारणार्थे 
योगको वायु, कषायको गोंद, आत्माको दीवाल और कमंपरमाणुओंको धूलकी 
उपमा दी जा सकती है। यदि दीवाल पर गोंद लगी हो तो वायुके द्वारा उड़कर 
आनेवाली धूल दीवालसे चिपक जाती है, पर दीवाल स्वच्छ, चिकनी और 
सूखी हो, तो धूल दीवालपर नहीं चिपकती, बल्कि तुरन्त झड़ जातो है। 
धूलका हीन या अधिक परिमाणमें उड़कर आना वायुके वेगपर निर्भर है। 
वायु तेज होगी, तो धूल भी अधिक परिमाणमें उड़ेगी और वायु मन्द होगी, 
तो धूछ कम परिमाणमें उड़ेगी। धूलका कम या अधिक समय तक चिपका 
रहना गोंद या आद्रंताकी मात्रा पर निर्भर करता है। जितनी अधिक चिकनी 
चीज दीवालपर रहेगी, धूल उसी चिकनाहटकी मात्राके अनुसार कम या अधिक 
समय तक रहेगी। अतएंव संक्षेपमें योग और कषाय ही बन्धके कारण हैं। 


बन्धके भेव 


बन्धके चार प्रकार हैं:--( १) प्रकृतिबन्ध (२) प्रदेशबन्ध (३) स्थितिबन्ध 
और (४) अनुभागवन्ध । इनमें प्रक्तिबन्ध और प्रदेशबन्धका हेतु योग है तथा 
स्थितिवन्ध और अनुभागबन्धका हेतु कषाय है| इन दानों का रणोंसे ही क्मंका 
बन्ध होता है और अभावमें नहीं | बन्ध कर्म और आत्माके एक क्षेत्रावगाही 
सम्बन्धका ताम है। जो आत्मा कषायवान्‌ है, वही कर्मोको ग्रहण कर बाँवतो है। 


१. द्रव्यकर्माणि जीवस्प पुद्गलात्मान्यनेकधा। 
भावकर्माणि चेतन्यविवर्तात्मानि भान्ति नुः ॥ 
क्रोधादीनि स्ववेद्यानि कथश्विव्चिदभदत: ॥ 
--आप्तररीक्षा, ११३-११४। 


३८२ : तो्थंकर महावीर ओर उनकी आवचार्य-परम्परा 


प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध 

प्रकृतिका अर्थ स्वभाव है। कमंका बन्ध होते ही उसमें जो ज्ञान और 
दर्शनको रोकने, सुख-दुःख देने आदिका स्वभाव पड़ता है, वह प्रकृतिबन्ध है । 
प्रदेशबन्धका अथ है कर्मपरमाणुओंकी गणना | एक कालमें जितने कमंपरमाणु 
बन्धको प्राप्त होते हैं, उनका वेसा होना ही प्रदेशबन्ध है ! वस्तुतः कम- 
परमाणुओंकी संख्याका नियत्त होना प्रदेशबन्ध है। 
स्थिति और अनुभागबन्ध 

स्थितिका अर्थ कालमर्यादा है। प्रत्येक कर्मका बन्ध होते ही उसका 
सम्बन्ध आत्मासे कब तक रहेगा, यह निश्चित हो जात्ता है। इस प्रकार कर्म- 
बन्धके समय उसकी कालमर्यादाका निश्चित होना स्थित्तिबन्ध है। 

अनुभागका अथ फलदानशक्ति है, जो कमंबन्धके समय ही पड़ जाती है। 
इस शक्तिका स्थित हो जाना ही अनुभागबन्ध है । 

कर्मोमें विभिन्न प्रकारके स्वभावका पड़ना और उत्तकी संख्याका हीनाधिक 
होना योगपर निभेर है तथा जीवके साथ कम या अधिक समय तक स्थित 
रहनेकी शक्तिका पड़ना और तीन, या मन्द फलदान शक्तिका स्थिर" होना 
कषायपर निर्भर है। 
प्रकतिबन्धके भेद और स्वरूप 

आत्माकी योग्यत्ता और अन्तरंग-बहिरंग निमित्तोंके अनुसार नाना प्रकारके 
परिणाम होते हैं । इन परिणामोंसे ही बँधनेवाले कर्मोके स्वभावका निर्माण 
होता है। यों तो बंधनेवाले कर्मोके स्वभावोंका विभाग किया जाय तो अनेक 
प्रकारका हो सकता है, पर सामान्यतः: विविध स्वभाववाले कर्मोको आठ 
भागोंमें विभकत किया जा सकता है और इससे प्रकृत्तिबन्धके मूल आठ भेद 
प्राप्त होते हैं:-- 

(१) ज्ञातावरण--आत्माकी बाह्य पदार्थोको जाननेकी शक्तिके आवरण 
करनेमें निमित्त । 

(२) दर्शनावरण--आत्माकी स्वयंको साक्षात्कार करनेकी शक्तिके आवरण 
करनेमें निमित्त । 

(२) वेदनीय--बाह्य आल्म्बनपुवंक सुख-दुःखके वेदत करानेमें निमित्त । 

(४) मोहनीय--राग, द्वेष और मिथ्यात्वके होनेमें निमित्त । 

(५) आयु--आत्माकी नर-नरकादि पर्याय धारण करानेमें निमित्त । 

(६) नाम--जीवकी गत्ति, जाति आदि पुद्गलकी शरीर आदि विविध 
अवस्थाओंके होनेमें निमित्त । 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ३८३ 


(७) गोन्न--आत्माके ऊंच और नीच भाव होनेमें निमित्त । 

(८) अन्तराय--आत्माके दानादिरूप भावोंके न होनेमें निमित्त । 

प्रकृतिबन्धके ये आठ भेद घातिकर्म और अधातिकर्म इन दो भागोंमें 
विभकत हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार घाति- 
कम कहलाते हैं और वेदनीय, आयु, नाम एवं गोत्र ये चार अधात्तिकर्म 
कहलाते हैं । 

आत्मामें अनुजीवी और प्रतिजीवी दो प्रकारकी शक्त्तियाँ हैं | जो शक्तियाँ 
या गुण भाव स्वरूप हैं, वे अनुजीवी कही जाती हैं और जो शक्तियाँ अभाव 
स्वरूप हैं, वे प्रतिजीवी मानी जात्ती हैं। इन दोनों प्रकारके गुणोंमेंसे जिनसे 
अनुजीवी गुणोंका घात होता है, वे घातिकमं हैं और प्रतिजीवी गुणोंका घात 
करनेवाले अघाति कम हैं । 


यहाँ यह ध्यातव्य है कि वेदनीय कर्म सुख-दुःखका वेदन करानेमें निमित्त 
है, पर यह मोहनीयसे मिलकर ही सुख-दुःखका वेदन कराता है | 

आगममें घातिकरमोंके भी दो भेद बतलाये हैं--(१) स्वंधाति और देश- 
घाति | जो कर्म जीवके स्वाभाविक--अनुजीवी गुणोंका पुरणंतया घात करते हैं, 
वे सर्वंधाति और जो उनका एक देश घात करते हैं, वे देशाति कहलाते हैं। 


कप्प्रकृतियोंके उत्तर भेद 

(१) ज्ञानावरणके पाँच भेद हैं--(१) मतिज्ञानावरण (२) श्रुतज्ञानावरण 
(३) अवधिज्ञानावरण (४) मनःपर्ययज्ञानावरण (५) केवलज्ञानावरण । 

(२) दर्शनावरणके नौ भेद हैं--(१) चक्षुदर्शनावरण (२) अचक्षुदर्शनावरण 
(३) अवधिदर्शनावरण (४) केवलदशंनावरण (५) निद्रा (६) निद्रानिद्रा (७) 
प्रचला (८) प्रचला-प्रचला और (९) स्त्यानगुद्धि । 

(३) वेदनीयके दो भेद हैं--(१) सातावेदनीय और (२) असातावेदनीय । 

(४) मोहनीयके अट्ठाईस भेद हैं--(१) सम्यक्त्व, (२) मिथ्यात्व, (३) मिश्र, 
(४) अनस्तानुबन्धी क्रोध, (५) अनन्तानुबन्धी मान, (६) अनन्तानुबन्धी माया, 
(७) अनन्तानुबन्धी लोभ, (८) अप्रत्याख्यान क्रोध, («) अप्रत्याख्यान मान, 
(१०) अप्रत्यास्यान माया, (११) अप्रत्याख्यान लोभ, (१२) प्रत्याख्यान क्रोध, 
(१३) प्रत्याख्यान मान, (१४) प्रत्याख्यान माया, (१५) प्रत्याख्यान लोभ, (१६) 
संज्वलन क्रोध, (१७) संज्वलन मान, (१८) संज्वलन माया, (१९) संज्वलन लोभ, 
(२०) हास्य, (२१) रति, (२२) अर्रति, (२३) शोक, (२४) भय, (२५) जुगुप्सा, 


३८४ : तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


(२६) स्त्रोवेद, (२७) पुंवेद और (२८) नपुंसकवेद | इन अद्गाईस प्रकृतियोंको 
मूलतः चार बर्गोंमें विभक्त किया जा सकता है:--(१) दर्शनमोहनी य, (२) चारित्र- 
मोहनीय, (३) कषायमोहनीय ओर (४) अकषायमोहनीय । 

५. आयु--आयुकमंके चार भेद हैं:--(१। नरकायु, (२) तियँचायु, 
(३) मनुष्यायु, (४) देवायु । 

६. नामकमं--अभेदापेक्षया इसके बयालीस भेद हैं और भेदापेक्षया 
तिरानवे | बयालीस भेदोंकी गणना इस प्रकार हैः--(१) गति, (२) जात्ति, 
(३) शरीर, (४) आंगोपांग, (५) निर्माण, (६) बन्धन (७) संघात, (८) संस्थान, 
(९) संहनन, (१०) स्पर्श, (११) रस, (१२) गन्ध, (१३) वर्ण, (१४) आनुषूर्वी, 
(१५) अगरुलूघु, (१६) उपधात, (१७) परधात, (१८) आतप, (१९) उद्योत, 
(२०) उच्छुबास, (२१) विहायोगतति, (२२) साधारण शरीर, (२३) प्रत्येकशरीर, 
(२४) स्थावर, (२५) त्रस, (२६) दुर्भग, (२७) सुभग, (२८) दुःस्‍्वर, 
(२९) सुस्वर, (३०) अशुभ, (३१) शुभ, (३२) वादर, (३३) सूक्ष्म, (२४) अपर्याप्त, 
(३५) पर्याप्त, (३६) अस्थिर, (३७) स्थिर, (३८) आनादेय, (३९) आदेय, 
(४०) अयशः:कीति, (४१) यशःकीति, (४२) तीथेकरत्व । 

७. गोत्रकमंके दो भेद हैं:--(१) उच्च गोत्र, (२) नीच गोत्र । 

८, अन्तराय--अन्त राय कमंके पाँच भेद हैं:-(१) दान-अन्तरायः, (२) लाभ 
अन्तराय, (३) भोग-अन्तराय, (४) उपभोग-अन्त राय और (५) वीयं-अन्तराय | 

ज्ञानावरणकर्म मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि ज्ञानोंको आवृत करता है। 
जिस प्रकार जलते हुए विद्युत बल्वके ऊपर वस्त्र डाल देने से उसका श्रकाश 
आवृत हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणकर्म ज्ञानको आच्छादित करता 
है। इस कर्मका जितना क्षयोपशम या क्षय होता जाता है, उसी रूपमें ज्ञान भी 
प्रादुभूंत होता है । 

दर्शनावरणके नव भेदोंमें चार भेद तो चारों दर्शनोंके आवरणमें नि्मित्त- 
भूत हैं। शेष निद्रादिक पाँच भेद हैं । जिस कमंका उदय ऐसी नींदमें निमित्त 
हो, जिससे खेद और परिश्रमजन्य थकावट दूर हो जाती है, वह निद्रादर्दना- 
वर्ण कम है। जिस कर्मका उदय ऐसी गाढ़ी नींदमें नि्मित्त है, जिससे जागना 
अत्यन्त दृष्कर हो जाय, उठाने पर भी न उठे, वह निद्रा-निद्रादर्शनावणकर्म 
है। जिस कर्मका उदय ऐसो नींदमें निमित्त हो, जिससे बेठे-बेठे ही नींद आ 
जाय, हाथ-पैर और सिर घूमने लगे, वह प्रचलादर्शनावरण कर्म है। जिस कर्म- 
का उदय ऐसी नींदमें निमित्त हो, जिससे खड़े-खड़े, चलते-चलते या बेठे-बेठे 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ३८५ 
२५ 


पुनः पुनः नींद आवे और हाथ-पैर चले तथा सिर घमे वह प्रचला-प्रचला 
दर्शनावरणकर्म है। जिस कर्मका उदय ऐसी तींदमें निर्मित्त है, जिससे स्वप्न- 
भें अधिक शक्ति उत्पन्न हों जात्ती है और अत्यन्त गाढ़ी नींद आत्ती है, वह 
स्व्थानगृद्धिदर्शनावरणकर्म है । 

जिस कमंका उदय प्राणोके सुखके होनेमें निमित्त है, वह सातावेदनीय और 
जिसका उदय प्राणीके दुःखके होनेमें निमित्त है, वह असातावेदनीय कमे है। 


बस्तुतः कर्मप्रकृतियोंके दो भेद हैं:--(१) जीवविपाकी और (२) पुदुगलू- 
विपाकी । जितका फल जीवमें--जित कर्मोका उदय जीवकी विविध अवब- 
स्थाओं और परिणामोंके होनेमें निभित्त है, वे जीवविपाकी कर्म हैं और जिन 
कर्मोका उदय शरीर, वचन और मनरूप वर्गंणाओंके सम्बन्धस शरीरादिक- 
रूप कायों के होनेमें निमित्त होता है, वे पुदूगल-विपाकी कर्म हैं। बेदनीय 
कर्म जीवविपाकी है। अतः वह जीवगत सुख-दु:खके होनमें निमित्त होता है । 


जिसका उदय तत्त्वोंके यथार्थ स्वरूपके श्रद्धान न होनेमें निर्भित्त है, 
वह मिथ्यात्वमोहनीय कर्म है। जिसका उदय तार्विक रुचिमें ब[धक न होकर 
भी उसमें चहल, मलिन और अगाढ़ दोषके उत्पन्न करनेमें निमित्त है, वह सम्य- 
क्त्वमोहनीयकर्म है। मिश्रमोहनी यकर्मके उदयसे जीवके सम्यकक्‍्त्व और मिध्यात्व- 
रूप परिणाम होते हैं। 


जिसका उदय हास्थभावके होनेमें निमित्त है, वह हास्यकमं; जिसका 
उदय रतिरूप भावके होनेमें निमित्त है, वह रतिकर्म; जिसका उदय अरति- 
रूप परिणाम होनेमें निमित्त है, वहु अरतिकर्म; जिसका उदय शोकरूप 
परिणाम होनेमें निमित्त है, वह शोककर्म; जिसका उदय भयरूप परिणामके 
होनेमें निमित्त है, वह भयक्रमं; जिसका उदय परिणामोंमें ग्लानि उत्पन्न करने- 
में निमित्त है, वह जुगृप्सा; जिसका उदय अपने दोषोंको आच्छादित करने एवं 
स्त्रीसुलभ भावोंके होनेमें निमित्त है, वह स्त्रीवंद; जिसका उदय उत्तम 
गुणोंके भोगनेरूप पुरुषसुलभ भावोंके होनेमें निमित्त है, वह पुरुषवेद एवं 
जिसका उदय स्थ्रो और पुरुषसुलभ भावोंसे विलक्षण कलुषित परिणामोंके 
होनेमें निमित्त है, वह नपुंसकवेदकर्म है । 


अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभके उदयके निमित्तसे सम्यक्त्वकी 
उपलब्धि नहीं होती और मिथ्यात्वरूप परिणति होती है | अप्रत्याल्यानावरण 
क्रोध, मान, माया, लोभके उदयके निमित्तसे जीवको देशब्त धारण करनेमें 
बाधा पहुँचतो है और प्रत्याश्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभके निमित्तसे 


३८६ : तीर्थफर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सबंधिरतिके धारण करनेमें बाधा होती है। संज्वलून क्रोध, मान, भाषा, 
लोभका उदय यथाख्यातपरिणतिको प्राप्त करनेमें बाधक है। 


जिसका उदय नरक, तिर्य॑ंच, मनुष्य और देवपर्यायमें जीवन व्यत्तीत 
करनेमें तिमित्त हो, वे क्रमशः नरकायु, तिर्यचायु, मनुष्यायु और देवायु हैं। 


जिसका उदय जीवके नारक आदिरूप भावके होनेमें निमित्त है, वह गति- 
नामकमे है। इसके नरकगति, तिर्य॑चगति, मनुष्यगत्ति और देवगति ये चार 
भेद हैं। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय आदि जातियोंमें उत्पन्न होनेमें निमित्त 
कम जातिकमं कहलाता है। औदारिक आदि शरीरोंको प्राप्त करानेमें निमित्त 
शरीरनामकर्म है। शरीरके अंग और उपांगोंके होनेमें निमित्त आंगोपांग 
नामकमं है। जिस कमंका उदय शरोरके लिये प्राप्त हुए पुदूगलोंका परस्पर 

बन्ध॒न करानेमें निमित्त है, वह बन्चन नामक है। संघात नामकर्मके उदयसे 

प्राप्त हुए पुद्गलोंका बन्धन छिद्ररहित होकर एक-सा हो जाता है | जिस ताम- 
कमंका उदय शरीरकी आक्ृत्ति बननेमें निमित्त है, वह. संस्थाननामकर्म है। 
संस्थाननामकमके कारण ही शरोर समचतुस्र, छोटा, बड़ा, कुंबड़ा, लम्बा, 
बौना आदि होता है। संहनननामकर्मके उदयसे हाड़ और संधियोंका बन्ध 
होता है। इस कमंके निमित्तसे ही शरीरकी हड्डियाँ मजबूत, दृढ़, कोमल, 
कठोर और कमजोर होती हैं। शरीरगत शीत आदि आठ स्पर्श, तिक्‍त आदि 
पाँच रस, सुरभि आदि दो गंध और झ्वेत आदि पाँच वर्णके होनेमें निमित्त- 
भूत कर्म अनुक्रमसे स्पशं, रस, गंध और वर्ण नामकर्म कहलाते हैं । 

जिस कमंका उदय विग्नहग॒तिमें जीवका आकार पुवंबत्‌ बनाये रखनेमें 
निर्मित्त है, वह आनुपूर्वोी नामकर्म है। प्रशस्त और अप्रशस्त गतिका निमित्त- 
भृत्त कम विहायोगतिनामकर्म है। अगुरुलघुनामकर्मके निमित्तसे शरीर न तो 
भारी होता है और त हल्का होता है। जिस कमंका उदय शरीरके अपने ही 
अवयवोंसे अपना धात होनेमें निमित्त है, वह उपधात नामक है। परघात 
नामकर्मके उदयके निमित्तसे दूसरोंका घात करनेवाले अंग निर्भित होते हैं । 
. जिस नामकमंका उदय जीवको श्वसोच्छवास लेनेमें निमित्त है, वह उच्छवास- 
सामकम है। आतप नतामकम॑के निमित्तसे शरीरमें प्रकाश--तैज उत्पन्न होता 
है । उद्योत नामकरमके उदयसे शरीरमें शीत प्रकाश--उद्योत उत्पन्न होता 
है। निर्माणनामकर्मोदयके निमित्तसे शरीरके अंगोपांग यथास्थान होते हैं । 

जिस नामकमंका उदय जीवके तीर्थंकर होनेमें निमित्त है, वह तीर्थकरत्व 
नामक कहलाता है | 


असनामकर्मोदयके निमित्तसे त्रसपर्याय, स्थावरनामकर्मोदयर्के निमित्त- 


तोथंकर महावीर और उनकी देशना : ३८७ 


से स्थावरपर्याय, वादरतामकर्मोदयके निम्मित्तसे बादरपर्याथ और सूक्ष्मनाम- 
कर्मोदयके निमित्तसे सूक्ष्मपर्यायकी प्राप्ति होती है। जिनका निवास आधारके 
बिना नहीं पाया जाता, वे वादर जोव हैं और जिल्हें आधारकी आवश्यकता 
नहीं पड़ती, वे सूक्ष्म हैं । 

पर्याप्नामकर्मके उदयके निमित्तसे प्राणी अपने-अपने योग्य पर्याप्तियोंको 
पूर्ण करते हैं । अपर्याप्ततामकर्मके उदयसे अपने-अपने योग्य पर्याप्तियोंको पूर्ण 
नहीं करते हैं। प्रत्येकनामकर्मोदयके निमित्तसे प्रत्येकजीवका शरीर प्राप्त 
होता है और जिसका उदय अनन्त जीवबोंको एक साधारण शरीर प्राप्त करानेमें 
निमित्त है, वह साधारण नामकमं है । 


स्थिरनामकर्मोदयके निमित्तसे शरीरके रस, रुधिर, मेदा, मज्जा, अस्थि, 
मांस और वीय॑ स्थिर होते हैं और जिसका उदय इनके क्रमसे परिणमनमें 
निर्मित्त है, वह अस्थिर नामकर्म है। शुभनामकर्मोदयके निमित्तसे अंगोपांग 
प्रशस्त और अशुभनामकर्मोदयके निमित्तसे अंगोपांग अप्रशस्त होते हैं । स्त्री 
और पुरुषोंके सोभाग्यमें निमित्त सुभभ सनामकर्म है, और दुर्भाग्यमें निमित्त 
दुर्भग नामकर्म है । सुस्वर नामकर्मोदयक्रे निमित्तसे 5थुर स्वर, दुःस्वर नाम 
कर्मोदयके निमित्तसे कदु स्वर, आदेय नामकर्मोदयके निमित्तसे बहुमान्य और 
अनादेय नामकर्मके उदयसे अमान्य होता है। यश:कीति नामकर्मोदयके 
निमित्तसे गुणप्रकाशनरूप यशकी प्राप्ति और अयशःकीति नामकर्मोदयके 
निर्मित्तसे अपयशको प्राप्ति होती है । 

जिस कमंका उदय उच्चगोत्रके प्राप्त करनेमें निमित्त है, वह उच्चगोत्र 
और जिसका उदय नीचगोत्रके प्राप्त करनेमें निमित्त है, वह नीचमगोत्र है। 
गोत्र, कुल, वंश और संतान एकार्थंवाचक दाब्द हैं। गोन्रका आधार चारित्र 
है। जो प्राणी अपने बत्तमान जीवनमें चारित्रको स्वीकार करता है और 
जिसका सम्बन्ध भी ऐसे ही लोगोंसे होता है, वह उच्चगोत्रीय है, और इसके 
विपरीत नीचगोत्रीय हैं। दाव, लाभ, भोग, उपभोग और वोय॑ अन्‍्तरायके 
उदयके निमित्तसे दान करने, लाभ होने, भोगरूप परिणामोंके होने, उपभोग- 
रूप परिणामोंके होने एवं आंत्मवीयंके प्रकट होनेमें बाधा आतो है । 


कर्मोंकी स्थिति 


मोहनीय कमंकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागरोपम है। नाम 
और गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम है। आयुकमंकी 
उत्डृष्ट स्थिति तैंतोस सागरोपम है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदत्तीय और 


३८८ : तोथंकर महाबोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अन्तराय इन चार कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम है। 
वेदनीय कमकी जघन्य स्थिति बारह मुहतं है। नाम और गोन्रकी जघन्य 
स्थिति आठ मुह्त्त है और शेष कर्मों की जघन्य स्थिति अन्तमुंह॒त्त है। 
अनुभाग बंध 

कर्मो में विविध प्रकारके फल देनेकी शक्तिका पड़ना ही अनुभाग है। जिस 
केमंका जेसा नाम है, उसीके अनुसार फल प्राप्त होता है ओर फल प्राप्त हो 
जानेके पश्चात्‌ कमेंकी निजंरा हो जाती है। कर्मबन्धके समय जिस जीवके 
कषायकी जैसी तीव्रता या मन्दता रहती है और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और 
भावरूप जेसा निमित्त मिलता है, उसीके अनुसार कर्ममें फल देनेको शक्ति 
आती है | कमंके बन्धके समय यदि शुभ परिणाम होते है, तो पृष्यप्रकृतियोंमें 
प्रकृष्ट और पापग्रक्ृत्तियोंमें निकृष्ठ फलदानशक्ति प्राप्त होतो है। यदि कमं- 
बंधके समय अशुभ परिणामोंकी तीक्रता होती है, तो पापप्रकृतियोंमें प्रकृष्ट 
और पुष्यप्रकृतियोंमें निकृष्ट फलदानशक्ति रहती है। कर्मप्रकृतियोंमें नामके 
अनुसार ही अनुभाग प्राप्त होता है। ज्ञानावरणप्रकृतिमें ज्ञानको और दर्शना- 
वरणमें दर्शनको आवृत करनेका अनुभाग प्राप्त होता है। 
कसंफलदान-प्रक्रिया 

कर्म स्वयं ही अपना फल देते हैं। उनके फलदानहेतु किसो अन्य कर्त्ता 
या न्‍्यायाधीशकी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार मदिरा पान करनेसे 
उसकी मादक शक्ति स्वयं अपना प्रभाव दिखलाती है, इस प्रभावके लिये किसी 
अन्य शक्तिकी आवश्यकता नहीं; इसी प्रकार यह जीव कर्मोका बन्ध स्वयं 
करता है और स्वयं ही उन कर्मोंके उदय होनेवाले अनुभाग--फलोंको प्राप्त 
करता है। जीवकी प्रत्येक कायिक, वाचिक और मानसिक प्रवृत्तिके साथ, जो 
कमंपरमाणु जीवात्माकी ओर आकृष्ट होते हैं और राग-द्वेषका निमित्त पाकर 
उस जीवसे बंध जाते हैं, उन कमंपरमाणुओंमें भी शुभ और अशुभ प्रभाव 
डालनेकी शक्ति रहती है। जो चेतन्यके सम्बन्धसे व्यक्त होकर जीवपर 
अपना प्रभाव डालते हैं और उसके प्रभावसे मुग्ध हुआ जीव ऐसे कार्य करता 
है, जो सुखदायक या दुःखदायक होते हैं| यदि कम॑ करते समय जीवके भाव 
शुभ होते हैं, तो बंधनेवाले कमंपरमाणुओंपर भो अच्छा प्रभाव पड़ता है और 
उनका फल भी अच्छा होता है | 

गहरायीमें प्रवेश करने पर अवगत होता है कि कर्मों का बन्ध आत्माके 
परिषामोंके अनुसार होता है और उनमें जैसा स्वभाव और हीनाधिक फलदान- 
शक्ति पड़ जाती है तदनुसार कार्यके होनेमें वे निमित्त होते रहते हैं। जीव 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ३८९ 


स्वयं ही संसारी होता है और स्वयं ही मुक्त । राग-हेष आदिरूप अशुद्ध और 
केवलज्ञान आदिरूप शद्ध जितनी भी अवस्थाएँ होती हैं, वे सब जीवकी ही 
होती हैं, जीवके सिवाय अन्य द्रष्यमें नहीं पायी जाती हैं। शुद्धता और 
अशुद्धताका भेद निभित्तकी अपेक्षासे किया जाता है। निमित्त दो प्रका रके हैं:-- 
(१) साधारण और (२) विशेष । साधारण निमित्त सभी द्रब्योंमें समातरूपसे 
कार्य करते हैं और विशेष निमित्त प्रत्येक कार्यके अलग-अलग होते हैं | यथा-- 
घटपर्यायकी उत्पत्तिमें कुम्हार निमित्त है और जीवकी अशुद्ध अवस्थामें कमं- 
निमित्त है। जब तक जीवके साथ कर्मंका सम्बन्ध है, तब तक राग-द्वेष, 
मोह आदि भाव उत्पन्न होते हैं। कमके अभावमें नहीं | अतः संसारका मुख्य 
कारण कर्म है । कर्म और संसारका अन्वय-व्यतिरेक सम्बन्ध है। इनकी सम- 
व्याप्ति भी मानी जा सकती है | 

कमंका भोग स्वयं ही विविध प्रकारसे सम्पन्न होता है। अत्तएब संक्षेपमें 
जीव कम करनेमें भी स्वतन्त्र है और फल भोगनेमें भी | कमंफलदाता ईश्वर 
नामक कोई शक्ति नहीं है । जीवके कर्मो में ही स्वतः फलदानशक्ति विद्यमान 
है। यतः मनुध्यके बुरे कर्म उसको बुद्धिपर इस प्रकारका संस्कार उत्पन्न करते 
हैं, जिससे बह क्रोधमें आकर दूसरोंका घात कर डालता है और इस प्रकार उसके 
बुरे कर्म उसे बुरे मागंकी ओर ही तबतक लिये जाते हैं, जब-तक वह उधरसे 
सावधान नहीं होता । 

संक्षेपमें कमंफलका नियामक ईश्वर नहीं है। कमंपरमाणुओंमें जोवात्मा- 
के सम्बन्धसे एक विशिष्ट परिणाम होता है। वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव 
आदि उदयानुकूल सामग्रीसे विपाक-प्रदर्शनमें समर्थ हो जीवात्माके संस्कारोंको 
विकृत्त करता है, उससे उनका फलोपभोग होता है। आत्मा अपने कियेका 
अपने आप फल भोगता है। कर्मंपरमाणु सहकारी या सचेत्तकका कार्य करते 
हैं। विष ओर अमुत्त, अपथ्य और पथ्य भोजनको कुछ भो नहीं होता, फिर भी 
आत्माका संयोग प्राप्तकर उनकी वेसी परिणणात हो जाती है। उनका परिपाक 
होते ही भोजन करनेवालेको इष्ट या अनिष्ट फल प्राप्त हो जाता है। वस्तुत: 
कमंपरमाणुओंमें जिचित्र शक्ति निहित है और उसके नियमनके विविध 
प्राकृतिक नियम भी विद्यमान हैं। अतएवं कर्मोंकी फलदानशक्ति स्वयं ही 
प्राप्त होती है । 


कर्मोके कारण 


कर्मोमें दश प्रकारकी मुख्य अवस्थाएँ या क्रियाएँ होती हैं, जिन्हें करण 
कहते हैं | करण दश हैं:--(१) बन्ध, (२) उत्कषंण, (३) अपकरण, (४) सत्ता, 


. ३९० : तीर्थंकर महाधोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


(५) उदय, (६) उदीरण, (७) संक्रमण, (८) उपशम, (५) निधत्ति और (१०) 
निकाचना । ह 


बन्धष 


कमेवर्गंणाओंका आत्म-प्रदेशोंसे सम्बद्ध होना बन्ध है। यह सबसे पहला 
करण है। उसके बिना अन्य कोई अवस्था सम्भव नहीं। बन्धके चार भेद हैं:-- 
(१) प्रकृति, (२) स्थिति, [३) अनुभाग और (४) प्रदेश। जिस कमका जो स्वभाव 
है, वह उसकी प्रकृति है। यथा ज्ञानावरणका स्वभाव ज्ञानको आवृत्त करता 
है | स्थिति कमंकी समय-मर्यादाको कहते हें। अनुभाग फलदानशक्तिका नाम 
है। प्रत्येक कममें न्‍्यूनाधिक फल देनेकी योग्यत्ता होती है। प्रतिसमय बंधने- 
वाले कमंपरमाणुओंकी परिगणना प्रदेशबंधमें की जाती है। 


उत्कषंण 

स्थिति और अनुभागके बढ़नेको उत्कषंण कहते हैं। यह क्रिया बन्धके 
समय हो सम्भव है । जिस कर्मकी स्थिति और अनुभाग बढ़ाया जाता है, उसका 
पुनः बन्ध होनेपर पिछले बन्धे हुए कमंका नवीन बन्धके समय स्थिति अनुभाग 
बढ़ सकता है। यह साधारण नियम है | अपवाद इसके अनेक हैं । 


अपकर्षं ण 


स्थिति और अनुभागके घटानेकी अपकषंण संज्ञा है। कुछ अपवादोंको 
छोड़कर किसी भी कमंकी स्थिति और अनुभागको कम किया जा सकता है। 
यहाँ यह स्मरणीय है कि शुभ परिणामोंसे अशुभ कर्मोका रिथति और अनुभाग 
कम होता है तथा अशुभ परिणामोंसे शुभ कर्मोका स्थिति ओर अनुभाग कम 
होता है | 

कमंबन्धके पश्चात्‌ दो क्रियाएँ होती हैं:--अशुभ कर्मोंका बन्ध करनेके 
पश्चात्‌ यदि जीव शुभ कम करता है, तो उसके पहले बन्धे हुए अशुभ 
कर्मोकी स्थिति ओर फलदानशक्ति शुभ भावोंके प्रभावसे घट जाती है | अशुभ 
कर्मोका बन्ध करनेके पश्चात्‌ यदि जीवके भाव और अधिक कलुषित हो जाते 
हैं, और वह भी अधिक अशुभ कार्य करने लगता है, तो अशुभ भावोंका प्रभाव 
प्राप्तकर प्रथम बान्घे हुए कर्मोको स्थिति और फलदानशक्ति और भी अधिक 
बढ़ जाती है। इस उत्कषण और अपकषंणके कारण ही कोई कम शीघ्र 
फल देता है और कोई विलम्बसे | किसी कर्मका फल तीत्र होता है और 
किसीका मन्द | 


तीथँकर महाबीर और उनकी देशना : ३९१ 


सत्ता 

बन्धनेके बाद कर्म तत्काल फल नहीं देता । कुछ समय बाद उसका फल 
प्राप्त होता है। जबत्क वह अपना काम नहीं करता, तबतक उसकी वहू अवस्था 
सत्ताके नामसे अभिहित को जाती है। जिस प्रकार मदिरापान करनेपर तुरन्त 
उसका प्रभाव दिखलायी नहीं पड़ता, कुछ समयके पश्चात्‌ ही वह अपना नशा 
दिखलाता है। इसी प्रकार कम भी बन्धनेके बाद कुछ समय तक सत्तामें रहता 
है। इस कालको आबाधा काल कहते हैं। साधारणतया कमंका आबाधाकालू 
उसकी स्थितिके अनुसार होता है। जिस कमंको जितनी स्थिति रहती है, 
उसका आबाधाकारू भी उतना ही अधिक होता है। एक कोड़ा-कोड़ी सागरकी 
स्थितिमें सौ वषंका आबाधाकाल होता है। अर्थात्‌, यदि किसी कर्मकी स्थित्ति 
एक कोड़ा-कोड़ी सागर हो, त्तो वह कम सौ वर्षके पश्चात्‌ फल देना आरम्भ 
करता है और तबतक फल देता रहता है, जबतक उसकी स्थिति पूरी नहीं 
हो जाती | आयु कमंका आबाधाकाल उसको स्थितिपर निर्भर नहीं है । 


उदय 
प्रत्येक कर्मका फल-काल निश्चित रहता है । इसके प्राप्त होनेपर कर्मके 
फल देनेरूप अवस्थाकों उदयसंज्ञा है। फल देनेके पश्चात्‌ उस कर्मकी निजंरा 
हो जाती है | यह उदय दो प्रकारका हैः--(१) फलोदय और (२) प्रदेशोदय । 
जब कम अपना फल देकर नष्ट होता है, त्तन वह फलोदय कहा जाता है 
और जब कम बिना फल दिये ही नष्ट होता है, तो उसे प्रदेशोदय कहते हैं । 


उदीरणा 

फलकालके पहले फल देने रूप अवस्थाकी उदीरणा संज्ञा है। कुछ अप- 
वादोंको छोड़कर साधारणतः कर्मो के उदय और उदोरणावस्था सवंदा होती 
रहती है। उदीरणामें नियत समयसे पहले कमंका विपाक हो जाता है। 
उदीरणाके लिये अपकर्षण करण द्वारा कमंकी स्थितिको कम कर दिया जाता 
है भोर स्थितिके घट जानेपर कम नियत समयसे पहले उदयमें आ जाता 
है। जिसप्रकार आम्र आदि फलोंको जल्दी पकानेके हेतु पेड़से तोड़कर पालमें 
रख देते हैं, जिससे वे आम जल्दी ही पक जाते हैं | इसी प्रकार उदयमें आनेके 
पहले कर्मों की उदीरणा कर देना उदीरणा करण है। 


संक्रमण 
एक क्मंका दूसरे सजातीय कमंरूप हो जानेको संक्रमण करण कहते हैं | 
यह संक्रमण मूल प्रकृतियोंमें नहीं होता। उत्तर प्रकृतियोंमें ही होता है । आयु 


३९२ ; तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


कमंके अवान्तर भेदोंमें भी परस्पर संक्रमण नहीं होता और न दर्शनमोहनोयका 
चारित्रमोहनीयरूपसे अथवा चारित्रमोहनोयका दर्शंनमोहनीयरूपसे संक्रमण 
होता है । 

एक कर्मंका अवान्तर भेद अपने सजातीय अन्य भेद रूप हो सकता है। 
जैसे बेदनोय कमंके दो भेदोंमेंसे सातावेदनीय असातावेदनीयरूप हो सकता 
है ओर असातावेदनीय सातावेदनीयरूप हो सकता है। 


उपशान्त 


कमंकी वह अवस्था, जो उदोरणाके अयोग्य होती है, उपशान्त कहलाती 
है। उपशान्त अवस्थाको प्राप्त कमंका उत्कर्षण-अपकरषंण और संक्रमण हो 
सकता है, किन्तु उसको उदीरणा नहीं होती। वस्तुतः कमंको उदयमें आ 
सकनेके अयोग्य कर देना उपशम करण है। 
निषत्ति 

कमंकी वह अवस्था, जो उदीरणा और संक्रमण इन दोनोंके अयोग्य होती 
है, निधत्ति कहलाती है। निधत्ति अवस्थाको प्राप्त क्मंका उत्कषंण और अप- 


कषंण हो सकता है, किन्तु इसका उदीरणा ओर संक्रमण नहीं होता। यथाथथंत: 
कमंका संक्रमण ओर उदय न हो सकता निधत्ति है। 
निकाचना 

कर्मकी वह अवस्था, जो उत्कषंण, अपकषंण, उदीरणा और संक्रमण इन 
चारके अयोग्य है, निकाचना कहलाती है। इसका स्वमुखेन या परमुखेन 
उदय होता है। 

कमंकोी इन विभिन्न दशाओंके अतिरिक्त उसके स्वामी, स्थिति, उदय, सत्व, 
क्षय आदिको भी इसी प्रकार अवगत करना चाहिये | 


पुनर्जन्म 


पू शरोरका त्याग कर नये शरीरका ग्रहण करना जन्म है । जब जीवकी 
भुज्यमान आयु समाप्त हो जाती है, तो वह नये भवको धारण करता है । स्थल 
शरीरके नष्ट होनेपर भी आत्माका विनाश नहीं होता है, यह शाश्वत्तिक है और 
अपने ज्ञान-दर्शनादि गुणसे युक्त है। आत्मा अन्वयी है, पु जन्म और उत्तर 
जन्म दोनों उसको अवस्थाएँ हैं, आत्मा दोनोंमें एक रूपमें निवास करती है। 
अतएब मृत्यु केवल पर्यायका विनाश है, द्रव्य--आत्माका नहीं। जिस प्रकार 
वस्त्रके जीणं हो जानेपर नया वस्त्र धारण किया जाता है उसी प्रकार 


तीरथंकर महावीर और उत्तको दैशना : ३९३ 


पुरातन शरीरको छोड़कर मृत्युके अनन्तर नया शरीर आत्मा धारण करती 
है। कर्मसिद्धान्तके अनुसार यह जन्म-मरणकी परम्परा अनादिकालसे चली 
आ रही है। ह 

वस्तुतः प्राणीके शरीर छोडनेपर उसके जीवनभरके विचार, वचन-बव्यवहार 
और अन्य प्रकारके संस्कार आत्मापर और आत्मासे चिरसंयुक्त कामेण-दरीर- 
पर पड़ते हैं और इन संस्कारोंके कारण ही सुक्ष्म कामंण शरीर द्वारा आत्मा 
नूतन जन्म ग्रहण करनेका अवसर प्राप्त कर लेती है। अर्थात्‌ आत्मा पुराने 
शरीरके नष्ट होते हो अपने सूक्ष्म का्मण-शरीरके साथ उस स्थान तक पहुँच 
जाती है। इस क्रियामें प्राणीके शरीर छोड़नेके समयके भाव और प्रेरणाएँ 
बहुत कुछ काम करती हैं | एक बार नया शरीर धारण करनेके बाद उस शरीर- 
की स्थिति त्तक प्रायः समान परिस्थिततियाँ बनी रहनकी संभावना रहत्ती है । 

सारांश यह है कि आत्मा परिणामी होनेके कारण प्रतिसमय अपनी मन, 
वचन और कायकी क्रियाओंसे उन-उन प्रकारके शुभ और अशुभ संस्कारोंमें 
स्वयं परिणत होती जाती है और वातावरणको भी उसी प्रकारसे प्रभावित 
करती है । ये आत्म-संस्कार अपने पूर्व बद्ध कामंण शरीरमें कुछ नये कर्मंपर- 
माणुओंका सम्बन्ध करा देते हैं, जिनके परिपाकसे वे संस्कार आत्मामें शुभ या 
अशुभ भाव उत्पन्न करते हैं। आत्मा स्वयं इन संस्कारोंका कर्त्ता और स्वयं हो 
उनके फलोंका भोक्ता है। जब आत्माकी दृष्टि अपने गल स्वरूपकौ ओर हो 
जाती है, तो शने: शनैः कुसंस्कार नष्ट होकर स्वरूपस्थितिरूप मुक्ति प्राप्त कर 
लेता है। इस शरीरको धारण किये हुए भी स्वानुभतिकर्ता, पूर्ण बीतराग और 
पूर्णज्ञानी बन जाता है| 

स्वभावत: आत्मामें कतुत्व और भोक्‍्तृत्व शक्तियाँ विद्यमान हैं | यह स्वयं 
अपने संस्कारों और बद्धकर्मों के अनुसार असंख्य जीव-थोनियोंमें जन्म-मरणके 
भारको ढोता रहता है। आत्मा सवंधा अपरिणामी और नििप्त नहीं है, किन्तु 
प्रतिक्षण परिणामी है। वेभाविकी शक्तिके कारण अशुद्ध परिणमनके फलस्वरूप 
आत्मा जन्म-मरणकी परम्पराका आश्रय ग्रहण करतो है | स्वाभाविक अवस्थाको 
प्राप्त करनेपर मुक्ति हो जाती है । 

आत्माके पुन्जन्ममें अन्य कोई व्यवस्थापक, नियन्त्रक या नियोजक नहीं 
है, आत्मा स्वयं ही परिणमनशीलताके कारण एक शरीरको त्यागकर अन्य 
शरीर धारण करती है । जीव पूव॑ शरीर त्याग करके नूतन शरीरको ग्रहण 
करनेके लिए गति करता है. यह गति मोड़ेवाली होती है । अन्तरालमें का्मंण- 
शरीर रहता है और कार्मणवर्गंणाओंका ग्रहण भी होता है। अतः जीवके 
आत्म-प्रदेशोंके परिस्पन्दमें का्मंगवर्गं णाएँ निमित्तहूप होती हैं । 


३९४ : तीभ्ंकर महावीर और उतकी आचार्य-परम्परा 


जीव 3०88 दूगल ये दोनों गतिशील हैं । इन दोनोंमें गमनक्रियाकी शक्ति 
हैं, निमित्त मिलनेपर ये गमन करने लगते हैं। संसारी जीव और पुद्गलोंकी 
गतिका कोई नियम नहीं हैं, पर जब जीव एक पर्याय त्यागकर दूसरी पर्यायको 
प्राप्त करनेके लिए गमन करता है, उस समय जीवकी सरल गति होती है । 
सरल गतिका आशय है कि जीव या पुदुगल आकाशके जिन प्रदेशोंपर स्थित्त 
हों, वहाँसे गति करते हुए वे उन्हीं प्रदेशोंकी सरल रेखाके अनुसार ऊपर, नीचे 
या तिरछे गमन करते हैं। इसीको अनुश्रेणि गति--पंक्तिके अनुसार गति 
कहते हैं । 

नया शरोर ग्रहण करनेके लिए दो प्रकारकी गतियाँ होती हैं:--(१) ऋजु 
और (२) बक्र | प्राप्य स्थान सरलरेखामें हो, वह ऋजु गति और जिसमें पूर्व 
स्थानसे नये स्थानको प्राप्त करनेके लिए सरल रेखा भंग करनी पड़े, वह वक्र 
गति है । संसारी जीवोंका उत्पत्ति स्थान सरलरेखामें होता है और वक्ररेखामें 
भी | आनुपूर्वीकर्मोदयके अनुसार उत्पत्तिस्थानकी प्राप्ति होती है। अत्तः 

जन्मान्तर ग्रहण करनेंवाली आत्मा ऋजुगत्ति और वक्रमति दोनोंकों धारण 

करती है | 

अन्तराल गतिका काल जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट चार समय है ।ऋजु 
गतिमें एक समय, पाणिमुक्तागतिमें दो समय, लाजूलिकागतिमें तीन समय 
और गोमूत्रिकागतिमें चार समय लगते हैं। मोड़ लेनेके अनुसार समयकी 
संख्या बढ़ती जाती है| एक मोड़ लेनेपर दो समय, दो मोड़ लेनेपर तीन समय 
ओर तीन मोड़ लेनेपर चार समय लगता है । 
जन्मके भेद 

जन्मके तोन भेद हैं--(१) सम्मूच्छेन, (२) गर्भ और (३) उपपाद । माता- 
पिताकी अपेक्षा किये विना उत्पत्ति स्थानमें औदारिक परमाणुओंको शरीर- 
रूप परिणमाते हुए उत्पन्न होना सम्मूच्छंन जन्म है | माता-पिताके रज-वीयंको 
दारीररूपसे परिणमाते हुए उत्पन्न होना भर्भ जन्म है। उत्पत्तिस्थानमें स्थित 
वेक्रियिक पुदूगलोंको शरीररूपसे परिणमाते हुए उत्पन्त होता उपपाद जन्म 
है । जरायुज, अण्डज और पोत प्राणियोंके गर्भ जन्म होता है, देव ओर नार- 
कयोंके उपपाद जन्म होता है तथा पाँच स्थावरकाय, तीन विकलेन्द्रिय, सम्मू- 
च्छंन मनुष्य और सम्मच्छेत पड्चेन्द्रिय तिय॑ञ्चोंके सम्मुच्छंन जन्म होता है । 
योनि और शरीर 

जिस आधारमें जीव जन्म लेता है, उसे योनि कहते हैं। योनिको प्राप्त जीब 
नूतन शरीरके हेतु ग्रहण किये गये पुद्गलोंमें अनुप्रविष्ट हो जाता है और पश्चात्‌ 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ३९५ 


शरीरकी वृद्धि और पुष्टि होने लगती है। योनियोंके मूल भेद नौ हैं और उत्तर 
भेद चौरासी लाख हैं:-- ( १ ) सचित्त, (२) शीत, (३) संवृत, (४) अचित्त, 
(५) उष्ण, (६) विवृत, (७) सबित्ताबित्त, (८) शीतोष्ण और («) संवृतविवृतत। 

जीवप्रदेशोंम॑ अधिछ्ठित योनि सचित्त योनि है। जीवप्रदेशोंसे अधिष्ठित 
न होना अचित्त योनि है। जो योनि कुछ भागमें जोबव प्रदेशोंसे अधिष्ठित हो 
और कुछ भागमें जीवप्रदेशोंस अधिष्ठित न हो, वह मिश्र योनि है। शीत 
स्परशंवाली शीत योनि, उष्ण स्पशंवाली उष्ण योनि और मिश्रित्त स्पर्शवाली 
मिश्र योनि होती है। ढकी योनिको संवृत्त, खुलीको विवृत और कुछ ढकी तथा 
कुछ खुलीको संवृत॒विवृत योनि कहते हैं । योनि और जल्ममें आधार-आधेय- 
भावका सम्बन्ध है । 

शरीर पाँच प्रकारके होते हैं:--(१) औदारिकशरीर (२) बेक्रियिकशरी र, 
(३) आहा रकशरीर, (४) तैजसशरीर और (५) कामंणशरीर। ये शरीर 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते गये हैं । तेजस और कामंण शरीर अप्रतिधाति है--न त्तो 
अन्य पदार्थों को रोकते हैं और न अन्य पदार्थों के द्वारा इनका अवरोध होता 
है। ये दोनों अनादिकाछसे आत्मासे सम्बद्ध हैं | समस्त संसारी जीवोंके ये दोनों 
शरीर पाये जाते हैं | औदारिकश रीर गर्भ ओर सम्मूच्छन जन्मसे उत्पन्न होता 
है, वैक्रियिक शरीर उपपाद जन्मसे, तेजस शरीर लब्धिके निमित्तते और अहारक 
शरीर शुभ, विशुद्ध एवं व्याघात रहित्त है| यों तो शरीर अनन्त प्रकारके हो 
सकते हैं, पर शरीरनामकर्मंके मुख्य मेदोंकी अपेक्षा विचार करनेसे शरीरके 
पाँच ही भेद हैं। स्थूल शरीर औदारिक कहलाता है। छोटा, बड़ा, हल्का 
भारी आदि अनेक रूपोंको प्राप्त होनेवाला शरीर वेक्रियिक कहा जाता है । 
सूक्ष्म पदार्थों का निर्णय करनेके लिए प्रमत्तगुणस्थानवाले मुनिके मस्तिष्कसे 
निकलनेवाला एक हाथ प्रमाण शुभ पुतला आहारक शरीर है | तेजोमय शुक्ल 
प्रभाववाला तेजस शरीर और कर्मो का समृह कार्मण शरीर होता है । हि 


लोकस्वरूप 
आकाशके जितने भागमें जोव, पुदूगल आदि पड्द्रब्य पाये जायें, वह छोक 
है" और उसके चारों ओर अनन्त अलोक है। इस अनन्त आकाशके मध्यमें 


१. धम्माइपम्मा कालो पुस्गलजोवा य संति जावदिये । 
आंयासे सो छोयो तत्तो परदो अलोगुत्तो ॥ 





--द्वव्यसंप्रह-गाथा, २०. 
धर्माधमंकालपुदूगलजीवाश्च सन्ति यावत्याकाशे स लोक:। तथा चोक्तम्‌--लोक्यन्ते 


३९६ : तीरथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


. अनादि और अक्रत्रिम रूपसे छोक अवस्थित है। यह लोक मनुष्याकार है 
तथा चारों ओर तीन प्रकारकी वायुओंसे वेष्टित है। अर्थात्‌ लोक घनोदाध- 
वबातवलयसे, घनोदधि वात्वलय घनवातवरूयसे और घनवात्तवलूय तनुवातवलयसे 
वेष्टित है। ततुवात्वलूय आकाशके आश्रय है और आकाश अपने ही आश्रय है, 
उसको दूसरे आशक्र्यकी आवश्यकता नहीं । यत्त: आकाश सववव्यापी है । 


घनोदधिवात्तवलयका वर्ण मूँगके सदृश, घनवात्तवलयका वर्ण गोमूत्रके 
सदृश और तनुवातवलयका वर्ण अव्यक्त है। हस लोकके मध्यमें एक राजू 
चोड़ी, एक राजू लम्बी और चौदह राज ऊँची त्रसनाड़ी है। द्वीन्द्रियादि तस- 
जीव इसी त्रसनाडीमें रहते हैं, इसके बाहर त्रसजीबोंका अस्तित्व नहीं है । 


लोकके भेद 

लोकके तीन भाग हैं अधोलोक, (२) मध्यलोक और (३) ऊध्व॑लोक। 
मूलसे सात राजकी ऊँचाई तक अधोलोक है, सुमेरुपर्वतकी ऊंचाईके तुल्य 
मध्यलोक है और सुमेशपर्वंतसे ऊपर एक लाख चालीस योजन कम सात राजू 
प्रमाण ऊध्व॑छोक है । छोककों धारण करनेवाला कोई व्यक्ति या परोक्ष शक्ति 
नहीं है । यह स्वभावतः अवस्थित है । 


अधोलोक : स्वरूप ओर विस्तार 

सुमेरुपरवंतको जड़से नीचे सात राजू प्रमाण अधोलोक अवस्थित्त है। जिस 
पृथ्वीपर हमलोग निवास करते हैं, उस पृथ्वीका नाम चित्रा पृथ्वी है। इसकी 
मोटाई एक हजार योजन है ओर यह पृथ्वी मध्यलोकमें सम्मिलित है। सुमेरु- 
पर्वतकी जड़ एक हजार योजन चित्रा पृथ्वीके भीतर है, शेष निन्‍्यानवे हजार 
योजन चित्रापृथ्वीके ऊपर है और चालीस योजनकी चूलिका है । सब मिलाकर 
एक लाख चालीस योजन ऊँचा मध्यछोक है। मेरुकी जड़के नीचेसे अधोलोक 
प्रारम्भ होता है। सर्वप्रथम मेरुपर्वतको आधारभूत रत्नप्रभा पृथ्वी है। इसका 
पृ पश्चिम और उत्तर-दक्षिण दिशामें लोकके अन्त पयेन्त विस्तार है। 
रत्नप्रभाकी मोटाई एक लाख अस्सी हजार योजन है। इसके आगे शकरराप्रभा 
नामक दूसरी पृथ्वी है, जिसकी मोटाई बत्तोस हजार योजन है। शकराप्रभाके 
नोचे कुछ दूर तक केवल आकाश है, जिसके आगे अट्टाईस हजार योजन मोटी 


दुष्यन्ते जीवादिपदार्था यत्रस लोक इति। तस्माल्लोकाकाशात्परतो बहिभाँगे 
पुनरनन्ताकाशमलोक इति । स चानादिनिधन: केनापि पुरुषविशेषेण न कृतो न 
हंतो न घुतो न च रक्षित: । 

--बूहदूद्॒ब्यस ग्रह-संस्कृत-टो का---२० गाथा, पृष्ठ ५९. 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ३९७ 


बालुकाप्रभा तीसरी पृथ्वी है। चौथी पंकप्रभा पृथ्वी चौबीस हजार योजन 
मोटी, पाँचवीं धुमप्रभा बीस हजार योजन मोटी, छठी तमप्रभा सोलह हजार 
योजन मोटी और सातवीं महातमप्रभा आठ हजार योजन मोटी है ! सातवीं 
पृथ्वीके नीचे एक राजू प्रमाण आकाश निगोदादिक जीवोंसे भरा हुआ है। 
वहाँ कोई पृथ्वी नहीं है। इन सातों पृथिवियोंकों क्रमशः धर्मा, वंशा, मेघा, 
अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी नामोंसे भी अभिहित्त किया जाता है | 


पहलो रलनप्रभा पृथ्वीके तीन भाग हैं:--(१) खरभाग, (२) पंकभाग और 
(३) अब्बहुलभाग | 


मुक्त जीव लोकके शिखरपर निवास करते हैं ओर संसारी जीवोंका निवास 
समस्त लोक है। गतिकी अपेक्षा संसारी जीवोंके चार भेद है:--(१) देव, 
(२) मनुष्य, (३) तियंड्च और (४) नारकी। देवोंके भी चार भेद हैं:--(१) भवन- 
वासी (२) व्यन्तर (३) ज्योतिषी और (४) वेमानिक। भवनवासियोंके 
(१) असुरकुमार, (२) नागकुमार, (३) विद्युत्कुमार, (४) सुपर्णकुमार, 
(५) अग्निकुमार, (६) वात्तकुमार, (७) स्तनित्तकुमार, (८) उदधिकुमार, 
(९) द्वीपकुमार ओर (१०) दिक्‍कुमार ये दस भेद हैं । व्यन्तरोंके (१) किन्नर, 
(२) किपुरुष, (३) महो रग, (9) गन्बवं, (५) यक्ष, (६) राक्षस, (७) भूत और 
(८) पिशाच ये आठ भेद हैं। खरभागमें असुरकुमा रको छोड़कर शेष नवप्रका रके 
भवनवासी देव और राक्षसके अतिरिक्‍त शेष सात प्रकारके व्यन्तरदेव निवास 
करते हैं । पंकभागमें असुरकुमार ओर राक्षसोंके निवास स्थान हैं | अब्बहुलभाग 
और शेष छः पृथ्वियोंमें नारकियोंका निवास है । 


नारकियोंके निवासरूप सात्तों पृथिवियोंमें कुल ४९पटल हैं | पहुली पृथिवोके 
अब्बहुल भागमें १२, दूसरीमें ११, त्तीसरीमें ९, चोथीमें ७, पाँचवीमें ५, छठोमें 
३ और सातवीं पृथ्वीमें १ पटल है। ये पटल इत भूमियोंके ऊपर नीचेके एक- 
एक हजार योजन छोड़कर समान अन्तरपर स्थित्त हैं । 

पहले नरकमें एक सागर, दूसरेमें तीन सागर, तीसरेमें सात सागर, चौथेमें 
दस सागर, पाँचवेंमें सत्रह सागर, छठेमें बाईस सागर और सातवेंमें तेतीस 
सागरकी उत्कृष्ट स्थिति होती है। प्रथम नरकमें जधन्य आयु दस हजार वर्ष- 
को है और प्रथमादि नरकोंकी उत्कृष्ठ आयु ही द्वितीयादि नरकोंमें जघन्य आयु ' 
होती जाती है। 


पापोदयसे यह जोव नरकगतिमें जन्म ग्रहण करता है। यहाँ नाना प्रका रके 
भयानक तोज्न दुःख भोगने पड़ते हैं। पहली चार पृथिवियों और पाँचवींके 


३९८ : वीथंकर महावीर और उत्तकी आजाय-परम्परा 


तृत्तीयांश नरकोंमें उष्णताकी तीव्र बेदना है तथा नीचेके नरकोंमें शीतजन्य 
तोब् वेदना है। तीसरे नरक पर्यल्त असुरकुमार जातिके देव आकर नारकियोंकों 
परस्पर लड़ाते हैं | नारकियोंका शरोर अनेक रोगोंसे ग्रस्त रहता है और परि- 
णामोंमें नित्य क्ररता बती रहती है। नरकोंकी भूमि महादुर्गस्धयुक्त अनेक 
उपद्रवों सहित होतो है। नारकियोंमें परस्पर जातिविरोध होता है। वे पर- 
स्परमें एक दूसरेको भयानक दुःख देते हैं। छेदन, भेदन, ताड़न, मारण आदि 
नाना प्रकारकी घोर वेदनाओंको सहते हुए दारुण दुःखका अनुभव करते हैं । 


नारकी मरणकर नरक और देवगत्तिमें जन्म नहीं ग्रहण करते, किन्तु मनुष्य 
और तियँच गतिमें ही जन्म लेते हैं। इसी प्रकार मनुष्य और तिर्यञ्च ही नरक 
गत्तिमें जन्म ग्रहण करते है। 'असंज्ञी पठ्चेन्द्रिय जीव मरकर प्रथम नरक तक; 
सरीसृप जातिके जीव दूसरे नरक तक; पक्षी तीसरे नरक त्तक, सप॑ चौथे नरक 
तक, सिंह पाँचवें नरक तक; स्त्री छठे नरक तक और कमंभूमिमें उत्पन्न पुरुष 
तथा मत्स्य सातवें नरक तक जन्म ग्रहण करते हैं | भोगभूमिके जीव नरक नहीं 
जाते, किन्तु वे देव ही होते हैं। यदि कोई निरन्तर नरक जाप तो पहले नरक- 
में आठ बार तक, दूसरे नरकमें सात बार तक, तीसरे नरकमें छः बार तक, 
चौथे नरकमें पाँच बार तक, पाँचवे नरकमें चार बार तक, छठे नरकमें तोन 
बार तक और सातवें नरकमें दो बार तक निरन्तर जा सक्रता है, अधिक बार 
नहीं। सातवें नरकसे निकलकर तियंज्च पर्याय ही प्राप्त होती है। छठे नरकसे 
निकले हुए जोव संयम धारण नहीं कर पाते | पञ्चम नरकसे निकले हुए जीव 
मोक्षको नहीं जा सकते | चतुर्थ नरकसे निकले जीव तोथंकर नहीं होते; पर 
प्रथम, द्वितीय भर तृतीय नरकसे निकले जीव त्तो्थंकर हो सकते हैं। नरकसे 
निकले हुए जीव बुद़भद, नारायण, प्रतिनारायण और चक्रवर्ती नहीं होते | 


मध्यलोक : स्वरूप और विस्तार 


अधोलोकसे ऊपर एक राजू लम्बा, एक राजू चौड़ा और एक लाख चालीस 
योजन ऊँचा मध्यलोक है। यह मध्यलोक उत्तर-दक्षिण सात राजू और पूव॑- 
पश्चिम एक राजू है । इसका आकार झालरके समान है। मध्यलोकके बीचमें 
गोलाकार एक लक्ष योजन व्यासवाला जम्बूद्ोप है। इस जम्बूद्वीपको घेरे हुए 
गोलाकार लवण समुद्र है। इस रूवण समुद्रकी चोड़ाई सवंत्र दो लाख योजन 
है। इसे घेरे हुए धात्तकोखण्ड द्वीप है, इसकी चौड़ाई चार लाख योजन है | इस 
द्वीपको घेरे हुए आठ लाख योजन चौड़ा कालोदधि समुद्र है। कालोदधि समुद्र- 
को चारों ओरसे घेरे हुए सोलह लाख योजन चौड़ा पृष्करद्वीप है। इस प्रकार- 
से दुने-दूने विस्तारको लिए परस्पर एक दूसरेको बेड़े हुए असंल्यात द्वीप-समुद्र 


तोर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ३९९ 


हैं। अन्तमें स्वयंभूरमण समुद्र है। चारों कोनोंमें पृथ्वी है । पृष्करद्ीपके बीचों- 
बीच भानुषोत्तर पव॑त है, जिससे पुष्करद्वोपके दो भाग हो गये हैं। जम्बूद्ोप, 
घात्तकोखण्ड और पुष्कराद्धं, इस प्रकार ढाई द्वीपमें मनुष्य रहते हैं, इससे बाहर 
मनुष्य नहीं हैं। स्थावर जीव समस्त लोकमें भरे हुए हैं। जलचर जीव लवणो- 
दि, कालोदधि और स्वयंभ्रमण इन तीन समुदोंमें निवास करते हैं । 

जम्बूद्वीप एक लाख योजन चौड़ा गोलाकार है। इसमें पूवं और पश्चिम 
दिशामें लम्बायमान दोनों ओर पूव॑-पश्चिम समुद्रको स्पर्श करते हुए (१) 
हिमवत्‌, (२) महाहिमवान्‌, (३) निषध, (४) नील, (५) रुक्मि और (६) शिखरी 
ये छः कुलाचल हैं, इन्हें बंधर भी कहा जाता है। इनके निमित्तसे जम्बूद्वीपके 
सात भाग हो गये हैं। दक्षिण दिशाके प्रथम भागका नाम भरत क्षेत्र, द्वितीय 
भागका नाम हैमवत और तृतीय भागका नाम हरिक्षेत्र है। इसी प्रकार उत्तर 
दिल्षाके प्रथम भागका नाम ऐरावत, द्वितीय भागका नाम हैरण्यवत्त और तृत्तीय 
भागका नाम रम्यक क्षेत्र है। मध्य भागका नाम विदेह क्षेत्र है। भरत क्षेत्रकी 
चौड़ाई ५२६/६।१५ योजन अर्थात्‌ जम्बूद्वीपकी चौड़ाईके एक लाख योजनके 
१९० भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण है | हिमवत पवब॑त्तकी चौड़ाई दो भाग, हैमवत 
क्षेत्रकी चार भाग, महाहिमवत्‌ पव॑ंतकी आठ भाग, हरिक्षेत्रकी सोलह भाग और 
निषधकी बत्तीस भाग प्रमाण है। सब मिलाकर ६३ भाग प्रमाण हुए। इसी प्रकार 
उत्तर दिशामें ऐरावत क्षेत्रसे लेकर नोलपवंत तक ६३ भाग है। मध्यका विदेह 
क्षेत्र ६४ भाग है। इस प्रकार कुल मिलाकर ६३+ ६३+ ६४८ १९० भाग 
प्रमाण है । 

हिमवत्‌ पव॑त्तकी ऊंचाई सौ योजन, महाहिमवत्‌की दो सौ योजन, निषधकी 
चारसौ योजन, नीलको चार' सौ योजन, रुक्मिकी दो सौ योजन और 
शिखरीकी सौ योजन है। इत सभी कुलाचलोंकी चौड़ाई ऊपर, नीचे और मध्यमें 
समान है । इन कुलाचलोंके पखवाड़ोंमें अनेक प्रकारकी मणियाँ हैं। ये हिमव- 
दादिक छहों पव॑त्त क्रमशः सुबर्ण, रजत, तप्तसुवर्ण, वेडूयं, चाँदी ओर सुबर्णके 
वर्ण वाले हैं । इन कुलाचलोंके ऊपर पदूम, महापद्म, तिग्रिच्छ, केसरी, महा- 
पुण्डरीक और पुण्डरीक संज्ञक छः: तालाब हैं। इन कुण्डोंकी लम्बाई १०००। 
२०००।४०००।४०००|२००० और १००० योजन है । चोढ़ाई ५००|१०००।२०००। 
२०००१०० ०५०० योजन है | गहराई १०२०।४०।४०।२०।१० योजन है। इन 
तालाबोंमें पाथिव कमल हैं, जिनकी ऊँचाई ओर चौड़ाई १।२।४।४।२।१ योजन 
है । इन कमलोंपर पल्‍्योपम आयुवाली श्री, हो, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी 
जातिकी देवियाँ सामानिक और पारिषद्‌ जातिके देवों सहित क्रमसे निवास 
करती हैं| 


४०० : तीथंकर महावीर और उनको आवायं-परम्परा 


इन सात क्षेत्रोंमेंसे प्रत्येकमें दो-दो क्रमसे गंगा-सिन्धु, रोहित-रोहितास्था, 
हरित-हरिकान्ता, सोता-सीतोदा, नारी-नरकान्ता, सुवर्णकूला-रूप्यकूला, और 
रक्ता-रक्तोदा थे चौदह नदियाँ प्रवाहित होती हैं । 

विदेहक्षेत्रके बीचमें सुमेरु पवेत है | सुमेर पर्वतकी जड़ एक हजार योजन 
भूमिमें है तथा निन्‍यानबे हजार योजन भूमिके ऊपर ऊँचाई है और चालीस 
योजनकी चूलिका है। यह सुमेरु पर्वत गोलाकार भूमिपर देश हजार योजन 
चौड़ा तथा ऊपर एक हजार योजन चौड़ा है। सुमेरुपवंतके चारों ओर भूमिपर 
भद्रशाल वन है। यह भद्रशाल वन पूर्व और पश्चिम दिशामें बाईस-बाईस हजार 
योजन और उत्तर-दक्षिण दिशामें ढाई-ढाई सौ योजन चौड़ा है। पृथ्वीसे पाँच- 
सौ योजन जानेपर सुमेरुके चारों ओर प्रथम कटनोपर पाँचसौ योजन चौड़ा 
नन्‍्दनवन है। ननन्‍्दनवनसे बासठ हजार पाँचसों योजन ऊँचा चढ़नेपर सुमेरुके 
चारों ओर द्वितीय-कटनीपर पाँचसौ योजन चौड़ा सौमनस वन है । सौमनस बनसे 
छत्तीस हजार योजन ऊँचा चलनेपर सुमेरुके चारों ओर तीसरी कटनीपर 
चारसौ चौरानब्रे योजन चौड़ा पाण्हुक वत है। मेरुकी चारों विदिश्ञाओंमें 
चार गजदन्त पव॑त हैं। दक्षिण और उत्तरमें भद्रशाल तथा निषध और ज्ञील 
पर्वतके बीचमें देवकुरु और उत्तरकुरु हैं। मेरुकी पुव॑ दिशामें पूर्व विदेह और 
पश्चिम दिशार्म पश्चिम विदेह हैँ। पर्व विदेहके बोचमें होकर सीता और 
पश्चिम विदेहमें होकर सीतोदा नदी पूर्व और पश्चिम समुद्रको गयी हैं। इस 
प्रकार दोनों नदियोंके दक्षिण और उत्तर त्तटकी अपेक्षासे विदेहके चार भाग 
हैं और प्रत्येक भागमें आठ-आठ देश हैं । इन आठों देशोंका विभाग करनेवाले 
वक्षार पर्वत तथा विभेंगा नदी हैं । 

भरत और ऐयावत क्षेत्रके बीचमें विजयाद्ध पर्वत है। भरत और 
ऐगवत्तके छः-छः खण्ड हैं। इनमेंसे एक-एक आयखण्ड और पाँच-पाँच म्लेच्छ 
खण्ड हैं । 

मनुष्यछोकके भीत्तर पन्द्रह कर्मभूमि और त्तीस भोगभूमियाँ हैं। जहाँ 
असि, मसि, कृषि, सेवा, शिल्प और वाणिज्यरूप षटकमंको प्रवृत्ति हो, उसे 
कर्मभूमि कहते हैं और जहाँ कल्पवृक्षों द्वारा भोगोंकी प्राप्ति ह, उसे भोग- 
भूमि कहते हैं । 

भोगभूमिके तीन भेद हैं:--(१) उत्तम, (२) मध्यम और (३) जघन्य | हैमवत 
और हैरण्यवत क्षेत्रोंमें जघन्य भोगभूमि है। हरि और रम्यक क्षेत्रोंमें मध्यम 
भोगभूमि एवं देवकुरु और उत्तरकुरुमें उत्कृष्ट भोगभूमि है। मनुष्यलोकके बाहर 
सत्र जघन्य भोगभूमिकी-सी रचना है, किन्तु अन्तिम स्वयंभ्रमणद्वीपके 


तीथंकर महाथीर और उनकी देशना : ४०१ 
रच 


उत्तराद्ध में तथा समस्त स्वयंभरमण समुद्रमें तथा चारों कोनोंकी पृथिवियोंमें 
कमममिकी-सी रचना है। भोगभमिमें द्वोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रय जीव 
नहीं होते । समस्त द्वीप-समुद्रोंमें भवनवासी और व्यन्तरदेव निवास करते हैं । 
फल्पकाल : विवेचन 

भोगभूमि और कर्मभूमिके साथ कल्पकालका घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
मध्यलोकके रहस्यको जानकारी भी कल्पकालके परिज्ञानके अभावमें संभव 
नहीं है । 

बीस कोडाकोडी अद्घासागरके समयोंके समूहुको कल्प कहते हैं। कल्पकाल 
के दो भेद हैं:--अवसपंण और (२) उत्सपंण | इन दोनों कालछोंका प्रमाण दस- 
दस कोडाकोडी सागर है। अवसपंण कालमें आयु, शरीर, ऐश्वये, विद्या, बुद्धि 
आदिकी उत्तरोत्तर हीनता और उत्सपंणकालमें उक्त बातोंक़ी उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती है | अवसर्पंणकालके छः भेद हैं:--(१) सुषम-सुषम, (२) सुषम, (३) सुषम 
दुःपम, (४) दुःषम-सृुषम, (५) दुःघम और (६) दुःषम-दुःषम । ह 

अवसपंणके छहों काल व्यतीत हो जानेपर उत्सपंणके छः काल आते है। 
इस प्रकार अवसपंणके पद्चात्‌ उत्सपेंण और उत्सपंणके परदंचात्‌ अवसपंणका 
क्रम चलता रहता है । 


सुषम-सूषमकालका प्रमाण चार कोडाकोडी सागर, सुषमका प्रमाण तीन 
कोडाकोडो सागर, सुषम-दुः:षमका प्रमाण दो कोडाकोडी सागर, दुःषम-सुषमका 
प्रमाण बयालीस हजार वर्ष कम एक कोडाकोडी सागर, दुः्यमका इक्कीस 
हजार वर्ष और दु:षम-दुःपमका इक्कीस हजार वर्ष प्रमाण है। 
अनेक कल्पकाल बीतनेपर एक हुँडावसपंणकाल आता है, जिसमें कई 
विचित्र बातें घटित होती हैं। यथा चक्रवर्तीका अपमान, त्तीर्थंकरके पुत्रीका 
जन्म एवं दलाकापुरुषोंको संख्यामें हानि आदि बातें घटित होती हैं । 
पहले कालके आदियमें मनुष्योंक शरीरकी ऊँचाई तीन कोंग और अन्‍्तमें 
दो कोश होती है । दूसरेके आदिमें दो कोश और अच्तमें एक कोश ऊँचाई होती 
है। तीसरेके आदिमें एक कोश, अन्‍न्तमें पाँचसौं धनुष, चौथेके आदियें पॉचसौ 
धनुष ओर अन्तमें सात हाथ ऊँचाई होती है। पाँचवेंके आदिमें सात हाथ, 
'अन्तमें दो हाथ और छठेके आदिमें दो हाथ और अन्तमें एक हाथ ऊँचाई 
रह जाती है। 
घट्कालोंमें भोगभूमि और कमंभूमि : व्यवस्था 
अवसपंणके प्रथमकालमें उत्कृष्ट भोगभूमिकी रचता रहती है। इस कालमें 


४०२ : तीथंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि समस्त भोगोपभोगकी सामग्री दस प्रकारके कल्प॑- 
वुक्षोँंसे प्राप्त होती है । पृथ्वी दर्पणके समान मणिमय छोटे-छोटे सुगन्धित तृण- 
यूक्त होतो है। भोगभूमिमें माताके गर्भसे युगपत्‌ स्त्री-पुरुषका युगल उत्पक्ष 
होता है। यह युगल ४० दिनमें यौवन अवस्थाको प्राप्त हो जाता है । आयुके 
अन्तमें पुरुष छींक लेकर ओर स्त्री जंमाई लेकर मरणको प्राप्त होते हैं। 
उनका शरीर शरत्कालके मेघके समान विलप्त हो जाता है। ये भोगभूमिके 
सभी जीव मरण कर देवगतिको प्राप्त होते हैं । 


द्वितीयकालमें मध्यम भोगभूमि ओर तृत्तीयकालके आदिमें जघन्य भोग- 
भूमिकी स्थित्ति रहती है | तृतीयकालके अन्तमें कर्मभूमिका प्रवेश होता है। इस 
कालमें जब पल्‍्यका अष्टमांश शेष रह जाता है तो क्रमशः चौदह कुलकर उत्पन्न 
होते हैं। ये कुलकर जीवनवृत्ति एवं मनुष्योंको कुलकी त्तरह इकट्ठे रहनेका 
उपदेश देते हैं | चतु्थंकालमें चौबीस तीर्थंकर, द्वादश चक्रवर्ती, नव नारायण, 
नव प्रतिनारायण और नव बलभद्र इन त्रेसठ शलाकापुरुषोंका जन्म होता है। 
पण्चमकाल पयंनन्‍्त मुनि, आयिका, श्रावक और श्राविकारूप चतुविधसंघका 
अस्तित्व बना रहता है। पञ्चमकालके अन्तमें धर्म, अग्नि और राजा इन 
तीनोंका नाश हो जाता है। छठे कालमें मनुष्य पशुकी तरह नग्न, धरमरहितत 
और मांप्ताहारो होते हैं। इस कालके जीव मरकर तरक और तिय॑उ्न्च गतिमें 
ही जन्म धारण करते हैं । 


छठे कालमें वर्षा बहुत थोड़ो होती है तथा पृथ्वी रत्नादिक सारवस्तुसे 
रहित होती है । मनुष्य तीव्र कषाय युक्त होता है। इस कालके अन्तमें संवर्तक 
नामक पवन बड़े जो रसे चलता है, जिससे पव॑त, वृक्षादि चूर-चूर हो जाते हैं । 
बसनेवाले जीव मृत्युको प्राप्त होते हैं अथवा म्‌च्छित हो जाते हैं। कुछ मनुष्य 
विजयाध॑ पव॑तकों गुफाओं और महागंगा तथा महासिन्धु नदीकों बेदियोंमें 
स्वयं प्रविष्ट हो जाते हैं। इस छठे कालके अन्तमें सात्त-सात दिन पर्यन्त क्रमश: 
(१) पवन, (२) अत्यन्त शीत, (३) क्षाररस, (४) विष, (५) कठोर अग्नि, (६) 
धूल ओर (७) धुंआकी वर्षा होती रहती है। इन उनचास दिनोंमें अवशिष्ट 
मनुष्यादिक जोव नष्ट हो जाते हैं। विष और अग्निकी वर्षाके कारण पृथ्वी एक 
योजन नीचे त्तक च्र-चूर हो जाती है। इसीका नाम प्रलय है। प्रछय भरत 
और ऐरावत क्षेत्रोंके आयंखण्डोंमें ही होती है, अन्यत्र नहीं । अतः यह खण्ड- 
प्रढय कहलाती है। 

उत्सर्पणके दु:बम-दुःषम नामक प्रथमकालपें सवंप्रथम सात दिन जलवुष्टि, 
सात दिन दुग्धवृष्टि, सात दिन घृतवृष्टि और सात दिन तक अमृतवृष्टि होती 


तीथैकर महावीरः और उनकी देशना : ४०३ 


है, जिससे पृथ्वी निवास करने योग्य सचिक्कण हो जाती है। जला दिकी वर्षाके 
कारण वृक्ष, लता, औषध, गृल्म आदि वनस्पतियोंकी उत्पत्ति और वृद्धि होने 
लगती है पृथ्वीकी शीतलूता और सुगन्धताका अनुभव होते ही विजया्घे तथा 
नदीकी वेदिकाओंमें छिपे हुए जीव निकल आते हैं और धर्मरहित नग्नरूपमें 
विचरण करते हैं। मृत्तिका आदिका आहार करते हैं। इस कालमें जीवोंकी 
आयु और छारोर आदि बढ़ने लगते हैं। उत्सपंणके दूसरे दुःषमकालमें एक 
हजार वर्ष अवशिष्ट रहनेपर कुलकर उत्पन्न होते हैं। ये कुलकर मनुष्योंको 
क्षत्रिय आदि कुलोंका आचार एवं अग्निसे अन्नादि पकानेकी विधि सिखलाते 
हैं। इसके पश्चात्‌ दुःयम-सुषम नामक तृत्तीय काछ आता है, जिसमें त्रेसठ 
शलाकापुरुष जन्म ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात्‌ चतुर्थ, पड्खम और पष्ठकालमें 
भोगभूमिका प्रवत्तन रहता है | 


ज्योतिषोदेव : वर्णन 


ज्योत्तिषीदेवोंके अन्त्गंत सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारोंकी गणना 
की गई है । चित्राभूमिसे सात सौ तब्बे योजन ऊपर तारे हैं। तारोंसे दस 
योजन ऊपर सूर्य और सूर्यसे अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमा है। चन्द्रमासे चार 
सौ योजन ऊपर नक्षत्र, नक्षत्रोंसे चार योजन ऊपर बुध, बुधस तीन योजन 
ऊपर शुक्र, शुक्रसे तीन योजन ऊपर गुरु, गुरुस तीन योजन ऊपर मंगल और 
मंगलसे तीन योजन ऊपर शनिइचर है | बुधादि पाँच ग्रहोंक अतिरिक्त तिरासी 
अच्य ग्रह भी हैं। इस प्रकार कुल ग्रहोंकी संख्या अट्टासी मानी गयी है । 


राहुके विमानका ध्वजदण्ड चन्द्रमाके विभानसे और केतुके विमानका 
ध्वजदण्ड सूर्यके विमानसे चार प्रमाणांगुल नीचे है । तथ्य यह्‌ है कि ज्योतिष्क 
जातिके देव मध्यलोकके अन्तर्गत ही विमानोंमें निवास करते हैं। इस 
ज्योतिष्कपटलकी मोटाई उध्व॑ और अधोदिशामें एकसौ दस योजन हैं और 
पूर्ण तथा परिचम दिशाओंमें लोकके अन्तमें धनोदर्घिवातवलय पयंन्त है 
तथा उत्तर और दक्षिण दिशामें एक राजू प्रमाण है | सुमेरु पव॑त्तके चारों ओर 
ग्यारह सो इब्सीस योजन तक ज्योततिष्क विमानोंका सदुभाव नहीं है । मनुष्य- 
लोक पयंन्त ज्योतिष्क विमान नित्य सुमेशकी प्रदक्षिणा करते हैं । जम्बूद्वीप- 
में ३६, लवण समुद्रमें १३९, धातुकी खण्डमें १०१०, कालोदघिमें ४११२०, 
और पुष्कराधंमें ५३२३० प्रूव तारे है। मनुष्यलोकसे बाहर समस्त ज्योतिष्क 
विमान अवस्थित है । 


इन ज्योततिष्क विमानोंमें तियंक्‌ कुछ अन्तर है और ऊपरा भाग आकाश- 


४०४ : तीथंकर महावीर और उनकी उआचार्य-परापरा 


की एक ही सतहमें है। तारोंमें परस्पर जधन्य अन्तर एक कोशका सप्तमांश, 
मध्यम अन्तर ५० योजन और उत्कृष्ट अन्तर १००० योजन है। समस्त ज्यो- 
लिए्क विमानोंका आकार आधे गोलेके समान है। इन विमानोंके ऊपर ज्यो- 
तिषी देवोंके नगर हैं | ये नगर अत्यन्त रमणोक और जिनमन्दिर संयुक्त हैं। 

चन्द्रमके विमानका व्यास ५६६१ योजन है, सयेके विमानका व्यास 
४१६१ योजन, शुक्रके विमानका व्यास एक कोश, बृहस्पतिके विमानका व्यास 
कुछ कम एक कोश तथा बुब, मंगल और शनिके विमानोंका व्यास आधा- 
आधा कोश है। तारोंके विमान १४ कोश, क्वचित्‌ १॥२ कोश और क्वचित्‌ 
३।४ कोश है! नक्षत्रोंके विभान एक-एक कोश चौड़े हैं। राहु और केतुके 
विमान किचित्‌ ऊन एक योजन चौड़े हैं | समस्त विमानोंकी मोटाई, चौड़ाईसे 
आधी है। सू्य और चन्द्रमाकी बारह हजार किरणे हुँ। चन्द्रमाकी किरणें 
शीतलछ और सूर्यकी किरणें उष्ण हैं । शुक्रकी ढाई हजार प्रकाशमान किरणें 
हैं । शेष ज्योतिषी देव मन्द प्रकाश युक्त हैं। 

चन्द्रमाके विमानका १६वाँ भाग कृष्णपक्षमें कृष्णछप और शुक्ल पक्षमें शुनल- 
रूप प्रतिदिन परिणमन करता है। राहुके विमानके निमित्तसे छह मासमें एक बार 
पूणिमाकों चन्द्रग्रहण होता है। सूयके नोचे चलनेवाल केतु विमानके निमित्त- 
से छह मासमें एक वार अमावस्थाको सूर्यग्रहण होता है। ज्योतिष्क विमानों- 
को नाना प्रकारक आकार धारण करनेवाले देव खींचते हैं । चन्द्रमा और 
सूर्यंके सोलह-सोछ॒ह हजार वाहक देव हैं। ग्रहोंके आठ-आठ हजार, नक्षत्रोंके 
चार-चार हजार और तारोके दो-दो हजार वाहक देव हैं चन्द्रमा, सूय॑ और 
ग्रह इन तीनोंको छोड़कर शेष ज्योतिषों दव एक ही मार्गमें गमन करते हैं । 

जम्बूद्ीपमें दो, लवण समुद्रमें चार, धातकी खण्डमें बारह, कालोदर्धिमें 
बयालीस और पुष्कराधंमें बहत्तर सूय्य-चन्द्रमा हैं। प्रत्येक द्वीप या समुद्रके 
समान दो-दो खण्ड हैं आर आधे-आधे ज्योतिष्क विमान गमन करते हैं । ग्रहों- 
का प्रमाण चन्द्रमाओंके प्रमाणसे अट्टासो गणित है। नक्षत्रोंका प्रमाण चन्द्रमाओं- 
के प्रमाणसे अट्ठाईस गृणित और तारोंका प्रमाण चन्द्रमाओंके प्रमाणसे छिया- 
सठ हजार नो सौ पचहत्तर कोडा-कोडी गृणित है । 

चन्द्रमा और सूर्यके गमन-मार्गको चारक्षेत्र कहा जाता है। इस समस्त 

चारक्षेत्रकी चौड़ाई ५१०/४८।६१ योज्न है | इस चौड़ाईमें १८० योजन तो 
जम्बूद्वीपमें और शेष ३३०/४८।६६ योजन लवण समुद्रमें है। चन्द्रमाके गमन 
करनेकी पन्द्रह और सूर्यके गमन करनेकी एकसौ चौरासी गलियाँ हैं। इंन 
सबमें समान अन्तर है। दो-दो सूर्य या चन्द्रमा प्रतिदिन एक-एक गलीकों 


तीर्थंकर महाबौर और उनकी देशना : ४०५ 


छोड़कर दूसरी-दूसरी गछीमें गमन करते हैं, जिस दिन सूय॑ भीतरी गहीमें 
गमन करता है, उस समय १८ मुहतंका दिन १२ मुह॒तंकी रात्रि होती है। 
तथा क्रमशः घटते-घटते जिस दिन सूर्य बाहरी गली--वीथिमें गमन करता है, 
उस दिन बारह मुह॒तंका दिन और १८ मुह॒त॑की रात्रि होती है | सूर्य कर्क- 
संक्रातिके दिन आभ्यन्तर वीधि--भीतरी गलीमें गमन करता है। इस दिन 
दक्षिणायनका प्रारम्भ होता है और मकरसंक्रान्तिके दिन बाह्य वीथिपर गमन 
करता है। इस दिन उत्तरायणका आरम्म होता है। प्रथम वीथिसे एकसौ 
चौरासीवीं वोधिमें आनेमें १८३ दिन, तथा अन्तिम वीथिसे प्रथम वीथि तक 
पहुंचनेमें १८४९ दिन लगते हैं। दोनों अयनोंके ३६६ दिन होते हैं। इसीको 
सूय॑वर्ष कहते हैं | सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र आदि की गणितात्मक गति गगन- 
खण्डों द्वारा जानी जातो है । काल-विभाजन ज्योत्तष्क देवोंकी गति द्वारा ही 


होता है | 
उध्यंलोक 


मेरुसे ऊपर लोकके अन्त तकके क्षेत्रको उध्चछोक कहते हैं | इसके दो भेद 
हैं: (१) कल्प और (३) कल्पात्तोत । जहाँ इन्द्र, सामानिक आदिकी कल्पना 
होती है, वें कल्प हैं और जहाँ यह कल्पना नहीं है, वे कल्पातीत हैं। कल्पमें 
सोलह स्वर हैं:- (१) सौधर्म, (२) ईशान, (३) सनतकुमा र, (४) माहेन्द्र, (५) 
ब्रह्म, (६) बह्मोत्तर, (७) लांत्तव, (८) कापिष्ठ, (९) शुक्र, (१०) महाशुक्र, (११) 
सतार, (१२) सहस्नार, (१३)आनत्त, (१४)प्राणत,(१५) आरण, (१६) अच्युत्त । 
इन १६ स्वर्गोर्मेंसे दो-दो स्वर्गों में संयुक्त राज्य है। इस कारण सौधमं, ईशान 
आदि दो-दो स्वर्गो का एक-एक युगल है। आदिके दो त्तथा अन्तके दो इस 
प्रकार चार युगलोंमें आठ इन्द्र हैँ और मध्यके चार युगलोंमें चार ही इन्द्र 
हैं। अतएव इन्द्रोंकी अपेक्षा स्वर्गो के बारह भेद हैं । 

सोलह स्वर्गों से ऊपर कल्पातीत हैं। इनमें नव ग्रेवेयक, नव अनुदिश और 
पंच-अनुत्तर इन २३ की गणना की जाती है | सोलह स्वर्गो में तो इन्द्र, सामा- 
निक, पारिषद आदि दस प्रकारकी कल्पना है और कल्पातीतोंमें यह कल्पना 

' नहीं है, वहाँ सभी अहमिन्द्र कहलाते हैं । 

मेरकी चूलिकासे एक बालके अन्तरपर ऋजु विमान है। यहींसे सोधर्म 
स्वगंका आरम्भ होता है। मेरु तलसे डेढ़ राजुकी ऊंचाईपर सोधमं-ईशान 
युगछका अन्त है। इसके ऊपर डेढ़ राजूमें सनतकुमार-माहेन्द्र युगल और 
उसके ऊपर आघे-आधे राज्यमें छह युगल हैं। इस प्रकार छह राजूमें आठ युगल 
हैं। सौधम स्वगंमें बत्तीत छाख, ईशानमें बीस लाख, सनतकुमा रमें बारह लाख, 


४०६ : तीथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


माहेन्द्रमें आठ लाख, ब्रद्मा-ब्रह्मोत्तर युगलमें चार लाख, छान्तव-का्पिष्ठ युगरूमें 
पचास हजार, शुक्रमहाशुक्र युगलमें चालीस हजार, सतार-सहस्तार 25 
छह हजार तथा आनत्त, प्राणत, आरण और अच्युत इन चारों स्वगोंमें सब 
मिलाकर सात सौ विमान हैं। अधोग्रेवेयकमें १११, मध्य ग्रेवेयकमें १०७ और 
अध्वंग्रवेयकमें ९१ विमान है। अनुदिशमें ९ और अनुत्तरमें ५ विमान हैं। ये 
सब विमान ६३ पटलोंमें विभाजित हैं। जिन विमानोंका ऊपरी भाग एक 
समतलमें पाया जाता है, वे विमान एक पटलके कहलाते हें और प्रत्येक 
पटलके मध्य-विमानको इन्द्रक-विमान कहते हैं। चारों दिशाओंमें जो पंक्ति 
रूप विमान हैं, वे श्रेणीबद्ध कहलाते हैं। श्रेणियोंके बीचमें जो फुटकर विमान 
हैं उनकी प्रकीर्णक संज्ञा है ! 

सर्वाथंसिद्धि विमान लोकके अन्तसे बारह योजन नीचा है। ऋणजु विमान 
४५ लाख योजन चौड़ा है। द्वितीयादिक इन्द्रकोंकी चौड़ाई क्रमशः धटती गयी 
है ओर सर्वार्थंसिद्धि नामक इन्द्रक विमानकी चौड़ाई एक लाख योजन है। 


लोकके अन्तमें एक राजू चौड़ी, सात्त राजू लम्बो और आठ योजन मोटी 
ईषतृप्राग्भार नामक आठवीं पृथ्वी है। इस पृथ्वीके मध्यमें रूप्यमयी छत्ताकार 
४५ लाख योजन चौड़ी और मध्यमें आठ योजन मोटी सिद्धशिला है। इस 
सिद्धशिलाके ऊपर तनुवातमें मुक्त जीव विराजमान हैं । तथ्य यह है कि उध्व॑- 
लोक मृदंगाकार है, इसका आकार त्रिशरावसंपुटसंस्थान जेसा है। 


लोकस्थिति 

आकाश, पवन, जल और पृथ्वी ये विश्वके आधारभूत अंग हैं । विश्वकी 
व्यवस्था इन्हींके आधार-आवधेयभावसे निर्मित है। लोक भी उत्पाद-व्यय- 
ध्रौव्यात्मक है। इसकी व्यवस्था तकके आधारपर प्रतिष्ठित है । जीवादि 
सभी द्रव्य लोकमें निवास करते हें और अलोकमें केवल आकाश ही आकाश 
रहता है । वस्तुतः लोकको स्थिति अनेकान्तवादके आलाकमें घटित होती है । 


आध्यात्मिकदृष्टि : झेय 

आध्यात्मिकदृश्सि पदार्थोका तीन विभागोंमें वर्गीकरण किया गया है;-- 
(१) हेय (२) उपादेय और (३) ज्ञेय। हेयका अथं है त्याज्य | जो आत्मामें 
आकुलता उत्पन्न करनेवाला हो वह हैय है। इस दुष्टिसे संसार और संसारके 
कारणीभूत आज्लषव एवं बन्ध हेय पदार्थ हैं। मिथ्याद्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्या 
चारित्र भी हेयके अन्तगंत्त हैं। उपादेय वे पदार्थ हैं, जिनसे अक्षय, अविनाशी 
और अनन्त सुख प्राप्त हो। निश्चयसे विशुद्ध ज्ञान-दशंनरूप निज आत्मा 


तीर्थंकर महाबीर और उनकी देशना ४ ४०७ 


हो उपादेय है तथा सम्यकश्नद्धान, सम्यकज्ञान और सम्यगूआचरणरूप निश्चय 
रत्नत्रय तथा उस निरचयरत्नत्रयका साधक व्यवहाररत्नत्रय भी उपादेय है। 
मोक्षके कारणीभूत संवर और निर्जेरा तत्त्वकी गणना भी उपादेयमें की गयी 
है।" ज्ञेय यों ततो सभी पदार्थ हैं, पर आध्यात्मिकदृष्टिसे सप्त तत्व और नव 
पदार्थ मेंसे हेयोपादेयके अतिरिक्त समस्त पदार्थ ज्ञेय हैं । 

प्रवचनसा रमें आचार्य कुन्दकुन्दने ज्ञेयके वर्णनके पूर्व बतलाया है कि गुण- 
पर्यायात्मक ज्ञेगप है और जो पर्यायोंमें आसक्त है, वह परसमय अर्थात्‌ मूढ़- 
दृष्टि है। आत्म-स्वभावमें स्थित स्वसमय और पर्यायोंमें स्थित परसमय कहा 
जाता है।' शुद्ध ज्ञानदर्शनात्मक आत्मा ही उपादेय है और यही यथार्में 
ज्ञेय है । 

इस प्रकार हेय, उपादेय और ज्ञेयका परिज्ञान प्राप्तकर आत्माके निजी 
स्वरूपकी अनुभूति करनी चाहिये। इस त्रिपुटरीसे ही तत्त्वका निर्देशन प्राप्त 
होता है। वस्तुमात्र शेय है और अस्तित्वकी दृष्टिस शेयमात्र सत्य है। भ्रृत्य 
ही जीवनका सव्वस्व है । 


१, कथयति--उपादेयतत्त्वमक्षयानन्तसुखं, तस्थ कारण मोक्षो, मोक्षस्य कारण 
संवरनिर्जराद्र्यं, तस्य कारण विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजात्मतत्त्वसम्यकश्रद्धान- 
ज्ञानानुचरणलक्षणं निरुचयरत्नत्रयस्वरूपं, तत्साधक व्यवहाररत्नत्रयरूप॑ चेति। 
इदानीं हेयतत्त्वं कथ्यते--आकुलत्वोत्पादक नारकादिदुःखं निशचयेनेन्द्रियसुखं च 
हेयतत्त्वम्‌ । तस्य कारणं संसार:, संसारकारणमास्रवबन्धपदार्थद्रयं, तस्य कारण 
पूर्वोक्तव्यवहा रनिश्चय रत्नत्रयाद्रि लक्षण मिथ्यादर्शनज्ञानचा रित्रत्रयर्मिति ।--बृहदु- 
द्रब्यसंग्रहटोका, द्वितीय अधिकार, गाथा-संख्या १-२ चूलिका, प० ८२-८३. 

२. जे पज्जयेसु णिरदा जीवा परसमयिग त्ति णिद्िद्दा । 

आदसहावम्मि ठिदा ते सगसमया मुणेदव्बा ॥ 

--प्रवचनसार, गाथा ९४, पृ० ११०. 


४०८ :: तीर्थधकर महाबीर और उनकी आचायं-परम्परा 


नवम पर्च्छेद 


ज्ञानतत्त-मीमांसा 

ज्ञानका स्वरूप और व्युत्पत्ति 

ज्ञानशब्दकी व्युत्पत्ति,/ज्ञा+ल्युटसे निष्पन्न है। इस शब्दका व्युत्पत्तिगत 
अर्थ “जानति ज्ञायतेप्नेन ज्ञप्तिमात्र वा ज्ञानम्‌”" अर्थात्‌ जो जानता है वह ज्ञान 
है, जिसके द्वारा जाना जाय वह ज्ञान है अथवा जानने मात्रको ज्ञान कहते हैं । 

जो आत्मा है वह जानता है ओर जो जानता है वह आत्मा है। आत्मा 
और अनात्मामें अत्यन्ताभाव है | आत्मा कभी अनात्मा नहीं बनत्ती और अनात्मा 
कभी आत्मा नहीं बनतो । आत्मा ज्ञानसे कथब्चित्‌ भिन्नाभिन्न है | ज्ञान गुण है 
और आत्मा गुणी है । आत्मा पदार्थों को जानती है और ज्ञान जाननेका साधन 
है। यही कारण है कि आत्मा ज्ञानप्रमाण है और ज्ञान ज्ञेयप्रमाण है।शेय छोका- 


१. सर्वार्थसिद्धि (सोलापुर-संस्करण), अ० १, सूत्र १, पृ० ३. 


& 


न्न्ह0 रु ना. 


लोक है, अत्तएव ज्ञान स्वंगत अर्थात्‌ व्यापक है।" संक्षेपमें स्व” और 'पर' को 
जाननेका साधन ज्ञान ही है। पूव॑में जिस ज्ेयकी चर्चा की गई है, उसका 
' सम्यक बोध ज्ञानद्वारा ही सम्भव है| | 


जानोत्पत्ति : प्रक्रिया 

ज्ेय और ज्ञान दोनों स्वतन्त्र हैं। ज्ञेय हैं--द्रव्य, गुण ओर पर्याय | ज्ञान 
आत्माका गुण है | न तो ज्ञेयसे ज्ञान उत्पन्न होता है और न ज्ञानसे शेय। 
हमारा ज्ञान पदार्थंको जाने अथवा न जाने, पर पदाथ॑ अपने स्वरूपमें अवस्थित 
है। पदां भी ज्ञानका विषय बने या न बनें, तो भी हमारा ज्ञान हमारी आत्मामें 
स्थित है। यदि ज्ञानकों पदार्थंकी उपज माना जाय तो वह पदार्थंका धर्म हो 
जायगा | हमारे साथ उसका त्तारतम्य नहीं हो सकेगा । पदाथ्थेंकों जाननेकी 
क्षमता हमारे भीत्तर सदा विद्यमान रहतो है | पर ज्ञानकी आवृत्त अवस्थामें हम 
माध्यमके विना पदार्थों नहीं जान पाते। हमारे ज्ञानावरणीय कर्मंके क्षयो- 
पशम, अथवा क्षय द्वारा जितनी क्षमत्ता हमें प्राप्त होती है उसी क्षमताके 
अनुसार इन्द्रिय और मन द्वारा पदार्थंका ज्ञान प्राप्त करते हैं। आशय यह है 
कि संस्कार जिस पदार्थंको जाननेके लिए ज्ञानकों प्रेरित करते हैं, तब शेय ज्ञात 
होते हैं। यह ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं, अपितु प्रवृत्ति है। उदाहरणाथ्थ यों समझा 
जा सकता है कि शत्रुको देखकर बन्दूक चलानेकी इच्छा हुई और बन्दूक 
चलाई भी, यह शक्तिको उत्पत्ति नहीं, किन्तु उसका प्रयोग है। इसी प्रकार 
मित्रकों देखकर प्रेमका उमड़ आना प्रेमकी उत्पत्ति नहीं, उसका प्रयोग है। 
यही स्थिति ज्ञानके सम्बन्धमें भी है । 

विषयके सामने आनेपर ज्ञाता उसे ग्रहण कर लेता है। यह प्रवृत्ति मात्र 
है। #नके आवरणके क्षयोपशम या क्षयके अनुसार जेसो क्षमता होती है, 
उसीके अनुसार वह विषयोंकों जाननेमें सफल होत्ता है। वस्तुत्त: पदार्थोको 
ग्रहण करनेकी अन्तरंग क्षमता आवरणके विलयनपर ही निभेर है । इसीको 
क्षयोपशम या क्षयजन्य अन्तरंगक्षमता कहा जाता है। इसी क्षमताके कारण 
ज्ञानमें तारतम्यकी उत्पत्ति होती है | 

अल्पन्षका ज्ञान इन्द्रिय और मनके माध्यमसे ज्ञेयको जानता है। इन्द्रियोंकी 
शक्ति सीमित है । वे अपने-अपने विषयोंको मनके साथ सम्बन्ध स्थापित कर 
जान सकती हैं। मनका सम्बन्ध एक साथ अनेक इन्द्रियोंस नहीं होता है। 


१. आदा णाणपमाणं णा्ण णेयप्यमाणमुदिदु । 
णेयं लोयाछोयं तम्हा णाणं तु सब्बंगयं ॥ --प्रवचनसार गाथा २३. 


४१० : तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परभ्परा 


अतएव एक कालमें एक पदार्थभी एक पर्याय ही जानी जा सकती है। अतः 
ज्ञानको शेयाकार माननेकी आवश्यकता नहीं है। यह सीमा आवुत ज्ञानंकी है, 
अनावृतकी नहीं । निरावरण ज्ञान तो एक साथ समस्त पदार्थोको जान सकता है। 

सारांश यह है कि ज्ञान स्वपरावभासक है। इसके मूलतः दो भेद हैं:-- 
(१) पूर्णत: निरावरण और (२) अंशत: क्षयोपशमजन्य तारतम्यरूप मिराबरण। 
आत्माके ज्ञानगुणको ज्ञानावरणकम रोकता है और इसके क्षयोपशमके ता रतस्य- 
से ज्ञान प्रादुभृंत होता है। यह ज्ञान मन ओर इन्द्रियोंके माध्यमसे पदार्थों को 
जानता है | 
अतोन्द्रिय ज्ञानकी क्षमता 

संसारमें अनन्त पदार्थ हें और उन अनन्त पदार्थोंकी अनन्त पर्याएँ 
हैं। अतः क्षयोपशमजन्य इन्द्रियज्ञान एक कालमें अनन्त पदार्थों में अनन्त 
पर्यायोंकी नहीं जान सकता। न वह सूक्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती 
पदार्थोकी ही ग्रहण कर पाता है। पर जो ज्ञान समस्त आवरणके 
नष्ट होनेसे उत्पन्त हुआ है वह अतीन्द्रियज्ञान त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोको 
जाननेवाला है। आत्मामें अनन्त ज्ञेयोंको जाननेकी शक्ति है। अतः निरावरण- 
ज्ञान एक ही कालमें अनन्त ज्ञेगोंको जान लेता है। वस्तुतः आत्मामें समस्त 
पदार्थों के जाननेका पूर्ण सामथ्यं है। संसारी अवस्थामें उसके ज्ञानका ज्ञाना- 
वरणसे आवृत होनेके कारण पूर्ण प्रकाश नहीं हो पात्ता, पर जब चेतन्यके प्रति- 
बन्धक कर्मो का पूर्ण क्षय हो जाता है तब इस अप्राप्यकारी ज्ञानकों समस्त 
पदार्थों को जाननेमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं रहती । यदि अतीन्द्रिय पदार्थोका 
ज्ञान न हो सके तो सूर्य-चन्द्र आदि ज्योतिग्रेहोंकी ग्रहण आदि भविष्य दशाओं- 
का उपदेश केसे सम्भव होगा । ज्योतिरज्ञानोपदेश अविसंबादी भर यथाथ॑ देखा 
जाता है। अतएव असीन्द्रियज्ञानकों समस्त पदार्थ और उनकी पर्यायोंको ग्रहण 
करनेवाला मानना होगा। 

यों तो केवलज्ञान ही आत्माका स्वभाव है। यह ज्ञान ज्ञानावरणकर्मसे 
आवृत रहता है और आवरणके क्षयोपशमके अनुसार मतिज्ञान आदि उत्पन्न 
होते हैं। जब हम मतिज्ञान आदिका स्वसंवेदन करते हैं, तब उस रूपसे अंशी 
केवलज्ञानका भी अंशतः स्वसंवेदन होता है । यथा पव॑तके एक अंशको देखनेपर 
भी पूर्ण पबंतका व्यवहा रत्त: प्रत्यक्ष माना जाता है। इसी प्रकार मतिज्ञानादि 
अवयवोंको देखकर अवयवीरूप केवलज्ञान--ज्ञानसामान्यका प्रत्यक्ष भी स्वसं- 
वेदनसे होता है | यहाँ केवलज्ञानको ज्ञानसामान्यरूप माना गया है और उसकी 
सिद्धि स्वसंवेदनप्रत्यक्षद्वारा की गई है। संक्षेपमें अतीन्द्रियज्ञानकी क्षमता त्रिकाल 
और त्रिलोकमें स्थित समस्त पदार्थों को जाननेकी है। 


तीर्थंकर महावीर ओर उनकी देशना : ४११ 





ज्ञान और शेयका सम्बन्ध 


ज्ञान और ज्ञेयमें विघय-विषयीभावका संबन्ध है। ज्ञात स्वपर-प्रकाशक 
है। जिस प्रकार अपने ही कारणसे उत्पन्न होनेबाले पदार्थ ज्ञेय होते हैं; उसी 
प्रकार अपने कारणसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान भी स्वतः ज्ञानात्मक है।'* ज्ञानका 
सामान्यधर्ं अपने स्वरूपको जानते हुए परपदार्थों को जानना है | अतः ज्ञान 
और ज्ञेयमें विधय-विषयीभावका सम्बन्ध है। यथार्थंत: - 


(१) ज्ञान अ्थमें प्रविष्ट नहीं होता और अथ॑ ज्ञानमें । 

(२) ज्ञान अर्थाका र नहीं है ! 

(३) ज्ञान अथंस उत्पन्न नहीं होता । 

(४) ज्ञान अर्थरूप नहीं है । 

प्रमाता ज्ञानस्वभाव होता है, अतः वह वबिषया हु। अथ ज्ञ यस्वभाव 
होता है, अतः वह विषय है। दोनों स्वतन्त्र है तो भी ज्ञानमें अंकों जाननेकी 
और अथंमें ज्ञानके द्वारा ज्ञात किये जानेकी क्षमता विद्यमान है। यही क्षमता 
दोनोंके कथब्न्चित्‌ अभेदका हेतु है। चेतन्यके प्रधानरूपसे तानकाय॑ हैं:--(१) 
जानना, (२) देखना और (३) अनुभूति करना | चक्षु द्वारा देखा जाता है और 
शेष इन्द्रियों एवं मनके हारा पदार्थोकों जाना जाता है। दर्शनका अथे देखना 
ही नहीं है अपितु एकता और अभेदकी ज्ञानानुभत्ति हैं। जो अर्थ और आलोक- 
को ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण मानते हैं उनकी यह मान्यता इसीसे निराक्ृत हो 
हो जाती है। 


तदाकारता, अर्थ और आलोकके कारणत्वका विचार 


ज्ञानकों पदार्थाकार मानना तदाकारता है। इसका अथ है ज्ञानका ज्ञेया- 
कार कहना। पर वस्तुत: अमूर्तिक ज्ञान मूतिक पदार्थँंके आकार नहीं हो सकता। 
ज्ञानके ज्ञेयाकार होनेका अभिप्राय यही हो सकता है कि उस ज्ञेयको जाननेके 
लिए ज्ञान अपना व्यापार कर रहा है। किसी भी ज्ञानकी वह अवस्था, जिसमें 
ज्ञेयका प्रतिभास हो रहा है, निश्चित रूपसे प्रमाण नहीं कही जा सकती । 
सीपमें चाँदीका प्रतिभास करानेवाला ज्ञान यद्यपि उपयोगकी दृष्टिसे पदार्थाकार 
हो रहा है, पर प्रतिभासके अनुसार बाह्याथंकी प्राप्ति न होनेके कारण उसे 
प्रमाणकोटिमें नहीं रखा जा सकता। अतएव ज्ञानको पदार्थकार मानना 
उचित्त नहीं | 





१. स्वहेतुजनितोध्प्यर्थ: परिछेद्य; स्वतो यथा | तथा ज्ञान स्वहेतृत्य॑ं परिच्छेदात्मक 
स्वतः ॥--लैधीयस्त्रथ ५९, 


४१२ : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अथ भी ज्ञानोत्पत्तिका कारण नहीं है क्योंकि वह ज्ञानका विषय है। जो 
जशञानका विषय होता है वह ज्ञानका कारण नहीं होता है, यथा अन्धकार" | 
यहाँ अन्वका र ज्ञानका विषय तो है क्योंकि उसे सभी जानते हैं ओर सभी कहते 
है कि अन्धकार है पर वह ज्ञानका कारण नहीं । यदि पदार्थों को ज्ञानका 
कारण माना जाय तो विद्यमान पदार्थों का ही ज्ञान होगा। अनुत्पन्न और 
विनष्ट हुए पदार्थों का नहीं। यत: नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थ इस समय विद्यमान 
नहीं हैं । वे जाननेमें कारण कैसे हो सकते हैं ? 

इसी प्रकार आलोक भी ज्ञानोत्पत्तिका कारण नहीं है; क्योंकि आलोकका 
ज्ञानोत्पत्तिके साथ अन्वय-व्यतिरेकसम्बन्ध नहीं है। जो कार्य जिस कारणके 
साथ अन्वय और व्यतिरेक नहीं रखता वह उसका कार्य नहीं होता । यथा 
केशमें होनेवाला उण्डुकका ज्ञान अथंके साथ अन्वयव्यतिरेक नहीं रखता । 
रातिमें विचरण करनेवाले नक्तंचर मार्जार आदिको आलोकके अभावमें भी 
ज्ञान होता है । अतएव आलोक भी ज्ञानोत्पत्तिका हेतु नहीं है । 

ज्ञान और अ्थे्में तदुरत्पत्ति सम्बन्ध नहों है किन्तु योग्यतालक्षण सम्बन्ध 
है | इस सम्बन्धके कारण ही ज्ञान समकालीन अथवा भिन्‍नकालीन अर्थको 
ग्रहण करता है। यह अनुभवगम्य नहीं कि समस्त ज्ञान अपने आकारको ही 
जानते हैं बल्कि अपनेसे भिन्‍न पदार्थके अभिमुख होकर ही वे पदार्थोंकों 
जानते हैं। यह लोकिक प्रतीति है। लोकव्यवहारका उल्लझघन करनेसे 
पदार्थंकी व्यवस्था सम्भव नहीं है। ज्ञान साकार भो नहीं है; यहाँ साकारसे 
अभिप्राय अर्थंके आकारकों धारण करनेसे है, क्योंकि नील आदि आकार 
ज्ञानमें संक्रान्त नहीं होते | ये तो जड़के धर्म हैं | जो जड़का धमं होता है वह 
ज्ञानमें संक्रान्त नहीं हो सकता, यथा जड़ता | यदि ज्ञानकों साकार माना जाय 
तो अथके साथ ज्ञानका पूरी तरहसे सारूप्य है अथवा एकदेशसे ? पूरी तरहसे 
सारूप्य माननेपर अर्थंकी तरह ज्ञान भो जड़ हो जायगा और ज्ञानरूप न रह- 
कर प्रमेयरूप हो जायगा । एकदेश सारूप्य माननेसे चेतन्य ज्ञान द्वारा अर्थको 
जड़ताकी प्रतोति नहीं हो सकेगी, क्योंकि ज्ञान जड़ाका र नहीं है और जो जिसके 
आकार नहीं होता वहू उसको ग्रहण नहीं कर पाता । दूसरी बात यह है कि 
आकार ज्ञानसे भिन्‍त है अथवा अभिन्न ? यदि भिन्न है तो ज्ञान निशाकार ही 
रहेगा और अभिन्न है तो ज्ञान और आकारमेंसे कोई एक ही शेष रहेगा | 





१. नार्थालोको कारणं परिच्छेद्यत्वात्तमोबात्‌ ॥। 
ननु बाह्यालोकाभाव॑ विहाय तमसोश्न्यस्थाभावात्‌ साघनबिकलो दुष्टान्तः इति ? 
--प्रमेयरत्तमाला २।६ 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ४१३ 


अतएव ज्ञान और आकारको कथड्चित्‌ भिन्नाभिन्त मानना होगा। संक्षेपमें 
ज्ञानकी उतत्तिमें अथं और आलोक हेतु नहीं हैं | आत्मामें जाननेकी क्षमता है... 
और यह क्षमता आवारक कर्मो के क्षयोपशमपर निर्भर हैँ । जिस वस्तुविषयक 
ज्ञानका आवरण दूर हो जाता है, आत्मा उसे बाहरी अर्थ, आछोक आदि 
कारणोंके बिना तथा तदुत्पत्ति और तदाकारताके विना ही स्वतः जानने 
लगती है। अत: ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मोके क्षयोपशमरूप योग्यत्ता 
ही प्रतिनियत विषयका नियामक है । 


ज्ञान और अनुभूति 


स्पशंन, रसना और प्राण ये तोन इन्द्रियाँ भोगी हैं और चक्षु और श्रोत्र 
कामी हैं | कामी इन्द्रियोंके द्वारा विषय जाना जाता है। उसको अनुभूति नहीं 
होती । भोगी इन्द्रियोंके द्वारा अनुभूति और ज्ञान दोनों होते हैं। इन्द्रियोंके 
द्वारा हम बाहरी वस्तुओंको जानते हैं। जाननेकी यह प्रक्रिया सबकी एक-सी 
नहीं होती | चक्षुकी ज्ञानशक्ति शेष इन्द्रियोंसे अधिक पु होती है। श्रोत्रकी 
ज्ञानशक्ति चक्षुसे कम है ओर शेष तीन इन्द्रियोंसे अधिक है। बाह्य-जगतकी 
जानकारी इन्द्रियोंके माध्यमसे होती है और इस जानकारोका संवर्धन मनसे 
होता है। प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने विषयको क्षयोपशमरूप योग्यता द्वारा जानती 
है और इन्द्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञानका विस्तार मन द्वारा होता है | इन्द्रियाँ स्पर्श , 
रस, गंध, रूप और इशब्दको ग्रहण करती हैं। उनके ग्रहण करनेक्रो शक्ति 
निम्नलिखित तथ्योंपर आधारित है :-- 


(१) निवृत्ति--द्रव्य-इन्द्रिय, पौद्गलिक रचना | 
(२) उपकरण--श री राधिष्ठा न इन्द्रिय ) 

(३) लरूब्धि--भाव-इन्द्रिय । 

(४) उपयोग--आत्माधिष्ठान | 


जिससे ज्ञान ओर दर्शनका लाभ हो सके या जिससे आत्माके अस्तित्वकी 
सूचना प्राप्त हो उसे इन्द्रिय कहते हैं । इन इन्द्रियोंके द्रव्य और भावरूपसे दो- 
दो भेद हैं। इन्द्रियाकार पुदूगल और आत्म-प्रदेशोंकी रचना द्रव्येन्द्रिय है और 
क्षयोपशमविशेषसे होनेवाला आत्माका ज्ञानदर्शनरू्प परिणाम भाव-इन्द्रिय है। 

द्रव्य-इन्द्रियके दो भेद हैं--निवुंत्ति और उपकरण | निवृत्तिका क्षय रचना 
है अर्थात्‌ इन्द्रियाकार रचना होना निवुत्ति है।यह बाह्य एवं आभ्यन्तरके भेद- 
से दो प्रकारको है। बाह्य निवृत्तिसे इन्द्रियाकार पुदूगल रचना और आशध्यन्तर 
निवृत्तिसे इन्द्रियाकार आत्म-प्रदेश ग्रहण किये जाते हैं | यद्यपि प्रतिनियत इन्द्रिय- 


४१४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सम्बन्धी ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मका क्षयोपशम सर्बाज्भू होता 
है, तो भी आज्ोपाज़ नामक्मके उदयसे जहाँ पुद्गकृप्रबयरूप जिस द्रव्येन्द्रिय- 
की रचना होती है वहींके आत्मप्रदेशोंमें उस इन्द्रियके काय॑ करनेकी क्षमता 
रहती है । 

उपकरणका अर्थ है उपकारका प्रयोजक साधन | यह भी बाह्य एवं आशभ्यन्तर- 
के भेंदसे दो प्रकारका है। नेत्र इन्द्रियमें कृष्ण एवं शुक्ल मण्डल आम्यन्तर 
उपकरण है और अक्षिपत्र आदि बाह्य उपकरण हैं। निर्वुत्ति और उपकरण ये 
दोनों ही द्रव्येन्द्रियके अन्तगंत हैं । 

लब्धि और उपयोग भाव इन्द्रियके भेद हैं। मतिज्ञानावरण, चक्षुद्शंनावरण 
और अचक्षुदर्श नावरणका क्षयोपश्म होकर जो आत्मामें ज्ञान और दर्शंनरूप 
शक्ति उत्पन्न होती है, वह लब्धि इन्द्रिय है। यह आत्माके समस्त प्रदेशोंमें पाई 
जाती है; क्योंकि क्षयोपशम सर्वाज्भ होता है : लब्धि, निवृंत्ति और उपकरण इन 
तीनोंके होनेपर जो विषयोंमें प्रवुत्ति होती है वह उपयोगेन्द्रिय है। वस्तुतः 
उपयोग ज्ञानशक्तिके व्यापारका नाम है। प्रत्येक इन्द्रियमें ज्ञानके हेतु निम्न- 
लिखित जार बातें हैं :-- 

(१) इन्द्रियाकार पुद्गलोंकी रचना । 

(२) इन्द्रियकी ग्राहकशक्ति । 

(३) इन्द्रियकी ज्ञानशक्ति । 
(४) इन्द्रियको ज्ञानशक्तिका व्यापार | 


उदाहरणारथं यों कहा जा सकता है कि चक्षुका आकार हुए बिना रूपदर्शन 
नहीं होता । उपक रणके अभावमें चक्षुका आकार ठीक रहनेपर भी ग्राहकशक्तिके 
न होनेसे रूप-दर्शन नहीं होता । ज्ञानशक्तिके अभावमें आकार और ग्राहक 
शक्तिके होते हुए भी तत्काल मृत्त व्यक्तिको रूप-दर्शन नहीं होता है। अत्तएब 
पदार्थोके जाननेके हेतु इन्द्रियोंका शक्ति सम्पन्न होना आवश्यक है । 
इन्द्रियप्राप्रिका क्रम 

इन्द्रियोंका विकास सभी प्राणियोंमें समान नहीं होता है। जिस प्राणीके 
शरोरमें जितनी इन्द्रियोंका अधिष्ठान आकार सुजन होता है, वह प्राणी उत्तनी 
ही इन्द्रियोंवाला माना जाता है। आकार-वेषम्यका आधार लब्धिका विकास 


है । जिस जीवके जितनी ज्ञानशक्तियाँ--लब्धि-इन्द्रियाँ निरावरण विकसित 
होती हैं, उस जीवके उत्तनी ही इन्द्रियोंकी आक्ृतियाँ निर्मित होती हैं । 


जो जीव जिस जातिमें उत्पन्न होता है, उसके उस जातिके अनुकूल इन्द्रिया- 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ४१५ 


वरणका क्षयोपशम होता है और उसी जातिके अद्भोपाज्रका उदय होता है। 
फलस्वरूप प्रत्येक संसारी जीवके द्र॒व्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय एक समान पायी 
जाती हैं। एकेन्द्रियजीवके एक स्पर्शन इन्द्रिय; द्वीन्द्रियजीवके स्पर्शन और 
रसना इन्द्रिय; त्रीन्द्रियजीवके स्पर्शन, रसना और ध्राण इन्द्रिय; चतुरिन्द्रिय- 
जीवके स्पर्शन, रसना, ध्राण, और चक्षु एवं पल्चेन्द्रियजीवके स्पर्शन, रसना, 
प्राण चक्षु और श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियाँ होती हैं। ये पाँचों इन्द्रियाँ क्षायोपशमिक 
हैं, अतः इनका विषय मर्त्त पदार्थ ही है। स्पशंन इन्द्रिय स्पर्शको विषय करती 
है; रसना इन्द्रिय रसको; प्राण इन्द्रिय गन्धको; चक्षुरिन्द्रिय रूपको और श्रोत्र- 
इन्द्रिय शब्दकों विषय करती है। 

इन्द्रियोंकी शक्ति पृथक पृथक होनेसे वे पृथकू-पृथक्‌ रूपसे विषयोंकों जानती 
हैं, अत: एक इन्द्रियका विषय दूसरी इन्द्रियमे संक्रान्त नहीं होता | इन्द्रियोंके इन 
पाँचों विषयोंमेंसे स्पर्श आदि चार गुणपर्याय हैं और शब्द व्यंजन द्रव्य पर्याय | 

यों तो प्रत्येक पुद्गलमें स्पर्शादिक सभी गुण पाये जाते हैं, पर जो पर्याय 
अभिव्यक्त होती है, उसीको इन्द्रिय ग्रहण करती है। संक्षेपमें इन्द्रियाँ मनके 
सहयोगसे पदार्थोकी जानती हैं | मन समस्त इन्द्रियोंके साथ युगपत्‌ सम्बन्धित 
नहीं होता । एक का लूमें एक इन्द्रियके साथ ही सम्बन्ध करता है। आत्मा 
उपयोगमय है, वह जिस समय जिस इन्द्रियके साथ मनोयोंग कर जिस वस्तुमें 
उपयोग लगाती है, तब वह तन्मय हो जाती है। अतः युगपत्‌ इन्द्रियद्यका 
उपयोग नहीं होता। देखना, चखना और सूंघना भिन्न-भिन्न क्रियाएँ हैं; इनके 
साथ मनकी गति एक साथ नहीं होतो । 

मनको ज्ञानशक्ति तीव्र होतो है, अत्त: उसका क्रम जाना नहीं जाता | 
युगपत्‌ सामान्य विशेषात्मक वस्तुका ज्ञान तो संभव है, पर दो उपयोग एक 
कालमें एक साथ नहीं होते । 


मन : स्वरूप एवं कार्य 

मनन करना मन है अथवा जिसके द्वारा मनन किया जाता है, वह मन है । 
इसे अनिन्द्रिय भो कहते हैं। जिस प्रकार पाँचों इन्द्रियोंका विषय नियमित है, 
उस प्रकार मनका विषय नियमित नहीं है | वह वत्तमानके समान अत्तीत और 
भविष्यके विषयको भी जानता है । अतीत्तकी घटनाओंका स्मरण भी मन द्वारा 
होता है, अतः मनका विषय मूर्त और अमृत्त॑ दोनों प्रका रके पदार्थों को जानना है | 

मुख्यरूपसे मनका कार्य चिन्तन करना है। वह इन्द्रियोंके द्वारा गृहीत 
वस्तुओंके सम्बन्धमें तो सोचता ही है, पर इससे आगे भी सोचता है । इन्द्रिय- 
ज्ञानका प्रवत्तक होनेपर भी मनको सत्र इन्द्रियज्ञानकी अपेक्षा नहीं होती । 


४१६ : तोथैकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा .. 


यह इन्द्रियद्वारा ज्ञात रूप, रस आदिका विशेष पर्यालोचन करता है । इन्द्रियों- 
की गति पदार्थ तक है, पर मतकी गति पदार्थ और इन्द्रिय दोनों तक है। मन- 
के दो भेद हैं:--(१) द्रव्यमन और (२) भावमन | 

हृदयस्थानमें अष्टपांखुड़ीके कमलके आकाररूप पुद्गलोंको रचनाविशेष 
द्रव्यमन है)। संकल्प-विकल्पात्मक परिणाम तथा विचार, चिन्तन आदि- 
रूप ज्ञानकी अवस्थाविशेष भावमन है। द्रव्यमन पुदूगलविपाकी नामकर्म- 
के उदयसे होता है| रूपादि युक्त होनेके का रण द्रव्यमत पुद्गलद्रव्यकी पर्याय है। 

भावमन ज्ञानस्वरूप है। यह वीर्थान्तराय और नोइन्द्रियावरणकर्मके 
क्षयोपशमकी अपेक्षा आत्मविशुद्धिरूप है। लब्धि और उपयोगलक्षणयुक्त है। 
इन्द्रियोंका समस्त व्यापार मनके अधीन है । मन जिस-जिस इन्द्रियकी सहायत्ता 
करता है, उसी-उसी इन्द्रियके द्वारा क्रमश: ज्ञान और क्रिया होतो है । 

मनको कर्थंचित्‌ अवस्थायी और कथंचित्‌ अनवस्थायी माना जाता है। 
द्रव्या थिकनयसे अवस्थायी और पर्यायाथिकनयसे अनवस्थाया है। जन्मसे मरण 
पर्यन्त जीवका क्षयोपशमरूप सामान्य भावमन तथा कमलाकार द्रव्यमन ज्यों- 
के-त्यों रहते हैं, अत: अवस्थायी हैं और प्रत्येक उपयोगके साथ विवक्षित्त आत्म- 
प्रदेशोंमें ही भावमनकी निर्वृत्ति होती है तथा उस द्र॒व्यमनको मनपना प्राप्त 
होता है, जो उपयोगके अनन्तर एक समयमें ही नष्ट हो जाता है, अतः वे दोनों 
अनवस्थायो हैं । 
शरीर और मनका सम्बन्ध 


शरीरपर मनका प्रभाव पड़ता है। आत्मा अरूपी है, इसे हम देख नहीं 
सकते । शरोरमें आत्माकी क्रियाओंकी अभिव्यक्ति होती है। उदाहरणार्थ 
आत्माको विद्युत और शरीरकों बल्व मान सकते हैं। ज्ञानशक्ति आत्माका गुण 
है और उसके साधन शरीरके अवयव हैं । 


तथ्य यह है कि संसारी आत्माओंकी शक्तिका उपयोग पुद्गलोंकी 
सहायताके बिना नहीं होता | हमारा मानस चिन्तनमें प्रवृत्त होता है और उसे 
पौद्गलिक मनके द्वारा पुद्गलोंको ग्रहण करना ही पड़ता है, अन्यथा उसकी 
प्रवुत्ति नहों होती । हमारे चिन्तनमें जिस प्रकारके इष्ट-अनिष्ट भाव आते हैं, 


१. हिंदि होदि हु दव्वयमणं वियसियअट्टुच्छदारविंदं वा, 
अंगोबंगुदयादों मणवस्गणखंघदों णियमा ॥--गोम्मट्सार जीवकाण्ड गाथा ४४२. 
२. वोर्यान्तरायमनोइन्द्रियावरणक्ष योपशमपिेक्षयात्मनों विशुद्धिर्भाविमनः । 
-सवार्थसिद्धि २१११ पुृ० १७०. 





तीथंकर महावीर और उनकी देदाना : ४१७ 
२७ 


उसी प्रकारके दृष्ट या अनिष्ट पुदगलोंको द्वव्यमन ग्रहण करता चलता है। 
मनरूपमें परिणत हुए अविष्ट पुदूगलोंसे शरीरकी हानि होती है और मन- 
झूपमें परिणत इष्ट पुद्गलोंसे शरीरकों छाभ पहुँचता है। इस प्रकार शरीरपर 
मनका प्रभाव सिद्ध होता है । 


यह ध्यातव्य है कि मनका शारीरिक ज्ञानतन्तुके केन्द्रोंके साथ निमित्त- 
मैमित्तिक-सम्बन्ध है । जबतक ज्ञानतन्तु प्रौढ़ नहीं होते, तबतक पूरा बौद्धिक 
विकास नहीं होता है। वस्तुओंकी ज्ञानप्राप्तिके लिए मत और शरीर इन 
दोनोंका प्रौढ़ होना आवश्यक है । 

संक्षेपमें ज्ञानोत्यत्तिके प्रमुख दो सावन हैं:--(१) इन्द्रिय और (२) मन । 
सन्निकर्ष-विचार 

अथंका ज्ञान करानेमें इन्द्रिय और पदार्थका सन्निकर्ष कारण नहीं है । जो 
ज्ञानोत्पत्तिकी यह प्रक्रिया मानते हें कि आत्मा मनसे सम्बन्ध करती है, मन 
इन्द्रियसे और इन्द्रिय अथथंसे, वह समीचीन नहीं है । यत: वस्तुका ज्ञान करनेमें 
सम्निकर्ष साधक्रतम नहीं है | जिसके होनेपर ज्ञान हो और नहीं होनेपर न हो, 
वह उसमें साधकतम माला जाता है, पर सन्निकर्पमें यह बात घटित नहीं 
होती । कहीं-कहीं सन्निकर्षके होनेपर भी ज्ञान नहीं होता । घटकी तस्ह 
अकाश आदिके साथ चक्षका संयोग रहता है, फिर भी आकाशका ज्ञान 
नहीं होता । अतः जो जहाँ बिना किसी व्यवधानके कार्य करता है, वही वहाँ 
साधकत्तम होता है। यथा-घरमें स्थित पदार्थोकों प्रकाशित्त करनेमें दौपक | 
ज्ञान हो एक ऐसा हेतु है, जा बिना किसी व्यवधानके अपने विषयकों जानता 
है। अत्तः ज्ञानोत्यसम क्षयोपशमजस्य शक्ति हो कारण है, सन्निकर्ष नहीं । 

यथार्थत: ज्ञाताकी भर्थकों ग्रहण कर सकनेकी शक्ति या योग्यत्ता ही 
वस्तुका ज्ञान करानेमें साधकतम है और यह योग्यता 'स्व' ओर “अर्थ' को 
ग्रहण करनेकी शक्तिका नाम है। ज्ञानकी उत्पत्ति तभी होती है, जब ज्ञातामें 
उस जर्थकों ग्रहण करनेकी शाक्ति रहती है। अत्तएव शक्तिरूप थोग्यत्ता 
ज्ञानोत्पत्तिमें साधकतम है और ज्ञान 'स्व' तथा अर्थ! की परिच्छित्ति करानेमें 
साधकत्तम है । ह 

यह मान्यता भी सदोष है क्रि इन्द्रिय जिस पदार्थसे सम्बन्ध नहीं करती, 
उसे नहीं जानती, क्योंकि वह कारक है, यथा बढ़ईका वूला छकड़ीसे दूर 
रहकर अपना काम नहीं करता । सभी जानते हैं कि स्पर्शन इन्द्रिय पदार्थको 
छुकर ही जानती है, विना स्पर्श किये नहीं | यह सिद्धान्त समस्त इन्द्रियोके 


४१८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


् 


विषयमें भी चरितार्थ है। पर विचार करनेसे ज्ञात होता है कि रूपादि गुण 
अमूर्त होनेसे इन्द्रियोंके साथ उनका सन्निकर्ष संभव नहीं है। यतः चक्ष इन्द्रिय 
पदार्थका स्पर्श किये बिना भी रूपको ग्रहण कर लेती है । 
चक्षका प्राप्यकारित्व-विसहां 

इन्द्रियोंमें चक्षु और मन अप्राप्यकारी हैं। अर्थात्‌ ये पदार्थोंको प्राप्त किये 
बिना ही दूरसे हो ज्ञात प्राप्त कर लेते हैं। स्पर्शन, रसना और कश्राण ये त्तीन 
इन्द्रियाँ पदार्थोसे सम्बद्ध होकर उन्हें जानती हैं। कान शब्दको स्पृष्ट होनेपर 
सुनता है। स्पर्शनादि इन्द्रियाँ पदार्थोके सम्बन्धकालमें उनसे स्पष्ट और बढ्ध 
होती हैं | यहाँ बद्धका अर्थ इन्द्रियोंकी अल्पकालिक विकारपरिणति है। उदा- 
हेरणके लिये कहा जा सकता है कि अत्यन्त शीत जलमें हाथके डुबानेपर कुछ 
समय पश्चात्‌ हाथ ऐसा ठिठुर जाता है कि उससे दूसरा स्पर्श शीघ्र गुहीत्त नहीं 
होता । इसी प्रकार किसी तीक्ष्ण पदार्थके खा लेनेपर र्सना भी विक्ृत हो 
जाती है, पर श्रवणसे किसी भी प्रकारके शब्द सुननेपर ऐसा कोई विकार 
प्राप्त नहीं होता | 

चक्ष इन्द्रियको कुछ विचारक प्राप्यकारी मानते हैं। उनका अभिमत है 
कि चक्षु तेजस पदार्थ है। अत: उसमेंसे किरण निकलकर पदार्थंसि सम्बन्ध 
करती हैं और तब चक्षुके द्वारा पदार्थंका ज्ञान होता है। चक्ष्‌ पदार्थंके रूप, 
रस, गंध आदि गुणोमेंस केवल रूपको ही प्रकाशित करती है। भत्तः चक्षु 
तेजस है। मन व्यापक्त आत्मासे संयुक्त होता है और आत्मा जगतके समस्त 
पदार्थोसे संयुक्त है । अत: मन क्रिसी भी बाह्य वस्तुकों संयुक्‍तसंयोग आदि 
सम्बन्धोंस जानता है | मन अपने सुखका साक्षात्कार रांयुक्तसमवाय सम्बन्धसे 
करता है। मत आत्मासे संयुक्त है और आत्मामें सुखका समवाय है | अतः 
चक्षु और मन दोचों प्राप्यकारी हैं । 

उपयुक्त तक॑ विचार करनेपर सदोष प्रतीत होता है। यदि चक्षु पदार्थका 
स्पर्श कर पदार्थकों जानती होती, तो आँखमें लगे हुए अंजनको भी जान लेती | 
किन्तु दर्पणमें देखे बिना अंजनका ज्ञान नहीं होता । अत्त: वह अप्राप्यकार! है। 
चक्षुको प्राप्यकारी सिद्ध करनेके लिये जो यह कहा जाता है कि चलक्षु ढकी हुई 
बस्तुको नहीं देख सकती, अतः प्राप्यकारी है, यह कथन भी उचित नहीं है | 
काँच, अश्रक और स्फटिकसे ढके हुए पदार्थोको भी चक्षु देख लेती है। चुम्बक 
दूरसे ही लोहेकों खोंच लेता है, फिर भी वह किसी चोजसे आच्छादित हुए 
 लोहेको नहीं खींच पाता है । अतएव जो ढकी हुई वस्तुको ग्रहण न कर सके, 
वह प्राप्यकारों है, ऐसा नियम बनाना सदोष है | 


तो्थंकर महाथीर ओरउनकी देशना : ४१९ 


चक्षुकों तेजोद्रव्य मानना भी प्रत्तीतिविरुद्ध है। यत्त: तेजोद्रव्य स्वततन्त्र 
द्रष्य नहीं है । दूसरी बात यह है. कि तेजोद्रव्यमें उष्ण स्पर्श और भास्वर रूप 
अवध्य पाये जाते हैं। पर चक्षुमें उष्ण स्पर्श और भास्वर रूप नहीं हैं। ऐसा 
तेजो द्रव्य तो सम्भव है, जिसमें उष्ण स्पर्श प्रकट नहीं रहता, किन्तु भास्वर 
रूप रहता है; जेसे दीपककी प्रभा । और ऐसा भी तेजस द्रव्य देखा जाता है, 
जिसमें उष्ण स्पर्श रहता है, किन्तु भास्वरता नहीं रहती, यथा गर्म जल । किन्तु 
ऐसा तैजस द्रव्य नहीं देखा जाता है, जिसमें रूप और स्पर्श दोनों ही प्रकट न 
हो। अत्तएव चक्षुको न तो तैजस द्रव्य ही माना जा सकता है और न उससे 
निकलनेवाली किरणोंकी ही कल्पना की जा सकती है| नक्‍तंचर--मा बरिका 
उदाहरण भी दोषपूर्ण है। यतः मार्जारकी आँखोंमें किरणें होनेसे समस्त 
प्राणियोंकी आँखोंमें किरणें रहनेका नियम नहीं बनाया जा सकता है । 

चक्षुको प्राप्यकारी माननेपर पदार्थमें दूर और निकट व्यवहार सम्भव नहीं 
है। इसी प्रकार संशय और विपर्यय ज्ञान भी उत्पन्न नहीं हो सकेंगे । वस्तुलः 
आँख एक केमरा है, जिममें पदार्थोकी किरणें प्रतिविम्बित होती हैं । किरणोके 
प्रतिबिम्ब पड़नेसे ज्ञानतन्तु उद्बुद्ध होते हैं और चक्षु उन पदार्थोकों देख 
लेती है। चक्षुमें पड़े हुए प्रतिबिम्बका कार्य केवल चेतनाको उद्वुद्ध करना है। 
अतएव चेतन्य मनको प्रेरणासे चक्षु योग्य देशमें स्थित पदार्थों ही जानती 
है, अपनेमें पड़े हुए प्रतिबिम्बको नहीं । पदार्थोंके प्रतिबिम्ब पड़नेकी क्रिया 
केवल स्विचको दबानेकी क्रियाके तुल्य है। अतः चक्षु अप्राप्यकारी है। यह 
अपने प्रदेशोंमें स्थित रहकर मनोयोगकी सहायत्तासे पदार्थों के हूपका अवलोकन 
करती है । चक्षुको प्राप्यकारी मानना अनुभव और तर्क दोनोंके विरुद्ध है। 


ध्रोश्नका अप्राप्पकारित्व-विसशं 


कतिपय दाशंनिक चक्षुके समान श्रोत्रको भी अप्राप्यकारी मानते हैं । 
उनका अभिमत है कि शब्द भो दूरसे हो सुना जाता है। यदि श्रोत्र प्राप्यकारी 
होता, तो शब्दमें दूर और निकट व्यवहार सम्भव तहीं होना चाहिये था। 
किन्तु जब हम कानमें घुसे हुए मच्छरके शब्दको सुन लेते हैं, तो उसे अध्राप्य- 
कारी कैसे कहा जा सकता है ? प्राप्यकारी प्राण इन्द्रियके विषयभूत गन्धमें भी 
कमलकी गन्ध दूर है, मालतीकी गन्ध पास है, इत्यादि व्यवहार देखा जाता 
है। यदि चक्षुके समान श्रोत्र भी अप्राप्यकारी होता, तो जैसे रूपमें दिशा और 
देशका संशय नहीं रहत्ता, उसी प्रकार शब्दमें भा नहीं होना चाहिये था । किन्तु 
शब्दमें यह किस दिशासे आया है, इस प्रकार का संशय देखा जाता है। अतः 


४२० : तीकर्थर महावीर और उतकी आचार्य-परम्परा 


श्रोत्र प्राप्फकारी हे। जब शब्द वातावरणमें उत्पन्न होता हे, तो कानके 
भोत्तर पहुँचता है, तब सुनायी पड़ता हे । 

बस्तुतः भोज स्पृष्ट शब्दको सुनता हे, अस्पृष्ट शब्दको भी सुनता हे । नेत्र 
अस्पृष्ट रूपको भी देखता है । प्राण, रसना और स्पर्शन इन्द्रियाँ क्रमद: स्पृष्ट 
और अस्पृष्ट गन्ध, रस और स्पर्शको जानतो हैं ।* 
ज्ञानके भेद 

सामान्यतः ज्ञानके दो भेद हैं:--(१) सम्यग्ज्ञान और (२) कुज्ञान | ज्ञान 
आत्माका विष्षेष गुण है, यह आत्मासे पृथक उपलब्ध नहीं होता | जिस ज्ञान 
द्वारा प्रतिभासित पदार्थ यथाथं रूपमें उपलब्ध हो, उसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं । 
चस्तुतः जिस-जिस रूपमें जोवादि पदार्थ अवस्थित हैं, उस-उस रूपमें उनको 
जानना सम्यग्जान है। सम्यकपदसे संशय, विपयेय, अनध्यवसायकी निराक्ृत्ति 
हो जाती है। यत्त: ये ज्ञान सम्यक्‌ नहीं हैं। सम्यग्जञानका संबंध आत्मोत्थानके 
साथ है | जिस ज्ञानका उपयोग आत्म-विकासके लिये किया जाता है और जो पर- 
पदार्थोसे पृथक कर आत्माका बोध कराता है, वह सम्यग्शान है । सम्यग्लञानके 
पाँच भेद हैं:-- 

(१) मतिज्ञान--इन्द्रिय और मनके द्वारा यथायोग्य पदार्थोको जाननेबाला । 

(२) श्रुतज्ञान--श्रुतज्ञानाव रणकमंके क्षयोपशम होनेपर, मन एवं इन्द्रियोंके 
हारा अधिगम । 

(३) अवधिज्ञान--परिमित रूपी पदार्थकों इन्द्रियोंकी सहायताके बिना 
जाननेवाला । 

(४) मनःपर्यंयज्ञान--परके मनमें स्थित पदार्थोकों जाननेवाला | 

(५) केवलज्ञान--समस्त पदार्थोको अवगत्त करनेवाला ज्ञान । 

कुज्ञान तोन हैः--(१) कुमति, (२) कुश्रुत और (३) कुअवधि । 
ज्ञान और प्रसाण-विमशं 

यथाथ ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान और प्रमाणम व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है। 
शान व्यापक है और प्रमाण व्याप्य। ज्ञान यथार्थ भौर अयथधार्थ दोनों प्रकारका 
होता है । सम्यक्‌ निर्णायक ज्ञन यथार्थ होता है। संशय, विपरयय और अनध्य- 
बसाय आदि अयथार्थ ज्ञान हैं। अतएब ये प्रमाणभूत्त नहीं हैं । 





१. पुद्ठ सुणेदि सहूं अपुदद चेव पस्सदे रूअं । 
गंध रसं ञ्ञ॒ फासं पुट्ुुमपुद्दु वियाणादि ॥ 
--सर्वार्थस्रद्धि १-१९ उद्धृत. 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशता : ४२१ 


प्रमाका करण प्रमाण है और जो वस्तु जैसी है, उसको उसी रूपमें जानना 
प्रमा है। करणका अर्थ साधकतम है। एक अर्थकी सिद्धिमें अनेक सहयोगी 
होते हैं, किन्तु सभी करण नहीं कहलाते हैं । फलकी सिद्धिमें जिसका व्यापार 
अव्यवहित होता हैं, वही करण कहलाता है।यथा--लिखनेमें कलम और हाथ 
दोनों चलते हैं, किन्तु करण कलम ही कहलाती है, हाथ नहीं। क्योंकि लिखने- 
का निकटतम सम्बन्ध लेखनीसे है। हाथका सम्बन्ध निकटतम नहीं है । 
व्याकरणको भाषा में हाथफो साधक और लेखनीको साधकतम कहा जा सकता है । 

प्रमाणके इस लक्षणमें सामान्यतः कोई विप्रतिर्षात्त नहीं है । विप्रतिपत्ति- 
का विषय तो केवल 'करण' शब्द है। अन्य दर्शनोंमें करणको मान्यत्ता विभिन्न 
प्रकार है । बौद्धर्शन सारूप्प और योग्यताकों करण मानत्ता है, तो नेयायिक 
दर्शन सब्निकर्ष और ज्ञानकों । पर यथार्थमें ज्ञान ही करण है । वस्तुके जानने- 
रूप व्यापा रके साथ उसका निकटका सम्बन्ध है। 


ज्ञान या अधिगमके साधनोंमें प्रमाण और लयकी गणना है । प्रमाण समग्र 
वस्तुको अखण्डरूपस ग्रहण करता है और नय खण्डरूपसे | प्रमारूप क्रिया 
चेतन है। भत्त: उसमें साधकत्तम उसीका गुण ज्ञान ही हो सकता है। 

यह निविवाद सत्य है कि जाननेरूप क्रिमाका अव्यवहित करण ज्ञान 
हो है। अतएव ५तीतिका करण चेतनरूप ज्ञान ही हो सकता है, अन्य जडादि 
पदार्थ नहीं । जिस प्रकार अन्धका रकी निवृत्तिमं दीपक ही साधकतम है, तेल- 
बत्ती और दीया आदि नहीं। उसी प्रकार जाननेरूप क्रियामें साधकतम 
जात है, ज्ञातकी उत्पादक सामग्री अवश्य इन्द्रिय और मन आदि हैं। 

शञानका सामान्य धर्म है अपने स्वरूपको जानते हुए पर-पदार्थंको जानना | 
ज्ञान अवस्थाविशेषमे 'पर' को जाने या न जाने, पर अपने स्वरूपको त्तो 
वह अवश्य जानता है। ज्ञान प्रमाण हो, संशय हो, विपर्यय हो या अनध्य- 
चसाय हो, वह बाह्य अर्थमें विसंवादी हानेपर भी 'स्व' स्वरूपकों अवश्य 
जानता हैं ओर स्व” स्वरूपके सम्बन्धमें अविसंवादी होता है। यदि ज्ञानको 
स्व स्वष्ठपका ज्ञाता न माता जाय, तो वह पर' अर्थका बोघक भी नहीं हो 
सकता है। जो ज्ञान अपने स्वरूपका प्रतिभास करनेमें असमर्थ है, वह परका 
अवबोधक कंसे हा। सकता है? 'स्व' स्वरूपकी दृश्सि तो सभी ज्ञान प्रमाण हैं। 
प्रमाणता और अप्रमाणताका विभाग बाह्म अर्थकी प्राप्ति और अप्राप्तिस सम्बद्ध 
है। स्वरूपको दृष्टिस तो कोई ज्ञान न प्रमाण है और न प्रमाणाभास | 
प्रमाणस्वरूपका विकास 

प्रमाणके स्वरूपका विकास निरन्तर होता रहा है । आरम्भमें आत्मज्ञानको 


४२२: तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्रमाण माना जाता था। पश्चात्‌ स्व-परावभासी" ज्ञानको प्रमाण कहा जाने 
लगा। वस्तुतः स्वपरावभासी एवं बाधारहित ज्ञान प्रमाण है। इस लक्षणमें 
व्यवसायात्मक, अनधिगतार्थक और अविसंबादी पदोंका जोड़ना भी आवश्यक 
है। जो ज्ञान अनधिगत अर्थको जानते हुए विसंवादसे रहित निश्चयात्मक स्व- 
पराबभासो होता है, वह प्रमाण है । 


ज्ञान मात्र प्रमाण नहीं है, किन्तु जो तत्त्व-निर्णय करानेमें साधकतम ज्ञान 
हैं, वही प्रमाण है। जो पदार्थथा निश्चय करानेवाला ज्ञान है, वह प्रमाणभूत्त 
है। ज्ञानकी प्रमाणतामें कोई अन्य कारण नहीं होता | किन्तु जो अर्थंको 
सम्यक्‌ निश्चयात्मक रूपसे जानता है, वह ज्ञान प्रमाण है। निष्कर्ष रूपमें 'स्व' 
और “पर' को निशचयात्मकरूपसे ग्रहण करनेवाला ज्ञान प्रमाण है। 

प्रमाणकी सामान्य ब्युत्यत्ति है--'प्रमीयते येन तत्‌ प्रमाणम्‌'--अर्थात्‌ जिसके 
द्वारा पदार्थोका ज्ञान हों, उस द्वारका नाम प्रमाण है। प्रमाणभूत ज्ञान हो 
उपादेय है, क्योंकि इसीके द्वारा अज्ञानकी निवृत्ति, इष्ट वस्तुका ग्रहण और 
अनिष्ट बस्तुका त्याग होता है । 
प्रामाण्य-विचार 


प्रमाण जिस पदार्थकों जिस रूपमें जानता है, उसका उसी रूपमें प्राप्त 
होना, अर्थात्‌ प्रतिभात विषयका अव्यभिचारो होना प्रामाण्य कहलाता है। 
यह प्रमाणका धर्म है। इसकी उत्पत्ति उन्हीं कारणोंसे होती है, जिन कारणोंसे 
प्रमाण ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रामाण्य हो या अप्रामाण्य, उनकी उत्पत्ति परत: 
ही मानी जाती है । 

प्रमाणकी ज्ञप्ति अभ्यासदशामें स्वत: और अनभ्यासदशामें परत: होतो 
है । जिन स्थानोंका हमें परिचय है, उन स्वथानोंमें रहनेवाले जलाशयादिका 
ज्ञान अपने आप अपनी प्रमाणता या अप्रमाणताको प्रकट कर देता है, किन्तु 
अर्पारचित स्थानोंमे होनेवाल जलज्ञानकी अभ्रमाणता या प्रमाणताका ज्ञान 
पनिहारियोंका पाती भरकर लाना, मेढकोंका टर्राना या कमलकी गन्धका 
आना आंद जलके अविनाभावी लक्षणोंका ज्ञान परत्त:--प्रमाणभूत्त ज्ञानोंसे ही 
होता है । 

प्रमाणके प्रामाण्यकी उर्त्पत्ति परत: ही होगी*। जिन कारणोंसे प्रमाण 


स्वपरावभासक यथा प्रमाणं भूवि बुद्धि लक्षणम्‌ ।--बृ० स्व० ६३. 

२. प्रामाष्यमुत्पत्ती परत एवं, विशिष्टकारणप्रभवत्वाद्विशिष्टकार्यस्येति ।०* 
ननृत्पत्ती विज्ञानकारणातिरिक्तकारणान्तरसब्यपेक्ष ववमसिद्ध प्रामाण्यस्थ, 
तदितरस्पेवाभावात्‌ | “-प्रेमयरत्तमाला १५१३, १० ३०-३१. 


न 


तीथकर महाबीर और उनको देशना : ४२३ 


था अप्रमाणज्ञान उत्पन्त होगा, उन कारणोंसे उनकी प्रमाण्ता और शअप्रमाणता 
उत्पन्त होती है । प्रमाण और प्रमाणताकी उत्पत्तिमें समयभेद नहीं है। ज्ञानको 
उत्पन्न करनेवाले जो कारण हैं, उनसे भिन्‍न कारणोसे प्रमाणता उत्पन्न होती 
है। यतः प्रमाण और प्रामाण्यकी उत्पत्तिमें दीपक और प्रकाशके समान, 
समयभेद नहीं है । 
अप्ति और प्रवृत्ति अभ्यासदशामें स्वत: और अनभ्यासदशामें परत: सिद्ध 
होती हैं" । परिचित अवस्थाको अभ्यासदशा और अपरिचित अवस्थाको 
अनभ्यास दशा कहां जाता है। अपने गाँवके जलाशय, नदी, बावड़ी आदि 
परिचित हैं, अत: उनकी ओर जानेपर जो जलज्ञान उत्पन्न होता है, उसको 
प्रमाणता स्वतः होती है । पर अन्य अपरिचितत ग्रामादिकमें जानेपर 'यहाँ 
जल होना चाहिए', इस प्रकार जो जलज्ञान उत्पन्न होगा, वह शीतल वायुके 
स्पशंसे, कमलोंकोी सुगंविसे, या जल भरकर आते हुए व्यक्तियोंके देखने आदि 
पर-निमित्तोंसे ही होगा। अत: उस जलज्ञानकी प्रमाणता अनभ्यासदशामें परत: 
मानी जायगी। उत्पत्तिमें परत: प्रमाणता कहनेका तात्पयं यह है कि अन्तरंग- 
कारण ज्ञानावरणकमका क्षयोपश्म होनेपर भी बराह्यकारण इन्द्रियादिकके 
निर्दोष होने१र ही नवीन प्रमाणतारूप कार्य उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं | 
अत्तएव उर्षत्तिमें परत: प्रमाणता स्वीकार की गयी है । 
प्रमाणके भेद 
प्रमाणके दो भेद हेः-- (१) प्रत्यक्ष और (२) परोक्ष | आगमिक परिभाषा 
आत्ममात्र सापेक्ष ज्ञानको प्रत्यक्ष और जिन ज्ञानोंमें इन्द्रिय, मन और प्रकाश 
आदि पर-साधनोंकी अपेक्षा होती है, वे परोक्ष हैं ।* जित्तने परनिमित्तक परिण- 
मन हैं, वे सब व्यवहा रमूलक हैं । जो मात्र स्वजन्य हैं, वे ही परमार्थ हैं और 
निशचयके विषय हैं । 
प्रत्यक्ष शब्दमें 'अक्ष! विचारणीय है। अक्षका अर्थ आत्मा है। बताया है 
कि अक्ष, व्याप्‌ और ज्ञा ये धातुएँ एकार्थंक हैं । अत्त: अक्षका अर्थ आत्मा होता 
है। इस प्रकार क्षयोपशमवाले या आवरणरहित्त केवल आत्माके प्रति जो नियत 
है अर्थात्‌ जो ज्ञान बाह्य इन्द्रिय आदिकी अपेक्षास न होकर केवल क्षयोपशम- 
वाले या आवरण रहित आत्मासे होत्ता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। 
१. विषयपरिच्छित्तिलक्षणे प्रवृत्तिलक्षण वा स्वकार्य अभ्यासेतरदशापेक्षया क्वचित्‌ स्वतः 
परतश्चेति निशचीयते । --प्रमेयरत्नमाला ११३, पृ० ३१. 
२. ज॑ं परदो विण्णाणं तं तु परोक्ख ज्वि भणिदमट्ु सु । 


जदि केवलेण णादं हबदि हि जीवेण पर्चक्खं || 
“-अ्रबचनसार गाया ५८. 


४२४ : तींकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इन्द्रियोंके निमित्तसे होनेवाला ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं माना जाता है; क्‍योंकि इस 
प्रकारके ज्ञानसे आत्मामें सवेज्ञता नहीं आ सकती है। अत्तएव अतीन्द्रिय ज्ञान 
परनिरपेक्ष होनेके कारण प्रत्यक्ष है। जा ज्ञान सर्वथा स्वावलूम्बी है, जिसमें 
बाह्य साधनोंकी आवश्यकता नहीं है, वह प्रत्यक्ष है और जिसमें इन्द्रिय, मन, 
आलोक आदिकी आवश्यकता रहती है, वह परोक्ष है ।* 


तकंकी दृष्टिसे निर्मेल और स्पष्ट ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा जा सकता है। 
इसका अनुमान यों कर सकते हैं कि प्रत्यक्षविषयक ज्ञान-विशदरूप है; क्‍योंकि 
वह प्रत्यक्ष है। जो विशदज्ञानात्मक नहीं, वह प्रत्यक्ष नहीं, यथा परोक्ष ज्ञान । 
यहाँ विशद या निर्मेलका अर्थ दूसरे ज्ञानके व्यवधानसे रहित और विशेषतासे 
होनेवाला प्रतिभास है अर्थात्‌ अन्य ज्ञानके व्यवधानसे रहित निर्मल, स्पष्ट और 
विशिष्ट ज्ञान वेशय कहलाता है । प्रत्यक्षके दो भेद हैं:--१. सांव्यवहारिक और 
२. पारमाथिक । 


पाँच ज्ञानोंमेंसे इन्द्रिय और अनिन्द्रियकी अपेक्षा मति और श्रुतज्ञानको 
परोक्ष कहा जाता है । अवधि, मन:पर्यय एवं केवलज्ञानको प्रत्यक्ष माना जाता 
है | तक॑की दृष्टिसे इन्द्रिय और मनके निमित्तसे उत्पन्न आंशिक विशद ज्ञान भी 
प्रत्यक्ष है। अत्तएव लोक-व्यवहा रका निर्वाह करनेके हेतु सांव्यवहारिक प्रत्यक्षकी 
भी कल्पना की गई है। संक्षेपमें प्रमाणके भेद मूलतः प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो 
हैं और प्रत्यक्षके सांव्यवहारिक और पारमार्थिक ये दो भेद हैं | परोक्ष प्रमाणके 
स्मृत्ति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आमगम ये पाँच भेद किये गये हैं । 

प्रमाण 





सांव्यवहारिक पारमाथिक 


० | | | ॥ 8 | 
अवग्रह ईहा अवाय धारणा अवधि मनःपर्येय' केवल 


22 बे] बे 50 2 का. 
स्मृति, प्रत्यक्षज्ान तक अनुमान, आगम 
१, अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्मा | तमेव प्राप्तक्षयोपष्चमं प्रक्षीणावरण वा 


नियत प्रत्यक्षम्‌ ! --सर्वार्थसिद्धि ११२, 





तीरथंकर महावीर और उनकी देशना : ४२५ 


प्रत्यक्ष-परोक्षप्रमाण : सामान्य निरूपण 

पुरातन मान्यतामें मतिज्ञान और श्रृत्तज्ञानको परोक्ष एवं स्मृत्ति, संज्ञा, 
चिन्ता और अभिनिबोधको मतिज्ञानका पर्याय कहा गया है। अत्तएव आगमकी 
शब्दावकीमें सामान्यरूपसे स्मृति, संज्ञा--प्रत्यभिज्ञन, चिन्ता--तके, अभिति- 
बोध--अनुमान और श्रुत--आगमको परोक्ष माननेका विधान है | इन्द्रिय और 
मनसे उत्पत्त होनेवाला प्रत्यक्ष - केवल मतिज्ञानकों परोक्ष माननेमें छोकविरोध 
आता है, क्‍योंकि इन्द्रियोंके द्वारा भी वस्तुओंका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। अतः 
इन्द्रिय और मनसे गृहीत होनेबाले पदार्थोके ज्ञानको परोक्ष किस प्रकार कहा 
जाय ? इस समस्याके समाधानहेतु म॒त्ति, स्मृत्ति, चिन्ता आदि ज्ञानोंको शब्द- 
योजनाके पहले सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और शब्द-योजनाके पश्चात्त उन्हीं ज्ञानों- 
को श्रुत माना जा सकता है । इस प्रकार मतिज्ञानको परोक्षकी सीमामें सम्मि- 
लित करनेपर भी उसके एक अंशको सांब्यवहारिक प्रत्यक्ष माना जा सकता 
है | जो ज्ञान अपनी उत्पत्तिमें किसी दूसरे ज्ञानकी अपेक्षा रखता हो, अर्थात्‌ 
जिसमें ज्ञानान्तरका व्यवधान हो, वह ज्ञान अविशद है। पाँच इन्द्रिय और 
मनके व्यापारसे उत्पन्न होनेवाले इन्द्रियप्रत्यक्ष और अनिन्द्रियप्रत्यक्ष अन्य 
किसी ज्ञानान्तरकी अपेक्षा नहीं रखनेके कारण अशत्त: विशद होनेसे प्रत्यक्ष हैं | 
जब कि स्मरण अपनी उत्पत्तिमें पूर्वानुभवकी; प्रत्यभिज्ञात अपनी उत्पत्तिमें 
स्मरण और प्रत्यक्षकी; तक अपनी उत्पत्तिमें स्मरण, प्रत्यक्ष और प्रत्यभिज्ञानकी; 
अनुमान अपनी उतत्तिमें लिज्भदर्शन और व्याप्तिस्मरणकी तथा श्रुतज्ञान अपनी 
उत्पत्तिमें शब्द-अश्रवण और सकेत-स्मरणकी अपेक्षा रखते हैं। अतएव स्मरण, 
प्रत्यभिज्ञान, तक, अनुमान और आगम ये ज्ञान ज्ञानान्तर सापेक्ष होनेके कारण 
अविशद कर्थात्‌ परोक्ष हैं । 


मतिज्ञानके भेद ईहा, भवाय और धारणा ज्ञान अपनी उत्तत्तिमं पृव॑-पुर्वकी 
प्रतीतिकी अपेक्षा तो रखते हैं, पर नवीन-नवीन इन्द्रियव्यापारस उत्पन्न होते 
हैं और एक ही 'पदार्थंकी विशष अवस्थाओंकोी ग्रहण करते है। अत: किसा 
भिन्‍नविषयक ज्ञानस व्यवहित नहीं होनेके कारण सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष ही 
हैं। एक ही ज्ञान भिन्‍न-भिन्‍न इन्द्रिय-व्यापारोंस अवग्रह आदि अतिशयोंको 
प्राप्त करता हुआ भनुभवमें आता है। अतः ज्ञानान्तरका व्यवधान नहीं 
आने पाता | 

यहाँ निश्चयात्मक सविकब्पज्ञान ही प्रमाणरूपमें मान्य है और विशद््ञान 
प्रत्यक्षकोटिके अन्तर्गत है। विशदता और निश्चयपना सविकल्पकज्ञानका धर्मं है 
और वह ज्ञानावरणके क्षयोपशमके अनुसार उसमें पाया जात्ता है। वस्तुत्तः 


' ४२६ : तौथंकर महावीर और उनकी आवचार्य-प्रम्परा 


अनुमानादिकसे अधिक नियत देश; काल और आकार रूपमें प्रचुरतर विशेषोंके 
प्रतिभासनको वेशद्य माना है। दूसरे शब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि जिस 
ज्ञानमें किसी अन्य ज्ञानकी सहायता अपेक्षित न हो, वह ज्ञान विशद है। जिस 
प्रकार अनुमान आदि ज्ञान अपनी उत्पत्तिमें हेतु, व्याप्ति-स्मरण आदिको अपेक्षा 
रखते हैं, उसो प्रकार प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्तिमें अन्य किसी ज्ञानको आवश्यकत्ता 
नहीं रखते ।* 

सारांश यह है कि जिस ज्ञानमें अन्य किसीका व्यवधान नहीं है, वह प्रत्यक्ष 
है ओर जिसमें अन्यका व्यवधान पाया जाता है उसे परोक्ष कहा जाता है । 
इन्द्रिय और मनोजन्य ज्ञानको संव्यवहार प्रत्यक्ष माना है। लोकव्यवहा रमें इसे 
प्रत्यक्ष कहा भी गया है। यों तो आध्यात्मिक दृष्टिसे ये ज्ञान परोक्ष ही हैं। 
मतिज्ञानके मत्ति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोध इन पर्यायोंका निर्देश 
मिलता है। इनमें मति इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान है। इसकी 
उत्पत्तिमें ज्ञानान्‍्तरकी आवश्यकता नहीं होत्ती, पर स्मृत्ति, संगा, चिन्ता आदि 
ज्ञानोंमें पूर्वानुभव, स्मरण, प्रत्यक्ष, लिज्भदर्शन एवं व्याप्ति-स्मरण आदि ज्ञाना- 
न्तरोंकी अपेक्षा रहतो है। इसी कारण इन्हें परोक्ष कहा जाता है। लोकमें 
प्रसिद्ध इन्द्रियप्रत्यक्ष और मानसप्रत्यक्षका अन्तर्भाव सांव्यवहारिक प्रत्यक्षमें 
किया जा सकता है । 


सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष 


ज्ञान आत्मामें समाहित्त रहता है और आत्मापर कमंका आवरण पढ़ा 
रहता है, जिससे ज्ञानका स्पष्ट आभास नहीं होता । कमंका आवरण जितने 
अंशमें हटता जाता है, उतने ही अंशमें ज्ञानका प्रादुर्भाव होता जाता है। यों 
तो आत्माका समस्त ज्ञान कभी भी आवृत नहीं होता । यततः ज्ञानके अभावमें 
आत्माका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो पाता । अतएवं आवरणके क्षयोपशमानुसार 
ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । 

सांव्यवहारिक प्रत्यक्षेक भी दो भेद माने जा सकते हैं:--१. इच्द्रिय 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और २. अनिन्द्रियसाव्यवहारिक प्रत्यक्ष । अनिन्द्रियप्रत्यक्ष 
केवल मनसे उत्पन्न होता है, पर इन्द्रियप्रत्यक्षमें इन्द्रियोंके साथ मन भी 
कारण रहता है। इन्द्रियसांव्यवह्ारिक प्रत्यक्षकों चार भागोंमें विभाजित 
किया जा सकता है:--१. अवग्रह, “२. ईहा, ३. अवाय और ४धारणा। 


१, अनुमानाथतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम्‌ । 
तद्‌ वैशद्य' मतं बुद्धेरवैश्यमत: परम्‌ ॥। -“लघीयस्त्रय, कारिका ४. 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ४२७ 


अवग्नमहके पर्यायवाची ग्रह, ग्रहण, अवलोकन, अवधारण आदि हैं। कहा जाता 
है कि इन्द्रिय विषयको ग्रहण करनेके लिए जेसे ही प्रवृत्त होत्ती है, वेसे ही स्व-प्रत्यय 
होता है, जिसे दर्शन कहते हैं और तदनन्‍्तर विषयका ग्रहण होता है, जो अबग्रह 
कहलाता है | यथा--'यह मनुष्य है' यह ज्ञान होना अवग्रह है | यह ज्ञान इतना 
क्षणिक और निबंल है' कि इसके पश्चात्‌ संशय उत्पन्न हो सकता है। अत्तएव 
संशयापन्न अवस्थाको दूर करनेके लिए या विगत ज्ञानको व्यवस्थित करनेके 
लिए जो ईहन--विचा रणा या गवेषणा होती है, वह ईहा ज्ञान है। 'मेंने जो देखा 
है वह मनुष्य ही होना चाहिए' ऐसा ज्ञान ईहा है। ईहाकें होनेपर भी जाना 
हुआ पदार्थ मनुष्य ही है ऐसा अवधान अर्थात्‌ निर्णयका होना अवाय है। जाने 
हुए पदार्थंको कालान्तरमें भी नहीं भूलनेकी योग्यत्ताका उत्पन्न हो जाना ही 
धारणा है | यह धारणा ही स्मृत्ति आदि ज्ञानोंकी जननी है। 

अवग्रहके दो भेद हैं:--१. व्यंजनावग्रह और २. अर्थाबग्रह । शब्दादि 
अर्थ अव्यक्त होते हैं, वे व्यव्जन कहलाते हैं। चक्षु और मनका विषय अव्यक्त 
नहीं होता । शेष चार इन्द्रियोंके विषय व्यक्त या अव्यक्त दोनों प्रकारके हो 
सकते हैं। चक्षु और मत्त अप्राप्यकारी हैं और शेष चार इन्द्रियाँ प्राप्यकारी 
और अप्राप्यकारी दोनों प्रकारको हैं। अप्राप्त विषयको ग्रहण करता अर्थावग्रह्‌ 
है और प्राप्त अर्थके प्रथम ग्रहणको व्यब्जनावग्रह कहा जाता है। जिस 
प्रकार मिट्टीके नूतन कोरे घड़ेपर पानीकी दो चार बूंद डालनेपर वह गीला 
नहीं होता, किन्तु पुनः-पुनः सिज्चन करनेपर वह अवश्य ही गीला हा जाता 
है। इसी प्रकार जबतक स्पर्शन, रसना, प्राण और श्रोत्र इन्द्रियका विषय 
स्पृष्ट होकर भी अव्यक्त रहता है, तबतक उसका व्यञ्जनावग्रह ही होता 
है, किन्तु उसके व्यक्त होनेपर अर्थावग्रह ही होता है। संक्षेपततः व्यक्तका नाम 
अर्थावग्रह है और अव्यक्त ग्रहणका नाम व्यंजनावग्रह है। 

संशयज्ञानके अतिरिक्त व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, ईहा, अवाय और 
धारणा यदि अर्थका यथार्थ निश्चय कराते हैं, तो प्रमाण है अन्यथा अप्रमाण 
हैं। प्रामाण्यका अर्थ है जो वस्तु जेसो प्रतिभासित होती है उसका उसी रूपमें 
मिलना । 

मतिज्ञानके अवग्रह, ईहा अवाय और धारणा ये ज्ञान क्रमशः उत्पन्न होते 
 हैं। इनमे व्यतिक्रमका होना सम्भव नहीं | साधारणत: अवग्रह आदिवारों ज्ञानों- 
का एक ही अथ्थंमें उत्पन्त होना सम्भव नहीं है। कोई ज्ञान अवग्रह होकर छूट 
जाता है। किसी पदार्थके अवग्रह और ईहा, ये दोनों ही होते हैं। किसीके 
अवायसहित्त तीन होते हैं और किसी-किसी पदार्थेके धारणासहित्त चारों ही 
ज्ञान पाये जाते हैं; किन्तु परिपूर्ण ज्ञान अवायके होनेपर ही माना जाता है। 


४२८ : तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मतिज्ञानके अन्तगंत चार प्रकारकी बुद्धियोंकी भी गणना है। इन बुद्धियों- 
को अश्रुत-नि:सृुत मतिज्ञान कहा गया है। ये शिक्षा या विद्या आदिके द्वारा 
प्राप्त नहीं होती और न किसो शास्त्र या विद्याका अनुगमन ही करती है। 
प्रकारान्तरसे अश्लुत-निःसुत ज्ञानको मतिज्ञानका पृथक्‌ भेद न मानकर ईहा, 
अथाय और धारणके अन्तगंत ही समाहित किया जाता है| इस ज्ञानके चार 
भेद हैं:--१. औत्पत्तिक, २. वैनयिक, २. कामिक, और ४. पारिणामिक | 


ओऔत्पत्तिक 

जिस बुद्धि द्वारा अश्रुत और अदृष्ट पदार्थंकों प्रतीति सहजरूपमें संभव 
हो वह मतिज्ञान औत्पात्तिक कहलाता है। उदाहरणाथ्थं बताया जाता है कि 
एकबार अवन्तिके नृपतिने रोहकसे कहा कि तुम अकेले मुर्गेकी लड़ाई दिखलाओ। 
रोहक अभी वयस्क नहीं था, पर उसमें औत्पत्तिकी बुद्धि समाहित्त थी । अत्तएव 
उसने एक मुर्गेके समक्ष एक दपंण लाकर रख दिया | जब मुर्गेने दर्पणमें अपने 
प्रतिबिम्बको देखा, तो उसने समझा कि दर्पणके भीतर दूसरा मुर्गा बैठा हुआ 
है । अत्तर॒व वह दरपंणमें अपने प्रतिबिम्बको देख-देखकर प्रतिबिम्बित कुक्कुटके 
साथ युद्ध करने लगा | यहाँ मुर्गंकी अनुपस्थिति और प्रतिबिम्बको उपस्थित्ति 
दर्शन है | दर्शनके अनन्तर अवग्रहु हुआ । यह प्रतिबिग्ब किस कोटिका है, यह 
ईहा और दर्पंणमें स्थित प्रतिबिम्बका निश्चय अवाय और तदनन्तर धारणाकी 
उत्पत्ति होती है । 
बेनथिक 

वेनयिक बुद्धि धर्म, अर्थ, काम और मोक्षसंबंधी पुरुषार्थंसे सम्बन्ध रखती 
है । यह कठिन-से-कठिन कारयंको सम्पन्न कर सकती है । इस बुद्धिकी उत्पत्ति सेवा 
और नम्रतासे होती है । जो साधक विनय और शीलगुण द्वारा अपनी लब्धि और 
उपयोगका विकास कर लेता है उसे इस प्रकारके ज्ञानकी उपलब्धि होती है | 
इस बुद्धि द्वारा ईच्छाशक्ति और संकल्पका विकास होता है। बीयं-अन्तराय- 
की उत्पत्तिमें बाधा उत्पन्न करनेवाले कमंपुद्गलोंका बिलय हो जाता है। जो 
साधक गुरु-शुश्रृषा आदिके द्वारा इस प्रकारकी बुद्धिक, विकाश्न करता है, वह्‌ 
भदृष्ट और अननुभूत पदार्थोका ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 


कामिक 

यह बह बुद्धि है जो कमंके क्षयोपशमसे उत्पन्न चेत्तनाके कारण सत्यको 
ग्रहण करती है | यह सेद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों ही प्रकारके विषयोंको 
जानती है । वस्तुतः इस प्रकारके ज्ञानका विकास व्यावहारिक अनुभवसे होता 
है। शिक्षा या विद्या इसके विकासमें अधिक सहयोगी नहीं। जिस प्रकार एक 


तीथंकर महावीर और उनकी देहाना : ४२९ 


कृशल स्वर्णकार शुद्ध सोनेको और नकली सोनेको अपने अनुभवके बलसे तत्काल 


पहुचान लेता है, उसी प्रकार इस बुद्धिका धारी व्यक्ति ससारके पदार्थोका ज्ञान 
प्राप्त कर लेता है। 


पारिणामसिक 


पारिणामिक बुद्धिका वह अंश है जो अपने उद्देश्यको अनुमान तर्क, उपमान, 
रूपक आदिके आधारपर पूर्ण करता है | विद्या, बुद्धि और आयुके विकासके 
साथ-साथ इस बुद्धिका भी विकास होता है । इसका वास्तविक उद्देश्य कर्म- 
कालिमाको क्षयकर निर्वाण प्राप्त करना है । 


मतिज्ञानके भेद-प्रभेद 


मतिज्ञानके २३६ भेद माने गये हैं । भवग्रह आदि ज्ञान बहु, बहुवध, क्षिप्र 
अनिःसुत, अनुक्त, ध्रुव, अल्प, अज्पविध, अक्षिप्र, निःसृत, उक्त और अश्रुव 
इन बारह प्रकारके पदार्थोको ग्रहण करते हैं। बहुत वस्तुओंके ग्रहण करनेको 
बहज्ञान, बहुत तरहकी बहुत वस्तुआको ग्रहण करनेको बहुविधज्नान; वस्तुके 
एक भागकों देखकर पूरी वस्तुकों जात लेता अनिःसृतज्ञान, बिया कहे अभिप्राय- 
से हो जान लेना अनुक्तज्ञान; बहुत काल तक जेसे-का तैसा निशचल ज्ञान होना 
ध्रवज्ञान; अल्पका अथवा एकका ज्ञान होना अस्पन्ञान; एकप्रकारकों बहुत 
वस्तुओंका ज्ञान होता एकविधज्ञान; शनेः शनैः वस्तुओंको जानता अक्षिप्रज्ञान; 
सामने विद्यमान पूर्ण वस्तुको जानना तिःसृतज्ञात; कहनेपर जातना उत्तज्ञान 
एवं चड्चल रूपमें पदार्थोको अवगत करना अश्नुवज्ञान है। इस प्रकार बारह 
प्रकारके पदार्थेकि अबग्रह, बारह प्रकारकी ईहा, ब्रारह प्रकारका अवाय और 
बारह प्रकारकी धारणा होती है | ये समस्त भेद मिलकर १२५८४०४८ भेंद 
होते हैं | इनमेंसे प्रत्येक ज्ञान पाँच इन्द्रिय और मनके द्वारा होता है | अत्एव 
४८ »< ६५ « २८८ अर्थावग्रह सहित मतिज्ञानके भेद हैं । 

अस्पष्ट पदार्थके अवग्रहकों व्यंजनावग्रह और स्पष्ट पदार्थके अवग्रहको 
अर्थावप्रह कहा जाता है । अर्थावग्रहट, ईहा, अवाय और धारणा ये ज्ञान सभी 
इन्द्रियोंसे उत्पन्न होते हैं। पर व्यंजनावग्रह चक्षु और मनसे उत्पन्त नहीं होता । 
यत्तः चक्षु और मन पदाथ्थंको दूरसे हो ग्रहण करते हैं, उनसे स्पृष्ट होकर नहीं । 
अतः व्यंजनावग्रह चार ही इन्द्रियोंस होता है। इस प्रकार व्यंजनावग्रहके 
बहु आदि बारह विषयोंकी अपेक्षा--१२ >८४- ४८ भेद हैं । अतएवं मतिज्ञान- 
के कुल २८८ +४८ 5 ३३६ भेद होते हैं । इस सांव्यवहारिक प्रत्यक्षके अन्तर्गत 
मत्तिज्ञानका विशेष वर्णन निहित है । 


० : तीर्थंकर महाबीर और उतका आतच्ार्य-परम्परा 


श्रुतज्ञान 


श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है | अर्थात्‌ मतिज्ञानके निर्मित्तसे श्रतज्ञानकी 
उत्पलि होती है सर्वप्रथम पाँच इन्द्रिय और मन इनमेंसे किसी एकके निमित्तसे 
किसी भी विद्यमान वस्तुका मतिज्ञाव होता है। तदनन्लर इस मतिज्ञानपुर्वंक उस 
शात हुई वस्तुके विषयमें या उसके सम्बन्धसे अन्य वस्तुके विषयमें विशेष चिन्तन 
आरम्म होता है, यह श्रुतज्ञान कहलाता है । मनका विषय श्रत्त है और श्रतका 
अथ इझब्द संकेत आदिके माध्यमसे होनेवारा ज्ञान है। मनका व्यापार अर्था- 
वग्रहसे आरम्भ होता है। वह पटुतर है | पदार्थके संबंध संबंध होते ही पदार्थ- 
को जान लेता है। अतएव इसे व्यंजनावग्रहकी भावव्यकत्ता नहीं होती है। 
इन्द्रियोंके साथ मनका सम्बन्ध होता है और मन शब्द-संकेत आदिके माध्यमसे 
श्रुतको ग्रहण करता है। शब्द कान द्वारा सुनाई पड़ता है, पर अर्थवोध मन 
द्वारा होता है । गाड़ीका सिगनल डाउन होना, यह चक्ष॒ुका विषय है, पर यह 
किस बातका संकेत करता है, इसे चक्ष नहीं जानती है। उसके संक्रेतको 
समझना मनका कार्य है और यही श्रतज्ञानका विषय है | वस्तृके सामान्यरूपके 
ग्रहणके अलन्तर बानवाराका प्राथमिक अल्प अंश अनक्षर ज्ञान होता है। उसमें 
गब्द-अथंका सम्बन्ध, पूर्वापरका अनुसंधानविकल्प एवं विशेष धर्मोंका 
पर्यालोचन नहीं होता। ईहाके पश्चात्‌ चिन्तनकी प्रक्रिया आरम्भ होती है 
ओर यह अन्‍्त्जल्पाकार ज्ञान ही श्रतज्ञान है। मनोमूछक अबग्रहके पश्चात 
होनेवाले ईहादि मनके होते हैं। मन मतिनान और श्रुतज्ञान दोनोंका साधन 
है! यह श्रुत शब्दके माध्यमसे पदा्थंको तो जानता ही है। साथ ही शब्दका 
सहारा लिए बिना शुद्ध अअ्थंको भी जानता है । साधारणतः अर्थाश्रयी ज्ञान 
इन्द्रिय और मन दोनोंकी होता है। शब्दाश्रयी केवल मनको ही होता है। 
अत्त: स्वतन्त्रहूपमें 'श्रत' मनका विषय है। 


ज्ञान दो प्रकारका हैः--(१) अर्थाश्रयी और (२) श्रोत्राश्रयी । सामान्य 
जलको देखकर नेत्रोंसे निकलनेवाले पानीका ज्ञान होता है, यह अर्थाश्रयी ज्ञान 
है | पानी' शब्दके द्वारा पानी द्रव्य का ज्ञान होता है, यह श्रोत्राभ्यी ज्ञान है| 
श्रोत्राश्षयी और अर्थाश्रयी ज्ञान मनको होता रहता है, पर इन्द्रियोंकों अर्थाश्रयी 
ज्ञान ही द्वोता है । 

वाच्य-वाचकके सम्बन्धसे होनेवाले ज्ञानका नाम श्रुतज्ञान है। इसे शब्द- 
ज्ञान या आगमज्ञान भी कहा जाता हैं) श्रतका मनन या जिल्तनात्मक जित्तना 
भी ज्ञान होता है उसकी गणना श्रुतज्ञानमें है | श्रुतज्ञानको मतिपुर्बंक माना 
जाता है। इन दोनोंका कार्य कारण-सम्बन्ध है । मति+रण है और श्रुत्त कार्य 


तीरथंकर महावीर और उनकी देशना : ४३१ 


है। श्रुतज्ञान शब्द, संकेत और स्मरणसे अर्थवोघक है। अमुक शब्दका अमुक 
अर्थंमें संकेत है, यह जाननेके पश्चात्‌ ही उस शब्दके द्वारा ही उसके अथंका बोध 
होता है | संकेतको मतिज्ञान जानता है | उसके अवग्रह्मदि होते हैं । पश्चात्‌ 
श्रुतज्ञान होता है। द्रव्यश्रुत मतिज्ञानका कारण बनता है, पर भावश्रुत उसका 
कारण नहीं बनता, विषय बनता है। कारण तब कहा जाता हैं जब श्रुतज्ञान 
शाब्दके द्वारा श्रोत्रकों उसके अथंको जानकारो प्राप्त कराये । 


श्रुतज्ञानके अक्षरात्मक ओर अनक्षरात्मक दो भेद हैं। अद्भबाह्म और 
अजुप्रग्ष्टि ये भी श्रुतके दो भेद हैं।इनमेंसे अद्भवाह्यमके अनेक भेद हैं और 
अज्भुप्रविष्टके आचाराज़ आदि बारह भेद हैं । 
पारमारथिक प्रत्यक्ष 

आत्ममात्र सापेक्ष साक्षात्‌ अतीन्द्रिय ज्ञानकों मुख्य या पारमाधिक 
प्रत्यक्ष कहा जाता है। यह प्रत्यक्ष सम्पूर्णूपसे विशद होता है। यह आत्मासे 
उत्पन्न होता है | इन्द्रिय और मनके व्यापारकी इसमें आवश्यकत्ता नहीं होती। 
इसके दो भेद हें:--(१) विकल प्रत्यक्ष और (२) सकल प्रत्यक्ष । अवधिज्ञान 
और मनःपयंयज्ञान बिकल प्रत्यक्ष हें और केवल ॥न सकल प्रत्यक्ष | 


अवधिज्ञान 

अवधिज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान 
अवधिज्ञान है। यह पुदगलादिरूपी द्रव्योंकी ही विषय करता है, आत्मादि 
अरूपी द्रव्यको नहीं । यह पुद्गलद्गव्य और पुद्यलद्रव्यसे सम्बद्ध जीवद्रव्यको 
कतिपय मर्यादाओंकों जानता है; यतः संसारो जीव कर्मो से बँधा होनेसे मूत्तिक 
जैसा ही हो रहा है। अवधिज्ञानकी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादा 
निश्चित है। 


अवधिज्ञानके तोन भेद हैं:--(१) देशावधि, (२) परमावधि और (३) सर्वा- 

वधि। प्रकारान्तरसे अवधिज्ञानके दो भेद हैं:--(१) भवप्रत्यय और, (२) क्षयो- 

पशमनिमित्त-गुणप्रत्यय । भवप्रत्यय अवधिज्ञानका कारण भव--जन्म ही है। देवों 

या नारकियोंमें जन्म लेते हो अवधिज्ञानावरणकमंका क्षयोपशम हो जाता है । 

यहाँ क्षयोपशम होनेमें भव हो मुख्य कारण है। इस सन्दर्भमें यह ज्ञातव्य है कि 

' सम्यग्दृष्टियोंके अवधिज्ञान होता है और मिथ्यादृष्टियोंके कुअवधिज्ञान होता है। 
अवधिज्ञानावरण कमंका क्षयोपशम जिसमें निर्मित्त रहता है, वह क्षयो- 

पशमभनिमित्तक या गुणप्रत्यय अवधिज्ञान कहलाता है । यों तो सभी अवधिज्ञान 

क्षयोपशमके निमित्तसे उत्पन्न होते हैं, फिर भो इस अवधिज्ञानका नाम 

क्षयोपशमनिमित्तक इसलिए रखा है कि इसके होनेमें क्षयोपशम ही प्रधान 


४३२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


कारण है, भव नहीं। इसीसे इसे गुण प्रत्यय भी कहा जाता है | यह भनुष्य मौर 
तिरय॑चोंके उत्पन्न होता है। इसके छः भेद होते हैं:--(१) अनुगामी, (२) अब- 
नुगामी, (३) वर्धभान, (४) हीयमान, (५) अवस्थित ओर (६) अनवस्थित | 
जो अवधिज्ञान अपने स्वामी जोवके साथ-साथ जाता है, उसे अनुगामो कहते 
हैं। इसके भी तीन भेद हैं:--(१) क्षेत्रानुगमी, (२) भवानुगामी और (३) 
उभयानुगामी । जिस जीवके जिस क्षेत्रमें अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह जीव 
यदि दूसरे क्षेत्रमें जाय तो उसके साथ अवधिज्ञान भी जाय, छूटे नहीं, उसे 
क्षेत्रनुगामो कहत हैं । जो अवधिज्ञान परलोकमें भी जोवक साथ जाता है, 
बह भवानुगामी एवं जो अन्य क्षेत्र और अन्य मव--जन्ममें साथ जाय, उसे 
उभयानुगामी कहते हैं। 

जो अवधिन्नान उत्पत्तिस्थानके छोड़ देनेपर स्थित्त नहीं रहता या जन्मा- 
न्तरमें साथ नहीं जाता, वह अननुगामी है। जो अवधिज्ञान उत्पत्तिकालमें 
अल्प होनेपर भी परिणामोंकी विशुद्धिके कारण उत्तरोत्तर वृद्धिगत्त होता है, 
वह वधेमान है। संक्लेश-परिणामोंकी वृद्धिके कारण जो अवधिज्ञान उत्पत्ति- 
कालसे लेकर उत्तरोत्तर क्षीण होता जाता है, वह हीयमान अवधिज्ञान है । 
जो अवधिज्ञान अपने उत्पत्तिकालसे लेकर मरणपय॑न्‍त एक-सा बना रहता है, 
न धटता है और न बढ़ता है, वह अवस्थित अवधिज्ञान है । जलत्तरंगोंके समान 
जो अवधिज्ञान कभी घटता है, कभी बढ़ता है और कभी अवस्थित रहता है, 
वह अनवस्थित अवधिन्नान है | 

देशावधि क्षयोपशमनिमित्तक होनेके कारण मनुष्य और तियंञ्चोंके उत्पन्न 
होता है। परमावधि और सर्वावधि चरमशरीरी मुनिके ही होते हैं | देशावधि 
प्रतिपाती होता है अर्थात्‌ केवलज्ञान उत्पन्न होनेके पहले छूट जात्ता है, पर सर्वा- 
वधि और परमावधि प्रतिपाति नहीं होते । अवधिज्ञान सुक्ष्मरूपसे एक परमाणुको 
विषय करता है| 


अवधिज्ञानका विषय 
द्रब्यकी अपेक्षा जघन्य--मूर्त्तिमान द्रव्य | 
». » उत्कृष्ट-परमाणु। 

क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य--एक अंगुलका असंख्यातवाँ भाग । 

क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट--असंख्यक्षेत्र-असंख्यात छोकप्रमाण । 

कालकी अपेक्षा जघन्य--एक आबलिका असंख्यातवाँ भाग | 
»... उल्कृष्ट--असंख्यकाल | 

भावकी अपेक्षा जघन्य--अनन्तभव--पर्याय । 
». उत्कृष्ट--अनन्तपर्यायोंका अनन्तभांग । 


तोर्थकर महावीर और उनकी देशना : ४३३ 
२८ 


सनःपर्मयज्ञान 

अन्य व्यक्तियोंके मनकी बात्तोंकी जानना! मनःपर्यय है। यह ज्ञान मनके 
प्रवत्तंक या उत्तेजक पुदुगलद्॒ब्योंकों साक्षात्‌ जाननेवाला है। चिन्तक जैसा 
सोचता है, उसके अनुरूप पुद्गलद्रव्योंकी आक्ृतियाँ--पर्यायें बन जाती हैं । ये 
पर-मनस्थितपर्यायें मतःपर्ययज्ञानके द्वारा जानी जाती हैं । बस्तुत: मनःपययका _ 
अर्थ है मतकी पर्यायोंका ज्ञान । 

सारांश यह है कि संज्ञी--समनस्क जीवोंके मनमें जितने विकल्प उत्पन्त 
होते हैं, संस्का ररूपसे वे उसमें अवस्थित रहते हैं । मनःपर्ययज्ञान संस्का रहूपसे 
स्थित्त मनके इन्हीं विकल्पोंको जानता है। मनःपर्ययज्ञानी पहले मतिज्ञान द्वारा 
अन्यके मानसको ग्रहण करता है और तदतन्तर मनःपर्येयज्ञानकी अपने बविषयमें 
प्रवृत्ति होती है। 


मनःपर्ययज्ञानके दो भेद हैं:--(१) ऋजुमति और (२) विपुलमति | ऋजु- 
भत्ति सरल मन, वचन और कायसे विचार किये गये पदार्थंको जानता है; पर 
विपुलमति सरल और कुटिल दोनों तरहसे विचारे गये पदार्थोंकी जानता है । 
यह ज्ञान देव, मनुष्य और त्तियैच सभीके मनमें स्थित विचारको अवगत्त करत्ता 
है, किन्तु वह विचार रूपीपदार्थ अथवा संसारी जीवके विषयमें होना चाहिए | 
 ऋजुमति और विपुलमतिमें विशुद्धि और सूक्ष्मताकी अपेक्षा अन्तर है । 
ऋजुमति केवलज्ञानकी प्राप्ति होनेके पहले छूट जाता है, पर विपुलमति केवल- 
जानकी प्राप्तिपय॑न्त बना रहता है और केवलज्ञान होनेपर हो छटता है । 
अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानमें विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषयकी 


अपेक्षा अन्तर है। अवधिज्ञान द्वारा ज्ञात किये गये पदार्थके अनन्तवें भागको 
मनः:पर्ययज्ञान जानता है। 


सनःपर्ययज्ञानका विषय" 
अवधिन्नानकी अपेक्षा मनः:पर्ययज्ञानका विषय अत्यन्त सुक्ष्म है । 


१. अबर दब्बमृदालियसरीरणिजिण्णसमयपबद्धं तु । 

चक्खिदियणिज्जण्णं॑ उक्‍्कस्सं उजुमदिस्स हवे ॥ 

मणदब्बवस्गणाणमणंतिमभागेण उजुगउक्कस्सं । 

खंडिदमेत्त होदि हु विउलमसदिस्सावरं दब्बं ॥। 

अद्दुण्हूं कम्माणं समयपबद्धं विविस्ससोबचय । 

धुबहारेणिगिवारं भजिदे विदियं हवे दब्बं ॥ 
-““गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ४५०-४५२ तथा ४५३-४५८. 


४३४ : तीर्थंकर महात्रीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


द्रव्यापेक्षया--मनरूपमें परिणत पौदगलिक मनोवर्गंणाएँ पुद्गलपरमाणुका 
अनन्तर्वाँ भाग । | ह 
क्षेत्रापेक्षया--मनुष्यक्षेत्र--मनुष्यक्षेत्रके भीतर स्थित मनुष्यके मनकी पर्यायें। 
कालापेक्षया--अतीत, अनागत असंख्यातकाल-सम्बन्धी मनकी पर्यायें । 
भावपिक्षया--मनोवर्गंगाकी अनन्त अवस्थाएँ | 


क्रेबलज्ञान 


आत्मामें भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानमें स्थित समस्त द्रव्य और उनकी 
समस्त पर्यायोंको जाननेकी क्षमता है; पर आत्माकी यह क्षमता ज्ञातावरणकर्म 
द्वारा आवृत रहती है। समस्त ज्ञानावरणकर्मके समूल नाश होनेपर प्रादुभू तत 
होनेवाला निरावरणज्ञान केवलज्ञान है। यह आत्ममात्र सापेक्ष होता है। इस 
ज्ञनके उत्पन्त होते ही समस्त क्षायोपशमिकज्ञान विलोन हो जाते हैं । यह 
समस्त द्रव्योंकी त्रिकालवर्त्ती समस्त पर्यायोंको जानता है। यह पुर्णतः निर्मल 
और अतीन्‍्द्रियज्ञान है । 


जब आत्मा ज्ञानस्वभाव है और आवरणके कारण इसका यह ज्ञानस्वभाव 
खण्ड-खण्ड करके प्रकट होता है, तब संपूर्ण आवरणके विलीन होनेसे ज्ञानको 
अपने पूर्णरूपमें प्रकाशमान होना चाहिए । यथा अग्निका स्वभाव जलानेका है; 
यदि कोई प्रतिबन्ध न हो तो अग्नि ईन्धनको जलायेगी ही। इसी प्रकार ज्ञान- 
स्वभाव आत्मा प्रतिबन्धकोंके हट जानेपर जगतके समस्त पदार्थों को जानेगो । 

जो पदार्थ किसी ज्ञानके ज्ञेय हैं, वे किसी-न-किसीके प्रत्यक्ष अवश्य होते हैं, 
यथा पर्वतीय अग्नि ।* इस प्रकार युक्तिद्वारा भी त्रिकालज्ञ केवलज्ञानकी सिद्धि 
होती है। जिसे केवलज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है, वह सर्वज्ञ हो जाता है।* यह 
सर्वज्ञता मुख्य, निरूपाधिक एवं निरवधि है । 


परोक्षप्रमाण 


अविशद ज्ञानको परोक्ष कहा जाता है| जिस ज्ञानमें शञानान्तरका व्यवधान 
हो अथवा जो इन्द्रिय, मन, उपदेश, प्रकाश आदिकी सहायत्तासे उत्पन्न होता 
हो, उसे परोक्ष कहते हैं। वस्तुतः जिस ज्ञानमें परकी अपेक्षा रहती है, वह 


१, ज्ञों ज्ञेये कथमज्ञ: स्पादसति प्रतिबन्धके । 
दाह्मं ग्लर्दाहको न स्थादसति प्रतिबन्धके ॥ 
--अष्टसाहस्नी, १० ५० पर उद्घत, 
२. प्रवचनसार-जानाधिकार गाथा-४६-५१, अष्टशती-कारिका ११४ जयघवला 
प्रथम भाग, पृ० ६६. 


तीरथंकर महावीर और उनकी देशना : ४३५ 


परोक्ष प्रमाण है। परोक्ष ज्ञानके पाँच प्रकार हैं:--(१) स्मरण, (२) प्रत्यभिन्नान, 
(३) तक॑, (४) अनुमान और (५) आगम | 
स्मृति या स्मरण 

संस्का रका उदबोध होनेपर स्मृति उत्पन्न होती है। घारणारूप संस्कार- 
को प्रकटताके निर्मित्तसे होनेवाले और 'वह' इस प्रकारके आकारवाले ज्ञान- 
को स्मृत्ति कहते हैं। उदाहरणार्थ--यों कहा जा सकता है कि किसी व्यक्तिने 
पहले देवदत्त नामक पुरुषको देखा और उसने उसके सम्बन्धमें अवधारणा कर 
लो । पश्चात्‌ धारणारूप संस्कार उद्बुद्ध हुआ और उसे स्मरण आया कि वह 
देवदत्त है। इस प्रकार स्मरणरूप ज्ञानको स्मृति माना जाता है।" यद्यपि स्मरण- 
का विषयभूत पदार्थ सामने नहीं है, तो भो वह हमारे पूर्व अनुभवका विषय तो 
था ही और उस अनुभवका दुढ़ संस्कार हमें सादृश्य आदि अनेक नि्ित्तोंसे 
उस पदार्थकोी मनमें अंकित कर देता है। स्मरणके कारण ही विदवमें लेन-देन 
आदिकी व्यवस्था चलती है। व्याप्ति स्मरणके बिना अनुमान और संकेत्तस्म रण- 
के बिना शब्दप्रयोग सम्भव ही नहों है। गुरु-शिष्यादि सम्बन्ध, पिता-पृत्रभाव 
तथा अन्य अनेक प्रका रसे प्रेम, घृणा, करुणा आदि मूलक समस्त जीवन-व्यवहार 
स्मरणके द्वारा ही चलते हैं । 

कुछ चिन्तक ग्रहीतग्राही ओर अर्थंसे अनुत्पन्न होनेके कारण स्मृतिको 
प्रमाण नहीं मानते । पर उनकी यह मान्यता व्यवहारमें बाधक हू। अनुभव 
जिस पदार्थको जिस रूपमें ग्रहण करता है, स्मृति उसे उसी रूपमें जानती है। 
न वह उसके किसी नये अंशका बोध कराती है और न किसी अनुभूत अंशको 
छोड़ती ही है ।* 'ग्रहीतग्राहिता भी अप्रमाणताका कारण नहीं है। यत्त: स्मृत्ति 
द्वारा स्मरण किये गये अर्थमें अविसंवादिता और समा रोपविवच्छेदकता विद्यमान 
है। दूसरी बात यह है कि धारणा नामक अनुभव पदार्थको 'इदम्‌' रूपसे जानता 
है | जबकि संस्का रसे होनेवाली स्मृति उसी पदार्थकोीं 'तत््‌' रूपसे जानती है। 
इस प्रकार स्मृतिके विषयमें ग्रहोत-ग्राहिता दोष नहीं आता । 


१. संस्कारोदबोधनिब्नन्धना तदित्याकारा स्मृति: ॥३॥ 
संस्का रस्योद्बोध: प्राकट्यं स निबन्धनं यस्या: सा  यथोक्ता । 
तदित्याकारा तादत्युल्लेखिनी । एवस्मभूता स्मृतिर्भवतीति शेष: । 
हे --प्रमेयरत्नमाला, ३-३, पृ० १३५. 
२. सब प्रमाणादयोअनथिगतमर्थ सामान्यतः प्रकारतो वाइघिगमयन्ति, स्मृति: पुनर्न 
पूर्वानुभवर्नयादामतिक्रामति, तद्विषया तदूनविषया वा, न तु तदधिकविषया, सो5यं 
वृत्यन्तरादिशेंष: स्मृतेरिति विभुश्तति । --तत्त्ववेशा० (चोखम्बा-संस्करण) १।१७, 


४३६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


स्मृतिकीं अविसंवादिता स्वत: सिद्ध है। अन्यथा अनुमानकी प्रवृत्ति, शब्द- 
व्यवहार और विश्वके अन्य समस्त व्यवहार निरर्थक हो जायेंगे। यह 
सम्भव है कि जिस स्मृतिके विषयमें विसंवाद हो उसे अप्रमाण माना जा 
सकता है| 

विस्मरण, संशय और विपर्यासरूपी समारोपका निराकरण स्मृतिके द्वारा 
होता है। अतः इसे अविसंवादी होनेके कारण प्रमाण मानना पड़ेगा | अनुभव- 
परतन्त्र होनेके कारण स्मृतिको परोक्ष तो माना जा सकता है, पर अप्रमाण 
तहीं । 
प्रत्यभिज्ञान 

वत्तं मान प्रत्यक्ष, और अतीत स्मरणसे उत्पन्न होनेवाला संकलनात्मक ज्ञान 
प्रत्यभिज्ञान कहलाता है ।" यह संकलन एकत्व, सादृश्य, वेसादुध्य, प्रतियोगी, 
आपेक्षिक आदि अनेक प्रकारका होता है। वस्तुतः पुर्वोत्तरविवत्तंवर्ती बस्तु- 
को विषय करनेवाले प्रत्ययको प्रत्यभिज्ञान कहा जाता है। प्रत्यवमर्ं, संज्ञा 
और प्रत्यभिज्ञा ये. उसीके पर्याय नाम हैं। प्रत्यभिज्ञानमें प्रत्यक्ष और स्मरण- 
इन दोनोंका समुच्चय रहता है। 'यह' अंशको विषय करनेवाला ज्ञान तो 
प्रत्यक्ष है और 'बहू' अंशको ग्रहण करनेवाला ज्ञान स्मरण है।* इस प्रकार 
दो ज्ञानोंका संकलन या समुच्चय प्रत्यभिज्ञासमें पाया जाता है । 


यह वही है, इस प्रकार वत्तंमानका प्रत्यक्ष और उसके अत्तीतका स्मरण 
पूर्वक. एकत्वका मानसिक संकलन एकत्वप्रत्यभिज्ञान कहलाता है। इसी 
प्रकार 'गाय सरीखा गवय' होता है । इस वाक्यकों सुनकर कोई व्यक्ति बनमें 
गायके समान पशुकों देखकर उस वाक्यका स्मरण करता है और अनन्तर मन- 
में निश्चय करता है कि यह गवय है। इस प्रकार सादृश्यविषयक संकलन, 
सादश्यविषयक प्रत्यभिज्ञान है। गायसे विलक्षण भेंस होती है! । इस वाक्य- 
को सुनकर जिस बाड़ेमें गाय और भेंस दोनों ही विद्यमान हैं, वहाँ पहुँचनेवाला 
व्यक्ति गायसे विलक्षण पशुको देखकर उक्त वाक्यका स्मरण करता है और 
निश्चय करता है कि यह भेंस है। यह वेलक्षण्यविषयक वेसादृश्यप्रत्यभिज्ञान 
है । इसी प्रकार यह इससे दूर है, इत्याकारक आपेक्षिक प्रत्यभिज्ञान, परि- 


१. दर्शनस्मरणकारणकं सद्धु,लन॑ प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 
तदेबेद॑ तत्सदूश तद्विलक्षणं तत्प्रतिबोगोत्यादि ॥ --परीक्षामुख ३॥५. 

२. ननु च तदेबेत्यतीतप्रतिभासस्य स्मरणरूपत्वादू, इदमिति संवेदनस्य प्रत्यक्षरूपत्वात्‌ 
संवेदनह्वितयमेवेतत्‌ तादुशमेवेदर्मिति स्मरणप्रत्यक्षसंवेदनद्वितववत्‌ । ततों नैक॑ ज्ञान 
प्रत्यभिज्ञाख्यं प्रतिपथ्यमानं सम्मवति । --प्र माणपरीक्षा, पृ० ६९. 


तीथकर महावीर और उनकी देहाना : ४३७ 


चायक प्रत्यभिन्नान आदि भी प्रत्यक्ष और स्मरणके संकलनसे घटित होते हैं। 
आशय यह है कि दर्शन! और स्मरण” को निमित्त बनाकर जितने भी एक- 
त्वादि विषयक मानसिक संकलन होते हैं, वे सभी प्रत्यभिज्ञान है और ये सभो 
प्रकारके प्रत्यभिज्ञान अपने विषयमें अविसंवादी और समारोपब्यवच्छेदक 
होनेसे प्रमाण हैं | यथार्थत्त: यह ज्ञान न तो अप्रमाण है और न प्रत्यक्षप्रमाण 
ही है। किन्तु यह प्रत्यक्ष और स्मरणके अनन्तर उत्पन्न होनेवाला और 'पू्॑ 

एवं 'उत्तर' पर्यायोंमें रहनेवाले एकत्व, सादृश्य आदिको विषय करनेवाला होने: 

से स्वतन्त्र परोक्षप्रमाण है।" 


यदि प्रत्यभिज्ञानका लोप किया जाय, तो अनुमानकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती 
है। जिस व्यक्तिने पहले अग्नि और धूमके कार्य-कारणभावका ग्रहण किया है 
बही व्यक्ति जब पूर्व धूमके सदश अन्य धृएँको देखता है, तब ग्रहीत कार्य॑- 
कारणभावका स्मरण आनेपर हो अनुमान कर पाता है। प्रत्यभिज्नानके न 
माननेसे न तो अनुमानकी ही सिद्धि होगी और न एकत्व, सादृश्य और विल- 
क्षण आदि प्रत्यय ही घटित हो सकेंगे । 

प्रत्यभिज्ञानका प्रत्यक्षमें भी अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता है। यतः 
चक्षु आदि इन्द्रियाँ सम्बद्ध और वत्तमान पदार्थों ही विषय करती हैं। अतः 
वे स्मृतिकी सहायता लेकर भी अविषयमें प्रवृत्ति नहीं कर सकतीं | 'पूर्वं” और 
“उत्तर' पर्यायमें रहनेवाला एकत्व इन्द्रियोंका अविषय है | यदि इन्द्रियाँ अविषय- 
को ग्रहण करें, तो गन्ध-स्मरणकी सहायततासे चक्षुको गन्धका भी परिज्ञान 
हो जाना चाहिए। सेकड़ों सहकारी मिलनेपर भी अविषयमें प्रवृत्ति नहीं हो 
सकत्ती | यदि इन्द्रियोंसे ही प्रत्यभिज्ञान उत्पन्न होता है, तो प्रथम प्रत्यक्ष 
कालमें ही उसे उत्पन्न होना चाहिये था । 

'स एवाश्यम' इस प्रत्तोतिको एक ज्ञान मानकर भी उसे इन्द्रियजन्य नहीं 
कहा जा सकता। अतएव इसे स्मरण और प्रत्यक्षपुबंक होनेवाला संकलनात्मक 
स्वतन्त्र ज्ञान मानना पड़ेगा। यह अबाधित्त है, अविसंवादी है और है समा रोपका 


१. स्मरणप्रत्यक्ष जन्यस्य पूर्वोत्तरविवत्ंबत्यंकद्रन्यविषयस्य प्रत्यभिज्ञानस्यैकस्य 
सुप्रतीततत्वात्‌। नहिंतदिति स्मरण तथाबिधद्रव्यव्यवसायात्मकं, तस्यातीतविवत्तंभात्र- 
गोचरत्वात्‌। नापीदमिति संवेद्, तस्य वत्तंमानविवत्तमात्रविषयत्वात्‌। ताम्यामुपजन्यं 
तु संकलनशान तदनुवादपुरस्सर द्र॒व्यं प्रत्यवमृशत्‌ ततोंउन्यदेव प्रत्यभिशानमेकत्व- 
विषयं, तदपत्कुवे क्वचिदेकान्वयाव्यवस्थानात सनन्‍्तानेकत्वसिद्धि रपि न स्पात्‌ । 

“प्रमाणपरीक्षा, पु० ६९,७० . 


डरे८ : तीथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


विच्छेदक | अतएव प्रत्यभिज्ञानकी गणना प्रमाणकोटियें है, जो भ्रत्यभिज्ञान 
बाधित या विसंबादी होता है, उसे प्रमाणाभास या अप्रमाण मांचा जा सकता 
है । 

सादुष्य प्रत्यभिज्ञानसें उपमानका अन्तर्भाव 


सादृश्यप्रत्यभिश्ञानको कुछ चिन्तक उपमान प्रमाण मानते हैं। उनका 
अभिमत है कि जिस व्यक्तिने गायको देखा है, जब वह जंगलमें गवयको देखता 
है और उसे पूर्व दृष्ट गौका स्मरण आत्ता है, तब “इसके समान वह है' इस 
प्रकारका उपमान उत्पन्त होता है। यों तो गवयनिष्ठ सादुश्य प्रत्यक्षका 
विषय है और गोनिष्ठ सादृश्यका स्मरण आ रहा है, फिर भी इसके समान 
वह है' इस प्रकारका विशिष्ट ज्ञान उपमान प्रमाण है। यदि इस प्रकार साधा- 
रण विषयभेदसे प्रमाणोंकी संख्या बढ़ायी जाय, तो वेलक्षण्य, प्रातियोगिक, 
आपेक्षिक आदि प्रमाण भी पृथक्‌ सिद्ध हो जायगें। अत्तएवं संक्षेपमें उपमान- 
का अन्‍्तर्भाव सादुश्यप्रत्यभिन्नानमें सम्भव है|" 

सादृश्यप्रत्यभिज्ञानकों अनुमान भो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 
अनुमान करते समय लिगका सादृद्ष्य अपेक्षित है। इस सादुश्यज्ञानकों भी 
अनुमान माननेपर उस अनुमानके अन्य लिगसादृश्यका ज्ञान आवश्यक होगा। 
इस प्रकार अनवस्थादूषण आ जाग्रगा। अतणएव प्रत्यभिज्ञान अविसंवादी है, 
सम्याज्ञान है और प्रमाणभूत हैं | 
तक 

सामान्यतया विचा रविशेषका नाम तक है। इसके चिन्ता, ऊहा, ऊहापोह 
आदि पर्यायान्तर है । न्‍्यायकी दृष्टिसे व्याप्तिके ज्ञाकको तक कहा गया है।* 
साध्य और साधनके सावंकालिक, सार्वदेशिक और सावंब्यक्तिक अविनाभाव 
सम्बन्धको व्याप्ति कहते हैं। अविनाभाव शब्दका अर्थ है साध्यके बिना साधन- 


१ उपमा प्रसिद्धार्थसाधन्यत्साध्यसाधनम्‌ । 
तद्धर्म्यात्‌ प्रमाण कि स्पात्संज्िप्रतिपादकम्‌ ।। --लधीयस्त्रय, श्लोक १९. 
२. उपलम्भानुपलम्भनिभित्त व्याप्तिज्ञानमूह: । 
इृदमस्मिन्‌ सत्येव भवत्यसति न भवत्येवेति च ॥--परीक्षा० ३।७, ८« 
उपलबम्भ: प्रमाणमात्रमत्र गुह्मते । यदि प्रत्यक्षमेबोपलम्भशब्देनोच्यते तदा 
साधनेषु अनुमेयेथु व्याप्तिज्ञानं न स्थात्‌ । अथ व्याप्ति: सर्वोपसंहारेण प्रतीयते, सा 
. कथमतीन्द्रियस्य साधनस्यातीन्द्रियेण साध्येन भवेदिति ? नैवम्‌; प्रत्यक्षविषयेष्विवानु- 
मानविषयेष्वपि व्याप्तेरविरोधात्‌ तज्ज्ञानस्थाप्रत्यक्षत्वाम्युपगमात्‌।---प्रमे. र, ३१७, ८« 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ४३९ 


का न होना । साधनका साध्यके होनेपर ही होना, भभावमें बिल्कुल न होना । 
. इस नियमको सर्वोपसंहाररूपसे ग्रहण करना तक है। प्रमाणसे जाना हुआ 
पदार्थ तक द्वारा पुष्ट होता है। प्रमाण जहाँ पदार्थोको जानता है, वहाँ तक॑ 
उनका पोषण करके उनकी प्रमाणताके स्थिरीकरणमें सहायता पहुँचाता है । 

लकंकी प्रक्रियानुसार व्यक्ति सर्वप्रथम कायं और कारणका प्रत्यक्ष करता 
है और अनेक बार प्रत्यक्ष होनेपर, वह उसके अन्वय-सम्बन्धकी भूमिकापर 
झुकता है । साध्यके अभावमें साधनका अभाव देखकर व्यतिरेकके निश्चय द्वारा 
उस अन्वय ज्ञानको निदचयात्मक रूप देता है। प्रक्रियाद्वारा यों कहा जा सकता 
है कि जेसे किसी व्यक्तिने सवंप्रथम 'महानस'--भोजनशालामें अग्नि देखो, 
तथा अग्निसे उत्पन्न होता हुआ धुवाँ भी देखा | पश्चात्‌ किसी तलाबमें अग्निके 
अभावसे धएऐँका अभाव जाना। पश्चात्‌ रसोईघरमें अग्निसे धुआँ निकरता 
हुआ देखकर यह निश्चय करता है कि अग्नि कारण है और धूम काय॑ है | यह 
उपलम्भ और अनुपलम्भनिमित्तक सर्वोपसंहार करनेवाला विचार तक॑की सीमा- 
में समाहित है। इसमें प्रत्यक्ष, स्मरण, और सादृश्यप्रत्यभिज्ञान कारण होते 
हैं। इन सबकी पृष्ठभूमिपर 'यत्र्यत्र यदा-यदा धूम होता है, तन्न-सत्र, तदा- 
तदा अग्नि अवद्य रहती है' इस प्रकारका एक मानसिक विकल्प उत्पन्न होता 
है। इसे ऊह या तक कहते हैं | तकंका क्षेत्र केवल प्रत्यक्षेक विषयभूत साध्य 
और साधन हो नहीं है, अपितु अनुमान और आगमके विषयभूत प्रमेयोंमें भी 
अन्वय और व्यतिरेंक ढ्वारा अविनाभावका निश्चय करवा तकंका काय है । 
तक भी अपने विषयमें अविसंवादी है । अतएवं वह अन्य प्रमाणोंका अनुग्राहक 
है । जिस तकंमें विधंवाद पाया जाता है, उसे तर्काभास कह सकते है । 


अनुमान 


साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं । अनुमानशब्द अनु + मानसे 
निष्पन्न है; जिसका अर्थ लिज्भ ग्रहण और व्याप्तस्मरणके पश्चात्‌ होनेवाला ज्ञान 
है । यथार्थ: व्याप्तिनिर्णयके पश्चात्‌ होनेवाला मान-- प्रमाण अनुमान कहलाता 
है। यह ज्ञान अविशद होनेसे परोक्ष है । पर अपने यिषयमें अविसंवादी और 
संशय, विपयेय, अनध्यवसाय आदि समारोपोंका निराकरण करनेके कारण 
प्रमाणभूत है। साधनसे साध्यका नियत ज्ञान अविनाभावके बलसे ही होता है। 
साधनको देखकर पुबंगृहीत अविनाभावका स्मरण होता है । तदनन्तर जिस 
साधनसे साध्यकी व्याप्ति ग्रहण की जाती है, उस साधनके साथ वर्तमान साधनका 
सादध्यप्रत्यभिज्ञान किया जाता है, तब साध्यका अनुमान होता है। चस्तुत: 
अविनाभाव अनुमानका मूल आधार है। अविनाभाव सहभावनियम और 


४४० : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परस्परा 


क्रममावनियमरूप होता है। सहृचारियों--रूपरसादिकों और व्याप्य-व्या- 
पकों--शिशपात्व-बुक्षत्वादिकमें सहमावनियम होता है तथा पूर्बच र-उत्त रचरों और 
का्य-का रणोंमें क्रभावनियम होता है । अविनाभावको ततादात्म्य और तदुत्पत्ति- 
से ही नियन्त्रित नहीं किया जा सकता | जिनमें परस्पर तादात्म्य नहीं है, ऐसे 
रूप-रसादिमें रूपसे रसका अनुमान तथा जिनमें परस्पर कार्यकारण-संबंध नहीं 
है, ऐसे कृत्तिकोदय और शकटोदयमें कृत्तिकोदयकों देखकर शकटोदयका अनुमान 
किया जाना तादात्म्य और तदुत्पत्ति-सम्बन्धसे पृथक क्षेत्रवर्तोीं है। अतः अनुमान- 
की मूलधुरा साध्य-साधनोंके अविना भाव--व्याप्तिके निश्वयपर स्थित है। 


सामान्यतथा अविनाभावकों त्थोपपत्ति और अन्यथानुपर्पत्ति संज्ञाओंसे 
प्रतिपादित किया है। साध्यके होनेपर साधनका होना तथोषपत्ति और साध्यके 
न होनेपर साधनका न होना अन्यथानुपर्पत्ति है। यथा अग्निके होनेपर धूमका 
होना और अग्निके न होनेपर धूमका न होना । यह तथोपपत्ति और अन्यथा- 
नुपपत्ति ही अनुमानकी नियामिकायें हैं । यों तो अनुमानके लिए अविनाभाव- 
संबंधरूप व्याप्ति अपेक्षित है। साध्य और साधनभूत पदार्थोका धमं व्याप्ति 
कहलाता है, जिसके ज्ञान और स्मरणसे अनुमानकी पृष्ठभूमि तैयार होती 
है। साध्यके बिना साधनका तन होता और साध्यके होनेपर हो होना' ये दोनों 
धर्म एक प्रकारसे साधननिष्ठ हैं | 'इसी प्रकार साधनके होनेपर साधनका होना 
ही' यह साध्यका धर्म हैं। साध्यके होनेपर ही साधनका होना भन्बय और 
साध्यके अभावमें साधनका न होना व्यतिरेक कहलाता है । 


कुछ चिन्तकोंने व्याप्तिाग्रहणके निम्नलिखित साधन बतलाये हैं-- 


१. भयः सहचार-दर्शन । 

२. व्यभिचा रज्ञान-विरह । 

३. त्क--विपक्षबाधघक तक । 
४. अनुपलम्भ--व्यत्तिरेक | 
५. भयो दर्शनजनित्त संस्कार । 
६. सामान्यलक्षणा । 

७. दब्द और अनुमान । 


वस्तुत: व्याप्तिका निश्चय तकंसे होता है, जो उपलम्भ तथा अनुपलम्भ- 
पृवंक होता है। यथा अग्निके होनेपर ही धूमका होना और अग्निके अभावमें 
धूमका न होना, इनका व्याप्तिसम्बन्ध है व्याप्तिका ग्रहण तक द्वारा ही प्रतिष्ठित 
है । व्याप्तिके दो या तीन भेद प्राप्त होते हैं | तीन भेदोंमें बहि्र्याप्ति, सकलव्याप्ति 


तीर्थंकर महावीर मौर उनकी देशना ; ४४१ 


और अस्तर्व्याप्तिकी गणना है ।* 


सपक्षमें साध्यके साथ साधनको व्याप्ति होना बहिर्व्याप्ति है और पक्ष 
तथा सपक्ष दोनोंमें साध्यके साथ साधनकी व्याप्ति होना सकलब्याप्ति है। पक्ष, 
सपक्ष न हों अथवा उनमें हेतु न रहे--केवल साध्यके साथ साधनका अविनाभाव 
होनेसे अन्तर्व्याप्ति होतो है।' इन त्रिविध व्याप्तियोंमें आदि की दोनों व्याप्तियों- 
के न होनेयर भी अनुमानमें अन्तर्व्याप्तिके बलसे साधनको साध्यका गमक माना 
जाता है।* अन्तर्व्याप्तिके अभावमें अन्य दोनों व्याप्तियोंका सदभाव निरर्थक 
है । यथा 'स व्यामः तत्पुत्रत्वात्‌ इत्तरतत्युश्रवत्‌' इस अनुमानमें बहिर्व्याप्ति 
और सकलव्याप्ति दोनों विद्यमान हैं, पर अन्तर्ब्याप्तिके न होनेसे “तत्युत्रत्वात्‌' 
हेतु 'श्यामत्व” साध्यका गमक नहीं है । इसो प्रकार 'उदेष्यति शक कृत्तिकोद- 
यात्‌' इस अनुमानमें न बहिर्व्याप्ति है और न सकलव्याप्ति है, किन्तु साधनकी 
साध्यके साथ अन्‍्तर्व्याप्ति होनेसे कृत्तिकोदग्र हेतु शकटोदय साध्यका गमक है। 
मतएव अन्‍्तर्व्याप्ति ही नियामक है । 


१, साचत्रिधा--बहिर्व्याप्ति: साकत्यव्याप्ति: अन्तर्व्याध्तिस्चेति।* प्रमाचन्द्र, प्रमेयक ० 
मा० ३।१५ १० ३६४; अकलंक, सिद्धिव० ५११५,१६, प्रमाणसं ० का०३२,३३ , पृष्ठ 
१०६ देवसूरि, प्र० न॒० त० ३। ३८,३९ । यश्चोविजय, जैनतर्कभा, पृष्ठ १२। 

२. (क) पक्षोकृत एवं विषये साधनस्य साध्येन व्याप्तिन्तव्याप्तिः, अन्यत्र तु बहि्या- 
प्तिरिति ।*“बहि: पक्षीक्ृताहिषयादन्यत्र तु दृष्टान्तधर्मिणि तस्य तेन व्याप्तिबंहि- 
ग्याप्तिरभिधीयते । देवसूरि, प्रमाणनयत॒० ३३५, 

(ख) पक्षे सपक्षे च॒ सर्वत्र साध्यसाधनयो: व्याप्तिःसकलव्याप्ति: । 
-सि० वि० टी० टिप्प ५१६, पृष्ठ ३४७, 
(ग) पक्ष एवं साधनस्यथ साध्येन व्याप्तिरन्तर्ब्याप्ति: । 
-“वही, पृ० २४६. 

३. (क) अस्तर्थ्याप्त्येव साध्यस्थ सिद्धों बहिरुदाहुतिः । 

व्यर्था स्थात्तदसदुभावेध्प्येवं न्‍्यायविदों विदु: । 

- सिद्धसेन, न्‍्यायाव० का० २०, 

(ख) विनाशी भाव इति वा हेतुनैव प्रसिद्धर्धात । 

अन्तर्व्याप्तावसिद्धायां बहि््याप्तिरसाधनम्‌ | 

साकल्येन कर्थ व्याप्तिरन्तर्व्याप्त्या विना भवेत्‌ । 

“अकलंक, सि० वि० ५११५, १६, १० ३४५-३४७ । प्रमाणसं०-३ २-३३. 
(ग) अन्‍्तर्व्य्त्या हेतो: साध्यप्रत्यायने शक्ताबशक्तौ च बहिवब्याप्तेरुद्धावनं व्यर्थम्‌ 

इति । -“देवसूरि, प्र० न० त० ५३८, पृ०५६२, 


४४२ : तोर्थकर महावीर और उनको आचार्थ-परम्परा 


साधन या हेतु 


जिसका साध्यके साथ अविनाभाव निश्चित है, उसे साधन कहते हैं ।* 
अविनाभाव, अन्यथानुपपत्ति और व्याप्ति ये सब एकार्थक शब्द हैं। साधनका 
निश्चय अन्यथानुपपत्तिरूपसे ही होता है। वस्तुत: साधन या हेतुके विना 
अनुमानकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती । कुछ चिन्तक हेतुका स्वरूप त्रिलक्षण 
अथवा पंचलक्षण स्वीकार करते हैं, पर इन सभोका अन्तर्भाव अन्यथानुपपत्ति- 
रूप हेतुमें हो सकता है । 

दूसरे, हेतुका त्रेरूप्य या पांचरूप्य नियम निर्दोष नहीं है, किन्तु अविनाभाव 
ऐसा व्यापक और व्यभिचारी लक्षण है, जो समस्त सद्ह्ेतुओं में पाया जाता है 
ओर असदहेतुओंमें नहीं | परम्परासे 'अन्यथानुपपन्तत्व” को ही हेतुका अव्यभि- 
चारी और प्रधान लक्षण कहा है. क्योंकि 'समस्त पदार्थ क्षणिक हैं, यतः वे सत्‌ हैं" 
इस अनमानमें सत्वहेतु सपक्षसत्वके अभावमें भी गमक है। अतएवं अविना- 
भाव हो हेतुका वास्तविक नियामक लक्षण है। पक्षधमेत्व आदिको हेतुका 
लक्षण माननेमें अतिव्याप्ति एवं अव्याप्ति दोष आते हैं। 
साध्य 

इष्ट, अबाधित ओर असिद्ध पदार्थंकों साध्य कहते हैं।* जो प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे अबाघित होनेके कारण सिद्ध करने योग्य है, वह शक्‍्य है। वादीको 
इृष्ट होनेसे जो अभिप्रेत है और सन्‍्देह आदि युक्त होनेके कारण असिद्ध है, वही 
वस्तु साध्य होती है । 

साध्यका अर्थ है सिद्ध करने योग्य अर्थात्‌ असिद्ध | सिद्ध पदार्थंका अनुमान 
व्यथं है। अनिष्ठ तथा प्रत्यक्षादि बाधित पदार्थ साध्य नहीं बन सकते । अतएब 
अनुमानके प्रयोगमें सावनके समान साध्य भी एक आश्यक अंग है । 
अनुसानके भेद 

अनुमानके दो भेद हैं:--(१) स्वार्थानुमात और (२) परार्थानुमान | स्वयं 
निश्चित साधनके द्वारा होनेवाले साध्यके ज्ञानकों स्वार्थानुमान कहते हैं और 
अविना भावी साधनके वचन से श्रोत्ताको उत्पन्त होनेवाला साध्यज्ञान परार्धानुमान 
है । स्वार्थानुमाता किसी परके उपदेशके बिना स्वयं ही निश्चित अविनाभावी 
साधनके ज्ञानसे साध्यका ज्ञान प्राप्त करता है । उदाहरणाथे जब बह घूमको 





१. 'साध्याविनाभावित्वेन निश्चितों हेतु: । 
--परीक्षामुख ३।११. 
२. दृष्टमबाधितमसिद्ध साध्यम्‌ 
-बही, २।१६. 


तीथैंकर महावीर और उनकी देशना : ४४३ 


देखकर अग्लिका ज्ञान; रसको चखकर उसके सहचर रूपका ज्ञान अथवा 
कृत्तिकाके उदयको देखकर एक मुहुर्त बाद होनेवाले शकटके उदयकाज्ञान प्राप्त 
करता है, तब उसका वह ज्ञान स्वार्थानुमान कहलाता है। 


जब वही स्वार्थानुमाता उक्त हेतुओं और साध्योंको कहकर दूसरोंको उन 
साध्यसाधनोंकी व्याप्ति ग्रहण कराता है तथा दूसरे उसके वचनोंको सुनकर 
व्याप्ति ग्रहण करके उक्त हेतुओंसे उक्त साध्योंका ज्ञान करते हैं, तो दूसरोंका वह 
अनुमान ज्ञान परार्थानुमान कहा जाता है और वे परार्थानुमाता माने जाते हैं । 
अतः अनुमानके उपादानभूत् हेतुका प्रयोजक तत्त्व अन्यथानुपपन्नत्व स्व और 
पर दोके द्वारा गृहीत होने तथा दोनों अन्यथानुपपन्‍्नत्व-ग्रहीत्ताओंकी अनुमान 
होनेसे स्वार्थानुमान ओर परार्थातुमान भेद सम्भव होते हैं । संक्षेपमें स्वार्थ--स्व- 
प्रतिपत्तिका साधन और पराथं--पर-प्रतिपत्तिका सावन होनेके का रण अनुमान- 
के दो भेद हैं। 
प्रतिजा और हेतुरूप परोपदेशकी अपेक्षा न कर स्वयं ही निश्चित तथा 
इससे पूर्व तकेंद्वाया गृहीत व्याप्तिके स्मरणसे सहकृत धूमादि साधनसे उत्पन्न 
हुए पव॑त आदि धर्मीमें अग्नि आदि साध्यके ज्ञानकों स्वार्थानुमान कहा जाता 
है । यथा--यह पर्वत्त अग्निवाला है, धुमत्राला होनेसे ।" 
प्रतिज्ञा और हेतुरूप परोपदेशकी अपेक्षा लेकर श्रोताको जो साधनसे साध्य- 
का ज्ञान उत्पन्न होता है, वह परार्थानुमान है ।* स्वार्थासुमान ज्ञानर्प है और 
परार्थानुमान वचनरूप है। वक्ता परार्थानुमानवचन-प्रयोगढ्वारा श्रोत्ताको 
व्याप्तिज्ञान कराता है | व्याप्तिज्ञानके अनन्तर साधनसे साध्यका ज्ञान वह स्वयं 
करता है| 
१. तत्र स्वयमेत्र निशिचतात्साधनात्साध्यज्ञानं स्वार्थानुमानम्‌ । परापदेशमनपेक्ष्य स्वयमेव 
निश्चितात्माक्तकानुभूनव्याप्तिस्म रणसहक्तादधूमा दें: , साधनादुत्पन्तं पर्वत दी धर्मिण्य- 
र्यादे: साध्यस्थ ज्ञान स्वार्थानुमानमित्यर्थ:। यथा--पर्वतो5यमग्लिमान्‌ धुसव- 
त्वादिति । अयं हि स्वार्थानुमानस्य ज्ञानरूपस्थापि शब्देनोल्‍लेख: । यथा-- अय॑ घट:' 
इति दशब्देन अ्रत्यक्षस्य ! 
““डॉ० देरबारीलाल कोठिया, न्‍्यायदीपिक। (वीरसेवामन्दिर ) पृ० ७१-७२. 
२. परोपदेशमपेक्ष्य यत्साधनात्साध्यविज्ञानं तत्परार्थानुमानम्‌ । प्रतिज्ञाहेतुरूपपरोपदे- 
शवशात्‌ श्रोतुरुत्वन्ने साधनात्सध्यविज्ञान परार्थानुमानमित्यर्थ: । यथा--पर्वतो5यम- 
ग्निमान्‌ भवितुमहति धूमवत्त्वान्यथानुपपत्तेरिति वाक्ये केनचित्प्रयुक्ते तद्ाक्याथ॑ 
पर्यालोचयत: स्मृतव्याप्तिकस्य श्रोतुरनुमानमुपजायते । 
-“डॉ० दरबारीलाल कोठिया, न्‍्यायदीपिका (वोरसेवामन्दिर) पृ० ७५. 


. ४४४ : तीथकर महावोर और उनकी आजार्य-परम्परा 


स्वार्थनुम नके अंग 


स्वार्थानुमानके तीन अंग हैं:--(१) धर्मी, (२) साध्य और (३) हेतु । हेतु- 
गमक होनेसे, साध्य गम्य होनेसे एवं धर्मी साध्य और हेतु धर्मोंका आधार होने- 
से अंग हैं। आधा र-विशेषमें हो अनुभेयकी सिद्धि करना अनुमानका प्रयोजन 
है । साध्यको पक्ष भो कहा जाता है, यह धर्मविशिष्ट धर्मी है। यों तो पक्षशब्द- 
से साध्यधमं और धर्मीका समुदाय विवक्षित है। स्वार्थानुमानके ज्ञानलूप होने- 
के कारण ज्ञानमें धर्म-धर्मीका विभाग सम्भव नहों, पर अनुमानका प्रयोग 
करनेके लिए उसका शब्दसे उल्लेख करना हो पड़ता है। यथा-- पर्वत्तोध्य 
वल्लिमानू, 'धृमवत्त्वात' अनुमानवाक्यका प्रयोग पर्व॑तमें वह्िको अवगत 
करनेके छिए करना पड़ता है, उसो प्रकार स्वार्थानमानमें भी उसके बोधाथे 
वाक्यका प्रयोग अपेक्षित होता है । 
धर्मो : स्वरूप-निर्धारण 

धर्मी प्रधिद्ध होता है ।" इसकी प्रसिद्धि कहीं प्रमाणसे, कहों विकल्पसे और 
कहों प्रमाण-विकल्य दानोंते होता हे ।* प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे सिद्ध धर्मी प्रमाण- 
सिद्ध कहलाता है, यथा पर्वतादि | जिसकी प्रमाणता और अप्रमाणता निश्चित 
न हो और जो प्रतोतिमात्रस सिद्ध हो, वह विकल्पसिद्ध कहा जाता है। 
विकल्पसिद्ध धर्मामें सत्ता या असत्ता साध्य होतो है, यत्त: जिनकी सत्ता या 
असत्तामें विवाद है, वे हो धर्मं विकल्पसिद्ध हांते हैं | प्रमाण और विकल्प दोनोंसे 
सिद्ध धर्मी उमयसिद्ध कहलाते हैं । 
परार्थानुमानके अंग 

परार्थनुमानके भी स्वार्थानुमानके समान धर्मी, साध्य और साधन ये तीन 
अथवा पक्ष और हेतु ये दो अंग माने जाते हैं। ज्ञानात्मक परार्थानुमानमें 
उक्त अंग संभव हैं, पर वचनात्मक परार्थानुमानमें प्रतिज्ञा और हेतु दो ही अवयव 
होते हैं । 

धमं-धर्मीके समुदायरूप पक्षके वचनको प्रतिज्ञा कहा जाता है। यथा-- 
“पव॑त्तोध्यं बह्तिमान्‌' में साध्यका निर्देश किया गया है, अतः उक्तपद प्रतिज्ञा- 
वाक्य है | 

अनुमेयकों सिद्ध करनेके लिए साधनके रूपमें जिस वाक्यावयवका प्रयोग 
किया जाता है, वह हेतु है। साधन और हेतुमें साधारणत: कोई अन्तर नहीं 


१. प्रसिद्धों धर्मी--परोक्षामुख ३॥२३. 
२. विकल्पसिद्धे तस्मिन्‌ सत्तेतरे साध्ये-बही, ३।२४. 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ४४५ 


वाचकका भेद है। साधन वाच्य है यतः वह कोई वस्तुरूप होता है और हेतु 
वाचक है, यतः उसके द्वारा वह वस्तु कही जाती है। हेतुको साध्याभावके 
साथ न रहनेवाला अर्थात्‌ अविनाभावी होना आवश्यक बत्तलाया है । 


हेतुका प्रयोग त्थोपपत्ति और अन्यथानुपपत्तिरूपसे होता है | इसीको अन्वय- 
विधि और व्यतिरेकविधि भी कह सकते हैं। व्युत्पन्न श्रोत्ताको मात्र प्रतिज्ञा और 
हेतुरूप परोपदेशसे परार्थानुमान उत्पन्न होता है। 
अनुमानके अन्य अवयब 

अनुमानके प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये पाँच अवयव 
माने जाते हैं। इन अवयबोंका प्रयोग इस ग्रकार होता है--'पब॑त अग्निवाला 
है धमवान्‌ होनेसे;जो-जो धूमवान्‌ है, वह अग्निवाला होता है, जेसे महानस । 
इसी प्रकार पर्वत भी घृमवान्‌ है, इसलिए अग्निवाला है' इन अवयवोंमें प्रतिज्ञा 
और हेतु ये दो अवयव ही कार्यकारी हैं। प्रतिज्ञाप्रयोगके विना साध्यधर्मीके 
आधा रमें सन्देह बना रहता है। प्रतिज्ञाके विना सिद्धि किसकी की जायगी | 
पक्षको उपस्थित करनेके अनन्तर हेतुप्रयोग न्याय्य माता जाता है। अत्तः 
साधतवचनरूप हेतु और पक्षवचनरूप प्रतिज्ञा इन दो अवयवोंसे ही परिपृर्ण 
अथेका बोध हो जाता है। दुष्टान्त, उपनय और निगमनका प्रयोग वादकथामें 
व्यथ है । 

वस्तुतत: अनुमानके अवयवों का प्रयोग प्रतिपाद्यकी दुष्टिसे किया जाता है । प्रति- 
पाद्य दो प्रकारके होते हैं:--(१) व्युत्पन्त और (२) अव्युत्पन्त । व्युत्यन्न बे हैं 
जो संक्षेप या संकेत्तमें वस्तुस्वरूपको समझ सकते हैं तथा जिनके हृदयमें त्कका 
प्रवेश है । अव्युत्पन्त वे प्रतिपाद्य हैं, जो अल्पप्रज्ञ हैं, जिन्हें विस्ता रसे समझाना 
आवश्यक होता है और जिनके हृदयमें तकका प्रवेश कम रहता है। 

अनुमानके उपयोगित्ताकी दृष्टिसे दो ही अवयब हैं । दृष्टान्तके अभावमें 
भी अनुमान समीचीन होता है। यथा--सर्व क्षणिक सत्त्वात्‌*' इस अनुमानमें 
दुशन्त नहीं है, फिर भो यह प्रमाणभूत है। 

उदाहरणकी साथंकता व्याप्तिस्मरणके लिए भी नहीं है, यत्तः अविनाभावी 
हेतुके प्रयोगमात्रसे ही व्याप्तिका स्मरण हो जाता है। संसारमें विभिन्‍न 
चिन्तक तथ्योंको विभिन्‍न रूपमें स्वीकार करते हैं, अत: सर्व॑सम्मत दुष्टान्तका 
मिलना अशक्य है। दूसरी बात यह है कि दृष्टान्तमें व्याप्तिका ग्रहण करना 
अनिवाय॑ भी नहों है; क्योंकि जब समस्त वस्तुओंको पक्ष बना लिया जाता है, 
तब किसी दुष्टान्तका मिलना असम्भव हो जाता है। अत्तः विपक्षमें बाधक 
प्रमाण देखकर पक्षमें ही साध्य और साधनकी व्याप्ति सिद्ध कर लो जाती है। 
वादकथाकी दृष्टिसे दृष्टान्त निर्थंक और अव्यवहाय है। 


४४६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


उपनय और निगमन तो केबल उपसंहारवाक्य हैं, जिनकी अपनेमें कोई 
उपयोगिता नहीं हैं। पक्षमें हेतुका उपसंहार उपनय और हेतुपूर्वंक पक्षका 
वचन निगमन है। संक्षेपमें लाघव, आवश्यकता और उपयोगिताकी दृष्टिसे 
प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही अवयव ग्राह्य हैं । 
हेतु : भेद एवं प्रकार 

अविनाभावके व्यापक स्वरूपके आधारपर हेतुके सात भेद हैं:--( १) स्वभाव, 
(२) व्यापक, (३) कार्य, (४) कारण, (५) पूवंचर, (६) उत्तरवर और, (७) 
सहचर । सामान्यतः हेतुके दो भेद हैं:--(१) उपलब्धिरूप और (२) अनुप 
लब्धिरूप । ये दोनों हेतु विधि और प्रतिषेध दोनोंके साधक हैं । इनके संयोगसे 
हैतुके २२ भेद हो जाते हैं । 

हेतुभेद 





न 5 "| 


| 
| 

उपलब्धि अनुपलब्धि 
| | 


न आजा जज जलन । 


। । है । 2. 
अविरुद्धोपलब्धि विरुद्धोपलब्धि अविरुद्धानुपलब्धि विरुद्धानुपलब्धि 











| भक 
 ॥] का का कि विद के आर 0 
अवि. अ. अञ, अ,. भ अ आअ० ग्याप्य, काय , कारण, पू. उ. सह. 
व्याप्य, काय, क्रारण, पृ उस; स्व. 


| 0 7 5 कट | 

वि. व्या. काये. कारण. पृ. उ. सह... वि. कार्य. वि. कारण. वि. स्वभाव 
कुल हेतुभेद 5६+६+ २३+ ७७ २२ साक्षात्‌निषेध-साधन--२ + ४>९ 

(परीक्षामुखके अनुसार) 
१. विधि-साधन-- ६ परम्परा निषेष-साधन-- १६ 
२. निषेध-साधन २२ रर 

२८ 

(प्रमाणपरीक्षाके अनुसार) 
हेतुके बाईस भेदोंका सामान्य स्वरूप 

विधिसाधक उपलब्धिको अविरुद्धोपछब्धि और प्रतिषेघ-साधक उपलब्धि- 
को विरुद्टोपलब्धि कहा जाता है । 


तीथंकर महावीर और उनकी देहशना : ४४७ 


१. अविरुदव्याप्योपछब्धि--शब्द परिणामी है, कृतक होनेसे । 
२. अविरुद्धकार्योपलब्धि--इस प्राणिमें बुद्धि है, वचनप्रयोगकी प्रवृत्ति 
होनेसे | 
३. अविरुद्धका रणोपलब्धि--यहाँ छाया है, छत्र होनेसे । 
४. अविरुद्धपूवंचरोपलब्धि--एक मुहृत्तंके अनन्त र रोहिणीका उदय होगा, 
इस समय कृत्तिकाका उदय होनेसे । 
५. अविरुद्धोत्ततचरोपलब्धि--एक मुहत्तं पहले भरणीका उदय हो चुका 
है, वत्तमानमें ऋत्तिकाका उदय होनेसे । 
६. अविरुद्धसहचरोपलब्धि - इस आममें रूप है, क्योंकि रस पाया जाता 
है। 
७. विरुद्धव्याप्योपलब्धि--यहाँ शीत्तस्पर्श नहीं है, क्योंकि उष्णता पायी 
जाती है। 
८. विरुद्धकार्योपलब्धि--यहाँ शीत स्पशश नहीं है, धूमका सद्भाव 
रहनेसे । 
९, विरुद्धका रणोपलब्धि--इस प्राणीमें सुख नहीं है, हृदयमें शल्य होनेस । 
१०. विरुद्धपूवंचरोपलब्धि--एक मुठृत्तंके बाद रोहिणीका उदय नहीं होगा, 
क्योंकि इस समय रेवतीका उदय है। 
११. विरुद्धोत्तरचरोपलब्धि--एक मुह॒त्तं पहले भरणीका उदय नहीं हुआ 
है, क्योंकि इस समय पुष्यका उदय हो रहा है । 
१२. विरुद्धसहचरोपलब्धि--इस दीवालमें उस ओरके हिस्सेका अभाव 
नहीं है, क्योंकि इस ओरका हिस्सा देखा जाता है। 
१३. अविरुद्धस्वभावानुपलब्धि--इस भूतल पर घड़ा नहीं है, अनुपलब्ध 
होनेसे । 
१४. अविरुद्धव्यापकानुपलब्धि--पहाँ शीशम नहीं है, वृक्षाभाव होनेसे । 
१५. अविरुद्धकार्यानुपलब्धि--यहाँ पर अप्रतिबद्ध शक्तिशाली अग्नि नहीं 
है, धूमाभाव होनेसे | 
! ६. अविरुद्धका रणानुपलब्धि--यहाँ घूम नहीं है, अग्निका अभाव होनेसे | 
१७. अविरुद्धपूरंच रानुपलब्धि--एक मुहत्तके बाद रोहिंणीका उदय नहीं 
हो गा, क्योकि अभी कृत्तिकाका उदय नहीं हुआ है । 
१८. अविरुद्धोत्तरचरानुपलब्धि--एक मुहृत्त पहले मरणीका उदय नहीं 
हुआ; क्योंकि अभो क्ृत्तिकाका उदय नहीं है। 
१९, अविरुद्धसह चरानुपलब्धि-- इस सम तराजूका एक पलड़ा नीचा नहीं 
है, क्योंकि दूसरा पलड़ा ऊँचा नहीं पाया जाता । 


४४८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


२०, विरुद्धकार्यानु पलब्धि--इस प्राणीमें कोई व्याधि है; क्योंकि इसकी 
चेशएँ निरोग व्यक्तिकी नहीं हैं । 

२१, विरुद्धका रणानुपलब्धि--इस प्राणीमें दु:ख है, क्योंकि दृष्टसंयोग नहीं 
देखा जाता । 

२२. विरुद्धस्वभावानुपलब्धि--वस्तु अनेकान्तात्मक है, क्योंकि एकान्त 
स्वरूप उपलब्ध नहीं होता । 


अर्थापत्तिका अनुमानमें अन्तर्भाव 


किसी दृष्ट या श्रुत पदार्थसे वह जिसके विना नहीं होता, उस अविनाभावी 
अदुष्ट अर्थंकी कल्पना करना अर्थापत्ति है, यथा--'मोटा देवदत्त दिनको भोजन 
नहीं करता है' इस प्रसंगमें अर्थापत्ति द्वारा देवदत्तके रात्रि भोजनकी कल्पना 
कर ली जाती है, यतः भोजनके विना पीनत्व--मोटापन आ नहीं सकता । 
अर्थापत्तिसे अतीन्द्रिय शक्तित आदि पदार्थोका ज्ञान किया जाता है। इसके छः 
भेद हैं:--( १) प्रत्यक्षपूविका, (२) अनुमानपू्विका, (३) श्रुत्तार्थापत्ति, (४) उपमा- 
नार्थापत्ति, (५) अर्थापत्तिपुविका अर्थापत्ति और (६) अभावपूर्विका अर्थापत्ति । 

अर्थापत्ति और अनुमानमें पृथक्त्वका कारण पक्षधमंत्व है। अनुमानमें. हेतु 
का पक्षधरमंत्व आवश्यक है, पर अर्थापत्तिमें पक्षधमंत्व आवश्यक नहीं माना 
जाता । अतः अर्थापत्तिको पृथक्‌ प्रमाण माननेको आवश्यकता है | 

अर्थापत्तिको अनुमानसे भिन्‍न माननेमें उक्त तक निबंल है। यत्त: अविना- 
भावी एक अथ॑से दूसरे अथेका ज्ञान करना जैसे अनुमानके है, बेंसे अर्थापत्तिमें 
भी है। पक्षधमंत्व अनुमानके लिए आवश्यक भी नहीं है। कृत्तिकोदय आदि 
हेतु पक्षधर्म रहित होकर भी सच्चे हैं और मेत्रत्तनयत्व आदि हेतु पक्षधर्मत्व 
रहनेपर भी गमक नहीं हैं। सक्षेपमें अर्थापत्ति अविनाभावमूलक या अन्यथा- 
नुपपन्‍्नत्वमूलक होनेके कारण अनुमानके अन्तगंत है, इसे ५ृथक्‌ प्रमाण मानने- 
को आवश्यकता नहीं है । 


अभावका प्रत्यक्षादिमें अन्तर्भाव 


अभाव भी स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है। जो यह कहा जाता है कि जिस प्रकार 
भावरूप प्रभेयके लिए भावात्मक प्रमाण होता है, उसो तरह अभावरूप 
प्रमेषके लिए अभावप्रमाणकी आवश्यकता है। वस्तु सत्‌ और असत्‌ रूपमें 
पायी जाती है। अतः इन्द्रियोंके द्वारा सदंशके ग्रहण हो जानेपर भी असदंशके 
ज्ञान लिए अभावप्रमाण अपेक्षित है। जहाँ सदभावग्राहक पाँच प्रमाणोंकी 
प्रवृत्ति नहीं होती, वहाँ अभावप्रमाणकी प्रवृत्ति देखी जाती है। यह दोषपुर्ण 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ४४९ 
२९ 


है । यतः भावांशके समान अभावांश भी प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रत्यभिज्ञान 
आदि प्रमाणेसि गृहीत हो जाता है। जिस प्रकार 'इस भूतलूपर घट है' यह 
प्रत्यक्ष द्वारा जाना जाता है, उसी प्रकार (इस भूतलपर घट नहीं है' यह घढा- 
भाव भी प्रत्यक्ष द्वारा ही गृहीत है। 

अनुमानके उपलब्धि और अनुपरूव्धि रूप हेतु भी अभावोंके ग्राहक हैं । 
यह कोई नियम नहीं है कि भावरूप प्रमेयके लिए भावरूप प्रमाण और 
अभावरूप प्रमेयके लिए प्रभावरूप प्रमाण ही होना चाहिए । 


अभाव भावान्तररूप होता है, यह अनुभवसिद्ध है। अतः भावग्राहक 
प्रमाणोंसे ही वस्तुके अभावांशका भी ग्रहण सम्भव होनेसे अभावकों पृथक्‌ 
प्रमाण माननेकी आवश्यकता नहीं है । 


आगमप्रमाण : विमर्श 


मतिज्ञान द्वारा ज्ञात पदार्थमें ममकी सहायतासे होनेवाले विशेष ज्ञानको 
श्रुतज्ञान या आगमज्ञान कहते हैं। पाँच इन्द्रियों और मनसे ज्ञात विषयको ही 
अवलम्बन लेकर श्रतज्ञान व्यापार करता है। इसके मूल दो भेद हैं:--(१) 
अनक्षरात्मक और (२) अक्षरात्मक । श्रोत्र इन्द्रियके अतिरिक्त शेष चार इन्द्रियों 
ओर मनकी सहायतासे होनेवाले मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञानकों अनक्षरात्मक 
श्रतज्ञान कहते हैं और श्रांत्र इन्द्रियजन्य मतिज्ञानपुर्वंक जो श्रुतज्ञान होता 
है, उसे अक्षरात्मक श्रृतज्ञान कहते हैं। जेसे--जीवशब्द कहनेपर श्रोत्र इन्द्रिय 
द्वारा इस शब्दका सुनना मतिज्ञान है और उसके निमित्तसे जीव नामक पदार्थके 
अस्तित्वको अवगत करना अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। प्रकारान्तरसे जबतक 
श्रुतज्ञान ज्ञानरूप रहता है, तबतक अनक्षरात्मक है और जब वचनरूप होकर 
दूसरेको ज्ञान करानेमें कारण होता है, तब वही अक्षरात्मक हो जाता है। 


ज्ञानके द्वारा हो हम सबको जानते हैं और दूसरेको ज्ञान करानेका मुख्य 
साधन वचन है। ज्ञाता बचनके द्वारा श्रोताओंकों बोध कराता है और वचन- 
व्यवहार केवल श्रुत्तज्ञानमें ही पाया जाता है । वक्ता द्वारा कहा गया शब्द 
श्रोताके श्रुतज्ञानमें कारण होता है । 

. बचनके दो भेद हैं:--(१) द्रव्यवाक और (२) भाववाक्‌ | द्रव्यवाकके भी 
दो भेद हैं:--( १) द्रव्यरूप और (२) पर्यायरूप। पर्यायरूप द्रव्यवाक श्रोत्र इन्द्रियसे 
ग्राह्म है। भाषावगंणारूप पुद्गल द्रव्यवाक है। यह द्रव्यरूप वचन समस्त- 
ज्ञानोंम नहीं पाया जाता | ज्ञानावरणकर्मके क्षय अथवा क्षग्रोपशमसे युक्त 
आत्मामें जो सूक्ष्म वोलनेकी शक्ति है, वह भाववाक्‌ है । इस भाववाकके बिना 


४५० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-प्रम्परा 


किसीके मुखसे कभी भी वचन नहीं निकल सकते। भाववाक्रूपी शक्तिकां संदु- 
भाव समस्त आत्माओंमें पाया जाता है, क्योंकि वह चेतनका सामान्य धर्म है। 


श्रुतज्ञानके बीस भेद हैं:--(१) पर्याय, (२) पर्यायसमास, (३) अक्षर, 
(४) अक्षरसमास, (५) पद, (६) पदसमास, (७) संघात, (८) संघात्तसमास, 
(९) प्रतिपत्तिक, (१०) प्रतिपत्तिकसमास, (११) अनुयोग, (१२) अनुयोगसमास, 
(१३) प्राभूत, (१४) प्राभुतसमास, (१५) प्राभृत्त-प्राभूत, (१६) प्राभृत-प्राभृत्त- 
समास, (१७) वस्तु, (१८) वस्तुसमास, (१९) पूर्व और (२०) पूरव॑ंसमास | 

सूक्ष्म निगोंदिया लब्ध्यपर्याप्तत जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें स्पर्शन 
इन्द्रियजन्य मतिज्ञानपूर्वक लब्ध्यक्षररूप श्रुतज्ञान होता है। यह्‌ ज्ञान अबि- 
नश्वर और निरावरण होता है। यह सर्व॑जघन्य ज्ञान है। इसके ऊपर क्रमशः 
अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातृभागवृद्धि, सख्यातगुणवृद्धि, 
असंख्यातगुणवुद्धि और अनन्तगुणवुद्धि ये छह वृद्धियाँ होती हैं। इन बृद्धियोंके 
अनस्तर पर्यायसमासन्ञान आता है। पर्यायसमासके अनन्तर वृद्धिगत होते हुए 
क्रमश: अक्षर, अक्षरसमास आदि श्रुतज्ञानके भेद उत्पन्न होते हैं। 


आप्तके बचनादिके निमित्तसे होनेवाले अरथंज्ञानको आगम कहते हैं। आप्त- 
पदसे बीतराग, सर्व । और हित्तोपदेशी व्यक्ति अभीष्ट है। जो जहाँ अवंचक है, 
वह वहाँ आप्त है। वस्तुत: जो राग, हेष, मोह--अज्ञान आदि दोषोंसे रहित 
है, परहितका प्रतिपादन करना ही जिसका एकमात्र काय॑ं है, ऐसा व्यक्ति हो 
आप्त कहलानेके योग्य है। आप्तबचनको अर्थज्ञानका कारण होनेसे आगम 
कहा जाता है। तीर्थंकर जिस अर्थंको अपनी दिव्यध्वनिसे प्रकाशित करते हैं, 
उसका द्वादशांगरूपमें कथन गणधरोंके द्वारा किया जाता है। यह श्रुत अंग- 
प्रविष्ट कहुलाता है और जो श्रुत अन्य आरातोय शिष्य-प्रशिष्योंके द्वारा रचा 
जाता है, वह अंगबाह्य है। अंगप्रविष्ट श्रुतके आचारांग, *सृत्रकृतांग, स्थानांग, 
समवायांग, व्याख्याप्रश्षप्ति, ज्ञातृथर्मंकथा, उपासकाध्ययन, अंतकृतदद, अनु- 
त्तरोपपादिकदश, प्रइनव्याकरण, विपाकसूत्र और दृष्टिवाद ये बारह मेद हैं। 
अंगबाह्य श्रुत॒ सामायिक, चतुविशस्तव, वन्दना आदि भेदसे चौदह प्रकारका 
है । वस्तुत: आगमके द्वारा उत्तने ही पर्दा्थोका बोध प्राप्त किया जा सकता है, 
जितने पदार्थोंका केवलज्ञानद्वारा | ज्ञानकों अपेक्षा श्रुतज्ञान और केवलज्नान 
दोनों समान हैं, पर विशद और अविशदको अपेक्षा दोनोंमें अन्तर है | श्रुतज्ञान 
इन्द्रिय और मनकी सहायतासे होता है । अतएव वह अमृत॑ पदार्थ और उनकी 
अर्थपर्यायके सूक्ष्म अंशोंको स्पष्टरूपसे नहीं .जान पाता । पर केबलज्ञान निरा- 
वरण होनेके कारण समस्त पदार्थोको विद्ददरूपसे जानता है ।! 


तीथैंकर महावीर और उनकी देशना ; ४५१ 


कुछ चिन्तकोंका विचार है कि जहाँ वक्ता अनाप्त, अविद्वसनीय, अतत्त्वज 
और कषायकल्‌ध हो, वहाँ हेतु द्वारा तत्त्वकी सिद्धि होती है। पर जहाँ आप्त-- 
सर्वज्ञ और वीतराग हो वहाँ उसके वचनोंपर विश्वास करके तत्त्वसिद्धि- 
की जाती है ।* 


शब्द और अरथंका सम्बन्ध 

शब्द अथंप्रतिपत्तिक साधन किस प्रकार बनते हैं और उत्तका अधंके 
साथ क्या सम्बन्ध है, यह भी एक विचारणीय प्रइन है। शब्द स्वाभाविक 
योग्यता और संकेतके कारण हस्तसंज्ञा आदि वस्तुको प्रतिपत्ति करनेवाले 
हैं। जिस प्रकार ज्ञान और ज्ञेयमें ज्ञापक एवं ज्ञाप्य शक्ति स्वाभाविक है, उसी 
प्रकार शब्द ओर अथेमें प्रतिपादक और प्रतिपाद्य शक्ति स्वभावतः विद्यमात 
है। शब्द और अथंका सम्बन्ध कथंचित्‌ नित्य और कथंचित्‌ अनित्य होत्ता 
है | शब्दमें अयंबोधको क्षमता स्वभावतः निहित है । 

शब्द और अर्थंमें तादात्म्य ओर तदुर्त्पत्ति सम्बन्ध न होनेपर भी योग्यत्ता- 
रूप सम्बन्ध पाया जाता है । जिस प्रकार चक्षुका घटादिके रूपके साथ 
तादात्म्य-तदुत्पत्ति-सम्बन्ध नहीं होनेपर भी योग्यत्तारूप सम्बन्ध देखा जाता 
है, उसी प्रकार शब्द और अथंमें भी यह योग्यत्तासम्बन्ध निहित रहता है । 
शब्दमें कहनेकी शक्ति है और अथंमें कहे जानेकी शक्ति है। इसीका नाम 
योग्यता है। 

वस्तुतः शब्द और अर्थमें वाच्य-वाचकशक्तिरूप सम्बन्ध स्वाभाविक ही 
है| केवल उसको जाननेके लिये संकेतग्रहणकी आवश्यकता होती है । याद इस 
स्वाभाविक सम्बन्धमें व्यतिक्रम किया जाय, तो दीपक और धटमें जो प्रकाश्य- 
प्रकाशकद्क्ति है उसमें भी व्यतिक्रमको आपत्ति प्रस्तुत हो जायगी और यह 
आपत्ति प्रतीतिविरुद्ध है। अतः शब्द और अथंमें वाच्य-वाचकदक्तिका 
मानता आवश्यक है। सारांशत: शब्द और अर्थमें वाच्य-वाचकभावरूप 
शक्ति स्वमावत: विद्यमान है और संकेतवशसे आप्तप्रणीत्त शब्द वस्तुके ज्ञानमें 
कारण होते हैं।* 
प्रमागफल 


___ प्रमाणरूप ज्ञानके दो कार्य हैं:-(१) अज्ञाननिवृत्ति और (१) स्वपरका 
१. बकक्‍्तर्यनाप्ते बद्धेतो: साध्यं तद्धेतुसाधितम्‌ । 
आप्ते बकतरि तद्वाक्‍्यात्‌ साधितमायमसाधतम्‌ ॥--आप्तमी ०, इलोक ७८. 
२. सहुजयोग्यतासंडूटं तवशाद्वि शब्दादयो वस्तुप्रतिपत्तिहेंतव: ।परीक्षामुख ३।९६, 


४५२ ; तीर्थंकर भहावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


व्यवसाय । शञानका आध्यात्मिक फल मोक्षप्राप्ति है। अतः प्रमाणसे साक्षात्‌ 
अशानकी निवृत्ति होती है| जिस प्रकार प्रकाश अंधकारको हटाकर पदार्थोको 
प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान अज्ञानको हटाकर पदार्थोका बोध कराता 
है । पदाथेबोधके पश्चात्‌ होनेवाले हान--हेयका त्याग, उपादान और 
उपेक्षा बुद्धि प्रमाणके परम्पराफल हैं। मत्ति, श्रुत आदि ज्ञानोंमें हान, उपा- 
दान और उपेक्षा ये तीनों फल निहित रहते हैं, पर केवलज्ञानमें केवल उपेक्षा 
ही रहती है। राग और द्वेषमें चित्तका प्रणिधान नहीं होना उपेक्षा है । 


ज्ञान आत्माका अभिन्न गुण है। इस ज्ञानको पूर्व अवस्था प्रमाण और 
उत्तर अवस्था फल है। जो ज्ञानधारा अनेक ज्ञानक्षणोंमें व्याप्त रहती है, 
उस ज्ञानधाराका पूर्व क्षण साधकतम होनेसे प्रमाण होता है और उत्तर क्षण 
साध्य होनेसे फल | प्रमाण और फल कथंचित्‌ भिन्‍नाभिन्‍न हैं। आत्मा प्रमाण 
और फल दोनोंरूपसे परि्णात करती है। अत: प्रमाण ओर फल अभिन्न हैं 
तथा कायं और कारणरूपसे क्षणभेद एवं पर्यायभेद होनेके कारण वे भिन्‍न 
हैं। अत्तएव प्रमाण और फलमें कथंचित्‌ भिन्‍नाभिन्‍्नसम्बन्ध है । प्रमाणका 
साक्षातूफल अज्ञाननिवृत्ति और परम्पराफल हान, उपादान और उपेक्षा 
बुद्धि है। 
प्रमाणाभास 

जो वास्तविक प्रमाणलक्षणसे रहित हैं और प्रमाणके तुल्य प्रतोत्त होते 
हैं, वे प्रमाणाभास हैं। अस्वसंविदितज्ञान, गुहीताथेज्ञान, निविकल्पक दर्शन, 
संशय, विपयंय और अनध्यवसाय आदि प्रमाणाभास हैं, क्योंकि इनके द्वारा 
प्रवत्तिक विषयका यथार्थज्ञान नहीं होता। जो अस्वसंविदितज्ञान अपने 
स्वरूपको ही नहीं जानता है, वह पुरुषान्तरके ज्ञानके समान हमें अर्थबोध 
कैसे करा सकेगा ? निविकल्पकदर्शन सव्यवहारानुपयोगी होनेसे प्रमाण- 
कोटिमें नहीं आत्ता । अविसंवादी और सम्यग्ज्ञान प्रमाण कहा जाता है। जिस 
ज्ञानमें यह लक्षण घटित न हो, बह ज्ञान प्रमाणाभास है | संशयज्नान अनिर्ण- 
यात्मक होनेसे, विपयंयज्ञान विपरोत्त एक कोटिका निश्चय होनेसे और अनध्य- 
वसायज्ञान किसी भो एक कोटिका निश्चायक न होनेसे विसंवादी होनेके कारण 
प्रमाणाभास हैं । 


प्रमाणाभासोंकी संख्या अगणित हो सकतो है। पर इनमें प्रत्यक्षाभास, 
परोक्षाभास; सांव्यवहारिकप्रत्यक्षाभास, मुख्यप्रत्यक्षाभास, स्मरणाभास, प्रत्य- 
भिज्ञानाभास, तर्काभास, अनुमानामास, आगमाभास, हेत्वाभास, विषयाभास 


तीर्थंकर महावीर ओर उनकी देशना : ४५३ 


आदि मुख्य हैं। यहाँ समस्त प्रमाणाभासोंका निर्देश न कर ज्ञानमें उपयोगी 
होनेसे केवल हेत्वाभासोंका विवेचन किया जाता है । 


हेत्थाभास 
जो हेतुलक्षणसे रहित है, पर हेतुके समान प्रत्तोत्त होते हैं, वे हेत्वाभास 
हैं। इन्हें साधनके दोष होनेके कारण साधनाभास भी कहा जा सकता है | 
कुछ चिन्तकोंने असिद्ध, विरुद्ध अनेकान्तिक, कालात्यापदिष्ट और प्रकरण- 
सम थे पाँच हेत्वाभास स्वीकार किये हैं | पर यथार्थत: असिद्ध, विरुद्ध और 
अनेकान्तिक थे तीन ही हेत्वाभास प्रमुख हैं । 


असिद्ध 


जो हेतु सवंदा पक्षमें न पाया जाय अथवा जिसका सर्वथा साध्यके साथ 
अविनाभाव न हो, वह असिद्ध हेत्वा भास है। यथा--शब्दोइनित्य:, चाक्षुषत्वात्‌' 
शब्द अनित्य है, चक्षुका विषय होनेसे । इस अनुमानमें चाक्षुषत्वहेतु शब्दमें 
स्वरूपसे हो असिद्ध है। असिद्ध हेत्वाभासके दो भेद हें:--स्वरूपासिद्ध और 
संदिग्धासिद्ध। जो स्वरूपसे असिद्ध हो, वह स्वरूपासिद्ध है। यथा--शब्द 
अनित्य है, चाक्षुष होनेसे । इस अनुमानमें चाक्षुषत्वहेतु स्वरूपासिद्ध है। मूर्ख 
व्यक्ति धूम और वाष्पका विवेक न प्राप्तकर बटलाहीसे तिकलनेवाले वाष्प- 
को धूम मानकर उसमें अग्निका अनुमान करता है, तो यह संदिग्धासिद्ध 
कहलाता है । 


विरुद्ध 

जो हेतु साध्याभावमें हो पाया जाता है, वह विरुद्धहेत्वाभास कहलाता है। 
यथा--'सर्व क्षणिक सत्वात्‌' इस अनुमानमें सत्वहेतु सवंथा क्षणिकत्वके विपक्षी 
कथंचित्‌ क्षणिकत्वमें ही पाया जाता है। 
अनेकान्तिक 

जो हेतु पक्ष और विपक्ष दोनोंमें समानरूपसे पाया जाता हो, वह व्यभि- 
चारी होनेके कारण अनेकान्तिक कहुलाता हैं | यथा--'शब्दो: अनित्य: प्रमेय- 
त्वात्‌ घटबत । यहाँ प्रमेयत्वहेतुका विपक्षमत नित्य आकाशझमें भी पाया जाना 
निश्चित्त है । अतः यह अनकान्तिक है। 


अिचित्कर 
सिद्ध साध्यमें और प्रत्यक्षादि बाधित साध्यमें प्रयुक्त होनेवाला हेतु अकि- 


: ४५४ : तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


चित्‌कर है । अन्यथानुपपत्तिसे रहित जितने भो त्रिलक्षण हेतु हैं, वे अकिचित्‌- 
कर हैं । यथा--शब्द बिनाशी है, क्‍योंकि कृतक है। अथबा यह अग्नि है, 
क्योंकि घूम है। यहाँ कृतकत्व और धूमत्व हेतु प्रत्यक्षसिद्ध, विनाशित्व और 
अग्निको सिद्ध करनेमें अकिचित्‌कर है । 


हृष्टान्ताभास 
दुश्ान्तमें साध्यगसाधनक, निर्णय आवश्यक है। जो दुष्धन्त दुश्न्तके 
लक्षणसे रहित है, वह दुष्टन्‍्ताभास कहलाता है। दृष्टान्ताभासके मूछत 
१) साथम्यंदृष्टात्ताभास और (२) वेधम्यंदुष्टान्ताभास ये दो भेद हैं । साधम्यं- 
दुष्टान्तभासके नव भेद और वेधम्यंदृष्टान्चा भासके भी नव भेद होते हैं । 


साधम्य दृष्टान्ताभास : भेदनिरूपण 

१. साध्यविकल--शब्द नित्य है, अमत्तिक होनेसे, कर्मके समान । यहां 
कर्म दुष्टान्तसाध्यविकल है, क्योंकि वह नित्य नहीं है, अनित्य है। 

२. साधनविकल--शब्द नित्य है, अम॒त्तिक होनेसे, परमाणुके समान । 
यहां परमाणु दृष्टान्तसाधनविकल है । । 

३. उभयविकल--शब्द नित्य है, अर्मुत्तिक होनेसे, घटवत्‌ । यहां घट दुष्टान्त 
उभयविकल है; क्‍योंकि घट न तो नित्य है और न अमूत्तिक ही, वह अनित्य 
तथा मूर्तिक है| 

४. सन्दिग्धसाध्य--सुगत रागादिमान्‌ हैं,उत्पत्तिमान्‌ होनेसे, रथ्यापुरुषवत्‌ । 
इस अनुमानमें रथ्यापुरुषमें रागादिका निश्चय नहों है, अतः प्रत्यक्षद्वारा उसका 
निरचय करना अशक्य है | 

५. सन्दिग्धसाधन--यह मरणशंलरू है, रागादिमान्‌ होनेसे, रथ्यापुरुषवत्‌ । 
यहाँ रथ्यापुरुषमें रागादिका पूव॑बत्‌ अनिश्चय है। 

६. सन्दिग्यो भय--यह असर्वज्ञ है, रागादिमान्‌ होनेसे, स्थ्यापुरुषवत्त्‌ | यहाँ 
रथ्यापुरुषमें साध्य और साधन दोनोंका अनिश्चय है । 

७. अनन्वय--यह रागादिमान्‌ हैं, वक्‍ता होनेसे, रथ्यापुरुषवत्‌ । यहाँ रथ्या- 
पुरुषमें रागादिका सदुभाव सिद्ध न होनेसे अन्वय असिद्ध है। 

८, अप्रदर्शितान्वय--शब्द अनित्य हैं, क्योंकि कृतक है, घटको त्तरह। 
कृतकता और अनित्यताका अन्वय प्रदर्शित नहीं है । 

९.. विपरोतान्वय--जो अनित्य होता है, बह कृतक होता है, ऐसा विपरीत 

अन्वय प्रस्तुत करना विपरीतान्वयसाधम्यंदुष्टान्ताभास है। 


तीर्थंकर महावीर और उनको देशना : ४५५ 


वेषस्यंदृष्टान्वाभास : भेदनिरूपण 


१. साध्याव्यावृत्त--शब्द नित्य है, अमूत्त होनेसे; जो नित्य नहीं होता, 
वहू अमत्तं भी नहीं होता, यथा परमाणु॥ यहाँ परमाणुका दुष्टान्त 
साध्याव्यावृत्त वेधम्यंदृष्टान्ताभास है, कारण परमाणुओंमें साधनकी व्यावृत्ति 
होनेपर भी साध्यकी व्यावुत्ति नहीं है । 


२. साधनाव्यावृत्त--शब्द नित्य है, अमूत्त होनेसे, कमंवत्‌ । यहाँ कर्मका 
दृष्टान्त साधनाव्यावृत्त दुष्टान्ताभाष्त है; कारण कर्ममें साध्यको व्यावृत्ति 
होनेपर साधनकी व्यावृत्ति नहीं है। 


३. उभयाव्यावृत्त-शब्द नित्य है, अमृत्त होनेसे, आकाशवत्‌ | यहाँ 
आकाश दुष्टान्त उभयाव्यावृत्त है, क्योंकि आकाशममें न साध्यकी व्यावृत्ति है 
और न साधनकी । 


४. सन्दिग्धसाध्यव्यत्तिरेक--सुगत सर्वज्ञ है, क्योंकि अनुपदेशादिप्रमाणयुक्त- 
तत्त्वप्रवक्‍ता है, जो सर्वज्ञ नहीं, वह उक्त प्रकारका वक्‍षता नहीं, यथा वोथी- 
पुरुष । यहाँ वोथीपुरुषमें सवंज्ञत्वको व्यावुत्ति अनिश्चित है। 


५, सन्दिग्धसाधनव्यत्तिरेक--शब्द अनित्य है, क्योंकि सत्‌ है, जो अनित्य 
नहीं होता वह सत्‌ भो नहों होता, यथा गगन । यहाँ गगनमें सत्त्वकूप साधनकी 
व्यावृत्ति सन्दिग्ध है, क्योंकि वह अदृश्य है। 


६. सन्दिग्बो भयव्यतिरेक--हरिह रादि संसारो हैं, क्योंकि अज्ञानादियुकत हैं, 
जो संसारो नहीं, वे अज्ञानादिदोषयुक्त नहीं, यथा बुद्ध । यहाँ बुद्ध दृष्टान्तमें 
साध्य और साधन दोनोंकी व्यावृत्ति अनिश्चित है । 

७. अव्यतिरेक--शब्द नित्य है, अमूत्त होनेसे; जो नित्य नहीं, बह अमृत्तं 
नहीं, यथा घट । घटमें साध्यकी व्यावृत्ति रहनेपर भो हेतुकी व्यावृत्ति तत्त्रयुक्त 
नहीं है । 


८. अप्रदक्षितव्यतिरेक--शब्द अनित्य है; क्योंकि सत्‌ है, आकाशवत्‌ | 
यहाँ वेधम्यंसे आकाशमें व्यतिरेक अप्रदर्शित है | 


९. विपरीतब्यत्तिरेक--जो सत्‌ नहीं, वहु अनित्य नहीं, यथा आकाश | 
यहाँ साधनकी व्यावृत्तिस साधनकी व्यावृत्ति दिखछायी गयी है, जो विरुद्ध है। 


इसप्रकार दुष्टान्ताभासके ९+ ९,८१८ भेद हैं। 


४५६ : तीर्थंकर महावीर और उनका आचार्य-परम्परा 


प्रकारान्तरसे दृष्टान्ताभासके दो मेद हैं:--(१) अन्वयदृष्टान्ताभास और 
(२) व्यतिरे ४ 22388 । अन्ययदुष्टान्ताभासके चार भेद हैं:--(१) असिद्ध- 
साध्य, (२) साधन, (३) अखिद्धो भय और (४) विपरीतान्बय । 

व्यत्रिकदृष्टान्ताभासके भी चार भेद हैं:--(१) असिद्धसाध्यव्यतिरेक, 
(२) असिद्धसाधनव्यतिरेक (३) असिद्धोभयव्यतिरिक और (४) बिपरीत- 
व्यतिरेक । 


शानसाधन नय 


प्रत्येक वस्तु अनन्तधर्मात्मक है। इस कारण उसे अनेकान्तात्मक कहा 
जाता है। अर्थात्‌ वस्तु कथड्चित्‌ नित्य कथब्चित्‌ अनित्य, कथड्चित्‌ एक, 
कथड्न्चित्‌ अनेक, कथण्नचित्‌ सवंगत्त, कथड्चित्‌ असर्वंगत, कथडिचत्‌ सत्‌, 
कथड्चित्‌ असत्‌ आदि अनेक धर्मोसे युक्त है | यदि बस्तुकों सवंधा नित्य माना 
जाय तो अथंक्रिया न होनेसे वस्तु कूटस्थ हो जायेगी और वृक्ष आदिसे फल, 
पुष्प आदिकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । अतः प्रत्येक वस्तुको अनेकान्तात्मक 
मानना स्वभावधतिद्ध और तकसंगत है। ० 


सामान्यतः ज्ञानके दो भेद हैं:--(१) स्वार्थ, (२) परार्थ। जो परोपदेशके 
बिना स्वयं उत्पन्न हो उसको स्वार्थ और परोपदेशपूर्वक उत्पन्न हो उसको 
परा्थ कहते हैं | मति, अवधि, मन:पर्याय और केवल ये चारों ज्ञान स्वाथे 
हो हैं। श्रुतज्ञान स्वार्थ भी है और पराथ भी ।* जो श्रतज्ञान श्रोत्र बिना 
अन्य इन्द्रियजन्य मत्तिज्ञानपूवंक होता है, वह स्वाथ श्रुतज्ञान है और जो 
श्रोश्रेन्द्रियजन्य मतिज्ञानपूर्वक होता है, वह परार्थश्रुतज्ञान है। 

तथ्य यह है कि शब्दको सुनकर जो उत्पन्न हुआ ज्ञान है, वह पराथ॑श्रुत्त- 
ज्ञान कहलाता है | कारणके भेदसे कार्यमें भी भेद होता है। अतएंव जब शब्दके 
अनेक भेद हैं, तो तज्जन्य श्रुतज्ञानके भी अनेक भेद स्वयं सिद्ध हैं। इस पराथ- 
श्रुतज्ञानके प्रत्येक भेदकोी नय और इन समस्त नयोंके समुदायको परार्थश्रुत- 
ज्ञान प्रमाण कहा जाता है। इसी कारण प्रमाण ओर नयमें अंश-अंशो भेद है । 
प्रमाण अंशी और नय अंश हैं। एक शब्दमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह समस्त 
मुख्य और गौण धर्मोका एक साथ विवेचन कर सके। अतएव वस्तुके स्वरूपको 
अबगत करनेके लिए प्रमाण और नयको आवश्यकता होती है। 





१. तन्न प्रमाण द्विविध स्वाय परा्थ च। तत्र स्वार्थ प्रमाणं श्रुतवज्जेम्‌ । श्र॒तं पुन 
स्वार्थ भवति परार्थ च। ज्ञानात्मकं स्वार्थ वचनात्मक पराथ्ंम्‌ । तद्रिकल्पा नया: । 
--सर्वार्थसिद्धि-१।६. 


तोथकर महावीर और उनकी देशना ४ ४५७ 


मतिज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान, ये चार ज्ञान ऐसे 
हैं, जो धरमं-धर्मीका मेद किये बिना वस्तुको जानते हैं। इसलिए ये सबके सब 
प्रमाणज्ञान हैं। श्रुतज्ञान विचारात्मक होनेसे कभी धर्म-धर्मीका मेद किये 
बिना स्वरूपकों अवगत करता है और कभी धम्मं-धर्मीका भेद करके वस्तुका 
बोध करता है। जब धमं-धर्मीका भेद किये बिना वस्तु प्रतिभासित होती है, 
तब यह श्रुतज्ञान प्रमाण कहलाता है और जब उसमें धर्म-धर्मीका भेद होकर 
बस्तुका ज्ञान होता है, तब वह नय कहलाता है । इसी कारण नयोंको श्रुत- 
ज्ञानका भेद माना गया है । 


नयस्थरूप 

अनन्तधर्मात्मक होनेके कारण वस्तु बहुत जटिल है। उसको जाना तो 
जा सकता है, पर कहा नहीं जा सकता | उसे कहनेके लिए वस्तुका विश्लेषण 
कर एक-एक धर्म द्वारा क्रमपृवंक उसका निरूपण करनेके अतिरिक्त अन्य 
उपाय नहीं है। वक्ता किसी एक धर्मको मुख्यकर उसका कथन करता है। उस 
समय उसकी दुृष्टिमें अन्य धर्म गाण होते हैं, पर निषिद्ध नहीं | कोई एक निष्पक्ष 
श्रोत्ता उस कथनको क्रमपुव॑क सुनता हुआ अन्तमें वस्तुके यथार्थ अखण्ड व्यापक 
रूपको भ्रहण कर छेता है। यह वस्तुधमंग्रहणकी प्रक्रिया नय कहलाती है। 
नयका शाब्दिक अर्थ है--नर्यात इति नयः अर्थात्‌ जो जीवादि पदार्थोकों लाते 
हैं या प्राप्त कराते हैं, वे ज्ञानांश नय कहलाते हैं । 

अनेक धर्मोको युगपत्‌ ग्रहण करनेके कारण प्रमाण अनेकान्तरूप और 
सकलादेश है तथा एक धममंको ग्रहण करनेके कारण नय एकरूप व विकलादेशी 
है। प्रमाणज्ञानकी--अन्य धर्मोको अपेक्षाकों बुद्धिमें सुरक्षित रखते हुए प्रयोग 
किया जानेवाला नय ज्ञान या सम्यक्‌ वाक्य है | 


पदार्थ तीन कोरटियोंमें विभक्त हैं: --१. अर्थात्मक या वस्तुरूप, २. शब्दात्मक 
या वाचकरूप और ३. ज्ञानात्मक या प्रतिभासरूप | इन तोन प्रकारके पदार्थों - 
को विषय करनेके कारण नय भी तीन प्रकारके होते हैं:--(१) अर्थनय, 
(२) शब्दनय, (३) ज्ञाननय। वस्तुतः मुख्य-गौणविवक्षाके कारण वक्‍ताके 
अभिप्राय अनेक प्रकारके होनेसे नयके अनेक भेद हैं । 


अनेकान्तात्मक वस्तुका जिस धर्मकी विवक्षासे वक्‍ता कथन करता है उसके 
उसी अभिप्रायकोी जाननेवाले ज्ञानको नय कहा जाता है। यहु भावनयका 
लक्षण है। उस धर्म त्तथा उसके वाचक शब्दको द्रव्यनय कहते हैं । प्रकारान्तर- 
से धर्ंविवक्षावश लोकव्यवहा रके साधक, हेतुसे उत्पन्न श्रुतज्ञानके विकल्प- 


४५८ : तीथँंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


को नय कहा जाता है ।" ज्ञानीका जो विकल्प वस्तुके एक अंशको ग्रहण करता 
है वह भी तय कहलाला है। यह नयव्यवस्था प्रमाणमें ही होता है, अप्रमाणमें 
नहीं । दूसरी बात यह है कि नय हमेशा प्रमाणका अंशरूप ही रहता है, पूर्ण 
रूप नहीं | यदि अप्रमागमें नयव्यवस्था मान ली जाय तो किसी भी वस्तुकी 
सिद्धि सम्भव नहीं है और सवंत्र अव्यवस्था या अनवस्था उपस्थित हो जायगी । 

प्रमाणके विषयभूत स्व और पदार्थंके अंशका जिसके द्वारा निर्णय किया 
जाय बह नय कहलाता है ।* 

“नीयते गम्यते येन श्रुत्तार्थाशों नयो हि सः” अर्थात्‌ जिसके द्वारा श्रुत- 
ज्ञानरूप प्रमाणके विषयभूत पदार्थंके अंशका ज्ञान किया जाय, वह नय कहलाता 
है। नयका उद्धव श्रुतज्ञानसे होता है। यह एक सार्थक दृष्टिकोण है । इसका 
प्रयोग करनेके लिए वक्‍ता स्वतन्त्र है, पर अनुबन्ध इतना हो है कि वक्‍ता एक 
समयमें एक ही सुनिश्चित दृष्टिका सुनिश्चित अथ॑में प्रयोग करे | नय विरोधको 
शान्त करता है। निरपेक्ष नयको मिथ्या और सापेक्ष नयको अथंकृत्‌ माना 
जाता है। 

वस्तु-अधिगमके उपायोंमें प्रमाणके साथ नयका भी निर्देश पाया जाता है'। 
प्रमाण बस्तुके पूर्ण रूपको ग्रहण करता है और नय प्रमाणके द्वारा गृहीत एक 
अंशको । प्रमाण समग्रभावसे ग्रहण करता है और नय अंशरूपसे । यथा-- 
“अयं घट:” इस ज्ञानमें प्रमाण घटको अखण्डभावसे रूप, रस, गन्ध, स्पश, 
आदि अनन्त गुण-धर्मका विभाग न करके पूर्णरूपमें जानता है, पर नयके 
कथनानुसार 'रूपबात्‌ घट:' 'रसवान्‌ घट आदि एक-एक गुणधर्मानुसार 
वस्तुका निरूपण किया जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि प्रमाण और नय 
दोनों ही ज्ञानवृत्तियां हैं। दोनों ज्ञानात्मक पर्यायें हैं । जब ज्ञाताकी सकल 
ग्रहणको दृष्टि होती है, तब ज्ञान प्रमाण होता है ओर जब उसी प्रमाणसे ग्रहीतत 
वस्तुको खण्डशः ग्रहण करनेकोी दृष्टि रहत्ती है, तब अंशग्राही नय. कहलाता 
है। प्रमाणज्ञान नयकी उत्पत्तिके लिए भूमिका तेयार करता है। सारांशत: 
सकलग्राही ज्ञान प्रमाण और अंशग्राही विकल्पज्ञान नय है। अखण्डभावसे 
ग्रहण करना प्रमाणकी सीमामें समाविष्ट है और खण्डभावसे ग्रहण करना नय- 
की सीमाके अन्तगंत है | इसोसे प्रमाणको सकलादेशों और नयका बविकलादेशी 
भी कहा गया है। 
१. लोवाणं बवहारं धम्मविवक्खाइ जो पसाहेदि। 

सुयणाणस्स वियप्पो सो वि णओ लिगसंभूदों ॥ --स्वामीकातिकेयानुप्रेक्षा, 

२, 'स्वार्थकदेशनिणीतिलक्षणो हि नयः स्मत: ( --तत्त्वार्थश्लोकवातिक १॥६।४. 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ४५९ 


सुनय एवं बुनंय 

नय भी विधय-विवेचनकी दृष्टिसि सम्यक्‌ और मिथ्यारूपमें विभकत हें । 
जो नय अनेकान्तात्मक वस्तुके किसी धर्मंविशेषकों सापेक्षिकरूपसे ग्रहण 
करता है वह सुनय कहलाता है। सुनय अनेकान्तात्मक वस्तुके किसी विशेष 
अंशको मुख्यभावसे ग्रहण करके भी अन्य अंशोंका निराकरण नहों करता। 
उनकी ओर तटस्थभाव रखता है। यत: अनस्तधर्मा वस्तुमें सभी नयोंका 
समान अधिकार है। सुनय वही कहा जाता है जो अपने अंशको मुख्यरूपसे 
ग्रहण करके भी अन्य अंशोंको गोण तो करे, पर उनका निराकरण न करे और 
उनके अस्तित्वको स्वीकार करे। जो नय दूसरे धर्मोका निराकरण करता है 
और अपना हो अधिकार प्रतिष्ठित करता है, वह दुनंय है। प्रमाणमें पूर्ण वस्तु 
आती है। नय एक अंशको मुख्यरूपसे ग्रहण करके भी अन्य अंशोंको गोण 
करता है। पर उनकी अपेक्षा रखता है, तिरस्कार नहीं करता | पर दुनंय 
अन्य निरपेक्ष होकर अन्यका निराकरण करता है। प्रमाण तत्‌-अतत्‌, सत- 
और असत्त सभीको ग्रहण करता है, किन्तु नय स्थातू, सत्‌ रूपमें सापेक्ष भ्रहण 
करता है। दुनंय स्थात्‌का तिरस्कार कर निरपेक्षताको अपनाता है। 

जो अपने पक्षका आग्रह करते हैं, वे सभी नय मिथ्या हैं, क्योंकि इनके द्वारा 
परका निषेध होत्ता है । पर जब ये ही परस्पर सापेक्ष और अन्योन्याश्रित होते 
हैं तब सम्यक्त्वके सख्भाववाले हो जाते हैं ।" जिस प्रकार मणियाँ एक सृूत्तमें 
पिरोये जानेपर रत्नावली या रत्नाहार बन जाती हैं उसी प्रकार सभी नय 
सापेक्ष होकर सम्यक्‌ हो जाते हैं और सुनय कहलाते हैं। निरपेक्ष रहनेपर 
नयोंको दुनंय कहा जाता है। 

जितने वचनविकल्प हैं, उतने ही नय हैं।* जो वचनविकल्परूपो तय 
परस्पर सम्बद्ध होकर स्वविषयका प्रतिपादन करते हैं, वे स्वसमयप्रज्ञापना-- 
सम्यक्‌ कथन हैं और जो अन्यनिरपेक्षवृत्ति हैं वे अन्य धर्मोंके व्याधातक होनेसे 
दुनंय या मिथ्या नय है ।२ 


१, तम्हा सब्बे वि णया मिच्छादिद्वी सपक्खपडिबद्धा । 

अण्णोण्णणिस्सिआ उण ह॒वन्ति सम्मत्त सब्भावा || --सन्मतिसूत्र १।२१. 
२. जावइया वयणवहा तावइया चेव होंति णयवाया । 

जावइया णयवाया तावइया चेव परसमया ॥ --वहो, सूत्र ३।४७, 
३. जो वयणिज्ञवियप्पा संजुज्जस्तेसु होन्ति एएसु । 

सा ससमयपण्णवण्णा तित्थयराहसायणा अण्णा ॥ --वही, सूत्र १।५३. 


४६० : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


सारांश यह है कि प्रत्येक नय अपने-अपने विषयको ही भ्रहण करते हैं । 
उनका प्रयोजन अपनेसे भिन्‍न दूसरे नयके विधयका निराकरण करना नहीं, . 
किन्तु गौण-प्रधानभावसे ये परस्परसापेक्ष होकर ही सम्यक्‌ होते हैं। जिस 
प्रकार प्रत्येक तन्‍्तु स्व॒तन्त्र रहकर पटकारय॑कों करनेमें असम है, किन्तु उन 
तस्तुओंके मिल जानेपर पटकायकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार प्रत्येक नय 
स्वत्न्त्र रहकर अपने कार्यको उत्पन्न करनेमें असमर्थ है, परन्तु परस्परसापेक्ष- 
भावसे ये नय सम्यकज्ञानकी उत्पत्ति करते हैं। नयके बिना मनुष्यको स्थाद्वादकी 
प्रतिपत्ति नहीं होती | अत्तः जो एकान्तके आग्रहसे मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें 
नयद्वारा बस्तुज्ञानमें प्रवृत होना चाहिए। 


नपभेद 

वस्तु सामानन्‍्यविशेषात्मक है । जो वस्तुमें सामान्य धर्ंको मुख्यतासे ग्रहण 
करता है, विशेष धमंको गौण करता है, वह द्रव्याथिक नय है | इसके विपरीत 
जो वस्तुके सामान्य स्वरूपको गौणकर विशेष स्वरूपको मुख्यतासे ग्रहण करता 
है, उसे पर्यायाथिक नय कहते हैं । द्रव्याथिकनय प्रमाणके विषयभूत द्रव्य- 
पर्यायात्मक, एकानेकात्मक अथेका विभाग करके पर्यायाथिक नयके विषचभूत 
भेदको गोण करता हुआ उसकी स्थिति मात्रको स्वीकारक्र अपने विषयरूप 
द्रव्यको अभेदरूप व्यवहार करता है | अथवा द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, बह 
द्रव्याथिकनय है ।" द्रव्याथिकनयों में द्रव्य एवं पर्यायाथिकनयोंमें पर्याय विषय 
है। द्रव्याधिकनयकी दृष्टिसे धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और आकाशद्रव्य एक-एक 
हैं। जीव, पुद्गल और काल द्रव्य अनेक हैं ।* 

पर्यायाथिक नयका आधार पर्याय है। यह पर्याय अर्थपर्याय हो, या व्यञज्जन- 
पर्याय, स्थूलपर्याय हो या सुृक्ष्मपर्याय, शुद्धपर्याय हो या अशुद्धपर्याय, सभी 
पर्यायाथिक नयके विषय हैं। यद्यपि पर्यायें सादि सान्‍्ब ही होती हैं । पर अनेक 
पर्यायोंके समूहरूप व्यञ्जनपर्यायकों अपेक्षा पर्यायोंके अनेक भेद किये जा 
सकते हैं। इनमें अनादि पर्याय तो पुद्गल द्वव्यकी वह व्यञ्जनपर्याय है, जो 
सुक्ष्मरूपसे परिणमनशील रहनेपर भी बाह्ममें सदा ज्यों-की-त्यों दिखलाई 


१. द्रव्यमर्थ: प्रयोजनमस्येत्यसौ द्रव्याथिक: । 
पर्यायोध्थ: प्रयोजनमस्यथेत्यसी पर्यायाथिक: ॥। 
“+सर्वार्थसिद्धि १-६. 
२. पर्यायों विशेषोडपवादो व्यावृत्तिरित्यर्थ: । तद्विषय: पर्यायाथिकः ॥॥ 
--सर्वार्थ सिद्धि १-३३. 


तोथंकर महाबीर और उनकी देशना : ४६१ 


पड़ती है। यद्यपि इस स्थूलपर्यायमें भी प्रतिक्षण परिणमन होता रहता है | 
पर अनादिसे अनन्त तक उसकी एक ही धारा बनी रहती है | इसी कारण यह 
अनादि-अनन्तपर्याय कहलाती है। अक्लत्रिम स्कन्धरूप सुमेरु, चन्द्र, सूर्य आदि 
रूपमें इस पर्यायकी धारा देखी जा सकती है । 


अनादि-सान्तपर्याय जीवके औदयिकभावको कहा जाता है, क्योंकि 
प्रत्येक प्राणो अनादिकालसे अश्ञान्त है। वह कब सर्वप्रथम अशान्त या अशुद्ध 
हुआ था, यह कहना असम्भव है जीवकी अशद्धताकी आदिका पत्ता लगाना 
असम्भव होनेके कारण वह अनादि है। यदि जीव भव्य है तो किसी-न-किसी 
दिन इस अशुद्धताका अन्त करके शुद्ध और शान्त हो सकता है। ऐसे जीवको 
अशुद्धताका अन्त दिखलाई पड़ता है। अत्तः वह सान्‍्त है। इस त्तरह साधारण 
संसारी जीवकी अगद्धता औदयिकभावजन्य होनेके कारण अनादि-सान्त है 
पुदूगलकी अनादि-सान्त कोई पर्याय प्रतिभासित नहीं होती; क्योंकि परमाणु 
पृथक हो-होकर पुनः पुनः बन्धको प्राप्त होता रहता है। सादि-अनन्तपर्याय 
क्षाथिकभावजन्य है, जो उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ पुन: नष्ट नहीं होती, यथा सिद्ध 
परमेष्ठीकी पूर्ण शुद्धपर्याय किसी विशेष समयमें उन्तके तपश्चरण आदिके द्वारा 
प्रादुभूंत तो अवश्य हुई थी, पर उसका विनाश कभी नहीं होता । अर्थात्‌ इस 
पर्यायका आदि तो है, अन्त नहीं। इसीलिए यह सादि अनन्तपर्याय है । 


सादि-सान्तपर्याय दो प्रकारकों होती हें:--(१) क्षणभंगुर और (२) दीर्घ॑- 
कालतक स्थित रहनेवाली। क्षणभंग्रपर्याय प्रत्येक गुणके प्रतिक्षणके स्वा- 
भाविक परिवर्तनमें घटित होती है। यह्‌ पर्याय केवलज्ञानगम्य है। इसे षट्‌ 
गुणहानिबृद्धिर्प स्वभाविक क्षणिकपर्याय या सूक्ष्म-अर्थपर्याय भी कहते 
हैं। कुछ क्षणस्थायी पर्याय औपशमिकभावरूप है। यह पर्याय भी इत्तने कम 
समय स्थित्त रहती है कि स्थुलज्ञानी इसे ग्रहण नहीं कर पाते। पुद्गलमें भी 
यह पर्याय देखी जा सकती है। दीर्घकालस्थायी सादि-साल्तपर्याय भी दो 
प्रकारकी है:--(१) पूर्ण अशुद्ध ओदयिकभावरूप, (२) शुद्धाशुद्धक्षायोपशमिक- 
भावरूप | क्षायोपशमिकभावके साथ औदयिकभावके रहनेसे ये पर्यायें सादि- 
सान्त स्थित्तिको प्राप्त होती हैं। संक्षेपमें सादि-सान्‍्त पर्याय औपशमिकभाव, 
क्षायोपशमिकभाव और ओऔदयिकभाव रूप होतो हैं । 


ओऔपशमिकभाव तो सादि-सान्त शुद्धभाव है। क्षायोपश्मिकभाव सादि- 
सान्त शुद्धाशुद्ध भाव हैं और औदयिकभाव सादि-सान्त अशुद्धभाव है। बिचा रकी 
दृष्सि पर्यायोंके निम्नलिखित भेद हैं:-- 


४६२ : तोर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


१. अनादि-नित्य-शुद्ध, 

२. सादि-नित्य-शद्ध 

३. स्वभाव-अनित्य-श॒द्ध 

४. स्वभाव-अनित्य-अशद्ध 

५. विभाव-नित्य-शुद्ध 

६. विभाव-अनित्य-अगद्ध । 

यों तो वस्तुकी समस्त पर्याय सूक्ष्मद्ष्टिसे सादि-सान्त ही होती है| परन्तु 
जिस प्रकार अर्थपर्यायकी अपेक्षा व्यञ्जनपर्याय अधिक समय तक रहती हुई 
प्रतोतत होती है उसी प्रकार वस्तुकी कुछ व्यग्जनपर्यायें भी ऐसी हैं जो अनादि 
नित्यरूपसे एक ही धाराके रूपमें प्रतोत हांती हैं। सामान्यतः व्यंजनपर्याय 
कोई स्वतन्त्र पर्याय नहीं है किन्तु अनन्त अर्थपर्यायोंका सामुहिक फल है। 

पर्यायाथिक नय उपयुक्त सभी पर्यायोंकों विषय्य करता है । 

अमेदग्रहण करनेवाली दृष्टि द्रव्याथिकनय या ब्रव्यदृष्टि कही जातो है। 
और भेंदग्राहिणो दृष्टि पर्यायाथिकनय या पर्यायदुष्टि | अभेदका अर्थ सामान्य है 
और भेदका विशेष | वस्तुओंमें अभेद और भेदकी कल्पनाका आधार-ऊषध्व॑त्ता 
या तियंक सामान्य है। अभेदकी एक कल्पना तो एक अखण्ड मौलिक द्र॒व्यमें 
अपनी द्रव्यशक्तिके कारण विवक्षित है जो द्रव्य या ऊध्वेत्तासामान्य कही जाती 
है। इस कल्पनावश कालक्रमसे होनेवाली क्रमिकपर्यायोंमें ऊपर नीचे तक 
व्याप्त रहनेके कारण वस्तु ऊध्वंत्तासामान्य कहलातो है। क्रमिकपर्याय और 
सहभावी गुण व्याप्त रहते हैं। दूसरी अभेदकल्पना विभिन्न सत्तावाले अनेक 
द्रव्योंमें संग्रहकों दष्टिसे की जातो है । इसमें सादश्यकी अपेक्षा रहनेसे तियंक 
सामान्यका अस्तित्व रहता है। एक द्रव्यकी पर्योयोंमें होनेवाली भेदकल्पना 
पर्यायविशेष कहलाती है और विभिन्न द्रव्योंमें प्रतीत होनेवाली दूसरी भेद- 
कल्पना तियंक्‌ कहलाती है। परमार्थतः प्रत्येक द्रव्यगत अभेदको ग्रहण क रने- 
बाहा नय द्रव्याथिक और प्रत्येक द्रव्यगत्तपर्यायभेदकों ग्रहण करनेवाला नय 
पर्यायाथिक कहलाता है । 


निशचय और व्यवहारनय 

आत्मसिद्धिमें प्रयोजनोय दो नय हैं:--( १) निश्चय आर (२) व्यवहार अथवा 
(१) पर्यायाथिक और (२) द्रव्याथिक | निश्चयनय आत्म-सिद्धिका हेतु है । 
निशचयनयको भूतार्थ और व्यवहारकों अभूत्तार्थ कहा जाता है। व्यवहारनय 
अभूतार्थ होनेसे अभूत अथेको प्रकाशित करता है ओर निश्चयनय शुद्ध होनेके 
कारण भूतार्थकों प्रकाशित करता है । यहाँ अभूताथेमें नज समास किया गया 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ४६३ 


है और नत्न्‌ समासके दो अर्थ होते हैं:--पयुंदास और प्रसज्य | पर्युदासपक्ष निषेध- 
सूचक नियम होनेपर भी विधिके रूपमें उपस्थित होता है। यहाँ अभूताथंमें 
अब्राह्म ”' और 'अतुदरा कन्या'के समान पयुंदास पक्ष है। अनुदरा कत्या 
उदरसे होन नहीं, अपितु लूघु उदरवाली हैं, इसी प्रकार अभूताथं सबंधा अभूताथ् 
नहीं; अपितु किब्च्चित्‌ अभृतार्थ है। जब निरचयनय शुद्धात्माको मुख्यतासे 
विषय करता है, उस समय व्यवहारनय गौणरूपमें उपस्थित रहता है । यदि 
एक नयका व्यवहार करते समय दूसरी नयदृष्टिका सवंथा परित्याग कर दिया 
जाय, तो नयज्ञान सुनयकोटिमें नहीं आ सकता है। 
निदचयनयको प्रकृति अन्तर्मुख्ती अधिक और व्यवहारनयको प्रकृति बहि 
भुखो होती है । निश्चयनय द्वारा बाहुरसे भीतरकी ओर देखना आरम्भ करता 
है अर्थात्‌ शरीरसे आत्माको ओर उन्मुत्र होता है और व्यवहारनय द्वारा 
शरीरको ओर ही दृष्टि रहती है । 
वस्तुके एक, अभिन्न और स्वाश्रित -परनिरपेक्ष परिणमनको जाननेवाला 

निश्चयनय है और अनेकरूप तथा पराश्चित-पर-सापेक्षपरिणमनकों अवगत 
करनेवाला व्यवहारनय है । वस्तुतः गुणपर्यायोंसे अभिन्‍त आत्माकी परिणत्तिके 
कथनको निशचयनयका विषय माना जाता है और कर्मनिमित्तसे होनेवाली 
आत्माकी परिणतिको व्यवहा रनयका विषय कहा जाता है । निश्चयनय स्वभाव- 
को विषय करता है, विभावको नहीं | जो सस्व'में 'स्व'के निमित्तसे होता है 
वह स्वभाव है, जैसे जीवके ज्ञानादि | और जो स्वमें परके नि्मित्तसे होते हैं वे 
विभाव हैं, जैसे जीवमें क्रोधादि । निएचयनय आत्मामें क्राध-मान-माया-लोभ 
आदि बिका रोंको स्वीकृत नहीं करता | वे परुद्गलद्वव्यके निममित्तसे होते हैं, 
अत्त: पौद्ूगलिक कहे जाते हैं । 


परके निमित्तसे होनेवाले काम-क्रोधादि विकार भी कथर्चित्‌ आत्माके हैं 
अतः अशुद्धनिश्वयनयकी अपेक्षा इन विकारांकों भी आत्माकी विभावपरिणत्ति- 
के रूपमें स्वीकार किया जाता है। निश्चय और व्यवहारनयमें भृतार्थ और 
अभतार्थकी कल्पना भी अपेक्षाकृत है। अर्थात्‌ व्यवहारनय निश्चयत्तयकी 
अपक्षा अभूत्ताथथ हैं, स्वरूप और स्वप्रयोजनकी अपेक्षासे नहीं । यदि व्यवहा रको 
सवंधथा अभतार्थ माना जाय तो वस्तुव्यवस्था घटित नहीं हो सकेगी । 

चिन्तकोंका अभिमत है कि जिस प्रकार म्लेच्छोंको समझानेके लिये म्लेच्छ 
भाषाका प्रयोग करना उचित होता है, उसी प्रकार व्यवहारी जीबोंको परमार्थ- 
का प्रतिपादक होनेसे तीथ्थंकों प्रवुत्तिके निमित्त अपरमार्थ होनेपर भी व्यवहार- 
नयका अभूतार्थ बतलाना न्‍्यायसंगत है। अर्थात्‌ व्यवहारनय सर्वथा असत्य 


४६४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आधचार्य-परम्परा 


यु 


नहीं है। यह भी सत्यके निकट पहुँचानेवाला है, अत: उसके आलम्बनसे पदार्थे- 
का प्रतिपादन करना उचित है! अन्यथा व्यवहारके बिना निदपचयनयसे जीव 
शरीरसे सर्वथा भिन्‍त दिखलाया गया है। इस अवस्थामें जिस प्रकार भस्मका 
उपम्दन करनेसे हिंसा नहीं होती, उसी प्रकार त्रस-स्थावर जीवोंका निःशंक 
उपमर्दन करनेसे हिसा नहीं होगी और हिसाके न होनेसे बन्धका अभाव हो 
जायगा । इसके अतिरिक्त रागी, ट्रेघी और मोही जीव बन्धको प्राप्त होता है, 
अतः उसे ऐसा उपदेश दिया गया है, जिससे वह राग-द्ेष और मोहसे छुटकारा 
पा छे। भर्थात्‌ जो आचायोनि मोक्षका उपाय बतलाया वह व्यर्थ हो जायगा; 
क्योंकि परमार्थसे जोव राग-द्वेष-मोहसे भिन्‍न ही दिखाया जाता है | 


जब आत्मा स्वथा शरोरसे भिन्न है तब मोक्षके उपाय स्वोकार करना 
असंगत होगा और इस प्रकार मोक्षका भी अभाव हो जायगा ।* 


आशय यह है कि निश्चय ओर व्यवहार ये दोनों ही नय पात्रभेदकी दृष्टिसे 
प्रतिपादित हैं । एक ही नयका आश्रय लेनेसे समस्त पात्रोंका कल्याण नहीं हो 
सकता । जो परमभावकों अवगत करनेवाला है, उसके लिये शुद्ध त्तत्वका 
कथन करनेवाला निशचयनय ग्राह्म है. और जो अपरमभावसमें स्थित हैं, 
उनके लिये व्यवहारनय ।* निश्चय और व्यवहार ये दोनों ही अपनी-अपनी 
दृष्टिसे पदार्थ-स्वरूपके बोधक हैं | जो जीव यथाथे रूपसे निश्चय और व्यवहार- 
को अवगत कर एकान्तपक्षका त्यास करता है और मध्यस्थवुत्ति मृहण करत्ता 
है वही आत्म-स्व रूपको समझता है । 


जो जीव स्वयं मोहका वमनकर निश्चय और व्यवहा रके विरोधकों ध्वस्त 
करनेवाले 'स्थात्‌' पदसे चिह्नित नयवचनोंका अनुसरण करता है, बहु परम 
ज्योतिस्वरूप आत्माकों अवगत्त कर लता है। वस्तुस्वरूपका परिज्ञान प्राप्त 





१. व्यवहारों हि व्यवहारिणां म्लेच्छभाषेत म्लेबछानां परमार्थप्रतिपादकत्वादपर- 
मार्थोषपि तोर्थप्रवृत्तिनिमित्तं दर्शयितुं न्‍्याय्य एबं । तमंतरेण तु शरीराज्जीवस्थ 
परमार्थतों भेददर्शनात्‌ जसस्थावराणां भस्मन इव निःशंकमुपमर्दनेन हिसाउमावाू- 
वत्येव बन्धस्थामाव: । तथा रकक्‍तो ट्विष्टो विमृढ़ो जीवो वध्यमानों मोचनीय इति 
रागद्रेषमोहैम्पो जीवस्प परमार्थतो भेददर्शनेन मोक्षोपायपरिग्रहणाभावात्‌ भवत्येब- 
मोक्षस्थाभाव: । 

समयसार गाथा ४-, अमृतचन्द्राचार्यकी टीका. 


२. समयसार गाथा १२. 


तीथंकर महावीर और उनको देशना : ४६५ 
3७ 


करनेके लिये दोनों नयोंका अवलम्बन आवध्यक है। आत्मश्रद्धा या आत्मानु- 
भूतिके समय व्यवहार नयका अवलूम्बन हेय है। पर वस्तुस्वरूपका यथाथे 
जान प्राप्त करनेके लिये उमयनयोंका आलम्बन आवश्यक है। 
नयोंके अन्य भेद-प्रभेद 

द्रव्याथिक और पर्थायाथिक इन मूलनयोंके दो-दो भेद हैः--१. अध्यात्म- 
द्रव्याथिक, २. शास्त्रोयद्रव्याथिक, ३. अध्यात्मपर्यायाथिक, ४. शास्त्रीय- 
पर्यायाथिक । 

इनमेंसे अध्यात्मद्रव्याथिकके दश भेद हैं और अध्यात्मपर्यायाथिकके छह 
भेद हैं। शास्त्रीयद्रब्याथिकके मुलतः तीन भेद हैं ओर उपभेदोंकी अपेक्षा सात 
भेद हैं। तीन भेदोंमें नैगम, संग्रह और व्यवहार हैं। नैगमके तीन भेद, संग्रहके 
दो भेद और व्यवहारके दो भेद इस प्रकार ३+२+२०७ भेद हैं। शास्त्रीय- 
पर्यायाथिकके चार भेद हैं:--ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत । इनमें 
ऋजुसूत्र नयके दो भेद हैं और शेष नयोंमें कोई उपभेद नहीं है। इस प्रकार 
शास्त्रीयपर्यायाथिकके २+१+१+१७५ भेद हैं। इस तरह शास्त्रीयनयके 
७+५-०१२ और अध्यात्मके १०+६८१६ कुल १६+ १२७ २८ निशचय- 
नयके भेद हैं । 

व्यवहारनयके मूलतः तीन भेद हैं:--१. सदुभूत, २. असदभूत, ३. उप- 
चरित । इनमें सदरभूतके दो, असदभूतके तीन और उपचरितके तोन इस प्रकार 
व्यवहा रनम्के कुल आठ भेद हैं। 

निश्चय २८ + व्यवह् रतय ८०३६ नयके समस्त भेद हैं । 

१. कमपाधितनिपेक्षशुद्धद्रव्याथिक--कर्म॑बन्धसंयुक्त संसा रो जीवको शक्ति- 
की अपेक्षा सिद्धसमान शुद्ध ग्रहण करना । 


२. भत्ताग्राहकशुद्धद्रव्याथिक--उत्पाद-व्ययको गौणकर केवल सत्ताको 
ग्रहण करना | 


३. भेदविकल्पनि रपेक्षशु द्धद्रव्याथिक -- गुण-गुणो और पर्याय-पर्यायीमें भेद 
न कर द्रव्यकों गुण-पर्यायसे अभिन्न ग्रहण करना | 


४. कर्मोपाधिसापेक्षअशुद्धदव्याथिक--जीवमें. क्रोधादिभावोंका ग्रहण 
करना | 


+- शत्ताग्राहक अशुद्धद्रव्याथिक--उत्पावव्ययमिश्रित सत्ताको ग्रहण क रना । 


६. भेदकल्पनासापेक्षअशुद्धद्रव्याथिक--द्रव्यको गुण-गुणो आदि भेद सहित 
ग्रहण करना । 


७. क्षन्वयद्रव्याथिक--समस्त गुण-पर्यायोंमें द्रव्यको अन्वयरूप ग्रहण करना 


४६६ : तोथकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


८. स्वद्रव्यादिग्राहकद्रव्याथिक--स्वद्रव्यादिचतुष्टयकी अपेक्षासे द्रव्यके 
सत्स्वरूपको ग्रहण करना | 
९. परद्रव्यादिग्राहकद्रव्याथिक--पर-द्रव्यादिचतुष्टयकी अपेक्षासे द्रव्यको 
असत्स्वरूप ग्रहण करना 

१०. परमभावश्राहोद्रव्याथिक--अशुद्धशद्धोपचा रर हित द्रव्यके परम स्वभाव- 
को ग्रहण करना 

११, अनादिनित्यपर्यायाथिक--अनादिनिधनपर्याणेंको ग्रहण करना 

१२. सादिनित्यपर्यायाथिक--कर्मक्षयसे उत्पन्न अचिनाशी पर्यायको ग्रहण 
करना । 

१३. अनित्यशुद्धपर्यायाथिक--सत्ताको गौणकर उत्पाद-व्यय स्वभावको 
ग्रहण करना | 

१४. अनित्य-अशुद्धपर्यायाथिक--पर्यायको एक समयमें उत्पाद-व्यय और 
प्रौव्यस्वभावयुक्त ग्रहण करना | 

१५. कर्मोपाधिनि रपेक्ष-अनित्य-अशुद्धपर्याया थिक --संसा री जीवों की पर्यायको 
सिद्धसदृश शुद्धपर्याय ग्रहण करना । 


१६. कर्मोपाधिसापेक्ष-अनित्य-अजुद्धपर्यायाथिक--संसा री जीवोंकी चतुगंति 


सम्बन्धी अनित्य-अशुद्ध पर्यायको ग्रहण करना | 
१७. भूतनंगम--अतीतमें वत्तंमानका आरोप करना । 


१८. भाविनेगम--भावो में भूतवत्‌ कथन करना । 

१९, वत्तमाननंगम--प्रा रम्भ हुए कार्यको तैयार हुआ कथन करना । 

२०. सामान्यसंग्रह--सत्सामान्यकी अपेक्षा समस्त द्र॒ब्योंकी एकरूपमें ग्रहण 
करना | 

२१. विशेषसंग्रह--जातिविशेषकी अपेक्षासे अनेक पर्यायोंको एकरूपमें 
ग्रहण करना | 


२२. शुद्धव्यवहा र--सामान्यसंग्रहनयके विषयको भेदरूपमें ग्रहण करना | 

२३. अशुद्धव्यवहा र--विशेषसंग्रहके विषयको भेदरूपमें ग्रहण करना । 

२४. सूक्ष्मऋजुसूत्र--एकसमयवर्त्ती सूक्ष्म अर्थपर्यायकों ग्रहण करना | . 

२५: स्थूलऋजुसूत्र--अनेकसमयवर्तीस्थूल पर्यायको ग्रहण करता । 

२६. शब्दनय--लिड्भ , संख्या, साधन आदिके व्यभिचारकों दूर करने- 
वाले ज्ञान और वचनको ग्रहण करना । 

२७. समभिरूढ़--शब्दके अनेक वाच्योंमेंसे किसी एक मुख्य वाच्यको ग्रहण 
करना । 


तोर्थकर महाथोर और उनकी देशना : ४६७ 


२८. एवंभूत--जिश्ष क्रिवाका वाचक जो दब्द है उस क्रियारूप-परिणत 
पदार्थको ग्रहण करना | 

२६. सद्भूतव्यवहार--पदार्थमें गुण-गुणीकों मेदछूपसे ग्रहण करना | 

३०. उपचरितसद्भूतव्यवहा र--सोपाधिक गुण-गुणीको भेदरूपसे ग्रहण 
करना | 

३२१. अनुपचरितसद्भूतव्यवहा र--निशपाधिक गुण-गुणीकों मेदरूप ग्रहण 
करना | 

३२, असद्भूतव्यवहार--भिन्र पदार्थोकों अभेदरूप ग्रहण करना । 

रे३. उपचरितासद्भूतव्यवहार--संश्लेषरहित वस्तुको अभेदरूप #हण 
करना | 

३४. अनुपचरित्तासद्भूतव्यवह्ा र--संश्लेषमहित वस्तुको अभेदरूप ग्रहण 
करना |" 


आध्यात्मिक आर पुलतय 


आत्माके शुद्ध स्वरूपकी प्रतीत्ति, अनुभूति और प्राप्तिमें सहायक, (१) शुद्ध- 
निश्चय, (२) अशुद्धनिश्चय, (३) उपचरितसद्भूतव्यवहा र, (४) अनुपचरित- 
सद्भूतव्यवहार, (५) उपचरितासद्भूतव्यवहार और (६) अनुपच रितासद्भूत- 
व्यवहार नय हैं । इन नयों द्वारा वस्तुकी जानका रीसे 'स्व'का अ्रहण और 'पर/- 
का त्याग होता है। 

मूलनयोंकी मान्यताके सम्बन्धमें विवाद है। किसी चिन्तकके मतसे मुल- 
नय पाँच, किसोके सतसे छः और किसोके मतसे सात हैं । वस्तुत: विविध 
दुष्टिकोणोंके आवारपर नयोंके असंख्यात भो भेद संभव हैं | प्रत्येक नय एक तया 
दृष्टिकोण उपस्थित करता है और यह दृष्टिकोण अपनेमें समोचोन होता है । 
मल नय सात हैं:-- 
१, नेगसनय 


संकल्पमात्रके ग्राहकको नेगमनय कहा जाता है। यह शब्द, शील, कमे, 
कारण, कारण, आधार और आधेय आदिके आश्रयसे उपचारको विषय करता 
है। यथा--'अश्वत्यामा हतो नरो वा कुञ्जरो था' वाक्यमें अश्वत्थामा नामक 
हाथोके मारे जानेपर अन्य व्यक्तिको अ्रम उत्पन्न करनेके हैतु अश्वत्यामा 





१. नयोंको विशेष जानकरारीके लिए देखिए--नमंचक्र, आलछापपद्धक्ति और जैनसि.3न्‍्त- 
दर्पण । 


४६८ : तीर्थंकर महावोर और उनको आचार्य-परम्परा 


शब्दका' अश्वत्यामा नामक पुरुषमें उपचार किया गया है। इसी प्रकार शीलंके 
निनित्तसे किसी मनुष्यको क्रोधी देखकर 'सिह' कहना शोलोपचार है। राक्षस- 
कर्म करते हुए देखकर किसीको राक्षस कहना; अन्नका प्राणधारणरूप कार्य 
देखकर अन्नको प्राण कहना; स्वर्णंहारकों कारणकी मुख्यतासे स्वर्ण कहना; 
किसीको उच्चस्थानपर बेठनेके लिए मिल जानेपर उसे राजा कहना और 
किसीके ओजस्वी भाषणकों सुनकर व्यासपीठका गर्जत कहना नेगमनय है । 


संक्षेपमें जो भुत और भविष्यत्‌ पर्यायोंमें वत्तमानका संकल्प करता है या 
वत्तंमानमें जो पर्याय पूर्ण नहीं हुई, उसे पूर्ण मानता है, उस ज्ञान या वचनको 
नंगमनय कहते हैं । यथा--कोई व्यक्ति पानी भरकर चौकेमें लूकड़ी डाल रहा 
है। उससे कोई पूछता है, क्या करते हो ? वह उत्तर देता है--भात बनाता 
हूँ । यद्यपि उस समय भात नहीं है, किन्तु भात बनानेका संकल्प किया। यह 
संकल्प ही नेगमनय है । 


नेगमनयके पर्यायनंगम, द्रव्यनंगम और द्रव्यपर्यायनेंगम ये तीन भेद हैं । 
पर्यायनेगमके तीन भेद हैं:--(१) अर्थपर्यायनेगम, (२) व्य>्जनपर्यायनेगम और 
(३) अथ॑व्यञ्जनपर्यायन गम | द्रव्यनेगमके दो भेद हैं:--(१) शुद्धदरव्यनेगम और 
(२) अशद्धद्रव्यनेगम । द्रव्यपर्यायनेगमके चार भेद हैं:--शुद्धदवव्याथंपर्यायनैगम, 
(३) अशुद्धद्वव्या्थपर्पायनेगणम और (४) अशुद्धद्रव्यव्यञ्जनपर्यायनेगम । 


२. संग्रह 

अपनी जातिका विरोध न करके समस्त विशेषोंको एक रूपसे ग्रहण क रने- 
वाला संग्रहनय है | संग्रहनयके दो भेद हूँ:--(१) परसंग्रह और (२) अपरसंग्रह। 
समस्त विशेषोंम सदा उदासीन रहनेवाला परसंग्रह सन्मात्र शुद्धद्रव्यका ग्राहक 
है, यथा सत्सामान्यकी अपेक्षा विश्व अद्वेतरूप है, पर जो विशेषोंका निराकरण- 
कर सत्ताह्ठेतकों मान्य करता है, वह परसंग्रहाभास है । सत्सामान्यके अवान्तर- 
भेंदोंको एकरूपसे संग्रह करनेवाला अपरसंग्रह है। यथा---द्रव्यत्वकी अपेक्षा सब 
द्रव्य एक है और पर्यायत्वको अपेक्षा सब पर्याय एक हैं । 


३. व्यवहारनय 


संग्रहनयके द्वारा गृहीत अर्थों का विधिपूवेक विभाग करनेवाले अभिप्राय- 
को व्यवहारनय कहते हैं,। संग्रहनय समस्त पदार्थों को सत्‌ रूपसे ग्रहण करता 
है ओर व्यवहारनय उसका विभाग करता है, जो सत्‌ है, वह द्रव्य और 
पर्यायरूप है। जिस प्रकार संग्रहनयमें संग्रहकी अपेक्षा रहती है, उसी प्रकार 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ४६९ 


व्यवहारनयमें विभागीकरणकी । पदार्थोके विधिपृवंक विभाग करने रूप 
जितने विचार पाये जाते हैं, वे सब व्यवहारनयकी श्रेणीमें परिगणित हैं । 


४. ऋजुसूश्रनय 

यह नय भूत और भावी पर्यायोंकों छोड़कर वत्तंमान पर्यायको ही ग्रहण 
करता है। यह ज्ञातव्य है कि एक पर्याय एक समय तक ही रहती है, उस. एक 
समयवर्त्ती पर्यायको अथ॑पर्याय कहते हैं । यह अथंपर्याय सूक्ष्म ऋजुसूत्रनयका 
विषय है। व्यवहारमें एक स्थूलपर्याय दीघंकाल तक बनी रहती है। यथा 
मनुष्यपर्याय आयुके अन्त तक रहती है । स्थूुलपर्यायको ग्रहण करनेवाला ज्ञान 
और वचन स्थूल ऋजुसूत्रनय कहा जाता है। 


ऋणजुसू त्रनय नित्य द्रव्यकों गोणकर क्षणवर्ती पर्यायकों प्रधानतासे ग्रहण 
करता है। 


५. शब्दनय 


लिड्भ, संख्या, काल, कारक, पुर॒ंष ओर उपसगं आदिके भेदसे अर्थको भेद 
रूप ग्रहण करनेवाला शब्दनय होता है| शब्दकी प्रधानताके कारण इसे शब्दनय 
कहते हैं | भिन्न-भिन्न लिजवाले शब्दोंका एक ही वाच्य मानना लिजुव्याभिचार 
है। यह नय मानता है कि जब ये सब अलग-अलग हैं तब इनके द्वारा कहा जाने- 
वाला अर्थ भी पृथक्‌-पृथक हो होना चाहिए । इसी कारण क्रियाभेदसे भी अथे- 
भेद माता जाता है । यथा--देवदत्त घटको करता है' और 'देवदत्त द्वारा घट 
किया जाता है” इन दोनों वाक्‍योंमें कतुंवाच्य और कमंवाच्यका भेद होनपर 
लौकिक व्यवहारकी दृष्टिसे एकार्थंता मानो जाती है; पर इस नयको दुध्टिसि 
यह ठीक नहीं है; क्योंकि वाक्यभेदसे वाक्याथ में भेद होता है । 


६. समभिरूदनय 


लिज्भ आदिका भेद न होनेपर भो शब्दभेदसे अर्थका भेद माननेवाला 
समभिरूढनय है | जहाँ शब्दनय शब्दभेदसे अथंभेद नहीं मानता, वहाँ यह नय 
. दब्दभेद द्वारा अर्थभेद स्वीकार करता है। यथा--इन्‍्द्र, शक्र और पुरन्दर ये 
तोनों शब्द स्वरगंके स्वामी इन्द्रके वाचक हैं और एक ही लिजुके हैं; किन्तु ये 
तीनों शब्द उस इन्द्रके भिन्न-भिन्न धर्मोको कहते हैं। जब आनन्द करता है तो 
इन्द्र कहा जाता है, शक्तिशाली होनेसे शुक्र और पुरों--तगरोंको नष्ट करने- 
वाला होनेसे पुरन्दर कहलाता है | इस प्रकार यह नय पर्याप्भेदसे शब्दके भिन्न 
अर्थ मानता हैं । 


४७० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आत्ार्य-परम्परा 


७. एबंभूतनय 

जिस शब्दका जिस क्रियारूप अथं है, वह क्रिया जब हो रहो हो तभी उस 
पदार्थंकों ग्रहण करनेवाला ववन और ज्ञान एवंभूतनय कहलाता है। समभि- 
रूढ़ नय जहाँ शब्दमेदके अनुपार अथंमेद करता है, वहाँ एवंभूतनय व्युत्प- 
त्यर्थके घटित होनेपर हो शब्दभदके अनुसार अर्थभेद करता है। यह मानता 
है कि जिस शब्दका जिस क्रियारूप अर्थ है। तत्रुप क्रियासे परिणत समयमें ही 
उस शब्दका वह अथं हो सकता है, अन्य समयमें नहीं। यथा-पूजा करते समय ही 
पुजारी कहना, अन्य समयमें उस व्यक्तिको पुजारी न कहना एवंभूतका विषय है। 


ये सातों नय परस्पर सापेक्ष अवस्थामें हो सम्यक्‌ माने जाते हैं, निरपेक्ष 
अवस्थामें दुनेय । इनमें नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र अर्थभय कहलाते 
हैं और शेष तीन शब्दनय । इन नयोंका उत्तरोत्त र अल्पविषय होता गया है। 
इन नयोंमें प्रार भके तोन द्रव्याथिक हें ओर शेष चार पर्यायाथिक हैं । 


स्यादाद 


स्पाद्रादशब्दकी निष्पत्ति 'स्थात्‌' और 'वाद' इन दो पदोंक़े योगसें हुई 
है | स्थात्‌' विधिलिडमें बना हुआ तिडसत्त प्रतिरूपक निपात्त है। इसमें महान 
उद्देश्य और वाचक शक्ति निहित है। इसे सत्यक्रा चिह्न या प्रतीक कहा गया 
है; साथ ही इसे सुनिदिचित दृष्टिकोणका वाचक माना गया है। शब्दका यह 
स्वभाव है कि वह किसो निश्चित अर्थका अवधारण कर अन्यका प्रत्तिषेध करे, 
किन्तु 'स्पात्‌' अन्यके प्रतिषेधपर अंकुश लगाता है। शब्द स्वार्थका प्रतिपादन 
तो करता हो है, पर शेषका निषेध भो कर देता है, जिससे वस्तुस्थित्तिका 
चित्राडुन नहीं हो पाता | स्यात्‌' शब्द इसी निरंकुशताकों रोकता है, और 
न्याय्यवचनपद्धतिकी सूचना देता है। 

यह निपात है और निपात द्योत्तक एवं बाचक दोनों प्रकारके हांते हैं । 
अतः 'स्यात्‌' शब्द अनेकान्त सामान्यका वाचक होता है और जब यह अनेकान्त- 
का द्योतन' करता है, तब “अस्ति' आदि पदोंके प्रयोगसे जिन अस्तित्व आदि 
धर्मोका प्रतिषादन किया जा जाता है, वह अनेकान्तरूप है, यह द्योत्तित होता 
है। संक्षेपमें स्थाह्नादका अर्थ “कथड्चित्‌ कथन करना है। वस्तुके वास्तविक 
रूपकी प्राप्ति स्याद्वाद द्वारा हो होती है। 

स्ाद्राद सुनय निरूपण करनेवाली विशिष्ट भाषापद्धत्ति है। यह निश्चित 
रूपसे बतलाता है कि वस्तु केवल इसी धमंवाली नहीं है, किन्तु इसके अतिरिक्त 
अन्य धमं भी समाहित हैं । यथा--स्थात्‌ रूपवान्‌ घट:” कहनेपर यह अथथ॑ 


तीथकर महावीर और उनकी देशना : ४७१ 


निकलता है कि समस्त घड़ेपर रूपका ही अधिकार नहीं है, अपितु धड़ा बहुत 
बड़ा है, उसमें अनन्त धर्म हैँ। रूप भो उन अनन्त धर्मोमेंसे एक है। रूपकी 
विवक्षा होनेसे अभी रूप हमारी दुष्टिमें मुख्य है और वही शब्द द्वारा वाच्य , 
बन रहा है, पर रसकी विवक्षा होनेपर रूप गौणराशिमें सम्मिलित हो सकता 
है और रस प्रधान बन जाता है। इस प्रकार शब्द गौण-मुख्यभावसे अनेकान्त 
अर्थके प्रतिपादक हैं। इसी सत्यका उद्घाटन 'स्पात्‌' शब्द करता है। 


वस्तुतः स्यात्‌' शब्द एक सजग प्रहरी है, जो कहे जानेवाले धर्मको इधर- 
उधर नहीं जाने देता । वह अविवक्षित धर्मोके अधिकारका संरक्षक है। अतः 
इस शब्दका अर्थ शायद सम्भावना या कदाचित्‌ नहों है। 'स्थादस्ति घट:' 
वाक्‍्यमें अस्तिपदका वाच्य 'अस्तित्व' अंश घटमें सुनिश्चिरूपसे वत्तमान है। 'स्थात्‌' 
शब्द उस अस्तित्वकी सुदृढ़ स्थितिका सूचक है ओर नास्तित्व आंदि सहयोगी 
धर्मोका मौन स्वीकर्ता है, यह स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी दृष्टिसे जिस प्रकार 
घटमें निवास करता है उसो प्रकार परद्वव्य,क्षेत्र काल, भाव आदिको अपेक्षासे 
उसका भाई नास्तित्व धर्म भी रहता है। वस्तुमें रहनेवाले अनन्तधर्म मेंसे 'स्थात्‌' 
शब्द किसी एक धर्मकोी ओर मुख्यरूपसे इंगितकर अवशेष धर्मोके सदभावकी 
सूचना देता है । 


सत्यका दर्शन स्याद्वादकी भूमिपर हो हो सकता है । यह अपेक्षाविशेषसे 
अन्य अपेक्षाओंकों निराकृत न करते हुए बस्तुका प्रतिपादन करता है । 


जब हम किसी बस्तुको 'सत्त' कहते हैं उस समय उस वस्तुके स्वरूपकी 
अपेक्षासे हो उसे 'सत्‌' कहा जाता है| अपनेसे भिन्‍त अन्यवस्तुके स्वरूपकी 
अपेक्षासे प्रत्येक वस्तु 'असत्‌' है। 'सत्त' और 'असत्‌' सापेक्षिक हैं। जिस अपेक्षासे 
वस्तु 'सत््‌' है उस उपेक्षासे 'असत्‌' नहीं है और जिस अपेक्षासे 'असत्त' है 
उम्र अपेक्षासे सत्‌” नहीं है | वस्तुमें अनेकधमंता विद्यमान है | वक्ता जिस धर्म- 
का कथन करनेकी विवक्षा करता है, उस धर्मका वह किसी दृष्टिविशेषसे 
प्रतिपादव कर देता है। एक ही दृष्टिसे प्रत्येक वस्तु विवेच्य नहीं हो सकती है । 


वस्तुत: प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है | उसमें अनेक धर्म-गुण-स्वभाव और 
अंश विद्यमान हैं । जो व्यक्ति किसो भी वस्तुको एक ओरसे देखता है उसकी 
दृष्टि एक धर्म या गुणपर ही पड़ती है। अतः वहू उसका सम्यक्द्रष्टा नहीं कहा 
जा सकता | सम्यकद्रश होनेके लिये उसे उस बस्तुको सब ओरसे देखना चाहिए 
और उसके धर्मों, अंशों और स्वभावोंपर दृष्टि डालनी चाहिए। सिक्‍्केकी एक ही 
पोठिका देखनेवाला व्यक्ति सिक्केके यथाथंरूपसे निर्णय नहों कर सकता है। 
पर जब उसकी दृष्टि सिक्‍्केकी दुसरी पीठिकापर पड़ती है, तो वह पर्व पीठिका- 


४७२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


के स्वरूपका समन्वय किये बिना उसका यथाथ निर्णायक नहीं माना जा 
सकता है । ह 

जो व्यक्ति किसी वस्तुके एक ही अंश, धर्मं अथवा गुण,स्वभावकों देखकर 
उसे एक ही स्वरूप मानता है, दूसरे स्वरूपको स्वोकार नेहीं करता, उस व्यक्ति- 
की एकान्त धारणा मानी जाती है | पर जब वही व्यक्ति अपनी दृष्टिको उदार 
बना लेता है और दूसरे पक्षका भी अवलोकन करने लगता है तो उसकी दृष्टि 
अनेकान्तात्मक हो जाती है | 


इस बातके स्पष्टीकरणके लिये हाथी और जन्‍्मान्ध व्यक्तियोंका उदाहरण 
लिया जा सकता है। एक वनमें एक हाथी निकला और जिन जन्‍्मान्ध 
व्यक्तियोंने कभी हाथीका दर्शन नहीं किया था वे उसका दर्शन करनेके लिये 
गए। कुछ व्यक्तियोंने उस हाथीकी सूँडका स्पर्श किया, कुछने उसके पेटका 
स्पर्श किया, कुछने पुूंछक्रा स्पर्श किया, कुछने कानका स्पंश किया और 
कुछने पेरका स्पर्श किया। वे जब आपसमें मिले तो हाथीके स्वरूप- 
को लेकर आपसपें विवाद करने लगे । जिन्होंने हाथीके कानका स्पर्श किया वे 
कहने लगे कि हाथी सूपके समान होता है। जिन्होंने पूंछका स्पश किया था वे 
कहने लगे हाथो झाड़ूके समान होता है। जिन्होंने सूँड़का स्पर्श किया था वे 
कहने लगें कि हाथी मूसलके समान होता हैं। जिन्होंने परका स्पर्श किया था वे 
कहने लगे हाथी खम्भेके समान होता है। इस प्रकार अपनी-अपनो बातको लेकर 
वे सभी जन्मान्ध व्यक्ति आपसमें लड़ने-अगड़ने लगे और एक दूसरेसे शत्रुता 
धारणकर ईर्ष्यालु बन गये। एक नेत्रवाला व्यक्ति वहाँ आया और उसने उन 
लड़ते-झगड़ते हुए जन्मान्ध व्यक्तियोंको समझाया कि आप सभी लोगोंका कहना 
आंशिक रूपमें सत्य है। जिन्होंने पू छका स्पर्श किया टै वे झाड़के समान कहते 
हैं। कानका स्पर्श करनेवाले व्यक्ति हाथीकों सुपक समान बलताले हैं| सूँडका 
स्पशं करनेवाले व्यक्ति हाथीकों मूसलके समान और पैरका स्पर्श करनेवाले 
उसे खम्भेके समान कहते हैं वस्तुत: कान, नाक, पु छ और पेर आदि सभी अंगों- 
के सापक्षिक मिला देनेपर हाथीका स्वरूप खड़ा हो सकता है। इसी प्रकार अनेक 
धर्मात्मक वस्तुके स्वरूपका निर्णय भी सापेक्षिक दृष्टियों द्वारा ही सम्भव है। 

सवंथा एकान्तका त्यागकर अनेकान्तको स्वीकार कर ही वस्तुका कथन 
किया जा सकता है। वस्तु अनेक विरोधी धर्मोका समूहरूप है। इन अनेक 
घर्मोका निरूपण एक साथ सम्भव नहीं है, यत्त: अनेक धर्मोको एक साथ जाना 
तो जा सकता है किन्तु एक शब्द एक समयमें अनेक धर्मोका कथन नहीं कर 
सकता है। शब्दकी शक्षित बस्तुके एक ही धर्मं-गुणके व्याख्यान तक सीमित 


तीथकर महावीर और उनकी देशना : ४७३ 


है। दूसरी बात यह है कि शब्दकी प्रवृत्ति बक्‍्ताके अधीन है। वक्ता वस्तुके 
अनेक धर्मोमेंस किसी एक धर्मंका मुख्यलासे व्यवहार करता है। यथा देवदत्त- 
को एक ही समयमें उसका पिता भी बुलाता है और पुत्र भी। पिता उसे पुत्र 
कहकर ओर पुत्र उसे पिता कहकर बुलाता है | देवदत्त यहाँ न केवल पिता ही 
है न केवल पुत्र ही, किन्तु वह पिता भी है और पुत्र भी | अतएब पिताकी दष्टि- 
से देवदत्तका पुत्रत्व धर्म मुख्य है और शेष धर्म गौण है और पृत्रकी दृष्टिसे 
देवदत्तमें पितृत्व धर्म मुख्य है और शेष धरम गौण हैं। क्योंकि अनेक धर्मात्मक 
वस्तुमेंसे जिस धर्मकी विवक्षा होती है वह धर्म था गुण मुख्य कहलाता है और 
इतर धर्म गौण । अत: वस्तु अनेकान्तात्मक है या अनन्तसहभावी गणों--और 
अनल्तक्रमभावी पर्यायोंका समूह है। बस्तुका वस्तुत्व इतनेमें ही परिसमाप्त 
नहीं होता, वह इससे भी विशाल हू । 


स्पष्ताके लिये यों कहा जा सकता है कि घट सामने है। आँखोंसे घटका 
रूप और आकार दिखलाई पड़ता है। पर घट केवल रूप और आकारमात्र 
नहीं है। घटको ऊँचा उठानेपर या उसे इधर-उधर उठानेपर उसके अन्य 
धर्म--गुण प्रगट होते हैं। अतः घटका पूरा स्वरूप समझनेके लिये किसी ऐसे 
तत्त्वज्ञानीकी शरण लेनी होगी जा! घटमें रहनेवाले रूप-रस-गन्ध और स्पर्श 
आदि स्थूल इन्द्रियोंसे प्रतोत होनेवाले तथा इन्द्रियोंसे प्रतोत न होनेवाले अनन्त 
गणोंका निरूपण कर सके । घटमें अनन्तसहभावा गुणोंके साथ अनन्तक्रम- 
भावी पर्यायें भी विद्यमान हैं। अतः सहभावों और क्रमभावी अनन्तगुणपर्याय- 
के जान लेनेपर ही वस्तुका स्वरूप पूर्ण हाता है । यहो कारण है कि बस्तुमें 
अनेक बिरोबी-सत्ता, असत्ता, नित्यता, अनित्यता, एकता, अनेकत्ा प्रभृत्ति 
विभिन्‍नगुणपर्याय विद्यमान हैं । 


अनेकधर्मात्मक वस्तुको पृथक-पृथक्‌ दृष्टिकोणोंस समझना और विभिन्‍न 
दृष्टिकोणोंसे संगत होनेवाले किन्तु परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले अनेक धर्मो- 
को प्रामाणिक रूपसे स्वीकार करता अनेकान्तवाद है। साधा रणततः अनेकान्त- 
सिद्धान्त स्थाह्ाद कहलाता है। पर वास्तवमें अनेकान्तसिद्धान्त व्यक्त करने- 
वालो सापेक्ष भाषापद्धति ही स्यादह्वाद है। 


यह हमें ज्ञात है कि प्रत्येक वस्तुमें अनन्त घर विद्यमान है और उन समस्त 
धर्मोका अभिन्न समुदाय ही वस्तु हे । इस वस्तुस्वरूपको व्यक्त करनेके लिये 
भाषाकी आवश्यकता है । यह अनेकान्तकी भाषा ही स्याद्वाद है। 


भाषा शब्दोंसे बनती है और शब्द धातुओंसे निष्पन्न हैं। एक घातु भले 


४७४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आधघार्य-परम्परा 


- ही अनेकार्थकद मानी जाय पर एक कालमें और एक ही प्रसंगमें वह अनेक 
अर्थोंका द्योतन नहीं कर सकती । अतः धातुओंसे निष्पन्न शब्द भी एक ही 
गुणधर्ंका बोध कराता है। ऐसा कोई एक शब्द नहीं, जो एक साथ अनेक 
धर्मों का प्रतिपादन कर सके । अतएवं यह आवद्यक है कि वस्तुके अस्तित्व, 
नास्तित्व आदि धर्मोका सापेक्षात्मक भाषा द्वारा कथन किया जाय | 


यह पूव॑में ही बताया जा चुका है कि स्याद्वाद वस्तुमें रहनेवाले सापेक्षिक 
धर्मोका दृष्टिभिदेसे कथन करता है। 'स्यात्‌' शब्द घातुजनित न होकर अव्यय- 


निष्पन्न है। यह समस्त विरोधियोंमें समझौता कर हमें सम्पूर्ण सत्यकी प्रतीति 
कराता है। 


सप्तभड्ी 


वस्तुकी अनेकान्तात्मकता और भाषाके निर्दोष प्रकार स्थाद्वादके कथनके 
अनन्तर सप्तमद्भीके स्वरूपपर विचार करना भी आवश्यक है। सातभड् या 
वस्तुविचा रकी दृष्टियाँ अनेकान्तात्मक वस्तुस्वरूपके विश्लेषणमें आवश्यक हैं । 
एक वस्तुमें प्रश्नके वशसे प्रत्यक्ष और अनुमानसे अविरुद्ध विधि और निरषेधको 
कल्पनाको सप्तभद्भी कहते हैं।" ये सातभज्भ निम्न प्रकार है :-- 

१. विधि कल्पना । 

२. प्रतिषेध कल्पता | 

३. क्रमसे विधि-प्रतिषेध कल्पना । 

४. युगपत्‌ विधि-प्रतिषेध कल्पना | 

५. विधि कल्पना और युगपत्त्‌ विधि-प्रतिषेध कल्पना । 

६. प्रतिषेध कल्पना और युगपत्‌ विधि-प्रतिषेध कल्पना । 

७. क्रम और युगपत्‌ विधि-प्रतिषेध कल्पना । 


इस प्रकार विशाल और उदारताकी दुष्टिसे वस्तुके विराट रूपको देखा 
और समझा जा सकता है । यों तो वस्तुमें अनन्तधरं रहनेके कारण ओर एक- 
एक धर्मके विधि-निषेधकी अपेक्षा अनन्तसप्तभंगियाँ सम्भव हैं। पर विधि- 
निषेधात्मक रूपमें सात विकल्प रूप ही सम्भव हैं। ये सात ही भज्भ क्यों होते 
हैं ? इसका उत्तर यह है* कि वस्तुके सम्बन्धमें जिज्ञासा सात प्रकारकी हंं।ती 
१. “प्रइनवशावेकस्मिन्‌ वस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिषेघकल्पता सप्तभंगी 

--तस्त्वार्थराजवालिक, पृष्ठ १-६, पृष्ठ ३६. 

२. अष्टसहस्री (नाथारंग फण्डुरंग) पृष्ठ १२५. 


तीथैकर महावीर और उनकी देशना : ४७५ 


हैं और जिज्ञासा सात्त हो प्रकारकी क्‍यों होती हैं ? इसके समाधानरूपमें यही 
कहा जा सकता है कि संशय सात प्रकारके होते हैं और सात प्रका रके संशय 
होनेका कारण संशयकी विषयभूत वस्तुके धर्म सात प्रकारके हैं। अतएंव 
अपुनरुकत रूपसे सात्त ही भज्भ सम्भव हैं । आशय यह है कि सप्तभड़ीन्यायमें 
मनुष्यस्वमावकी तकंमलक भ्रवृत्तिको गहरी छानबीन को जाती है। जो सत्‌, 
असत्त, उभय ओर अनुभव ये चार कोटियाँ तत्त्वविचा रके क्षेत्रमें प्रचलित हैं 
और उनका अधिक-से-अधिक विकास सात रूपमें ही सम्भव है। सत्य तिकाला 
बाधित होता है, अतः तकेजन्य प्रइनोंका समाधान सप्तभंगी प्रक्रिया द्वारा किया 
जा सकता है। 


प्रत्येक वस्तुके स्वतन्त्र गुण और पर्याय हैं और ये प्रतिषेष सापेक्ष हैं अर्थात्‌ 
किसी भी वस्तुका प्रतिपादन उसके श्रतिपक्षी धमंकी अपेक्षासे किया जाता है । 
सप्तभज्जोन्याय वस्तुके यथार्थ स्वरूप तक पहुँचानेका साधन है। 


प्रमाणसप्तभड़ी एवं नयसप्लनड्री 


सप्तभमज्जीके दो भेद हैं:--(१) प्रमाणसप्तमद्भी और (२) नथ्सप्तमख्ी | 
प्रमाण सकलवस्तुग्राही होता है और नय एकदेशग्राही । जहाँ बकक्‍ता एक 
धर्मके द्वारा पूर्ण वस्तुका बोध कराना चाहता है वहाँ उसका बाक्य प्रमाण- 
वाक्य कहा जाता है। यदि वह एक ही धर्मका बोध कराना चाहता है और 
वस्तुके वत्तमान शेष धर्मोके प्रति उसकी दृष्टि उदासीन है, तो उसका वाक्य 
नयवाक्प कहा जाता है | साधारणत: जितना भी वचनव्यवहार है, वह नयके 
अन्तगंत है। अतः नयसंप्तभद्भीकी प्रमुखता है। यों तो अनेकधर्मात्मक 
वस्तुका बोध करानेके हेतु प्रवतेमान शब्दकी प्रवृत्ति दो रूपसे होती हैः--(१) 
क्रमश: और (२) योगपद्य । तीसरा वचत्मार्ग नहीं है। जब बस्तुमें वत्तमान 
अस्तित्त्वादि धर्मों की काल आदिके द्वारा भेदविवक्षा होती है, तब एक शब्दमें 
अनेक अर्थोंका ज्ञान करानेकी शक्तिका अभाव होनेसे क्रमशः कथन होता है 
और जब उन्हीं धर्मोमें काल आदिके द्वारा अभेदविवक्षा होती है तब एक 
शब्दको एक धर्मंका बोध करानेकी मुख्यतासे तादात्म्यरूपसे एकत्वको प्राप्त 
सभी धर्मोका अखण्डरूपसे युगपत्त्‌ कथन हो जाता है। यह युगपत्‌ कथन 
सकलादेश होनेसे प्रमाण कहलाता है और क्रमशः: कथन विकलादेश होनेसे 
नय कहलाता है। सकलादेश और विकलादेश दोनोंमें ही सप्तभंगी होती है । 
सकलादेशमें होनेवाली सप्तभज्ी प्रमाणसप्तभज्ी है ओर विकलादेशमें होने- 
वाली सप्तभड्ी नयसप्तभज्जी है। प्रमाणसप्तभज्जी और नयसप्तभज्धीके 


५४७६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्रयोगमें बकताको विवक्षाके अतिरक्त और कोई मौलिक भेद नहीं है| दोनों 
ही सप्तभज़ीमें “स्यादरत्येव जीव:” यह उदाहरण प्राप्त होता है । मतान्तरसे 
'स्थात्‌ जोव:, स्थातू जीव एव” यह प्रमाणवाब्यक्ा और “'्यादस्त्येव 
जीव:” यह नयवाक्यका उदाहरण है। 


सप्तभड्भोंकी सिद्धि 


प्रघन सात प्रकारके होनेके कारण एक वस्तुमें सप्तमद्भ ही होते हैं, क्योंकि 
सातसे अतिरिक्त आठवें भद्भका निमित्तभूत आठवाँ प्रइन संभव नहीं है। 
प्रश्नके अभावमें न जिज्ञासा ही सम्भव है न संशयादि | यहाँ घटके साथ सातभज्ी 
घटित करते हैं :-- 


१. स्थादस्त्येव घट: । 

 स्थान्नास्त्येव घट: । 

. स्थादवकक्‍्तव्य एवं घटः । 

 स्यादुभयों घट:--स्यादस्ति नास्ति घट: । 
. स्थादस्ति अवक्तव्य एबं घट: । 

. स्थाद्‌ नास्ति अवक्तव्य एवं घट: । 

. स्थादस्ति नास्ति अवक्तव्य एवं घट:। 


छ +#ी ..#ऋआ ० <ए .२) 


प्रथम-द्वितीय भंगसिद्धि 


'स्थादस्ति एव घट: इस वारवयमें घटशब्द विशेष्य होनेसे द्रव्यवाची है और 
अस्तिशब्द विशेषण होनेसे गुणवाची है। इन दोनोंमें विशेषण-विशेष्य-सम्बन्ध 
बतलानेके लिये एबकार रखा गया है | यदि 'अस्ति एवं घट:'--घट सत्‌ ही हैं', 
इतना हो कहा जाय, तो घटमें असत्‌ आदि अन्य ध्र्मकी निवृत्तिका प्रसंग 
आयगा | अतः घटमें अन्य धर्मों का अस्तित्व बतलानेके लिये 'स्थात्‌' शब्दका 
प्रयोग किया गया है । 

यहाँ 'स्यात' शब्दसे सामान्यतः अनेकान्तका ग्रहण हो जाता है, पर विशे- 
बार्थीकों विशेष शब्दोंका प्रयोग करना ही होता है। यथा--वुक्ष शब्दसे सभी 
प्रकारके व॒क्षोंका ग्रहण होनेपर भी किसी विशेष वृक्षका कथन करनेके लिये 
'शिक्षपा' आदि शब्दोंका प्रयोग करना होता है । 


'स्थात्‌' शब्द अनेकान्तका द्योतक होता हे । वह किसी वाचकशब्दके निकटमें 
हुए बिना इष्ट अर्थंका द्योत्तत नहीं कर सकता। अतः उसके द्वारा प्रकाश्य 
घरंके आधारभूत अर्थंका कथन करनेके लिये इतर शब्दोंका प्रयोग किया जाता 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ४७७ 


है | वस्तुत: गोण और मुख्य विवक्षासे सभी भंगोंका प्रयोग सार्थक होता है । 
यथा--द्वव्याथिक नयको प्रवालता और पर्यायाथिक नयकी गौणतामें पहला 
घटित होता है । 


पर्यायाथिक नयकी प्रधानता और द्रव्याथिक नयकी गोणतामें दूसरा भंग 
. चढित होता है। प्रधानता और अप्रधानता शब्दके अधीन है| जो शब्दके द्वारा 
विवक्षित हो, वह प्रधान है और जो छब्दके द्वारा नहीं कहा गया है और 
अर्थंसे गम्यमात होता है वह अप्रधान है । 


प्रथम भंगके प्रत्येक पदकी सार्थंकत्ता 'घट हो है” ऐसा अवधारण करनेपर 
घटसे अतिरिक्त अन्य पदार्थों के अभावका प्रसंग आता है | अतः प्रथम भंगमें 
'स्थात' शब्दका प्रयोग करनेसे स्वद्रव्य,स्वक्षेत्रस्वकाल-स्ब॒भावकी अपेक्षासे घटका 
अस्तित्व सिद्ध होता है और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी भपेक्षा- 
से घटके नास्तित्व आदि धर्म प्रतिफलित होते हैं। इस तरह स्वश्तुष्टयको 
दृष्टिसि घट है और पर-चतुष्टयकी अपेक्षा घट नहीं है, यह सिद्ध हो जाता 
है। द्वितीय भंगके कथनमें परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी प्रधानत्ता 
है | इसो चतुष्टयकों मुख्यकर तथा द्रव्याथिक नयको गौणकर कथन करनेसे 
द्वितीय भंग सिद्ध होता है । 


तृतीय भंग स्थाद्‌ अवक्तव्यसिद्धि 


जब दो गुणोंद्वारा एक अखण्ड अथथंको अभिन्न रूपसे--अभेदरूपसे एक 
साथ कथन करनेकी इच्छा होती है, तो तीसरा अवक्तवब्य भंग होता है । 
यथा--प्रथम और द्वितोय भंगमें एक कालमें एक हब्दसे एक गणके द्वारा 
क्रमश: एक समस्त वस्तुका कथन हो जाता है | उसी प्रकार जब दो प्रतियोगी 
गुणोंके द्वारा अवधा रण रूपसे एक साथ एक कालमें एक शब्दसे समस्त वस्तुके 
कहनेको इच्छा होती है, तो वस्तु अवक्तव्य हो जाती है, क्योंकि उस प्रकार- 
का न तो कोई दब्द ही है और न अर्थ हो । सारांश यह है कि जब किसी वस्तुमें 
अस्ति और नाछ्ति धर्म युगपत्‌ विवक्षित होते हैं, उस समय दोनों धर्मोको एक 
साथ कहनेवा्ले शब्दका अभाव रहता है, क्योंकि रब्दोंमें क्रमशः ज्ञान कराने- 
की भक्ति होती है। अत: 'अस्ति' और 'नास्ति' इन दोनों धर्मों की एक साथ 
प्रधानता होनेपर तृतीय भंग 'स्थात्‌ अवक्तव्य एबं घट:--घड़ा कथंचित्‌ अवब- 
तम्य है, बनता है। 


कुछ समोक्षकोंका अभिमत है कि शब्दमें वस्तुके तुल्यबलवाले दो धर्मोका 
मुख्यरूपसे युगपत्त्‌ कथन करनेकी शक्यता न होनेसे निगुंणत्वका प्रसंग प्राप्त 


४७८ : तीथेकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


होने एवं विवक्षित उभय धर्मोंका प्रतिपादन न हो सकनेके कारण वस्तु अब- 
क्तव्य है । ' 
सामान्यतः अवक्तव्य भंग रहस्यपूर्ण प्रतोत्त होता है, पर यथाथंत्त: बस्तुका 
स्वरूप कुछ इतना संश्लिष्ट एवं सृक्ष्मातिसूक्ष्म है कि शब्द उसके अखण्ड अन्त- 
स्‍तल तक॑ नहीं पहुंच पात्ता, क्योंकि शब्द की अपनी सीमा है। फिर भी 
किसी प्रकार उसका वर्णन तो किया ही जाता है। पहले वस्तुका अस्तित्व 
वर्णित होता है, पश्चात्‌ जब वहाँ अपर्याप्तता एवं अपूर्णताकी अनुभूत्ति होती है, 
तो उसका नास्तिरूप सामने आता है। पर जब वहाँ भो वस्तु अपूर्ण प्रतीत 
होतो है और शब्दशक्तिको अक्षमता दिखलायी पड़ती है, तो वस्तु अवक्तव्य, 
अनिव॑चनीय या अव्याकृत कह दो जाती है | यत: शब्दके द्वारा पदार्थंके दो 
धर्मोका एक साथ कथन सम्भव नहीं । क्योंकि शब्द धातुओंसे बनते हैँ एवं धातु 
क्रियाके वाचक हैं और क्रिया एक समयमें एक ही होती है, दो या तीन नहीं । 
अतः दो धर्मोके एक साथ प्रत्तिपादन करनेका जब समय उपस्थित होता है, तब यह 
कहा जाता है कि पदार्थ अवक्तव्य है और यह अवक्तव्य भी अपेक्षाकृत है। इसके 
भी पूर्व 'स्थात्‌' जोड़ा गया है। अतः मूल सत्ताके विषयमें एक समयमें अस्तित्व 
एवं नास्तित्व, जो सत्ताके दोनों समान धर हैं, किसी एक शब्दप्रत्ययके द्वारा 
अभिव्यक्त नहीं हो सकते। अतः स्यात्‌ अवक्तव्य' भंगका मानना आवश्यक है। 


चतुर्थभंगसिद्धि : स्यावस्तिनास्ति 

अस्ति और नास्ति दोनों धर्मोका क्रमसे एक साथ कथन करनेपर चतुर्थ- 
भंग बनता है। इस भंगमें दोनों नयोंकी प्रधानता रहती है। इसलिये कहा जाता 
है कि कथंचित्‌ घट अस्ति-नास्तिरूप हो है । यदि वस्तुको सबंथा उभयात्मक 
माना जाय, तो सत्‌ और असत्‌में परस्पर विरोध होनेसे उभय दोषका प्रसंग आता 
है। जिस प्रकार ठंडाईमें बादाम, सोंफ, गोलमि आदि विभिन्न द्रव्योंके अंशों- 
की विशेष प्रतिपत्ति होती है, उसी प्रकार अस्तित्व-नास्तित्व धर्मोके सम्बन्धसे 
जात्यन्तररूप भंगमें भी सत्‌-असत्त्‌ इन दोनों धर्मोकी प्रतिपत्ति होती है । 
पत्चमभंग स्यपादस्ति अवक्तव्यसिद्धि 

इस भंगकी सिद्धिमें द्रव्याथिकनयकी प्रधानता और द्रव्याथिक एवं पर्या- 
याथिकनयकी अप्रधानता होती है । व्यस्त द्रव्य एवं एक साथ अपित द्रव्य और 
पर्यायकी अपेक्षासे पंचमभंगकी प्रवृत्ति होती है। यथा--'स्यादस्ति च अवक्त- 
व्यय्च एवं घट:---घड़ा कथंचित्‌ अस्तिरूप और अवक्तव्यरूप ही है। 

अनेक द्रव्य और अनेक पर्यायात्मक वस्तुके किसी विशेष द्रव्य अथवा पर्याय 
विशेषकी विवक्षामें एक घट अस्ति है। वही पूर्व विवक्षा तथा द्रव्यसामान्य 


तीघकर महावीर और उनकी देशना : ४७९ 


ओर पर्यायसामान्य या दोनों मुगपत्‌ भेदविवक्षामें वचनोंसे अगोचर होकर 
अवक्तव्य हो जाता है। यह भंग प्रथम और तृतीय भंगके मेलसे बनता है। 


पश्ठभड़ स्यान्नास्ति अवक्तव्यसिद्धि 


व्यस्त पर्याय और समस्त द्रव्यपर्यायको अपेक्षा 'स्यान्नास्ति अवक्तव्य' भज्ज 
बनता है। वस्तुगत नास्तित्व जब अवक्तव्यके साथ अनुबद्ध होकर विवक्षित 
होता है, तब य्रह भज् निष्पन्न होता है । नास्तित्व पर्यायकी दृष्टिसि है ओर 
पयायें दो प्रकारकी होती हैं:--१. सहभाविनी और २. क्रमभाविनी । गति, 
इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय आदि सहभाविनी तथा क्रोध, मान, माया, लोभ 
शेशव, योवन, वाक्य आदि क्रमभाविनो पयायें हैं। पर्यायदुष्टिसे गत्यादि और 
क्रोधादिपर्यायोंसे भिन्‍न कोई एक अवस्थायो जीव नहीं हैं । किन्तु ये पर्याये 
ही जीव हैं | जो वस्तुत्वरूपसे सत्‌ है वही द्रव्यांध है तथा अवस्तुत्वरूपसे 
असत्‌' है बह पर्यायांश है। इन दोनोंकी युगपत्‌ अभेदविवक्षामें वस्तु अब- 
क्तव्य है | ह 

यह भद्ध द्ितोय ओर तृतोय भड्जके मेलसे बना है। अतः घट कथब्चित्‌ 
तास्ति और अवक्तव्य हो है। यह कथन पर्यायाथिक नयकी प्रधानता और 
द्रव्याथिक एवं पर्षायाथिक दानोंकों अग्रवानताकी अपेक्षासे क्रिया गया है । 


सप्तमभडु स्थादस्तिनास्ति अवक्तव्यसिद्धि 


पृथक-पृथक्‌ क्रमसे अपित तथा युगपत्त्‌ अपित ब्रव्यपर्यायकी अपेक्षा वस्तु 
स्यादस्ति-तास्ति अवक्तव्य है। किसी द्रव व्यविशेषकी अपेक्षा अस्तित्व और पर्याय- 
विशेषकी अपेक्षा नास्तित्व होता है तथा किसी द्रव्यपर्यायविशेष एवं द्रव्य- 
पर्याय सामान्यको एक साथ विवक्षामें वहो अवक्तव्य हो जाता है। यह सप्तम 
भज्जञ प्रथम, द्वितीय और तृतीय भज्जुके मेलसे बना है । 

कुछ जिन्तक उपयुक्त प्रकारसे स्थात्‌ अवक्तव्यकों तीसरा और स्यादस्ति- 
नास्तिको चौथा भद्ग मानते हैं। पर कुछ स्यादस्ति-तास्तिको त्तीसरा और 
स्थादवक्तव्यको चौथा भज्भ स्वीकार करते हैं । 


निष्कर्ष 
स्पाह्मादको नींव अपेक्षा है और अपेक्षा वहाँ रहत्ती है जहाँ वास्तविक और 
ऊपरसे विरोध दिखलाई दे। विरोध वहाँ होता हैजहाँ निश्चय रहता है। दोनों 


संशयशोल अवस्थाओं में विरोध रहीं बन सकता । स्याद्वादका प्रयोग स्थान अनेका- 
न्तात्मक वस्तु है, अत: बस्त॒के यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करनेके लिये अनेकान्त 


४८० : त्तीर्थंकर महावीर और उनकी आधचार्य-परम्परा 


दृष्टि अपेक्षित है। स्थाद्ाद उस दृष्टिको वाणीद्वारा व्यक्त करनेकी भाषापद्धति 
है । वह निमित्त या अपेक्षाभेदसे वस्तुगत विरोधो धर्म-युगलोंका विरोध मिटाने 
वाला है। जो वस्तु सत्‌ है वह अक्षत्‌ भी है, पर जिस रूपमें सत्‌ है उस रूपमें 
असत्‌ नहीं । स्व-हूपकी दुष्टिसे सत्‌ है और पर-स्वरूपकी दृश्सि असत्‌ है। दो 
निश्चित दृष्टिबन्दुओंके आधारपर वस्तुत्तत्त्वका प्रतिपादन करनेवाला वाक्य 
संशयरूप हो ही नहीं सकता |... 
अरथनियासक निक्षप 

संकेत-कालमें जिस वस्तुके लिये जो शब्द प्रयुक्त होता है वह वहीं रहे 
तो कोई समस्या नहीं आती; किन्तु ऐसा होता नहीं, अत: कुछ समयके पश्चात्‌ 
शब्द अपने लिये विश्वाल क्षेत्रका निर्माण करते हैं। इससे नियत शब्दकी इश्टार्थ- 
सम्बन्धी जानकारी देनेकी क्षमता समाप्त हो जाती है। इस समस्याका समा- 
धान निक्षेपपद्धति द्वारा किया गया है। यह भाषा-सम्बन्धी नीति है। यत्तः 
विद्वके व्यवहार और ज्ञानके आदान-प्रदानका मुख्य साधन भाषा है। भाषा- 
के बिना मनुष्यका व्यवहार चल नहीं सकता और न विचारोंका आदान-प्रदान 
ही हो सकता है। मनुष्यके पास यदि व्यक्त भाषाका साधन न होता, तो उसे 
आज जो सभ्यता-संस्कृृति एवं तत्त्वज्ञानकी अमूल्य निधि प्राप्त है उससे वह 
वंचित रह जाता । भाषा केवल बोलनेका ही साधन नहीं है अपितु विचार 
करनेका भी माध्यम है। भाषाका शरीर वाकक्‍्योंसे निभित होता है और वाक्य 
शब्दोंसे । प्रत्येक शब्दके अनेक अर्थ सम्भव हैं। वह प्रसंग आशय, विषय, स्थान 
एवं वातावरणके अनुसार विभिन्न प्रकारके अभिप्रायोंको व्यक्त करता है। 
अतएव शब्दके मूल और उचित्त अर जानकारी निक्षेपविधि द्वारा सम्पन्न की 
जाती है । 

मानतव-विचारधा राके कुछ ऐसे दुरुह प्रसंग हैं, जो सामान्यत्तः व्यक्तियोंके 
मस्तिष्कमें सुलभतासे प्रवेश नहीं कर पाते । इसलिये कुछ चिन्तकोंने उन प्रसंगों 
का व्यक्तीकरण कर उन्हें बोधगम्य बनानेका प्रयास किया है। इसके लिए 
उन्हें कुछ प्रतीकोंका आश्रय लेना पड़ा । इन प्रततीकोंकी संज्ञा ही निक्षेप है। 

इन निक्षेपों द्वारा प्रकृतिके कुछ त्थ्योंको उनकी अनुपस्थितिमें दूसरोंको 
उनका अनुभव कराया जाता है। निक्षेपों द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष तो नहीं 
होता, पर सादुश्यकी स्मृतियोंके जागरण द्वारा व्यक्तियोंकी योग्यत्तानुसार बस्तुके 
स्वरूपके बोधमें बहुत सीमा तक सहायक अवश्य होता है। इस प्रत्तीकात्मक 
व्यक्तीकरणकी प्रकृतिके कारण साहित्यमें नावाविधाएँ आविष्कृत हुई और 
यही प्रतीकात्मक व्यञ्जना-प्रणालो निक्षेपके रूपमें प्रस्तुत हुई । बस्तुत: प्रस्तुत 


तोथंकर महाबोर और उनको देशना : ४८१ 
३१ 


अथंका बोध देनेवाली शब्द-रचना या अर्थका छाब्दोंसें आरोप निक्षेप है । 
अप्रस्तुत अरथैंकों दूर रखकर प्रस्तुत अथेका बोध कराना ही इसका लक्ष्य है। 
ग्रह संशय; विपयेय और अनध्यवसाय ज्ञानको दूर करता है। 


नय ओर निक्षेप 


नये और निक्षेपमें विषय-विषयोभावका सम्बन्ध है। विषय-विषयी-सम्बन्ध 
तथा इस सम्बन्धकी क्रिया नय द्वारा ज्ञात की जाती है | नाम, स्थापना और 
द्रब्य ये तीन निक्ष प द्रव्याथिक नयके विषय है और भावनिक्ष प पर्यायाथिक 
नयका । भावमें अन्वय नहीं रहता उसका सम्बन्ध केवल वतंमान पर्यायसे 
होता है। अतः यह पर्यायाथिक नयका विषय है। यों तो नय और निक्षेप 
दोनों ही अ्थंबोधके साधन हैं । 


निक्षेपकी उपयोगिता 


निक्षेपकी विवक्षित अंकों अवगत करनेकी दृष्टिसे महती उपयोगिता है। 
निक्षेप वक्‍ताको वस्तुके विवक्षित अथंका बोध कराता है। भाषा और भावकी 
संगति इसीके द्वारा गठित होती है | निददोपको समझे बिना भाषाके प्रास्ताविक 
अथेको नहीं समझा जा सकता है। अरथंसूचक शब्दके पहले अथंको स्थित्ति 
सूचित्त करनेवाछा जो विशेषण लग्रता है, यही इसकी विशेषता है। अत्तः 
सविशेषणभाषाका प्रयोग हो निक्षेप है । 

अथेस्थितिके अलुरूप हो शब्द-रचना या शब्द-प्रयोगकी शिक्षा ही भर्थ- 
बोधका साधन हैं । अतः अपेक्षादुष्टिको ध्यानमें रखना आवश्यक है। निक्षेप- 
दृष्टि अपेक्षादृष्टि ही है | निक्षेपको उपयोगिता निम्न प्रकार सिद्ध है:ः-- 

१. निश्चय या निर्णयको प्राप्त करना । 

२. सिद्धान्तप्रतिपादनकी क्षमता । 

३. प्रकृत और अप्रकृत अथंका बोध | 

४. संशयका तिराकरण । 

५. नयदुष्टिसे वस्तुस्वरूपका यथार्थ कथन | 

६. व्यवहा रसिद्धिका सद्भाव | 

७. विधि--निर्णयका सद्भाव । 
निक्षेपके भेद 


शब्दसे अथंका ज्ञान होनेमें निक्षेप निमित्त है। निक्षेपके अनन्त भेद सम्भव 


हैं, पर प्रधानरूपसे चार भेद हैं :--(१) नामनिक्षेप, (२) स्थापनानिक्षेप, (३) 
द्रव्यनिक्षेप और (४) भावनिक्षेप | 


४८२ : तीध॑कर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


१. नामनिक्षेप 


द्रव्य, गुण, क्रिया आदि निमित्तोंकी अपेक्षा न कर लोक-व्यवहा रके लिये 
वक्ताकी इच्छासे जो नामकरण किया जाता है, उसे नामनिक्षेप कहते हैं। 
यथा--एक ऐसा व्यक्ति है, जिसमें पुजारीका एक भो गुण नहीं, पर किसीने 
उसका नाम पुजारी रख दिया है अतः वह पुजारी कहलाता है। नामनिक्षेपमें 
वस्तुके गुणधर्ंपर विचार नहीं किया जाता, केवल लोक-व्यवहा रकी सुविधाके 
लिये शब्द रुढ़ कर लिया जाता है। दूसरा उदाहरण राजाका लिया जा सकता 
है किसीने अपने पुत्रका नाम राजा रख लिया है, पर वस्तुतः राजाका उसमें 
कोई गुण नहों है। यह नाम लोक-व्यवहार चलानेके लिये हो रखा गया है । 


२. स्थापना-निक्षेप 


किसी वस्तुमें अन्य वस्तुकी स्थापना करनेको स्थापना-निक्षेप कहते हैं। 
स्थापना-निक्षेपके दो भेद हैं :--(१) तदाकार या सद्भावनानिक्षेप और (२) 
अतदाकार या असद्भावना-निक्षेप | पाषाण या धातुके बने हुए तदाकार अति- 
बिम्बमें ऋषभनाथ या पाइ्वंनाथकी स्थापना करना तदाकार स्थापन्ना-निक्षेप 
है। जो मुख्य वस्तुका दश न करना चाहता है उसे उसकी प्रतिमाको देखकर उसमें 
उसकी बुद्धि होती है, क्योंकि दोनोंमें कथडिचित्‌ समानता पायी जाती है। 
ऋषभदेवकी स्थापना उनकी प्रतिकृतिरूप प्रतिमामें की जातो है तो दर्शंकको 
उस प्रतिमामें यह आदित्ीर्थकर हैं ऐसी बुद्धि होती है । 

मुख्य वस्तुके आकारसे शब्य वस्तुमात्रकों अतदाकार-स्थापना कहते हैं। 
यथा--शत्तरंजके मोहरोंमें दूसरेके कथानानुसार ही राजा, मंत्री, घोड़ा, हाथी 
इत्यादिका बोध होता है। यों तो उन मोहरोंका आकार न राजाका है, न 
मंत्रोका है, न हाथीका है और न घोड़ेका है। पर व्यवहार चलानेके लिये इस- 
प्रकारकी स्थापता की गई है। 


नासनिक्षेप और स्थापना-निक्षेप्ें अस्तर-स्थापना-निक्षेपमें तो मनुष्य 
आदरभाव और अनुग्रहकी इच्छा करता है पर नामनिक्षेपमें नहीं। ऋषभ- 
देवको प्रतिमामें व्यक्ति तीर्थंथर ऋषभदेव जैसा आदरभाव करता है, उसकी 
पृजा करता है और दर्शन एवं पूजन द्वारा आत्म-विशुद्धि भी प्राप्त करता है। 
किन्तु ऋषभदेव नामके व्यक्तिमें न तो वैसा आदरभाव ही होता है और न 
उस व्यक्तिसे आत्मविशुद्धिकी प्रेरणा ही प्राप्त होती है । संक्षेपमें नाम तो लोक- 
व्यवहारके चलानेके लिये है पर स्थापनानिक्षेप आत्म-प्रेरणा और आत्म- 
विशुद्धिके लिये है। 


तीथकर महावीर और उनकी देशना : ४८३ 


हे. द्रव्यनिक्षेप 


जो वस्तुश्भाविपर्यायके प्रति अभिमुख है उसे द्रव्यनिक्षेप कहते हैं। इसके दो 
भेद हैं :--(१) आगम द्रव्यनिक्षेप और (२) नोआमम द्रव्यनिक्षेप। जीव- 
विषयक शास्त्रका ज्ञाता किन्तु उसमें अनुपयुक्त जीव आगम द्रव्यजीव है। 
नोआममके तीन भेद हैं :- (१) ज्ञायकशरी र, (२) भावि और (३) तद्व्यत्ति- 
रिक्त । उस ज्ञाताके भूत, भावि ओर वर्तमान शरीरको ज्ञायकशरीर कहते . 
हैं। भाविपर्यायकों भावि नोआगम द्रव्यनिक्षेप कहा जाता है। यथा भविष्यमें 
होनेवालेको अभी राजा कहना। तद्व्यतिरिकतके दो भेद हैं:--कम और नोकमं | 
कर्मके ज्ञानावरणादि अनेक भेद हैं और शरीरके पोषक आहारादिरूप पुद्गल 
द्रव्य नोकरमं हैं । 


४. भावनिक्षेप 

वस्तुको वतंमान पर्याथकों भावनिक्षेव कहते हैं। वस्तुके पर्याथ-स्वरूपको 
भाव कहा जाता है। यथा स्वर्गके अधिपति साक्षात्‌ इन्द्रको इन्द्र कहना भाव- 
निक्षेप है । 

अतीत और अनागत पर्याय भी स्वकालकी अपेक्षा वतेमान होनेसे भाव- 
रूप है। जो पर्याय पूर्वोत्तरकी पर्यायोंमें अनुगमन नहीं करती उसे वरतंमान कहते 
हैं। यही भावनिक्षेपका विषय है। द्रव्यनिक्षेपके समान भावनिक्षपके भी दो भेद 
हैः--(१) भागम भावनिक्षेप और (२) नोआगम भावलतिक्षेप | जीवादिविषयक 
शास्त्रका ज्ञाता जब उसमें उपयुक्त होता है तो उसे आगमभाव कहते हैं। 
ओर जीवादि पर्यायसे युक्त जीवको नोआगमभाव कहते हैं । 

निक्षेपोंसे बोध्य अर्थका सम्यक्‌ बोध होता है। आरम्भके तीन निक्षेप 
द्रव्याथिकनयके निक्षेप हैं और भाव पर्यायाथिकतयका निक्षेप है। 

प्रमाण, नय ओर निक्षेप तोनों ही ज्ञानसाधन हैं | इन तीनोंके द्वारा द्रव्य- 
पर्यायात्मक वस्तुकी पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है । 


४४४ : तीथंकर महाबीर और उनको आवचार्य-परम्परा 


दशम परिच्छेद 


घर ओर आचार-मीमांसा 


जीवन ओर धर्म 

जीवन जड़ नहीं, गत्तिमान है | अतः आवश्यक है कि उस गतिको उचित 
ढंगसे इस भाँति नियमित और नियन्त्रित किया जाय कि जीवनका अन्तिम 
लक्ष्य प्राप्त हो सके। जीवनका उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि इस रूपमें 
जीवन-यापन करना है कि इस जीवनके पदचात्‌ जन्म और मरणके चक्रसे 
छुटका रा मिल सके । आज सुविचारित क्रमबद्ध और व्यवस्थित जीवन-यापनकी 
अत्यन्त आवश्यकता है। धर्माचरण व्यक्तिकों छौकिक और पारलौकिक सुख- 
प्राप्तिकि साथ आकुलता और व्याकुलतासे मुक्त करता है। वह जीवन कदापि 
उपादेय नहीं, जिसमें भोगके लिए भौतिक वस्तुओंकी प्रचुरता समवेत की जाय । 
जिस व्यक्तिके जीवनमें भोगोंका बाहुल्‍य रहता है और त्यागवृत्तिकी कमी रहती 
है, वह व्यक्ति अपने जोबनमें सुखका अनुभव नहीं कर सकता । भोग जीवनका 


जडटपून 


स्वाथंपूर्ण और संकोर्ण दृष्टिकोण है। ऐसा जीवन उच्चतर आदर्शका प्रति- 
निधित्व नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वोच्च ऐश्वर्य भी शने: शनेः नष्ट होते-होते 
एक दिन बिलकुल नष्ट हो जाता है और अभावजन्य आकुलताएँ व्यक्तिके 
जीवनको अशान्त, अतृप्त और व्याकुल बना देती हैं । 


मनुष्य जन्म लेता है,.. समस्त सुखोंपर अपना एकाधिकार करनेका प्रयत्न 
भी करता है। परिवार सहित सर्वोच्च ऐश्वरयं एवं सुखोंका भोग भी करता है, 
पर एक दिन ऐसा भाता है जब वह सब कुछ यहांका यहीं छोड़ मृत्युको प्राप्त 
होता है। अतः यह सदेव स्मरणीय है कि सांसारिक सुख ऐश्वर्य और भोग क्षण- 
भंगुर है। इनका यथार्थ उपयोग त्यागवृत्तिवाला व्यक्ति ही कर सकता है। 
जिसने शाश्वत्त, चिरन्तन आत्म-सुखकी अनुभूति प्राप्त को है, वही व्यवित्त संसा रके 
बिलास-वे भवोंके मध्य-निलिप्त रहता हुआ उनका उपभोग करता है । 


दाइवत सुख अथवा, परमशक्ति तक पहुँचनेका मार्ग संसारके मध्यसे ही 
है। चिरन्तन आत्म-सुख और अशाश्वत भोतिक सुख परस्परमें अविच्छिन्नलूपसे 
सम्बद्ध दिखलाई पड़ते हैं, पर जिन्होंने अपनी अन्तरात्मापें प्रकाशको प्राप्त 
कर लिया है, वे व्यक्ति-मोहको जड़ोंमें बद्ध नहीं रह पाते । वस्तुत: मानव- 
जोबनका मुख्य उद्देश्य आत्मसुख प्राप्त करना है। पर इस सुखकी उपलब्धि 
इस शरीरके द्वारा हो करनो है । अतः संग्रम, अहिसा, ते ओर सावतारूप 
धमंका आश्रय लेना परम आवश्यक है । 


मानव-जीवनके प्रमुख चार उद्देश्य हैं:--(१) धर्म, (२) अर्थ, (३) काम 
और (४) मोक्ष । मोक्ष परमलक्ष्य है। इस लक्ष्य तक पहुँचनेका साधन धर्म है । 
काम छौकिक जीवनका उपादेय तत्व है और इसका साधन अर्थ है। अथ॑ 
मानवको स्वाभाविक प्रवृत्तियोंकी ओर प्रेरित करता है। वह धनाज॑नको इच्छा- 
पूत्तिके लिए उपयोगी मानते हुए भी अन्याय, अत्याचार एवं पर-पीड़नको स्थान 
नहीं देता | यह मनुष्यकी पाशविक प्रवृत्तियोंका नियंत्रण कर उसे मनुष्य 
बननेके लिए अनुप्रेरित करता है । 


सामाजिक व्यवस्थामें धर्म अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावशाली अवधारणा 
है। धर्म मानवके समस्त नैतिक जीवनको नियन्त्रित करता है। मनुष्यकी 
अनेक प्रकारकी इच्छाएँ एवं अनेक संघर्षात्मक आवश्यकत्ताएँ होतो हैं । धर्मका 
उद्देश्य इन समस्त इच्छाओं तथा आवश्यकत्तोंको नियमित्त एवं व्यवस्थित करना 
है। अतएवं धर्म वह है जो मानव-जीवनको विविधताओं, भिन्नताओं, अभि- 
लाषाओं, लालसाओं, भोग, त्याग, मानवोय आदर्श एवं मूल्योंको नियमबद्ध 


४८६ : तीर्थंकर भहावीर और उनकी आचार्यन्परम्परा 


कर एकता और नियमितता प्रदान करे। वास्तवमें घ्मं जीवनकां एक ऐसा 
तरीका है जो कार्यो और क्रियाओंको संयोजित और नियन्त्रित करता है। 
धर्मके अभावमें मानवका जीवन मनुष्य-जीवन नहीं रह जाता है, अपितु वह 
पशुजीवनकी कोटिमें सम्मिलित हो जाता है । 

मानव-जोवनमें चरित्रका अपना स्थान है। जीवनको ऊँचाई केवल ज्ञान 
या विश्वाससे नहीं ऑँकी जा सकती। दिव्यताकों ओर होनेवाली यात्राका 
मुख्य मापदण्ड आचार ही है। दैनिक जीवनमें यह सभीको दिखलाई पड़ता है 
कि विश्वास और ज्ञान तबतक जीवनमें साकार नहीं हो पाते, जबतक मनुष्य 
अपने आचार-व्यवहा रको मानवोचित रूप प्रदान नहीं करता । सन्तोष, क्षमा, 
आत्म-संयम, इन्द्रिय-निग्रह, दया, अहिसा और सत्य ऐसे मार्ग हैं, जिनका अनु- 
सरण करनेसे व्यक्ति और समाज सुख-शान्ति प्राप्त करता है। 

मनुप्यकी विविध रुचियों, इच्छाओं, संघर्षात्मक आवश्यकताओं एवं उत्तर- 
दायित्वोंके बीच सामञऊजस्य उत्पन्न करनेका कार्य आचारात्मक धर्म ही करता 
है । व्यक्ति या समाजके विभिन्‍न सदस्य जब धमंके निर्देशा नुसार अपने करणीय 
कत्तंव्यको निश्चित ढंगसे तथा निष्ठापूबंक करते हैं, तो समाजमें सुब्यवस्था, 
शान्ति और समृद्धि सरल हो जाती है। अर्थ और कामका नियन्त्रक भी धर्म 
है । केवल अर्थ और केवल काम जीवनमें भोग तो उत्पन्न कर सकते हैं, पर 
जीवनको उदात्त नहीं बना सकते | अतएवं मानव-जीवनका साफल्‍्य नियन्त्रण, 
निम्नह, त्याग और सन्‍्तोषपर ही निर्भर है। 

संसार एक अनन्त अविरम प्रवःह है ओर नाना जीव इस प्रवाहमें अनादि 
कालसे अनन्तकारू तक धमंविमुख हो लुढ़कते और टकक्‍्करें खाते रहते हैं । 
जीवनकी गति कहीं भी विश्रान्ति प्राप्त नहीं करती | सदाचार, विश्वास और 
तत्त्वज्ञान ही मानव-जीवनमें व्यवस्था, शान्ति और बन्धनोंसे मुक्ति कराते हैं । 
क्षणिक जीवनके बदले शाइवत जोवनका लाभ होता है और संसारके निस्सार 
सुख-दुःखोंसे ऊपर उठकर आत्मा अनन्त सुखमयमुक्तिका लाभ करती है। अत 
संक्षेपमें जीवनको सुव्यवस्थित और नियन्त्रित करनेके लिए धमंकी परम 
आवश्यकत्ता है । 
धर्म : व्युत्पत्ति एवं स्वरूप 

धघमंशब्द धु+ मनूसे निष्पन्न है। 'भ्रीयते लोकोपनेन, धरत्ति लछोक॑ वा 
धर्म: अथवा इष्टे स्थाने धत्ते इति धर्म:” अर्थात्‌ जो इष्ट स्थान--मुक्तिमें घारण 
कराता है अथवा जिसके द्वारा लोक श्रेष्ठ स्थानमें धारण किया जाता है भ्थवा 
जो लोकको श्रेष्ठ स्थानमें धारण करता है, वह धर्म है। धर्म सुखका कारण है। 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ४८७ 


धर्म और सुखमें कार्य-कारणभाव या दीपक और प्रकाशके समान सहभावी- 
भाव है, अर्थात्‌ जहाँ दीपक है वहाँ प्रकाश भषवष्य रहता है और जहाँ दीपक 
नहीं, वहाँ प्रकाश भी नहीं रहता । इसी प्रकार जहाँ धर्म होगा वहाँ सुख अवदय 
रहेगा और जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ सुख भी नहीं रहेगा । 


जो धारण किया जाय या पालन किया जाय, वह धर्म है। धमंका एक 
अथ॑ वस्तुस्वभाव भी है। जिस प्रकार अग्निका धर्म जलाना, जलका शीत्तलता, 
बायुका बहना धर्म है, उसी प्रकार आत्माका चेतन्य धमं हैं। वस्तुस्वभावरूप 
धमं है तो यथाथं; पर इसकी उपलब्धि आचारके बिना सम्भव नहों । जिस 
आचार द्वारा अभ्युदय और नि:श्रेयस--मुक्तिकी प्राप्ति हो, वह धर्मं कहलाता 
है। अभ्युदयका अर्थ लोक-कल्याण है और निःश्रेयसका अथं कम॑-बन्धनसे 
मुक्त हो स्वस्वरूपकी प्राप्ति है । 


स्वभावरूप धर्म जड़ और चेतन सभी पदार्थोमें समाविष्ट है, क्योंकि इस 
बिश्वमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसका कोई न कोई स्वभाव न हो, पर आचा र- 
रूप धर्म केवल चेतन आत्मामें पाया जाता है। अत्त: धमंका संबंध आत्मासे 
है | वस्तु स्वभावका विवेचन चिन्तनात्मक होनेसे दर्शन-केटिमें भी प्रविष्ट हो 
जाता है और आत्मा, लोक-परलोक, विश्व, कर्तुत्व, भोकतृत्व प्रभृत्ति प्रश्नोंका 
उससे समाधान अपेक्षित हं।ता है । वस्तुत: घमं आत्माको परमात्मा बननेका मार्ग 
बतलाता है । इस मार्गके निरूपणक्रममें द्रव्य, गुण, पर्याय, तत्व आदिके स्व- 
भावकी जानकारी भी आवश्यक है। ज्ञाता व्यक्ति ही सम्यक आचार द्वारा 
आत्मासे परमात्मा बननेके मार्गको भ्राप्त करता है। जिस प्रकार कुशल स्वणंका र- 
को स्वर्णके स्वभाव और गृणकी भली-भाँति पहचान होती है, तथा स्वर्ण- 
शोधनकी प्रक्रिया भी जानता है, वही स्वर्णकार स्वर्णको शुद्ध कर सकता है। 
इसी प्रकार जिस आत्म-शोधकको आत्मा और कर्मोके स्वरूप तथा विभाव- 
परिणतिजन्य उनके संयोगकी जानकारी है वही आत्मा परमात्मा बननेमें सफल 
होतो है। मनुष्यके विचार भो आचारसे निर्मित होते हैं और विचारोंसे निष्ठा 
था श्रद्धा उत्पन्त होती है । 


धर्मकी उपयोगिता कमंनाश और प्राणियोंको संसारके दुःखसे छुड़ाकर सुख 
प्राप्तिकि लिए है। इस सुखकी प्राप्ति तबतक सम्भव नहीं है जबतक कमं- 
बन्धनसे छुटकारा प्राप्त न हो । अत्त: जो कर्म-बन्धका नाशक है वह धर्म है। 
संसारमें जो सुख है जिसे हम ऐन्द्रथिक सुख कहते हैं वह भी यथाथंमें सुख नहीं है। . 
सुखकी प्राप्ति और दूःखसे छुटकारा कमं-बन्धनका नाश किये बिना सम्भव नहीं 


४८८ : तोथैकर महावीर और उनको आवचार्य-परम्परा 


है। सच्चा धर्म वही है जो कमंबन्धनका नाश करा सके। सभी आत्म- 
अस्तित्ववादी विचारक आत्मा, परछोक और पुनर्जन्म स्वीकार करते हैं। शरीर 
जड़ है, जो मृत्युके पश्चात्‌ भी रहता है, पर आत्माके निकलते ही उसमें निष्क्रि- 
यता आ जाती है और इन्द्रियों द्वारा जानने-देखनेका कार्य बन्द हो जाता 
है| इसका प्रधान कारण यह है कि शरीरमेंसे चेत्तन्य ध्मंका विलयन हो गया 
है। यह भात्मा ही ज्ञाता, द्रष्टा, कर्ता, भोक्‍ता आदि गुणोंसे सम्पन्न है। इसी 
कारण इन्द्रियोंके माध्यमसे जानने-देखनेकी क्रिया सम्पन्न होती है। ये विभिन्‍न 
क्रियाएँ शरीर या इन्द्रियोंका धर्म नहीं है। ये तो आत्माकी क्रियाएं हैं। 
आत्माके शरीरसे पृथक होते ही चेत्तनाको क्रियाएँ अवरुद्ध हो जाती हैं। भत्त: 
शाइ्वत्त तत्त्व आत्मा है और उसके गुण धरम हैं । 

जिस सुखकी चाहमें संसारके प्राणी भटकते हैं, वह सुख भी जड़का धमे 
नहीं, चेततका ही धर्म है। यत्तः में सुखी हूँ इस प्रकारकी प्रतीत्ति आत्माके ज्ञान- 
गणके बिना सम्भव नहीं। इसलिए सुख ज्ञानका ही सहभावी धर्म है। स्पष्टीकरण- 
के लिए यों कहा जा सकता है कि घट पट आदि पदार्थोकोी देखकर जो ज्ञान 
होता है, वह ज्ञान घट-पंट आदि पदार्थोका धरम नहीं है । हाँ, ज्ञानके साथ 
उनका ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध आवश्यक है ! इसी प्रकार हमें अपने अनुकूल वस्तु- 
की प्राप्तिसि सुख और प्रतिकूल वस्तुकी प्राप्तिसे दुःखका जो अनुभव होता है, 
वह सुख या दुःख अनुकूल या प्रतिकूल वस्तुका धर्म नहीं है। ये वस्तुएँ हमारे 
सुख या दुःखमें निमित्तमात्र अवध्य हैं, पर सुख या दुःखका अस्तित्व स्वयं 
हमारे भीतर विद्यमान है। सुखका खजाना कहीं दूसरी जगहसे लाना नहीं है । 
यह तो हमारे भोतर ही छिपा हुआ है । जो सुखकी खोजमें इधर-उधर भटकते 
हैं. वे ही दु:खका कारण बनते हैं । 

प्रायः यह देखा जाता है कि जो जिसे प्राप्त है, वह उसमें सुखी नहीं है । 
सुखकी प्राप्तिका इच्छुक व्यक्ति प्राप्तसे सन्तुष्ट न होकर अप्राप्तके लिए प्रयत्न- 
शील है | केवल प्राप्तिका यत्न करनेसे ही इष्ट और अभिलषित वस्तु: उपलब्ध 
नहीं होती; तथा जो प्राप्त होतीं हैं उनसे भी उसकी तृष्णा वृद्धिगत होती जाती 
है, जेसे जलती हुई अग्निमें इन्धन डालनेसे अग्नि बढ़ती है । जिस विषय-सेवन- 
को सुख माना है, उसके अतिसेवनसे व्यक्तिकी शक्षित क्षीण होती है और अनेक 
रोगोंका ग्रास बनता है। भोगोंके समान ही भोग-सामग्रीका साधत्त अथं भी 
सुखके स्थानपंर दु:खका ही कारण बनता है और जीवनभर मनुष्यसे दुष्कर्म 
कराता है | अतः संसारमें दुःख है । 

बिना कारणके कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती । उपादान और निमित्त कारण 
मिलकर ही कार्यके निष्पादक हैं। अतएव संसारमें दुःखके अस्तित््वका भो 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ४८९ 


कोई हेतु अवश्य है। जोवके ज्ञान और सुख धमं हैं, पर इन दोनोंकी जीवमें 
कमी देखो जाती है। निचार करनेपर दुःखका हेतु जीवका अज्ञात, अश्रद्धा 
और मिथ्याचरण हैं। अनादिकालसे यह्‌ प्राणी अज्ञानके वशीभूत होकर इतना 
बहिदुृंष्टि बन गया है और अन्तदुंष्टिसे विमुख हो गया है कि इसे अपने स्व- 
. झूपको जाननेकी इच्छा नहीं होती । जिस शरीरके साथ उसका जन्म और 
मरण होता है, उसे ही अपना समझकर उसीकी चिन्ता और संबद्धंनमें अपना 
समस्त जीवन व्यतीत करता है। इस प्राणीने कभी इस बातपर ग्रम्भी रतासे 
विचार नहीं किया कि में शरोरसे भिन्न स्वतन्त्र आत्म-तत्त्व हूँ। ज्ञान और 
सुखके तिमित्तोंकों हो ज्ञात कर उन्हें ही परमार्थ समझ लिया गया और ज्ञान 
एवं सुखके परमार्थ-स््ररूयकी जाननेका चेष्टा नहीं का तथा न इन्‍्हें प्राप्त करने- 
का प्रयत्त ही किया । 

जोबको परवदार्थालोकनको यह दृष्टि निमित्ताथोन दृष्टि है। निमित्तको ही 
उसने अपना सर्वस्व समझा और उपादानकी ओर हछक्ष्य नहीं दिया | उपादान- 
की ओर यदि कभी दृष्टि गई तो उसे भी निमित्तोंके अधीन समझा । फूत: यह 
सदा बाहरकी ओर हो देखता रहा, भीतरकी ओर नहीं । इसने कमंजन्य अवस्था 
या पययिकों हो सब कुछ समझा है। यह इस बातको भूले हुए है कि द्रव्यक्म 
उसकी भूलके परिणाम हैं। राग, हेष और मोहरूप परिणाम यह जीव उत्पन्न 
न करता तो द्रव्यकमोंका बन्ध ही नहीं होता । यदि प्राणी स्वभाव और विभाव- 
परिणत्तिकों पूर्णरूपसे समझ जाय और अपनी परिणततिके प्रति सावधान हो 
जाय, तो पूव॑बद्ध द्रव्यकर्मोका उदय प्राणीकी परिणतिको विक्ृत्त नहीं कर 
सकता । राग, द्वेष और मोहकी त्रिपुटोसे विक्ृृति उत्पन्न होती है और विक्ृति- 
से बन्ध होता है। तथ्य यह है कि जीवके द्वारा किये गये रागादि परिणामों- 
का निमित्त प्राप्तकर अन्य पुद्गल-स्कत्त्र स्वयं हो शानावरणादि कमरूप परि- 
णमन करते हैं तथा चेत्तन्यस्वरूप अपने रागादिपरिणामरूपसे परिणत्त पूर्वोक्त 
आत्माको भी पौद्गलिक ज्ञानावरणादिकर्म॑ निमित्तमात्र होते हैं ।" 

अज्ञानी जीव राग-ठेष, मोहादि रूपसे स्वयं परिणमन करता है और इन 
रागादिभावोंका निमित्त पाकर शुभ और अशुभ, पृष्य और पापरूप कर्म- . 


कयनरजि-झ- बन जन ५ ५०५तन-+-+०-००+०-' 








१, जीवकृतं परिणाम निमित्तमात्र प्रपद्य पुनरन्य । 

स्वयमेव परिणमन्तेन्‍त्न पुदूगला: कर्मभावेम ॥। 

परिणममानस्य चितश्चदात्मक: स्वयमपि स्वकेमर्वि: । 

भवति हि निमित्तमात्र पौदूमलिक कर्म तस्यापि ।। 
--पुरुषार्थसिध्युपाय, पथ्च १२-१३, 


४९० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्रकृतियोंका बन्ध होता है। जीव और पुद्गलमें निमित्त-नैमित्तिक-सम्बन्ध 
है। आत्माके प्रदेशोंमें रागादिके निमित्तसे बन्धे हुए पौदूगलिक कर्मोके कारण 
यह आत्मा अपनेको भूलकर अनेक प्रकारसे रागादिरूप परिणमन करतो है.। 
इसके वेभाविक भावोंके निमित्तसे पुद्गलोंमें ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है 
जो भात्माके विपरीत परिणमनमें का रण बनती है। इस प्रकार भावकम्मंसे द्रव्य- 
कर्म और द्रव्यकमंसे भावकमंक्रा बन्च होता है और यही संसार है। 


कर्मोके निमित्तसे रागादिरूपसे परिणमत्त करनेवाली आत्माके रागादि 
निजमभाव नहीं है, क्योंकि जो निजमाव होता है वह उसके स्वरूपमें प्रविष्ट 
रहता है, पर रागादि त्तो आत्माके स्वषपमें प्रविष्ट हुए बिना ऊपर ही 
ऊपर प्रतिफलित होते हैं। ज्ञानी आत्मा इस रहस्यको जानता है इसलिए वह 
धर्मविद्‌ है, किन्तु अज्ञाना तो आत्माको रागादिस्वरूप हो मानता है। यही 
मान्यता अधमं है । 

धमंका स्वरूप-निर्धारण कई दृष्टियोंसे किया गया है। जो मोक्षका मार्ग 
है, वह धर्म है और मोक्षका मार्ग रत्तत्रय--सम्यरदर्श ने, सम्पग्ज्ञान और सम्यक- 
चारित्र है ! संक्षेपमें ध्मं उसोको कहां जए सकता है जो मुक्तिकी प्राप्तिका हेतु 
है या मुक्तिकी ओर ले जानेवाला है और जो इससे विपरोत है वह संसार- 
का कारण होनेसे अधमं है। धर्मकी निम्नलिखित परिभाषाएँ संभव हैं :* 


१. वस्तुस्वभाव | 

२. रत्नत्रय--सम्पक्द्शन, सम्यकूज्ञान और सम्यकचारित्ररूप | 

३. उत्तमक्षमादि देशलक्षणरूप । 

४. दया--जीवका सरागभाव या शुभोपयोगरूप परिणति--आचा -घर्मके 
विधातक मोह और भोग हैं । मोहके उपशम, क्षय एवं क्षयोंपश्षमके होनेपर 
जो आत्मामें विशुद्धि उत्पन्न होती है, वही वास्तविक एवं भावरूप अन्तरंग 
धमं है| बाह्य रूपमें जीव असंयमवाली प्रवृतियोंका त्याग करता है, उसे 
बहिरंग द्रव्यहूप धर्म कहते हैं | इन्द्रियों तथा मनके विषयसे निवृत्ति, हिंसा 
आदि पापोंका त्याग एवं चूत आदि महाव्यसनोंसे उपरति बहिरंग धर्म है। यह 
बहिरंग धर्म मोहनीय करके उपशम, क्षय और क्षयोपदमके बिना मन्द, मन्दतर 
और मन्दतम उदयकी स्थितिमें होता है। बहिरंग धर्म अनेक अम्य॒दयोंके 
कारणभूत पुण्यबन्धका हेतु होनेके अतिरिक्त अन्तरंग धर्मछी सिद्धिमें भी 


१. चारित्तं खलु धम्मो-धम्मो जो सो समोत्ति णिटिट्रो । 
मोहकखोह-विहीणी परिणामों अप्पणों हु समो ॥ 
“+अ्वचननसार गाथा--७. 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ४९१ 


कारण होता है। भन्तरंग धर्मके साथ बहिर॑ंग घर्मकी व्याप्ति है। जहां जिस- 
जिस प्रमाणमें अन्तरग धर्म पाया जाता है वहाँ उसके प्रतिपक्ष बाह्य असंयतत 
प्रवृत्तिका अभाव भो अवध्य रहता है | अनन्तानुबन्धीकषाय त्तथा दर्शनमोहनीय- 
कमेके उपशमादिसे सम्यग्दर्शनरूप धर्म उत्पन्न होता है। इस घर्मके उत्पन्न 
होते ही बहि रंगमें भी निमंलता आ जाती है और यह अन्तरंग निर्चयरूपधर्म 
व्यवहा रधर्मकी सिद्धिका सहायक होता है | 

कमंबन्धके कारण मोह ओर योग हैं। मोहके तोन मेद है:--(१) दर्शन- 
मोहनीय, (२) कषायवेदनीय और (३) नोकषायवेदनीय । कंषायवेदन्तीयका 
भेद अनन्तानुबन्धीका उदय सम्यरदर्शनरूप धर्मका प्रत्तिपक्षी है। जब इसका 
उपशम, क्षय, क्षयोपशम होता है, तब अन्‍्तरंगमें धमंको प्रवृत्ति उत्पन्न होती 
है और आत्मा अपने स्वहूपको अनुभूति करतो है । 
सम्यरवद्ां न : स्वरूपविवेचन 

वस्तु अनन्तगुणधर्मोका अखण्ड पिण्ड है। इसके स्वरूपका परिज्ञान अने- 
कान्‍्तात्मक 4स्तुके स्वरूपज्ञानसे होता है। चारित्ररूप धर्म रत्नत्रयका ही 
रूपान्तर है। इस धर्मका मूल स्तम्भ सम्यगदर्शन है । सम्यगदर्शनके अभावमें 
न तो ज्ञान ही सम्यक्‌ होता है और न चारित्र ही। सम्यग॒दर्शन आत्मसत्ताकी 
आस्था है ओर है स्वस्वरूपविषयक दुढ़निश्चय | में कौन हूँ, क्या हूँ, केसा हूँ 
इसका निर्णय सम्यग्दर्शन द्वारा हो होता है। जड़-चेतनकी भेदप्रतीति भी 
सम्यगृदर्शंनसे ही होती है। स्व और पर, आत्मा और अनात्मा, चेत्तन्‍्य एवं जड़की 
स्वस्वरूपोपलब्धिका साधन भी सम्यग्दर्शन ही होती है। सम्यग्दर्शनके 
आलोकमें हो आत्मा यह निएचय करतो है कि अनन्त अत्तीत्तमें जब पुदगलका 
एक कण भी मेरा अपना नहीं हो सका है, तब अनन्त अनागत्तमें वह मेरा केसे 
हो सकेगा । वर्तमान क्षणमें तो उसे अपना मानना नितान्‍्त श्रम में 'में' हूं 
और पुदुगलू 'पुद्गल' है। आत्मा कभी पुद्गल तहीं हो सकती और पुदुगल 
कभी आत्मा नहीं । 

यह सत्य है कि पुद्गलोंकी सत्ता सवेत्र विद्यमान है और उस सत्ताको कभी 
भी नष्ट नहीं किया जा सकता । इस विश्वके कण-कणमें अनन्तकालसे पुदुगलों- 
की सत्ता रही है और अनन्त भविष्यमें भी सत्ता रहेगी । अतएव पुद्गलोंके 
रहते हुए भी आत्माके स्वरूपकी आस्था करना ही सम्यग्दर्शन है । सम्यग्दश न- 
की निम्नलिखित परिभाषाएँ उपलब्ध होती हैं:-- 

१. तत््वाथंश्रिद्धा--सप्ततत्त्व और नौ पदार्थों को प्रतीति । 

२, स्वपरश्रद्धा--स्व' ओर परकी रुचि | 


४९२ : तीधकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


३. परमाथ देवशज्ञास्त्रगुरुकी प्रतीति। 

४, आत्मश्रद्धान--श्रद्धागुणकी निर्मल परिणत्ति । 

५. अनन्तानुबन्धीकी चार प्रकृतियाँ तथा दर्शनमोहनीयकी तीन इन सात 
प्रकृतियोंके उपदम-क्षयोपशम अथवा क्षयसे प्रादुभूत श्रद्धागण॒की निर्मल 
परिणति । 

सात तत्त्व; पुण्य पाप; एवं द्रव्य गुण पर्याय; का यथाथंश्रद्धात सम्यग्दशंन 
है | मूलतः दो तत्त्व हैं:--जीव और अजोव। चेतनालक्षण जोव है और उससे 
भिन्‍ने अजीव । जीवके साथ नोकमं, द्रव्यकमं और भावकर्मका संयोग है। 
अनादि कालसे इन त्तीनोंका संयोग चला आ रहा है। आत्म-कल्याणके लिये 
सात तत्त्व या नव पदार्थ प्रयोजनीय हैं। इनके स्वरूपका वास्तविक निर्भय 
कर प्रतीति करना सम्यग्दशंन है। इन सात तत्त्वोंमें जीव-अजीवका संयोग 
संसार है और इसके कारण आखख्रव एवं बन्ध हैं। जीव और भअजीवका जो 
वियोग--पृथक्‌ृभाव है उसके कारण संवर एवं निजंरा हैं। जिस प्रकार रोगी 
मनुष्यको रोग, उसके कारण; रोग-मुक्ति; और उसके कारण इन चारोंका 
ज्ञान आवश्यक है; उसी प्रकार जीवको संसार; संसारके कारण; झुक्षि और 
मुक्तिके कारण इन चारोंका परिज्ञान अपेक्षित है । सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति अत्यन्त 
आवश्यक है क्योंकि जिसका मन मिथ्यात्वसे ग्रस्त है वह मनुष्य होते हुए भी 
पशुतुल्य है और जिसको आत्मामें सम्यग्दर्शन प्रकट हुआ है वह पशु होकर भी 
मनुष्यके समान है । 


सम्यक्त्वकों प्राप्तिके लिये कत्पय योग्यताओंकी आवश्यकता है। पहली 
योग्यटा तो उस जीवका भव्य होना है। भव्यकों ही सम्यर्दशंनकी प्राप्ति होती 
है, अभव्यको नहीं । यह योग्यता स्वाभाविक है, प्रयत्नसाध्य नहीं । इस योग्यता- 
के साथ संज्ञीपर्याप्तक तथा पाँच लब्धियोंसे युक्त होना अपेक्षित है । इन लब्धियों- 
में देशनालब्धि अत्यावश्यक है। यतः सम्यक्त्वप्राप्तिके पू॑ तत्त्वोपदेशका 
लाभ होना आवश्यक है। सारांश यह है कि सम्यग्दशंन संज्ञो पंचेन्द्रिय, पर्याप्तक, 
भव्यजीवको हो होता है, अन्यको नहीं । भब्योंमें भी यह उन्हींको प्राप्त होगा, 
जिनका संसार-परिभ्रमणका काल अड्धंपुदूगलपरावतंनके कालसे अधिक अवशिष्ट 
नहीं है | लेश्याओंके विषयमें यह कथन है कि मनुष्य और तियंल्‍्चोंके तीन शुभ 
लेश्याओंमेंसे कोई भी लेश्या रह सकती है। देव और नारकियोंमें जहाँ जो 
लेश्या है उसोमें औपशमिक सम्यग्दशंन होता है । कम-स्थितिके विषयमें कहा 
जाता है कि जिसके बध्यमात कर्मोकी स्थिति अन्तःकोडा-कोडी-प्रमाण हो 
तथा सत्तामें स्थित कर्मोकी स्थिति संख्यातहजार सागर कम अन्तः कोडा- 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ४९३ 


कोडी प्रमाण रह गई हो वही सम्यग्दशन प्राप्त कर सकता है। इससे अधिक 
स्थितिबन्ध पड़नेपर सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है । 


सम्यग्दशंन प्राप्त करनेकी योग्यता चारों गतिवाले भव्यजीबोंको होतो है। 
क्षायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्ग और करण ये पाँच लब्धरियाँ भव्यको 
प्राप्त होती हैं। इनमें चार लूब्धियाँ त्तो सामान्य है, क्योंकि वे भव्य और अभव्य 
दोनोंको प्राप्त होती हैं, पर करणलब्धिविशेष है" | यह भव्यको ही प्राप्त होती 
है और इसके प्राप्त होनेपर नियमतः सम्यग्दशंन होता है | क्षायोपशमिक लूब्धि- 
में जीवके परिणाम उत्तरोत्तर निमंल होते जाते हैं । विशुद्धिलब्धि प्रशस्त 
प्रकृतियोंके बन्धमें कारणभूत परिणामोंको प्राप्ति स्वरूप है। देशनालब्धिमें 
तत्त्वोपदेश ओऔर प्रायोग्यलब्धिमें अशुभकर्मोमेंसे घातियाकर्मों के अनुभागको 
लता और दारूरूप तथा अघातिया कर्मोंके अनुभागकोी नीम और काञ्जीरूप 
कर देना है। करणलब्धिमें भावोंकी उत्तरोत्तर विशुद्धि प्राप्त को जाती है। 
भाव तीन प्रका रके होते हैं;--(१) अधःकरण, (२) अपूर्वकरण और (३) अनि- 
वृत्तिकरण । जिसमें आगमी समयमें रहनेवाले जीवोंके परिणाम समान और 
असमान दोनों प्रकारके होते हैँ वह अध:करण है। इस कोटिके परिणामों में 
समानता यायी जाती है तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा समानता और असमानता 
दोनों ही घटित होती हैं । 

जिसमें प्रत्येक समय अपूृव॑-अपूर्व-नये-नये परिणाम उत्बन्न हों, उसे अपुवे- 
करण कहते हैं। अपुवंक रणमें समसमयवर्ती जीवोंके परिणाम समान एवं 
असमान दोनों हो प्रकारके होते हैं। परन्तु भिन्नसमयवर्ती जीवोंके परिणाम 
असमान ही होते हैं। अपूवंकरणका काल अन्त मुंहुतें है और उत्तरोत्तर वृद्धिको 
प्राप्त होता है ।* 


जहाँ एक समयमें एक हु परिणाम उत्पन्न होता है उसे अनिवुत्तिकरण 
कहते हैं। इस करणमें समसमयवर्ती जीवोंके परिणाम समान ही होते हैं और 
विषमसमयवर्ती जीवोंके परिणाम विषम ही होते हैं। इसका कारण यह है कि 
यहाँ एक समयमें एक ही परिणाम होता है। इसलिये उस समयमें जितने जीव 
होंगे उन सबके परिणाम समान ही होंगे और भिन्न समयोंमें जो जीव होंगे, 
उनके परिणाम भिन्‍न ही होंगे । इसका काल भी अन्तमुंहुतं है पर अपूर्वक रण- 
की अपेक्षा कम है | 


१. गोम्मट्रसार जीवकाण्ड गाथा ६५१, ६५२, 
२. रे ». गाथा ५१,५२,५३; ४९, ५०. 
४९४ : तोथेंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


तोदों करणोंका उपयोग--अध:करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणका 
उपयोग मिथ्यात्वकर्मोके निषेकोंकों घटाना है। अध:करणमें परिणामोंकी 
अनन्तगुणी विशुद्धिके साथ नवोन बन्वकरी स्थितिका घटना, प्रशस्तप्रकृतियोंके 
अनुभागमें अनन्तगुणी वृद्धिका होना, एवं अभ्रशस्तप्रकृतियोंके अनुभागका 
अनन्तवाँ भाग घटना-रूप क्रियाएँ होतो हैं। अपुवंकरणमें सत्तामें स्थित पुव॑- 
कर्मो की स्थिति प्रत्येक अन्तमुंहुर्तमें उत्तरोत्तर क्षोण होती है । अतः स्थिति- 
काण्डकका घात होता है तंथा प्रत्येक अन्तमूहृत्तमें उत्तरोत्तर पृव॑कर्मोंका 
अनुभाग घटनेसे अनुभागकाण्डक भी क्षीण होता है । गुणश्रेणीके कालमें क्रमशः 
असंख्यात्तगुणित कम निजंराके योग्य होते हैं। अत्त: गुणश्रेणि निजंरा होतो 
है। अपूवंक रणके पश्चात्‌ अनिवृत्तिकरण आता है। उसका काल अपूर्वक रणके 
कालसे संख्यातवें भाग होता है। अनन्तर अनिवृत्तिकरणकालके पोछे उदय 
आने योग्य मिथ्यात्त्वकर्मों के निषेकोंका अच्तमुंहतंके लिये अभाव होता है। 
मिथ्यात्वके जो निषेक उदयमें आनेवाले थे उन्हें उदयके अयोग्य किया 
जाता है | 


सम्यग्दर्श नकी उत्पत्तिके कारण--कारण दो प्रका रके होते हैं:--(१) उपा- 
दानकारण और (२) निर्मित्तकारण । जो स्वयं कार्यछूपमें परिणत होता है, 
वह उपादान कारण है और जो स्वयं कार्यकी सिद्धिमें कारण होता है वह 
निर्मित्तकारण है। अन्तरंग और बहिरंगके भेदसे निमित्तके भी दो भेद हैं। 
सम्यर्दर्शनकी उत्पत्तिका उपादानकारण आसच्नभव्यता; कर्महानि; संजित्व; 
शुद्धपरिणाम और देशना आदि विशेषताओं से युक्त आत्मा है । अन्तरंग निमित्त- 
कारण सम्यक्त्वकी प्रतिबन्धक अनन्तानुबन्धि क्रोध-मान-माया दि, सात प्रक्ृतियों- 
का उपशम, क्षय तथा क्षयोपशम है । बहिरंग निमित्तका रण सद्गुर आदि हैं । 
अन्तरंग निर्मित्तकारणके मिलनेपर सम्यग्दर्शननियमत्त: होता है परन्तु वहिरंग 
निमित्तके मिलनेपर सम्यग्दर्शन होता भो है और नहीं भी | 


नरकगतिमें तीसरे नरक तक जातिस्मरण, बर्मश्रवण, और तीव्रवेदना 
अनुभव ये तीन, चतुथंसे सप्तम नरक तक जातिस्मरण और तीकव्वेदनानुभव 
ये दो; तियंब्चगति और मनुष्यगतिमें जातिस्मरण, धरंश्रवण और जिनबिम्ब- 
दर्शन ये तीन; देवगतिमें बारहवें स्वर्ग तक जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिन- 
कल्याणकदर्शन और देवऋशद्धिदर्शन, ये चार, त्रयोदश स्वर्गसे पोडश स्व तक 
देवऋद्धिदशनको छोड़कर शेष तीन एवं उसके आगे नबम ग्रेवेयक तक जाति- 
स्मरण तथा घमर्मश्रवण ये दो बहिरंग निमित्त हैं। ग्रवेषकसे ऊपर सम्पग्दृष्टि 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ४९५ 


ही उत्पन्न होते हैं अत: वहाँ बहिरंग निमिक्तकी आवश्यकता नहीं है ।* 

चस्तुत्त: सम्यग्दृष्टि जीवकोी विपरीत अभिनिवेश रहित आत्माका श्रद्धान 
होता है तथा साथमें देवगुरु आदिका भी श्रद्धान रहता है। इनमेंसे प्रथमको 
निशचय-सम्यर्दर्शन और द्वितीयको व्यवहार-सम्यग्द्शन कहा जाता है | जो 
अपना कल्याण करना चाहता है उसे सर्वप्रथम ऐसे व्यक्तियोंसे परिचित होना 
चाहिये, जिन्होंने अपने पुरुषार्थसे पूर्ण आत्मकल्याण किया है। दूसरे शब्दोंमें 
वितराग-सर्वज्ञ और हितोपदेशीकी पहुचान करना चाहिये। पश्चात्‌ इनके द्वारा 
प्रतिषादित श्रुतके ज्ञानका अवलम्बन लेकर अपने आत्म-स्वरूपका निर्णय 
क्रना एवं सच्चे देव, सच्छे गुर और सच्चे शास्त्र ही उसमें निमित्त बनते हैं और 
उनकी श्रद्धाके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। जिनकी स्त्री, पुत्र, धन, 
गृह आदि संसारके नि्ित्तोंमें तीन रुचि रहततो है उन्हें धर्ममें निमित्त देव शास्त्र- 
गुरुके प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती है । अतएव सर्वज्ञ, वीतराग और हित्तोप- 
देशोके वचनोंका अवलम्बन लेकर आत्म-स्वरूपकी प्रत्तीतिका होना अशक्य है। 

घ॒र्मं आत्माका स्वभाव है और यह ॒किसो दूसरेके अधीन नहीं है और न 
दूसरेके अवलम्बनसे प्राप्त होता है । यह तो अपनेको जानने-देखनेसे अपनेमें ही 
प्रादुभूंत होता है। इसी कारण ऐसे महापुरुषों और उनकी वाणीका आश्रय 
ग्रहण करना पड़ता है जिन्होंने अपनेमें पूर्ण धर्म प्रकट किया है। 
सम्यग्दर्श नके भेद 

उत्पत्तिकी अपेक्षासे सम्पग्दर्शनके दो भेद हैं :--(१) निसर्गंज और (२) 
अधिगमज। जो पूृव॑संस्कारको प्रवरूतासे परोपदेशके बिना ही उत्पन्न होता 
है वह निसर्गज सम्यग्दर्शन कहलात्ता है। जो परके उपदेशपुर्वंक होता है वह 
अधिगमज है। इन दोनों प्रकारके सम्यग्दर्शनोंकी उत्पत्तिका अन्तरंग कारण 
सात प्रकृतियोंका उपशम, क्षय या क्षयोपशम हो है। बाह्य कारणकी अवेक्षा 
उक्त दो भेद हैं । 

सम्यग्दशंनके सामान्यतः तोन भेद हैं :--औपशमिक, क्षायिक और क्षायों- 
पशमिक । 

१. बाह्य नारकाणां प्राकचतुर्थ्या: सम्परदर्शनस्प सावन केपांचिज्जातिस्मरणं, केपषांथि- 
द्धमंश्रवर्ण , कंषांचिदेदनाभिभव: । चतुर्थीमारम्य आ सप्तम्यय। नारकाणां जातिस्मरणं 
बेदनामसिभवर्च । तिरश्चां केपांचिज्जातिस्मरणं, कंषांचिद्धमंश्रतर्ण , केषांचिज्जिन- 
बिम्वदर्शनम्‌ । मनुष्याणामपरि तथेव । देवातां कंषाचि7/्जातिस्मरणं, केषांलिजिजन- 
महिमदर्शन, कंषांचिद्ेवद्धिदर्दान चर न 

अनुदिशानुत्त रविमानवासनिमिय कल्पना न सम्मवति । 





४९६ : तीर्थंकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ओऔपह्सिक सम्यकत्व 

अनस्तानुबन्धीकी चार और दर्शनमोहनीयकी त्तीन इन सात प्रक्ृतियोंके 
उपशमसे औपशमिक सब्यक्तत्व उत्पन्त होता है। इसके दो भेद हैं--प्रथमोपशम 
सम्यग्दशंन और द्वितीयोपशम सम्यरदशंन | 

अधःकरण आदि परिणाम-विशुद्धिके द्वारा मिथ्यात्वके जो निषेक उदयमें 
आनेवाले थे, उन्हें उदय अयोग्यकर अनन्‍्तानुबन्धीचतुष्कको भी उदयके 
अयोग्य किया जाता है। इस प्रकार उदय अयोग्य प्रकृतियोंका अभाव होनेसे 
प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है | इस सम्यक्त्वके प्रथम समयमें मिथ्यात्व प्रकृति- 
के तीन भेद हो जाते हैं:--(१) सम्यक्‍्त्व, (२) मिथ्यात्व ओर (३) सम्य्धिम- 
थ्यात्व । इन तीन प्रकृतियों तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ 
इन चार भ्रकृतियोंका उदयाभाव होनेपर प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है। इस 
सम्यक्त्वका अस्तित्व चतुथंगुणस्थानसे सप्तम गुणस्थान तक पाया जाता है। 


अनस्तानुबन्धी-चतुष्ककी विसंयोजना ओर दर्शनमोहनीयकी तीन 
प्रकृतियोंका उपशम होनेसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व होता है। इस सम्यग्दर्शंनको 
धारण करनेवाला जीव उपशमश्रेणीका आरोहण कर ग्यारहवें गुणस्थान 
त्तक जाता है और वहांसे पत्तनकर नीचे आता है। पत्तनकी अपेक्षा चतुर्थ, पंचम 
और पष्ठ गुणस्थानमें भी इसका सदभाव रहता है। 


क्षायोपशमिफ सम्पक्त्व 


इस सम्यक्त्वका दूसरा नाम वेदकसम्थक्त्व भी है। मिथ्यात्व, सम्यडुःमिथ्या- 
त्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन छह सर्वंधातो प्रकृतियोंके 
वत्तमान कालमें उदय आनेवाले निषेकोंका उदयाभावी क्षय तथा आगामी 
कालमें उदय आनेवाले निषेकोंका सदवस्थारूप उपशम और सम्यक्त्व- 
प्रकृत्तिनामक देशघाती प्रकृतिका उदय रहनेपर जो सम्यक्‍्त्व होता है, उसे 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं । इस सम्यक्त्वमें सम्यकत्वप्रकृतिका उदय 
रहनेसे चछ, मलिन ओर अगाढ़ दोष उत्पन्त होते रहते हैं । छह सबंधातो 
प्रकृतियोंके उदयाभावो क्षय और सदवस्थारूप उपशमकी प्रधानताके कारण 
क्षायोपशमिक तथा सम्यक्त्वप्रकृतिक उदयकी अपेक्षा वेदकंसम्यग्दर्शन 
कहलाता है। इसकी उत्पत्ति क्षादिमिध्यादुष्टि और सम्यम्दृष्टि दोनोंके होती 
है। यह सम्यग्दर्शन चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है। वस्तुत्त: संधाती छह 
प्रकृतियोंके उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशम तथा सम्यक्त्वप्रकृति 
नामक देशघाती प्रकृतिका उदय अपेक्षित होता है। 


तीथकर भरहावीर ओर उनकी देशना ; ४९७ 
३२ 


क्षापिक सम्पग्दशंन 


मिथ्यात्व, सम्यडमिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, 
माया, लोभ इन सात प्रकृतियोंके क्षयसे जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है, वह 
क्षायिक सम्यक्त्व कहलाता है। दर्शनमोहनीयकमंके क्षयका प्रारम्भ कम भूमिमें 
उत्पन्न हुआ मनुष्य केवछी या श्रुतकेवलीके पादमूलमें आरम्भ करता है।* 
इसकी पूर्णता चारों गतियोंमें सम्भव है। यह सम्यग्द्शंन छूटता नहीं है । जिसे 
क्षायिकसम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती है, वह उसी भवसे मोक्ष प्राप्त कर लेता 
है, अथवा तुतोय, चतुर्थ भवसे । चतुर्थ भवका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। 
जिस क्षायिक सम्यग्दृष्टिने आयुका बन्ध कर लिया है, वह नरक या देवमत्तिमें 
उत्पन्न होता है और वहांसे मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त करता है। चारों गत्ति 
सम्बन्धी आयुका बन्ध होनेपर सम्यक्त्व हो सकता है। अतः बढ़ायुष्क सम्यर्दृष्टि 
का चारों गतियोंमें जाता सम्भव है। यह नियम है कि सम्यक्त्वके कालमें यदि 
मनुष्य या तिय॑चके आयुका बन्ध होता है, तो नियमत्तः देवायु ही बंधत्ती है । 
ओर नारकी तथा देवके नियमसे मनुष्य आयुका ही बंध होता है ।*९ 


सम्यर्वशंनके अन्य भेद 


सम्पग्दर्शनके निब्वयसम्यग्द्शन ओर व्यवहारसम्यग्दर्शन ये दो भेद भी 
किये जाते हैं। शुद्धात्मकी श्रद्धा करना निश्चय सम्यग्दशंन है और विपरीताभि- 
निवेश रहित परमाथ्थ॑ देव, शास्त्र, गुरुको पच्चीस दोपरहित अष्टांगसहित श्रद्धा 
करना व्यवहा रसम्यग्दर्शन है। अथवा जीवादि सात त्तत्त्वोंके विकल्पसे रहित 
शुद्ध आत्माके श्रद्धानको निश्चयसम्यग्दशंन और सात तत्त्वोंके विकल्पोंसे सहित्त 
श्रद्धान करना व्यवहा रसम्यग्दर्शन है। अध्यात्म-दृष्टिसे सम्यग्दशंनके सराग और 
बीतराग-ये दो भेद सम्भव हैं। आत्म-विशद्धिमात्रको बोतराग सम्यग्दशन और 
प्रशम, संवेग, अनुकम्पा एवं आस्तिक्य इन चार गुणोंकी अभिव्यक्तिको सराग- 
सम्यग्दर्शन कहते हैं । 
१. देंसणमोहक्खव्भापद्ववगों कम्मभूमिजादों हु । 

मणुसों केवलिमूले णिट्वुवयों होदि सब्वत्थ ॥ 

-+गोम्मटसार, जीवकाण्ड, गाथा ६४७. 

२. चत्तारिवि खेत्ताइं भाउगवधेण होदि सम्मत्त । 

अणुवदमह॒वब्वदाइं णज लहइ देवाउगं मोत्तुं ॥ 

“-वहो, गाथा ६५२, 


४९८ : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्रशप 


प्रशमगुण आत्माके कषाय या विकारोंके उपशम होनेपर उत्पन्न होता है। 
राग या द्वेष जो आत्माके सबसे बड़े शत्रु हैं, जिनके कारण इस जीवको नाना 
प्रकारकी इष्टानिष्ट कल्पनाएँ होती रहती हैं, जिससे संसारके पदार्थोकों सुख- 
मय समझा जाता है, वे सब समाप्त हो जाते हैं। प्रशमगुण आत्माको निमंल 
बनाता है, चित्तके विकारोंको दूर करता है और मनको विकल्पोंसे रहित बनाता 
है। प्रशमगुण द्वारा जीवकी विकृृत अवस्था दूर होती है और आत्माकी निर्मल 
प्रवृत्ति जागृत होती है । 
संबेग 

संसारसे भीतरूप परिणामोंका होना संवेग है। इस गुणके उत्पन्न होनेसे 
आत्मामें शुद्धि उत्पन्न होती है । जो व्यक्ति इस संसारमें रहता हुआ यह 
विचार करता है कि आयुके समाप्त होनेपर मुझे अन्य गतिको प्राप्त करना है 
और यह संसारका चक्र निरन्तर चलता रहेगा, यह आत्मा अकेला ही राग-हेष, 
मोहके कारण उत्पन्न होनेवाली करम-पर्यायोंका भोक्‍ता है। अतएवं आत्मोत्यान- 
के लिये सदेव सचेष्ट रहना अत्यावश्यक है। जब तक संसारसे संवेग उत्पन्न नहीं 
होगा, तब तक अहंकार और ममकारकी परिणति दूर नहीं हो सकती है | शञान- 
दशंनमय और संसारके समस्त विकारोंसे रहित आध्यात्मिक सुखका भण्डार 
यह आत्मतत्त्व हो है और इसकी उपलब्धि सम्यक्त्वके द्वारा होती है। 
अनुकम्पा 

समस्त जीवोंमें दयाभाव रखना अनुकम्पा गुण है। व्यवहारमें धमंका 
लक्षण जीवरक्षा है। जीवरक्षासे सभी प्रकारके पापोंका निरोध होता है। 
दयाके समान कोई भी धर्म नहीं हैं। अतः पहले आत्म-स्वरूपको अवगत करना 
और तत्पव्चात्‌ जीव-दया में प्रवृत्त होना धर्म है। जिस प्रकार हमें अपनी आत्मा 
प्रिय है उसी प्रकार अन्य प्राणियोंकी भी प्रिय है । जो व्यवहार हमें अरुचिकर 
प्रतोत होता है, वह दूसरे प्राणियोंको भी अरुचिकर प्रतीत होता होगा । अत: 
समस्त परिस्थितियोंमें अपनेको देखनेसे पापोंका निरोध तो होता ही है, साथ 
ही अनुकम्पाकी भी प्रवृत्ति जागृत'होती है ।अनुकम्पा या दयाके आठ भेद हैं-- 

१. दृब्यदया--अपने समान अन्य प्राणियोंका भी पूरा ध्यान रखना और 
उनके साथ अहिसक व्यवहार करना | 


२. भावदया--अन्य प्राणियोंकी अशुभ कार्य करते हुए देखकर अनुकम्पा 
बुद्धिसि उपदेश देना । 


तीर्थंकर महाबीर और उनकी देशना : ४९९ 


३. स्वदया--आत्मालोचन करना एवं सम्यग्दशंन धारण करनेके लिये 
प्रयासशील रहना और अपने भीतर रामादिक विकार उत्पन्न न होने देना । 

४. परदया--घटकायके जीवोंको रक्षा करना । 

५. स्वरूपदया--सूक्ष्म विवेक द्वारा अपने स्वरूपका विचार करना, आत्मा- 

_ के ऊपर कर्मोंका जो आवरण आ गया है, उसके दूर करनेका उपाय विचारता 

६. अनुबन्धदया--मित्रों, शिष्यों या अन्य प्राणियोंको हितकी प्रेरणासे 
उपदेश देना तथा कुमागंसे सुमागंपर लाना । 

७. व्यवहा रदया--उपयोगपूवंक और विधिपू्व॑क अन्य प्राणियोंकी सुख- 
सुविधाओंका पूरा-पूरा ध्यान रखना । 

८. निश्वयदया--शुद्धोपयोगमें एकतामाव और अभेद उपयोगका होना । 
समस्त पर-पदार्थोसे उपयोगको हटाकर आत्म-परिणतिमें लीन होना निशचय- 
दया है। 
आस्तिक्य 

जीवादि पदार्थोके अस्तित्वको स्वीकार करने रूप बुद्धिका होना आस्तिक्य- 
भाव है। आत्मा स्वतनत्र द्रव्य है, अनन्त है, अमूत्तं है, ज्ञान-दर्शनयुक्त है, चेतन 
है और है ज्ञानादिपर्यायोंका कर्त्ता। इस आत्म-स्वरूपफे साथ अजीवादि छह 
तत्त्वोंके सम्बन्धको स्वीकार करते हुए आत्माकी विक्ृृत परिणतिको दूर करनेके 
हेतु सात तत्त्वोंके स्वरूपपर दृढ़ आस्था रखना आस्तिक्‍्यभाव है । आत्माके 
अस्तित्वरूपमें विश्वास करनेसे हो सम्यक्त्वकी उपलब्धि होती है। 

ज्ञानप्रधान निमित्तादिककी अपेक्षासे सम्यक्त्वके दद्य भेद हैं:--- 

१. आज्ञासम्यक्त्व*--जिनाज्ञाकी प्रधानतासे सूक्ष्म, अन्तरित्त और दूरवर्ती 
पदार्थों की उत्पन्न श्रद्धा । 

२. मार्गेसम्यक्त्व--निग्नेल्थ मार्ग का अवलोकनसे उत्पन्न । 

३. उपदेशसम्यक्त्व--आगमतवेत्ता पुरुषोंके उपदेशके श्रवणसे उत्पन्न । 








१. आज्ञामाग्गसमुद्भवमुपरदेशात्यूत्बीजसंक्षेपात्‌ । 
विस्तारार्थाभ्यां भवमवपरमावादिगार्द च।। 
आज्ञासम्यक्स्वमुक्तं यदुत विरुचितं वीतरागाशयैव 
स्यक्तग्रन्थप्रप>्च दिवममृतपर्थ श्रद्षन्‍्मोहशान्तः । 
मार्मश्रद्धानमाहु: पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता 
या संज्ञानाग़माब्धिप्रसृतिभिरुपदेशादिरादेशि दृष्टि: ।। 


५०० : तीर्थंकर महावीर और उनको आवचार्य-परम्परा 


४. संत्रसम्यक्त्व--मुनि आच रणके प्रतिपादक आचा स्सूत्रोंके श्रवणसे उत्पन्न। 

५. बोजसम्पक्त्व--गणितज्नानके कारण बीजसमूहोंके श्रद्धानसे उत्पन्न । 

६. संक्षेपसम्यक्त्व--पदार्थोके संक्षिप्त विवेचनकों सुनकर श्रद्धाका उत्पल्न 
होना । 

७. विस्तारसम्यक्त्व--विस्तारपुवंक आगमके सुननेसे उत्पन्न श्रद्धान । 

८. अर्थंसम्यक्त्व--शास्त्रके वचन बिना किसी अर्थके निमित्तसे उत्पल्त 
श्रद्धान । 


९. अवगाढ़्सम्यक्त्व--श्रुतकेवलीका तत्त्वश्रद्धान । 
१०. परमावगाढ़सम्यक्त्व--कैवलीका तत्त्वश्रद्धान । 


सम्यग्द्शनका स्थितिकाल 


ओपशमिक सम्यग्दर्शनकी स्थिति जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुंह॒तंकी 
है। क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनकी जघन्य स्थिति अन्तमुंहुर्त और उत्कृष्ट छियासठ 
सागर प्रमाण है। क्षायिकसम्यग्दर्शन उत्त+न होकर नष्ट नहीं होता, इसलिये 
इस अपेक्षासे उसको स्थिति सादि अनन्त है,पर संसारमें रहनेको अपेक्षा जघन्य 
स्थिति अन्तमुंहत्तं और उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुंहुतं सहित आठ वर्ष कम, दो करोड़ 
वर्ष पुर्व तथा तैतीस सागर है । 
सम्यग्दशंनके अंग 

जिस प्रकार मानवशरीरमें दो पेर, दो हाथ, नितम्ब, पृष्ठ, उरस्थल ओर 
मस्तक ये आठ अंग होते हैं और इन आठ अंगोसे परिपूर्ण रहनेपर ही मनुष्य काम 
करनेमें सम होता है, इसी प्रकार सम्यग्दर्शनके भी नि:शंकितत्व, निःकांक्षितत्व, 
निरविचिकित्सत्व, अमूढदुष्टित्व, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना 
ये आठ अंग हैं । इन अष्छाड्भयुक्त सम्यग्दर्शनका पालन करनेसे ही संसा र-संततिका 

आकर्ण्याचारसूत्र मुनिचरणविधेः सूचन श्रहृधान: 

सृक्‍्तासौ सूत्रदृष्टिदुरधिगमगतेरथंसार्थस्य बीज: । 

कंश्चिज्जातोपलब्धेरसमशमवशादबी जदृष्टि: पदार्थान्‌ 

संक्षेपेणेव धुदृध्वा रचिमुपगतवान्‌ साधु संक्षेपदृष्टि: ॥ 

यः श्र त्वा द्वादशाज़ीं कृतरुचिरथ तं विद्धि विस्तारदुृष्टि 

संजातार्थात्कुतश्चित्पभवचनव चनान्यन्तरेणार्थदृष्टि: । 

दुष्टिः साज़ाजुबाह्मप्रवचनमव गाह्योत्यिता यावगाढा 

कैवल्यालोकितार्थे रचिरिह परमावादिगादेति रूढा ॥ 

--आत्मानुशासन, गाथा ११-१४. 





तीथैकर महावीर और उनकी देशना : ५०१ 


उन्मूंलन होता है। इन आठ अंगॉंमें बैयक्तिक उन्‍्नतिके लिए प्रारम्भिक चार 
अंग और समाज-सम्बन्धी उन्‍्ततिके लिए उपगूहनादि चार अंग आवश्यक हैं । 


निःशड्ित-अंग 

बीतराग, हितोपदेशी और सर्वज्ञ परमात्माके वचन कदापि भिथ्या नहीं 
हो सकते | कषाय अथवा अज्ञानके कारण ही मिथ्याभाषण होता है। जो राग- 
इेंष-मोहसे रहित, निष्कषाय, सर्वेज्ञ है, उसके वचन मिथ्या नहीं हो सकते । 
इसप्रकार वीततराग-वचनप्र दृढ़ आस्था रखना निःशद्धित अंग है । 


सम्यग्दृष्टि जिनोदित सूक्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थोक्रे विषयमें भी 
शंकित नहीं होता । सम्यग्दशनके आप्त, आगम, गुर और तत्त्व ये चार विषय 
हैं। इनके सम्बन्धमें ये तत्त्व ये ही हैं, और इसी प्रकासे हैं, अन्य या अन्य प्रकार- 
से नहीं, इस प्रका रका श्रद्धान करता निःशद्धूत अंग है | निःशंकत्तामें अकम्पता- 
का रहना भी आवश्यक है। श्रद्धा या प्रतीतिमें चलित्ाचलित वृत्तिका पाया 
जाना वर्जित है । 


निःशद्धूसम्यग्दर्शत ही संसार और उसके कारणोंका उच्छेदक है । यदि 
श्रद्धामें कुछ भी शंका बनी रहत्ती है, तो तत्त्वज्ञानके रहनेपर भी अभीष्ट 
प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती । 

शंका मुख्यतया दो प्रकारसे उत्पन्न होती है:--(१) अज्ञानमूठक और (२) 
दौब॑ल्यमूलक | दुबंहताका कारण इहलोकभय, परलोकभय, वेदनाभय, अत्राण- 
भय, अगुप्तिभय, मरणभय और आकस्मिकभय ये सात भय बतढाये गये हैं । 
जो इन भयोंसे मुक्त हो जाता है, वही निःशंक हो सकता है । 
निःकांक्षित-अंग 

किसी प्रकारके प्रछोभनमें पड़क़र परमतकी अथवा सांसारिक सुखोंकी 
अभिलाषा करना कांक्षा है, इस कांक्षाका न होना नि:कांक्षितधर्म है | सांसारिक 
सुखकी किसी प्रकारकी आकांक्षा न करना निःकांक्षित अंग है | वस्तुत्त: सांसा- 
रिक सुख व्यक्तिके अधीन न होकर कर्मोके अधीन है। कममोके तीर, मन्‍्द 
उदयके समय यह धटता-बढ़ता रहता है। यह सांसारिक सुख सान्‍त है और 
है आकुलता उत्पन्न करनेवाला । यह सुख अनेक प्रकारके दु खोंसे मिश्रित है 
ओर है बाधा उत्पन्त करनेवाला' | 

पूर्ण शुद्ध सम्यग्दृष्टि अपने शुद्ध आत्मपदके सिवाय अन्य किसी भी पदको 
१. सपरं बाधासहियं विच्छिण्ण बंधकारणं विसमं । 

जें इंदियेहि लद्ध' तं सोक्खं दुक्खमेव तथा ॥--प्रतचनसार गाथा ७६. 


५०२ : तीथंकर महाबीर और उनका आचार्य-परम्परा 


अपना स्वतलत्र, स्वाधीन, शाश्वत्तिक, सवंथा निराकुल और उपादैय नहीं 
मानता। आत्मामें पर-पुद्गलके सम्बन्धसे विकार हैं अथवा होते हैं, वे वास्तवमें 
आत्माके नहीं हैं। शुद्ध आत्माका स्वरूप तत्त्वतः उत्त सभी विकारोंसे रहित 
है। इस प्रकारकी निःशंक और निशचल आत्मा सभी प्रकारकी आकांक्षाओंसे 
रहित होती है। अतएवं सम्यग्दृष्टि सांसारिक सुखको या भोगोंकोी भाकांक्षा 
नहीं करता । 
निविचिकित्सा-अंग 

मुनिजन देहमें स्थित होकर भी देह-सम्बन्धी वासनासे अतीत होते हैं । 
अतः वे शरीरका संस्कार नहीं करते । उनके मलिन शरीरको देखकर ग्लानि 
न करना निविचिकित्सा-अंग है'। वस्तुतः मनुष्यका अपवितन्न देह भी रत्नन्नयके 
द्वारा पूज्यताको प्राप्त हो जाता है। अतएवं मलिन शरीरकी ओर ध्यान न 
देकर रत्नत्रयपुत आत्माकी ओर दृष्टि रखना और बाह्य मलिनतासे जुगुप्सा 
याउलानि न करना निविचिकित्सा-अंग है।यो तो विविकित्साके अनेक 
कारण हो सकते हैँ, पर सामान्यतया इन कारणोंकों तोन भागोंमें विभक्त किया 
जा सकता है:--(१) जन्मजन्य, (२) जराजन्य और (३) रोगजन्य | 
अमुढदृष्टि-अंग 

सम्यग्दृष्टिकी प्रत्येक प्रवृत्ति विवेकपूर्ण होती है। वह किसीका अन्धानुकरण 
नहीं करता। वह सोच-विचा रकर प्रत्येक कार्यकोी करता हैँ। उसको प्रत्येक क्रिया 
आत्माको उज्ज्वल बनानेमें निमित्त होती है। वह किसी मिथ्यामार्गी जीवको 
अभ्युदय प्राप्त करते हुए देखकर भी ऐसा विचार करता हैं कि उसका बह 
वेभव पूर्वोपाजित शुभ कर्मों का फल है, मिथ्यामार्गके सेवनका नहीं । अतः 
वह मिथ्यामार्गकी न तो प्रश्नंसा करता है और न उसे उपादेय ही मानता है। 
यह श्रद्धालु तो होता है, पर अन्बश्चद्धालु नहीं। अमूढदुष्टि अन्धश्रद्धाका पूर्ण 
त्याग करता है। 
उपगहुन-अंग 


रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग स्वाभावतः निर्मल है। यदि कदाचित्‌ अज्ञानी अथवा 
शिथिलाचारियों द्वारा उसमें कोई दोष उत्पन्त हो जाय--लोकापवादका अवसर 
आ जाय तो सम्यग्दृष्टि जीव उसका निराकरण करता है, उस दोषको छिपाता 
है। यह क्रिया उपगृहन कहलाती है। अभज्ञानी और अशक्त व्यक्तियों द्वारा 
रत्नत्रय और रत्नत्रयके धारक व्यक्तियोंमें आये हुए दोषोंका प्रच्छादन करना 
उपगूहन-अंग है। 


१. स्वभावतोश्शुचौ काये--रत्नकरण्डश्रावकाचार, पद्म १३. 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना ४ ५०३ 


सम्यग्यदृष्टि गुणी, संयमी, ज्ञानी और धर्मात्मा व्यक्तियोंकी समुचित प्रशंसा 
करता है उनके उत्साहको वृद्धि करता है और यथाशक्ष्ति धर्माराधनके छिए 
सहयोग प्रदान करता है । इस अंगका अन्य नाम उपबुंहण भी है, जिसका अर्थ 
आत्मगुणोंकी वृद्धि करना है। 
स्थितीकरण-अंग 

सांसारिक कष्टोंमें पड़र, प्रकोभनोंके वशीभूत होकर या अन्य किसी 
प्रकारसे बाधित होकर जो धर्मात्मा व्यक्ति अपने धमंसे च्युत्त होनेवाला है 
अथवा चारित्रसे भ्रष्ट होने जा रहा है, उसका कष्ट निवारण करना अथवा 
भ्रष्ट होनेके निमित्तको हटाकर उसे स्थिर करना स्थितीकरण-अंग है । 

साधर्मी बन्बुकों धमंश्रद्धा और आचरणसे विचलित न होने देना तथा 
विचलित होते हुओंको धर्ममें स्थित करना भी स्थितीकरण है। 
बात्सल्य-अंग 


धमंका सम्बन्ध अन्य सांसारिक सम्बन्धोंस अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह 
अप्रशस्त रागका कारण नहीं, किन्तु प्रकाशकी ओर ले जाने वाला है। साधर्मी 
बन्धुओंके प्रति उसी प्रकारका आन्तरिक स्नेह करना, जिस प्रकार गाय अपने 
बछड़ेसे करती है | 

वस्तुतः साधर्मी बन्धुओंके प्रति निशछल और आन्तरिक स्नेह करना 
बात्सल्य है। इस गुणके कारण साधर्मी भाई निकट सम्पर्कमें आते हैं और 
उनका संगठन दृढ़ होता है। धूर्तता मायाचार, वंचकता आदिकों छोड़कर 
सद्भावनापृवंक साधमियोंका आदर, सत्कार, पुरस्कार, विनय, वेयावृत्त्य, 
भक्ति, सम्मान, प्रशंसा आदि करना वात्सल्य है। 
प्रभावना-अंग 

जगत्तमें वीततराग-मार्गंका विस्तार करना, धर्म-सम्बन्धी भ्रमको दूर करना 
ओर धर्मकी महत्ता स्थापित करना प्रभावना है। 

जिनधमं-विषयक अज्ञानको दुरकर धर्मंका वास्तविक ज्ञान कराना प्रभा- 
वना है। देव, शास्त्र और गुरुके स्वरूपको लेकर जनसाधारणमें जो अज्ञान 
वत्तमान है, उसे दूर करना प्रभावनाके अन्तगंत्त है। 

सम्यग्दृष्टि रत्नत्रयके तेजसे आत्माको प्रभावित करते हुए दान, त्तप, विद्या, 
जिनपूजा, मन्त्रशक्ति आदिके द्वारा लोकमें जिनशासनका महत्त्व प्रकट करता 


हैं। जिनशासनकी महिमा जिन जिन कार्योंसे अभिव्यक्ष्त होती है, उन उन 
कार्योका आचरण सम्यग्दुष्टि करता है। 


५०४ : तीथंकर महावीर और उनकी आधघार्य-परम्परा 


उंपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना इन चारौंका पालन 'स्व 
ओर पर” दोनोंमें हो हुआ करता है। अन्य व्यक्षियोंके समान अपनेको भी 
संभालता, गिरनेका प्रसंग आनेपर सावधान हो जाना और कदाचित्‌ गिरजाने- 
पर पुत्र: पदमें अपनेको प्रतिष्ठित करना आवद्यक है। 

सम्यरदर्शन अथवा मोक्षमारगंसे विचलित होनेके दो कारण है:--(१) आगम 
ज्ञानका अभाव या अल्पता ओर (२) संहननकी कमी | इन दोनों कारणोंसे 
जीव परीषह और उपसग सहन करनेसे विचलित हो सकता है । 
सम्यग्दर्शनके पच्चोस दोष या न्‍्यूनताएँ 

सम्यग्दर्शनके आठ मद, आठ मल, छः अनायतन और तीन मूढ़ताए' इस 
प्रकार पच्चीस दोष होते हैं । मिथ्यादुष्टि इन दोषोंके अधोन हो कर द्रव्य, क्षेत्र, 
कार, भव और भावरूप पंचपरावत्तंव निरल्तर करता रहता है। ऐसी कोई 
पर्याय नहीं, जो इसने धारण न की हो, ऐसा कोई स्थान नही, जहाँ यह उत्पन्न 
न हुआ हो तथा जहाँ इसका मरण न हुभा हो, ऐसा कोई समय नहीं, जिसमें 
इसने जन्म न ग्रहण किया हो, ऐसा कोई भव नहीं, जो इसने न पाया हो । 
अतः मिथ्यात्वका त्यागकर पच्चीस दोष रहित सम्यरदर्शन धारण करना मनुष्य- 
पर्यायका फल है । 

मंद या अहंकार सम्यर्दर्शनका दोष है। ज्ञान आदि आठ वस्तुओंका 
आश्रय लेकर अपना बड़प्पन प्रकट करना मद है। मद आठ प्रका रके होते हैं:-- 

१. ज्ञानममद"--क्षायोपशमिक ज्ञानका अहंकार करना कि मुझसे बड़ा कोई 
ज्ञानी नहीं | में सकलशास्त्रोंका ज्ञाता हूँ । 

२. प्रतिष्ठा या पुजामद-अपनी पूजा-प्रतिष्ठा या लोकिक सम्मानका गव॑ 
करना प्रतिष्ठा या पुजामद है। 

३. कुलमद--मेरा पितृपक्ष अतीव उज्ज्वल है, मेरे इस वंशमें आजतक 
कोई दोष नहीं लगा है। इस प्रकार पितृवंशका गव॑ करना कुलमद है । 

४. जात्तिमद--मेरा मातुपक्ष बहुत उन्नत है। यह शीलमें सुलोचना, 
सोता, अमनन्‍्तमती और चन्दनाके तुल्य है । इस प्रकार माताके बंक्षका अभिमान 
करना जात्तिमद है । 


१. अहं ज्ञानवानू सकलशास्त्रज्ञो वर्तें! अहं मान्यों महामण्डलेश्बरा मत्पादसेवका: । 
कुलमपि मम पितृपक्षोकतीवोज्ज्वल:”'॥ मम माता संघस्य पत्युदुंहिता शोलेन 
सुलोचना-सीता-अनन्तमती-चन्दना दिका वर्तते ।**“मम रूपाग्र कामदेवो5पि दासत्व॑ 
करोतो त्यष्टमदा: । --मोक्षपाहुड-टीका गा० २७. 


तोथंकर महावीर भर उनकी देशना : ५०५ 


५. बलमद--शारौरिक शक्तिकी दृष्टिसे गव॑ करना बलमद है । 

६. ऋद्धिमद--बुद्धि आदि ऋद्धियों अथवा गृहस्थको अपेक्षा धनादि वेभव- 
का गयव॑ करता ऋदट्धिमद है । 

७. तपमद--अनशनादि तपोंका गर्ग करना तपमद है। 

८. शरीरमद--अपने स्वस्थ एवं सुन्दर शरीरका गव॑ करना शरीरमद है। 


वस्तुतः सम्यग्दृष्ठि विचार करता है कि क्षयोपशमजन्य ज्ञान, पूजा आदि 
वस्तुएं मेरे अधीन नहीं हैं, किन्तु कर्माधीन हैं और कर्मोदय प्रतिक्षण परिवर्तित्त 
होता रहता है, अतएवं शरीर, ज्ञान, ऐव्वर्य आदिका मद करना निरथ्थक है। 
रत्नत्रयरूप धर्म ही जोवात्माके स्वाधीन है, कालानवच्छिन्न है, पव्ित्र-निर्मल 
और स्वयं कल्याणस्वरूप है| संसारके अन्य सब पदार्थ 'पर' हैं और आत्मो- 
त्यानमें सहायक नहीं हैं | अतः सम्यग्दृष्टि यदि अपने अन्य सधार्मिओंके साथ 
ज्ञान, पूजा, कुछ, जाति आदि आठ विषयोंमेंस किसोका भी आश्रय लेकर 
तिरस्कारभाव रखता है, तो वह उसका 'स्मय' नामक दोष कहलाता है। इससे 
उसको विशुद्धि नष्ट होती है और कदाचित्‌ वह अपने स्वरूपसे च्युत भी हो सकता 
है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि ज्ञानादि हेय नहीं हैं, अपितु ज्ञानादिके मद हेय हैं । 
आस्था सम्बन्धी अन्धविद्वास 

अन्धश्रद्धालु बनकर आत्महित्तका विचार किये बिता ही लोक, देव, एवं 
धमं-सम्बन्धी मूढ़तायुक्त क्रियाओंमें प्रवुत्त होना अन्बश्रद्धा या मुढ़ता है। ये 
मूढ़ताएँ तीन हैं:--१. लोकमूढ़ता, २. देवमूढ़ता ओर ३. पाषण्डमूढ़ता । 

ऐहिकफलकोी इच्छासे धर्म समझकर नदी, समुद्र एवं पुष्कर आदियमें स्नान 
करना, बालुका एवं पत्थरके ढेर लगाना--पव॑त्तसे गिरना, एवं अग्नि्में कृदकर 
प्राण देना मूढ़ता या अन्चश्रद्धामें समाविष्ट है। जो आत्मधर्ंसे विमुख होकर 
लौकिक क्रिया-काण्डोंको ही धर्म समझता है ओर धम्म-साधनाके रूपमें प्रवृत्ति 
करता है वह लोकमूढ़ कहा जाता है। 

लोकिक अभ्युदय एवं वरदान प्राप्तिकी इच्छासे आशायुक्त हो राग-द्वेषसे 
मलिन देवोंकी आराधना करना देवमढ़ता है । वस्तुत: देवसम्बन्धी अन्धविश्वास 
एवं उस विश्वासकी पूत्ििके साधन देवमूढ़तामें सभाविष्ट हैं। देव स्वंश, बीतराग 
और हितोपदेशी होता है। इसके विपरोत जो रागरद्वेषले मलिन है वह कुदेव है 
और ऐसे कुदेवोंकी आराधना करनेसे धर्माचरण नहीं होता है। यदि सम्यग्दृष्टि 
सांसारिक फलको इच्छासे वीतरागदेवकी उपासना भी करता है तो भी सम्य- 
क्त्वमें दोष आता है । जो मिथ्या आशावश सराग देवोंको आराधनासे लौकिक 
फल प्राप्त करता चाहता है उसको आस्था पडगु और अन्ध है। 


५०६ : तीर्थंकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


रत्लत्रय मोक्षका मार्ग है और इस मार्गके लिये आरम्भ-परिंग्रहके त्यागी 
गुरुके अवलम्बनकी आवश्यकत्ता है । जो आरम्भ, पंरिग्रह और हिसासे सहित, 
संसारपरिभ्रमणके कारणभूत कार्योंमें लोन हैं वे कुगुरु हैं । ऐसे कुगुरुओंकी 
भक्ति, बन्दमा करना पाषण्ड या गुरुमढ़ता है। 


घड्‌ अनायतन या सिथ्या आस्थाएँ 


भय, आशा एवं स्नेहवश कुग्रु, कुदेव, कुधर्म और इन तीनोंके आराधकोंकी 
भक्ति-प्रशंसा करना पड्‌ अनायतन हैं । 


शंकादि दोष 


सम्पर्द्शनके अष्टांगोंके विपरीत्त शंकादि आठ दोष भी श्रद्धाको मलिन 
बनाते हैं । वे हैं शंक्रा, आकांक्षा, विचिकित्सा, मूढदुष्टि, दोषव्यक्तीकरण, 
अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना । 

वस्तुत: सम्यग्दर्शन आत्माके श्रद्धाधुणकी निमंल पर्याय है। इसे धारण कर 
नोचकुलोत्पन्त चाण्डाल भा महान्‌ बन जाता है और झ्वान जेसा निनयप्राणी 
भी दवोंद्वारा पूज्य बन जाता है। 


सम्यश्ज्ञान 


४... गय ओर प्रमाण द्वारा जीवादि पदार्थोका यथाथ॑ ज्ञान सम्यग्शान है। दृढ़ 
आत्मविश्वासके अनन्तर ज्ञानमें सम्यकपना आता है। यीं तो संसारके पदार्थोका 
हीनाधिक रूपम॑ ज्ञान प्रत्येक व्यक्तिको होता है। पर उस ज्ञानका आत्मविकासके 
लिये उपयोग करना कम ही व्यक्ति जानते हैं। सम्यग्दशंनके पश्चात्‌ उत्पन्न 
हुआ ज्ञान आत्मविकासका कारण होता है। 'स्व' और 'पर' का भेदविज्ञान 
यथाथंत: सम्यग्ज्ञान है । 

निरचयसम्यरज्ञान अपने आत्म-स्वरूपका बोध ही है। जिसने आत्माकों 
जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है और जो आत्माको नहीं जानता, 
वह सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानी है। सम्यग्ज्ञानके सम्बन्धमं ज्ञान-मीमांसाके 
अन्तगंत्त विचार किया जा चुका है। 


सम्पकचारित्र या सम्यगाचार 


सम्यग्द्शन और सम्यग्ज्ञान सहित ब्रत, गुप्ति, समति आदिका अनुष्ठान 
करना उत्तमक्षमादि दशधर्मोका पालन करना, मूलगुण और उत्तरगुणोंका 
धारण करना सम्यकचारित्र है। अथवा विषय, कषाय, वासना, हिसा, झूठ, 


तोथ॑ंकर महावीर और उनकी देशना : ५०७ 


चोरी, कुशीरू और परिग्रहणरूप क्रियाओंसे निवृत्ति करनां सम्यकचारित्र है"। 
चारित्र वस्तुतः आत्मस्वरूप है। यह कंषाय और वासनाओंसे सवंधा रहित 
है। मोह ओर क्षोभसे रहित जीवकी जो तिविकार परिणति होती है, जिससे 
जीवमें साम्यभावकी उत्पत्ति होती है, चारित्र है*। प्रत्येक व्यक्ति अपने 
चारित्रके बलसे ही अपना सुधार या बिगाड़ करता है। अतः मन, वचन और 
कायकी प्रवृत्तिको सवंदा शुभ रूपमें रखना आवद्यक है। मनसे किसीका 
अनिष्ट नहीं सोचना, वचनसे किसीको बुरा नहीं कहना तथा शरीरसे कोई 
निन्‍्दय कार्य तहीं करना सदाचार है। 


विषय-तृष्णा और अहंका रकी भावना मनुष्यको सम्यक्‌ आचरणसे रोकती 
है। विषयतृष्णाकी पूर्तिहेतु ही व्यक्ति प्रतिदिन अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, 
चोरी, बेईमानी हिसा आदि पापोंको करता है। तृष्णाको शान्त करनेके लिये 
स्वयं अशान्त हो जाता है तथा भयंकर-से-भयंकर पाप कर बेठता है। अतः 
विषय-निवृत्तिरूप चारित्रको धारण करता परमावश्यक है । 

मनुष्यके सामने दो मार्ग विद्यमान हैं:--शुभ और अशुभ । जो राग-द्वेष- 
मोहको घटाकर शुभोपयोगरूप परिणत्ति करता है वह शुभमागंका अनुगामी 
माना जाता है और जो रागद्वेष-कषायरूप परिणतिमें संलग्न रहता है बह 
अशुभमार्गका अनुसरणकर्ता है। अज्ञान एवं तोक़् रागद्वेषोके अधीन होकर 
व्यक्ति कत्तंव्य-च्युत होता है । जीव अपनी सत्प्रवृत्तिक कारण शुभका अज॑न 
करता है और असत्प्रवृत्तिके कारण अशुभका | एक ही कर्म शुभ और अशुभ 
प्रवृत्तियोंके कारण दो रूपोंमें परिणत हो जाता है । शुभ और अशुभ एक ही 
पुद्गलद्रव्यके स्वभावभेद हैं! शुभ कर्म सात्तावेदनीय, शुभायु, शुभ नाम, 
शुभगोत्र एवं अशुभ कम, धाति या असाता बेदनीय अशुभायु, अशुभ नाम, 
अशुभगोत्र हैं। यह जीव शुद्धनिश्चयसे वीतराग, सच्चिदानन्दस्वभाव है और 
व्यवहा रनयसे रागादिरूप परिणमन करता हुआ शुभोपयोग ओर अशुभो- 
पयोगरूप है। यों तो आत्माकी परिणति शुद्धोपयोग, शुभोपपोग और अशुभो- 
पयोगरूप है। चेतन्‍्य, अखण्ड आत्मस्वभावका अनुभव करना शुद्धोपयोग, 
कषायोंकी मन्दतावश शुभरागरूप परिणति होना शुभोपयोग एवं तीक् 
कषायोदयरूप परिणामोंका होना अशुभोपयोग है। शुद्धोपपोगका नाम 
१. असुहादों विशणिवित्ती सुह्े पवित्ती य जाण चारित्तं । 

वदसमिदिगृत्तिख्व॑ ववहारणया दु जिणभ्रणियं ॥ --ध््यप्षंग्रह ४५. 
२. साम्यंतु दर्शनचारित्रमोहनीयोदयापादितसमस्तमोहक्षो भाभावादत्यन्तनिविकारो जीव- 

स्य परिणाम: । --अ्रवचनसार, गाथा ७ की अमृतचन्त्र-टीका, 


५०८ : तोथकर महावीर और उनकी आखार्य-परम्परा 


वीतराग चारित्र, शुभोपयोगका ताम सदाचार एवं अश भोपयोगका नाम 
कदाचार है । 


परमपद-प्राप्तिहेतु : आचारके भेद 


परमपद-प्राप्तिके मा्गविवेचनको दृष्टिसे आचारके दो मेद है:--(१) निवत्ति- 
मृूलक आचार ओर (२) प्रवृत्तिमूलक आचार | निवृत्तिमलक आबा रको त्याग- 
मार्ग या श्रमणमार्ग कहा जाता है। यह्‌ मार्ग कठिन है, पर जल्द पहुँचानेवाला 
है। समस्त पदार्थोसे मोह-ममत्व त्यागकर वीतराग आत्म-तत्वकी उपलब्धिके 
हेतु अरण्यवास स्वोकार करना और इन्द्रिय तथा अपने मनको अधीनकर 
आत्मस्वरूपमें रमण करना निवृत्ति या त्यागमार्ग है। यह आचारका मार्ग 
स्वंसाधारणके लिये सुलभ नहीं । पर है निर्वाणको प्राप्त करानेवाला | यह 
कण्टकाकीणणं मागे है। इसकी साधना विरले जितेन्द्रिय ही कर पाते हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि इस निवृत्तिमागंका अनुसरण करनेसे रागद्वेष-मोहादिसे रहित 
निम्मल आत्मतत्त्वकी उपलब्धि शीघ्र ही होती है। इस आचारमागंका नाम 
सकलचा रित्र या मुनिधमं है। ह 


ढ्वितीय मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है। यह सरल है, पर है दूरवर्ती। इस मा द्वारा 
आत्मतत्त्वकी प्राप्तिमें बहुत समय लगता है। इस आचारमार्गमें किसीका भय 
नहीं है। अतः इसे पुष्पाकीर्ण मार्ग कहा जाता है। प्रवृत्तिके दो रूप हैं:-- 
(१) शुभ और (२) अशुभ | अशुभ प्रवृत्तिका त्यागकर शुभ प्रवृत्तिका अनुसरण 
करता विकलाच रण है। संक्षेपमें आचा रको दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता 
है। मुनि या साधुका आचार ओर गृहस्थ या श्रावकका आचार | 


शआावकाचार 


श्रावकशब्द तोन वर्णोके संगपोगसे बना है और इन तोनों वर्णोके क्रमशः 
तीन अर्थ हैं:--(१) श्रद्धालु, (२) विवेकी और (३) क्रियावान । जिसमें इन 
तोनों गुणोंका समावेश पाया जाता है वह श्रावक है। ब्रतधारी गृहस्थको 
श्रावक, उपासक और सागार आदि नामोंसे अभिहित किया जाता है। यह 
श्रद्धापुवंक अपने गृरुजनों--निग्नेन्थमुनियोंके प्रवचनका श्रवण करता है, अतः 
यह श्राद्ध या श्रावक कहलाता है। श्रावकके आचारका वर्गीकरण कई दृष्टियों- 
से किया जाता है। पर इस आचारके वर्गीकरणके तोन आधार प्रमुख हैं:-- 


१. द्वादशब्रत, २. एकादशप्रतिमाएँ, रे. पक्ष, चर्या और साधन । 
सावयक्रिया--हिसाकी शुद्धिकि तोन प्रकार हैं:--(१) पक्ष, (२) चर्या या 


तीर्थंकर महावीर ओर उनको देशना ; ५०६९ 


निष्ठा और (३) साधन। वीत्तराग, सर्व॑न्ञ और हितोपदेशी देव, निम्न॑न्थ गुर और 
निम्न्थ धर्मंको मानना पक्ष है। ऐसे पक्षको रखनेवाला श्रावक पाक्षिक कह- 
लाता है| इस श्रेणीके श्रावककी आत्मामें समस्त प्राणियोंके प्रति मेत्री, गृणी 
जीवोंके प्रति प्रमोद, दीन-दुःखियोंके प्रति करुणा एवं विपरीतवृत्तिवालोंके 
प्रति माध्यस्थ्यभाव रहता है। यह न्यायपृवंक आजीविकाका उपाज॑न करते हुए 
जीवहिसासे विरत रहनेकी चेष्टा करता है। पाक्षिकश्रावकके लिये निम्नलिखित 
क्रियाओंका पारून करना आवश्यक है | 


१. न्यायपुर्थंक धनोपाजंन- गाहेस्थिक कार्योकी सम्पादित करनेके लिये 
आजीविका आभर्जित करना आवश्यक है। पर विश्वासघात, छरू-कपट, धूत्तत्ता 
और अन्यायपुवंक धनाजंन करना त्याज्य है। जिसे घमंका पक्ष है, देव, शास्त्र 
ओऔर गंरुके प्रति निष्ठा या श्रद्धा है ऐसा श्रावक धनाजंनमें अन्याय और अनीति- 
का प्रयोग नहीं करता । सन्‍्तोष, शान्ति और नियन्त्रित इच्छाओंके आलोकमें 
शुभप्रवृत्तियों द्वारा आजीविकोपार्जनका प्रथास करता है। आजीविकाके 
साधनोंमें हिसा और आरम्भका उपयोग कम-से-कम किया जाय, इस बातका 
पूरा ध्यान रखता है। तृष्णा और विषय-कषायोंको सीमित और नियन्त्रित कर 
परिवारके भरण-पोषणके हेतु आजोविकोपाजं॑न करता है। 


२. ग्रुणपुजा--आत्मामें मादंवधमंके विकासहेतु गुणी व्यक्ति और ज्ञान, 
दर्शन, चेतन्यादि गुणोंका बहुमान, इलाघा एवं प्रशंसा करना गुणपूजा है। गुण, 
गुरु और गुणयुक्त गुरुओंका पूजन एवं सम्मान करना गुणविकासका कारण है। 
अपने भीतर सदाचार, सज्जनता, उदारता, दानशीलता और हित-मित्त-प्रिय- 
वचनशीलताका प्रयोग स्व और परका उपकारक है। जिस पाक्षिकश्रावकको 
धर्मके प्रति निष्ठा है वह अपने आचरणमें बेय्यावृत्ति एवं गुण-गुरु-पृजाकोी उप- 
योगी समझता है, अतः पाक्षिकश्रावककी पा9्रता प्राप्त करनेके लिये गृण-पूजा 
आवश्यक है । इससे आत्माके अहंकार और ममकझार भो क्षीण होते हैं । 


३. प्रशस्त वचन--निर्दोष वाणीका प्रयोग करना प्रशस्त वचन है। पर- 
निदा और कठोरता आदि दोषोंसे रहित प्रद्मस्त तथा उत्कृष्ट वचनोंका व्यव- 
हार जीवनके लिये हितकर और उपयोगी है । 


४. निर्बाध त्रिवर्गका सेवन--धमं, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थोका 
विरोध रहित सेवन करना निर्वाध त्रिवर्गंसेवन है। इन तीन पुरुषार्थो्मेंसे 
कामका कारण अर्थ है, क्योंकि अर्थके विना इन्द्रिय-विषयोंकी सामग्री उपलब्ध 
नहीं हो सकती है और अथंका कारण धर्म है, क्योंकि पुण्योदय अथवा प्रामाणि- 


५१० ; तोर्ध॑ंकर महाबीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


कताके बिना धनकी प्राप्ति नहीं होती । प्रामाणिकता सदाचारपर निर्भर है। 
पाक्षिक श्रावकको अविरोधभावसे उक्त तीनों पुरुषार्थोंका सेवन करना चाहिये। 


५. श्रिवर्गयोग्य स्त्री, प्राम, भवन--त्रिव्गंके साधनमें सहायक स्त्रीया 
भार्या है। सुयोग्य भायके रहनेसे परिवा रमें शान्ति, सुख और सहयोग विद्यमान 
रहते हैं । संयम, अतिथि-सेवा एवं शिष्टाचा रको वृद्धि होती है। भायकि समान 
ही त्रिवर्गमें साधक भवन और ग्रामका होता भो आवश्यक है | 


६. उचित लज्जा--लज्जा मानवजीवनका भूषण है। लज्जाशील व्यक्ति 
स्वाभिमानकी रक्षाके हेतु अपयशके भयसे कदाचारमें प्रवृत्त नहीं होता है। 
विरुद्ध परिस्थितिके आनेपर भी लज्जाशील व्यक्ति कुकर्म नहीं करता । वह 
शिष्ठ और संयमित व्यवहा रका आचरण करता है। 


७. योग्य आहार-बिहार--अभक्ष्य, अनुपसेब्य और चलितरसके सेवनका 
त्याग करना तथा स्वास्थ्यप्रद और निर्दोष भोजन ग्रहण करना योग्य आहार 
है । जिल्वालोलुपी और विषयलूम्पटी भध्ष्य-अभक्ष्यका विवेक नहीं रख सकता 
है | अतएवं विवेक और संयमपृर्वंक आहार-विहारपर नियन्त्रण रखना योग्य 
आहार-विहार है। 

<. आवंसमभिति--जिनके सहवाससे आत्मगृणोंमें विकास हो, संयमको 
प्रवृत्ति जागृत हो और आत्मप्रतिष्ठा बढ़े, ऐसे सदाचारी व्यक्तियोंकी संगत्ति 
करना आयंसमित्ति कहलाती है। व्यक्ति शुभाचरणवाले पुरुषोंके सम्प्कंसे 
आचारवान्‌ बनता है। नीच और दुराचारी व्यक्तियोंकी संगतिका त्याग 
अत्यावश्यक है। 

९. विवेक--कत्तंव्याकत्तंव्यका तकं-वित्तकंपू्वक निर्धारण करता विवेक 
है । विवेक द्वारा लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकारके करणीय और अक- 
रणीय कार्योका निर्धारण किया जाता है। 

१०. उपकार-स्पृति या कृतज्ञता--कृतज्ञता मनुष्यका एक गुण है । जो 
व्यक्ति अपने ऊपर किये गये दूसरोंके उपकारोंका स्मरण रखता है और उप- 
कारके बदलेमें प्रत्युपकार करनेकी भावना रखता है वह कृतज्ञ कहलाता है । 
कृतज्ञता जीवन-विकासके लिये आवद्यक है। इस गणके सजड्भा|वसे धर्मंधारणकी 
योग्यता उत्पन्न होती है। 


११. जितेच्धियता--इन्द्रियोंके विषयोंको नियन्त्रित करना तथा अनाचार 
और दुराचाररूप प्रवृत्तिको रोकना जितेन्द्रिवता है। जो व्यक्ति इन्द्रियोंके 
अधीन हैं और विषय-सुखोंको ही जिसने अपता सर्वस्व मान लिया है वह कषाय 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ५११ 


और विकारोंसे छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता है। इन्द्रियविषयलोलपी जीव 
मिथ्यादुष्टि कहलाता है। वह आबात्मासे विमुख हुआ विषय-सेवनको ही 
सुखका साधन समझता है। अत्त: इन्द्रियोंकी नियन्त्रित्त करना जितेन्द्रियता है। 

१२. घर्तविधि-अवण--अभ्युदय और निःश्रेयसका साधन धर्म है ! युक्ति 
और आंगमसे सिद्ध धर्मंकी प्रतिष्ठा अथवा उसके स्वरूपका प्रतिदिन श्रवण 
धरंविधिश्नवण है। अज्ञानता और तीक्न राग-द्ेषके वशीभूत हुआ व्यक्ति धर्मका 
श्रवण नहीं कर पाता है। इसके लिये आत्मपरिणामोंका कोमर होना 
आवश्यक है। 

१३. दयालुता--दुःखो प्राणियोंके दुःखोंको दूर करनेकी इच्छा दया कहलाती 
है। जिसके हृदयमें कोमलत्ता, करुणा और आद्रत्ता है वही दयालु हो सकता 
है । धर्म-घारणकी योग्यता प्राप्त करमेके लिये आत्म-परिणत्तिका दयायुक्त होना 
आवध्यक है | जिस व्यक्तिकी आत्मामें दयाकी जितनी अधिक भावना समाहित्त 
रहती है वह व्यक्ति अपनी आत्माको उतना हो धर्मधारण करनेके थोग्य 
बनाता है। 

१४. पापभोति--अनिष्ट फल प्रदान करनेवाले हिसा, झूठ, चोरी ,आदि 
पापोंसे भीत रहना अपनेको धंधा रणका अधिकारी बनाना है। जो निर्भय 
होकर पापाचरण करता है वह धर्ंका अधिकारी नहीं हो सकता है | अतएव 
पाप-कार्योसे डरकर दूर रहना पापभीत्ति है। 

इस प्रकार पाक्षिक श्रावक उक्त चौदह गुणों द्वारा अपनी आत्माको धर्मे- 
धारणके योग्य बनाता है। 

श्रावकके द्वादश ब्रतों और एकादश प्रतिमाओंका पालन करना चर्या अथवा 
निष्ठा है। इस चर्याका आचरण करनेवाला गृहस्थ नेष्ठिक श्रावक कहा 
जाता है। 

जोवनके अन्तमें आहारादिका सर्वंथा त्यागककर सल्लेखना द्वारा आत्म- 
साधना करना साधन है। इस प्रका रके साधनको अपनाते हुए ध्यानशुद्धिपृवंक 
आत्म-शोधन करनेवाला साधक श्रावक कहलाता है। 
अावकके हादशज्नत 


ज्ञान, दर्शन और चारित्रकी त्रिवेणी मुक्तिको ओर प्रवाहित होती है। किन्तु 
मानव अपनो-अपनी' क्षमताके अनुसार उसकी गहराईमें प्रवेश करता है और 
अपनी शक्तिके अनुसार चारित्रको अ्रहण करता है। श्रावक घरमें रहकर 
पारिवारिक, सामाजिक राष्ट्रीय उत्तरदायित्वोंका निर्वाह करते हुए मुक्ति- 
मार्गंकी साधना करता है। 


: ५१२ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचायं-परम्परा 


ब्रत : स्वरूप-विचार और आवष्यकता 


जोवनको सुन्दर बनानेवालो और आलोकको ओर ले जाने वाली मर्यादाएँ 
नियम कहलाती हैं | जो मर्यादाएँ सावंभौस हैं, प्राणीमात्रके लिए हितावह 
हैं और जिनसे स्व', 'पर! का कल्याण होता है, उन्हें नियम या ब्रत कहा 
जाता है। 

ब्रतकी परिभाषामें बताया जाता है कि सेवनीय विषयोंका संकल्पपुर्वंक 
यम या नियम रूपसे त्याग करना, हिसा आदि निनन्‍्य कार्योका छोड़ना अथवा 
पात्रदान आदि प्रशस्त कार्योमें प्रवृत्त होना व्रत" है। जिसप्रकार सतत प्रगति- 
शील प्रवाहित होनेवाली सरिताके प्रवाहकों नियंत्रित रहनेके लिये दो तटोंकी 
आवश्यकता होती है, उसीघ्रकार जीवनको नियत्रित, मर्यादित बनाये रखनेके 
लिये ब्रतोंकी आवश्यकता है। जैसे तटोंके अभावमें नदीका प्रवाह छिन्न-भिन्‍न हो 
जाता है, उसो प्रकार ब्रतविहोन मनुष्यको जीवनशक्ति छिन्न-भिन्‍न हो जाती 
है। अतएव जीवनशक्तिको केन्द्रित करने और योग्य दिशामें ही उसका उप- 
योग करनेके लिये ब्रतोंको अत्यन्त आवश्यकता है । 


ल दोष 

के यों तो व्यक्तिमें अगणित दोष होते हैं और उनकी गणना भी सम्भव नहीं 
है। पर उन सभी दोषोंके मूलकी यदि खोज की जाय, तो विदित होगा कि 
मूलभूत दोष पाँच ही हैं। शेष समस्त दोष इन्हींके अन्तभूंत हैं। ये पाँच दोष 
हो व्यक्तिके जीवनमें नाना प्रकारकी बुराइयाँ उत्पन्त करते हैं और इन पाँच 
दोषोंके कारण मानवता संत्रस्त रहती है। इन्हींके प्रभावसे मानव दानव, 
राक्षस, चोर, लुटेरा, अनाचारी, स्वार्थी, प्रपंची आदि बना रहता है और ये 
ही दोष आत्माके उत्थानके मार्गमें गतिरोध उत्पन्न करते हैं। इन दोषोंके 
उत्पादक राग और द्वेष हैं । दोष निम्नलिखित हैं-- 

(१) हिसा--राग-द्वेषके वश्ीभूत हो प्राणोंका घात करना । हिसामें प्रमाद 
अवश्य निहित रहता है। प्राणवध द्रव्यहिसा है और प्रमादयोग भाव- 
हसा | 

(२) असत्य भाषण--अयथाथ ओर अप्रशस्त भाषण करना । दूसरोंको 
कष्ट पहुँचानेवाले वचनोंका प्रयोग भी असत्य भाषणमें गभित है। 








१. सड्धूल्पपूर्वक: सेव्ये, नियमो5शुभकर्मण: । 
निवृत्ति्वा ब्रतं स्याद्वा, प्रवृत्ति: शुभकर्मण ॥ --सागारधमभित २८० 





तोथंकर महावीर और उनको वेशना : ५१३ 
३३ 


(३) अदत्तादान--वस्तुके स्वामीकी इच्छाके बिना किसी बस्तुकों ग्रहण 
करना, या अपने अधिकारमें करना अदत्तादान है। मार्ममें पड़ी हुई या भूली 
हुई वस्तुको हड़प जाता भी अदत्तादान है। नीति-अनीतिके विवेककों तिलां- 
जलि देकर अनधिकृत वस्तुपर भी अधिकार करनेका प्रयत्न करना चोरी है। 


(४) मेथुन--स्त्री और पृरुषके कामोद्गेगजनित पारस्परिक सम्बन्धको 
लालसा एवं क्रिया मेथुन है और है यह अब्रह्म । यह आत्माके सदगुणोंका विनाश 
करनेवाला है। इस दोषाचरणसे समाजको नैतिक मर्यादाओंका उल्लंघन 
होता है। 

(५) परिग्रह-- किसी भी परपदार्थों ममत्वभावसे ग्रहण करना परियग्रह 
है। ममत्व, मूर्च्छा या छोलुपताको वास्तवमें परिग्रह कहा जाता है। संसारके 
अधिकांश दुःख इस परिग्रहके कारण ही उत्पन्त होते हैं। आत्मा अपने स्वरूपसे 
विमुख होकर और राग-द्वेषके वशीभूत होकर परिग्रहमें आसक्त होती है। 


इन दोषोंके शमनसे आत्मामें स्वहितकी क्षमता और योग्यता उत्पन्न होती 
है। जो श्रावकके द्वादश ब्रतोंका पालन करना चाहता है, उसे सप्तव्यसनका 
त्याग आवश्यक है। यूतक्रीड़ा, मांसाहार, मदिरा-पान, वेश्यागमन, आखेट, 
चोरी और परस्त्रीगमन ये सातों ही व्यसन जीवनको अधःपत्तनकी ओर ले 
जानेवाले हैं। व्यसनोंका सेवन करनेवाला व्यक्ति श्रावकके द्वादश ब्रतोंके 
ग्रहण करनेका अधिकारी नहीं है। इसीप्रकार मद्य, मांस, मधु और पंच क्षीर- 
फलोंके भक्षणका त्याग कर अष्ट मूलगुणोंका निर्वाह करना भी आवश्यक है। 
वास्तवमें मद्यत्याग, मांसत्याग, मधुत्याग, रात्रिभोजनत्याग, पंचोदुम्बरफल- 
त्याग, देववन्दना, जोवदया और जलूगालून ये आठ मूलगुण श्रावकके लिये 
आवद्यक हैं। 

इसप्रकार जो सामान्यतया विरुद्ध आचरणका त्याग कर इन्द्रिय और 
मनको नियंत्रित करनेका प्रयास करता है, वही श्रावक धर्मको ग्रहण करता है। 


श्रावकके द्वादश ब्षत्तोंमं पाँच अणुब्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रतों- 
को गणना की गयी है । वस्तुतः इन ब्रत्तोंका मलाधार भहिसा है । अहिसासे ही 
मानवत्ताका विकास और उत्थान होता है, यही संस्क्ृतिकी आत्मा है और है 
आध्यात्मिक जीवनकी नींव । 


१. मद्यपलमधुनिशाशनपश्च फलीविरतिपश्चकाप्तनुती । 
जीवदयाजलगालनमिति च क्वचिदष्टमुलगुणा:॥ ---सागारघर्मामृत, २।१८. 








५६४: तीथंकर मदह्ाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अभुत्रत 

हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और मर्च्छा--परिग्रह इन पाँच दोष या पापोंसे 
स्थूलरूप या एक देशरूपसे विरत होना अणुत्रत हे। अणुशब्दका अथ्थ लघु 
या छोटा है। जो स्थूलरूपसे पंच पापोंका त्याग करता है, वही अणषुक्नतका 
धारी माना जाता है। अणुब्नत पाँच हैं-- 


(१) अहिसाणुब्रत--स्थूछप्राणातिपातविरमण--जीवोंकी हिंसासे विरत 
होना अहिसाणब्रत है। प्रमत्तयोगसे प्राणोंके विनाशको हिंसा कहा जाता है। 
प्रमत्तयोगका अभिप्राय राग-द्वेषरूप प्रवृत्तिसे है। यहाँ प्रमत्तयोग कारण है 
और प्राणोंका विनाश काये | प्राण दो प्रकारके होते हैं:---(१) द्रव्यप्राण और 
(२) भावप्राण | प्रमत्तयोगक होनेपर द्रव्यप्राणोंके विनाशका होना नियमित 
नहीं है । हिसाके अन्य भी निमित्त हो सकते हैं। पर प्रमत्तयोगसे भावप्राणोंका 
विनाश होता है और भावध्राणोंका विनाश ही यथाथंमें हिसा है। राग-देषकी 
प्रवृत्ति हिसा है और निवृत्ति अहिसा। वस्तुतः संसारमें न कोई इष्ट होता है, 
न कोई अनिष्ट, न कोई भोग्य होता है और न कोई अभोग्य । मनुष्यका राग-द्वेष 
ही संसारको इष्ट ओर अनिष्ट रूपमें दिखलाता है" | इष्टसे राग और अनिष्टसे 
हेष होता है। अत्त: राग-द्व षके अवलम्बनरूप बाह्य पदार्थोंका त्याग आवश्यक 
है । हिसाका कारण राग-हं घरूप परिणति ही है। अत्तएव अहिसाका पालन 
आवश्यक है | इसीके द्वारा मनुष्यताकी प्रतिष्ठा सम्भव है। अत्याचारोकी 
इच्छाक विरुद्ध अपने समस्त आत्मबलको लगा देना हो संघर्षंका अन्त करना 
है और यहो अहिसा है । अहिसा ही अन्याय और अत्याचारसे दीन-दुबंलोंको 
रक्षा कर सकती है। यही विश्वके लिये सुखदायक है। 


हिंसा विश्वमें शान्ति और सुखकी स्थापना नहीं कर सकतो। प्रत्येक 
प्राणीको यह जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं सुखपूर्वंक जिये ओर अन्य 
प्राणियोंको भी जीवित रहने दे। आजका मनुष्य स्वार्थ और अधिकारके बक्ची- 
भूत हो स्वयं तो सुखपूर्वक रहना चाहता है, पर दूसरोंको चेन और शाल्तिसे 
नहीं रहने देता है । अतएवं अहिसाणुब्रतका जीवनमें धारण करना आवश्यक 
है। अहिंसाका अर्थ मनसा, वाचा और कमंणा प्राणीमात्रके प्रति सदुभावना 
और प्रेम रखता है। दम्भ, पाखण्ड, ऊँच-नीचकी भावना, अभिमान, स्वाथथे- 


बुद्धि, छल-कपट प्रभृति भावनाएँ हिंसा हैं। अहिसामें त्याग है, भोग नहीं । 





१. रागह्रेषौ प्रवृत्ति! स्थान्निवृत्तिस्तन्निषेषनम । 
तौ च बाह्यार्थशंंबद्धों तस्मात्तान्‌ सुपरित्यजेत्‌ ॥। --आत्मानुशासन, इलोक २३७, 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ५१५ 


जहाँ राग-ह थ है, वहाँ हिंसा अवश्य है । अतः राग-हं षकी प्रवृत्तिका नियंत्रण 
ब्ावश्यक है। 

हिंसा चार प्रका रको होतो हैः--(१) संकल्पी, (२) उद्योगी, (३) आरंभी 
और (४) विरोधी । निर्दोष जीवका जानबूझकर बध करना संकल्पी; जीविका- 
सम्पादनके लिये कृषि, व्यापार, नौकरी आदि कार्यों द्वारा होनेवाली हिसा 
उद्योगी; सावधानीपूवंक भोजन बनाने, जल भरने आदि कार्यो में होनेवाली 
हिंसा आरम्भी एवं अपनी या दूसरोंकी रक्षाके लिये को जानेवाली हिसा विरोधी 
हिंसा कहलाती है। प्रत्येक गृहस्थको संकल्पपृवंक किसी भी जीवकी हिसा 
नहीं करनी चाहिये । अहिसाण्‌ब्रतका धारी गृहस्थ संकल्पी हिसाका नियमत 
त्यागी होता है। इस हिसाके त्याग द्वारा श्रावक अपनी कायिक, वाचिक और 
मानसिक प्रवृत्तियोंको शुद्ध करता है। अहिसक यतनाचारका धारी होता है। 

अहिसाणुब्रतका धारी जीव त्रसहिसाका त्याग तो करता ही है, साथ ही 
स्थावर-प्राणियोंकी हिसाका भी यथाशक्ति त्याग करता है। इस ब्रत्तकी शुद्धिके 
लिये मिम्नलिखित दोषोंका त्याग भी अपेक्षित है-- 


(१) बन्ध--त्रस प्राणियोंकी कठिन बन्धनसे बाँधघना अथवा उन्हें अपने इृष्ट 
स्थानपर जानेसे रोकना ! अधीनस्थ व्यक्तियोंको निश्चित समयसे अधिक काल 
तक रोकना, उनसे निर्दिष्ट समयके पश्चात्‌ भी काम लेता, उन्हें अपने इष्ट 
स्थानपर जानेमें अन्तराय पहुँचाना आदि बन्धके अन्तगंत हैं। 

(१) बध--त्रसप्राणीको मारना, पीटना या त्रास देना, वध है। प्रत्यक्ष या 
परोक्षरूपसे किसी भी प्राणीकी हत्या करना, कराना, किसीको मारना, पीटना 
या पिटवाता, सन्ताप पहुंचाना, शोषण करना आदि बधके विविध रूप हैं । 
स्वाथंवश वधके विविध रूपोंमें व्यक्ति प्रवृत्त होता है। जिसके हृदयमें सबवंहितकी 
भावना समाहित रहती है, वह वध नहीं करता है। 

(३) छविच्छेद--किसीका अंग भंग करना, अपंग बनाता या विरूप 
करना छबिच्छेद है | 

(४) अतिभार--अश्व, वृषभ, ऊँट आदि पशुओं पर, अथवा मजदूर आदि 
नौकरोंपर उनकी शक्तिसे अधिक बोझ लादना अतिभार है। शक्ति एवं समय 

 होनेपर भी अपत्ता काम स्वयं न कर दूसरोंसे करवाना अथवा किसीसे शक्तिसे 
अधिक काम लेना भी अतिभार है। 


(५) अन्नन्पाननिरोध--अपने आश्रित प्राणियोंको समयपर भोजन-पानी 
न देना अधीनस्थ सेवकोंको उचित बेतन न देना अन्न-पाननिरोध है। 


४५१६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचारयं-परम्परा 


अहिसाणुब्रत्तकी रक्षाके लिये निम्नलिखित पाँच भावनाओंका पालन करंनों 
भी आवश्यक है-- ह 


(१) वचनगुृप्ति--बचनको प्रवृत्तिको रोकना, 
(२) मनोगुष्ति--मनकी प्रवृत्तिको रोकना, 
(३) ईर्याससिति--सावधानीपुवंक देखकर चलना, 


(४) आदान-निक्षेपणसमिति--सावधानीपू्वंक देखकर वस्तुको उठाना 
और रखना। 


(५) आलोकितपानभोजन--दिनमें अच्छी तरह देख-भालकर आहार- 
पातीका ग्रहण करना । 


२. सत्पाणुब्रत--अहिसा और सत्यका परस्परमें घनिष्ट सम्बन्ध है | एकके 
अभावमें दूसरेकी साधना शक्य नहीं । ये दोनों परस्पर पुरक तथा अन्यो- 
न्याश्रित हैं। अहिंसा सत्यको स्वरूप प्रदान करती है और सत्य अहिसाकी 
सुरक्षा करता है। अहिसाके बिना सत्य नग्न एवं कुरूप है। अतः मृषावादका 
त्याग अपेक्षित है। स्थूल झूठका त्याग किये बिना प्राणी अहिसक नहीं हो 
सकता है। यतः सत्ता और धोखा इन दोनोंका जन्म झूठसे होता है। झूठा 
व्यक्ति आत्मवंचना भी करता है। मिथ्याभाषणमें प्रमुख कारण स्वाथंकी भावना 
है। स्वच्छन्दता, घृणा, प्रतिशोध जेसो भावनाएँ, असत्य या मिथ्याभाषणसे 
उत्पन्त होतो हैं। मानवसमाजका समस्त व्यवहार वचनोंसे संचालित होता 
है । वचनके दोषसे व्यक्ति और समाज दोनोंमें दोष उत्पन्न होता है। अतएव 
मृषावादका त्याग आवश्यक है । 


असत्य वचनके त्तीन भेद हैं--१. गहित्त २. सावद्य और ३. अप्रिय । निन्‍दा 
करना, चुगली करना, कठोर वचन बोलना एवं अश्लील वचनोंका प्रयोग करना 
गहित असत्यमें परिगणित हैं। छेदन, भेदन, मारन, शोषण, अपह रण एवं ताड़न 
सम्बन्धी वचन भी हिसक होनेके कारण सावच्य असत्य कहलाते हैं । इन दोनों 
प्रका रके वचनोंके अतिरिक्त अविश्वास, भयकारक, खेदजनक, वेर-शोक उत्पा- 
दक, सनन्‍्तापकारक आदि अप्रिय बचनोंका त्याग करना आवश्यक है। 


झठो साक्षी देना, झूठा दस्तावेज या लेख लिखना, किसीकी गुप्त बात 
प्रकट करना, चुगली करना, सच्ची झूठी कहकर किसीको गलत रास्ते पर 
ले जाना, आत्मप्रशंसा और परनिन्दा करना आदि स्थूछ मृषावादमें 
सम्मिलित हैं । 


तीथंकर मद्ावीर और उनको देशना : ५१७ 


सावधानीपूर्वक सत्याणुश्नतकां पालन करनेके लिए निम्नलिखित अति- 
चारोंका त्याग आवश्यक है । 

१. मिथ्योपदेश--सन्माग पर लगे हुए व्यक्तिको भ्रमवश अन्य मार्ग पर 
ले जानेका उपदेश करना ।मथ्योपदेश है। असत्य साक्षी देना और दूसरे पर 
अपवाद लगाना भी मिथ्योपदेशके अन्तगंत है | 

२. रहोभ्याख्यान--गुप्त बात प्रकट करना रहोभ्याख्यात है। विश्वासघात 
करना भी इसीमें सम्मिलित है | 

३. कूटलेखक्रिया--झूठे लेख लिखना, झूठे दस्तावेज तेयार करना, झूठे 
हस्ताक्षर करना, गलत बही, खाते तैयार कराना, नकली सिक्के तैयार करना 
अथवा नकली सिक्के चलाना कूटलेखक्रिया है । 


४« न्‍्यासापहार--कोई धरोहर रखकर उसके कुछ अंशको भूल गया, तो 
उसको इस भूछका लाभ उठाकर धरोहरके भूले हुए अंशको पचानेको दृष्टिसे 
कहना कि जित्तनी धरोहर तुम कह रहे हो उत्तनो ही रखी थी, न्‍्यासापहार है। 

५. साकारफन्त्रभेद--चेष्टा आदि द्वारा दूसरेके अभिप्रायको ज्ञात्त कर 
ईएष्यावश उसे प्रकट कर देना साकारमन्त्रभेद है। इस ब्रतका सम्यक्तया 
पालन करनेके लिए क्रोध, लोभ, भय और हास्यका त्याग करना तथा निर्दोष 
वाणीका व्यवहार करना आवश्यक है। 
अचोर्याणुन्नत 

मन, वाणी और शरीरसे किसीकी सम्पत्तिको बिना आज्ञा न लेना अचौ- 
्ाणुब्रत है। स्तेय या चोरीके दो भेद हुैं--(१) स्थूल चोरी और (२) सुक्षम 
चोरी । जिस चोरीके कारण मनुष्य चोर कहलाता है, न्यायालयसे दंडित होता 
है और जो चोरी लोकमें चोरी कही जाती है, वह्‌ स्थूल चोरी है। मार्ग चलते- 
चलते तिनका या कंकेड़ उठा लेना सृक्ष्म चोरीके अन्त्गंत्त है । 

किसीके घरमें सेंध लगाना, किसीके पाँकेट काटना, ताला तोड़ना, लूटना, 
ठगना आदि चोरी है। आवश्यकतासे अधिक संग्रह करता या किसी वस्तुका अनुचित 
उपयोग करना भी एक प्रकारसे चोरी है। अचोर्याणुत्रतके धारी गृहस्थको एका- 
धिकारपर भी नियन्त्रण करता चाहिए। समस्त सुविधाएं अपने लिए सब्््चित 
करना तथा आवश्यकताओंको अधिक-से-अधिक बढ़ाते जाना भी स्तेयके अन्तर्गत 
है। संसारमें धनादिककी जितनी चोरी होतो है, उससे कहीं अधिक विचार 
एवं भावोंकी भो चोरी होती है। अतएवं अचोयें भावना द्वारा भौतिक आव- 
इयकताओंको नियन्त्रित करना चाहिए । वस्तुतः जीवनकी किप्ती भी प्रकारकी 


५१८ : तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


कंमजो रौको छिपाना कमजोरी है। जीवनमें अगणित कमजोरियाँ हैं और होती 
रहेंगी, पर उनपर न तो पर्दा डालना ओर न उनके अनुसार प्रवृत्ति करना हो . 
उचित है! 

अचोर्याणुब्रतके पालनके लिए निम्नलिखित अतिचारोंका त्याग भी 
अपेक्षत है-- 

१. स्तेनप्रयोग--चोरी करनेके लिए किसीको स्वयं प्रेरित करना, दूसरेसे 
प्रेरणा कराना या ऐसे कारयमें सम्मति देना स्तेनप्रयोग है। 

२. स्तेनाहुत--अपनी प्रेरणा या सम्मतिके बिना किसीके द्वारा चोरी करके 
लाये हुए द्रव्यको ले लेना स्तेनाह्ृतत है। 

३. विरुद्धराज्यातिक्रम--राज्यमें विप्लव होनेपर हीनाधिक मानसे बस्तु- 
ओंका आदान-प्रदान करना विरुद्धराज्यातिक्रम है। राज्यके नियमोंका अति- 
क्रमण कर जो अनुचित लाभ उठाया जाता है, वह भी विरुद्धराज्यातिक्रम है । 

४. हीनाधिकमानोन्मान--मापने या तौलनेके न्यूनाधिक बाँटोंसे देन-लेन 
करना हीनाधिकमानोन्मान है । 

५. प्रतिरूपकव्यवहार असली वस्तुके बदलेमें नकली वस्तु चलाना या 
असलोमें नकली वस्तु मिलाकर उसे बेचना या चालू करना प्रतिरूपकव्यवहार है । 

वास्तवमें इन अतिचारोंका उद्देश्य विश्वासघात, बेईमानी, अनुचित लाभ 
आदिका त्याग करना है। 


अचोर्याणुब्रतकी शुन्यागारावास--निर्जन स्थानमें निवास, विमोचिता- 
वास--दूसरेके द्वारा त्यकत आवास, परोपरोधाक रण--अपने द्वारा निवास किये 
गये स्थानमें अन्यका अनवरोध, भेक्ष्यशुद्धि--भिक्षाके नियमोंका उचित पालन 
करना एवं सधर्माविसंवाद ये पाँच भावनाएं हैं । 


स्वदारसन्तोष--मन, वचन और कायपृवंक अपनी भार्याके अतिरिक्त 
शेष समस्त स्त्रियोंक साथ विषयसेवलका त्याग करना स्वदारसन्तोषगब्रत है। 
जिस प्रकार श्रावकके लिए स्वदारसन्तोषब्रतका विधान है उसी प्रकार 
श्राविकाक लिए स्वपतिसन्तोषका नियम है। काम एक प्रकारका मान- 
सिक रोग है। इसका प्रतिकार भोग नहीं, त्याग है। रोगके प्रतिकारके लिए 
नियन्त्रित रूपमें विषयका सेवन करता और परस्त्रीममनका त्याग करना 
ब्रह्मर्याणुत्रत या स्वदारसन्तोषमें परिगणित है। यह अणपुक्नरत जीवनको 
मर्यादित करता है और मेथुनसेवनको नियन्त्रित करता है। इस ब्रतके निम्न- 
लिखित पाँच अतिचार हैं। 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ५१९ 


१. परविवाहकरण--जिनका विवाह करना अपने दायित्वके अन्तगत नहीं 
है उनका विवाह सम्पादित कराना, परविवाहकरण है। 


२. इत्वरिकापरिगृहीतागमन--जो स्त्रियाँ परदारकोटिमें नहीं आत्तीं, 
ऐसी स्त्रियोंकी धनादिका लालच देकर अपनी बना लेना अथबा जिन्तका पत्ति 
जीवित है, किन्तु पुंइ्चलो हैं उनका सेवत करना इत्वरिकापरिगृहीतागमन 
है। वस्तुत: यह अतिचार उसी समय अतिचारके रूपमें आता है जब ब्रत्तका 
एकदेश भंग होता है, अन्यथा ब्तभंग माना जाता है । 


३. इत्वरिकाअपरिग्रहीतागमन--जो स्त्री अपरिग्रहीता--अस्वीकृत्पतिका 
है, उसके साथ अल्प कालके लिए कामभोगका सम्बन्ध स्थापित करना इत्त्वरिका- 
अपरियग्रहीतागमन है। वेश्या या अनाथ पुश्चली स्त्रीका नियत काल सेवन 
करनेमें यह अतिचार है। 

४. अनडुक्रोड़--काससेवनके अतिरिक्त अन्य अडज्जोंसे क्रीड़ा करना 
अनज़ुक्रोड़ा है। 

४. कामतीब्राभिनिवेश--काम एवं भोगरूप विषयोंमें अत्यन्त आसक्तति 
रखना कामतीक्ाभिनिवेश है। 


ब्रह्मचर्याणुब्रतके धारोको स्त्रीरागकथाश्रवणत्याग, स्त्रोमनोहराजु- 
निरीक्षणत्याग, पूर्व रतानुस्मरणत्याग, वृष्य-इष्टरसत्याग और स्वशरीर-संस्का र- 
त्याग करना भी आवश्यक है। 
परिग्रहपरिभाण-अणुद्गत 

परिग्रह संसारका सबसे बड़ा पाप है | संसारके समक्ष जो जटिल समस्याएँ 
आज उपस्थित हैं, सवंव्यापी वर्गंसंघबंकी जो दाबाग्नि प्रज्वलित हो रही है, 
वह सब परिग्रह -मुर्च्छाकी देन है । जब तक मनुष्यके जीवनमें अमर्यादित 
लोभ, लालच, तृष्णा, ममता या गृद्धि विद्यमान है, त्तब तक वह शान्तिलाभ 
नहीं कर सकता | श्रावक अपनी इच्छाओंको नियन्त्रित कर परिग्रहका परिमाण 
ग्रहण करता है। संसारके धन, ऐश्वयं आदिका नियमन कर लेना परिग्रह- 
परिमाणब्रत है। अपने योग-क्षेमके लायक भरणपोषणकी वस्तुओंको ग्रहण 
करना तथा परिश्रम कर जीवन यापन करना न्याय और अत्याचार द्वारा 
धनका संचय न करना परिग्रहपरिमाण है। धन, धान्य, रुपया, पैसा, सोना, 
चाँदी, स्त्री, पुत्र, गृह प्रभुति पदार्थोमें ये मेरे हैं। इस प्रकारके ममत्वपरिणामकों 
परिग्रह कहते हैं। इस ममत्व या लालसाको घटाकर उन बस्तुओंको नियमित 
' या कम करना परिग्रहपरिमाणब्रत है। इस ब्रतका लक्ष्य समाजकी आधिक 
विषमताको दूर करता है । इस ब्रतके निम्नलिखित पाँच अतिचार हैं- 


५२० : तीर्थंकर महाथीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


१. खेत और मकानके प्रमाणका अतिक्रमप । 

२. हिरण्य और स्वर्णके प्रमाणका अतिक्रमण । 

३. घन और धान्यके प्रमाणका अतिक्रमण | 

४. दास ओर दासोके प्रमाणका अतिक्रमण | 

५, कुप्य-भाण्ड (बतंत) आदिके प्रमाणका अत्तिक्रमण | 

इस ब्रतकों इन्द्रियोंके मनोज्ञ विषयोंमें राग नहीं करता और अमनोज्ञ 
विषयों में ढेंष नहीं करना रूप पाँच भावनाएँ हैं । 
शुणन्नत ओर शिक्षात्रत 

अणुब्रतोंकी सम्पुष्टि, वृद्धि और रक्षाके लिए तोन गुणब्रत और चार शिक्षा- 
ब्रतोंका पालन करना आवश्यक है। इन ब्रत्तोंके पालनसे मुनिन्नतके ग्रहण 
करनेकी शिक्षा प्राप्त हातो है । गृणब्रत तीन हैं-- 

१, दिगव्रत । 

२. देशब्रत या देशावकाशिकब्र त । 

३. अनर्थदण्डब्रत । 

दिगृत्रत--मनुष्यकी अभिलाषा आक्राशके समान असोीस और अग्निके 
समान समग्र भूमण्डलपर अपना एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित करनेका मधुर 
स्वप्न ही नहीं देखती, अपितु इस स्वप्नकों साकार करनेके लिए समस्त दिशा- 
ओंमें विजय करना चाहतो है। अर्थलोलुपी मानव तृष्णाके वश होकर विभिन्न 
देशोंमें परिभ्रमण करता है और विदेशोंमें व्यापारसंस्थान स्थापित करता है। 
मनुष्यकोी इस निरंकुश तृष्णाको नियन्त्रित करनेके लिए दिग्वतका विधान 
किया गया है। 

पूर्वादि दिशाओंमें नदी, ग्राम, नगर आदि प्रसिद्ध स्थानोंकी मर्यादा बाँधकर 
जन्मपर्यंन्त उससे बाहर न जाना और उसके भीतर लेन-देन करना दिग्व्त्त 
है। इस द्रतके पालन करनेसे क्षेत्रमर्यादाके बाहर हिसादि पापोंका त्याग हो 
जाता है और उस क्षेत्रमें वह महाब्नतोतुल्य बन जाता है। दिग्व्त॒के निम्न- 
लिखित पांच अतिचार हैं-- 

१. ऊध्वेव्यतिक्रम--लोभादिवदश ऊध्वंप्रमाणका अततिक्रम। 

२, अधोव्यत्तिक्रम-वापी, कूप, खदान आदिको अधःमर्यादाका अत्तिक्रम । 

३, तियंग्व्यतिक्रम--ततिरछे रूपमें क्षेत्रका अतिक्रम । 

४. क्षेत्रवृद्धि--एक दिशासे क्षेत्र घटाकर दूसरी दिश्ञामें क्षेत्रप्रमाणकी 
वुद्धि। | 
५. स्मृत्यन्तराधान--निश्चित को गई क्षेत्रकी मर्यादाका विस्मरण । 


तोथंकर महावीर और उतकी देशना : ५२१ 


वेशावकाशिक व्रत 


दिग्व्नतमें जीवन पर्यन्तके लिए दिशाओंका परिमाण किया जाता है । इसमें 
किये गये परिमाणमें कुछ समयके लिए किसी निश्चित देश पर्यन्त आनेजानेका 
नियम ग्रहण करना देशावकाशिकक्रत है । इस ब्रतके पाँच अतिचार हैं-- 

१. आतयन--मर्यादासे बाहरकी वस्तुका बुलाना |! 

२, प्रेष्यप्रयोग--मर्यादासे बाहर स्वयं न जाना; किन्तु सेवक आदिको 
आज्ञा देकर वहाँ बेठे हुए ही काम करा लेना प्रेष्यप्रयोग है। 

३. शब्दानुपात--मर्यादाके बाहर स्थित किसी व्यक्तिको शब्दद्वारा 
बुलाना । 

४. रूपानुपात--मर्यादित क्षेत्रके बाहरसे आकृति दिखाकर संकेतद्वारा 
बुलाना | 

५. पुद्गलक्षेप--मर्यादाके बाहर स्थित्त व्यक्तिको अपने पास बुलानेके लिए 
पत्र, तार आदिका प्रयोग करना | 


अनथंदण्डक्षत 


बिना प्रयोजनके कार्योक्रा त्याग करना अनर्थदण्डब्रत कहलाता है| जिनसे 
अपना कुछ भी लाभन हो और व्यर्थ ही पापका संचय होता हो, ऐसे कार्योंको- 
अनथ्थंदण्ड कहते हैं और उनके त्यागकों अनर्थ॑दण्डब्रत कहा जाता है। अनर्थ॑- 
दण्डके निम्न पाँच भेद हैं-- 

१. अपध्यान--दूसरोंका बुरा विचारना । 

२. पापीपदेश--परापजनक कार्योक्रा उपदेश देता | 

३. प्रमादाचरित--आवश्यकत्ताके बिना वन कटवाना, पृथ्वी खुदवाना, 
पानी गिराना, दोष देना, विकथा या निन्‍्दा आदियें प्रवुत्त होना । 

४. हिंसादान--हिंसाके साधन अस्त्र, शस्त्र, विष, विषेली गेस आदि 
सामग्रीका देना अथवा संहारक अस्त्रोंका आविष्कार करना । 

५. अशुभश्नुति--हिसा और राग आदिको बढ़ातेवाली कथाओंका सुनना, 
सुनाना अशुभश्नुति है। 

शिक्षात्रतके चार भेद हैं--१. सामायिक, २. प्रोषधोपोचास, ३. भोगोप- 
भोगपरिमाण और ४. अतिथिसं विभाग | 

सामायिक--तीनों सन्ध्याओंमें समस्त पापके कर्मोसे विरत होकर नियत 
स्थानपर नियत संमयके लिए मन, बचत और कायके एकाग्र करनेको सामायिक- 


५२२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ब्रंत कहते हैं। जितने समय तक ब्रती सामायिक करता है, उतने समय तक वह 
महाब्रतीके समान हो जाता है । समभाव या शास्तिकी प्राप्तिके छिए सामायिक 
किया जाता है। सामायिकब्रतके निम्नलिखित पाँच अतिचार हैं-- 

१, कायदुष्प्रणिधान--सामायिक करते समय हाथ, पेर आदि शरीरके अब- 
यवोंको निश्चल न रखता, नींदका झोंका लेना | 

२. वचनदृष्प्रणिधान--स्ामायिक करते समय गुनगुनाने रंगना | 

३. मनोदष्प्रणिधान--मनमें संकल्प-विकल्प उत्पन्न करना एवं मनको 
गृहस्थीके कार्यमें फेंसाना । 

४. अनादर--सामायिकमें उत्साह न करना ) 

५. स्मृत्यतुपस्थान--एका ग्रता न होनेसे सामायिकको स्मृति न रहना । 


प्रोषधोपवास 


पाँचों इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयसे निवृत्त होकर उपवासी--नियन्त्रित रहें, 
उसे उपवास कहते हैं। प्रोषध अर्थात्‌ पके दिन उपवास करना प्रोषधोपवास 
है। साधारणतः चारों प्रकारके आहारका त्याग करना उपवास है, परें सभी 
इन्द्रियोंके विषयभोगोंसे निवुत्त रहना ही यथार्थमें उपवास है। प्रोषधोपवाससे 
ध्यान, स्वाध्याय, ब्रह्मचयं और तत्त्वचिन्तन आदिकी सिद्धि होती है। प्रोष- 
धोपवासके निम्नलिखित अतिचार हैं-- 

१. अप्रत्यवेक्षिता प्रमाजितोत्सगं--जीव-जन्तुको देखे बिना और कोमल 
उपकरण द्वारा बिना प्रमाज॑ंनके ही मल-मूत्र और इलेष्मका त्याग करना । 

२. भप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादान--बिना देखे और बिना प्रमाज॑न किये ही 
पुजाके उपकरण आदिंको ग्रहण करना | 

३. अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितसंस्तरोपक्रमण-- बिना देखे और बिना प्रमाज॑ंन 
किये ही भूमिपर चटाई आदि बिछाना । 

४. अनादर--प्रोषधोपवास करनेमें उत्साह न दिखलाना | 

५, स्मृत्यनुपस्थान--प्रोषधोपवास करनेके समय चित्तका चडञ्चल रहना । 


भोगोपभोगपरिमाण 

आहार-पान, गन्ध-माला आदिको भोग कहते हैं। जो वस्तु एकबार भोगने 
योग्य है, वह भोग है और जिन वस्तुओंको पुनः-पुनः भोगा जा सके वे उपभोग 
हैं। इन भोग और उपभोगकी वस्तुओंका कुछ समयके लिये अथवा जीवन 
पय॑न्तके लिए परिमाण करना भोगोपभोगपरिमाणब्रत है! इस ब्रतके पालन 


तीथंकर महाबीर और उनकी देशता : ५२३ 


करनेसे लोलुपता एवं विषयवाँछा घटती है। इस ब्रतके निम्नलिखित अति- 
चार हैं-- 


१. सचित्ताहा र--अमर्यादित वस्तुओंका उपयोग करना और सचित्त पदार्थों- 
का भक्षण करता । 


२. सर्चित्तसम्बन्धाहा र--जिस अचित्त वस्तुका सचित्त वस्तुसे संबंध हो 
गया हो, उसका उपयोग करना । 

३. सचित्तसम्मिश्राह र-चींटी आदि क्षुद्र जन्तुओंसे मिश्रित भोजनका 
आहार अथवा सचित्तसे मिश्रित वस्तुका व्यवहार | 

४. अभिषवाहार--इन्द्रियोंकी मद उत्पन्न करनेवाली वस्तुका सेवन। 

५, दुष्पक्वाहा र--अधपके, अधिकपके, ठोक त्तरहसे नहीं पके हुए या जले 
भुने हुए भोजतका सेवन । 
अतिथिसंविभाग 


जो संयमरक्षा करते हुए विहार करता है अथवा जिसके आनेकी कोई 
निश्चित तिथि नहीं है, वह अतिथि है। इस प्रकारके अतिथिको शुद्धचित्तसे 
निर्दोष विधिपू्वंक आहार देना अतिथसंविभागव्रतत है। इस प्रकारके अति- 
थियोको योग्य ओषब, धर्मेपकरण, शास्त्र आदि देना इसी ब्रतमें सम्मिलित 
है । अतिथिसंविभागग्रतके निम्तलिखित अतिचार हैं-- 

१. सचित्तनिक्षेप--सचित्त कमलूपत्र आदिपर रखकर आहारदान देना | 

२. सचित्तापिधान--आहा रको सचित्त कमलपत्र आदिसे ढकना । 


३. परव्यपदेश--स्वयं दान न देकर दूसरेसे दिलवाना अथवा दूसरेका द्रव्य 
उठाकर स्वयं दे देना । 


४. मात्सयें--आदरपूर्वक दान न देना अथवा अन्य दाताओंसे ईर्ष्या 
करना । 

५, कालातिक्रम--भिक्षाके समयको टालकर अयोग्य कालमें भोजन कराना । 
सल्लेखनावत 

सम्यक्‌ रीतिसे काय और कषायको क्षोण करनेका नाम सल्लेखना है। जब 
मरणसमय निकट आ जाय तो गृहस्थको समस्त पदार्थसि मोह-ममता छोड़कर 
शनै: शनै: आहारपान भी छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार शरोरको कृश क रनेके 


साथ ही कषायोंको भी कृश करना तथा धम्मंध्यानपुर्वक मृत्युका स्वागत करना 
सल्लेखनाब्नतके अन्तगंत्त है । 


५२४ : तीर्थंकर महातवीर और उनको आवार्य-परम्परा 


शरोरका उद्देदय धर्मसाधनं है। धामिक विधि-विधानका अनुष्ठान इस 
शरीरके द्वारा ही सम्भव होत्ता है। अत्त: जब त्तक यह शरीर स्वस्थ है और . 
धर्मसाधनकी क्षमता है तबतक धर्मसाधनमें प्रवृत्त रहना चाहिए, पर जब 
दरीरके विनाशके कारण उपस्थित हो जायें और प्रयत्न करनेपर भी शरी रकी 
रक्षा सम्भव न हो, तब आहार, पानको त्याग करते हुए गृहस्थ राग, द्वेष और 
मोहसे आत्माकी रक्षा करता है। वस्तुत: श्रावकके लिए आत्मशुद्धिका अन्तिम 
अस्त्र सल्‍लेखना है। सल्लेखनाद्वारा ही जीवनपय॑न्त किये गये ब्ता चरणको सफल 
किया जाता है। यह आत्मघात नहीं है, क्योंकि आत्मघात्तमें कघायका सद्भाव 
रहत्ता है, पर सलल्‍लेखनामें कपायका अभाव है। सल्लेखनावब्रतके निम्नलिखित 
अतिचार हैं-- 

१. जीविताशंसा--जीवित रहनेकी इच्छा । 

२. मरणाशंसा--सेवा-सुश्रषाके अभावमें शीघ्र मरनेकी इच्छा | 

३. मित्रानुराग--मित्रोंके प्रति अनुराग जागृत करना । 

४. सुखानुबन्ध--भोगे हुए सुखोंका पुन्र: पुनः स्मरण करना | 

५. निदान--तपश्चर्याका फल भोगरूपमें चाहना । 


श्रावकफे देनिक घट कस 


श्रावक अपना सर्वांगीण विकास निलिप्तभावसे स्वकत्तंव्यका सम्पादन करते 
हुए घरमें रहकर भी कर सकता है। देनिक क्रृत्योंमें घटकर्मोकों गणना की 
गई है। 

१. देवपुजा--देवपुजा शुभोपयोगका साधन है। पृज्य या अर्च्य गुणोंके 
प्रति आत्मसमपंणकी भावना ही पूजा है। पूजा करनेसे शुभरागको वृद्धि होती 
है, पर यह शभराग अपने 'स्व'को पहचाननेमें उपयोगी सिद्ध होता है। पूजाके 
दो मेद हैं--द्रव्यपयूजा और भावपूजा । अष्टद्रव्योंस वीतराग और सर्वज्ञदेवको 
पूजा करना द्रव्यपूजा है। ओर बिता द्रव्यके केवल गुणोंका चिन्तन और मनन 
करना भावपुजा है। भावपुजामें आत्माके गुण ही आधार रहते हैं, अत 
पूजकको आत्मानुभ्तिको प्राप्ति होती है। सराग वृत्ति होनेपर भी पूजन द्वारा 
रागद्व षके विनाशकी क्षमता उत्पन्न होती है। ... 


पूजा सम्यग्दर्शनगुणको तो विशुद्ध करती ही है, पर बीतराग आदशंको 
प्राप्त करनेके लिये भी प्रेरित करती है। यह आत्मोत्यानकी भूमिका है। 

२. गुरुभक्ति-गृरुका अर्थ अज्ञान-अन्धकारकों नष्ट करने वाला है। यह 
निग्रंन्थ, तपस्वी और आरम्भपरिग्रहरहित होता है। जीवनमें संस्कारोंका 


तोथंकर महावीर और उतकी देशना : ५२५ 


प्रारम्भ गुरुचरणोंकी उपासनासे हो सम्भव है। इसी कारण गृहस्थक देनिक 
घद्कर्मो में गुरूपास्तिको आवश्यक माना है। यत्तः गुरुके पास सत्तत निवास 
करनेसे मन, वचन, कायकी विशद्धि स्वतः होने लगती है और वाकसंयम, 
इन्द्रियसंयम तथा आहारसंयम भी प्राप्त होने रूगते हैं । ग्‌रु-उपासनासे प्राणी- 
को स्वपरप्रत्ययकी उपलब्धि होती है। अतएव गृहस्थकों प्रतिदिन गुरु-उपा- 
सना एवं गृरुभक्ति करना आवश्यक है। 
'_ स्वाध्याय-स्वाध्यायका अर्थ स्व-आत्माका अध्ययन-विन्तन-मनन है ।० 
प्रतिदिन ज्ञानाजंन करनेसे रागके त्यागकी शक्ति उपलब्ध होती है । स्वाध्याय 
समस्त पापोंका निराकरणकर रत्नत्रयकी उपलब्धिमें सहायक होता है। बुद्धिबल 
और आत्मबलका विकास स्वाध्याय द्वारा होता है । स्वाध्याय द्वारा संस्कारोंमें 
परिणामविशुद्धि होती है और परिणामविशद्धि ही महाफलदायक है। 
मनको स्थिर करनेकी दिव्यौषधि स्वाध्याय ही है | हेय-उपादेय और शेयकी 
जानकारोका साधन स्वाध्याय है। रत 
ढ् बा हर हो बात है। अत पा करन न मर हो जाती है। अत्तएव प्रत्येक श्रावकको आत्मतर त्मनिष्ठों, 
प्रतिभा मर जादिके विकासके छिये स्वाध्याय करना आनरयक है । 

संय--इन्द्रिय और मनका नियमनकर संयममें प्रवुत्त होना अत्यावश्यक 
है। कषाय और विकारोंका दमन किये बिना आनन्दकी उपलब्धि नहीं हो 
सकती है। संयम हो ऐसी भोषधि है, जो रागद्वेषरूप परिणामोंकों नियन्त्रित 
करता है। संयमके दो भेद हैं--१. इन्द्रियसंयम और २. प्राणिसंयम । इन 
दोनों संयमोंमें पहले इन्द्रिसंयमका धारण करना आवश्यक है क्योंकि - 
इन्द्रियोंके वश हो जानेपर ही प्राणियोंकी रक्षा सम्भव होती है। इन्द्रिय- 
सम्बन्धी अश्लिषाओं, लालसाओं और इच्छाओंका निरोध करना इन्द्रिय- 
संबभके अन्तर्गत्त है। विषय-कषायाओंकी निमन्त्रित्त करनेका एकमात्र साधन 
संयम है। जिसने इन्द्रियसंयमका पालन आरम्भ कर दिया है वह जीवन- 
निर्वाहके लिये कम-से-कम सामग्रीका उपयोग करता है, जिससे शेष सामग्री 
समाजके अन्य सदस्योंके काम आतो है, संघ कम होता है और विषमता 
दूर होती है। यदि एक मनुष्य अधिक सामग्रीका उपभोग करे तो दूसरोंके 
लिये सामग्री कम पड़ेगी, जिससे शोषण आरम्भ हो जायगा | अत्एवं इन्द्रिय- 
संयमका अभ्यास करना आवश्यक है | 

प्राणिसंयममें घटकायके जोबोंकी रक्षा अपेक्षित है। प्राणिसंयमके घारण 
करनेसे अहिसाकी साधना सिद्ध होती है और आत्मविकासका आरम्भ 


होता है । 


५२६ : तीर्धकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


तंप--इच्छानिरोधको तप कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी महत्त्वाकांक्षाओं 
और इच्छाओंका नियन्त्रण करता हैं, वह तपका अभ्यासी है। वास्तवमें 
अनशन, ऊनोदर आदि तपोंके अभ्याससे आत्मामें निमंलछता उत्पन्न होती है। 
अहंकार और ममकारका त्याग भी तपके द्वारा ही सम्भव है रत्नत्रयके 
अभ्यासी श्रावकको अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन तपका अभ्यास करना 
चाहिए । ह ह 

दान--शक्त्यनुसार प्रतिदिन दान देना चाहिए । सम्पत्तिकी साथंकता दानमें 
ही है। दान सुपात्रको देनेसे अधिक फलवान्‌ होता है| यदि दानमें अहंकारका 
भाव आ जाय तो दान निष्फल हो जाता है। श्रावक मुनि, आयिका, क्षुल्लिका, 
क्षुल्लक, ब्रह्मचारो, ब्रती आदिको दान देकर शुभभावोंका अजंन करता है। 
क्रावकाचारके विकासकों सोढ़ियाँ . , 


श्रावक अपने आचारके विकासके हेतु मूलभूत ब्रतोंका पालन करता हुआ 
सम्यग्दशेनको विशुद्धिके साथ चारित्रमें प्रवृत्त होता है। उसके इस चारित्रिक 
विकास या आध्यात्मिक उन्नतिके कुछ सोपान हैं जो शास्त्रीय भाषामें प्रतिमा 
या अभिग्रहविशेष कहे जाते हैं। वस्तुत: ये प्रतिमाएँ श्रमणजीवनकी उप- 
लब्धिका द्वार हैं । जो इन सोपानोंका आरोहणकर उत्तरोत्तर अपने आचारका 
विकास करता जाता है वह श्रमणजीवनके निकट पहुँचनेका अधिकारी बन 
जाता है। ये सोपान या प्रतिमाएं ग्यारह हैं। 


. १. वर्शनप्रतिमा--देव, शास्त्र और गुरुकी भक्ति द्वारा जिसने अपने श्रद्धान- 
को दृढ़ और विशुद्ध कर लिया है और जो संसार-विषय एवं भोगोंसे विरक्त 
हो चला है वह निर्दोष अष्टमूलगुणोंका पालन करता हुआ दर्शनप्रतिमाका 
धारी श्रावक कहलाता है। दाशंनिक श्रावक मद्य, मांस, मधुका न तो स्वयं 
सेवन करता है और न इन बस्तुओंका व्यापार करता है, न दूसरोंसे कराता 
है, न सम्मति ही देता है। मद्य-मांसके सेवन करनेवाले व्यक्तियोंस अपना 
सम्पक भी नहीं रखता है। चमंपात्रमें रखे हुए घृत, तैलया जलका भी 
उपभोग नहों करता। रात्रिभोजनका त्याग करनेके साथ जल छानकर पीता 
है और सप्तव्यसनोंका त्यागी होता है। यह श्रावक नियन्त्रित रूपमें ही विषय- 
भोगोंका सेवन करता है। 


२. ब्रतप्रतिमा-माया, मिथ्यात्त और निदान इन तीन शल्पोंसे रहित 
होकर निरतिचार पण्चाणुव्रत और सप्तशीलोंका धारण करनेवाला श्रावक 
व्रतिक या ब्रतो कहलाता है। राग-देष और मोहपर विजय प्राप्त करनेके 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ५२७ 


छिये साम्यभाव रखना ब्रतिकके लिये आवश्यक है । पूव॑में प्रतिपादित श्रावकके 
द्वादश ब्रतोंका पालन करना ब्रतिकके लिये विधेय है । 

३. साम्राथिकप्रतिमा-्रतप्रतिमाका अभ्यासी श्रावक तीनों संध्याओंमें 
सामायिक करता है और कठिन-से-कठिन कष्ट आ पड़नेपर भी ध्यानसे विचलित 
नहीं होता है। वह मन, वचन और कायकी एकाग्रताको स्थिर बनाये रखता 
है। सामायिक करनेवाला व्यक्ति एक-एक कायोत्सगंके पश्चात्‌ चार बार 
तीन-तीन आवतं करता है। अर्थात्‌ प्रत्येक दिशामें “णमो अरहंत्ताणं” इस 
आद्य सामायिकदण्डक और “थोस्सामि हुं” इस अन्तिम स्तविकदण्डकके तीन- 
तीन आवतें और एक-एक प्रणाम इस तरह बारह आवतं और चार प्रणाम 
करता है। श्रावक इन आवते आदिकी क्रियाओंको खड़े होकर सम्पन्न करता 
है। सामाथिकका उद्देश्य आत्माकी शक्तिका केन्द्रीकरण करना है । सामायिक- 
प्रतिमाका धारण करनेबाला सामायिकी कहलाता है। दूसरी प्रतिमामें जो 
सामायिकशिक्षात्रत है वह अभ्यासहूप है और इस तीसरी प्रतिमामें किया 
जानेवाला सामायिक क्रतरूप है| 

४. प्रोषधप्रतिमा--प्रत्येक अष्टमी और चतुदंशीको उपवास करना प्रोषध 
प्रतिमा है। पूर्वमें द्वितीय प्रतिमाके अन्तगंत जिस प्रोषधोषपवासका वर्णन किया 
गया है, वह अभ्यासरूपमें है | पर यहां यह प्रतिमा ब्रत्तरूपमें ग्रहीत्त है । 

५. सचित्तविरत-प्रतिमा--पूर्वको चार प्रतिमाओंका पालन करनेवाले 
दयालु श्रावक द्वारा हरे साग, सब्जी, फल, पुष्प आदिके भक्षणका त्याग करना 
सचित्तविरत-प्रतिमा है। वस्तुत: इस प्रतिमामें किये गये सचित्तत्यागका 
उद्देश्य संयम पालन करना है। संयमके दो रूप हुँ--१. प्राणसंयम और 
२. इन्द्रियसंयम | प्राणियोंकी रक्षा करना प्राणिसंयम और इन्द्रियोंको बशमें 
करना इन्द्रियसंयम है। 

वस्तुत: वनस्पतिके दो भेद हैं :--(१) सप्रतिष्ठित और (२) अप्रतिष्ठित । 
सप्रतिष्ठित दक्षामें प्रत्येक वनस्पतिमें अगणित जीवोंका वास रहता है, अतएव 
उसे अनन्तकाय कहते हैं और अप्रतिष्ठत दशामें उसमें एक हो जीवका निवास 
रहता है । सप्रत्तिष्ठित या अनन्तकाय वनस्पत्तििके भक्षणका त्याग अपेक्षित है। 
जब वही वनस्पत्ति अप्रतिष्ठित--अनन्तकायके जीवोंका वास नहीं रहनेके 
कारण अचित्त हो जाती है तो उसका भक्षण किया जाता है। सुखाकर, 
अग्निमें पकाकर, चाकसे काटकर सचित्तको अचित्त बनाया जा सकता है। 
इन्द्रियसंयमका पालन करनेके लिये सचित्त वनस्पतिका त्याग आवश्यक है। 


६. दिवासेथुन या रा्रिभुक्तित्याथ--पूर्वोक्त पाँच प्रतिमाओंके आचरणका 


५२८ : तीथंकर महाबजीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


पालन करते हुए श्रावक जब दिनमें मन, वचन और कायसे स्त्रीमात्रका त्याग 
करता है तब उसके अल 8828 कहलातो है। पूर्वोक्त पाँचवीं 
प्रतिमामें इन्द्रियमदका रक वस्तुओंके खानपानका त्यागकर इन्द्रियोंको संयतत 
करनेकी चेष्टा की गई है । इस छठी प्रतिमामें दिनमें कामभोगका त्याग 
कराकर मनुष्यकी कामभोगको लालसाको रात्रिके लिये ही सीमित कर दिया 
गया है। 


इस प्रतिमाको रात्रिभुक्तिविरति भी कहा जाता है। दयालुवित्त श्रावक 
रात्रिमें खाद्य, स्वाद्य, लेह्य और पेय इन चारों हो प्रकारके भोजनोंको मन, 
वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे त्याग करता है। 


७. ब्रह्म चयप्रतिमा--पूर्वोक्त छह ॒प्रतिमाओंमें विहित संयमके अभ्याससे 
मत, वचन, कायकी प्रवृत्ति द्वारा स्त्रोमात्रके सेवतका त्याग करना सप्तम 
ब्रह्मचयं प्रतिमा है। छठी प्रतिमामें दिवामेथुनका त्याग कराया गया है और 
इस सप्तम प्रतिमामें राजिमें भी मेथुनका त्याग विहित है । 


आत्मशक्तिको केन्द्रित करनेके लिये ब्रह्मबचयं एक अपूर्व वस्तु है। यहाँ 
ब्रह्मतयंका अर्थ शारीरिक कामभोगोंसे निवृत्ति करना ही नहीं है अपितु 
पञ्चेन्द्रियोंके विषयभोगोंका त्याग करना है। 


८. आरम्भत्यागप्रतिमा-पृवंकी सात प्रतिमाओंका पालन करनेवाला 
श्रावक जब आजीविकाके सावन कृषि, व्यापार एवं नौकरी आदिके करने-कराने 
का त्याग कर देता है तो वह आरम्भत्यागप्रतिमावाला कहलाता है | ब्रह्मचय॑- 
प्रतिमामें कौटुम्बिक जीवनको मर्यादित कर दिया जाता है और इस प्रतिमामें 
सुयोग्य संतानको दायित्व सौंपकर उससे विरत हो जाता है। 


९, परिगृह॒त्यागप्रतिमा--पूर्वोक्त आठ प्रतिमाओंके आाचारका पालन 
करनेके साथ-साथ भूमि, गृह आदिसे अपना स्वत्व छोड़ना परिगृहत्याग- 
प्रतिमा है। अष्ट्रम प्रतिमामें अपना उद्योग-धन्धा पुत्रोंको सुपुदंकर सम्पत्ति 
अपने ही अधिका रमें रखता है। पर इस प्रतिमामें उसका भी त्याग कर 
देता है। 


१०. अनुमतित्यागप्रतिमा--पूर्वंकी नो प्रतिमाओंके आचारका अभ्यास 
हो जानेके पश्चात्‌ घरके किसी भी कारोबारमें किसी भी प्रकारकी अनुमति न 
देना अनुमतित्यागप्रतिमा है। इस प्रतिमाका घारी श्रावक घरमें न रहकर 
मन्दिर या चैत्यालयमें निवास करने लगता है और अपना समय स्वाध्यायमें 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ५२९ 
३४ 


व्यतीत करत; है। मध्यान्ह कालमें आमन्त्रण मिलनेपर अपने या दूसरेके धर 
भोजन कर आता है | भोजनमें उसकी अपनी कोई भी रुचि नहीं रहती । 


' ११. उहिष्टत्यागप्रतिमा--अपने उद्देश्यसे बनाये गये आहारका ग्रहण न 
करना उहिष्ठत्यागप्रतिमा है। इस प्रतिमाके दो भेद हैं :--(१) ऐलक और 
(२) क्षुल्लक । क्षुल्लकक लंगोटीके साथ चादर भी रखता है और केंची या 
छुरेसे अपने केशोंको बनवाता है। जिस स्थान पर क्षुल्लक बेठता या उठता 
है उस स्थानको कोमल वस्त्र आदिसे स्वच्छ कर लेता है, जिससे किसी 
जीवको पोड़ा नहीं होती है । 

ऐलक केवल एक लंगोटो ही रखता है तथा केशलुञ्च करता है। 


. झुन्याचार था साध्वाचार 


श्रमण-संस्था आत्मकल्याण और समाजोत्थान दोनों ही दुष्टियोंसे उपयोगी 
है। मुनि-आचार, पुरुषाथंमार्गका द्योतक है। मुनि परम पुरुषार्थके हेतु ही 
निम्नेन्‍्थषद धारण करते हैं। वे विमऊू स्वभावकी प्राप्ति हेतु अन्तरंग और 
बहिरंग दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग करते हैं। बास्तवमें दिगम्बर वेश 
आकिचन्यक्री पराकाष्ठा है और है अहिसाकी आधारशिला | कषाय और 
वासनासे हिंसक परिणति होती है तथा भाकिचनत्व न स्वीकार करने पर 
अहंकारका उदय होकर अहिंसा धर्मको उच्चकोटिकी परिपालनामें विक्षेप 
उत्पन्न हो सकता है। अत्तएव मुनिके लिये दिगम्बर वेश परमावश्यक है। 
निग्रंन्थत्वके कारण ही मुनि कंचन और कामिनी इन दोनों ही परवस्तुओंका 
त्याग कर मोह-राजिका उपशमन करता है। अतएव यहाँ संक्षेपमें मुनिके 
आचारका विचार प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


भुनिके अट्टाईस मूलगुण होते हैं। इन मूलगुणोंका भली प्रकार पालन 
करता हुआ मुनि आत्मोत्यानमें प्रवृत्त होता है । 


पंच महाव्त--अहिंसा महात्नत, सत्य सहाव्त्त, अचौय॑ महात्रत, ब्रह्मचय॑ 
महाव्रत और अपरिग्रह महाद़्त | श्रावक जिन व्रत्तोंका एकदेशरूपसे अणु- 
, रूपमें पालन करता था, मुनि उन्हीं ब्रतोंका पूर्णतया पालन करता है। 
षट्कायके जीवोंका घात नहीं करते हुए राग-दहेष, काम, क्रोधादि विकारोंकों 
उत्पन्न नहीं होने देता । प्राणोंपर संकट आनेपर भी न असत्य भाषण करता 
है, न किसीकी बिना दी हुई वस्तुको ग्रहण करता है । पृर्ण शीलका पालन करते 
हुए अन्तरंग और बहिरंग सभी प्रकारके परिग्रहोंका त्यागी होता है। शड्िके 
हेतु कमण्डल्‌ और प्राणिरक्षाके लिये मयूरपंखकी पिच्छि ग्रहण करता है| 


५३० : तीथंकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


६-१० पाँच समितियाँ--मुनि दिनमें सूर्यालोकके रहने पर चार हाथ आगे 
. भूमि देखकर गमन करते हैं। हित, मित और प्रिय वचन बोलते हैं। श्रद्धा बौर - 
भक्तिपूर्वक दिये गये निर्दोष आहारकों एक बार ग्रहण करते हैं। पिच्छि- 
कमण्डल आदिको सावधानीपू्वंक रखते और उठाते हैं। जीव-जन्तु रहित 
भूमि पर मलू-मृत्रका त्याग करते हैं। प्रमादत्यागकों हेतुभूत ईर्या, भाषा, 
एबणा, आदान-निक्षेपण और व्युत्सगग ये पाँच समितियाँ हैं । 
११-१५ पंचेन्द्रियनिग्रह--जो विषय इन्द्रियोंको लुभावने लगते हैं, उनसे 
मुनि राग नहीं करते ओर जो विषय इन्द्रियोंको बुरे लूगते हैं, उनसे द्वेष नहीं 
करते। 


१६-२१ षघड़ावइयक--सामायिक, स्तुति, बन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान 
और कायोत्सर्ग इन षडावश्यकोंका मुनिपालन करते हैं। सामायिकके साथ तीथ्थ॑- 
करोंकी स्तुति, उन्हें नमस्कार, प्रमादसे लगे हुए दोषोंका शोधन, भविष्यमें लूग 
सकनेवाले दं।षोंसे बचनेके लिए अयोग्य वस्तुओंका मन-वचन-कायसे त्याग, तप- 
वृद्धि अथवा कर्मनिज राके लिये कायोत्सर्ग करना अपेक्षित है। खड़े होकर दोनों 
भुजाओंको नीचेकी ओर लटकाकर, पैरके दोनों पंजोंको एक सीधमें चार अंगुल- 
के अन्तरालसे रखकर आत्मध्यानमें लोन होना कायोत्सगं है । ह 


२२-२८ शेष ७ गुण--स्नान नहीं करना, दन्तधावन नहीं करना, प्ृथ्वीपर 
शयन करना, खड़े होकर भोजन करना, दिनमें एक्र बार भोजन करना, नग्न 
रहना और केशल॒ञ्च करना | 

मुनि क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश-मशक, नाग्त्य, अर्रत, स्त्री, चर्या, 
निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, आलाभ, रोग, तृण-स्पर्श, मल, सत्कार- 
पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन इन बाईस परीषहोंको सहन करता है। मुनि 
कष्ट आनेपर सभी प्रकारके उपसर्मोंको भी शान्तिपुवंक सहता है। उसके लिये 
शत्रुमित्र, महल-श्मशान, कंचन-कांच, निन्‍्दा-स्तुति सब समान हैं। यदि कोई 
उसकी पूजा करता है, तो उसे भी वह अशीर्वाद देता है और यदि कोई उसपर 
तलवारसे बार करता है, तो उसे भी आशीर्वाद देता है। उसे न किसीसे राग 
होता है और न किसीसे दवंष | वह राग-द्व षको दूर करनेके लिये हो साधु- 
आचरण करता है | साधु या मुनिकी आवद्यकताएँ अत्यन्त परिमित होती हैं। 
नग्न रहनेके कारण उसकी निर्विकारता स्पष्ट प्रतीत होती है। वह विकार 
छिपानेके लिये न त्तो लंगोटी ग्रहण करता है और न किसी प्रकारका संकोच 
ही करता है। 

साधुका जोवन अकृत्रिम और स्वाभाविक रहता है, किसी भी प्रकारका 


तोथकर महावीर और उनकी देशवा : ५३१ 


आडम्बर उसके पास नहीं रहता । सिर, दाढ़ी, मुछोंके केशोंको द्वितीय, चतुर्थ 
और छठे महीनोंमें वह अपने हाथसे उखाड़ डालता" है । 


साधुका अन्य आचार 


मुनि-आचार या साधु-आचारका पालन करनेके लिये गुप्ति, समित्ति, 
अनुप्रेज्ञा, परीषहजय और चारित्रका पालन करना भी आवश्यक है। योगोंका 
सम्यक्‌ प्रकारसे निग्रह करना गुप्ति है। गृप्तिका जीवनके निर्माणमें बड़ा हाथ 
है, क्योंकि भावबन्धनसे मुक्ति गृप्तियोंके द्वारा ही प्राप्त होती है। गृप्ति प्रवृत्ति- 
मात्रका निषेध कहलाती है। शारीरिक क्रियाका नियमन, मौन धारण और 
संकल्प-विकल्पसे जीवनका संरक्षण क्रमश: काय, वचन और मनोगृप्ति है। 


जब-तक दरीरका संयोग है, तब-तक क्रियाका होना आवश्यक है। मुनि 
गमनागमन भी करता है। आचाय॑े, उपाध्याय, साधु या अन्य जनोंसे सम्भाषण 
भी करता है, भोजन भी लेता है। संयम और ज्ञानके साधनभत पिच्छि, 
कमण्डलु और शास्त्रका भी व्यवहार करता है और मल-मृत्र आदिका भी त्याग 
करता है। यह नहीं हो सकता कि मुनि होनेके बाद वह एक साथ समस्त 
क्रियाओंका त्याग कर दे। अतः वह पाँच प्रकारकी समितियोंका पालन करता 
है। जीवनमें पूर्णतया सावधानी रखत्ता है। 

मुनि कर्मों के उन्मूलन और आत्मस्वभावकी प्राप्तिके हेतु, उत्तम क्षमा, 
उत्तम मारदव, उत्तम आजंब, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप 
उत्तम त्याग, उत्तम आकिचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्यका पालन करता है । उत्तम 
क्षमाका अथे है--क्रोधके कारण मिलनेपर भी क्रोध न कर सहनशीलत्ता बनाये 
रखना । भीत्तर और बाहर नंम्नरता धारण करना एवं अहंकारपर विजय पाना 
मार्दव है। मन-वचन और कायको प्रवृत्तिको सरल रखना आजंव है। सभी 
प्रकारके लोभका त्यागकर शरीरमें आसक्ति न रखना शौच है। साधु पुरुषोंके 
लिये हितकारी वचन बोलना सत्य है। षद्कायके जीवोंकी रक्षा करना 
और इन्द्रियोंको विषयोंमें प्रवृत्त नहीं होने देना संयम है। शुभोहेश्यसे 
त्यागक आधारभत नियमोंको अपने जीवनमें उत्तारना त्प है। संयतका ज्ञानादि 





१, जधजादछूवजाद उप्याडिदकेसमंसु्ग सुद्ध । 

रहिदं हिसादोदों अप्पडिकम्मं॑ हवदि लिगे ॥ 

मुच्छारंभविजुत्तं जुतं उबजोगजोगसुद्धीहि । 

लिंगं ण परावेक्स अपुणब्भवकारणं जेण्ह ॥॥ 
--प्रवचनसार, गांधां २०५-२०६. 


५३२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचाय॑-परम्परा 


गुणोंका प्रदान करना त्याग है। शरोर और परवस्तुओंसे ममत्व न रखंनां 
आकिचन्य.है। स्त्री-विषयक सहवास, स्मरण और कथा आदिका सवंथा त्याग 
करना ब्रह्मचय॑ है। 

संसार एवं संसारके कारणोंके प्रति विरक्‍्त होकर धममंके प्रति गहरी 
आस्था उत्पन्न करना अभनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षका अर्थ है, पुनः पुन: चिन्तन 
करना । साधु या अन्य आत्मसाधक व्यक्ति संसार और संसारकी अनित्यता 
आदिके विषयमें और साथ ही आत्मशुद्धिके कारणभूत भिन्‍्न-भिन्‍न साधनोंके 
विषयमें पुनः पुनः चिन्तन करता है, जिससे संसार और संसारके कारणोंके 
प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है और धर्मके प्रति आस्था उत्पन्न होती है। 
अनुप्रेक्षाएँ निम्नलिखित बारह हैं-- 

(१) अनित्य--शरी र, इन्द्रिय, विषय और भोगोपभोगको जलके बुलबुलेके 
समान अनवस्थित और अनित्य चिन्तन करना | मोहव्श इस प्राणीने पर- 
पदार्थोकों नित्य मान लिया है, पर वस्तुतः आत्माका ज्ञान-दर्शन और चेतन्य 
स्वभाव ही नित्य है और यही उपयोगी है | 


(२) अशरण--यह प्राणी जन्म, जरा, मृत्यु और व्याधियोंसे घिरा हुआ है । 
यहाँ इसका कोई भी शरण नहीं है। कष्ट या विपत्तिके समय धमंके अत्तिरिक्त 
अन्य कोई भी रक्षक नहों है। इसप्रकार संसारको अशरणभूत विचार करना 
अशरणानुप्रेक्षा है । 

(३ ) संसारानुप्रेक्षा--संसा रके स्वरूपका चिन्तन करना तथा जन्म-मरण- 
हूप इस परिभ्रमणमें स्वजन और परिजनकी कल्पना करना व्यर्थ है । जो साधक 
संसारके स्वरूपका चिन्तनकर वराग्य उत्पन्न करता है, वह संसा रानुप्रेक्षाका 
चिन्तक होता है । 


(४ ) एकत्वानुप्रेक्षा--में अकेला ही जन्मता हूँ और अकेला ही मरण 
प्राप्त करता हूँ। स्वजन या परिजन ऐसा कोई नहीं जो मेरे दुःखोंको दूर कर 
सकते हैं, इस प्रकार चिन्तन करना एकत्वानुप्रेक्षा है। 

(५) अन्यत्वानुप्रेक्षा--शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ। शरीर अनित्य है, 
में नित्य हूँ । संसारमें परिभ्रमण करते हुए, मैंने अगणित दरीर धारण किये, 
पर में जहाँ-का-तहाँ हूँ । जब में शरीरसे पृथक्‌ हूँ, तब अन्य पदार्थों से अविभक्त 
केसे हो सकता हूँ ? इस प्रकार शरीर और बाह्य पदार्थेसि अपनेको भिन्‍न 
चिन्तन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है । 

(६ ) अशुचित्वानुप्रेज्ञा--शरीर भत्यन्त अपवित्र है! यह शुक्र, शोणित्त 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ५३३ 


आदि सप्त धातुओं और मल-मृत्रसे भरा हुआ है। इससे निरन्तर मल झरता 
है। इस प्रकार शरी रकी अशुचिताका चिन्तन करना अशुत्रि-अनुप्रेक्षा है । 


(७ ) आस्रवानुप्रेक्षा--इन्द्रिय, कषाय और अब्रत आदि उभय लोकमें 
दुःखदायी है । इन्द्रियविषयोंको विनाशकारी लीला तो सत्र प्रसिद्ध है। जो 
इन्द्रियविषयों और कपायोंके अधीन है, उसके निरन्तर आख्रब होता रहता 
है और यह आखव ही आत्मकल्याणमें बाबक है। इस प्रकार आज्रवस्वरूप- 
का चिन्तन करना आख्रवानुप्रेक्षा है । 


(८ ) संवरानुप्रेक्षा--संवर आख्रवका विरोधी हे | उत्तम क्षमादि संवरके 
साधन हैं। संवरके बिना आत्मशुद्धिका होना असम्भव हूँ । इस प्रकार संवर- 
स्वरूपका चिन्तन करना संवरातुप्रेक्षा हे । 


(९ ) निजंरानुप्रेक्षा--फल देकर कर्मोका झड़ जाना निज॑रा है। यह दो 
प्रकार की है--(१) सविपाक और (२) अविपाक। जो विविध गतियोंमें 
फलकालके प्राप्त होनेपर निज॑रा होती है, वह सविपाक है। यह अबुद्धि- 
पूवंक सभी प्राणियोंमें पायो जात्ती है। किन्तु अविपाक निज॑रा तपश्चर्याके 
निमित्तसे सम्यग्दृष्टिके होती है| निजंराका यही भेद कार्यकारी है। इस प्रकार 
निज राके दोष-गुणका विचार करना निजंरानुप्रेक्षा है। 

( १० ) लोकानुप्रेक्षा--अनादि, अनिधन और अक्ृत्रिम लोकके स्वभावका 
चिन्तन करता तथा इस लोकमें स्थित दुःख उठानेवाले प्राणीके दुःखोंका 
विचार करना लोकानुप्रेक्षा है| 

(११ ) बोधिदुलभानुप्रेक्षा--जिस प्रकार समुद्रमें पड़े हुए हीरकरत्नका 
प्राप्त करना दुलेभ है, उसी प्रकार एकेन्द्रियसे त्रसपर्यायका मिलना दुलंभ है। 
त्रसपर्यायमें पंचेन्द्रिय, संज्ी, पर्याप्त, मनुष्य एवं सम्यगज्ञानकी प्राप्तिके योग्य 
साधनोंका मिलना कठिन है। कदाचित्‌ ये साधन भी मिल जायें, तो रत्नतश्रयकी 
प्राप्तिकि योग्य बोधिका मिलना दुलंभ है। इसप्रकार चिन्तन करना बोधि- 
दुलुभानुप्रेक्षा है । 

(१२) धर्मस्वास्यातत्त्वानुप्रेक्षा--तीर्थकर द्वारा उपदिष्ट धर्म अहिसामय 
है और इसको पुष्टि सत्य, अचोौयं, ब्रह्मचयं, अर्पारिग्रह, विनय, क्षमा, विवेक 
आदि धर्मों और गुणोंसे होती है। जो अहिसा घर्को धारण नहीं करता । 
उसे संसारमें परिभ्रमण करना पड़ता है, इस प्रकार चिन्तन करना धर्म- 
स्वाख्यातत्वानुप्रेक्षा है। 

इन अनुप्रेक्षाओंके चिन्तनसे वेराग्यकी वृद्धि होती है। ये अभनुप्रेक्षाएँ 
माताके समान हितकारिणो और आत्म-आस्थाको उद्बुद्ध करनेवाली हैं । 


५३४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


जारित्र 


संयमी व्यक्तिकी कर्मोके निवारणार्थ जो अन्तरंग और बहिरंग प्रवृत्ति. 
होतो है वह ॒चारित्र है । परिणामोंकी विशुद्धिके तारतम्यकी अपेक्षा और 
तिमित्तभेदसे चारित्रके पाँच भेद हैं । मुनि इन पाँचों प्रकारके चारित्रोंका 
पालन करता है । 

१. सामायिक चारित्र--सम्यकत्व, ज्ञान, संयम और तप इनके साथ ऐक्य 
स्थापित करना और राग एवं द्वं पका विरोध करके आवश्यक कर््तंब्योंमें 
समताभाव बनाये रखना सामायिक चारित्र है। इसके दो भेद हैं--(१) नियत 
काछ और (२) अनियत काल । जिनका समय निश्चित है ऐसे स्वाध्याय आदि 
नियत काल सामायिक हैं और जिनका समय निश्चत नहीं है ऐसे ईर्थापथ 
आदि अनियतकाल हैं। संक्षेपत:ः समस्त सावद्ययोगका एकदेश त्याग करना 
सामायिक चारित्र है । 


२. छेदोपस्थापना चारित्न--सामायिक चारित्रसे विचलित होनेपर प्राय- 
दिचत्तके द्वारा सावद्य व्यापारमें छंगे दोषोंकों छेदकर पुनः: संयम धारण 
करना छेदोपस्थापना चारित्र है। वस्तुत्त: समस्त सावद्ययागका भेदरूपंसे 
त्याग करना छेदोपस्थापना चारित्र है। यथा--मैंने समस्त पापकार्योका त्याग 
किया, यह सामायिक है और मेने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीऊ और परिग्रहका 
त्याग किया, यह छेदोपस्थापना है। 

३. परिहारविशुद्धि--जिस चारित्रमें प्राणिहिसाकी पूर्ण निवृत्ति होनेसे 
विशिष्ट विशुद्धि पायी जाती है उसे परिहारविशुद्धि कहते हैं । जिस व्यक्तिने 
अपने जन्मसे तोस वर्षकी अवस्थातक सुखपुवंक जीवन व्यतीत किया, पश्चात्‌ 
दिगम्बर दीक्षा लेकर आठ व तक तीर्थंकरके निकट प्रत्याख्याननामक नवम 
पृवंका अध्ययन किया हो तथा तीनों सन्ध्याकालको छोड़कर दो कोष बिहार 
करनेका जिसका नियम हो उस दुधेरचर्याके पाछूक महामुनिको ही परिहार- 
विशुद्धि चारित्र होता है। इस चारित्रवालेके शरीरसे जीवोंका घात नहीं 
होता है। इसोसे इसका नाम परिह्दारविशुद्धि है। 

४. सुक्ष्मसाम्पराय चारित्र--जिसमें क्रोध, मान, माया इन तीन कषायोंका 
उदय नहीं होता, किन्तु सूक्ष्म छोभका उदय होता है वह सुक्ष्मसाम्पराय चारित्र 
है। यह दशमगुणस्थानमें होता है । 


५. यथार्यात चारित्र--समस्त मोहनीयकर्मके उपशम अथवा क्षयसे जैसा 
आत्माका निविकार स्वभाव है वेसा ही स्वभाव हो जाना यथाख्यात चारित्र है। 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ५३५ 


. तप--विषयोंसे मनको दूर करनेके हेतु एवं राग-देषपर विजय प्राप्त 
करनेके हेतु जिन-जिन उपायों द्वारा शरीर, इन्द्रिय और मनको तपाया जाता 
है अर्थात्‌ इलपर विजय प्राप्त की जाती है वे सभी उपाय तप हैं। तपके दो 
भेद हैं--(१) बाह्य एवं (२) आम्यन्तर । बाह्य द्रव्यकी अपेक्षा होनेके कारण 
जो दूसरोंको दिखाई पड़ते हैं, वे बाह्यतप हैं। बाह्मत्प आभ्यन्तर तपको पृष्टिमें 
कारण हैं। जिन तपोंमें मातसिक क्रियाओंको प्रधानता हो, जो अन्यकों दिख- 
लाई न पड़ें वे आभ्यन्तर तप हैं । 


बाह्मतप 


अनशन, अवमौदयं, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और 
कायक्लेश ये छह बाह्य तप हैं । 


१. अनशन--संयमकी पुष्टि, रागका उच्छेद, कमंनाश और ध्यानसिद्धिके 
लिये भोजनका त्याग करना अनशन तप है। इसमें ख्याति, पूजा आदि फल- 
प्राप्तिकी आकांक्षा नहीं रहती । 


२. अवसौदयं--संयमको जागृत रखने, दोषोंके प्रशम करने, सन्‍्तोष एवं 
स्वाध्यायको सिद्ध करनेके लिये भूखसे कम खाना अवमौदय तप है । मुनिका 
उत्कृष्ट ग्रास बत्तीस ग्रास है, अत: इससे अल्प आहार करना अवमौदय है। 


३. वृत्तिपरिसंस्यान--आहारके लिये जाते समय घर, गली आदिका 
नियम ग्रहण करना वृत्तिपरिसंख्यान तप है। यह चित्तवृत्तिपर विजय प्राप्त 
करने और आसक्तिको घटानेके लिये धारण किया जाता है। 

४. रसपरित्याग--इन्द्रियों और निद्रा पर विजयप्राप्ता्थ घी, दुग्ध, 
दि, तेल, मीठा और नमकका यथायोग्य त्याग करना रसपरित्याग तप है । 


५. विविक्तशय्पासन--ब्रह्म चयं, स्वाध्याय, ध्यान आदिकी सिद्धि हेतु 
एकान्त स्थानमें शयन करना त्ृथा आसन लगाना विविक्तशय्यासन तप है | 


६. कायक्लेश--कष्ट सहन करनेके अभ्यासके हेतु विछासभावनाको दूर 
करने त्तथा धर्मकी प्रभावनाके लिये ग्रीष्म ऋतुमें पवंतशिल्ापर, शीत 
ऋतुमें खुले मंदानमें ओर वर्षा ऋतुमें वृक्षके नीचे ध्यान लगाना कायक्लेश है। 


आस्थन्तर तप--आभ्यन्तर तपके प्रायश्वित्त, विनय, वेय्यावृत्त्य, स्वा- 
ध्याय, व्युत्सगं और ध्यान ये छह भेद हैं । 


१. प्रायश्चित्त--प्रमादसे लगे हुए दोषोंको दूर करना प्रायश्चित्त तप है। 


५३६ : तीथकर महाबीर और उनकी आचार्य -परम्परा 


इसके आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सगं, तप, छेद, परिहार, 
और उपस्थापना ये नौ भेद हैं। गुरुसे अपने प्रमादको निवेदन करता आलो- 
चना; किये गये अपराधके प्रति मेरा दोष मिथ्या हो ऐसा निवेदन प्रतिक्रमण; 
आलोचना और प्रतिक्रमण दोनोंका एक साथ करना तदुभय; अन्य पात्र 
और उपकरण आददिके मिल जाने पर उनका त्याग करना विवेक; मनमें 
अशुभ या अशुद्ध विचारोंके आनेपर नियत समय तक कायोत्सगं करना व्युत्सगं 
है; दोषविशेषके हो जानेपर उसके परिहारके लिये अनशन आदि करना त्तप 
है । किसो विशेष दोषके हानेपर उस दोषके परिहाराथ॑ दीक्षाका छेद करना 
छेद है; विशिष्ट अपराधके होनेपर संघसे पृथक्‌ करना परिहार हैं; और बड़े 
दोषके लगने पर उस दोषके परिहारहेतु पूर्ण दोक्षाका छेद करके पुनः दीक्षा' 
देना उपस्थापना है | 


२. बिनय--पृज्य पुरुषोंके प्रति आदरभाव प्रकट करना विनयतप है। 
इसके चार भेद हैँ। मोक्षोपयोगो ज्ञान प्राप्त करना, उसका अभ्यास रखना 
और किये गये अभ्यासका स्मरण रखता ज्ञानविनय है; सम्यग्दशंनका 
शंकादि दाषोंसे रहित पालन करना दर्शवविनय; सामायिक आदि यथायोग्य 
चारित्रके पालन करनेमें चित्तका समाधान रखना चारित्रविनय है। और 
आचाय॑ आदिके प्रत्ति “तमोस्तु” भआादि प्रकट करना उपचा रविनय है । 


३. वेय्थावृत्य--शरोर आदिके द्वारा सेवा-शुश्रूषा करना वंय्यावृत्त्य है। 
जिनकी वैय्यावृत्ति का जाती है, वे दश प्रका रके हैं । 

१. आचायं--जिनके पास जाकर मुन्ति ब्रताचरण करते हैं । 

२. उपाध्याय--जिनके पास मुनि-गण शास्त्राभ्यास करते हैं । 

३. तपस्वो--जो बहुत ब्रत-उपवास करते हैं । 

४. शैक्षय--जो श्रुतका अभ्यास करते हैं । 

५, ग्लान--रोंग आदिसे जिनका शरीर कलान्त हो । 

६. गण--स्थविरोंकी संत्ति । 

७. कुल--दोक्षा देने वाले आव्ार्यको शिष्यपरम्परा | 

८. संध--ऋषि, यति, मुनि और अनगारके भेदसे चार प्रकारके साघुका 
समह । 

९. साधु--बहुत समयसे दोक्षित मुनि । 

१०. मनोज्ञ--जिनका उपदेश लछोकमान्य हो अथवा लोकमें पुज्य हों । 

४. स्वाध्याय--आलस्पको त्यागकर ज्ञानका अध्ययन करना स्वाध्याय 
है । स्वाध्यायके पाँच भेद हैं । 


तीर्थंकर महाबीर और उनकी देशना : ५३७ 


है, बाचना--प्रन्थ, अर्थ तथा दोनोंका निर्दोषरीतिसे पाठ करना । 

२ पृच्छना--शंकाको दूर करने या विशेष निर्णयकी पृच्छा करना । 

३. अनुप्रेक्षा--अधीत शास्त्रका अभ्यास करना, पुनः पुनः विचार करना | 

४. आम्नाय--जो पाठ पढ़ा है उसका श॒द्धतापुर्वक पुनः पुनः: उच्चारण 
करना। 

५, धर्मोपदेश--धर्मकथा या धमंचर्चा करना । 

५. व्युस्सगं-- शरीर आदिमें अहंकार और ममकार आदिका त्याग करना 
व्युत्सगं है। इसके दो भेद हैं--(१) बाह्मव्युत्सगं और (२) आभ्यान्यर व्युत्सगं । 
भवन, खेत, धन, धान्य आदि पुथक्भूत्त पदार्थेके प्रति ममताका त्याग करना 
बाह्यव्युत्सग और आत्माके क्राधादि परिणामोंका त्याग करना आभ्यन्तर 
व्युत्सगं है । 

६. ध्यान--चञ्चल मतको एकाग्र करनेके लिए किसी एक विपयमें स्थित्त 
करना ध्यान है। उत्तम ध्यान तो उत्तम संहनतके धारक मनुष्यको प्राप्त होता 
है | यह अपनो चित्तवृत्तिकों सभी ओरसे रोककर आत्मस्वरूपमें अवस्थित 
करता है। जब आत्मा समस्त श्‌ भाश भ संकल्प-विकल्पोंकों छोड़, निविकल्प 
समाधिमें लीन हो जाती है, तो समस्त कर्मों की श्वृद्धुला टूट जातो है। ध्यान- 
का अर्थ भी यही है कि समस्त चिन्ताओं, संकल्प-विकल्पोंको रोककर मनको 
स्थिर करना; आत्मस्वरूपका चिन्तन करते हुए पुद्गल द्रव्यसे आत्माको भिन्‍न 
विचारना और आत्मस्वरूपमें स्थिर होना । 

ध्यान करनेसे मत, वचन और शरीरकी शद्धि होतो है। मनशुद्धिके 
बिना शरीरको कष्ट देना व्यर्थ है, जिसका मन स्थिर होकर आत्मामें छीन हो 
जाता है वह परमात्मपदको अवश्य प्राप्त कर लेता है। मनक्रो स्थिर करनेके 
लिए ध्यान ही एक साधन है। 


ध्यानके भेद 

ध्यानके चार भेद हैं--९. भात्तंध्यान, २. रौद्रध्यान ३. घमम॑ ध्यान और 
४. श्‌ कल ध्यान । इनमेंसे प्रथम दो ध्यान पापाखवका. कारण होनेसे अप्रशस्त 
हैं और उत्त खर्ती दो ध्यान कम नष्ट करनेमें समर्थ होनेके कारण प्रशस्त हैं । 
आत्तंध्यान : स्वरूप और भेद 

ऋतका अर्थ दुःख है। जिसके होनेमें दुःखका उद्बं ग या तोत़ता निमित्त है, 
बह आर्तंध्यान है। आत्तंध्यानके चार भेद हैं--१. अनिष्टंयोगजन्य आत्तंध्यान, 
२. इष्टवियोगजन्य आत्तध्यान, ३. वेदनाजन्य आत्तध्यान और ४. निदानज 


५३८ : तीर्थंकर महाबीर और उनको आचार्य-परम्परा 


आत्तंध्यान | अनिष्ट पदार्थेके संयोग हो जानेपर उस अनिष्टको दूर करनेके 
लिए बार-बार चिन्तन करना अनिष्ट संयोगजन्य आत्तध्यान है। स्त्री, पुत्र, धन, 
घान्य भादि दृष्ट पदार्थकि वियुक्त हो जानेपर उनकी प्राप्तिके लिए बार-बार 
चिन्तन करना इष्टवियोगजन्य आतंध्यान है। रोगके होने पर अधीर हो जाना, 
यह रोग मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, कब दूर होगा, इस प्रकार सदा रोगजन्य 
दुःखका विचार करते रहना तीसरा आर्तंध्यान है। भविष्यत्‌कालमें भोगोंकी 
प्राप्तिको आकांक्षाको मनमें बार-बार लाना निदानज आत्तंध्यान है। 


रोद्रध्यान : स्वरूप ओर मेद 


रुद्रका अर्थ क्रूर परिणाम है। जो क्रर परिणामोंके निमित्तसे होता है, वह 
रौद्रध्यान है। रोद्रध्यानके निमित्तकी अपेक्षा चार भेद हैं--१. हिसानन्द रौद्र- 
ध्यान, २. मृषानन्द रौद्रध्यान, ३. चोर्यानन्द रौद्रध्यान और ४. विषयसंरक्षण 
रौद्रध्यान | जीवोंके समूहकों अपने तथा अन्य द्वारा मारे जानेपर, पीड़ित किये 
जानेपर एवं कष्ट पहुँचाये जानेपर जो चिन्तन किया जाता है या हष॑ मनाया 
जाता है उसे हिसानन्द रौद्रव्यान कहा जाता है । यह ध्यान निदंकी, क्रोधी 
मानो, कुशीलसेवो नास्तिक एवं उद्दौष्तकषायवालेको होता है | शत्रुसे बदला 
लेनेका चिन्तन करना, युद्धमें प्राणघात किये गये दृश्यका चिन्तन करना एवं 
किसीको मारने-पीटने कष्ट पहुँचाने आदिके उपायोंका चिन्तन करना भी 
हिसानन्द रौद्रध्यानके अन्तर्गत है । झूठी कल्पनाओं के समूहसे पापरूपी मेलसे 
मलिनचित्त होकर जो कुछ चिन्तन किया जाता है, वह मृषानन्द रौद्रध्यान 
है। इस ध्यानको करनेवाला व्यक्ति नाना प्रकारके झूठे संकल्प-विकल्पकर 
आनन्दानुभूति प्राप्त करता रहता है। चोरी करनेकी युक्तियाँ सोचते रहना, 
परधन या सुन्दर बस्तुको हड़पनेकी दिन-रात चिन्ता करते रहना चोर्यानन्द 
नामक रीद्रध्यान है। सांसारिक विषय भोगनेके हेतु चिन्तन करना, विषयभोग- 
को सामग्री एकत्र करनेके लिए विचार करना एवं धनन्सम्पत्ति भावि प्राप्त 
करनेके साधनोंका चिन्तन करना विषयसंरक्षणनामक रोद्रध्यान है | 


आत्त और रोद्र दोनों ही ध्यान आत्मकल्याणमें बाधक हैं। इनसे आत्म- 
स्वरूप आच्छादित हो जाता है तथा स्वपरिणत्ति लुप्त होकर परपरिंणतिकी 
प्राप्ति हो जाती है । ये दोनों ध्यान दुर््यान कहलाते हैं और दुरगंत्तिके कारण हैं । 
इनका आत्मकल्याण से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। 
धर्मध्यान : स्वरूप और भेद. 

शुभ राग और सदाचार सम्बन्धी चिन्तन करना धर्मध्यान है। धर्मध्यान 


तोर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ५३९ 


आत्माकी निर्मेख्लाका साधन है। इस ध्यानकै समग्र भेदोंका साधन करनेसे 
रत्नत्रंयगुण निमंल होता है और कर्मोको निर्जरा होतो है। धर्मंध्यानके चार 
भेद हैं--१. आज्ञा, २. अपाय, ३. विपाक और ४. संस्थान | आग्रमानुसार 
तत्त्वोंका विचार करना आज्ञाविचय, अपने तथा दूसरोंके राग-द्वेष-मोह आदि 
विकारोंको नाश करनेका चिन्तन करना अपायविचय, अपने तथा दूसरोंके 
सुख-दुःखकों देखकर कमप्रकृतियोंके स्वरूपका चिन्तच करता विपाकविचय 
. एवं छोकके स्वरूपका विचार करना संस्थानविचयनामक धर्मंध्यान है। इस 
धमंध्यानके अन्य प्रकारसे भी चार भेद हैं--१. पिडस्थ, २. पदस्थ, ३. रूपस्थ 
और ४. रूपातोत्त । यह ध्ंध्यान अविरत, देशविरत्त, प्रमत्तसंयत और 
अप्रमत्त संयत जीवोंके सम्भव है । श्रेणि-आरोहणके पूर्व धमंध्यान और श्रेणि- 
आरोहणके समयसे शुक्लूध्यान होता है । 


पिष्डस्थ ध्यान 

शरीर स्थित आत्माका चिन्तन करना पिण्डस्थ ध्यान है। यह आत्मा 
निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्धसे रागद्रंषयुक्त है और निशचयनयकी अपेक्षा यह 
बिलकुल शुद्ध ज्ञान-दर्शन चेतन्यरूप है। निर्मित्त-न॑मित्तिक सम्बन्ध अनादि- 
कालीन है और इसी सम्बन्धके कारण यह आत्मा अचार्दिकालसे इस शरीरमें 
आबद्ध है। यो तो यह शरीरस भिन्न अमूिक, सूक्ष्म ओर चतन्यगुणबारी 
है, पर इस सम्बन्धके कारण यह अमूत्तिक होते हुए भी कथब्चित्‌ मूतिक है । 
इस प्रकार दरोस्थ आत्माका चिन्तन पिण्डस्थ ध्यानमें सम्मिलित हैं। इस 
ध्यानको सम्पादित करनेके लिए पाँच धारणाएँ वर्णित हैं--१. पाथिवो, २, 
आग्लेय, २. वायवी ४. जलीय और ४. तत्त्वरूपवतो । 
पार्थियो धारणा 

इस धारणामें एक मध्यलोकके समान निर्मल जलका बड़ा समुद्र 
चिन्तन करे; उसके मध्यमें जम्बूद्वीपके तुल्य एक लाख शोजन चौड़ा और एक 
सहस्र पत्रवाले तपे हुए स्वर्ण के समान वर्णके कमलका चिन्तन करे | कण्णिकाके 
बीचमें सुमेह पर्वत सोचे । उस सुमेर पव॑त्तके ऊपर पाण्डुकवनमें पाण्डुक 
शिलाका चिन्तन करे | उसपर स्फटिक मणिका आसन विचारे | उस आसनपर ' 
पद्मासन लगाकर अपनेको ध्यान करते हुए कर्म नष्ट करनेके हेतु विचार करे । 
इतना चिन्तन बार-बार करना पाथिवी धारणा है। 


आरनेयो धारणा 
उसी सिहासनपर बेंठे हुए यह विचार करे कि मेरे नाभिकमलूके स्थानपर 


५४० : तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्यन्परम्परा 


भीतर ऊपरको उठा हुआ सोलह पत्तोंका एक श्वेत रंगका कमल है। उसपर 
पोतबर्णके सोलह स्वर लिखे हैं। अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ ऋ, लू ल, ए ऐ, 
ओऔ, अं अ:, इन स्वरो के बीचमें 'हँ' लिखा है। दसरा कमल हृदयस्थानपर 
नाभिकमरके ऊपर आठ पत्तोंका ऑंधा विचार करना चाहिए। इस कमलको 
ज्ञानावरणादि आठ पत्तोंका कमल माना जायगा। 

पदचात्‌ नाभि-कमलके बीचमें जहाँ 'हँ लिखा है, उसके रेफसे धुआ 
निकलता हुआ सोचे, पुनः अग्निकी शिखा उठतो हुई विचार करे। यह लौ 
ऊपर उठकर आठ कर्मोके कमलको जलाने लगी। कमलके वीचसे फूटकर 
अग्निकी लो मस्तकपर आ गई। इसका आधा भाग शरीरके एक ओर और 
आधा भाग शरीरके दूसरी ओर निकलकर दोनोंके कोने मिल गये | अग्निमय 
त्रिकोण सब प्रकारसे शरोरको वेष्टित किये हुए है। इस त्रिकोणमें रररर 
र र र अक्षरोंकों अग्निमय फेले हुए बिचारे अर्थात्‌ इस त्रिकोणके तीनों कोण 
अग्निमय र २ र अक्षरंके बने हुए हैं। इसके बाहरी तीनों कोणोंपर अग्निमय - 
साँथिया तथा भोतरी तीनों कोणोंपर अग्निमय ओम हूँ' लिखा सोचे। 
पश्चात्‌ विचार करे कि भीतरी अग्तिको ज्वाला कर्मोको और बाहरी .अग्निकी 
ज्वाला शरीरको जला रही है। जलते-जलते कम॑ और शरीर दोनों ही जलकर 
राख हो गये हैं तथा अग्निकी ज्वाला ज्ान्त हो गई है अथवा पहलेके रेफमें 
समाविष्ट हो गई है, जहांसे उठी थी। इतना अभ्यास करना “अग्निधारणा' है। 
वायु-धारणा 

तदनन्तर साधक चिन्तन करे कि मेरे चारों ओर बड़ो प्रचण्ड वायु चल 
रही है । इस वायुका एक गोला मण्डलाकार बनकर मुझे चारों ओरसे घेरे 
हुए है। इस मण्डलमें आठ जगह सस्वॉय स्वॉय' लिखा हुआ है। यह वायु- 
मण्डल कम तथा शरीरके रजको उड़ा रहा है। आत्मा स्वच्छ और निर्मल 
होती जा रही है। इस प्रकारका चित्तत करना वायु-धारणा है । 
जल-धारणा 

त्यश्चान्‌ चिन्तन करे कि आकाशमें मेधोंकी घटाएँ आच्छादित हैं । विद्युत्‌ 

चमक रही है। बादल गरज रहे हैं और घनघोर वृष्टि हो रही है। पानीका 
अपने ऊपर एक अर्ध चन्द्राकार मण्डल बन गया है। जिसपर पपप्‌॒ प कई 
स्थानोंपर लिखा है। जल-धाराएँ आत्माके ऊपर लगी हुई हैं और कमंरज 
प्रक्षालित हो रहा है, इस प्रकार चिन्तन करना जल धारणा है। 
तत्त्वरूपवतो-धारणा 

इसके आगे साधक चिन्तन करे कि अब मैं सिद्ध, बुद्ध, सर्वज्ञ, निमंल, कर्म 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ५४१ 


और शरीरसे रहित चैेतन्यस्वरूप आत्मा हूँ। पुरुषाकार चेत्तन्यघातुकी बनी 
शुद्ध मूतिके समान हूँ । पूरे चन्द्रमाके तुल्य ज्योतिस्वरूप हूँ 

क्रमशः इन पाँच धारणाओं द्वारा पिडस्थ ध्यानका अभ्यास किया जाता 
है। यह ध्यान आत्माके कमंकलड्भूपड्भूकों दूरकर ज्ञान, दर्शन, सुख, वीय॑ 
गुणोंका विकास करता है । 


पदस्थ ध्यान 


मल्त्रपदोंके द्वारा अहँन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधु तथा आत्माका 
स्वरूप चिन्तन करना पदस्थ ध्यान है। किसी नियत स्थान--नासिकाग्र या 
भूकुटिके मध्यमें मन्त्रको अंकित कर उसको देखते हुए चित्तको एकाग्र करना 
पदस्थ ध्यानके अन्तगंत है। इस ध्यानमें इस बातका चिस्तन करना भी 
आवश्यक है कि शुद्ध होनेके लिए जो शुद्ध बात्माओंका चिन्तन किया जा रहा 
है वह कम रजको दूर करनेवाला है। इस ध्यानका सरल और साध्य रूप यह है 
कि हृदयमें आठ पत्राकार कमलका चिन्तन करे और इन आठ पत्नोंमेंसे पाँच 
पत्रोंपर “णमों अरहँंताणं णमों सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमों उवज्ञायाणं, 
णमो लोए सब्बसाहुणं,” लिखा चिन्तन करे तथा शेष तीन पत्रोंपर क्रमशः 
“सम्परदर्शनाय नमः, सम्यग्ज्ञाताय नमः और सम्यक्चारित्राय नमः” लिखा 
हुआ विचारे। इस प्रकार एक-एक पत्तेंपर लिखे हुए मंत्रका ध्यान जितने 
समय त्तक कर सके, करे । 
रूपस्थ ध्यान 

अहंन्त परमेष्ठीके स्वरूपका-विचार करे कि वे समवशरणमें द्वादश सभाओंके 
मध्यमें ध्यानस्थ विराजमान है। वे अनन्तचतुष्टय सहित परम बोत्तरागी हैं 
अथवा ध्यानस्थ जिनेन्द्रकी मुतिका एकाग्रचित्तसे ध्यात करना रूपस्थ ध्यान है। 
रूपातीत 

सिद्धोंके गुणोंका विचार करे कि सिद्ध, अमृतिक, चेतन्यपुरुषाका र, कृतकृत्य, 
परमशान्त, निष्कलंक, अष्टकर्मं रहित, सम्यक्त्वादि अष्टगुण सहित, निर्लेप, 
निविकार एवं लोकाग्रमें विराजमान हैं। पश्चात्‌ अपने आपको सिद्धस्वरूप 
समझकर ध्यान करे कि में ही परमात्मा हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सिद्ध हूँ, कृतकृत्य हूँ, निरण्जन 
हैँ, कमंरहित हूँ, शिव हूँ, इस प्रकार अपने स्वरूपमें लोन हो जाय । 
शुक्ल ध्यात 

मनकी अत्यन्त निमंलताके होनेपर जो एकाग्रता होती है वह शुक्ल ध्यान 


५४२ : तोथंकर महावीर ओर उनकी आनच्नार्य-परम्परा 


है। शुक्र ध्यानके चार भेद हैं--१. पथक्त्ववितक॑विचार, २. एकत्वक्तिक 
अविचार, ३. सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और ४. व्युपरतंक्रियानिवत्ति । | 


पृथक्त्यवितकंबिचार 

उपशभधश्रेणो या क्षपकश्रेणीका आरोहण करनेवाला कोई पृ्वज्ञानधारी इस 
ध्यानमें विततक--श्रुतज्ञानका आलम्बन लेकर विविध दृष्टियोंस बिचार। करता 
है और इसमें अर्थ, व्यञज्जन तथा योगका संक्रमण होता रहता है। इस त्तरह 
इस ध्यानका नाम पृथक्त्ववितकंविचार है। इस ध्यान द्वारा साधक मुख्य 
रूपसे चारित्रमोहनीयका उपशम या क्षपण करता है | 


एकत्थवितक॑-अविचार 


क्षोणमोहगुणस्थानको प्राप्त होकर श्रुतके आधारसे किसी एक द्रव्य या 
पर्यायका चिन्तन करता है और ऐसा करते हुए वह जिस द्रव्य, पर्याय, शब्द 
या योगका अवलम्बन लिये रहता है, उसे नहीं बदलता है, तब यह ध्यान 
एकत्ववितकं-अविचार कहलाता है। इस ध्यान द्वारा साधक धातिकमंकी शेष 
प्रकृतियोंका क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त करता है | 


सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति 


सर्वज़्देव योगनिरोध करने लिए स्थल योगोंका अभाव कर सक्ष्मकाय- 
योगको प्राप्त होते हैं, तब सक्ष्मक्रियाअप्रतिपाति ध्यान होता है। कायवर्गणा- 
के निमित्तसे आत्मप्रदेशोंका अतिसूक्ष्म परिस्पन्द शेष रहता है। अत्तः इसे 
सूक्ष्मक्रियाअप्रत्तिपाति कहते हैं । 


व्युपरतक्रियानिर्वात 

कायवर्गणाके निमित्तसे होनेवाले आत्मप्रदेशोंका अतिसूक्ष्म परिस्पन्दनके भी 
शेष नहीं रहनेपर और आत्माके सर्वेथा निष्प्रकम्प होनेपर व्युपरतक्रियानिवर्ति 
ध्यान होता है। किसी भी प्रकारके योगका शेष न रहनेके कारण इस ध्यानका 
उक्त नाम पड़ा है। इस ध्यानके होते ही सातावेदनीयकरमंका आख्रव रुक जाता 
है और अन्‍्तमें शेष रहे सभी कम क्षीण हो जानेसे मोक्ष प्राप्त होता है। ध्यान- 
में स्थिरता मुख्य है । इस स्थिरताके बिना ध्यान सम्भव नहीं हो पाता | 


आध्यात्मिक उत्क्रान्ति 


आत्मिक गुणोंके विकासकी क्रमिक अवस्थाओंको गुणस्थान कहते हैं | आत्मा 
स्वभावत:ः ज्ञान-दर्शन-सुखमय है | इस स्वरूपको विकृतत अथवा आवृत करनेका 
काये कर्मों द्वारा होता है। कर्मावरणकी घटा जेसे-जेसे धनी होती जाती है, 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ५४३ 


वैसे बेसे आत्मिक शक्तिका प्रकाश मन्द होता जाता है। इसके विपरीत जेसे- 
जैसे कर्मावरण हटता जाता है, बेसे-वेसे आत्माकी शक्ति प्रादृभृत होती जाती 
है । आत्मिक उत्कान्तिकी यह प्रक्रिया ही गृणस्थान है। गृणस्थानका शाब्दिक 
अर्थ गुणोंका स्थान है। जीवके कम निमित्त सापेक्ष परिणाम गुण हैं | इन गुणोंके 
कारण संसारी जीव विविध अवस्थाओं में विभक्त होते हैं और ये विविध अवस्थाएँ 
ही गृणस्थान हैं । 


भोह और योग-मोह और मन, वचन, कायकी प्रवुत्तिके कारण जीवके अन्त- 
रंग-परिणामोमें प्रतिक्षण होनेवाले उत्तार-चढ़ावका नाम गुणस्थान है | परिणाम 
अनन्त हैं; पर उत्कृष्ट, मलिन परिणामोंको लेकर उत्डृष्ट विशुद्ध परिणामों तक 
तथा उसके ऊपर जघन्य बीतराग परिणामसे लेकर उत्कृष्ट वीत्तराग परिणाम- 
तक की अनन्तवृद्धियोंके क्रमको वक्तव्य बनानेके लिए चौदह श्रेणियोंमें विभा 
जित किया गया है। ये श्रेणियाँ हो गुगस्थान कहलाती हैं-- 


(१) मिथ्यादृष्टि 

मिथ्याल्व, सम्यडिमथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, 
मान, माया, लोभ इन सात प्रकृततियोंके उदयसे जिसकी आत्मामें अत्तत्वश्रद्धान 
होता है, वह मिथ्यादृष्टि है। मिथ्यात्वगुणस्थानमें जीवकों स्व और 
'पर' का भेदज्ञान नहीं रहता है। न तत्त्वका श्रद्धान होता है और न 
आप, आगम , निर््रन्थ गुरु पर विश्वास ही | संक्षेपमें यह आत्माकी ऐसी स्थिति 
है जहाँ यथार्थ विश्वास और यथार्थ बोधके स्थानपर अयथार्थ श्रद्धा और 
अयथाथे बोध रहता है। आत्मोत्कांतिको यह प्राथमिक भूमिका है। यहींसे 
आत्मा मिथ्यात्वका क्षत्र, उपशम या क्षयोपशम कर चतुर्थ गुणस्थानपर 
पहुँचती है। यह है तो आत्माके ह्ासकी स्थिति, पर उत्क्रांति यहींसे आरम्भ 
होती है । 
(२) सासादन 


जिस आत्माने मिथ्यात्वका क्षय नहों किया है, पर मिथ्यात्वकोीं शान्त 
करके सम्यक्त्वकी भूमिका प्राप्त की थी, किन्तु थोड़े कालके परचात्‌ ही मिथ्या- 
स्वके उभर आनेसे आत्मा सम्यक्त्वसे च्यूत हो जातो है। जब तक वह सम्य- 
क्त्वसे गिरकर मिथ्यात्वको 'भूमिपर नहीं पहुँच पाती, बीचकी यह स्थिति 
ही सासादान गुणस्थान है। इस गुणस्थानवर्त्ती आत्माका सम्पर्दर्शन अनन्ता- 
नुबन्धीका उदय आ जानेके कारण असादन--विराघनासे सहित होता हैं । 
आत्माकी यह स्थिति अत्यल्प काल तक रहती है। 


५४४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी कआाचार्य-परम्परा 


(३) सिश्रगुणस्थान 

सम्यग्दर्शनके कालमें यदि सम्यडिस्मथ्यात्वप्रकृतिका उदय आ जाता है तो 
आत्मा चतुर्थ गृणस्थानसे च्युत हो तृतीय गृणस्थानमें आजाती है। जिसप्रकार 
मिले हुए दहो और गृड़का स्वाद मिश्रित होता है उसी प्रकार इस गुणस्थान- 
वर्ती जोबके परिणाम भी सम्यक्त्व और मिथ्यात्वसे मिश्रित रहते हैं। अनादि 
मिथ्यादृष्टि चतुथे गृणस्थानसे पतित हो तृत्तीय गुणस्थानमें आता है परन्तु 
सादि भिथ्यादृष्टि जीव प्रथम गुणस्थानसे भी तृत्तीय स्थानको प्राप्त करता है । 
यह गुणस्थान मिथ्यात्वसे ऊँचा है पर मिश्रपरिणामोंके कारण यथार्थ प्रत्ीतति 
नहीं रहती है । 
(४) अविरतसम्धस्वृष्टिगुणस्थान 


अनादिमिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्टय इन 
पाँच प्रकृतियोंके और सादिमिथ्यादृष्टि जीवके दर्शनमोहनीयकी तीन और 
अनन्तानुबन्धीचतुष्क इन सात प्रकृत्तियोंके उपशमादि होनेपर तत्त्वश्रद्धान 
उत्पन्न होता है। पर अप्रत्याख्यातावरणादि कषायोंका उदय रहनेसे संयप्त- 
भाव जागृत नहीं होते, अतः यह असंयत या अविरत्तसम्यग्दृष्टिगुणस्थान 
कहलाता है । 

अविरतसम्यरदष्टि जीव श्रद्धानके सद्भावके कारण संयमका आचरण 
नहीं करनेपर भो आत्म-अनात्मके विवेकसे सम्पन्न रहता है। भोग भोगते हुए 
भी उनमें लिप्त नहीं रहता। बहू अपने विचारोंपर पूर्ण नियन्त्रण रखता है। 
आत्तं जोबोंकी पीड़ा देखकर उसके हृदयमें करुणाका निमंल स्रोत प्रवाहित 
होने लगता है। उसका लक्ष्य और बोध शुद्ध हो जाता है और वह॒संयमके 
पथपर चलनेके लिए उत्कण्ठित रहता है । 
(५) संयतासंयतगुणस्थान 

अप्रत्यास्यानावरणकषायका क्षयोपशम होनेपर जिसके एकदेश चारित्र 
प्रकट हो जाता है उसे संयतासंयत गुणस्थान कहते हैं। त्रसहिसासे 
विरत रहनेके कारण यह संयत और स्थावरहिसासे अविरत रहनेके कारण 
असंयत कहलाता है। अप्रत्यार्यानावरणकषायके क्षयोपश्षम और प्रत्याख्या- 
नावरणकषायके उदयमें तारतम्य होनेसे दार्शनिक आदि अवास्तर ग्यारह भेद 
होते हैं। इस गुणस्थानसे आत्माकी यथार्थ उत्क्रांति आरम्भ होती है। चतुर्थ 
गुणस्थानमें श्रद्धा और विवेक उपलब्ध होते हैं और इस पञ्नम गुणस्थानसे 
चारित्रिक विकास आरम्भ होता है । 


तीथैकर महावीर और उनकी देशना : ५४५ 
३५ ः 


(९) प्रमतसंयतगुणस्थान ह 

आत्माकों अपनी हीनतापर विजय पानेका विश्वास हो जाता है तो वह 
अपनी अपूर्णताओंको समाप्तकर महाब्तों बन जाता है और नग्न मुद्राको धारण 
कर लेता है। प्रत्यास्यानावरणकषायका क्षयोपशम और संज्वलूनका तीत्र 
उदय रहनेपर प्रमाद सहित संयमका होना प्रमत्तसंयतगुणस्थान है। 
हिंसादि पापोंका स्वदेश त्याग करनेपर भी संज्वलनचतुष्कके तीब्र उदयसे 
चार विकथा, चार कषाय, पाँच इन्द्रिय, निद्रा और स्नेह इन पन्‍्द्रह प्रमादोंके 
कारण आचरण किव्स्चित्‌ दूषित बना रहता है । 
(७) अप्रमत्तसंयतगुणस्थान 

आत्मार्थी साधककी प्रमपवित्र भावनाके ब्रलपर कभी-कभी ऐसी स्थिति 
प्राप्त होती है कि अन्तःकरणमें उठनेवाले विचार नितान्‍्त शुद्ध और उज्ज्वल 
हो जाते हैं और प्रमाद नष्ट हो जाता है। संज्वलन कषायका तीज उदय रहनेसे 
साधक आत्मचिन्तनमें सावधान रहता है। इस गुणस्थानके दो भेद है :-- 
स्वस्थानाप्रमत्त और सात्तिशय अप्रमत्त। स्वस्थानाप्रमत्त साधक छठे गुणस्थान 
से सातवेंभें और सात्तवेंसे छठे गुणस्थानमें चढ़त्ता उत्तरता रहता है। पर जब 
भावोंका रूप अत्यन्त शुद्ध हो जाता है तो साधक सातिशय अप्रमत्त होकर 
अस्खलित्तगतिसे उत्क्राँति करता है। सातिशय अप्रमत्तके अध:करण आदि विशुद्ध 
परिणाम उत्पन्न होते हैं। जिसमें समसमय अथवा भिन्‍नसमयवर्ती जीवोंके 
परिणाम सदृश तथा विसदुश दोनों ही प्रका रके होते हैं वह अध:करण है। 
(८) अपुर्वकरणगुणस्थान 

करणका अथे अध्यवसाय, परिणाम था विचार है। अभृतपूर्व अध्यवसायों 
या परिणामोंका उत्पन्त होना अपूर्वकरण गणस्थान है। इस गुणस्थानमें चारित्र 
मोहनीयकर्मका विशिष्ट क्षय या उपशप्र करनेसे साधकको विशिष्ट भावोत्कषं 
प्राप्त होता है । 
(९) अनिवुत्तिकरणगुणस्थान 

इस गुणस्थानमें भावोत्कपंको निर्मेल विचारधारा और तीक्र हो जाती है । 
फलत: समसमयवर्ती जोवोंके परिणाम सदुश और भिन्‍्तसमयवर्ती जीवोंके 
परिणाम विसदृश् हो होते हैं। इस गुणस्थानमें संज्वलनचतुष्कके उदयकी 
मन्दताके कारण निमंल हुई परिणतिसे क्रोध, मान, माया एवं वेदका समल 
नाश हो जाता है। हे 
(१०) सूृक्ष्मसाम्परायगुणस्थान 

मोहनीयकमंका क्षय या उपशम करके आत्मार्थी साधक जब समस्त 


५४६ : तीथंकर महावीर और उनकी आजार्य-परम्परा 


कषायको नष्ट कर देता है । सुक्ष लोभका उदय ही शेष रह जाता है, तो आत्मा- 
की इस उत्कर्ष स्थितिका नाम सृक्ष्मसाम्परायगुणस्थान है। 

अष्टम गुणस्थानसे श्रेणी आरोहण प्रारम्भ होता है। श्रेणियाँ दो प्रकारकी 
हैः--(१) उपशमश्रेणी और (२) क्षपकश्रेणी। जो चारित्रमोहका उपशम 
करनेके लिये प्रयत्नशील हैं वे उपशमश्रेणीका आरोहण करते हैं और जो 
चारित्रमोहका क्षय करनेके लिये प्रयत्नशील है वे क्षपकश्नेणीका। क्षायिक 
सम्यग्दृष्टि क्षपकश्रेणो और ओपशमिक एवं क्षायिक दोनों ही सम्परदृष्टि क्षपक- 
श्रेणीपर आरोहण कर सकते हैं। 
(११) उपशान्तमोहगुणस्थान 

उपशमश्रेणीकी स्थितिमें दशम गुणस्थानमें चारित्रमोहका पूर्ण उपशम 
करनेसे उपशान्तमोहगुण स्थान होता है। मोह पूर्ण शान्त हो जाता है पर 
अन्तमुंहुतंके पश्चात्‌ मोहोदय आजानेसे नियमतः इस गुणस्थानसे पतन 
होता है । 
(१२) क्षीणमोह | 

मोहकमंका क्षय संपादित करते हुए दशम गुणस्थानमें अवशिष्ट लोभांशका 
भी क्षय होनेसे स्फटिकमणिके पात्रमें रखे हुए जलके स्वच्छ रूपके समान परि- 
णामोंको निमंलता क्षोणमोहगुणस्थान है। समस्त करमोमें मोहकी प्रधानता 
है और यही समस्त कर्मोंका आश्रय है, अतः क्षीणमोहगुणस्थानमें मोहके 
सर्वथा क्षीण हो जानेसे निमल आत्मपरिणति हो जाती है। 
(१३) सयोगकेवलीगुणस्थान 

शुक्लध्यानके द्वितीयपादके प्रभावसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय ओर 
अन्तरायके क्षयसे केवलज्ञान उत्पन्त होता है और आत्मा सर्वज्ञ-सर्वदर्शी बन 
जाती है। केवलज्ञानके साथ योगप्रवृत्ति रहनेसे यह सयोगकेवली गुणस्थान 
कहलाता है। 
(१४) अयोगकेबली | 

योगप्रवृत्तिके अवरुद्ध हो जानेसे अयोगकेवलीगुणस्थान होता है। इस 
गृणस्थानका काल अ, इ, उ, ऋ, लू इन पाँच लघु अक्ष रोंके उच्चारण काल 
तुल्य है। व्युपरतक्रियानिर्वात शुक्लध्यानके प्रभावसे सत्तामें स्थित पचासी 
प्रकृतियोंका क्षय भी इसी गुणस्थानमें होता है। 

निष्कृषं--मानवजीवनके उत्थानके हेतु धर्म और आचार अनिवाय तत्त्व 
हैं। आचार और विचार परस्परमें सम्बद्ध हैं। विचारों तथा आदर्शो का व्यव- 
हारिक रूप आचार है। भाचारकी आधारशिला नेतिकता है। वेयक्तिक ओर 


द्रोयंकर महावीर और उनको देशना : ५४७ 


सामाजिक जीवनमें धर्की प्रतिष्ठा भी नेतिकताके आधारपर होतो है। धर्म 
और आचार भोतिक और शारोरिक मूल्यों तक ही सीमित नहीं हैं, अपितु इनका 
क्षेत्र आध्यात्मिक और मानसिक मूल्य भी है। ये दोनों ही आध्यात्मिक 
अनुभूति उत्पन्न करते हैं। आचार वही ग्राह्म है, जो धमंमूलक है तथा आध्या- 
त्मिकताका विकास करता है। दर्शनका सम्बन्ध विचार, तक अथवा हेतुवादके 
साथ है। जबकि धर्मका सम्बन्ध आचार और व्यवहारके साथ है । धर्म श्रद्धा- 
पर अवलूम्बित है और दर्शन हेतुवादपर। भ्रद्धाशील व्यक्ति आचार और धर्मका 
अनुष्ठान करता हुआ विवारको उत्कृष्ट बनाता हे । अत्तएएबं आत्मविकासकी 
दृष्टिसे धमं ओर आचारका अध्ययन परमावश्यक है। 


५४८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


एकादश परिच्छेद 
सम्राज-व्यवस्था 


लौकिक जीवनकी उन्नत्ति और समृद्धिके लिए समाजका विशिष्ट महत्त्व 
है। व्यक्ति समाजको इकाई अवश्य है, पर वह समाज या संघके बिना रह 
नहों सकता है। यत्तः व्यक्तिके जीवनकी अगणित समस्याएं सम्राजके द्वारा 
बा गे रूपमें सुलझती हैं और सामाजिक जीवनमें ही उसकी निष्ठा वृद्धिगत 
होती है। 

जोवनमें जब सामाजिकताका विकास होता है, तो निजी स्वार्थ और 
व्यक्तिगत हित्तोंका बलिदान करना पड़ता है। अपने हित्त, अपने स्वार्थ और 
अपने सुखसे ऊपर समाजके स्वार्थ एवं सामूहिक हित्तको प्रधानता दी जाती 
है। मानव एकदूसरेके हित्तोंको समझकर अपने व्यवहारपर नियन्त्रण रखता 
है। परस्पर एकदूसरेके कार्योमें सहयोगी बन, अन्यके दुःख और पीड़ाओंमें 
यथोचित साहस-धैय बंघाकर उनमें भाग लेनेसे सामाजिक जीवनको प्रथम 
भूमिकाका निर्वाह किया जाता है। जोवनमें जब अन्तहंन्द्र उपस्थित हो जाते 
हैं भीर व्यक्ति अकेला उत्का समाधान नहों कर फाता, तो उस स्थितिमें 


“ ५१४९ - 


दूसरा साथी उसके अन्तद॑न्द्रोंको सस्तेह सहयोगी बन प्रकाश दिखलाता है 
और पराभवके क्षणोंमें उसे विजयमार्गकी ओर ले जाता है। अतएव वेयक्तिक 
जीवनको सुखी, शान्त और समृद्ध बनानेके लिए समाजकी आवश्यकता रहती 
है। व्यक्ति समाजके सहयोगके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। 


समाज : व्युत्पत्ति एवं अरथ॑विस्तार 

समाजशब्द सम + अज्‌ + घञ्नसे निष्पन्त है। अज्‌ धातु म्वादिगणी 
है ओर इसका अथं गति ओर क्षेपण है। चुरादिगणी मानने पर 'दीप्लि' अथ॑ 
है। पर यहाँ “संवीयतेउत्रेति” अर्थात्‌ एकत्रीकरण अभिप्रेत है। अमरकोषके 
अनुसार “पशुभिन्नानां संघ: पशु-पक्षीसे भिन्‍न मानवोंका समुदाय या संघ 
समाज है। समाजशब्द व्यापक है। एक प्रकारके व्यक्तियोंके विश्वास एवं 
स्वीकृतियाँ समाजमें विद्यमान रहती हैं । 


समाज सम्बन्धोंका एक निश्चित्त रूप है। मानवजीवन सृष्टिका सबसे 
बड़ा विकसित रूप है । कत्तंव्यकर्मोका निर्वाह जीवनके विकासका सर्वोत्तम 
रूप है । समाजका गठन जीवन्त मानवके अनुरूप होता है। समाजके लिए 
कुछ मान्य नियम या स्वयं सिद्धियाँ होती हैं, जिनका पालन उस समुदाय - 
विशेषके व्यक्तियोंको करना पड़ता है। जिस समुदायमें एक-सा धमे, संस्कृति, 
सभ्यता, परम्परा, रीति-रिवाज समान धरातरूपर विकसित और वृद्धिगत 
होते हैं, वह्‌ समुदाय एक समाजका रूप घारण करता है। विश्वबन्धुत्वकी 
भावना जितनी अधिक बढ़ती जाती है, समाजका क्षेत्र भी उत्तना ही अधिक 
विस्तृत होता जाता है। भावनात्मक एकता ही समाज-विस्तारका घटक है। 
मनुष्यताका विकास क्षुद्रसे विराटकी ओर होता है। सुख-दुःखकी धारणाओं- 
को समत्व रूपमें जितना अधिक बढ़नेका अवसर मिलता है, समाजकी परिधि 
उतनी ही बढ़ती जातो है। अतः समाजका विकास प्रतिदिन होता जा- 
रहा है। 

व्यक्तिकेन्द्रित चेतना जब समष्टिकी ओर मुड़ जात्ती है, कत्तंव्य और 
उत्तरदायित्वका संकल्प जागृत हो जाता है, पारस्परिक सुख-दुःखात्मक 
अनुभूतिकी संवेदनशीलता बढ़ती जाती है, तो सामाजिकताका विकास होता 
जाता है। चिन्तन, मनन और अनुभवसे यह देखा जाता है कि मनुष्य अपने 
पिण्डकी क्षुद्र इकाईमें बद्ध रहकर अच्छे जीनेके ढंगसे जी नहीं सकता; अपना 
पर्याप्त भौत्तिक और बोद्धिक विकास नहीं कर सकता । जीवनकी सुख-समृद्धि- 
का द्वार नहीं खोल सकता और न अध्यात्मकी श्रेष्ठ भूमिका तक पहुँच सकता है । 
अकेला रहनेमें मनुष्यका देहिक विकास भी सम्यकृतया नहों हो पाता । अतएव 


५५० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


व्यक्तिको .सामाजिक जीवन यापन् करनेकी परम आवश्यकता रहती है। 
समाज एक व्यक्तिके व्यवहार पर निर्भर नहीं रहता, किन्तु बहुसंख्यक मनुष्यों-' 
के व्यवहारोंके पूर्ण चित्रके आधार पर ही उसका गठन होता है । दूसरे 
शब्दोंमें यह माना जा सकता है कि समाज मनुष्योंकी सामुदाय्रिक क्रियाओं, 
सामूहिक हितों, आदर्शों एवं एक ही प्रकारकी आचारप्रथाओंपर अवरूम्बित 
है। अनेक व्यक्ति जब एक ही प्रकारकी जनरीतियों ( #0॥ ७०४४४ ) और 
रूढ़ियों ( १४०८४ ) के अनुसार अपनी प्रवुत्ति करने रूगते हैं, तो विभिन्‍न 
प्रकारके सामाजिक संगठन जन्म ग्रहण करते हैं। प्रत्येक सामाजिक संस्था 
समूहका एक ढाँचा ( ४£००४४:७ ) होता है, जिसमें कत्तंव्याकरत्त॑व्यों, उत्सबों, 
संस्कारों एवं सामाजिक सम्बन्धोंका समावेश रहता है। सारांश यह है कि 
अधिक समय तक एक हो रूपमें कतिपय मनुष्योंके व्यवहार और विश्वासो का 
प्रचकछन सामाजिक संस्थाओं या समृहोंको उत्पन्न करता है। 


सपाजक्ली उत्पत्तिके कारण 

समाजको उत्पत्ति व्यक्तिकी सुख-सुविधाओके हेतु होतो है । जब व्यक्तिके 
जीवनकी प्रत्येक दिशामें अशान्तिका भीषण ताण्डबव बढ़ जाता है। भोजन, 
वस्त्र और आवासकी समस्याएँ विंकट हो जाती है। भोत्तिक आवश्यकताएँ 
इत्तनी अधिक बढ़ जाती है, जिनको पूर्ति व्यक्ति अकेला रहकर नहीं कर सकत्ता । 
उस समय वह सामाजिक संगठन आरम्भ करता है। दसन्तोष और अधिकार- 
लिप्सा वेबक्तिक जीवनकी अशान्तिके प्रमुख कारण हैं। भोग और लोभकी 
कामना विश्वके समस्त पदार्थोको जीवनयज्ञके लिए विष बनाती है। तथा 
प्रभुताकी पिपासा विवेककों तिलांजलि देकर कामनाओंको और अधिक वृद्धि 
करती है। 


'अहं भावना व्यक्तिमें इतती अधिक समाविष्ट है, जिससे वह अन्यके 
अधिकारोंकी पूर्ण अवहेलना करता है। अहंवादी होनेके कारण उसकी दृष्टि 
अपने अधिकारो' एवं दूसरो के कत्तंव्यों त्त ही सीमित रहती है। फलत: 
व्यक्तिको अपने अहंंकारकी तुष्टिके लिए समाजका आश्रय लेना पड़ता है। 
यही प्रवृत्ति समाजके घटक परिवारको जन्म देती है। 

भोगभूमिके प्रारम्भमें ही युगलरूपमें मनुष्य जन्म ग्रहण करता था। 
इसी यौगलिक परम्परासे परिवारका विकास हुआ है। मनुष्य अकेला नहीं है, 
वह स्वयं पुरुष है और एक स्त्री भी उसके साथ है। वे दोनो साथ धूमते है 
और साथ साथ रहते हैं। उन दोनोका केवल देहिक सम्बन्ध है, पति-पत्नीके 
रूपमें पवित्र पारिवारिक संबंधका परिस्फुरण नहीं है। वे साथी तो अवश्य 


तोर्थूकर महावीर और उनकी देक्षना : ५५६१ 


हैं पर सुख-दुःखमें भागीदार नहीं। उन्हें एकद्सरेके हित्तोकी चिन्ता नहीं 
थी। जब पुरुषको भूख लगतो थी, तो वह इधर उधर चला जाता था और 
तत्कालोन कल्पवृक्षों से अपनी क्षुषाको शान्त कर लेता था | नारीको जब 
भूख सताती, तो वह भी निकल पड़ती ओर पुरुषके ही समान कल्पवृक्षो" 
द्वारा अपनी क्षुधाकों शान्त कर लेती । न तो पुरुषको भोजनादिके लिए अर्थ- 
व्यवस्था ही करनी पड़ती थी और न नारीको पुरुषके लिए भोजनादि ही 
सम्पन्न करने पड़ते थे। पिपासा शान्त करनेके लिए भी कप, सरोवर आदिके 
प्रबन्धीी आरश्यकता नहीं थी। उसका भी शमन प्रक्ृत्तिप्रदत्त कल्पवृक्षो' 
द्वारा हो जाता था । इस प्रकार लाखो वर्षो' तक नर और नारी साथ-साथ 
रहकर भी पृथक पृथक्‌ रहे, वे एकदूसरेके सुख-दुःखमें भागीदार नहीं बन 
सके और न उनमें पारस्परिक समपंणकी कल्पना ही आ सकी। वे एक 
दूसरेकी सभस्यामें भी रस नहीं लेते थे । 

जब कर्मंभूमिका प्रारम्भ हुआ, तो परिवार-संस्था प्रादुभूत्त हुई । नर नारी 
परस्पर सहयोगके बिना रह नहीं सकते थे | उनकी शारीरिक आवश्यकताएँ भी 
प्रकृतिद्वारा सम्पन्न नहीं होती थी । पुरुषको अर्थाजंनके लिए प्रयास करना 
पड़ता और नारीको भोजनादि सामग्रियाँ तैयार करनी पड़ती । अब वे पूर्णतया 
पति-पत्नी थे, उनमें समपंणकी भावना थी और वे एक दूसरेके प्रति उत्तरदायी 
थे। इस प्रकार परिवार-संस्थाको उत्पत्ति हुई। बस्तुतः संस्कृति और सामा- 
जिकताका विकास परिवा रसे ही होता है । 


समाजघटक परिवार 


समाजका आधारभूत परिवार है। चतुविध संघमें श्रावक और श्राविका 
संघकी अवस्थिति परिवार पर ही अवर्लम्बत है। यह कामको स्वाभाविक 
वृत्तिको लक्ष्यमें रखकर यौनसम्बन्ध एवं सन्तानोत्पत्तिकी क्रियाओंको नियन्त्रित 
करता है। भावनात्मक घनिष्ठताका वातावरण तैयार कर बालकोंके समुचित 
पोषण और विकासके लिए आवश्यक पृष्ठभूमिका निर्माण करता है। इस- 
प्रकार व्यक्तिके सामाजीकरण और सांस्कृतिकरणकी प्रक्रियामें परिवारका 
महत्त्वपुर्ण योगदान रहता है | परिवारके निम्नि लिखित काय॑ हैं-- 

१. स्त्रो-पुरुष'के यौनसंबंधकी विहित और नियन्त्रित करना | 


२. वंशवध॑नके हेतु सन्‍्तानकी उत्पत्ति, संरक्षण और पालन करना, मानव- 
जातिके क्रमको आगे बढ़ाना । 


३. गृह ओर गाहूंस्थ्यमें स्त्री-सुरुषका सहवास ओर नियोजन । 


५५२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


४. जीवनको सहयोग और सहकारिताके आधार पर सुखौ एवं समृद्ध 
बनाना । 

५. व्यावसायिक श्ञान, बौद्योगिक कौशलके हस्तान्तरणका नियमन एवं 
बुद्ध, असहाय और बच्चोंकी रक्षाका प्रबन्धसम्पादन | 


६. मानसिक विकास, संकेत (5ण्ड्82४४००) अनुकरण (77708:07) एवं 
सहानुभूति (5/ग7»:09५) द्वारा बच्चोंके मानसिक विकासका वातावरण वस्तुत 
करना । 

७. भोगेच्छाओंको नियन्त्रित करते हुए संपमित और आध्यात्मिक जीवनकी 
उन्नति करना | 


८. जातीय जीवनके सातत्यको दुड़ रखते हुए धर्मकायं सम्पन्न करता | 

९, प्रेम, सेवा, सहयोग, सहिष्णुता, शिक्षा, अनुशासन आदि मानवके 
महत्त्वपूर्ण नागरिक एवं सामाजिक गुणोंका विकास करना | 

१०, आ्थिक स्यथायित्वके हेतु उचित आयका सम्पादन करना | 

११. विकास और दृढ़ताके लिए आमोद-प्रपोद एवं मनोर॑जनसे सम्बद्ध 
कार्योका प्रबन्ध करना । 

१२. मुनि-संस्थाकी सुदृढ़ताके लिए वेयावृत्तिका सम्पादन करना । 

१३. पारिवारिक बन्धनोंको स्वीकार करना । 

१४. पारिवारिक दायित्व-निर्वाहोंके साथ आचार और धर्मका यथावत्‌ 
पालन करना । 

१०. अधिकारों और ककत्तंव्योंमें सन्‍्तुलन स्थापित करना । 

वस्तुत: परिवार-गठनका आधार मातृ-स्नेह, पितृ-प्रेम, दाम्पत्य-आसक्ति, 
अपत्य-प्रीत्ति, अतिथि-सत्कार, सेवा-वेयावृत्ति और सहकारिता हैं। इन आधारों 
पर ही परिवारका प्रासाद निर्मित है। यदि ये आधार कमजोर या क्षोण हो 
जायें, तो परिवार-संस्थाका विघटन होने लगता है। यों तो परिवारके उद्देश्योंमें 
स्त्री-पुरुषफे योनसम्बन्धकी प्रमुखता है, पर विषयभोगोंका सेवन कटु औषधके 
समान अल्परूपमें ही करना हितकर है। मनोहर विषयोंका सेवन करनेसे 
तृष्णाकी जागृत्ति होती है और यह ॒तृष्णारूपी ज्वाला अहनिश् वृद्धिगत होती 
जाती है। अतएवं विषयभोगोंका सेवन बहुत्त ही सीमित और नियंत्रित रूपमें 
करना चाहिए। जिस प्रकार अधिक मिठाई खानेसे स्वस्थ रहनेकी अपेक्षा 
मनुष्य बीमार पड़ जाता है। उसी प्रकार जो अधिक कामभोगोंका सेवन करता 
है, वह भी मानसिक और शारोरिक रोगोंसे आक्रान्त हो जाता है। वासनाकी 
शान्तिके लिए सीमित रूपमें ही विषयोंका सेवन परिवारके लिए हितकर होता 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ५५३ 


है । शान, शान्ति, सुख और सन्तोषके हेतु संयमका पाछून परिवारमें भी आव- 
इयक है। वही परिवार सुखी रह सकता है, जिस परिवारके सदस्योंने अपनी 
आश्ाओं और तृष्णाओंको नियंत्रित कर लिया है। ये आशाएँ विषयसामग्रीके 
द्वारा कभी शान्त नहीं होती हैं। जिस प्रकार जलती हुई अग्निमें जितना अधिक 
ईंधत डालते जायें, अग्नि उत्तरोत्तर बढ़तो ही जायगी । यही स्थिति विषय- 
भोगोंकी अभिलाषाकी है। 


समस्याएँ परिस्थिति, काल एवं वातावरणके अनुसार उत्पन्न होती हैं और 
इन समस्याओंके समाधान या निराकरण भी प्राप्त किये जा सकते हैं, पर 
इच्छाओंकी उत्पत्ति तो अमर्यादित रूपमें होती है। फलत: उन इच्छाओंको 
भोग द्वारा तो कभी भी पूर्ण नहीं किया जा सकता है, पर संयम या नियंत्रण 
द्वारा उन्हें सीमित किया जा सकता है। परिवारके कत्तंव्य दया, दान और 
दमन--इन्द्रियसंयमकी त्रिवेणी रूपमें स्वीकृत हैं । यही संस्क्रृतिका स्थूल रूप है | 
प्रत्येक प्राणीके प्रति दया करना, शक्ति अनुसार दान देना एवं यथासामथ्थ॑ 
नियंत्रित भोगोंका भोग करना परिवारकोी आदर्श मर्यादामें सम्मिलित हैं। 
क्ररतासे मनुष्य सुख नहीं प्राप्त कर सकता और न संग्रहवृत्तिके द्वारा उसे 
शान्ति ही मिल सकतो है। भोगमें मनुष्यको चेन नहीं । अतः दमन या संयमकी 
“ आवश्यकता है। परिवारको सुख-शान्तिके लिए भोग और त्थाग दोंनोकी 
आवश्यकता है। शरीरके लिए भोग अपेक्षित हैं तो आत्मकल्याणके लिए त्याग। 
भोग और योगका संतुलन हो स्वस्थ परिवारका घरातल है। परिवारकों सुखी 
करनेके लिए दया, ममता, दान और संयम परम भावद्यक हैं । परिवारकों 
सुगठित करनेवाले सात गुण हैं :--२. प्रेम, २. पारस्परिक विश्वास, ३. सेवा- 
भावता, ४. श्रम, ५. कत्तंव्यनिष्ठा, ७. सहिष्णुता, ७. और अनुशासनप्रवृत्ति | 
प्रेम ः 


प्रेप सपाजका मानवीय तत्व है। इसके द्वारा जीवन-मन्दिरका निर्माण 
होता है। प्रेमके द्वारा हुम आध्यात्मिक वास्तविकताका सुजन करते हैं और 
व्यक्तियोंके रूपमें अपनी भवितव्यताका विकास करते हैं। शारीरिक आनन्दके 
साथ मनकी प्रसन्‍तता और आत्मिक आनन्दका सुजन भी प्रेमसे ही होता है । 
प्रेम आत्माको पुकार है। प्रेममें आत्मसममपंणगका भाव रहता है और वह प्रति- 
दानमें कुछ नहीं चाहता । इसमें किसी भी प्रकारका दूुराव या प्रतिबन्ध नहीं 
रहता । यह भारी कामको हल्का कर देता है। प्रेमवश व्यक्ति बडे-बड़े बोझको 
बिना भारका अनुभव किये ढोता है और श्रम या थकावटका अनुभव नहीं 
करता है । 


५णछ : तोथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्रेम आत्माकी गहराइयॉमें विद्यमान रहता है। यह ऐसा रत्न-दीपक है जो 
परिस्थितियोंके झंझावातोंसे बुझ्ता नहीं और न स्वार्थपृर्ण प्रवृत्तियोंके प्रभाव ही 
इसपर पड़ते हैं। यह ऐसी शक्ति है जो पथ्वीको स्वर्ग बनाती है। शरीरके साथ 
मन और आत्माको सबल करती है । प्रेम पवित्रतम सम्बन्ध है और है जीवनकी 
अमूल्य निधि । 

परिवा रके समस्त गुणोंका विकास प्रेमके द्वारा ही होता है । समस्त सदस्यों- 
को एकताके सूत्रमें यहो आबद्ध करता है। सच्चा प्रेम आत्मा और शरीरका 
मिलत है । पत्नी निस्वा्थभावसे पतिको प्रेम करती है और पत्ति पत्नीको | प्रेममें 
कुछ पानेकी भावना नही रहती । यही एक ऐसा गुण है, जो सहस्न प्रकारके कष्टों- 
को सहन करनेके लिए व्यक्तिको प्रेरित करता है । दो व्यक्तियोंके बीचके 
ऐकाल्तिक सम्बन्धको प्रेम स्थायित्व प्रदान करता है। अत्त: विवाहका उद्देश्य 
प्रेमके द्वारा स्थायित्व और पूर्णताको प्राप्त होता है। विवाहित जीवनका लक्ष्य 
प्राकृतिक वासनाको पूर्ण करना ही नहीं है, अपितु आत्माके लिए त्यागका मार्ग 
प्रस्तुत करना है। प्रेमकी भावनाके कारण मनुष्यका उत्सुक चित्त नये उत्साहके 
साथ अनुभवोंको ग्रहण करता है। सभो इन्द्रियां त्तोब्रतर आनन्दसे पुलकित हो 
जाती हैं । मानों किसी अदश्य आत्माने संसारके सब रंगोंको नया कर दिया 
हो और प्रत्येक जीवित वस्तुमें नवजोवन भर दिया हो | 

प्रेम ही पश और मनुष्यके भेदको स्थापित करता है। यही जीवनमें चारुता, 
सुन्दरता और लालित्यको उत्पन्न करता है। एक मानवका दूसरे मानवके प्रति 
प्रेमसे बढ़कर आनन्दका अन्य कोई सुनिश्चित और सच्चा साधन नहीं है। प्रेम 
ही टूटने हुए हृदयोंको जोड़ता है और उत्पन्न हुए तनाबोंको कम करता है। 
मानवीय गुणोंका विकास प्रेम द्वारा ही होता है। अतएवं परिवारको आदर्श, 
प्रतिष्ठित और समाजोपयोगी बनानेके लिए निस्वाथ॑ प्र मकी आवश्यकता है। 
यह जिस प्रकार एक परिवारके सदस्योंमें एकता उत्पन्न करता है उसी प्रकार 
समाजके घटक विमिन्‍न परिवारोंमें भी एकत्वकी स्थापना करता है | परिवारके 
सदस्य साथ-साथ रहते हैं, भोजन-पान करते हैं, मनोरञ्जन करते हैं ओर अपने- 
अपने कार्योका सुचारु रूपसे संचालत करते हैं, इन समस्त कार्यो के मुलमें प्रेम 
ही बन्धनसूत्र है। 
पारस्परिक विश्वास 

परिवा रके प्रति ममत्ता, स्नेह, भक्ति और दायित्वका विकास पारस्परिक 
विद्वास द्वारा ही होता है। यदि परिवारके सभी सदस्य परस्परमें आशंकित्त 
और भयभीत रहें, तो योग-क्षेमका निर्बाह संभव नहीं । कत्तंव्यकी प्रेरणाका 


तीथंकर महावीर और उनको देशना : ५५५ 


जागरण भी आत्मविध्वाससे होता है । आत्मस्वार्थसे किया गया कार्य अस्यु- 
दयका साधक नहीं हो सकता । 
बस्तुलः पति-पत्नी, पिता-पुत्रका निकटतम सत्र विध्वासके धागोंसे जुड़ा 
हुआ है। जब परिवारके बीच संशय उत्पन्न हो जाता है, मनमें अविध्वास जग 
जाता है तो वे एक दूसरेकी जानके ग्राहक बन जाते हैं। यदि साथमें रहते भी 
हैं, तो शत्रुतुल्य | घर, परिवार, समाज राष्ट्रका हराभरा उपवन अविध्वासके 
कारण घूलिसात्‌ हो जाता है। आवेश्वासका वातावरण पारिवारिक जीवन- 
को दिशाहीन और गतिहीन बना देता है। जीवन अस्त-्व्यस्त-सा हो 
जाता है । 
जब लक परिवार और समाजमें अविश्वास या संशयका भाव बना रहेगा, 
तब त्तक इनकी प्रगति नहीं हो सकती है। जीवन, भविष्य, परिवार एवं 
समाजके यथार्थ विकास पारस्परिक विश्वास द्वारा हो संभव हैं। मानव-जीवन 
कोट-पत्तंगके समान अविश्वासको भूमिपर रेंगनेके लिए नहीं है | अतः आस्थाके 
अनन्त गगनमें विचरण करनेका प्रयास करना चाहिए । 
परिवारकी पत्तवारका आधार समस्त सदस्योंका पारस्परिक विश्वास ही 
है। उदारताके अभावमें संक्रोणंता जन्म लेतो है और इसीसे अविश्वास उत्पन्न 
होता है। परिवारको आर्थिक सुदृढ़ता, धामिक क्रियाकलाप और सामाजिक 
चेतना आस्था एवं विश्वाससे ही सम्बद्ध हैं। जीवनकों उषामें मनोविनोदके 
रंग, उत्सवोंके विकास और लालित्यकी कलियाँ विश्वासके बलपर खिलती हैं। 
विश्वासकी भावना दो भागोंमें विभाजित है--(१) आत्मस्थ और (२) 
परस्थ । आत्मस्थ भावनामें आत्मा भिव्यक्तिका प्रबल वेग है। वह भावना अभि- 
छाषाओं और इच्छाओंमें उमड़कर गन्तव्य दिशामें अपने आदर्शकी पूर्ति कर 
लेती है । भावनाका यह प्रवाह उद्ारता उत्पन्न करता है त्था आस्थावश 
स्वकथन या स्वव्यवहा रको सबल बनाता हैं। परस्थ भावना अधिक सामाजिक 
है, यह विद्वासको देवी सर्म्पत्ति है और कार्यकारणकी श्यृंखलासे निबद्ध रहती 
है। परिवार या समाजकी नींव परस्थ विश्वासभावनापर ही अवलम्बित है। 
समाज और परिवारकी विविध परिस्थितियोंमें पारस्परिक विश्वास चिन्तन 


और व्यगहा रका परिष्कृत करता है, जिसके फलस्वरूप समाज एबं परिवा रमें 
कल्याणका सृजन होता है। 


सेवा-भावना 
सेवाशब्द ./सेव - सेवने + टापूते निष्पन्त है। दुःखो, रोगी, वृद्ध, अशक्त 
एवं गुणियोंको सान्त्वना देना, शरीर, वचन और मनसे परिचर्या करना तथा 
उतके प्रति आदरमाव रखता सेवा है। सेवाभावसे ही व्यक्तिका व्यावहारिक 


५५६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


जीवन श्रेष्ठ हो सकता है तथा परिवार और समांजमें वात्सल्यको स्थाग्रित्व 
प्राप्त हो सकता है। एकता और शान्तिका विकास भी सेवाभावनाद्वारा किया! 
जा सकता है| यह प्राय: देखा जाता है कि गृणग्राही होना संसारमें कठिन 
है। गुणग्राहिता ही सेवाभावनाको उत्पन्त करती हे | देखा जाता हे कि 
गुणीजन एक-दूसरेसे आपसमें हो हेष करते हैं, फलस्वरूप कषायभाव उत्पन्न 
होते हैं । 

दीन-दुःखियोंकी सेवा करना, किसीसे धुणा न करता, परस्पर उपकारकी 
भावना रखना ही मानवता है और इसीसे परिवार एवं समाजकी स्थिति सुदृढ़ 
होती है | अहिसक भावना हो सेवाभाव है, इसे किसी पाठशालामें सीखा नहीं 
जाता है, यह तो प्रत्येक आत्मामें वत्तमान है । 


समस्त सफलताओंके मलमें सेवा ही का्यंकारी है। इसके स्पशंसे निर्जीब 
कोयला अग्निका रूप धारण करता है और अवरुद्ध जल वेगवान निम्न॑र बन जाता 
है । साधारण-से-साधा रण प्रतिभा सेवाभावनाके बलसे सक्रियता प्राप्त कर लेती 
है | सेवावृत्ति कदाचित्‌ किसी मन्द व्यक्तिको भी प्राप्त हो जाय, तो उसकी भी 
सुषुप्त शक्ति जागृत हो उठती है और वह अग्निपुंज बन जाता है । सेवीकी 
उपलब्धि एक सदगुणके रूपमें होती है । 


सेवा या वेयावृत्ति सफलताका आधारभूत उपादान है, यह कमके सभी 
रूपोंमें मौलिकतत्त्व है। सेवा और सहयोगके बिना परिवार और समाजको 
कल्पना ही संभव नहीं है। 


व्यापृते यत्क्रियते तद्गयावृत्त्यम्‌/--रोगादिसे व्याकुल साधुके विषयमें जो 
कुछ किया जाता है, वह वेयावृत्य है। यह तप है, यतः सेवा या वयावृत्ति 
साधारण बात नहीं है | इसके लिए अहंकारका त्याग, निःस्वार्थ प्रेम, दया और 
करुणा वृत्तिका सद्भाव आवश्यक है। सोने-बेठनेके लिए स्थान देना, उपकरण 
शोधन करना, निर्दोष आहार-औषध देना, व्याख्यान करना, अशक्त मुनि, 
सामाजिक या पारिवारिक सदस्यका मरू-मृत्र उठाना, उसकी रोगीकी स्थितिमें 
सेवा करना, हाथ-पेर-सिर दबाना एवं विपत्तिमें पड़े हुओंका उद्धार करना आदि 
वेयाबुत्ति--सेवामें परिगणित है । 


सेवा या वेयावृत्तिके समय परिणामोंकों कलुषित न होने देना, स्वाथंभाव 
या प्रत्युपका रबुद्धिका त्याग करना, परिणामोंमें कोमलछता और आद्रंता रखना 
तथा सेवा करते हुए प्रसन्‍तताका अनुभव करता आवश्यक है। निःस्वार्थभाव- . 
से की गयी सेवा भात्मशुद्धिवा कारण बनती है। यह वासनाओंके क्लेशसे 


तीर्थंकर महावीर ओर उनकी देशना : ५५७ 


छुटकारा दिलाती है। अन्तः शोधनके लिए भी यह आवद्यक है | परिवार और 
समाजका कार्य सेवाभावके अभावमें नहीं चल सकता है। लूटमार, धोखाधड़ी, 
बेईमानी, घूंसखोरो, छोना-झपटी सेवाभावके अभावमें स्वाथंवृत्तिसे उत्पन्न 
होती हैं। 

सेवा करनेसे व्यक्ति नीच या छोटा नहीं बनता; उसकी आत्मर्शाक्त प्रबल 
हो जाती है और वह अपनी असफलताओं , बुराइयों एवं कमजोरियों पर विजय 
प्राप्त करता है। सेवनीयसे सेवकको भावभमि उन्नत्त मानी जाती है। जीवनके 
प्रत्येक विभागमें सेवाभावकी आवध्यकता है। सेवा या सहयोगसे जीवनमें 
सामथ्यं, क्षमता और प्रगतिका सद्भाव आता है। यह सबसे मृल्यवान्‌ वस्तु 
है| इसके द्वारा व्यक्ति जागरूक, कमं रत एवं अहिंसक बनता है। परिवारके 
मध्य सम्पन्त होनेवाले अगणित कार्य इसीके द्वारा सम्पन्त होते हैं । 


कत्त व्यनिष्ठा 


परिवार और समाजका विकास कत्तंव्यनिष्ठा द्वारा होता है। जीवतका 
एक क्षण या एक पल भी कत्त॑व्यरहित नहीं होना चाहिए। जागरण ओर 
शयनमें भी कत्तंव्यनिष्ठाका भाव समाहित रहता है। यहाँ अप्रमाद या साव- 
घानो हो कत्तंव्यनिष्ठा है। मानव जबसे जीवनयात्रा आरम्भ करता है, तभीसे 
उसमें कत्तंव्यभावना समाहित हो जातो है। 


कर््तंव्ध प्राप्तकार्यो को श्रद्धा और सत्त्कतापुर्वंक करनेकी क्रिया है। यह 
ऐसी शक्ति है, जो प्रत्येक कार्यमें हमारे साथ है, इसे सहब्यापिनी कहा जा 
सकता है। करणीय कार्यकोी ईमानदारी, भक्ति, निष्ठा, औचित्य और नियमित्त 
रूपमें पूर्ण करना कत्तंव्यनिष्ठा है। जिनका जीवनक्रम व्यवस्थित्त होता है, वे 
ही अपने कर्तंव्यको निष्ठाके साथ सम्पादित करते हैं। कत्तंव्यनिष्ठा मानवका 
अनिवायं गुण है। 

वस्तुतः: मानवता और कत्तंव्यपरायणता एक दूसरेके पूरक हैं। मानवमें 
बुद्धितत््वकी प्रधानता है और वह उसका प्रयोग करके यह समझानेकी शक्ति 
रखता है कि उसे कर्तव्य करना है, यह भाव अन्य प्राणियोंमें नहीं पाया जाता । 
अत; जीवनमें सफलता प्राप्त करनेका साधन कत्तंव्यनिष्ठा है। यह एक ऐसा 
गुणं है जिसको सम्पूर्ति ही वास्तविक आनन्द और सफलता है। कत्तंव्यनिष्ठा 
के बाधकतत्त्व निम्नलिखित हैं-- 

१. कार्यके प्रति रचिका अभाव | 


२. स्वाथंवृत्ति--स्वार्थवश मनुष्य कत्त॑व्यका निर्वाह नहीं कर पाता । 
३. प्रमाद या शिथिलता । 


५७५८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


४. जीवनके प्रति निराशा | ! पर 

५. श्रमके प्रति अनास्था | 

व्यवस्था और अनुशासनके योगका नाम कत्तंव्यनिष्ठा है। व्यवस्थाकी 
सहायतासे कार्यमें क्षमता प्राप्त होती है और किसी प्रकारका वितण्डाबाद 
उत्पन्न नहीं होता । जिनके जीवनमें अनुशासनहीनता और अराजकता है, वे 
लापरवाह और अपने विचारोंमें अव्यवस्थित होते हैं । 

कत्त॑व्यनिष्ठाको जागृत करनेवाले चार तत्त्व हैं-- 

१. तत्परता--जागरूकता और व्यवस्थाप्रियत्ता । 

२. शुद्धता--उच्चस्तरीय नैतिक नियमोंके प्रति आस्था--अहिसाके आधार 
पर मूल्योंकी परख । 

३. उपयोगिता--छोटे-बड़े सभी कार्यो को समान महत्त्व देकर उनकी 
उपयोगिताकी अवधारणा । 

४, विशदता--संगठन और प्रशासनकी योग्यता; दूसरे दब्दोंमें विचारों 
और कार्य॑व्यापारमें व्यवस्थाकी ओर सावधानी | विश्लेषण और संइलेषणका 
एकीभूत सामथ्य । हु 

वस्तुत: मुल्यों या अर्हाओंका निर्वाचन ही मनुष्यका कत्तंव्य है। अतएव 
ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक त्रिविध व्यवहारकी अभिव्यक्ति कत्त॑व्य- 
सीमा है। कत्तंव्य विधि-निषेधात्मक उभय प्रकारके होते हैं। शुभ प्रवृत्तियों- 
का सम्पादन विध्यात्मक और अशुभ प्रवृत्तियोंका त्याग निषेधात्मक कत्तंब्य हैं । 

कत्त॑व्यके स्वरूपका निर्धारण अहिसात्मक व्यवहार द्वारा संभव है। माता- 
पिता, पृत्र-पुत्री, भाई-बहन और पत्ति-पत्नी आदिके पारस्परिक कत्तेव्योंका 
अवधारण भावनात्मक विकासकी प्रक्रिया द्वारा होता है और यह अहिंसाका 
ही सामाजिक रूप है। मानव-हृदयकी आस्तरिक संबेदनाकी व्यापक प्रगत्ति ही 
तो अहिसा है और थही परिवार, समाज और राष्ट्रके उद्धव एवं विकासका मूल 
है। यह सत्य है कि उक्त प्रक्रियामें रागात्मक भावनाका भी एक बहुत्त बड़ा 
अंश है, पर यह अंश सामाजिक गतिविधिमें बाधक नहीं होता । 

अहिसा मानवको हिसासे मुक्त करती है। बेर, वेमनस्य-द्व ष, कलह, घुणा 
ईर्ष्या, दुःसंकल्प, दुर्वंचन, क्रोध, अहंकार, दंभ, लोभ, शोषण, दमन आदि 
जितनी भो व्यक्ति और समाजकी ध्वंसात्मक प्रवृत्तियाँ हैं, विकृतियाँ हैँ, वे सब 
हिसाके रूप हैं। मानव-मन हिसाके विविध प्रह्मरोसि निरन्तर घायरू होता 
रहता है। अतः क्रोधको क्रोधसे नहीं, क्षमासे; अहंकारकों अहूंकारसे नहीं, 
वितय--नम्रतासे; दम्भको दम्भसे, नहीं, सरलता और नि३छलतासे; लोभको 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ५५९ 


लोभसे नहीं, सन्‍्तोष और उदारतासे जीतना चाहिए । बेर, घृणा, दमन, उत्पीड़न, 
अहंकार आदि सभीका प्रभाव कर्त्तापर पड़ता है। जिस प्रकार कुएँमें की गयी - 
धवरनि प्रतिध्वनिके रूपमें वापस लौटती है, उसी प्रकार हिंसात्मक क्रियाओंका 
प्रतिक्रियात्मक प्रभाव कर्त्तापर हो पड़ता है ! 

अहिसाद्वारा हृदयपरिवर्तत सम्भव होता है। यह मारनेका सिद्धान्त नहीं, 
सुधारनेका है। यह संसारका नहीं, उद्धार एवं निर्माणका सिद्धान्त है। यह ऐसे 
प्रयत्तोंका पक्षधर है, जिनके द्वारा मानवके अन्तसमें मनोवैज्ञानिक परिवत्तंन 
किया जा सकता है और अपराधकी भावनाओंको मिटाया जा सकता है । 
अपराध एक मानसिक बोमारी है, इसका उपचार प्रेम, स्नेह, सद्भावके माध्यम- 
से किया जा सकता है | 

घुणा या द्वेष पापसे होना चाहिए, पापोसे नहीं । बुरे व्यक्ति और बुराईके 
बीच अन्तर स्थापित करना ही कत्तंव्य है। बुराई सदा बुराई है, वह कभी 
भलाई नहीं हो सकती; परन्‍्तु बुरा आदमी यथाप्रसंग भला हो सकता है। 
मूलमें कोई आत्मा बुरी है ही नहीं। असत्यके बीचमें सत्य, अन्धकारके बीचमें 
प्रकाश और विषके भोतर अमृत छिपा रहता हैं। अच्छे बुरे सभो व्यक्तियोंमें 
आत्मज्योति जल रही है। अपराधी व्यक्तिमें भी वह ज्योति हे किन्तु उसके 
गुणोंका तिरोभाव है । व्यक्तिका प्रयास ऐसा होना चाहिए, जिससे तिरोहिंत 
गुण आविभूंत हो जायें । 

इस सन्दर्भमें कत्तंव्यपालनका अर्थ मन, वचन और कायसे किसो भी प्राणी- 
की हिसा न करना, न किसी हिसाका समर्थन करना और न किसी दूसरे व्यक्तिके 
द्वारा किसी प्रकारकी हिंसा करवाना है। यदि मानवमात्र इस कत्तंव्यको निभाने- 
की चेष्टा करे, तो अनेक दुःखोंका अन्त हो सकता है और मानवमात्र सुख एवं 
शान्तिका जीवन व्यतोत कर सकता है। जबतक परिवार या समाजमें स्वार्थों- 
का संघ होता रहेगा, तबतक जीवनके प्रति सम्मानकी भावना उदित नहीं 
हो सकेगी। यह अहिसात्मक कर्त्तव्य देखनेमें सरल और स्पष्ट प्रतीत 
होता है, किन्तु व्यक्ति यदि इसी कत्तंव्यका आत्मनिष्ठ होकर पालन करे, तो 
उसमें नेतिकताके सभी गुण स्वतः उपस्थित हो जायँगे। 

मूलरूपमें कत्तंव्योंको निम्नलिखित रूपमें विभक्त किया जा सकता है-- 

१. स्वतन्त्रताका सम्मान | 

२. चरित्रके प्रति सम्मान । 

३. सम्पत्तिका सम्मान । 

४. परिवा रके प्रति सम्मान । 

५. समाजके प्रति सम्मान । 


५६० : तीथँकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


६, सत्यके प्रति सम्मान | 
, ७. प्रगतिके प्रति सम्माच । 


स्वतन्त्रताका सम्मान 

मनुष्यका दूसरे व्यक्तियोंकी स्वतन्त्रताके अधिकारकों स्वीकार करनेका 
कत्तंब्य उतना हो मान्य है, जितना कि जीवन-सम्बन्धी कर्तव्य आदरणीय है। 
यह कत्तंव्य भी मनुष्यको ऐसा व्यवहार करनेके लिए निषेध करता है, जिसके 
द्वारा अन्य किसी व्यक्तिको स्वत्तन्त्रतामें बाधा पहुँचती हो | हमारा कोई अधि- 
कार नहीं कि हम अपने व्यवहा रके द्वारा किसी अन्य व्यक्तिके जीवनके विकासमें 
बाधाएँ उत्पन्न करें। किसो भी व्यक्तिकी स्व॒तन्त्रताकों अवरुद्ध करनेका अथीे 
उसके जीवनके विकासमें वाधक होना है। अत्त: यह कर्तव्य जीवनसम्बन्धी 
कत्तंव्यसे घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। यदि मनुष्य अन्य व्यक्तियोंको भी अपने 
समान समझे, तो इस कत्तंव्यकी कदापि अवहेलना न होगी। जो व्यक्ति सभी 
जीवोंको अपने ही समान देखता है, वही इस कर्तंव्यका निर्वाह कर पाता है। 

वास्तवमें स्वतन्त्रता सम्मानका एक ऐसा आधारभूत कत्तंव्य है, जिसके 
विना किसी भी प्रकारकी बेयक्तिक अथवा सामाजिक प्रगति सम्भव नहीं हो 
सकती । सामाजिक और पारिवारिक विषमताका अन्त इसी कत्तंव्यपालन द्वारा 
संभव है । 
चरित्रके प्रति सम्मान 

प्रत्येक परिवा रके सदस्यको अन्य सदस्यथके चरित्रका सम्मान करना चरित्रके 
प्रति सम्मान है। जीवनसम्बन्धी कत्तंव्य हिसाका निषेधक है, तो स्वतन्त्रता 
सन्बन्धी कत्तंव्य अन्य व्यक्तिंकी स्वतन्त्रताका दमन न करनेका संकेत करता 
है। यह कत्तंव्य अन्य व्यक्तियोंको क्षति पहुँचानेका निषेध त्तो करता ही है, 
साथ ही इस बातकी विधि भी करता है कि हमें दूसरोंके व्यक्तित्वके विकासको 
प्रोत्साहित करना है। यह विधेयात्मक कत्तंव्य अन्य व्यक्तियोंके चारित्रिक 
विकासके लिए अनुप्रणित करता है। जो व्यक्ति परिवार और समाजके समस्त 
सदस्योंको चारित्र-विकासका अवसर देता है, वह परिवारकी उन्नति करता है 
और सभी प्रकारसे जीवनको सुखी-समुद्ध बनाता है। 


सम्पत्तिका सम्मान 
सम्पत्तिके सम्मानका अथं व्यक्तियोंके सम्पत्तिसम्बन्धी अधिका रको स्वीकृत 
करना । यह कत्तेव्य भो एक निषेधात्मक कत्तंव्य है; क्योंकि यह अन्य व्यक्तियों 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ५६१ 
३६ 


के सम्पत्तिसम्बन्धी अपहरणका निषेध करता है। यह 'अस्तेय' के नामसे अभिहित 
किया जा सकता है। आध्यात्मिक व्यक्तित्वके विकासके लिए यह आवश्यक है 
कि व्यक्ति श्‌ द्ध अहिसात्मक जोवन व्यत्तीत करे। इस कत्तंव्यका आधार सत्य 
और अहसा हैं। यदि अहिंसाका अर्थ किसी भी व्यक्तिको मन, वचन और 
कर्मसे मानसिक और शारीरिक क्षति पहुँचाना हे, तो यह स्पष्ट है कि दूसरेकी 
सम्पत्तिका अपहरण न करना अहिसाका अंग है | किसीकी सम्पत्तिका अपहरण 
करनेका अर्थ निस्सन्देह उस व्यक्तिको मानसिक और शारीरिक क्षति पहुँचाना 
है और उसके व्यक्तित्व-विकासको अवरुद्ध करना है। यह कत्तंव्य हमें इस 
बातके लिए प्रेरित करता है कि हम भोगोपभोगकी वस्तुओंका अमर्यादित 
रूपसे सेवन न करें । अपव्ययको भी यह कत्त॑व्य रोकता है। परिवारके लिए 
मितव्ययता अत्यावश्यक है। मितव्ययता समस्त वस्तुओंको मध्यम मार्गेके 
हूपमें ग्रहण करनेमें है । सम्पत्तिका अपव्यय या अनुचित अवरोध ये दोनों ही 
कत्त॑व्यके बाहर हैं, जब भौतिक वस्तुओं या मानसिक शक्तिका अपव्यय किया 
जाता है, तो कुछ दिनोंमें व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है, जिससे व्यक्ति, 
परिवार और समाज ये तीनों विनाशको प्राप्त होते हैं। जो सम्पत्तिसम्मान 
का आचरण करता है, वह निम्नलिखित वस्तुओंमें मध्यम मार्ग या मित्त- 
व्ययताका प्रयोग करता है-- 


१. सम्पत्ति । 

२. आहार-विहार । 

३. वस्त्र और उपस्कर। 

४. मनोरञज्जनके साधन । 

५. विलास और आरामकी वस्तुएँ । 
६, समय | 

७. शक्ति | 


अर्थका प्रतोक सिक्का परिवतेनका मानदण्ड है और उससे हमारी क्रय 
शक्तिका बोध होता है। जो व्यक्ति सम्पत्ति प्राप्त करना चाहता है और ऋणसे 
बचना चाहता है, वह व्ययको आयके अनुरूप बनाकर अभिवृद्धि प्राप्त कर 
सकता है। विलास और आरामकी वस्तुओ के क्रय करनेमें अपव्यय होता है। 


इस अपव्ययका रोकना परिवारके हितके लिए अत्यावश्यक है। अपव्यय 
ऐसा मानसिक रोग है जिसके कारण अनुचित लाभ और स्तेयसम्बन्धी क्रिया- 
प्रतिक्रियाएँ सम्पादित करनी पड़ती हैं। वंह अनुचित रीतिसे किसीकी 


५६२ : तीथैकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


संम्पत्ति, क्षेत्र, भवन आदिपर अपना. अधिकार करता .है। चोरीके अन्तरंग' , 
कारणोंपर विचार करनेसे ज्ञात होता है कि जब द्रव्यकी लोलुपता बढ़ जाती 
है, तो तृष्णा वृद्धिगत्त होतो है, जिससे व्यक्ति ये केन प्रकारेण धनसंचय 
करनेकी ओर झुकता है।. यहाँ विवेक और ईमानदारीके न रहनेसे व्यक्ति 
अपनी प्रामाणिकता खो बेठता है, जिससे उसे अनैतिकरूपमें धनाजन करना 
पड़ता है । 


अपव्यय चोरी करना भी सिखलाता है| एक बार हाथके खुल जाने पर 
फिर अपनेको संयमित रखना कठिन हो जाता है। अपव्ययीके पास धन स्थिर 
नहीं रहता और वह निर्धंन होकर चौयंकरमंकी ओर प्रवृत्त होता है। कुछ 
व्यक्ति मान-प्रतिष्ठाके हेतु धनव्यय करते हैं और अपनेको बड़ा दिखलानेके 
प्रयासमें व्यर्थ ख्च करते हैं, परिणामस्वरूप उन्हें अनीति और शोषणको अप- 
नाना पड़ता है। अतएवं सम्पत्तिके सम्मान-कत्तंव्यका आचरण करते हुए चिन्ता, 
उद्विग्तता, निराशा, क्रोध, लोभ, माया आदिसे बचनेका भी प्रयास करना 
चाहिए। 


परिवारके प्रति सम्मान 


परिवा रके प्रति सम्मानका अथं है पारिवारिक समस्याओंके सुलझानेके 
लिए विवाह आदि कार्योका सम्पन्न करना संन्यास या निवृत्तिमागं वेयक्तिक 
जीवनोत्यानके लिए आवदयक है, पर संसारके बीच निवास करते हुए पारि- 
वारिक दायित्वोंका निर्वाह करना और सम्राज एवं संघकी उन्नतिके हेतु 
प्रयत्तशील रहना भी आवश्यक है । वास्तवमें श्रावक-जीवनका लक्ष्य दान 
देना, देवपुजा करना और मुनिधर्मंके संरक्षणमें सहयोग देना है। साधु-मुनियों- 
को दान देनेकी क्रिया श्रावक-जीवनके बिना सम्पन्न नहीं हो सकती | नारीके 
बिना पुरुष और पुरुषके बिना अकेली नारी दानादि क्रिया सम्पादित करनेमें 
असमर्थ है। अतः चतुविध संघके संरक्षण एवं कुलपरम्पराके निर्वाहकी 
दृष्टिसि पारिवारिक कतंव्योंका निर्वाह अत्यावधष्यक है। सातावेदनीय और 
चारित्रमोहनीयके उदयसे बिबहन--कन्यावरण विवाह कहलाता है। यह 
जीवनमें धमं, अं, काम आदि पुरुषार्थोका नियमन करता हैं। अतएव पारि- 
वारिक कर्त्तव्धों तथा संस्कारोंके प्रति जागरूकता अपेक्षित्त है। 


संस्का रशब्द धामिक क्रियाओंके लिए प्रयुक्त है। इसका अभिप्राय बाह्य 
धामिक क्रियाओं, व्यर्थ आडम्बर, कोरा कर्मकाण्ड, राज्य द्वारा निर्दिष्ट नियम 
एवं औपचारिक व्यवहूरोंसे नहीं है; बल्कि आत्मिक और आसन्‍्तरिक सौन्दर्यसे 


तीथकैर महाबीर और उनकी देशना : ५६३ 


है। संस्कारञ्ब्द व्यक्तिके देहिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कारके लिए 
किये जानेवाले अनुष्ठानोंसे सम्बद्ध है। संस्कार तीन वर्गेमिं विभकत हैं-- 


१, गर्भान्‍वय क्रियाएँ। 
२, दीक्षान्वय क्रियाएँ । 
३. क्रियान्वय क्रियाएँ। 


इन क्रियाओं द्वारा पारिवारिक कत्तंव्योंका सम्पादन किया जाता हैं । 


समाजके प्रति सम्मान 


सामाजिक व्यवस्थाको सुचारुरूपसे संचालित करनेके लिए समाज और 
व्यक्ति दोनोंके अस्तित्वककी आवश्यकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है 
और उसके सभी अधिकार उसे समाजका सदस्य होनेके कारण ही प्राप्त हैं । 
अतः वह समाज, जो कि उसके अधिकारोंका जनक और रक्षक है, 
व्यक्तिसे आशा रखता है कि वह सामाजिक संस्थाके संरक्षणकोी अपना प्रधान 
करंव्य समझे । समाजके प्रति आदर एवं सम्मानकी भावना वह भावना है 
जो व्यक्तिको परम्परागत प्रथाओंको भद्भ करनेसे रोकती है। चाहे वे 
परम्पराएँ समाजकी इकाई कुटुम्बसे सन्बन्ध रखती हो', चाहें वे सम्प्रदायसे 
सम्बन्ध रखती हों अथवा राज्य या राष्ट्रसे | समाजमें प्रचलित अन्धविश्वासो' 
और रूढ़िवादी परम्पराओंका निर्वाह कर्त्तव्यके अन्तर्गत नहीं है । कर्तव्य वह 
विवेकबुद्धि है जो समाजकी बुराइयेंको दूर कर उसके विकासके प्रति श्रद्धा 
या निष्ठा उत्पन्न करे। इसमें सन्देह नहीं कि व्यक्तिका समाजके प्रति बहुत्त 
बड़ा दायित्व है। उसे समाजको सुगठित, नैतिक और आचारनिष्ठ बनाना है। 


सत्यके प्रति सम्मान 


सत्यके प्रति सम्मान या सत्यनिष्ठा व्यक्ति और समाजके विकासके लिए 
आवश्यक है। सत्य ओर अहिंसाको साथ-साथ लिया जाता है और इनके 
आचरणसे सामाजिक कल्याण माना जाता है। सत्यक प्रति सम्मान या 
. कत्तव्यकी भावना क्रियाशीलताके लिए प्रेरित करती है और सत्यपरायण 
जीवन व्यतीत करनेका आदेश देती है । इस आदेशका अथे यह है कि हमें 
अपने वचनोंके अनुसार ही व्यवहार करना है। जो व्यक्ति अपने जीवनको 
सत्यके आधार पर चलाता है, उसे व्यावहारिक कठिनाइयोंका सामना अवध्य 
करना पड़ता है, पर सत्यपरायण व्यक्तिकों जीवनमें सफलता प्राप्त होतो है। 
यदि व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्सव्यभावसे सम्पादितत करता है, तो उसका यह 


५६४ : तीर्थंकर महांवीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


कर्त॑व्य-सम्पादन विधायक तत्त्व माना जाता है। सत्यके आधार पर सम्पादित' 
आाचार-व्यवहा र व्यक्ति और समाज दोनोंके लिए हितकर होते हैं। 

मनुष्य जब लोभ-लालचमें फेस जाता है, वासनाके विषसे मूच्छित हो 
जाता है और अपने जीवनके महत्त्वको भूल जाता है, उस जीवनकी पवित्रता- 
का स्मरण नहीं रहता, तब उसका विवेक समाप्त हो जता है ओर वह यह 
सोच नहीं पाता कि उसका जन्म संसारसे कुछ लेनेके लिए नहीं हुआ है बल्कि 
कुछ देनेके लिए हुआ है। जो कुछ प्राप्त हुआ है, वह अधिकार है और जो 
समाजके प्रति अपित किया जाता है वह कर्त्तव्य है। मनुष्यकी इस प्रकारकी 
मनोवृत्ति ही उसके मनको विशाल एवं विराट बनाती है। जिसके मनमें ऐसी 
उदारभावना रहती है वहो अपने कर्तव्य-सम्पादन द्वारा परिवार और समाज- 
को सुखी, समृद्ध बनाता है। अहंकार, क्रोध, लोभ और मायाका विष 
सत्याचरण द्वारा दूर होता है। जिसका जीवन सत्याचरणमें घुलमिल गया 
है, वही निशछल और सच्चे व्यवहा रद्वारा क्षुद्रताओंको दूर करता है | 


सहजभावसे अपने कर्क््व्यकों निभानेवाला व्यक्ति केबल अपने आपको 
देखता है । उसकी दृष्टि दूसरो की ओर नहीं जाती। वह अपनी निनदा और 
स्तुतिकी परवाह नहीं करता, पर भद्गता, सरलता और एकरूपत्ताको छोड़ता 
भी नहीं । वास्तवमें यदि मनुष्य अपने व्यवहा रको उदार और परिष्कृत बना 
ले, तो उसे संघर्ष और तनावोंसे टकराना न पड़े । जीवनमें संघबं, तनाव और 
कुण्ठाए' असत्याचरणके कारण ही उत्पन्न होती हैं । 
प्रगतिके प्रति सम्मान 

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके अनुसार प्रत्येक वस्तुमें निरन्तर परिवत्तन 
होता है। परिवर्तन प्रगतिरूप भी सम्भव है और अप्रगतिरूप भी। जिस 
व्यक्तिके विचारोंमें उदारता और व्यवहारमें सत्यनिष्ठा समाहित है, वह 
सामाजिक, आथिक और राजनीतिक कर्ततव्योंका हृदयसे पालन करता है । 
संकटके समय व्यक्तिको किस प्रकारका आचरण करना चाहिए और परिस्थिति 
एवं वातावरण द्वारा प्रादुभू त प्रगतियोंको किस रूपमें ग्रहण करना चाहिए, 
यह भी कर्च्व्यमारगंके अन्तर्गत है। 


एकाकी मनुष्यकी धारणा निसन्देह कल्पनामात्र है। अत्त: कत्तंव्योंका 
महत्त्व नैतिक ओर सामाजिक दृष्टिसे कदापि कम नहीं है। कर्तंव्योंका संबंध 
अधिका रोंके समान सामाजिक विकाससे भी है। कत्तंव्योंकी विशेषता जीवनके 
दो मुख्य अंगोंसे सम्बद्ध है-- 


तोथंकर महावीर और उनकी देशना : ५६५ 


१, जीवनका आर्थिक अंग | 
२. जोवनका सामाजिक अंग । 


आधिक दृष्टिसे मनुष्यके सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार और करत्तंव्यविशेष 
महत्त्वपूर्ण हैँ और सामाजिक दृष्टिसे मनुष्यके परिवार तथा समाज-सम्बन्धी 
अधिकार और कर्त्तव्य भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। अधिकारों तथा कर्त्तव्योंका 
आशिक दृष्टिसे संतुलित रूपमें प्रयोग अपेक्षित है। पुरुषार्थोंके क्रममें भर्थ- 
पुरुषाथंकोी इसीलिए द्वितीय स्थान प्राप्त है कि इसके बिना धर्माचरण एवं 
कामपुरुषार्थथा सेवन सम्भव नहीं है। आज आर्थिक प्रग तिके अनेक साधन 
विकसित हैं पर कर्त्तव्यपरायण व्यक्तिको अपनी नैतिकता बनाये रखना 
आवश्यक है । जीवनकी आवश्यकत्ताओंके वृद्धिगत होने और आधिक 
समस्याओंके जटिल होने पर भी उत्पादन, वित्तरण और उपयोग सम्बन्धी 
नैतिक नियम जीवनको मर्यादित रखते हैं। सुरक्षा और आत्मानुभूति ये दोनों 
ही नैतिक जीवनके लिए अपेक्षित हें । श्रम-सिद्धान्त भी प्रगतिके नियर्मोको 
अनुशासित करता है। अत: सम्पत्तिके प्रति दो मुख्य कत्तंव्य हैं--१. सम्पत्ति 
प्राष्ट केरनेके लिए कम करना और २. उपरूब्ध सम्पत्तिका सदुपयोग करना । 
जो व्यक्ति किसी भी प्रकारका कर्म नहीं करता, उसका कोई अधिकार नहीं 
कि वह निष्क्रिय होते हुए भी सामाजिक सम्पत्तिका भोग करे । इस कर्ततव्यके 
आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यके 
लिए श्रम करना अत्यावष््यक है। श्रम करनेसे ही श्रमणत्वकी प्राप्ति होती है 
और इसो श्रम द्वारा आश्रमधमंका निर्वाह होता है। जो व्यक्ति अन्यके श्रम 
पर जीवित रहता है और स्वयं श्रम नहीं करता ऐसे व्यक्तिको समाजसे कुछ 
लेनेका अधिकार नहों। जो कर्त्तव्यपरायण है वही समाजसे अपना उचित 
अंश प्राप्त करनेका अधिकारी है। 


विवेक, साहस, संयम और न्याय ये ऐसे गुण हैं जो सामाजिक कल्याणकी 
ओर व्यक्तिको प्रेरित करते हैं । इन गुणोंके अपनानेसे परिवार और समाजकी 
विषमता दूर होकर प्रगति होतो है तथा समानत्ताका तत्त्व प्रादुभ'त होता 
है । समाजक गतिशोलू होने पर साहस, संयम और विवेकका आचरण करते 
: हुए कर्त्तव्यकर्मों का निर्वाह अपेक्षित होता है। ज्यो-ज्यो' समाजिक विकास 
होता है, अधिकारों ओर कर्त्तव्योंका स्वरूप स्वतः ही परिवर्तित होता चला 
जाता है। इसो कारण प्रत्येक समाजमें व्यवस्था, विधान और अनुशासनकी 
आवश्यकता रहत्ती है। यदि अधिकार और कर्त्तव्योंमें संतुलन स्थापित हो 
जाय, तो समाजमें अनुशासन उत्पन्न होते विलम्ब न हो । 


५६६ : तीथंकर महाबीर और उनको आचार्य-परम्परा 


सहिष्णुता का ा ही 

पारिवारिक दायित्वोंके निर्वाहके लिए सहिष्णुता अत्योवश्यक है। परिवार- 
में रहकर व्यक्ति सहिष्णु न बने और छोटी-सो छोटी बातके लिए उत्तावरा 
हो जाय, तो परिवारमें सुख-शान्ति नहीं रह सकती । सहिष्णु व्यक्ति शान्त- 
भावसे परिवारके अन्य सदस्योंकी बातों और व्यवहारोंकोी सहन कर लेता है, 
जिसके फलस्वरूप परिवारमें शान्ति और सुख सबंदा प्रतिष्ठित रहता है। 
अभ्युदय और निःश्रेयसकी प्राप्ति सहनशीलता द्वारा ही सम्भव है | जो परिवार- 
में सभी प्रकारकी समृद्धिका इच्छुक है तथा इस समृद्धिके द्वारा लोकव्यवहा रको 
सफलडरपमें संचालित करना चाहता है ऐसा व्यक्ति समाज और परिवारका 
हित नहीं कर सकता है | विकारी मन शरीर और इन्द्रियोंपर अधिकार प्राप्त 
करनेके स्थान पर उनके वश होकर काम करता है, जिससे सहिष्णुत्ताकी शक्ति 
घटतो है। जिसने आत्मालोचन आरम्भ कर दिया है और जो स्वयं अपनी 
बुराईयोंका अवलोकन करता है वह समाजमें शान्तिस्थापनका प्रयास करता 
है । सहिष्णुताका अथ॑ कृत्रिम भावुकता नहीं और न अन्याय और भअत्याचा रोंको 
प्रश्रय देना हो है। किन्तु अपनो आत्मिक शक्तिका इतना विकास करता-है, 
जिससे व्यक्ति, समाज और परिवार निष्पक्ष जीवन व्यतीत कर सके । पूर्वाग्रहके 
कारण असहिष्णुता उत्पन्न होतो है, जिससे सत्यका निर्णय नहीं होता । जो शान्त- 
चित्त है, जिसकी वासनाएँ संयमित्त हो गई हैं और जिसमें निष्पक्षता जागृत हो 
गई है वही व्यक्ति सहिष्णु या सहनशील हो सकता है। सहनशील या सहिष्णु 
होनेके लिए निम्नलिखित गुण अपेक्षित हैं-- 

१. दृढता । 

२. आत्मनिभंता । 

३. निष्पक्षता | 

४. विवेकशीलत्ता । 

५. कत्तंब्यकमंके प्रति निष्ठा । 
अनुशासन 

मानवताके भव्य भवनका निर्माण अनुशासनद्वारा ही सम्पन्न किया जा 
सकत्ता है। वास्तवमें जहाँ अनुशासन है, वहीं अहिसा है। और जहाँ अनुशासन- 
हीनता है वहीं हिसा है। पारिवारिक और सामाजिक जीवनका विनाश हिंसा 
द्वारा होता है। यदि धर्म मनुष्यके हृदयकी क्ररताको दूर कर दे और अहिंसा ._ 
द्वारा उसका अन्त:करण निर्मछ हो जाय त्तो जोवनमें सहिष्णुताकी साधना 
सरल हो जातो है। वास्तवमें अनुशासित जोवन ही समाजके लिए उपयोगी . 


वीर्थकर महावीर और उनकी देशना : ५६७ 


है। जिस समाजमें अनुशासनकां अभांव रहता है वह समाज कभी भी विकसित 
नहीं हो पाता । अनुशासित परिवार ही समाजको गतिशील बनाता है, प्रोत्सा- 
हित करता है और आदश्शंकी प्रतिष्ठा करता है। संघर्षोका मूलकारण उच्छ - 
खलता या उदण्डता है । जबतक जीवनमें उदण्डता आदि दुगुण समाविष्ट रहेंगे, 
तबतक सुगठित समाजका निर्माण सम्भव नहीं है। समाज और परिवारकी 
प्रमुख समस्याओंका समाधान भी अनुशासन द्वारा ही सम्भव है। शासन और 
शासित सभीका व्यवहार उन्मुक्त या उच्छुल्ललित हो रहा है। भतः बतिचारी 
और अनियन्त्रित प्रवृत्तियोंको अनुशासित्त करना आवश्यक है। 
अनुंशासनका सामान्य अथे है कतिपय नियमों, सिद्धान्तों आदिका परिपालन 
करना और किसी भी स्थितिमें उसका उलंघन न करना | संक्षेपमें वह विधान, 
जो व्यक्ति, परिवार और श्षमाजके द्वारा पूर्णतः आ्चारत होता है, अनुशासन 
कहा जाता है। जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें सुव्यवस्थाकी अनिद्ययं आवश्यकताको 
कोई भी अस्वोकार नहों कर सकता | इसके बिता मानव-समाज बिलकुल 
विघटित हो जायगा और उसको कोई भी व्यवस्था नहीं बन सकेगी । जो व्यक्ति 
स्वेच्छासे अनुशासनका निर्वाह करता है, वह परिवार और समाजके लिए एक 
आदर्श उपस्थित करता है। जीवनके विशाल भवनको नीव अनुशासनपर हो 
अवलुम्बित है । 
पारस्परिक द्वेषभाव, गुटबन्दी, वर्ग मेद, जातिभेद आदि अनुशासनहीनत्ताको 
बढ़ावा देते हैं और सामाजिक संगठनको शिथिल बनाते हैं | अतएव सहज और 
स्वाभाविक कत्तंव्यके अन्तगंगत असुशासनको प्रमुख स्थान प्राप्त है। अनुशासन 
जांबनको कलापूर्ण, शान्त और गतिशील बनाता है। इसके द्वारा परिवार और 
समाजको अव्यवस्थाएं' दूर होती हैं । 
पारिवारिक चेतनाका सम्यक्‌ विकास, अहिंसा, करुणा, समर्पण, सेवा, 
प्रेम, सहिष्णुता आदिके द्वारा होता है । मनुष्य जन्म लेते ही पारिवारिक एवं 
सामाजिक कतंव्य एवं उत्तरदायित्वसे बंध जाता है। प्राणामात्र एक दूध्तरेसे 
उपकृत होता है। उसका आधार और आश्रय प्राप्त करता है। जब हम किसो- 
का उपकार स्वीकार करते हैं, तो उसे चुकानेका दायित्व भी हमारे ही ऊपर 
' रहता है। यह आदात-प्रदानकी सहजबुत्ति ही मनुष्यकी पारिवारिकता और 
सामाजिकताका मूलकेन्द्र है। उसके समस्त कत्तंब्यों एव धर्माचरणोंका आधार 
है। राग और मोह आत्माके लिए त्याज्य हैं, पर परिवार और समाज संचालन- 
के लिए इनकी उपयोगिता है । जीवन सर्वथा पलछायनवादी नहीं है। जो कम॑ठ 
बनकर क्लावकाचा रका अनुष्ठान करना चाहता है उसे अहिंसा, सत्य, करुणा 


५६८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-प्रम्परा 


सैवा समपंण आदिके द्वारा परिवार और समाजको दृढ़ करना चाहिए। बंह' 
दृढीकरणकी क्रिया ही दायित्वों या कर््तंव्योंकी श्रुद्धु्ा है । 


सम्राजगठनकी आधारभूत भावनाएँ 


समाज-गठनके लिए कुछ मौलिक सुत्र हैं, जिन सूत्रोंके आधारपर समाज 
एकरूपमें बंधता है। कुछ ऐसे सामान्य नियम या सिद्धान्त हैं, जो सामाजिकता- 
का सहजमें विकास करते हैं। संवेदनशोल मानव समाजके बीच रहकर 
इन नियमोंके आधारपर अपने जीवनको सुन्दर, सरल, नम्र और उत्तरदायी 
बनाता है। मानव-जीवनका सर्वांगीण विकास अपेक्षित है । एकांगरूपसे किया 
गया विकास जीवनको सुन्दर, शिव और सत्य नहीं बनाता है। कमंके साथ 
मनका सुन्दर होना और मनके साथ वाणीका मधुर होना विकासको सीढ़ो है। 
जीवनमें घर्मं और सत्य ऐसे तत्त्व हैं, जो उसे शाश्वतरूप प्रदान करते हैं । 
समाज-संगठनके लिए निम्नलिखित चार भावनाएँ आवश्यक है:-- 


१. मेत्री भावना । 

२. प्रमोद भावना । 

३. कारुण्य भावना | 
४. माध्यस्थ्य भावना । 


मेत्री भावना मनकी वृत्तियोंको अत्यधिक उदात्त बनाती है। यह प्रत्येक 
प्राणीके साथ मित्रताकी कल्पना ही नहीं, अपितु सच्ची अनुभूतिके साथ एकात्म- 
भाव या तादात्मभाव समाजके साथ उत्पन्न करती है। मनुष्यका हृदय जब 
मेत्रीभावनासे सुसंस्क्ृत हो जाता है, तो अहिसा और सत्यके बोरुध स्वयं 
उत्पन्न हो जाते हैं । और आत्माका विस्ता रहो नेसे समाज स्व॒गंका तन्दन-कानन 
बन जाता है। जिस प्रकार मित्रके घरमें हम और मित्र हमारे घरमें निर्भय और 
निःकोच स्नेह एवं सद्भावपूर्ण व्यवहार कर सवाता है उसी प्रकार यह समस्त 
विश्व भी हमें मित्रके घरके रूपमें दिखलाई पड़ता है। कहीं भय, संकीच एवं 
आतंककी वृत्ति नहीं रहतो । कितनी सुखद और उदात्त भावना है यह मेत्री- 
की । व्यक्ति, परिवार और समाज तथा राष्ट्रको सुगठित करनेका एकमात्र 
साधन यह मंत्री-भावना है । 

इस भावनाके विकसित होते ही पारस्परिक सौहाद, विश्वास, प्रेम, श्रद्धा 
एवं निष्ठाकी उत्पत्ति हो जाती है। चोरी, घोखाधड़ी लूट-खसोट, भादि सभी 
विभीषिकाए समाप्त हो जाती हैं। विश्वके सभी प्राणियोंके प्रति मित्रत्ताका 
भाव जागृत हो जाय तो परिवार और समाजगठनमें किसी भी प्रका रका दुराव- 


तीौथंकर महावीर और उनको देशना : ५६९ 


छिपाव नहीं रह सकता है। बस्तुतः मेत्री-भावना समाजकी परिधिकों विकसित 
करतो है, जिससे आत्मामें समभाव उत्पन्न होता है । 
प्रमोद-भावना 

गृणीजनोंको देखकर अन्तःकरणका उल्लसित होना प्रमोद-भावना है। 
किसीकी अच्छी बातको देखकर उसकी विशेषता और गुणोंका अनुभव कर हमारे 
मनमें एक अज्ञात लऊकक और हर्षानुभूति उत्पन्न होती है। यही आनन्दकी 
लहर परिवार और समाजको एकताके सूत्रमें आबद्ध करती है। प्राय: देखा 
जाता है कि मनुष्य अपनेसे आगे बढ़े हुए व्यक्तिको देखकर ईएया करता है और 
इस ईर्ष्यासे प्रेरित होकर उसे गिरानेका भी प्रयत्न करता है। जब तक इस 
प्रवत्तिका नाश न हो जाय, तबतक अहिंसा और सत्य टिक नहीं पाते । प्रमोद- 
भावना परिवार और समाजमें एकता उत्पन्न करती है। ईर्ष्या और विद्वंष 
पर इसी भावनाके द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है। ईर््याकी अग्नि इतना 
विकराछ रूप धारण कर लेती है कि मनुष्य अपने भाई ओर पुत्रके भी उत्करं- 
को फूटी आँखों नहीं देख पाता । यही ईर्ष्याकी परिणति एबं प्रवृत्ति ही परिवार 
और समाजमें खाई उत्पन्त करती है। समाज और परिवा रको छिल्त-भिन्‍्नत्ता 
ईर्ष्या, घृर्णा और इषके कारण ही होती है। प्रतिस्पर्धावश समाज विनाशके 
कगारकी ओर बढ़ता है। अतः 'प्रमोद-भावना'का अभ्यास कर गुणोंके पारखी 
बनना और सही मूल्यांकन करना समाजगठनका सिद्धान्त है। जो स्वयं आदर- 
सम्मान प्राप्त करना चाहता है, उसे पहले अन्य व्यक्तियोंका आदर-सम्मान करना 
चाहिए। अपने गुणोंके साथ अन्य व्यक्तियोंके गुणोंकी भी प्रशंसा करनी 
चाहिए। यह प्रमोदकी भावना मनमें प्रसन्नता, निर्भयत्ता एवं आनन्दका संचार 
करतो है और समाज तथा परिवारको आत्मनिभेर, स्वस्थ और सुगठित 
बनाती है । 


करुणा-भावना 
करुणा मनकी कोमल वृत्ति है, दुःखी और पीड़ित प्राणीके प्रति सहज अनु- 
कम्पा ओर मानवीय संवेदना जाग उठती है दुःखीके दुःखनिवा रणार्थ हाथ बढ़ते 
. हैं और यथाशक्ति उसके दुःखका निराकरण किया जाता है। 
करुणा मनुष्यकी सामाजिकताका मूलाधार है। इसके सेवा, अहिसा, दया, 
सहयोग, विनम्नता आदि सहस्रों रूप संभव हैं। परिवार और समाजका 
आलम्बन यह करुणा-भावना ही है । 
मात्राके तारतम्यके कारण करुणाके प्रमुख त्तीन भेद हैं--१. महाकरुणा, 
२. अतिकरुणा और, ३. लघुकरुणा। महाकरुणा निःस्वा्थंभावसे प्रेरित 


५७० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


होती है और इस करुणाका घारी प्राणिमात्रके कष्टननिवारणके लिए प्रयांस 
करता है। इस श्रेणीकी करुणा किसी नेता या महान्‌ व्यक्तिमें हो रहती है। 
इस कश्णा द्वारा समस्त मानव-समाजको एकताके सूत्रमें आबद्ध किया जाता 
है और समाजके समस्त सदस्योंको सुखी बनानेका प्रयास किया जाता है। 

अतिकरुणा भी जितेन्द्रिय, संयमी और निःस्वार्थ व्यक्तिमें पायी जाती है । 
इस करुणाका उद्देश्य भी प्राणियोंमें पारस्परिक सौहाद उत्पन्न करना है। 
दूसरेके प्रत्ति कैसा व्यवहा र करना और किस वात्तावरणमें करना हितप्रद हो सकता 
है, इसका विवेक भो महाकरुणा और अतिकरुणा द्वारा होता है। प्रतिशोध, 
संकीर्णता और स्वार्थमूलकता आदि भावनाएँ इसी करुणाके फलस्वरूप समाज- 
से निष्कासित होती हैं। वास्तवमें करुणा ऐसा कोमल तन्‍्तु है, जो समाजको 
एकत्तामें आबद्ध करता है। 


लघुकरुणाका क्षेत्र परिवार या किसी आधारविशेषपर गठित संघ तक 
ही सीमित है। अपने परिवारके सदस्योंके कष्टनिवारणार्थ चेष्टा करना मौर 
करुणावृत्तिसे प्रंरित होकर उनको सहायता प्रदान करना लघुकरुष्प्का 
क्षेत्र है । 

मनुष्यमें अध्यात्म-चेत्तनाकी प्रमुखत्ता है, अत: वह शाइवत्त आत्मा एवं 
अपरिवर्तनीय यथार्थंतराका स्वरूप सत्य-अहिसासे सम्बद्ध है। कलह, विषयभोग, 
घृणा, स्वार्थ, संचयशोलवृत्ति आदिका त्याग भी करुणा-भावना द्वारा संभव है। 
अत्तएव संक्षेपमें करुणा-भावना समाज-गठनका ऐसा सिद्धान्त है जो अव्याप्ति 
और अतिव्याप्ति दोषोंसे रहित होकर समाजको स्वस्थ रूप प्रदान करता है। 


साध्यस्ण्य-भावना 

जिनसे विचारोंका मेल नहीं बेठता अथवा जो सर्वथा संस्का रहीन हैं, किसी 
भी सद्वस्तुको ग्रहण करनेके योग्य नहीं हैं, जो कुमागंपर चले जा रहे हैं तथा 
जिनके सुधारने ओर सही रास्ते पर छानेके सभी यत्न निष्फल सिद्ध हो गये हैं, 
उनके प्रति उपेक्षाभाव रखना माध्यस्थ्य-भावना है । 

मनुष्यमें असहिष्णुताका भाव पाया जाता है। वह अपने विरोधी और विरोध 
को सह नहीं पात्ता । मतभेदक साथ मनोभेद होते विलम्ब नहीं लगता। अतः 
इस भावना द्वारा मनोभेदको उत्पन्न न होने देना समाज-गठनकें लिए आवश्यक 
है। इन चारों भावनाओंका अभ्यास करनेसे आध्यात्मिक गुणोंका विकास तो 
होता ही है, साथ ही परिवार और समाज भी सुगठित होते हैं । 

माध्यस्थ्य-भावनाका लक्ष्य है कि असफलत्ताकी स्थितिमें मनुष्यके उत्साहको 


तीथीकर महावीर और उनकी देशना : ५७१ 


भंग न होने देना तथा बड़ो-से-बड़ो विपत्तिके आनेपर भी समाजको सुदृढ़ बनाये 
रखनेका प्रयास करना | 


जिजीविषधा जीवका स्वभाव है ओर प्रत्येक प्राणी इस स्वभावकोीं साधना 
कर रहा है। अतएव माध्यस्थ्य-मावनाका अवरूम्बन छेकर विपरीत आचरण 
करनेवालोंके प्रति भी ह ष, घृणा या ईर्ष्या न कर तटस्थवृत्ति रखना आव- 
इयक है | 

संक्षेपमें समाज-गठनका मूलाधार अहिसात्मक उक्त चार भावनाएं हैं। 
समाजके समस्त नियम और विधान अहिंसाके आलोकमें मनुष्यहित्तके लिए 
निर्मित होते हैं । मानवके दुःख और देन्य भौतिकवाद द्वारा समाप्त न होकर 
अध्यात्मद्वारा ही नष्ट होते हैं। समाजक मुल्य, विश्वास और मान्यताए' 
अहिसाके बरातल पर हा प्रतिष्ठित होती हैं। मानव-समाजकी समृद्धि पारस्परिक 
विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, जोवनसविधाओोंकों समता, पिश्ववन्वुत्व, मंत्री, करुणा 
और माध्यस्थ्य-भावना पर ही आधृत है।अत्तएव समाजके घटक परिवार,,संघ, 
समाज, योष्ठी, सभा, परिषद्‌ आदिको सुदृढ़ ता नेतिक मूल्यों आर भादशों पर 
प्रतिष्ठित है । 
समाजधम : पृष्ठभूमि 


- मानव-समाजको भौतिकवाद और नास्तिकवादने पथश्रष्ट किया है | इन 
दोनोंने मानवताके सच्चे आदर्शोंसे च्युत करके मानवकों पशु बना दिया हैं । 
जबतक समाजका प्रत्येक सदस्य यह नहीं समझ लेता कि मनुष्मात्रकी समस्या 
उसको समस्या है, त्तबतक समाजमें परस्पर सहानुभूति एवं सडड्भावना उत्पन्न 
नहीं हो सकती है। जातोय अहंकार, धमं, धन, वर्ग, शवित, घृणा और राष्ट्रके 
कृत्रिम बन्धनोंने मानव-समाजके बीच खाई उत्पन्न कर दी है, जिसका आत्म- 
विकासके विना भरना सम्भव नहीं । यत्तः मानव-समाज और सभ्यताका भविष्य 
आततनज्ञान, स्वतन्त्रता, न्याय और प्रेमको उन गहरी विश्वभावनाओंके साथ 
बंधा हुआ है, जो आज भोतिकता, हिंसा, झोषण प्रभृतिसे भाराक्रान्त है । 

इसमें सनन्‍्देह नहीं कि समाजकी संकीर्णताए, धर्मके नामपर की जानेबाली 
हिसा, वर्गभेदके सामपर भेद-भाव, ऊंच-मीचता आदिसे वर्तमान समाज त्रस्त 
है । अतः मानवताका जागरण उसी स्थितिमें सम्भव है, जब ज्ञान-विज्ञान, अर्थ, 
काम, राजनोति-विधान एवं समाज-जीवनका समन्वय नैतिकताके साथ स्थापित 
हो तथा प्राणिमात्रके साथ अहिसात्मक व्यवहार किया जाय। पशु-पक्षी भी 
मानवके समान विश्वके लिए उपयोगी एवं उसके सदस्य हैं। अत्त: उनके साथ 


५७२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचारय॑-परम्परा 


भी प्रेमपूर्ण व्यवहार होना आवश्यक है। विशाल ऐंह्वरयं और महान वेभंव, 
प्राप्त करके भी प्रेम ओर आत्मनियन्त्रणके विना शान्ति सम्भव नहीं । जबतक 
समाजके प्रत्येक सदस्यका मैतिक और आध्यात्मिक विकास नहों हुंआ है, तब- 
तक वह भौतिकवादके मायाजालसे मुक्त नहीं हो सकता । व्यक्ति और समाज 
अपनो दुष्टिको अधिका रकी ओरसे हटाकर कत्त॑व्यकी ओर जबतक नहीं लायेगा, 
तबतक स्वार्थबृद्धि दूर नहीं हो सकती है। 

वस्तुत: समाजका प्रत्येक सदस्य नैतिकतासे अनेतिकता, अहिसासे हिसा, 
प्रेमसे घृणा, क्षमासे क्रोध, उत्सगंसे संघर्ष एवं मानवतासे पशुत्तापर विजय प्राप्त 
कर सकता है। दासता, बच रता और हिसासे मुक्ति प्राप्त करनेके लिए अहिसक 
साधनोंका होना अनिवार्य है। यततः अहिसक साधनों द्वारा हो अहिसामय शांति 
प्राप्त की जा सकती है| बिना किसी भेद-भावक संसारके समस्त प्राणियोंके 
कष्टोंका अन्त अहिसक आचरण और उदा रभावना द्वारा ही सम्भव है। भौतिक 
उत्कष॑की सवंथा अवहेलना नहीं को जा सकती, पर इसे मानव-जीवनका अन्तिम 
लक्ष्य मानना भूल है। भौतिक उत्कर्ष समाजके लिए वहीं तक अभिष्नेत है, 
जहाँतक स्वंसाधारणके त्ैत्तिक उत्कष॑में बाधक नहीं है। ऐसे भौत्तिक उत्कंष॑से 
कोई लाभ नहीं, जिससे नेतिकताको ठेस पहुंचती हो । 

समाज-बमंका मूल यही है कि अन्यकी गलती देखनेके पहले अपना निरोक्षण 
करो, ऐसा करनेसे अन्यकी भूल दिखलायी नहीं पड़ेगी और एक महान्‌ संघर्षसे 
सहज ही मुक्ति मिल जायगी | विश्वप्रेमका प्रचार भी आत्मनिरीक्षणसे हो 
सकता है। विश्पप्रेंमके पवित्र सूत्रमें बंध जानेपर सम्प्रदाय, वर्ग, जाति, देश 
एवं समाजकी परस्पर घुणा भी समाप्त हो जाती है और सभी मिन्रतापूर्ण 
व्यवहार करने लगते हैं । हमारा प्रेमका यह व्यवहार केवल मानव-समाजके 
साथ ही नहीं रहना चाहिए, किन्तु पशु, पक्षी, कीडे और मकोड़ेके साथ भी 
होना चाहिए। ये पतु-पक्षी भी हमारे ही समान जनदार हैं और ये भी अपने 
साथ किये जानेवाले सहानुभत्ति, प्रेम, क्ररता और कठोरताके व्यवहारको 
समझते हैं । जो इनसे प्रेम करता है, उसके सामने ये अपनी भयंकरता भूल 
जाते हैं और उसके चरणोंमें नतमस्तक हो जाते हैं; पर जो इनके साथ कठोरत्ता, 
क्ररता और निर्देयताका व्यवहार करता है; उसे देखते ही ये भाग जाते हैं 
अथवा अपनेको छिपा लेते हैं। अतः समाजमें मनुष्यके ही समान अन्य प्राणियों- 


को भी जानदार समझकर उनके साथ भी सहानुभूति और प्रेमका व्यवहार 
करना आवदयक है। 


समाजको विक्ृत या रोगो बनानेवाले तत्त्व हैं--(१) शोषण, (२) अन्याय, 
(३) अत्याचार, (४) पराधीनता, (५) स्वा्ंलोलुपता, (६) अविश्वास और, 


तीर्थंकर भहावीर और उनकी देदाना : ५७३ 


(७) अहंकार । इन विनाशकारी त्तत््वोंका आचरण करनेसे समाजका कल्याण 
या उन्नति नहीं हो सकती है। समाज भी एक शरीर है और इस शरीरकी 
पूर्णता सभी सदस्योंके समूह द्वारा निष्पन्त है। यदि एक भी सदस्य माया, 
घोखा, छल-प्रपंच और क्ररताका आचरण करेगा, तो समाजका समस्त शरीर 
रोगी बन जायगा और शनेः: शने: संगठन शिथल होने लगेगा । अत: हिसा, 
आक्रमण और अहंकारकी नीतिका त्याग आवदयक है | जिस समाजमें नागरि- 
कता और लोकहितकी भावना पर्याप्तरूपमें पायी जाती है वह समाज शान्ति 
और सुखका उपभोग करता है। 


सहानुभूति 

समाज-धर्मोकी सामान्य रूपरेखा में सहानुभूतिकी गणना को जाती है । इसके 
अभावसे अहंकार उत्पन्न होता है। वास्तविक सहानुभूति प्रेमके रूपमें प्रकट 
होती है | अहंकारके मूलमें अज्ञान है । अहंकार उन्हीं लोगोंके हृदयमें पनपता 
है, जो यह सोचते हैं कि उनका अस्तित्व अन्य व्यक्तियोंसे पृथक है तथा उनके 
उदय और हित भी दूसरे सामाजिक सदस्योंसे भिन्न हैं और उनकी विचार- 
घारा तथा विचारधाराजन्य कार्यव्यवहार भी सही हैं। अतः वे समाजमें सर्वो- 
परि हैं, उनका अस्तित्व और महत्त्व अन्य सदस्योंसे श्रेष्ठ है। 

सहानुभूति मनुष्यों पृथक्‌ और आत्मकेन्द्रित जीवनसे ऊंचा उठाती है 
और बन्‍्य सदस्योंके हृदयमें उसके लिए स्थान बनाती है, त्तभी बह दूसरोंके 
विचारों और अनुभूतियोंमें सम्मिलित होता है| किसी दुखी प्राणीके कष्टके संबंध- 
में पूछ-ताछ करना एक प्रकारका मात्र शिष्टाचार है। पर दुःखीके दुःखको देखकर 
द्रवित होना और सहायताके लिए तत्पर होना ही सच्चे सहानुभतिपूर्ण मनका 
परिचायक है। सच्ची सहानुभूतिका अहंकार और आत्मइलाघाके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने परोपकारसम्बन्धी कार्योका गुणानु- 
वाद चाहता है और प्रतिदानमें दुव्यंबहार मिलनेपर शिकायत करता है तो 
समझ लेना चाहिए कि उसने बह परोपकार नहीं किया है। विनीत, आत्म- 
निग्रही और सेवाभावी में ही सच्ची सहानुभूति रहत्ती है। 

_ यथाथंत्त: सहानुभूति दूसरे व्यक्तियोंके प्रयासों और दु:खोंके साथ एकलयत्ता- 
के भावकी अनुभूति है। इससे मानवके व्यक्तित्वमें पूणंताका भाव आता है। 
इसी गृणके द्वारा सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति अपनी निजतामें अनेक आत्माओंका 
प्रतोक बन जाता है। वह समाजको अन्यसदस्योंकी दृष्टिसे देखता है, अन्यके 
कानोंसे सुनता है, अन्यके मनसे सोचत्ता है और अन्य लोगोंके हृदयके द्वारा ही 
अनुभूति प्राप्त करता है। अपनी इसी विशेषताके कारण वह अपनेसे भिन्‍न 


५७४ : तीर्घकर महावीर और उनकी आधचार्य-परम्परा 


व्यक्तियोँके मनो भावोंको समझ सकता है। अतः इसप्रका रके व्यक्तिका जीवन रा 
पमाजके लिए होता है। वह समाजकी नींद सोत्ता है और समाजकी ही नींद 
जागता है। हे 


सहानुभूति ऐसा सामाजिक धमं है, जिसके द्वारा प्रत्येक सदस्य अन्य सामा- 
जिक सदस्योंके हृदयतक पहुँचता है और समस्त समाजके सदस्योंके साथ 
एकात्मभाव उत्पन्न हो जाता है। एक सदस्यको होनेवाली पीड़ा, वेदना अन्य 
सदस्यपोंकी भी बन जातो हैं और सुख-दुःखमें साधारणीकरण हो जाता है। 
भावात्मक सत्ताका प्रसार हो जाता है और अशेष समाजके साथ उसका 
रामात्मक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। 


सहानुभूति एकात्मकारी तत्त्व है, इसके अपनानेसे कभी दूसरोंकी भत्संना 
नहीं की जात्ती और सहवर्ती जनसमुदायके प्रति सहृदयताका व्यवहार सम्पादित 
किया जाता है। इसकी परिपक्वावस्थाको वही व्यज्ञित प्राप्त कर सकता है, जिसने 
जीवनमें सम्पूर्ण हादिकतासे प्रेम किया हो, पीड़ा सही हो और दुःखोंके गम्भीर 
सागरका अवगाहन किया हो । जीवनकी आत्यल्तिक अनुभूतियोंके संसग्गंसे-हो 
उस भावकी निष्पत्ति होती है, जिससे मनुष्यके मनसे अहंकार, विचारहोनता, 
स्वाथंपरता एवं पारस्परिक अविश्वासका उन्मूलन हो जाय। जिस व्यक्तिने 
किसो-न-किसी रूपमें दुःख और पीड़ा नहीं सही है, सहानुभूति उसके हृदयमें 
उत्पन्न नहीं हो सकती है। दुःख और पीड़ाके अवसानके बाद एक स्थायी 
दयालुता और प्रशान्तिका हमारे मनमें वास हो जाता है। 


वस्तुतः जो सामाजिक सदस्य अनेक दिशाओं में पीड़ा सहकर परिपक्वताकों 
प्राप्त कर लेता है, वह सन्‍्तोषका केन्द्र बन जाता है और दुःखी एवं भग्नहुदय 
लोगोंके लिए प्रेरणा और संवलका स्रोत बन जाता है। सहानुभूतिकी साव॑- 
भौमिक आत्मभाषाको, मनुष्योंकी तो बात ही क्या, पशु भी नेसर्गिकरूपसे 
समझते और पसंद करते हैं। 


स्वाथथंपरता व्यक्तिको दूसरेके हित्तोंका व्याधात करके अपने हितोंकी रक्षा- 
की प्रेरणा करती है, पर सहानुभूत्ति अपने स्वार्थ और हित्तोंका त्यागकर दूसरोंके 
स्वार्थ और हितोंकी रक्षा करनेकी प्र॑ रणा देती है। फलस्वरूप सहानभूतिको 
समाज-धर्म माना जाता है और स्वार्थपरताको अधमं । सहानुभूतिमें निम्न- 
लिखित विशेषताएँ समाविष्ट हैं:-- 


१. दयालुता--क्षणिक आवेशका त्याग और प्राणियोंके प्रति दया--करुणा- 
बुद्धि दयालुतामें अन्तहित है। अविश्वसनीय आवेशभावना दयालुतामें परि- 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ५७५ 


गणित नहीं है | किसीकी प्रशंसा करना और बादमें उसे गालियाँ देने लगना 
निर्दंयता है। यदि दाता अपने दानका पुरस्कार चाहने लगता है, तो दांव 
तिष्फल है, इसीप्रकार कोई व्यक्ति किसी बाहरी प्र रणासे उदारताका कोई 
कार्य करता है और कुछ समग्रके बाद किसो अप्रिय घटनाक कारण बाहरी 
प्रभावके वशोभूत हो विपरीत आचरण करने लगे, तो इसे भी चरित्रकों दुबंछता 
माना जायगा । सच्ची दयालुता अपरिवतंनोय है और यह बाहरी प्रभावसे 
अभिव्यक्त नहीं को जा सकतो । प्राणियोंके दुःखको देखकर अन्तःक रणका आाद्रें 
हो जाता दयालुता है। यह जीवका स्वभाव है, इससे चरित्रके सौन्दयंकी वृद्धि 
होतो है और सौम्यभावकी उपलब्धि होती है। सामाजिक सम्बन्धोंकी रक्षामें 
दयाका प्रधान स्थान है । 

२. उदारता--हृदयकी विशालताके साथ इसका सम्बन्ध है । जिस व्यक्ति- 
के चरित्रमें औदायं, दया, सहानुभूति आदि गुण पाये जाते हैं, उसका जोवन 
आकर्षण ओर प्रभावयुकत हो जाता है। चरित्रकोी नोचता और भोंड़ापन घृणा- 
स्पद है । उदारतावश ही व्यक्ति अपने सह॒वर्त्ती जनोंके प्रति आध्यात्मिक और 
सामाजिक ऐवय्का अनुभव करते हैं और अपनो उपलब्धियोंका कुछ अंश 
समाजके मंगल हेतु अन्य सदस्योंको भी वितरित कर देते हैं । 

३. भव्रता--इस गृणद्वारा व्यक्ति निष्ठुरता और पाशविक स्वार्थंपरतासे 
दूर रहता है । आत्मानुणासनके अभ्याससे इस गुणकी प्राप्ति होती है। अपनी 
पाशक्कि वासनाओंका दमन और नियन्त्रण करनेसे मनुष्यके हृदयमें भद्रता 
उत्पन्त होती है । जिस व्यक्तिमें इस भावकी निष्पत्ति हो जाथगी, उसके स्व॒रमें 
स्पष्टता, दृढ़ता और व्यामोहहीनता आ जाती है । विपरीत ओर आपत्तिजनक 
परिस्थितियों में वह न उद्विग्न होता है और न किसीसे घृणा ही करता है। 

भद्गतामें आत्मसंयम, सहिष्णुता, विचारशोलता और परोपकारिता भो 
सम्मिलित हैं। इन गणोंके सद्भधावसे समाजका सम्यक्‌ संचालन होता है तथा 
समाजके विवाद, कलह और विसंवाद समाप्त हो जाते हैं । 

४. अन्तदृंष्टि--सहानुभूतिके परिणामस्वरूप समाजके पर्यवेक्षणका क्षमता 
अन्तदृष्टि है। वाद-विवादके द्वारा वस्तुका बाह्य रूप ही ज्ञात हो पाता है, पर 
. सहानुभूति अन्तस्तरू त्तक पहुँच जातो है । नि३छल प्रेम एक ऐसो रहस्यपूर्ण 
एकात्मीयता है, जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरेके निकट पहुँचते हैं और एक 
दूसरेसे सुपरिचित् होते हैं | 

अन्तदुष्रिप्राप्त व्यक्तिक पूर्वाग्रह छूट जाते हैं, पक्षपातकी भावना मनसे 
निकल जातो है ओर समाजफऊं अन्य सदस्योंक साथ सहयोगकी भावना प्रस्फुटित 


५७६ : तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


ही जाती है। प्रतिइ्नन्द्रिता, शत्रुता, तनाव आदि संमाप्त हो जाते हैं और ' 
समाजकं सदस्योंमें सहानुभूतिक कारण विश्वास जागृत हो जाता है। 

संक्षेपमें सहानुभूति ऐसा समाज-धर्म है, जो व्यक्ति और समाज इन दोनोंका 
मंगल करता है | इस धमंके आचरणसे समाज-व्यवस्थामें सुदृढ़ता आती है। अपने 
समस्त दोषोंसे मुक्ति प्राप्तककर मानव-समाज एकताके सूत्रमें बंधता है। 


अहिसाका ही रुूपान्तर सहानुभूति है और अहिसा ही सर्वजीव-समभावका 
आदशं प्रस्तुत करती है, जिससे समाजमें संगठत सुदृढ़ होता है । यदि भावनाओं 
में क्रेधथ, अभिमान, कपट, स्वाथ, राग-द्ेष आदि हैं, तो समाजमें मित्रत्ताका 
आचरण सम्भव नहीं है। वास्तवमें अहिसा प्राणीकी संवेदनशील भावना और. 
वृत्तिका रूप है, जो सर्वजीव-समभावसे निर्मित है। समाज-धमंका समस्त भवन 
इसी सवंजोब-समभावकी कोमछ भावनापर आधारित है। अहिसा या सहान- 
भति ऐसा गण है, जा चराचर जगत्में सम्पूर्ण प्राणियोंके साथ मेत्रोभावकी 
प्रत्तिष्ठा करता है। किसीके प्रति भी वेर और विरोधको भावना नहीं रहती | 
दुःखियोंके प्रति हृदयमें करुणा उत्पन्न हो जाती है। 


जो किसी दसरेके द्वारा आतंकरित हैं, उन्हें भी अहिसक अपने अन्तरकी 
कोमल किन्तु सुदृढ़ भावनाओंकी सम्पत्ति रा अभयदान प्रदान करता है। 
उसके द्वारा संसारके समस्त प्राणियोंके प्रति समत्ता, सुरक्षा, विश्वास एवं सह 
कारिताकी भावना उत्पन्न होती हैं। अन्याय, अत्याचार, शोषण, हंष, 
बलात्कार, ईर्ष्या आदिकों स्थान प्राप्त नहीं रहता। यह स्मरणीय है कि 
हमारे मनके विचार और भावनाओंको तरंगें फेलती हैं, इन तरंगोंमें योग और 
वल रहता है। यदि मनमें हिंसाको भावना प्रबल है, तो हिसक तरंगें समाजके 
अन्य व्यक्तियोंको भी क्रूर, निदंय और स्वार्थी बनायेंगी । अहिसाकी भावना 
रहनेपर समाजके सदस्प्र सरल, सहयोगी और उदार बनते हैँ | अतएवं समाज- 
धर्मको पृष्ठभूमिमें अहिसा या सहानुभूतिका रहना परमावश्यक है। 


सामाजिक नेतिकताका आधार : आस्मनिरोीक्षण 


समाज एवं राष्ट्रकी इकाई व्यक्तिक जीवनको स्वस्थ-- सम्पन्न करनेके लिए 
स्वार्थत्याग एवं वेयक्तिक चारित्रकी निर्मलत्ता अपेक्षित है। आज व्यक्तिमें जो 
असन्तोष और घबड़ाहटकी वृद्धि हो रही है, जिसका कुफल विषमता और 
अपराधोंकी बहुलताके रूपमें है, नेतिक आचरण द्वारा ही दूर किया जा सकता 
है, क्योंकि आचरणका सुधारना हो व्यक्तिका सुधार और आचरणका बिगड़ना 
ही व्यक्तिका बिगाड़ है। 


तोथंकर महावीर और उनकी देशना : ५७७ 
इ्७ 


प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्योको मत, वचन और काय द्वारा सम्पन्न करता 
है तथा अन्य व्यक्तियोंसे अपना सम्पर्क भी इन्हींके द्वारा स्थापित करता है। 
ये लीनों प्रवृत्तियाँ मनुष्यको मनुष्यका मित्र और ये ही सनुष्यकों मनुष्यका शत्रु 
भी बनाती हैं । इन प्रवृत्तियोंके सत्प्रयोगसे व्यक्ति सुख और शान्ति प्राप्त करता 
है तथा समाजके अन्य सदस्योंके लिए सुख-शान्तिका मार्ग प्रस्तुत करता है, 
किन्तु जब इन्हीं प्रवृत्तियोंका दुरुपयोग होने लगता है, तो वेयक्तिक एवं 
सामाजिक दोनों ही जीवनोंमें अशान्ति आ जाती है। व्यक्तिकी स्वार्थभूलक 
प्रवृत्तियाँ विषय-तृष्णाको बढ़ानेवाली होती हैं; मनुष्य उचित-अनुचितका 
विचार किये बिना तुष्णाको शान्त करनेके लिए जो कुछ कर सकता है, करता 
है। अतएव जीवनमें निर्षधात्मक या निवृत्तिमूलक आचारका पालन करना 
आवश्यक है। यद्यपि निवृत्तिमागं आकर्षक और सुकर नहीं है, तो भी जो 
इसका एकबार आस्वादन कर लेता है, उसे शाश्वत और चिरन्तन शान्तिकी 
प्राप्ति होती है। विध्यात्मक चारित्रका सम्बन्ध शुभप्रवृत्तियोंस है और अशुभ- 
प्रवृत्तियोंसे निवृत्तिमूलक भो चारित्र संभव है। जो व्यक्ति समाजको समृद्ध एवं 
पूर्ण सुखी बनाना चाहता है, उसे शुभविधिका ही अनुसरण करना आवश्यक है । 


व्यक्तिके नेतिक विकासके लिए आत्मनिरीक्षणपर जोर दिया जाता है। 
इस प्रवृत्तिके बिना अपने दोषोंकी ओर दृष्टिपातः करनेका अवसर ही नहीं 
मिलता । वस्तुतः व्यक्तिकी अधिकांश क्रियाएँ यन्त्रवत्‌ होतो हैं, इन क्रियाओंमें 
कुछ क्रियाओंका सम्बन्ध शुभक्रे साथ है और कुछका अशुभके साथ । व्यक्ति न 
करने योग्य कार्य भी कर डालता है और न कहने लायक बात्त भी कह देता है 
तथा न निचार योग्य बाचोंको उलझनमें पड़कर अपना और परका अहित भी 
कर बेठता है। पर आत्मनिरीक्षणकी प्रवृत्ति द्वारा अपने दोष तो दूर किये ही 
जा सकते हैं तथा अपने कत्तंत्य और अधिकारोंका यथा्थंत्त: परिज्ञान भी प्राप्त 
किया जा सकता है। 


प्रायः देखा जाता है कि हम दूसरोंकी आलोचना करते हैं और इस आलो- 
चना द्वारा हो अपने कत्तंव्यकी समाप्ति समझ लेते हैं। जिस बुराईके लिए हम 
दूसरोंको कोसते हैं, हममें भी वही बुराई वतंमान है, किन्तु हम उसकी ओर 
: दृष्टिपात भी नहीं करते। अतः समाज-घर्मका आरोहण करनेकी पहली सीढ़ी 
आत्म-निरीक्षण है। इसके द्वारा व्यक्ति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, मान, मात्सयं प्रभूति 
दुगुंणोंसे अपनी रक्षा करता है और समाजको प्रेमके धरातल पर लाकर उसे 
सुखी और शान्त बनाता है। 


आत्मनिरीक्षणके अभावमें व्यक्तिको अपने दोषोंका परिज्ञान नहीं होता 


५७८ ; तीथंकर महावीर और उनकी आधार्य-परम्परा 


शा 


और फलस्वरूप बहू इन दोषोंको समाजमें भी आरोपित करता है, जिससे द 
: समाजमें भेदभाव उत्पन्त हो जाते हैं और शने: शने: समाज विघटित होने 
लगता है| | 


समाजधर्सको पहली सोढ़ी : विचारसमन्वय--उदा रदृष्टि 

“मुण्डे-मुण्डे सतिभिनता” लोकोक्तिके अनुसार विश्वके मानवोंमें विचार- 
भिन्‍तताका रहना स्वाभाविक है, क्योंकि सबकी विचारशेली एक नहीं है । 
विचार-भिन्‍नता ही मतभेद और विद्व घोंकी जननी है। वेयक्तिक और सामा- 
जिक जीवनमें अशान्तिका प्रमुख कारण विचारोंमें भेद होना ही है। विचार- 
भेदके कारण विद्वेष और घृणा भी उत्पन्न होतो है। इस विचार-भिन्‍्तताका 
शमन उदारदृष्टि द्वारा ही किया जा सकता है। उदारदृष्टिका अन्य नाम स्पादु- 
बाद है। यह दृष्टि ही आपसी मतभेद एवं पक्षपातपूर्ण नीतिका उन्मूलन कर 
अनेकतामें एकता, विचारोंमें उदारता एवं सहिष्णुता उत्पन्न करती है। यह 
विचार और कथनको संकुचित, हठ एवं पक्षपात्पूर्ण न बनाकर उदार, निष्पक्न 
और विशाल बनाती है। वास्तवमें विचारोंकी उदारता ही समाजमें शान्ति, 
सुख और प्र मकी स्थापना कर सकती है। 


आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिसे, एक वर्ग दूसरे वर्गसे और एक जाति 
दूसरी जातिसे इसीलिए संघर्ष रत है कि उससे भिल्न व्यक्ति, वर्ग और जातिके 
विचार उनके विचारोंके प्रतिकूल हैं । साम्प्रदायिकता और जातिवादके नशेमें 
मस्त होकर तिम॑म ह॒त्याएं की जा रही हैं और अपनेसे विपरीत विचारवालोंके 
ऊपर असंख्य अत्याचार किये जा रहे हैं । साम्प्रदायिकताके लामपर परपस्परमें 
संघर्ष और क्लेश हो रहे हैं । धमंकी संकीर्णताके कारण सहस्रों मूक व्यक्तियोंको 
तलवारके घाट उतारा जा रहा है। जलते हुए अग्निकुण्डोंमें जीवित पशुओंको 
डालकर स्वर्गका प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा रहा है। इस प्रकार विचार- 
भिन्‍नताका भूत मानवको राक्षस बनाये हुए है। 

उदारताका सिद्धान्त कहता है कि विचार-भिन्‍नता स्वाभाविक है क्योंकि 
प्रत्येक व्यक्तिके विचार अपनी परिस्थिति, समझ एवं आवश्यकताके अनुसार 
बनते हैं । अत्त: विचारोंमें एकत्व होना असम्भव है। प्रत्येक व्यक्तिका ज्ञान 
एवं उसके साधन सीमित हैं। अत्त: एकसमान विचारोंका होना स्वभाव- 
विरुद्ध है । 

अभिप्राय यह है कि वस्तुमें अनेक गुण और पर्याय--अवस्थाएँ हैं। प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी शक्ति एवं योग्यत्ताके अनुसार वस्तुकी अनेक अवस्थाओंमेंसे 


तीर्थंकर महावीर ओर उनकी देशना ; ५७९ 


किसी एक अवस्थाको देखता और विचार करता है। अतः उसका ऐकांगिक 
ज्ञान उसीकी दृष्टि तक सत्य है। अन्य व्यवित उसो वस्तुका अवलोकन दूसरे 
पहलसे करता है। अतः उसका ज्ञान भी किसी दृष्टिसि ठोक है। अपनी-अपनी 
दृश्सि वस्तुका विवेचन, परीक्षण और कथन करनेमें सभीको स्वतन्त्रता हैं; सभी- 
का ज्ञान वस्तुके एक गुण या अवस्थाको जाननेके कारण अशात्मक है, पूर्ण नहीं। 
जैसे एक ही व्यक्ति किसोका पित्ता, किसीका भाई, किसीका पुत्र और किसीका 
भागनेय एक समयमें रह सकता है और उसके श्रातृत्व, पितृत्व, पृत्रत्व एवं 
भागनेयत्वमें कोई बाधा नहीं आत्ती । उसी प्रकार संसारके प्रत्येक पदार्थमें एक 
ही कालमें विभिन्‍न दृष्टियोंसे अनेक धर्म रहते हैं। अतएवं उदारनीति द्वारा 
संसारके प्रत्येक प्राणीको अपना मित्र समझकर समाजके सभी संदस्योंके साथ 
उदारता और प्र मका व्यवहार करना अपेक्षित है। मत्तभेदमात्रसे किसीको 
शत्रु समझ लेना मृखंताके सिवाय और कुछ नहीं। प्रत्येक बातपर उदारता 
और निष्पक्ष दृष्ससि विचार करना ही समाजमें शान्ति स्थापित करनेका प्रमुख 
साधन है । यदि कोई व्यक्ति भ्रम या अज्ञानतावश किसी भी प्रकारकी भूल 
कर बठता है, तो उस भूलका परिमाजंन प्रेमपृवंक समझाकर करना चाहिए। 


अहंवादी प्रकृति, जिसने वर्तमानमें व्यक्तिके जीवनमें बड़प्पतकी भावना- 
की पराकाष्ठा कर दी है, उदारनोतिसे ही दर की जासकत्ी है। व्यक्ति अपनेको 
बड़ा और अन्यको छोटा त्तमी तक समझत्ता है जबतक उसे वस्तुस्वरूपका 
यथार्थ बोध नहीं होता | अपनी ही बातें सत्य और अन्यको बातें झूठी तभी तक 
प्रतीत होतो हैं जबतक अनेक गुणपर्यायवाली वस्तुका यथार्थ बोध नहीं होता। 
उदारता समाजके समस्त झगड़ोंकों शान्त करनेके लिए अमोघ अस्त्र है। 
विधि, निषेध, उभयात्मक और अवक्तव्यरूप पदार्थोका यथार्थ परिज्ञान संघ 
और इन्दोंका अन्त करनेमें समर्थ है। यद्यपि विचार-समन्वय तकके क्षेत्रमें 
विशेष महत्त्व रखता है, तो भी लोकव्यवहा रमें इसकी उपयोगिता कम नहीं 
है | समाजका कोई भी व्यावहारिक कार्य विचारोंकी उदारताके बिना चलता 
ही नहीं है। जो व्यक्ति उदार है, वही तो अन्य व्यक्तियोंके साथ मिल-जुल 
सकता है । यहाँ यह ध्याततव्य है कि सत्य सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं। हमें 
वस्तुओंके अनन्त रूपों या पर्यायोंमेंसे एक कालमें उसके एक ही रूप या पर्याय- 
का ज्ञान प्राप्त होता है और कथन भी किसी एक रूप या पार्यायका हो किया 
जाता है। अतएवं कथन करते समय अपने दृष्टिकोणके सत्य होनेपर भी उस 
कथनको पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसके अतिरिक्त भी सत्य 


बवशिष्ट रहता है। उन्हें धसत्य त्तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वे वस्त॒का 


५८० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचारयय-प्रम्परा 


ही वर्णन करते हैं । अतः उन्हें सत्यांश कहा जा सकता. है । अतएवं एक व्यक्ति , 
जो कुछ कहता है वह भी सत्यांश है, दूसरा जो कहता है वह भी सत्यांश है। 
तोसरा कहता है वह भी सत्यांश है। इस प्रकार अगणित व्यक्तियोंके कथन 
सत्यांश हो ठहरते हैं। यदि इन सब सत्यांशोंको मिला दिया जाय तो पूर्ण सत्य 
बन सकता हैं। इस पूर्ण सत्यको प्राप्त करनेके लिए हमें उन सत्यांशो' अर्थात्‌ 
दुसरोंके दुष्टिकोणोंके प्रति उदार, सहिष्णु और समन्वयकारी बनना होगा और 
यही सत्यका आग्रह ६ । जबतक हम उन सत्यांशों--दूसरोंके दुष्टिकोणोंके प्रति 
अनुदार-असहिष्णु बने रहेंगे, समन्वय था साम्जस्यकी प्रवृत्ति हमारी नहीं 
होगी हम सत्यको नहीं प्राप्त कर सकेंगे और न हमारा व्यवहार ही समाजके 
लिए मंगलमय होगा। विराट सत्य असंख्य सत्यांशझोंको लेकर बना हूँ । उन 
सत्याशोंकी उपेक्षा करनेसे हम कभो भी उस विराट सत्यको नहीं प्राप्त कर 
सकेंगे । आपेक्षिक सत्यको कहने और दूसरोंके दुष्टिकोणमें सत्य ढूँढ़ने एवं उनके 
समन्वय या सामंजस्य करनेकों पद्धति या शेलो उदारता हूँ । यह उदारता 
समाजको सुगंठित, सुब्यवस्थित और समृद्ध बनानेके लिए आवश्यक हुं । 

उदारता सत्यको ढूँढने तथा अपनेसे भिन्न दुष्टिकोणोंके साथ समझौता 
करनेकी प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया द्वारा मनोभूमि विस्तुत होती है ओर व्यक्ति 
रात्यांशको उपलब्ध करता है। उदार दृष्टिकोण या समन्वयवृत्ति ही सत्यकी 
उपलब्बिके लिए एकमात्र माग्गं है। आग्रह, हठ, दम्भ और सघर्षोका अन्त 
इसीके द्वारा सम्भव है। ह॒ठ, दुराग्रह और पक्षपात ऐसे दुगुण हैं जो एक 
व्यक्तिको दूसरे व्यक्तिति समझौता नहीं करने देते । जब तक विचारोंमें उदारता 
नहीं, अपने दृष्टिकोणकों यथार्थरूपमें समझनेकी शक्ति नहीं; तब तक पूर्वाग्रह 
लगे ही रहते हैं। उदारता यह समझनेके लिए प्रेरित करतो है कि किसी भी 
जान पाते हैं | अत्त: हमारा ज्ञान एक विशेष दृष्टि तक ही सीमित है। जब 
तक हम दूसरोंके विचारोंकाः स्वागत नहीं करेंगे, उनमें मिहित सत्यको नहीं 
पहचानेंगे, तबतक हमारी ऐकान्तिक हठ केसे दूर हा सक्रेगो। उद्दारता या 
विचारसमस्वय वेयक्तिक और सामाजिक गुत्यियोंको सुलझाकर समाजमें 
एकता और वेचारिक अंहिसाकी प्रत्तिष्ठा करता है । 


समाजधरमंको दूसरी सीढ़ो : विश्वप्रेम और नियल्त्रण 


समस्त प्राणियोंको उन्‍नतिके अवसरोंमें समानता होना, समाजधर्मकों 
दूसरी सोढ़ी है और इस समानताप्राप्तिका साधन विश्वप्रेम या अत्मनियन्त्रण 
है। जिस व्यक्तिके जीवनमें आत्म-नियन्त्रण समाविष्ट हो गया है वह समाजके 


तीथँकर महावीर ओर उनकी देशना : ५८६१ 


सभी सदस्थोंके साथ भाईचारैका व्यवहार करता है। उनके दुःख-ददंभें सहायक 
होता है। उन्हें ठीक अपने समान समझता है। हीताधिककी भावनाका त्याग- 
कर अन्य अन्य व्यक्तियोंकी सुख-सुविधाओंका भी ध्यान रखता है। पाखण्ड 
और घोखेबाजोकी भावनाओंका अन्त भी विश्वप्र म द्वारा सम्भव है। शोषित 
और शोषकोंका जो संघर्ष चल रहा है, उसका अन्त विद्वप्र म और भात्म- 
नियन्त्रणके विता सम्भव नहीं। विश्वप्र मको पचित्र अग्निमें दम्म, पाखण्ड, 
हिंसा, ऊँच-तीचकी भावना, अभिमान, स्वार्थबुद्धि, छल-कपट प्रभृत्ति समस्त 
भावनाएँ जलकर छार बन जाती हैं--और कत्तंव्य, अहिसा, त्याग और सेवाकी 
भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं । 


यह एक ऐसा सिद्धान्त है जो व्यक्ति ओर समाजके बोच अधिकार और 
कत्तंब्यकी श्रद्धुला स्थापित कर सकता है। समाज एवं व्यक्तिके उचित 
संबंधोंका संतुलन इसीके द्वारा स्थापित हो सकता है । व्यक्ति सामाजिक हित्त- 
की रक्षाके लिए अपने स्वार्थका त्वागकर सहयोगकी भावनाका प्रयोग भी 
प्र मसे ही कर सकता है। आज व्यक्ति और समाजकै बीचकी खाई संघर्ष और 
शोषणके कारण गहरी हो गई है | इस खाईको इच्छाओंके नियन्त्रण और प्रे मा- 
चरण द्वारा ही भराजा सकता है। निजी स्वार्थशाधघनके कारण अगणित्त 
व्यक्ति भूखसे तड़प रहे हैं और असंख्यात विना वस्त्रके अधंनग्न घूम रहे हैं। 
यदि भोगोपभोगकी इच्छाओंके नियन्त्रणके साथ आवश्यकताए भी सीमित हो 
जायें और बविश्वप्र मके जादुका प्रयोग किया जाय, तो यह स्थिति तत्काल 
समाप्त हो सकती है। 


मानवका जीना अधिकार है, किन्तु दूसरेको जीवित रहने देना उसका कर्त्तंव्य 
है । अतः अपने अधिकारोंकी माँग करनेवालेकों कत्तंव्यपालनकी ओर सजग 
रहना अत्यावध्यक है। समाजमें व्याप्त विषमता, अशान्ति और शोषणका मूल 
कारण ककत्तंव्योंकी उपेक्षा है। 


समाजधर्मकी दूसरी सोढ़ोके लिए सहायक 


अहिसाके आधारपर सहयोग और सहकारिताको भावना स्थापित करनेसे 
समाजधमंकी दूसरी सीढ़ीको बल प्राप्त होता है। समाजका आर्थिक एवं राज- 
नीतिक ढाँचा लोकहितकी भावनापर आश्रित हो तथा उसमें उन्नति और 
विकासके लिए सभीको समान अवसर दिये जायें। अहिंसाके आधारपर 
निर्मित समाजमें शोषण और संघर्ष रह नहीं सकते | अहिसा हो एक ऐसा शस्त्र 
है जिसके द्वारा बिना एक बूँन्द रक्त बहाये वर्गहीन समाजकी स्थापना की जा 


५८२ : तीर्थंकर महावीर भौर उनको आचार्य-परम्परा 


सकती है। यद्यपि कुछ लोग अहिसाकै द्वारा निर्मित समाजकों आद्शया' 
कल्पनाकी वस्तु मानते हैं, पर यथार्थतः यह समाज काल्पनिक नहीं, प्रत्युत 
व्यावहारिक होगा । यत्तः अहिसाका लक्ष्य यही है कि वर्गमेद या जातिभेदसे 
ऊपर उठकर समाजका प्रत्येक सदस्य अन्यके साथ शिष्टता और मानवताका 
व्यवहार करे | छलकपट या इनसे होनेवाली छीनाझपटो अहिसाके द्वारा ही 
दूर की जा सकती है । यह सुनिश्चित है कि बलप्रयोग या हिसाके आधारपर 
मानवीय संबंधोंकी दीवार खड़ी नहीं को जा सकती है | इसके लिए सहानुभूत्ति, 
प्रेम, सौहाद, त्याग, सेवा एवं दया आदि अहिंसक भावनाओंको आवश्यकता 
है। बस्तुतः अहिसामें ऐसी अद्भुत शक्ति है जो आर्थिक, सामाजिक और राज- 
नीतिक समस्याओंको सरलतापूर्वक सुलझा सकतो है। समाजधमंकी दूसरी 
सीढ़ीपर चढ़नेके लिए लोकहितकी भावना सहायक कारण है | 

समाजको जजंरितत करनेवालो काले-गोरे, ऊँच-नीच और छआ-छुतकी 
भावनाको प्रश्नय देता समाजधमंकी उपेक्षा करता है। जन्मसे न कोई ऊँचा 
होता है और न कोई नोचा। जन्मना जातिव्यवस्था स्वीकृत नहीं कील्‍जा 
सकती । मनुष्य जैसा आचरण करता है, उसीके अनुकूल उसको जाति हो जाती 
है | दुराचार करनेवाले चोर और डकेत जात्या ब्राह्मण होनेपर भो शुद्रसे 
अधिक नहीं हैं। जिन व्यक्तियोंके हृदयमें करुणा, दया, ममताका अजस्र प्रवाह 
समाविष्ट है, ऐसे व्यक्ति समाजको उन्नत बनाते हैं, जाति-अहंकारका विष 
मनुष्यकों अर्धमचच्छित किये हुए हैं । अतः इस विषका त्याग अत्यावश्यक है। 

जिस व्यक्तिका नेतिक स्तर जितना हो समाजके अनुकूल होगा वह 
उत्तना ही समाजमें उन्नत माना जायगा, किन्तु स्थान उसका भी सामाजिक 
सदस्य होनेके नाते वही होगा, जो अन्य सदस्योंका है। दलितवग्गंके शोषण, 
जाति और धमंबादके दुरभिमानको महत्त्व देना मानवताके लिए अभिशाप है | 
जो समाजको सुगठित और सुव्यवस्थित बनानेके इच्छुक हैं, उन्हें आत्म-नियन्त्रण 
कर जातिवाद, धमंवाद, वर्गवादको प्रश्रय नहीं देना चाहिए । 
सम्राजधमंकी तीसरी सोढ़ी : आर्थिक सन्तुलन 

समाजकी सारी व्यवस्थाएं अथंमुलूक हैं और इस अर्थके लिए ही संघर्ष हो 
रहा है। व्यक्ति, समाज या राष्ट्रके पास जितनी सम्पत्ति बढ़ जातो है वह 
व्यक्ति, समाज या राष्ट्र उतना ही असन्तोषका अनुभव करता रहता है | अतः 
धनाभावजन्य जिलनी अशान्ति है, उससे भी कहीं अधिक धनके सडद्भावसे है । 

धनके असमान वितरणको अशान्तिका सबलू कारण माना जाता है, पर 
यह असमान वितरणको समस्या विश्वको सम्पत्तिको बाँट देनेसे नहीं सुलक्ष 


तीथंकर मह्दाबीर और उनको देशना : ५८३ 


सकती है। इसके समाधानके कारण अपरिग्रह और संयमवाद हैं । ये दोतों 
संविधान समाजमेंसे शोषित और शोषक वर्गकी समाप्ति कर आशथिक दुष्टिसे 
समाजको उन्नत स्तरपर लाते हैं । जो व्यक्ति समस्त समाजके स्वार्थंको 
ध्यानमें रखकर अपनों प्रवृत्ति करता है वह समाजकी आ्थिक विषमत्ताको 
दर करनेमें सहायक होता है। यदि विचारकर देखा जाय तो परिग्रहपरिमाण 
और भोगोपमभोगपरिमाण ऐसे नियम हैं, जिनसे समाजकी आधथिक समस्या 
सुलझ सकतो है। इसो कारण समाजधर्मकी तीसरो सीढ़ो आधथिक सन्तुलूनको 
माना गया है। स्वार्थ और भोगलिप्साका त्याग इस तीसरी सीढ़ीपर चढ़नेका 
आधार है। 
परिग्रहपरिमाण : आर्थिक संप्तन 

अपने योग-क्षेमके -छायक भरण-पोषणकी वस्तुओंको ग्रहुण करना तथा 
परिश्रम कर जीवन यापन करना, अन्याय और अत्याचार द्वारा घनका संचय ने 
करना परिग्रहपरिमाण या व्यावहारिक अपरिग्रह है। धन, घान्य, रुपया-पेसा, 
सोना-चाँदी, स्त्री-पुत्र प्रभुति पदार्थोमें ये मेरे हैं', इस प्रकारके ममत्वपरिणाम्को 
परिग्रह कहते हैँ । इस ममत्व या लालसाकी घटाकर उन वस्तुओंके संग्रहको 
कम करना परिग्रहपरिमाण है ' बाह्यवस्तु--रुपये-पेंसोंकी अपेक्षा अच्तरंग 
तष्णा या छालसाको विशेष महत्त्व प्राप्त है, क्योंकि तष्णाके रहनेसे घनिक भी 
आकुल रहता है। वस्तुत: धन आकुलताका कारण नहीं है, आकुलत्ताका कारण 
है तृष्णा | संचयवृत्तिके रहनेपर व्यक्ति न्‍्याय-अन्याय्र एवं युक्त-अयुक्तका विचार 
नहीं करता । 

इस समय संसारमें धनसंचयके हेतु व्यर्थ ही इतनी अधिक हाय-हाय मची 
हुई है कि संतोप और शान्ति नाममात्रकों भा नहीं । विश्वके समझदार विशे- 
षज्ञोंने धनसम्पत्तिके बटवारेके लिए अनेक नियम बनाये हैं, पर उन्तका पालन 
आजतक नहीं हो सका | अनियन्त्रित इच्छाओंकी तृप्ति विश्वकी समस्त सम्पत्ति- 
के मिल जानेपर भी नहीं हो सकती है। आशारूपी गड्ढेको भरनेमें संसारका 
सारा वेभव अणुके समान है । अत: इच्छाओंके नियन्त्रणके लिए परिग्रहपरिमाण- 
. के साथ भोगोपभोगपरिमाणका विधान भी आवश्यक है। समय, परिस्थिति 
और बातावरणके अनुसार वस्त्र, आभरण, भोजन, ताम्बूल आदि भोगोपभोग- 
को वस्तुओंके संबंधमें भी उचित्त नियम कर लेना आवश्यक है । 

उक्त दोनों ब्रतों या नियमोंके समन्वयका अभिप्राय समस्त मानव-समाजकी 
आर्थिक व्यवस्थाको उन्नत बनाना है। चन्द व्यक्तियोंको इस बातका कोई 
अधिकार नहीं कि वे शोषण कर आध्िक दृष्टिसे समाजमें विषमता उत्पन्न करें। 


५८४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परस्परा 


इतना सुनिश्चित है कि समस्त मनुष्योंमें उन्नति करनेकी शक्ति एक-सी न होनेके , 
कारण समाजमें आधिक दुष्टिसे समानता स्थापित होना कठिन है, तो भी 
समस्त मानव-समाजको लोकिक उनन्‍नत्तिके समान अवसर एवं अपनी-अपनी झक्ति- 
के अनुसार स्व॒तन्त्रताका मिलना आवश्यक है, क्योंकि परिग्रहपरिमाण और 
भोगोपमोगपरिमाणका एकमात्र लक्ष्य समाजकी आथिक विषमताको दूर कर 
सुखी बनाना है। यह पूजीवादका विरोधी सिद्धान्त है और एक स्थान पर घन 
संचित होनेकी वृत्तिका निरोध करता है। परिग्रहपरिमाणका क्षेत्र व्यक्तितक 
हो सीमित नहीं है, प्रत्यूत समाज, देश, राष्ट्र एवं विश्वके लिए भी उसका उपयोग 
आवश्यक है। संयमवाद व्यक्तिकी अनियन्त्रित इच्छाओोंको नियन्त्रित करता 
है। यह हिंसा झूठ, चोरी, दुराचार आदिको रोकता है। 

परिग्रहके दो भेद हें--बाह्मपरिग्रह और अन्तरंगपरिग्रह । बाह्मपरिग्रहमें 
धन, भूमि, अन्न, वस्त्र आदि वस्तुएँ परिगणित्त हें। इनके संचयसे समाजको 
आर्थिक विषमताजन्य कष्ट भोगना पड़ता है। अत्त- श्रमाजित योग-क्षेमके योग्य 
धन ग्रहण करता चाहिये। न्यायपरृवंक भरण-पोषणकी बस्तुओंके ग्रहण करनेसे 
धन संचित नहीं हो पाता । अतएवं समाजको समानरूपसे सुखी, समृद्ध और 
सुगठित बनानेके हेतु धनक्रा संचय नकरना आवश्यक है। यदि समाजका प्रत्येक 
सदस्य श्रमपुर्वक आजीविकाका अजन करे, अन्याय और बेईमानोका त्याग 
कर दे, तो समाजके अन्य सदस्थोका भी आवश्यकताकी वस्तुओंकी कभी कमी 
नहीं हो सकती है । 

आभ्यन्तरपरिग्रहमें काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि भावनाएँ शामिल हैं । 
वस्तुत: संचयशील बुद्धि--तृष्णा अर्थात्‌ असंत्तोष ही अन्तरंगपरिग्रह है। यदि 
बाह्मपरिग्रह छोड़ भी दिया जाय, और ममत्वबुद्धि बनो रहे, तो समाजकी 
छोना-झपटी दूर नहीं हो सकती । धनके समान वित्तरण होनेपर भी, जो बुद्धिमान 
हैं, वे अपनी योग्यतासे धन एकत्र कर ही लेंगे और समाजमें विषमत्ता बनी ही 
रह जायगी । इसी कारण लोभ, माया, क्रोध आदि मानवीय विका रोंके त्यागने- 
का महत्त्व है। अपरिग्रह बह सिद्धान्त है, जो पूंजी और जीवनोपयोगी अन्य 
आवदध्यक वस्तुओंके अनुचित संग्रहकी रोक कर शोषणको बन्द करता है और 
समाजमें आर्थिक समानताका प्रचार करता है। अत्तएव संचयश्ील वृत्तिका 
नियन्त्रण परम आवश्यक है। यह वृत्ति ही पू जीवादका मल है । 
तोसरो सीढ़ोका पोषक : संयमवाद 

संसारमें सम्पत्ति एवं भोगषभोगकी सामग्री कम है । भोगनेवाले अधिक हैं 
और तृष्णा इससे भी ज्यादा है। इसी कारण प्राणियोंमें मत्स्यन्याय चलता है, 


तीथंकर महाबीर और उनकी देशना : ५८५ 


छीना-झपटी चलती है और चलता है संघर्ष । फलत: नाना प्रकारके अत्याचार 
और अन्याय होते हैं, जिनसे अहनिश अशान्ति बढ़ती है। परस्परमें ईर्ष्या-देष- 
'की मात्रा और भी अधिक बढ़ जाती है, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिको 
आधथिक उन्‍्नतिके अवसर ही नहीं मिलने देतता। परिणाम यह होता है कि संघर्ष 
और अशान्तिकी शाखाएँ बढ़कर विषमतारूपी हलाहलरूको उत्पन्न करती हैं। 
इस विषको एकमात्र औषध संयमवाद है । यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
इच्छाओं, कषायों और वासनाओं पर नियल्त्रण रखकर छोना-झपटोकों दूर कर 
दे, तो समाजसे आर्थिक विषमता अवध्य दूर हो जाय। और सभी सदस्य 
शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति निराकुलरूपसे कर सकते हैं । यह अविस्मर- 
णीय है कि आथिक समस्याका समाधान नैततिकताके बिना सम्भव नहीं है। मैतिक 
मर्यादाओंका पालन हो आ्िक साधनोंमें समीकरण स्थापित कर सकता है । 
जो केवल भौतिकवादका आश्रय छेकर जीवनको समस्याओंको सुलझाना चाहते 
हैं, वे अन्धका रमें हैँ | आध्यात्मिकता और नैतिकताके अभावमें आर्थिक समस्याएँ 
सुलझ नहीं सकतो हैं । 
संयसके भेद और उनका विदलेषण--संयमके दो भेद हैं--(१) इन्द्रियसंयम 

और (२) प्राणिसंयम | संयमका पालनेवाला अपने जीवनके निर्वाहके हैतु कम-से- 
कम सामग्रीका उपयोग करता है, जिससे अवशिष्ट सामग्री अन्य लोगोंके काम 
आती है और संघ कम होता है। विषमता दूर होती है । यदि एक मनुष्य 
अधिक सामग्रीका उपभोग करे, तो दूसरोंके लिये सामग्री कम पड़ेगी तथा शोषण- 
का आरम्भ यहोंसे हो जायगा | समाजमें यदि वस्तुओंका मनमाना उपभोग लोग 
करते रहें, संयमका अंकुश अपने ऊपर न रखें, तो वर्ग-संघं चछता ही रहेगा। 
अतएव आधिक वेषम्यको दूर करनेके लिये इच्छाओं और लालसाओंको नियंत्रित 
करना परम आवश्यक है तभी समाज सुखी और समृद्धिशाली बन सकेगा । 


अन्य प्राणियोंको किचित्‌ भी दुःख न देता प्राणिसंयम है। अर्थात्‌ विश्वके 
समस्त प्राणियोंकी सुख-सुविधाओंका पूरा-पूरा ध्यान रखकर अपनी प्रवृत्ति 
करना, समाजके प्रति अपने कत्तंव्यको सुचारूरूपसे सम्पादित करना एवं 
व्यक्तिगत स्वार्थंभावनाकों त्याग कर समस्त प्राणियोंके कल्याणकी भावनासे 
अपने प्रत्येक कार्यंको करना प्राणिसंयम है | इतना ध्रूव सत्य है कि जब-तक 
समर्थ छोग संयम पाछन नहीं करेंगे, तब तक निरबंलोंकी पेट भर भोजन नहीं 
मिल सकेगा और न समाजका रहन-सहन ही ऊँचा हो सकेगा। आत्मशुद्धिके 
साथ सामाजिक, आशिक व्यवस्थाकों सुदृढ़ करना ओर शासित एवं शासक या 
शोषित एवं शोषक इन वर्गभेदोंको समाप्त करना भी प्राणिसंयमका लक्ष्य है । 


५८६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


उत्पादन और वितरणजन्य आथिक विधमताका:सन्तुलन भी अपरियग्रह-. 
- बाद और संयमवादद्वारा दूर किया जा सकता है। आज उत्पादनके ऊपर 
एक जाति, समाज या व्यक्तिका एकाधिकार होनेसे उसे कच्चे मालका संचय 
करना पड़ता है तथा तैयार किये गये पक्के मालको खपानेके लिए विश्वके 
किसो भी कोनेके बराजारपर वह अपना एकाधिकार स्थापित कर शोषण 
करता है। इस शोषणसे आज समाज कराह रंहा है। समाजका हर व्यक्ति 
अस्त है । किसीको भी शान्ति नहीं। स्वार्थपरताने समाजके घटक व्यक्तियोंकों 
इतना संकी्ण बना दिया है, जिससे वे अपने ही आनन्दमें मग्न हैं। अत्तएव 
इच्जाओंको नियंत्रित कर जीवनमें संयमका आचरण करता परम आवश्यक है । 


समाजध्मंकी चोथो सीढ़ी : अहिसाकी विराट भावना 


समाजमें संघर्षका होना स्वाभाविक है, पर इस संघंको कैसे दूर किया 
जाय, यह अत्यन्त विचारणीय है। जिस प्रकार पशुवर्ग अपने संघषंका सामना 
पशुबलसे करता है, कया उसी प्रकार मनुष्य भी शक्तिके प्रयोग द्वारा संघंका 
प्रतिकार करे ? यदि मनुष्य भी पशुबलका प्रयोग करने लगे, तो फिर उस्तकी 
मनुष्यता क्या रहेगी ? अतः मनुष्यको उचित है कि वह्‌ विवेक और शिष्टताके 
साथ मानवोचित विधिका प्रयोग करे । वस्तुतः अत्याचारीकी इच्छाके विरुद्ध 
अपने सारे आत्मबलको लगा देना ही संघर्षका अन्त करना है, यही अहिंसा 
है । अहिंसा ही अन्याय और अत्याचारसे दीन-दुबंछोंको बचा सकती है। यही 
विश्वके लिये सुख-शान्ति प्रदायक है। यही संसारका कल्याण करने वाली है, 
यही मानवका श्षच्चा धर्म है और यही है मानवत्ताकी सच्ची कसौटी । 

मानवकी यह विकारजन्य प्रवृत्ति है कि वह हिसाका उत्तर हिसासे झट 
दे देता है। यह बलवान-बलबानको लड़ाई है। समाजमें सभी त्तो बलवान नहीं 
होते । अत: कमजो रोंकी रक्षा और उनके अधिकारोंकी प्राप्ति अहिसाद्वारा ही 
सम्भव है। यह निबंल, सबल, धनी, निधन, राक्षस और मनुष्य सभीका सहारा 
है। यह वह साधन है, जिसके प्रयोग द्वारा हिसाके समस्त उपकरण व्यर्थ सिद्ध 
हो जाते हैं | पशुबलको पराजित कर आत्मबल अपना नया प्रकाश सर्वंसाधारण- 
को प्रदान करता है। 


इसमें सन्देह नहीं कि हिंसा विश्वमें पूर्ण शान्ति स्थापित करनेमें सबंधा 
असमर्थ है। प्रत्येक प्राणीका यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह आरामसे 
खाये ओर जीवन यापन करे | स्वयं 'जीओ ओर दूसरोंको जीने दो', यह 
सिद्धान्त समाजके लिये सवंदा! उपयोगी है। पर आजका मनुष्य स्वार्थ और 
अधिकारके वशीभूत हो वह स्वयं तो जीवित रहना चाहता है किन्तु दुसरोंके 


तोथंकर महावीर और उनकी देशना : ५८७ 


जीवसकी रंचमात्र भी परवाह नहीं करता है | आजका व्यक्ति चाहता है कि में 
अच्छे-से-अच्छा भोजन करूँ, अच्छी सवारी मुझे मिले। रहनेके लिये अच्छा भव्य 
प्रासाद हो तथा मेरी आलूमारीमें सोने-चाँदीका ढ़ेर लगा रहे, चाहे अन्य छोगोंके 
लिये खानेको सूखी रोटियाँ भी न मिलें, तन ढकनेको फटे-चिथड़े भी न हों। मेरे 
भोग-विलासके निमित्त सैकड़ोंके प्राण जायें, तो मुझे क्या? इसप्रकार हम देखते 
हैं कि ये भावनाएँ केवल व्यक्तिकी हो नहीं, किन्तु समस्त सम्राजका हैं । यही 
कारण है कि समाजका प्रत्येक सदस्य दुःखो है। 

अविश्वासकी तोब् भावना अन्य व्यक्तियोंका गा घोंटनेके लिये प्रेरित 
किये हुए है। अधिकारापहरण और कत्तंव्य-अवहेलना समाजमें सत्र व्याप्त हैं। 
निरकुश और उच्छु खल भोगवृत्ति मानवकी बुद्धिका अपह्‌ रण कर उसका पशुताकी 
ओर प्रत्याव्तन कर रही है। सुखकी कल्पना स्वार्थ-साधन और वासना पूर्तिमें 
परिसीमित हो समाजको अशान्त बनाये हुए है। हिसा-प्रतिहिसा व्यक्ति और 
राष्ट्रके जीवनमें अनिवायं-सी हो गयी है | यही कारण है कि समाजका प्रत्येक 
सदस्य आज दुःखी है । 

मनुष्यमें दो प्रकारका बल होता है--(:) आध्यात्मिक और (२) शारीरिक | 
अहिसा मनुष्यकी आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। देय॑, क्षमा, संगम, त्तप, 
दया, विनय प्रभूति आचरण अहिसाके रूप हैं। कष्ट या विपत्तिके आ जाने 
पर उसे समभावसे सहना, हाय हाथ नहीं करना, चित्तवृत्तियोंको संयर्मित 
करता एवं सब प्रकारसे कष्टसहिए्णु बनना अहिसा है और है यह भात्मबल | 
यहू बह शक्ति है, जिसके प्रकट हो जाने पर व्यक्ति और समाज कष्टोंके 
पहाड़ोंको भी चूर-चूर कर डालते हैं। क्षमाशील बन जाने पर विरोध या प्रति- 
शोधको भावना समाजमें रह नहों पात्ती | अतएव अहिसक आचरणका अथे है 
मनसा, वा! और कर्मणा प्राणीमात्रमें सद्भावना और प्रेम रखना । अहिसामें 
त्याग है, भोग नहीं । जहाँ राग-द्वष हैं, वहाँ हिसा अवश्य है । अतः समाज- 
वर्मकी चोथो सीढ़ी पर चढ़नेके लिये आत्मशोधन या अहिसक भावना अत्यावश्यक 
है। व्यक्तिका अहिसक आचरण ही समाजको निर्भय, वीर एवं सहिष्णु 
बनाता है । 
समा जधसंको पांचवीं सीढ़ी : सत्य या कूटनीतित्याग 


कुवनीति और बोखा ये दोनों ही समाजमें अशान्ति-उत्पादक हैं । सत्यमें 
वह शक्ति है, जिससे कूटवीतिजन्य अशान्तिकी ज्वाला शान्त हो सकती है। 
दूसरेकी कष्ट पहुँचानेके उद्देश्से कठु वचन बोलना या अप्रिय भाषण करना 
मिथ्या भाषणके अन्तर्गत है । 


५८८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


यह स्मरणीय है कि सत्ता और धोखा ये दोनों हो समाजके अकल्याणकारक' 
हैं। इन दोनोंका जन्म झूठसे होता है। झूठा व्यक्ति आत्मवंचना तो करता हो 
है, किन्तु समाजको भी जजंरित कर देता है। प्रायः देखा जाता है कि मिथ्या 
भाषणका आरम्भ स्वार्थंकी भावनासे होता है। सर्वात्महितवादकी भावना 
असत्यभाषणमें बाधक है । स्वच्छन्दता, घृणा, प्रतिशोध जेसी भावनाएँ असत्य- 
भाषणसे हो उत्पन्न होती हैं, क्योंकि मानव-समाजका समस्त व्यवहार वचनोंसे 
चलता है। बचनोंमें दोप आ जानेसे समाजकी अपार क्षति होती हैँ। लोकमें 
प्रसिद्धि भी है कि इसी जिल्नामें विष और अमृत दोनों हैं। समाजको उन्नत स्तर 
पर लेजानेवाले अहिसक वचन अमृत और समाजको हानि पहुँचानेवाले वचन 
विष हैं। अइडछोल भाषण करना, निन्‍्दा या चुगली करना, कठोर बचन बोलना 
और हँसी-मजाक करना समाज-हितमें बाधक हैं | छेदन, भेदन, मारण, शोषण, 
अपहरण ओर त्ताड़न सम्बन्धी वंचन भी हिसक होनेके कारण समाजको शान्तिमें 
बाधक हैं। अविश्वास, भय्रकारक, खेदजनक, सन्‍्तापकारक अप्रिय बचने भी 
समाजको विघटित करते हैं। अतएव समाजको सुगठित, सम्बद्ध और प्रिय 
व्यवहार करनेवाला बनानेके हेतु सत्य वचन अत्यावश्यक है। भोगसामग्रीकी 
बहुलताके हेतु जो बचनोंका असंयमित व्यवहार किया जाता है, बह भी अधि- 
कार और कर्तंव्यके सन्तुलनका विधातक है। समाजमें सच्चो शान्ति, सत्य 
व्यवहार द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती है और इसीप्रक्रा रका व्यवहार जीवनमें 
ईमानदारी और सच्चाई उत्पन्न कर सकता है। साधारण परिस्थितियोंके बीच 
व्यक्तिका विकास अहिसक वचनव्यवहार द्वारा सम्भव होता है। यह समस्त 
मनुष्यसमाज एक बृहत्‌ परिवार है और इस बृहत्‌ परिवारका सन्तुलून साधन और 
साध्यके सामंजस्य पर हो प्रतिष्ठित है। जो नैतिकता, अहिसा और सत्यको जीवन 
में अपनाता है, वह समाजको सुखो और शान्त बनाता है। आत्मविकासके साथ 
समाजविकासका पुरा सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। मिथ्या मान्यताएँ, धर्मके संकल्प- 
विकल्प, किया-काण्ड एवं धामिक सम्प्रदायोंके विभिन्न प्रकार आदि सभी 
सामाजिक जीवनकी गतिविधिमें बाधक हैं। अन्धश्रद्धा और मिथ्या विश्वासोंका 
निराकरण भो समाजधर्मकी इस पाँचवीं सीढ़ीपर चढ़नेसे होता है । अनुकम्पा, 
करुणा और सहानुभूतिका क्रियात्मक विकास भी सत्यव्यवहार द्वारा सम्भव 
है। जीवनके तनाव, कुष्ठाएंँ, संग्रहवृत्ति, स्वार्थंथरता आदिका एकमात्र निदान 
अहिसक वचन हो है । 


समाजधम्मंकी छठो सीढ़ी : अस्तेय-भावना 
अस्तेयकी भावना समाजके संदस्योंके हृदयमें अन्य व्यक्योंके अधिका रोके 


तोथंकर महावीर और उनकी देशना : ५८९ 


लिए स्वाभाविक सम्मान जागृत करतो है। इसका वास्तविक रहस्य यह है कि 
दूसरेके अधिकारोंपर हस्तक्षेप करता उचित नहीं, बल्कि प्रत्येक अवस्थामें 
सामाजिक या राष्ट्रीय हिलकी भावनाकों ध्यानमें रखकर अपने कत्तंव्यका 
पाछन करना आवश्यक है। यह भूलना न होगा कि अधिकार वह सामाजिक 
वातांवरण है, जो व्यक्तित्वकी वृद्धिक लिए आवश्यक और सहायक होता है । 
है। यदि इसका दुरुपयोग किया जाय तो समाजका बिनाश अवश्यम्भावी हो जाय । 
अस्तेय-भावना एकाधिकारका विरोधकर समस्त समाजके अधिका रोंको सुरक्षित 
रखने पर जोर देती है। यह अविस्मरणीय है कि वेयक्तिक जीवनमें जो अधि- 
कार और कर्तव्य एक दसरेके आश्रित हैं वे एक ही वस्तुके दो रूप है। जब 
व्यक्ति अन्यकी सुविधाओंका ख्यालकर अधिकारका उपयोग करता है, तो वह 
अधिकार समाजके अनुशासनमें हितकर बन कत्तंव्य बन जाता है--और जब 
केवल बेयक्तिक स्वत्व रक्षाके लिए उसका उपयोग किया जाता है, तो उस॑ 
समय अधिकार अधिकार ही रह जाता है। 


यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारोंपर जोर दे और अन्यके अधिका रोंकी 
अवहेलता करे, तो उसे किसी भी अधिका रको प्राप्त करनेका हक नहीं है ।अधि- 
कार और कत्तंव्यके उचित ज्ञानका प्रयोग करना ही सामाजिक जीवनके 
विकासका मार्ग है। अचौयंकी भावना इस समन्‍्वयकी ओर ही इंगित करती है । 

मनुष्यको आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही हैं, जिनके फलस्वरूप शोषण और 
संचयवृत्ति समाजपें असमानत्ता उत्पन्त कर रही है। व्यक्तिका ध्यान अपनी 
आवश्यकताओंको पूर्ति तक ही है। बह उचित और अनुचित ढंगसे धनसंचय 
कर अपनी कामनाओंकी पूर्ति कर रहा है, जिससे विश्वमें अशान्ति है । अस्तेय- 
की भावना उत्तरोत्तर आवश्यकताओंकों कम करती है। यदि इस भावनाका 
प्रचार विश्वमें हो जाय, तो अनुचित ढंगसे धनाजंनके साधन समाप्त होकर 
संसारकी गरीबी मिट सकती है। 

समाजमें शारीरिक चोरी जितनी की जा सकती है उससे कही अधिक 
मानसिक | दूसरोंकी अच्छी वस्तुओंको देखकर जो हमारा मन ललचा जाता 
है--या हमारे मनमें उनके पानेकी इच्छा हो जाती है, यह मानसिक चोरी है। 
द्रव्यचो रीकी अपैक्षा भावचो रीका त्याग अनिवायं है, क्योंकि भावनाएँ ही द्रव्य- 
चोरी करानेमें सहायक होती हैं। भोजन, वस्त्र और निवास आदि आरम्भिक 
शारीरिक आवश्यकताओंसे अधिक संग्रह करना भी चोरीमें सम्मिलित है । 
यदि समाजका एक व्यक्ति आवश्यकतासे अधिक रखने लग जाय, तो स्वाभा- 
विक ही है कि दूसरोंको वस्तुएँ आवश्यकतापूर्तिके लिए भी नहीं मिल सकेंगो। 


५९० ; तोर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


यदि दो जोड़ी कपड़ोंके स्थानपर यदि कोई पचास जोष्टी कपड़े रखने छग जाये, ' 
तो इससे उसे दूसरे चौबीस व्यक्तियोंकों वस्त्रहीन करना पड़ेगा | अत्त: किसी 
भी वस्तुका सीमित आवश्यकत्तासे अधिक संचय समाज-हितकी दुष्टिसे अनु- 
चित है। 

सस्ता समझकर चोरोंके द्वारा लाई गई बस्तुओंको खरीदना, चोरीका 
मार्ग बतलाना, अनजान व्यक्तियोंसे अधिक मुल्य लेना, अधिक मूल्यकी बस्तुओं 
में कम मूल्यवालो वस्तुओंको मिलाकर बेचना चोरी है। प्रायः देखा जाता है 
कि दूध बेचनेवाले व्यक्ति दूधमें पानी डालकर बेचते हैं । कपड़ा धोनेके सोड़ेमें 
चूता मिलाया जाता है। इसी प्रकार अन्य खाद्यसामग्रियोंमें लोभवश भशुद्ध 
और कम मूल्यके पदार्थ मिलाकर बेचना नितान्‍्त वज्यं है। 


ससाजधर्मकी सातवीं सीढ़ो : भोगवासना-नियन्त्रण 

यो तो अहिसक आचरणके अन्तर्गत समाजोपयोगी सभी नियन्त्रण सम्मि- 
लित हो जाते है, पर स्पष्टहपसे विचार करनेके हेतु वासना-नियन्त्रण या 
ब्रह्मचर्य भावनाका विद्लेषण आवश्यक है। यह आत्माकी आन्तरिक शक्ति है 
और इसके द्वारा सामाजिक क्षमताओंकी वृद्धि की जाती है। वास्तवमें ब्रह्मचयं- 
की साधना वेयक्तिक और सामाजिक दोनों ही जीवनोंके लिए एक उपयोगी 
कला है। यह आचार-विचार और व्यवहारको बदलनेकी साधना है। इसके 
द्वारा जीवन सुन्दर, सुन्दरततर और सुन्दरतम बनता है। शारीरिक सौन्दयेकी 
अपेक्षा अचरणका यह सौन्दर्य सहस्रगुणा श्रेष्ठ है। यह केवल व्यक्तिके जीवनके 
लिए ही सुखप्रद नहीं, अपितु समाजके कोटि-कोटि मानवोंके लिए उपादेय है । 

आचरण व्यज़्तिकी श्रेष्ठता और निक्ृष्टताका मापक यन्त्र है | इसीके द्वारा 
जीवनकी उच्चता और उसके उच्चतम रहन-सहनके साधन अभिव्यकत होते 
हैं | मनुष्यके आचार-विचार और व्यवहारसे बढ़कर कोई दूसरा प्रमाणपत्र नहीं, 
है, जो उसके जीवनकी सच्चाईको प्रमाणित्त कर सके। 


आचरणका पतन जीवनका पतन है और आचरणकी उच्चता जीवनकी 
” उच्चता है। यदि रूढ़िवादवश किसी व्यक्तिका जन्म नीचकुलसें मान भी 
लिया जाय, तो इत्तने मात्रसे वह अपवित्र नहीं माना जा सकता । पतित्त बह 
है जिसका आचार-विचार निकृष्ट है और जो दिन-रात भोग-वासनामें डूबा 
रहता है। जो क्त्रिम विछासिताके साधनोंका उपयोगकर अपने सौन्दर्यकी 
कृत्रिमरूपमें वृद्धि करना चाहते हैं उनके जीवनमें विलासिता तो बढ़ती ही है, 
कामविकार भी उद्दीप्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज भीत्तर-ही-भीतर 
खोखला होता जाता है । 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना ; ५९१ 


जो वासनाओंके प्रवाहमें बहकर भोगोंमें अपनेको डुवा देता है, वह व्यक्ति 
समाजके लिए भी अभिशाप बन जाता है। भोगाधिक्यसे रोग उत्पन्न होते हैं, 
कार्य करनेको क्षमता घटती है और समाजकी नीव खोखली होती है। अत्एव 
सामाजिक विकासके लिए वासनाओंको नियंत्रित कर ब्रह्मचर्य या स्वदा रसन्तोष- 
को भावना अत्यावश्यक है। 

ब्रह्मचयं-साधनाके दो रूप सम्भव हैं--(१) वासनाओंपर पूर्ण नियन्त्रण और 
(२) वासनाओंका केन्द्रीकरण | समाजके बीच गाहंस्थिक जीवन व्यतीत करते 
हुए वासनाओंपर पूर्ण नियन्त्रण तो सबके लिए सम्भव नहीं, पर उनका केन्द्री- 
करण सभी सदस्योंके छिए आवश्यक है। केन्द्रीकरणका अर्थ विवाहित जीवन 
व्यत्तीत करते हुए समाजकी अन्य स्त्रियोंकी मात्ता, बहिन और पुत्रीके समान 
समझकर विश्वव्यापी प्रेमका रूप प्रस्तुत करना। यहाँ यह विशेषरूपसे विचार- 
णीथ है कि अपनी पत्नीको भौ अनियन्त्रित कामाचारका केन्द्र बनाना ब्रतसे 
च्युत होता है। एकपत्नीब्रतका आदर्श इसीलिए प्रस्तुत किया गया है कि जो 
आध्यात्मिक सनन्‍्तोष द्वारा अपनी वासनाको नहीं जीत सकते, वे स्वपत्नीके ही 
साथ नियन्त्रितरूपसे काम-रोगको शान्त करें। आध्यात्मिक और शारीरिक 
स्वास्थ्यकी बृद्धिके लिए इच्छाओंपर नियन्त्रण रखना परमावध्यक है। सामा- 
जिक और आत्मिक विकासकी दृष्टिसे ब्रह्मचयंशब्दका अर्थ ही आत्माका आचरण 
है| अत: केवल जननेन्द्रिय-संबंधी विषयविकारोंको रोकता पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं 
है। जो अन्य इन्द्रियोंके विषयोंके अधीन होकर केवल जननेन्द्रियसंबंधी विषयों- 
के रोकनेका प्रग्नत्त करता है, उसका बह प्रयत्न वायुकी भीत होता है। कानसे 
विका रकी वातें सुनना, नेत्रोंसे विकार उत्पन्त करनेवाली वस्तुएँ देखना, जिह्ठासे 
विकारोत्तेजक पदार्थोका आस्वादन करना और श्राणसे विकार उत्पन्न करने- 
वाले पदार्थोकी सूंघना ब्रह्मचयंके लिए तो बाधक है ही, पर समाज-द्वितकी 
दृष्टिसे भा हानिकर है | मथ्या आहार-विहारसे समाजमें विक्ृति उत्पन्न होती 
है, जिससे समाज अव्यवस्थित हो जाता है। सामाजिक अशज्ञान्तिका एक बहुत 
बड़ा कारण इन्द्रियसंबंधी अनुचित आवश्यकत्ताओंकी बुद्धि है । अगक्ष्य-भक्षण 
भी इसी इन्द्रियकी चपछताके कारण व्यक्ति करता है। 

वस्तुत्त: सामाजिक दृप्टिसे ब्रह्मच्य-भावनाका रहस्य अधिकार और कत्तंव्यके 
प्रति आदर-भावना जायूत करना है | नैतिकता और बलप्रयोग ये दोनों विरोधी 
हैं। ब्ह्मचर्यंकी भावना स्वनिरीक्षण पर जोर देती है, जिसके द्वारा नैतिक जीवन- 
का आरम्भ होता है। रामाजिक और राष्ट्रीय जीवनमें संगठन-शक्तिको जागृति 
भी इसीके द्वारा होती है। संयमके अभावमें समाजको व्यवस्था सुचारूरूपसे 
नहीं की जा सकतो । यत: सामाजिक जीवनका आधार नेतिकता है। प्रायः 


७५९२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ह 


देखा जाता है कि संसारमें छीना-झपटीकी दो ही वस्लुएँ हैं--१. कामिनी और, 
२. कञ्चन | जबतक इन दोनोंके प्रति आन्तरिक संयमकी भावना उत्पन्न नहीं 
होगी, तबतक समाजमें ज्ञान्ति स्थापित नहीं होगी | अभिप्राय यह है कि जीवन 
निर्वाह--शा रोरिक आवश्यकताओं की पूर्तिके हेतु अपने उचित हिस्सेसे अधिक 
ऐन्द्रियिक सामग्रीका उपयोग न करना सामाजिक ब्रह्मभावना है | 
आध्यात्म-समाजवाद 

समाजवाद शोषणको रोककर वैयक्तिक सम्पत्तिका नियन्त्रण करता है। यह 
उत्पादनके साधन ओर वस्तुओंके वितरणपर समाजका अधिकार स्थापित कर 
समस्त समाजके सदस्योंको समता प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्तिको जीवित्त 
रहने ओर खाने-पीनेका अधिकार है तथा समाजको, व्यक्तिको कार्य देकर उससे 
श्रम करा लेता और आवश्यकतानुसार वस्तुओंकी व्यवस्था कर देना अपेक्षित 
है। सम्पत्ति समाजकी समस्त शक्तियोंकी उपज है। उसमें सामाजिक शक्तिकी 
अपेक्षा, वेयक्तिक श्रमको भी कम महत्त्व प्राप्त नहीं है। सम्पत्ति सामाजिक 
रीति-रिवाजोंपर आधारित है। अतएव सम्पत्तिके हकोंकी भी उत्पत्ति सामाजिक 
रूपसे होती है | यदि सारा समाज सहयोग न दे, तो किसो भी प्रकारका उत्पादन 
सम्भव नहीं है । सामाजिक आवश्यकताएँ व्यक्तिकी आवश्यकत्ताएँ हैं। अतएव 
व्यक्तिको अपनी-अपनी आवद्यकताओंकी पू्तिके साथ सामाजिक आवश्यकत्ताओं- 
की पूतिके लिए सचेष्ट रहना चाहिए ।। प्रत्येक व्यक्तिको उस सीमात्तक वस्तुकों 
पर अधिकार करनेका हक है, जहाँ तक उसे अपनेको पूर्ण बनानेमें सहायता 
मिलती है। उसकी भूख, प्यास आदि उन प्राथमिक आवश्यकताओंकी पूर्ति 


अनिवाय॑ है, जिनकी पूर्तिके अभावमें वह अपने व्यक्तित्वका विकास नहीं 
कर पात्ता। 


उस व्यक्तिको जोबनोपयोगी सामग्री प्राप्त करमेका कोई अधिकार नहीं, जो 
जीनेके लिए काम नहीं करता है । दूसरेकी कमाईपर जीवित रहना अनैत्तिकता 
है। जिनकी सम्पत्ति दूसरोंके श्रमका फल है, वे समाजके श्रमभोगी सदस्य हैं । 
उन वस्तुओंके उपभोगका उन्हें कोई अधिकार नहीं, जिन वस्तुओंके अजनमें 
उन्होंने सीधे या परम्परारूपमें सहयोग नहीं दिया है | समाजमें वह अपने भीतर 
ऐसे वर्गंको सुरक्षित रखता है जो केवल स्वामित्वके कारण जिन्दा है | अत्तएएव 
समाजशास्त्रीय दुष्टिसे प्रत्येक व्यक्तिको श्रमकर अपने अधिकारको प्राप्त करना 
चाहिए । जो समाजके संचित धनको समान वितरण द्वारा समाजमें समत्व 
स्थापित करना चाहते हैं, वे अंधेरेमें हैं। यदि हम यह मान भी लें कि पूँजीके 
समान वितरणसे समाजमें समत्व स्थापित होना सम्भव है, तो भी यह आशंका 
निरन्तर बनो रहेगी कि प्रत्येक व्यक्तिमें बुद्धि, क्षमता और शक्ति पृथक्‌-पृथक्‌ 


तोथंकर महावीर और उनकी देशमा : ५९३ 
३८ 


रहनेके कारण यह समत्व चिरस्थायो नहीं हो सकता है । जब भी समाजके इन 
क्षमतापूर्ण व्यक्तियोंको अवसर मिलेगा, समाजमें आधथिक असमतता उत्पन्न हो 
ही जायगी | अतएवं इस सम्भावनाको दूर करनेके लिए आध्यात्मिक समाजवाद 
अपेक्षित है। भौतिक समाजवादसे न तो नैतिक मस्यपोंकी प्रतिष्ठा ही सम्भग है 
और न वेयक्तिक स्वार्थका अभाव ही । वेयक्तिक स्वार्थोका नियन्त्रण आध्यात्मिक 
भालोकमें ही सम्भव है। रहन-सहनकों पद्धतिविशेषमें किसीका स्थान ऊँचा 
और किसीका स्थान नीचा हो सकता है, पर आध्यात्मिक और नेतिक मुल्योंके 
मानदण्डानुसार समाजके सभो सदस्य समान सिद्ध हो सकते हैं । परोपजीवी और 
आक्रामक व्यक्तियोंकी समाजमें कभी कमी नहीं रहती है। कानून या विधिका 
मार्ग सीमाएँ स्थापित नहीं कर सकता । जहाँ कानून और विधि है, वहाँ उसके 
साथ उन्हें तोड़ने या न माननेकी प्रवृत्ति भी विद्यमान है। अतएवं आध्यात्मिक 
दुष्टिसे नेतिक मुल्योंकी प्रतिष्ठा कर समाजमें समत्व स्थापित करना सम्भव है । 
सभी प्राणियोंकी आत्मामें अनन्त शक्ति है, पर वह कर्मावरणके कारण आच्छा- 
दित है | कमंका आवरण इतना विचित्र और विकट हैँ कि आत्माके शुद्ध स्वरूप- 
को प्रकट होने नहीं देता | जिस प्रकार सूयंका दिव्य प्रकाश मेघाच्छन्न रहनेसे 
अप्रेकट रहता है उसी प्रकार कर्मोके आवरणके कारण आत्माकी अनन्त शक्ति 
प्रकट नहीं होने पाती । जो व्यक्ति जितना पुरुषार्थ कर अहुंत्ता और ममत्ताको 
दूर करता हुआ कर्मावरणको हटा देता है उसकी आत्मा उतनो हो शुद्ध होती 
जाती है। संसारके जितने प्राणी हैं समीकी आत्मामें समान शक्षित है। अत्तः 
विश्वकी समस्त आत्माएँ शक्तिकी अपेक्षा तुल्य हैं और शब्ति-अभिव्यक्तिकी 
अपेक्षा उनमें असमानता है। आत्मा मूलतः: समस्त विकार-भावोंसे रहित्त है । 
जो इस आत्मशक्तिकी निष्ठा कर स्वरूपकी उपलब्धिके लिए प्रयास करता है 
उसको आत्मामें निजी गुण और शक्त्तियाँ प्रादुभूत हो जाती हैं । अत्तएव संक्षेपमें 
आत्माके स्वरूप, गुण ओर उनकी शक्ष्तियोंको अवगत कर नेतिक और आध्या- 
त्मिक मल्योंको प्रतिष्ठा करनी चाहिए। सहानुभूति, आत्मप्रकाशन एवं समत्ता- 
की साधना ऐसे मल्योंके आधार हैं, जिनके अन्वयनसे समाजवादको प्रत्तिष्ठा 
सम्भव है। ये तथ्य सहानुभूति और आत्मप्रकाशनके पूृर्वमें बत्तलाये जा चुके हैं । 
समत्ताके अनेक रूप सम्भव हैं | अचारकी समत्ता अहिसा है, विचारो की समता 
: अनेकान्त है, समाजकी समता भोगनियन्त्रण है और भाषाकी समता उदार नीत्ति 
है। समाजमें समता उत्पन्न करनेके लिए आचार और विचार इन दोनोंकी 
समत्ता अत्यावश्यक है| प्रेम, करुणा, मेत्री, अहिसा, अस्तेय, अन्रह्म, सत्याचरण 


समताके रूपान्तर हैं। बेर, घृणा, हेष, निन्दा, राग, लोभ, क्रोध विषमतामें 
सम्मिलित हैं 


५९४ : तोर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सामाजिक आचरणके लिए आत्मौपम्य दृष्टि अ्रपेक्षित है। प्रत्येक आत्मा 

तात्तिक दृष्टिसे समान है। अतः मन, वचन, और कायसे किसीको न स्वयं 

सन्ताप पहुँचाना, न दूसरेसे सम्ताप पहुँचवाना, न सन्‍्ताप पहुँचानेके लिए 
प्रेरित करना नेतिक मुल्योंकी व्यवस्थामें परिगणित है । 


हमारे मनमें किसीके प्रति दुर्भावना है, तो मन अश्ान्त रहेगा; नाना प्रकारके 
संकल्प-विकल्प मनमें उत्पन्न होते रहेंगे और चित्त क्षुब्ध रहेगा। अतएव 
समाजवादकी प्रतिष्ठाके हेतु प्रत्येक सदस्यका आचरण और काय॑ दुर्भावना 
रहित अत्यन्त सावधानोके साथ होना चाहिए। नेतिक या अहिंसक मुल्योंके 
अभावमें न व्यक्ति जोवित रह सकता है, न परिवार और न समाज हो पन्रप 
सकता है । अपने अस्तित्वको सुरक्षित रखनेके लिए ऐसा आचार और व्यवहार 
अपेक्षित होता है, जो स्वयं अपनेको रुचिकर हो | व्यक्ति, समाज और देशके 
सुख एवं शान्तिकी आधारशिला अध्यात्मवाद है। और इसीके साथ अहिसा, 
मेत्री ओर सम्रताकी कड़ी जुड़ी हुई है। जो अभय देता है वह स्वयं भी 
अभय हो जाता है। जब दूसरोंको पर माना जाता है, तब भय उत्पन्न द्वोता 
है और जब उन्हें आत्मवत्‌ समझ लिया जाता है, तब भय नहीं रहता | सब 
उसके बन जाते हैं और वह सबका बन जाता है। अतएवं समताकी उपलब्धिके 
लिए तथा समाजवादको प्रतिष्ठित करनेके लिए निम्नलिखित तीन आधारोंपर 
जोवन-मल्योंकी व्यवस्था स्वोकार करनी चाहिए। मृल्यहीन समाज अत्यन्त 
अस्थिर और अव्यवस्थित होता है। निश्चयत: मूल्योंकी व्यवस्था हो समाजवाद- 


को प्रतिष्ठित कर सकती है । 


१. स्वलक्ष्य मुल्य एवं अन्तरात्मक मूल्य--शारोरिक, आथिक और श्रम 
संबंधी मूल्योंके मिश्रण द्वारा जीवनकी मूलभूत प्रवृत्तियोंस ऊपर उठकर तुष्टि, 
प्रेम, समता ओर विवेकको दृष्टिमें रखकर मुल्योंका निर्धारण । 


२. शाइवत एवं स्थायो मूल्य-विवेक, निष्ठा, सदृवृत्ति और विचारसाम- 
उजस्यकी दुष्टिसे मूल्य निर्धारण । इस श्रेणीमें क्षणिक विधयभोगकी अपेक्षा 
शाश्वतिक आध्यात्मिक मूल्योंका महत्त्व | ज्ञान, कला, धमं, शिव, सत्य 
सम्बन्धी मुल्य । 

रे. सृजनात्मक मुल्य--उत्पादन, श्रम, जीवनोपभोग आदिसे सम्बद्ध मल्य। 

संक्षेपमे समाजवादकों प्रतिःश़ भौतिक सिद्धान्तोंके आधारपर सम्भव न 
होकर अध्यात्म और नेतिकताके आधारपर ही सम्भव है। 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देदाना : ५९५ 


व्यक्ति और समाज : अस्पोन्याश्रय सस्बन्ध 


व्यक्तियोंके समूह और उनके सम्बन्धोंसे समाजका निर्माण होता है । व्यक्ति 
अनेक सामाजिक समहोंका सदस्य होता है, जो कि उसके बोच पाये जाने वाले 
सम्बन्धोंको प्रतिबिम्बित करते हैं। व्यक्तिके जीवनका प्रभाव समाजपर पड़ता 
है। व्यक्ति अपने व्यवहारसे अन्य सदस्योंको प्रभावित करता है और अन्य 
सदस्योंके व्यवहा रसे स्वयं प्रभावित होता है । अतः व्यक्तिकोी समस्त महृत्त्व- 
पूर्ण क्रियाएं एवं चेतनाकी अवस्थाएँ सामाजिक परिस्थितियोंमें जन्म लेतो हैं 
भर इन्होंसे सामाजिक व्यक्तित्वका निर्माण होता है। 


व्यक्ति और समाज एक ही वस्तुके दो पहलू हैं | अनेक व्यक्ति मिलकर 
समाजका गठन करते हैं। उन व्यक्तियोंकी विचार-घाराओं, संवेगों, आदतों 
आदिका पारस्परिक प्रभाव पड़ता है। अत्तः संक्षेपमें यह कहा जा सकता है 
कि व्यक्ति और समाज इन <दोनोंका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है| व्यक्तिके बिना 
समाजका अस्तित्व नहीं और समाजके अभावमें व्यक्तिके व्यक्तित्वका विकास 
सम्भव नहीं । आर्थिक समानता, न्यायिक समानता, मानव समानता, स्व- 
तनन्‍्त्रता आदिका सम्बन्ध व्यक्तियोंके साथ है। व्यक्तिगत दक्षता समाजको 
पूर्णतया प्रभावित करतो है | समाज-गठनके सिद्धान्तोंमें धर्म, संस्कृति, नेतिक 
सिद्धान्त, कत्तंव्य-पालन, जीवनके आदर्श, काम्य-भोग आदि परिगणित हैं । 
अतएव सुखी, सम्पन्न और आदर्श समाजके निर्माण हेतु बेयक्तिक जीवनकी 
पवित्रता और आचारनिष्ठा भी अपेक्षित है। 

सामान्यतः धामिक संस्कार और नंतिक विधि-विधान व्यक्तिक्रे व्यक्तित्व- 
को परिष्कृत करनेके लिये आवद्यक है । जिस समाजके घटक व्यक्ति सच्च- 
रित्र, ज्ञानी और दृढ़संकल्पी होगें, उस ससाजका गठन भी उतना ही अधिक 
सुदृढ़ होगा । व्यक्तिके समाजमें जन्म लेते ही कुछ दायित्व या ऋण उसके 
सिरपर आ जाते हैं, जिन द्ययित्वों ओर ऋणोंको पुरा करनेके लिये उसे 
सामाजिक सम्बन्धोंके बीच चलना पड़ता है। शारीरिक, पारिवारिक और 
सामाजिक सम्बन्धोंका निर्वाह करते हुए भी व्यक्ति इन सम्बन्धोंमें आसक्त न 
रहे | जीवनसे सभी प्रकारके काये करने पड़ते हैं, पर उन कार्योंको कत्तंव्य 
समझकर ही किया जाय, आसक्ति मानकर नहीं | यों तो वैयक्तिक जीवनका 
लक्ष्य निवृत्तिमुलक है। वह त्यागमा्गंके बीच रहकर अपनी आत्माका उत्थान 
या कल्याण करता है। जीवनको उन्नत और समृद्ध बनानेके लिये आत्मशोधन 
करता है । क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारोंको आत्मासे पृथक्‌ कर वह 
निष्काम कमंमें प्रवृत्त होता है। अत्त: व्यक्ति और समाज इन दोनोंका पर- 


५९६ : तोर्थकर महावीर ओर उनकी आवचार्य-परम्परा 


स्परमें अल्योन्याश्रय सम्बन्ध है और परस्परमें दोनोंके सहयोगत ही समाजकां 
विकास ओर उन्नति होती है। 


सम्माजघटक, सामाजिक संस्थाएं एवं समाजमें नारीका स्थान 


सामाजिक जीवनके अनेक घटक हैं | व्यक्ति माँके उदरसे जन्म लेता है । 
माँ उसका पालन-पोषण करती है। पित्ता आ्थिक व्यवस्था करता है। भाई- 
बहन एवं मुहल्लेके अन्य शिद्ु उसके साथी होते हैं। शिक्षाशालामें वह 
शिक्षकोंसे विद्याध्ययत करता है। बड़ा होनेपर उसका विवाह होता है । इस 
प्रकार एक मनुष्यका दूसरे मनुष्यके साथ अनेक प्रकारका सन्बन्ध स्थापित 
होता है । इन्हीं सम्बन्धोंस वह बंबा हुआ है । उसका स्वभाव और उसको 
आवश्यकत्ताएँ इन सम्बन्धोंमें उसे रहनेके लिए बाध्य करतो हैं। फलत: मनुष्य- 
को अपनो अस्तित्व-रक्षा और सम्बन्ध-निर्वाहके लिये समाजके बीच रहना 
पड़ता है । एकरूपता, सहयोग सहकारिता, संघटन और भन्‍्योन्‍याश्रितता तो 
पशुओंके बोच भो पायी जातो है, किन्तु पशुओंमें क्रिया-प्रतिक्रियात्मक सम्बन्धों 
के निर्वाह एवं सम्बन्ध-सम्बन्धो प्रतिबोधका अभाव है। सामाजिक सम्बन्धोंके 
घटक अनेक तत्त्व हैं। इनमें निम्नलिखित तत्त्वो की प्रमुखता है-- 

१. वेयक्तिक लाभके साथ सामूहिक लाभकी ओर दृष्टि 

२. न्यायमागेकी वृत्ति 

३. उन्‍नति और विकासके लिये स्पर्द्ध 

४. कलह, प्रेम, एवं संघर्षके द्वारा सामाजिक क्रिया-प्रतिक्रिया । 

५. मित्रताकी दृष्टि 

६, उचित सम्मान-प्रदर्श 

७. परिवारका दायित्व 

८. समानता ओर उदारताकी दृष्टि 
९. आत्म-निरोक्षणको प्रवृत्ति 
१०. पाखण्ड-आडम्बरका त्याग 
११, अनुशासनके प्रति आस्था 
१२. अर्जनके समान त्यागके प्रति अनुराग 
१३. कत्तंव्यके प्रति जागरूकता 
१४. एकाधिका रका त्याग और स्वावलम्बनकी प्रवृत्ति 
१५. सेवा-भावना 


. सामाजिक जीवन अर्हाओों और सेतिक निपरमोपर अवलम्बित है। रक्षा- 
विधि और अस्तित्व-निर्वाह समाजके लिये आवश्यक है। सामाजका आथिक 


तीथेकर महावीर और उनकी देखना : ५९७ 


एवं राजनीतिक ढाँचा लोकहितकी भावनापर आश्रित है, तथा सामाजिक 
उन्नति और विकासके लिये सभीको समान अवसर प्राप्त हैं। अतः अहिंसा, दया, 
प्रेम, सेवा ओर त्यागके आधारपर सामाजिक सम्बन्धोंका निर्वाह कुशलतापूव॑ंक 
सम्पन्न होता है। 

अपने योग-क्षेमके लायक भरण-पोषणकी वस्तुओंको ग्रहण करता त्तथा 
परिश्रम कर जोबन यापन करना, अन्याय, अत्याचार द्वारा धनार्जन करनेका 
त्याग करना एवं आवश्यकतासे अधिक संचय न करना स्वस्थ समाजके निर्माण- 
में उपादेय हैं। अहिसा और सत्यपर आधृत समाजव्यवस्था मनुष्यको केवल 
जीवित ही नहीं रखती, बल्कि उसे अच्छा जीवत्त यापनके लिये प्रेरित करती 
है। मनुष्यकी शक्तियोंका बिकास समाजमें हो होता है। कला, साहित्य, दर्शन, 
संगीत, धर्म आदिकी अभिव्यक्ति मनुष्यकी सामाजिक चेतनाके फलस्वरूप ही 
होती है । ज्ञानका आदान-प्रदान भी सामाजिक सम्बन्धोंके बीच सम्भव होत्ता 
है । समाजमें ही समुदाय संघ और संस्थाएँ बनती हैं । 


निसन्देह समाज एक समग्रता है और इसका गठन विशिष्ट उपादानोंके 
द्वारा होता है। तथा इसके भौतिक स्वरूपका निर्माण भावनोपेत मलुष्यों- 
के द्वारा होता है। इसका आध्यात्मिक रूप विज्ञान, कला, धर्म, दर्शन 
आदिके द्वारा सुसम्पादित किया जाता है | अत: समाज एक ऐसी क्रियाशील 
समग्रता है, जिसके पीछे आध्यात्मिकता, नेतिक भावना और संकल्पात्मक 
वृत्तियोंके संइलेषोंका रहना आवश्यक है । 


सामाजिक संस्था : स्वरूप ओर प्रकार 


समाजके विभिन्‍न आदर्श और नियन्त्रण जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियोंके 
रूपमें पाये जाते हैं। अतः नियन्त्रणमें व्यवस्था स्थापित करने एवं पारस्परिक 
निर्भयता बनाये रखनेके हेतु यह आवश्यक है कि उनको एक विशेष कार्यके 
आधारपर संगठित किया जाय । इस संगठनका नाम ही सामाजिक संस्था है । 
यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आवश्यकताकी पूर्तिके हेतु सामाजिक विरासत्तमें स्थापित 
सामूहिक व्यवहारोंका एक जटिल तथा घनिष्ठ संघटन है। मानव सामूहिक 
हित्तोंकी रक्षा एवं आदर्शोंके पालन करनेके लिये सामाजिक संस्थाओंको जन्म 
देता है। इनका मूछाधार निदिचत आचार-व्यवहार और समान हित-सम्पादन 
है। अधिक समय तक एक ही रूपमें कतिपय मनुष्योंके व्यवहार और विश्वासों- 
का प्रचलन सामाजिक संस्थाओंको उत्पन्न करता है । ये मनुष्योंकी सामूहिक 
क्रियाओं, सामूहिक हितों, आदझ्शों एवं एक ही प्रकारके रीत्ति-रिवाजोंपर अव- 


५९८ : तीर्थंकर महाबोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


लम्बित हैं। सामाजिक संस्थाओंमें निम्नलिखित गुण और विशेषताएँ' पायी 
जाती हैं-- 
१ सामाजिक संस्थाएँ प्रारस्मिक आवश्यकताओंकी पूत्तिका साधन होती हैं। 


२. सामाजिक संस्थाओं द्वारा सामाजिक नियन्त्रणका काय॑ सम्पन्न होता है। 

३. सामाजिक अर्हाओं और प्रजातिक व्यवहारोंका सम्पादन सामाजिक 
संस्थाओं द्वारा सम्भव है । 

४. अनुशासन और आदशंको रक्षा इन्होंके द्वारा होती है। 

५. इनका कोई निश्चित उद्देश्य होता है । 

६. नेतिक आदर्श और व्यवहा रोंका सम्पादन इन्हींके हारा होता है। 


७. सामाजिक संस्थाएं ऐसे बन्धन हैं, जिनसे समाज मनुष्योंको सामूहिक 
रूपसे अपनो संस्कृतिके अनुरूप व्यवहार करनेके लिये बाध्य कर देता है; अतः 
सामाजिक संस्थाअके आदर्श और घारणाएँ होती हैं, जिन्हें समाज अपनी 
संसकृतिकी रक्षाके लिये आवश्यक मानता है। “ 


८. सामाजिक संस्थाओंका संचालन आचा र२-संहिताओंके आधारपर होता है। 

९, प्रत्येक धर्म सम्प्रदायकी आवार-संहिता भिन्‍न होतो है | अतः सामाजिक 
संस्थाओंका रूपगठन भो भिन्‍न घरातलूपर सम्पन्त होता है । 

यों तो सामाजिक संस्थाएं अनेक हो सकतो हैं, पर आध्यात्मिक चतना 
और लोक-जीवनके सम्पादनके लिये जिन सामाजिक संस्थाओंकोी आवश्यकत्ता 
है, वे निम्नलिखित हैं-- 

१. चतुविध संघ-संस्था 

२, आश्रम-संस्था 

३. विवाह-संस्था 

४. कुल-संस्था 

५. संस्कार-संस्था 

६. परिवा२-संस्यथा 

७. पुरुषार्थ-संस्था 

८. चेत्यालय-संस्था 

९.. गुणकर्माधा रपर प्रतिष्ठित वर्णजातिसंस्था 

इन संस्थाओं के सम्बन्धमें विशेष विवेचल करनेकी आश्यकत्ता नहीं है । 
नामसे ही इनका स्वरूप स्पष्ट है। 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना ; ५९९ 


वत्तमानमें समाजमें नारीका स्थान बहुत निम्न श्रेणीका हो रहा है। आज 
नारी भोगेषणाकी पूतिका साधन मात्र रह गयी है। न उसे अध्ययन कर आत्म- 
विकासके अवसर प्राप्त हें और न वह धर्म एवं समाजके क्षेत्रमें आगे ही आा 
सकंती है। दासीके रूपमें नारीको जीवन यापन करना पड़ता है, उसके साथ 
होनेवाले सामाजिक दुव्यंवहार प्रत्येक विचारशील व्यक्तिको खटकते हैं । नारी- 
समाजको देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे युगयुगान्तरसे इनकी आत्मा हो 
खरीद ली गयी है। अनमेल-विवाहने नारीकी स्थित्तिको और गिरा दिया है। 
सामन्‍्तयुगसे प्रभावित रहनेके कारण आज दहेज लेना-देना बड़प्पनका सूचक 
समझा जाता है । आज नारीका स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं रहा है, पुरुषके व्यक्ति त्वमें 
हो उसका व्यक्तित्व मिल गया है। अतः इस दयनीय स्थितिको उन्नत बनाना 
अत्यावश्यक है। यह भूलना न होगा कि नारो भी मनुष्य है और उसको भी 
अपनी उननतिका पूरा अधिकार प्राप्त है । 


वत्तमान समाजने नारी और शुद्रके लिये वेदाध्ययन वर्जित किया है | यदि 
कंदाचित्‌ ये दोनों वर्ग किसोप्रकार वेदके शब्दोंको सुन लें, तो इनके कानमें 
शीशा गर्म कर डाल देना चाहिये। ऐसे निर्दयता एवं क्ररतापूर्ण व्यवहार 
समाजके लिये कभी भी उचित नहीं हैं। नारी भी पुरुषके समान धर्मंसाधन, 
कत्तंव्यपालन आदि समाजके कार्योको पुर्णतया कर सकती है| अत्तएव वत्तंमानमें 
समाज-गठनके लिये लिग-मेद, वर्ग-भेद, जाति-भेद, घन-भेदके भावको दूर करना 
परमावश्यक है । नारोकों सभो प्रकारके सामाजिक, धाभिक, राजनीतिक ओर 
आ्थिक अधिकार प्राप्त होने चाहिये। भेद-भावकी खाई समाजकों सम धरातल- 
पर प्रतिष्ठित नहीं कर सकती है। नर-नारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र 
सभी मनुष्य हैं और सबकी अपनो-अपनो उपयोगित्ता है। जो इनमें भेद-भाव 
उत्पन्न करते हैं, वे सामाजिक सिद्धान्तोंके प्रतिरोधी हैं । अत: समाजमें शान्ति- 
सुखव्यवस्था स्थापित करनेके लिये मानवमात्रको समानलाका अधिकार प्राप्त 
हाना चाहिये । 


तोर्थथर महावीरकी समाजव्यवस्थाकी आधुनिक उपयोगिता 


तोर्थंकर महावीर द्वारा प्रतिपादित समाज-व्यवस्था आधुनिक भारतमें भी 
उपयोगी है। महावी रने ना रीको जो उच्च स्थान प्रदान किया, आजके संविधान- 
ने भी नारीको वहो स्थान दिया है। बगंभेद और जाति-भेदके विषको दूर करने 
के लिये महावोरने अपनी पीयूष-वाणी द्वारा सम,जको उदबोधित किया । उनकी 
समाज-व्यवस्था भी कमंकाण्ड, लिंग, जाति, वर्ग आदि भेदोंसे मुक्त थी। इनकी 


६०० : तोथंकर महावीर और उनकी आंजार्य-परम्परा 


समाज-व्यवस्थांका आधार अध्यात्म, अहिसा, नैतिक नियम और ऐसे धामिक 
नियम थे, जिनका सम्बन्ध किसी भी जाति, वर्ग या सम्प्रदायसे नहीं था। 
महावीरका सिद्धान्त है कि विध्वके समस्त प्राणियोंके साथ आत्मीयता, बन्धुत्ता 
और एकत्ताका अनुभव किया जाय । अहिसा द्वारा सबके कल्याण और उदन्नत्िकी 
भावना उत्पन्न होती है। इसके आचरणसे निर्भीकता, स्पष्टता, स्वतन्त्रता और 
सत्यता बढ़ती है । अहिसाकी सीमा किसी देश, काल, और समाज तक सीमित 
नहीं है। अपितु इसको सोमा स्वदेश और सवंकाल तक विस्तुत्त है। अहिसासे 
हो विश्वास, आत्मीयता, पारस्परिक प्रेम एवं निष्ठा आदि गुण व्यक्त होते 
हैं | अहंकार, दम्भ, मिथ्या विश्वास, असहथोग आदिका अन्त भी अहिसा द्वारा 
ही सम्भव है। यह एक ऐसा साधन है जो बड़े-से-बड़े साध्यकों सिद्ध कर 
सकता है । 


अहिसात्मक प्रतिरोध अनेक व्यक्तियोंको इसीलिये निर्बल प्रत्तीत्त होता है 
कि उसके अनुयायियोंने प्र मकी उत्पादक शक्तिको पूर्णतया पहचाना नहीं है। 
बास्तवमें आत्मीयता और एकताकोी भावनासे हो समाजमें स्थाथित्व उत्पन्न 
होता है। यदि भावनाओंमें क्रोध, अभिमात्र, कंपट, स्वार्थ, राग-द्वेष आदि हैं, 
तो ऊपरसे भछे ही दया या कहणाका आउम्बर दिखलायी पड़े, आन्तरिक 
विश्वास जागृत नहीं हो सकता | यदि हृदयमें प्रेम है, रक्षाकी भावना है और 
है सहानुभूति एवं सहयोगकी प्रवृत्ति, तो ऊपरका कठोर व्यवहार भी विश्वासो- 
त्पादक होगा । इसमें सन्देह नहीं है कि अहिसाके आधारपर प्रतिछ्ित समाज 
ही सुख और शान्तिका कारण बन सकता है । 


शक्तिप्रयोगसम्बन्धी सिद्धान्तका विश्लेषण इंजिनिर्यारिंग कलाके आलोकमें 
किया जा सकता है। मनुष्यके स्वभाव और समाजमें अपार शक्ति है। इसके 
क्रोधादिके रूपमें फूट पड़नेसे रोकना चाहिये और प्रेमकी प्रणाली द्वारा उपयोगो 
कार्योमें लगाना चाहिये । इस सिद्धान्तकों यों समझा जा सकता है कि हम 
भाषकी शक्तिको फूट पड़नेसे रोक कर वायलर और अन्य वस्तुओंकी रक्षा करते 
हैं और इंजिनको शक्तिशाली बनाते हैं। इसीप्रकार हम व्यक्तिके अहंकार, 
काम, क्रोधादि दुगुंगोंकी फूट पड़नेसे रोक सकें ओर इन गुणोंका परिवत्तंन 
अहिसक शकितके रूपमें कर सकें, तो समाजको संचालित करनेके लिये अपार 
शक्तिशाली व्यक्तिरुपी एंजिन प्राप्त होता है । ह 


एकताकी भावना अहिंसाका हो रूप है। कलह, फूट, द्वन्द्र और संघ 


हिंसा है। ये हिंसक भावनाएं सामाजिक जोवनमें एकता और पारस्परिक 
विश्वास उत्पस्त नहीं कर सकती हैं । ह 


तोरथंकर महावीर और उनकी देशना : ६०१ 


यदि हम समाजमके प्रत्येक सदस्यके साथ समता, सहानुभूति और सहृदयता- 
का व्यवहार करें, तो समाजके बिकासमें अवरोध पैदा नहीं हो सकता है। 


तीथंकर महावीरने समाज-व्यवस्थाके लिये दया, सहानुभूति, सहिष्णुता 
और नम्नताको साधनके रूपमें प्रतिपादित किया है। ये चारों ही साधन वत्तमान 
समाज-व्यवस्थाके लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। समाजके कष्टोंके प्रति दया एक अच्छा 
साधन है। इससे समाजमें एकता और बन्ध॒त्वको भावना उत्पन्न होती है। 
तीर्थंकर महावीरका सिद्धान्त है कि दयाका प्रयोग ऐसा होना चाहिये, जिससे 
मतुष्यमें दयनीयताकी भावना उत्पन्त न हो और दया करनेवालोंमें अभिमानकी 
भावना जागृत न हो। समाज-व्यवस्थाके लिये दया, दान, संयम और शील 
आवश्यक तत्त्व हैं । इन तत्त्वों या गुणोंसे सहयोगकी बुद्धि होत्ती है। समाजकी 
समस्त विसंगनियाँ एवं कठिनाईयाँ उक्त साधनों द्वारा दूर हो जाती हैं । 


सहिष्णुताकी भावनाकों भी समाज-गठनके लिये आवश्यक माना गया है। 
मानव-समाज एक दरीरके तुल्य है। शरीरमें जिस प्रकार अंगोपांग, नस, 
नाड़ियाँ अवस्थित्त रहती हैं, पर उन सबका सम्पोषण हृदयके रक्तसंचालन 
द्वारा होता है, इसी प्रकार समाजमें विभिन्न स्वभाव और गुणधारी व्यक्ति 
निवास करते हैं। इन समस्त व्यक्तियोंकी शारीरिक एवं मानसिक योग्यताएं 
भिन्‍न-भिन्‍न रहती हैं, पर इन समस्त सामाजिक सदस्थोंको एकताके सूत्रमें 
अहिसाके रूप प्रेम, सहानुभूति, नम्नता, सत्यता आदि आबद्ध करते हैं। नम्नता 
और सहानुभूतिको कमजोरी, कायरता और दुरभिमान नहीं माना जा सकता | 
इन गुणोंका अर्थ हीनता नहीं, किन्तु आत्मिक समानता है | भौतिक बड़प्पन, 
बर्गंश्रेष्ठता, कुलोनता, धन और पदवियोंका महत्त्व आध्यात्मिक दृष्टिसे कुछ 
भोी नहीं है। अतएवं समाजको अहिसात्मक शक्तियोंके द्वारा ही नियल्त्रित 
किया जा सकता है। अहिसक आत्मनिग्रही बनकर समाजको एक निश्चित 
मार्गंका प्रदर्शन करता है । .बास्तवमें मानव-समाजको यथार्थ आलोककी प्राप्ति 
राग-ठेष और मोहको हटानेपर ही हो सकती है। अहिसक विचारोंके साथ 
आचार, आहार-पान भी अहिसक होना चाहिए । 


कत्तंव्य-कर्मोंका सावधानों पूर्वक पालन करना तथा दुव्यंसन, चून क्रीडा, 
मांसभक्षण, मदिरापान, आखेट, वेश्यागमन, परस्त्रो-सेबन एवं चौय॑कर्म 
आदिका त्याग करना सामाजिक सदस्यताके लिये अपेक्षित है । 


धन एवं भोगोंकी आसुरी लालसाने व्यक्तिको तो नष्ट किया ही है, पर 
अगणित समाजोंको भी बर्वाद कर डाला है। आसुरी वासनाओंकी तृप्ति एक 


६०२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


काल तो क्या त्रिकालमें भी सम्भव नहीं है। अतएव न्याय-अन्याय, कत्त॑व्य- 
अकत्तंव्य, पुष्य-पाप आदिका विचार कर समाजको अहिसक नीति द्वारा व्यव- 
स्थित करना चाहिये । इसमें सन्देह नहीं कि महावीरकी समाज-व्यवस्था आजके 
युगमें भी उतनी ही उपयोगी है, जित्तनी उपयोगी उनके समयमें थी । महावीरने 
श्रमकों जीवतका आवश्यक मुल्य बताया है । मानवीय मल्योंमें इसका महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है। समाज धन या सम्पत्तिसे पूर्ण सुखका अनुभव नहीं कर सकता 


है। पर नीति ओर अध्यात्मके द्वारा तृष्णा, स्वाथं और हू षका अन्त हो 
सकता है | 


पोर्थंकर महावीर ओर उनकी देशना : ६० है 


उपसंदार 


महावीर : व्यक्तिख-विश्लेषण 


कांचन काया 


सात हाथ उन्नत शरीर, दिव्य काञझचन आभा, आजानबाहु, समचतुरख्र- 
संस्थान, वज्रवृषभना राचसंहूनन आदिसे युक्त तीर्थंकर महावीर त्तन ओर मन 
दोनोंसे ही अद्भुत सुन्दर थे | उनकी लावष्य-छटा भनुष्योंकों ही नहीं, देव, पशु- 
पक्षी एवं कीट-पत्ंगको भो सहजमें अपनी ओर आक्ृष्ट करती थी। देवेन्द्र भी 
उनके दिव्य तेजसे आकृष्ट हो चरण-वन्दतके लिये आते, अगणित मनुष्य- 
सामन्तोंकी तो बात ही क्या । 


उनके व्यक्तित्वकको लोक-कल्याणको भावनाने सजाया था, सँवारा था। वे 
अपने भीतर विद्यमान शक्तिका स्फोटन कर प्रतिकूल कण्टकाकी्ण मार्गको 
पुष्पावकीर्ण बनानेके लिये स्ेष्ट थे। महाबीर ऐसे नद थे, जो चट्टानोंका भेदन 


खनन, दर ७४ -« 


कर स्वयं अपने लिये पथका निर्माण करते हैं। वे निर्श॑र थे, कुलिका (नहर) 
नहीं । उन्होंने कठिन-से-कठिन तप कर, कामनाओं और वासनाओंपर विजय 
पा कर छोक-कल्याणका ऐसा उज्ज्वल मार्ग तैयार किया, जो प्राणिमात्रके लिये 
सहजग्रम्य और सुलभ था । 


कर्मयोगी 


महावी रके व्यक्तित्वमें कमंयोगको साधना कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। वे 
स्वयंबुद्ध थे, स्वयं जागरुक थे और बोधप्राप्तिके लिये स्वयं प्रथत्नशील थे। न 
कोई उनका गुरु था और न किसी शास्त्रका आधार ही उन्होंने ग्रहण किया 
था । वे कर्मंठ थे और स्वयं उन्होंने पथका निर्माण किया था। उनका जीवन 
भय, प्रलोभन, राग-द्वेष सभीसे मुक्त था। वे नील गगनके नीचे हिख्न-जन्तुओंसे 
परिपूर्ण निर्जन वनोंमें कायोत्सगं मुद्रामें ध्यानस्थ हो जाते थे । वे कभी मृत्यु- 
छायासे आक्रान्त इमशानभूमिमें, कभी गिरि-कन्दराओंमें, कभी गगनचुम्बी 
उत्तुंग पव॑तोंके शिखरोंपर, कभी कल-कल, छल-छल निनाद करती हुई सरि- 
ताओंके तटोंपर और कभी जताकीणर्ण राजमार्गंपर कायोत्सगं-मुद्रामें अचल और 
अडिगरूपसे ध्यानस्थ खड़े रहते थे। वे कर्मयोगी शरीरमें रहते हुए शरीरसे 
पृथक्‌, शरीरकी अनुभूतिसे भिन्न जीवनकी आशा और मरणके भयसे विप्रमुक्त 
स्वकी शोधमें संलग्न रहते थे । 


कमयोगी महावीरने अपने श्रम, साधना और तप द्वारा अर्गाणत प्रकारके 
उपसगोको सहन किया । कहीं सुन्दरियोंने उन्हें साधनासे विचलित करनेका 
प्रयास किया, तो कहीं दुष्ट और अज्नानियोंने उन्हें नाना प्रकारकी यातनाएँ दीं, 
पर वे सब मौनछूपसे सहन करते रहे। न कभी मनमें ही विकार उत्पन्न हुआ 
और न तन हो विक्रत हुआ । इस कर्मयोगीके समक्ष शाश्वत विरोधी प्राणी भो 
अपना वेरभाव छोड़कर शान्तिका अनुभव करते थे । धन्य है महावीरका वह 
व्यक्तित्व, जिसने छौह पुरुषका सामथ्यं प्राप्त किया और जिस व्यक्तित्वके 
समक्ष जादू, मणि, मन्त्र-तन्त्र सभी फीके थे । 


अद्भुत साहसी 

महावी रके व्यक्तित्वमें साहस और सहिष्णुताका अपूर्वे समावेश हुआ था | 
सिंह, सप॑ जैसे हिल जन्तुओंके समक्ष वे निर्भयत्तापृवंक उपस्थित हो उन्हें मौन 
रूपमें उदबोधित कर सन्मा्गपर लाते थे। जरा, रोग और शारीरिक अव- 
स्थाओंके उस घेरेको, जिसमें फेस कर प्राणी हाहाकार करता रहता है, महावीर 
. साहसी बन मृत्यु-विजेताके रूपमें उपस्थित रहते थे। महावीरने बड़े साहसके 


तीथकर महाबीर और उनकी देशना : ६०५ 


साथ परिवर्धित होते हुए मानवीय मूल्योंको स्थिरता प्रदान की और प्राणियोंमें 
निहित झक्तिका उद्घाटन कर उन्हें निर्भभ बनाया |. उन जेसा अपूर्व साहसी 
शताब्दियोंमें ही एकाघ व्यक्ति पेदा होता है। शुरूपाणि जैसे यक्षका आंतक 
और चण्डकौशिक जैसे सर्पकी विषज्वाला इनके साहसके फलस्वरूप ही शमनको 
प्राप्त हुई। अनाय॑ देशमें साधता करते हुए महावीरके स्वरूपसे अनभिन्ञ 
व्यक्तियोंने उन्हें गालियाँ दीं, पाषाण बरसाए, दण्डोंसे पुजा की, दंश-मशक और 
चीटियोंने काटा, पर महावीर अपने साहससे विचलित न हुए | उनकी अपूर्व॑ 
सहिष्णुता और अनुपम शान्ति विरोधियोंका हृदय परिवर्तित कर देती थी। वे 
प्रत्येक कष्टका साहसके साथ स्वागत करते, शरीरको आराम देनेके लिये न 
वस्त्र धारण करते, न पृथ्वी पर आसन विछाकर शयन करते, न अपने लिये 
किसी वस्तुकी कामना ही करते । उनके अनुपम घेयंको देखकर देवराज इन्द्र 
भी नतमस्तक था। संगमदेवने महावीरके साहसकी अनेक प्रकारसे परीक्षा को, 
पर वे अडिय हिमालय हो बने रहे। । 


लोक-प्रदोष 


महावीरके व्यक्तित्वमें अनुपम फ्रद्ोप-प्रकाश उपलब्ध है। उन्होंने संसा रके 
घनीभूत अज्ञान-अन्धका रको दुरकर सत्य और अतेकान्तके आलोकद्वारा जन- 
नेतृत्व किया था। घरका दीपक घरके कोनैमें हो प्रकाश करता है, उसका 
प्रकाश सीमित और धुंधला होता है, पर महावीर तो तीब छोकके दीपक थे। 
लोकत्रयको प्रकाशित किया था। महावोर ऐसे दीपक थे, जिसकी ज्योतिके 
स्पशने अगणित दोपोंको प्रज्वलित किया था । अज्ञानअन्धका रको हटा जनता- 
को आवरण और बन्धनोंको तोड़नेका सन्देश दिया था। उन्होंने राग-हेष 
विकल्पोंको हटाकर आत्माको अखण्ड ज्ञान-दशन चेतन्यरूपमें अनुभव करनेका 
पथ आलोकित किया था| निदचयसे देखनेपर आत्मापर बन्धन या आवरण 
है ही नहीं | अनन्त चेतन्यपर न कोई आवरण है और न कोई बन्धन । ये सब 
बन्धन और आवरण आरोपित हैं | जिसके घटमें ज्ञान-दीप प्रज्वलित है, उसके 
बन्धन और आवरण स्वत्त: क्षीण हैं। संकल्प-विकल्पोंका जाल स्वयमेव ही विलीत 
हो जाता है । 
करुणा मूर्ति 

महावीरका संवेदनशोल हृदय करुणासे सदा द्रवित्त रहता था । वे अन्ध- 


विव्वास, मिथ्या आडम्बर और घमंके नामपर होनेवाले हिसा-ताण्डवसे अत्यन्त 
द्रवीभूत थे। 'यज्ञोयहिसा हिंसा न भर्वति” के नारेकों बदलनेका संकल्प 


६०६ : तो्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


दयाल्ु महाबीरने ग्रहण किया और मानवतताके ललाटपर अक्षय कुंकुमका 
विजय-तिछक छगाया। प्राणिमात्रको अन्तिम द्वांस तक स्वाघीनतापूर्चक 
जीवित रहने और काय करनेका सही मार्ग निर्दिष्ट किया । हिसा, असत्य 
शोषण, संचय और कुशोलसे संत्रस्त मानवतताकी रक्षा की । वर्ब रतापुबंक किये 
जानेवाले अश्वमेघ, नरमेध आदिको दूर कर अहिंसा और मेत्री भावनाका 
प्रचार किया | वास्तवमें तीर्थंकर महाबीरके व्यक्तित्वमें कहणाका अपूर्व सम- 
बाय था| वे इस लोकके समस्त प्राणियोंका आत्मविकास और लोककल्पाण 
चाहते थे और तदनुकूल प्रयास करते थे । महावीर जैसा करुणाका मसीहा इस 
घराधामपर कभो कदाचित्‌ ही जन्म ग्रहण करता है । हु 


दिव्य तपस्वी 


महावीर उम्र, घोर एवं दिव्य तपस्वी थे। उनकी यह तपः साधना विवेककी 
सीमामें समाहित थी। सहज तप था, आकुलताका नामोनिशान नहीं और 
अन्तरंगमें आनन्दकी अजस्र धारा प्रवाहित हो रही थी। महावीर बाह्य तपके 
साधक नहीं अन्तस्‌ तपके साधक थे। उनको तपस्याके प्रभावसे जीवनकी 
समस्त अशुभ वृत्तियाँ शुभ रूपमें परिणत होकर शुद्ध रूपको प्राप्त हुई थीं। न 
उन्हें गवे था और न ग्लानि ही। अभिग्रहके अनुसार अहार मिल जाता, तो 
उसे ग्रहण कर लोट आते और न भी मिलता तो प्रसन्न चित्तसे अपनो साधनामें 
लोन रहते | वे लाभालाभकी परिस्थितिमें समरस थे । साधारण व्यक्तियोंको 
कठिनाईयां आगे बढ़नेसे रोक देतो हैं, कभो-कभी उन्हें वापस भी लौटना पड़ता 
है, पर महावीर न कहीं हके और न वे आगे बढ़नेसे विमुख हुए । सच्चे अर्थोमें 
वे दिव्य तपस्वी थे । 


लोककह्पाण और लोकप्रियता 


आकर्षक व्यक्तित्वके धनी महावीरके व्यक्तित्वकी सबसे बड़ी गहरायी 
लोककल्याण और छोकप्रियताकी है। इन्होंने अपनी साधना द्वारा सिद्धि 
प्राप्त कर आत्म-कल्याणके साथ-साथ विश्वकल्याणकी प्रेरणा दी। सर्वोदय 
तीथंका प्रवत्तंत कर अशान्त जनमानसको शान्ति प्रदान की । तीर्थंकर महावीर 
मानवमात्रका हो नहीं, प्राणिमात्रका उदय चाहते थे। फरूत: सबवंजीव-समभाव 
और स्वजातिसममभावका प्रवत्तंतन कर समस्त प्राणियोंको उन्नत्तिके समान 
अवसर प्रदान करनेकी घोषणा को | उनका सिद्धान्त था कि दूसरोंका बुरा 
चाहकर कोई अपना भला नहीं कर सकता | मानव-मरानवके बीच भेद-भावकी 
जो दीवालें खड़ी की गयो हैं, वे अप्राकृतिक हैं। रंगभेद, वर्णमेद, जातिभेद, 


तीर्थकर महावीर और उनको देशना $ ६०७ 


कुलभेद, देश और प्रान्तभेद आदि सभी मानवताके विधातक हैं। तनावका 
वातावरण और अविद्वासकी खाईको दूर करनेका एकमात्र साधन जन- 
सामान्यको पारस्परिक सहयोग और कल्याणके लिये प्रेरित करना है। 


स्वगंके देव विभूतिमें कितने ही बड़े क्यो न हो, उनका स्वगं कितना ही 
सुन्दर और सुहावना क्यों न हो, पर वे मनुष्यसे महान नहीं । मनुष्यके त्याग 
और इन्द्रियसंयमके प्रति उन्हें भी नतमस्तक होना पड़ता है। मानव-माच- 
वताके कारण सभी मनुष्य समान हें, जन्मसे कोई भी व्यक्ति न बड़ा है, न छोटा। 
कार्य, गुण, परिश्रम, त्याग, संयम ऐसे गुण हैं, जिनकी उपलब्धिसे कोई भी 
व्यक्ति महान्‌ बन सकता है। जीवनका यथा लक्ष्य आत्मस्वातन्त्र्यकी प्राप्ति 
है। कालका प्रवाह अनाहत चला आ रहा है। जीवन क्षण, पल, घड़ियोंमें 
कण-कण विखर रहा है। पाइवंवर्ती स्तब्ध वात्तावरणमें भी सृक्ष्मूपसे अतीत 
और ब्यय समाहित हैं। नव नवीन रूपोंमें प्रस्फुटित हो रहा है और वस्तुकी 
ध्रौव्यता भी यथार्थरूपमें स्थित है। इसप्रकार उत्पादादित्रयात्मकरूप वस्तु 
आत्मद्रष्टाको तटस्थ वुत्तिकी आर आक्ृष्ट करती है और यहो उसे जन 
कल्याणकी ओर ले जातो है | 

तोथंकर महावोर जन्मजात वोतराग थे । उनके व्यक्तित्वके कण-कणका 
निर्माण आत्मकल्याण ओर लोकहितके लिये हुआ था। लोककल्याण ही उनका 
इष्ट था और यही था उनका लक्ष्य । जोवनके प्रथम चरणसे हो उन्होंने जन- 
कल्याणके लिये संघर्ष आरम्भ किया, पर उत्तका यह संघर्ष बाह्य शत्रओंसे 
नहीं था, अन्तरंग काम, क्रोधादि वासनाओंसे था । उन्होंने शाइवत सत्यकी 
प्राप्तिके लिये राजबेभव, विछास, आमोद-प्रमोद आदिका त्याग किया और 
जनकल्याणमें संलग्न हो गये । 

लोककल्याणके कारण ही तोर्थंकर महावीरने भपुर्व लोकप्रियता प्राप्त की 
थी। वे जिस नगर या ग्रामसे निकलते थे, जनता उनक्री अनुयायिती बन जाती 
थी। मनुष्य तो क्या; पशु-पक्षी भी उनसे प्रेम करते थे। हिंसक, क्र.र और 
पिज्ञाच भी अपनी वृत्तियोंका त्यागकर महावीरकी शरण ग्रहण करते थे। वे 
तत्कालीन समाजकी कायरता, कदाचार और पापाचा रको दूर करनेके लिये 
कटिबद्ध थे । अतः लोक प्रियताका प्राप्त होना उन्हें सहज था । 


स्वावलम्बी 


महावी रके व्यक्तित्वकी अन्य विशेषताओंमें स्वावलम्बनकी वृत्ति भी है। 
अपना कार्य स्वयं करो” के वे समर्थक थे। जब साधनाकालमें अपरिचयके 


६०८ : तोर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


कारण कुछ अज्ञ व्यक्ति उनका तिरस्कार करते, अपमान करते, शारोरिक 

यातनाएं दैते, उस समय महावीर किसीकी सहायताकी अपेक्षा महों करते 
थे | वे अपने पुरुषार्श द्वारा ही कर्मोंका ताश करता चाहते थे। जब इस्द्रते 
उनसे साधनामार्गमें सहायता करनेका अनुरोध किया, तब वे मौन भाषामें 
हुए कहने लगे--“देवेन्द्र, तुम भूल रहे हो। साधनाका मार्ग अपने-आपपर 
बिजय प्राप्त करनेका मार्ग है। स्वयंक्ृत कमंका शुभाशुभ फल ब्यक्तिको 
अकेले ही भोगना पड़ता है | कर्मावरणकों छिन्‍न करनेके लिये किसी अन्यकी 
सहायता अपेक्षित नहीं है। यदि किसी व्यक्तिको किसी दूसरेके सुख-दुःख और 
जीवन-मरणका कर्ता माना जाय, तो बह महान भज्ञान होगा और स्वयंकृत 
शुमाशुम फल निष्फल हो जायेंगे। यह सत्य है कि किसो भी द्रव्यमें परका 
हस्तक्षेप नहीं चलता है। हस्तक्षेपकी मावता ही आक्रमणको प्रोत्साहित करती 
है। यदि हम अपने मनसे हस्तक्षेप करनेकी मावनाको दुर कर दें, तो फिर 
हमारे अन्तसमें सहजमें हो अनाक्रमणवत्ति प्रादुर्भूत हो जायगी। आक्रमण 
प्रत्याक्रमणको जन्म देता है और यह आक्रमण-प्रत्याक्रमणकी परम्परा विश्व- 
शान्ति और आत्मिक शान्तिमें विष्च उत्पन्न करती है।” इस प्रकार तोर्थ- 
कर महावीरके व्यक्तित्वमें स्वावलम्बन ओर स्वतन्त्रताको भावना पृ्णतया 


समाहित थी । 
अहिसक 


महावीरके व्यक्तित्वका सम्पूर्ण गठन हो अहिसाके आधारपर हुआ है। 
मनुष्यको जैसे अपना अस्तित्व प्रिय है, अपना सुख अभीष्ट है, उसी तरह अन्य 
प्राणियोंको भो अपना अस्तित्व और सुख प्रिय है। अहिसक व्यक्तित्वका प्रथम 
दृष्टिबन्दु सहअस्तित्व और सहिष्णुता है । सहिष्णुताके विना सहअस्तित्व सम्भव 
नहीं है । संसारमें अनन्त प्राणी हैं और उन्हें इस लोकमें साथ-साथ रहना है। 
यदि वे एक दूसरेके अस्तित्वको आशंकित दृष्टिसे देखते रहें, तो अस्तित्वका संघर्ष 
कभी समाप्त नहीं हो सकता है । संघर्ष अशान्तिका कारण है और यही हिसा है । 

जीवनका वास्तविक विकास अहिंसाके आलोकमें ही होता है। वेर-वेमनस्य 
हेष, कलह, घ॒णा, ईर्ष्या, क्रोष, अहंकार, लोभ-लालूव, शोषण-दमन आदि 
जिसनी भी व्यक्ति ओर समाजको ध्वंसात्मक बिकृत्तियाँ हैं, थे सब हिंसाके ही 
रूप हैं। मनुष्यका अन्तस्‌ हिसाके विवध प्रहारोंसे निरन्तर घायल होता रहता 
है। इन प्रह्वरों का शमन करनेंके लिये अहिंसाकी दुष्टि और अहिसक जीवन 
ही आवश्यक है। महावीरने केवल अहिसाका उपदेश हो नहीं दिया, अपितु 
उसे अपने जीवनमें उत्तारकर शत-श्रतिशत यथाथंता प्रदान की । उन्होंने अहिसा- 


तीथंकर महावीर और उनको देशला . ६०९ 
३९, 


' के सिद्धान्त और व्यदह्ा रपक्षको एक करके दिखला दिया । विरोधीसे विरोधीके 
प्रति भी उनके मनमें घुण नहीं थो, 6 ष नहीं था वे उत्पीड़क एवं घातकके प्रति 
नी मंगलकल्याणकी पवित्र भावना रखते थे। संगमदेव और शूलूपाणि यक्ष जेसे 
उपसभं देनेवाले व्यक्तियों के प्रति भी उनके नेत्रोंमें करुणा थी। तीर्थंकर 
महावो रका अहिसक जीवन क्रूर और निर्दंय व्यक्तियोंके लिये भी आदशे था । 

महावीरका सिद्धान्त था कि अग्निका शमन अग्निसे नहीं होता, इसके लिये 
जछकी आवश्यकता होती है। इसीप्रकार हिसाका प्रतिकार हिसासे नहीं, 
अहिसासे होना चाहिये । जब तक साधन पवित्र नहीं, साध्यमें पवित्रता आ नहीं 
सकती । हिंसा सूक्ष्मरूपमें व्यक्तिक व्यक्तित्वकों अनन्त पर्तोमें समाहित है । उसे 
निकालनेके लिये सभी प्रकारके विकारों, वासनाओंका त्याग आवश्यक है । 
यहो कारण है कि महावीरने जगतको बाह्य हिसासे रोकनेके पूर्व अपने अन्तरमें 
विद्यमान राग-द् घरूप भावहिसाका त्याग किया और उनके .व्यक्तित्वका प्रत्येक 
अण्‌ अहिसाकी ज्योतिसे जागृत हो उठा । महावी रने अनुभव किया कि समस्त 
प्राणी तुल्य शक्तिधारी हैं, जो उनमें भेद-भाव करता है, उनकी शक्तिको समझने 
में भूल या किसी प्रकारका पक्षपात्त करता है, वह हिंसक है। दूसरो को कष्ट 
पहुँचागेके पूर्व ही, विक्ृति आ जानेके कारण अपनी ही हिंसा हो जाती है । 

सचमुचमें अहिसाके साधक महावीरका व्यक्तित्व धन्य था और घन्य थी 
उनकी संचरणशक्ति | वे बारह वर्षोतक मौन रहकर मोह-ममताका त्याग कर 
अहिसाकी साधनामें संलग्न रहे । महावीरके व्यक्तित्वको प्रमुख विशेषताओंमें 
उनका अहिंसक व्यक्तित्व निमंछ आकाशके समान विशाल और समुद्रकं समान 
अतल स्पर्शी है। उनकी अहिसामें आग्रह नहीं था, उद्दण्डता नहीं थी, पक्षपात्त 
नहीं था और न किसी प्रकारका दुराव या छिपाव ही था। दया, प्रेम और 
विनम्रताने उनकी अहिसक साधनाको सुसंस्कृत किया था । 


क्रांतिद्रष्टा 

तीर्थंकर महावी रके व्यक्तित्वमें क्रान्तिकी चिनगारी आरम्भसे ही उपलब्ध 
होतो है। वे व्यवहारकुशल, स्पष्ट वक्‍ता, निर्भीक साधक, अहिसक, छोक- 
कल्याणकारी और जनमानसक्रे अध्येता थे। चादुकारिताकी नीतिसे वे सदा 
दूर थे। उनके मनमें आत्मविध्वासका दीपक सदा प्रज्वलित रहता था। धमेके 
तामपर होनेवाली हिसाएं और समाजके संगठतके तामपर विद्यमान भेद-भाव 
एवं आत्मसाधनाके स्थानपर शरीर-साधनाको प्रमुखताने महावीरके मनमें 
किशो रावस्थासे ही क्रान्तिका बीज-वपन किया था | रईसों और अमीरोंके यहाँ 
दास-दासीके रूपमें शोषित नर-नारी महावीरके हृदयका अपूर्व मंथन करते 


६१० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


थे | फलत: वे उस यूगकी प्रमुख-धर्म-घारणा यज्ञ और क्रिया-काण्डके विरोधी 
थे। उन दिनोंमें नर ओर नारो नीति और धर्मका आँचल छोड़ चुके थे । वे 
दोनों ही कामुकताके पंकमें लिप्त थे । नारियोंमें पातिब्रत, शोर और संकोचकी 
कमी हो रही थी। वे बनर्धनोंको तोड़ और लज्जाके आवरणको फेंक स्वच्छन्द 
बन चुकी थीं। पुरुषोंमें दानवी वासनाका प्राबल्य था। वे आचार-विचा र-शीरल- 
संगमका पल्‍ला छोड़ वासनापूर्ततिको ही धमं समझते थे। चारों ओर बलात्कार 
और अपहरणका तृफान उठ खड़ा हुआ था | चन्दना जैसो कितनी नारियोंका 
अपहरण अहनिश हो रहा था। जनमानसका घरातल आत्माकी धवलूतासे 
हटकर शरीरपर केन्द्रित हो गया था | भोग-बिलास और कृत्रिमताका जीवन ही 
प्रमुख था | मदिरापान, दयूतक्रीड़ा, पशुहिसा, आदि जोवनकी साधारण बातें 
थीं। बलिप्रथाते धमंके रूपको और भी बिकृत कर दिया था। 


भौतिकताके जीवनकी पराकाष्ठा थी। धर्म और दर्शंनके स्वरूपको 
ओऔद्ठत्य, स्वेराचार, हुठ ओर दुराग्रहने खण्डित कर दिया था | वर्ग-स्वार्थकी 
दूषित भावनाओंने अहिसा, मेत्री ओर अपरियग्रहको आत्मसात्‌ कर लिया था| 
फलत्त: समाजके लिये एक क्रान्तिकारी व्यक्तिको आवश्यकता थी। महावीरका 
व्यक्तित्व ऐसा ही क्रान्तिकारी था। उन्होंने मानव-जगतमें वास्तविक सुख 
ओर शान्तिकी धारा प्रवाहित की और मनुष्यके मनको स्वार्थ एवं विकृतियोंसे 
रोककर इसी धरतीको स्वर्ग बनानेका सन्देश दिया। महावीरने शतान्दियोंसे 
चली आ रहो समाज-विकृतियों को दूरकर भारतकी मिट्टीको चन्दन बनाया | 
बास्तवमें महावीरके क्रान्तिका री व्यक्तित्वको प्राप्तकर घरा पुलकित हो उठी, 
शत-शत वसन्‍्त खिल उठे । श्रद्धा, सुत्र और शान्तिकी त्रिवेणी प्रवाहित होने 
लगी । उनके क्रान्तिकारी व्यक्तित्वतसे कोटि-कोटि मानव कत्तार्थ हो गये । 
निस्सन्देह पतितो और गिरोको उठाना, उन्हें गलेसे लगाना और करस्पशें 
द्वारा उनके व्यक्तित्वको परिष्कृत कर देना यहो तो क्रान्तिकारीका लक्षण है| 
महावी रकी क्रान्ति जड़ नहीं थो, सचेतन थी और थी गतिशील | जो अनुभव- 
सिद्ध ज्ञानके शासनमें चल मुक्त चिन्तन द्वारा सत्यान्वेषण करता है, वही 
समाजमें क्रान्ति ला सकता है । 


पुरुषोसम 


महावीर पुरुषोत्तम थे। उन्तके बाह्य और आश्यल्तर दोनों ही प्रकारके 
व्यक्तित्वोंमें अछोकिक गुण समाविष्ट थे । उनका रूप त्रिभुवनमोहक, तेज सूरय- 
को भी हतप्रभ बनानेबवाला और मुख सुर-नर-नागनयनकों मनहर करने 
वारहा था। उनके परमौदारिक दिव्य शरीरकी जेसी छटठा और आभा थी, 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ६११ 


उससे भी कहीं अधिक उनकी आत्माका दिव्य तेज था। अनच्तशञान, अनस्स 
दर्शन, असंस्त सुख और अनस्तवीयं गुणोंके समावेशने उनके आत्मतेजको अछौकिक 
बता दिया था। मिष्कामभावसे जनकल्याण करनेके कारण उनका आत्मबछ 
अनुपम था । वे संसार-सरोबरमें रहते हुए भी कमलपत्रवत्‌ निलिप्त थे । उनका 
यह व्यक्तित्व पुरुषोत्तम विशेषणसे विशिष्ट किया जा सकता है। 

यों तो महावीरके व्यक्तित्वमें एक महामानवके सभी गृण प्राप्य थे, पर वे 
एक सच्चे ज्ञानो, मुक्ति-नेता, कुशल उपदेष्टा ओर निर्भीकि शिक्षक थे। जो 
भी उनकी वाणी सुनता, वही उनकी ओर आडद्ष्ट हो जाता । वे ऐसे ऊध्बरेत्ता 
ब्रह्मांचा री थे, जिन्हें 'घोरवंभचेर' कहा गया है । ब्रह्मचय॑की उत्कृष्ट साधना ओर 
जअहिसक अलुष्ठानने महावीरको पुरुषोत्तम बना दिया था। तप:पूत भगवान्‌ 
महावीर तोथंकर पुरुषोत्तम थे । श्रेष्ठ पुरुषोचित सभी गुणोंका समवाय उनमें 
प्राप्त था | 


निःस्वार्थ 

महावो रके व्यक्तित्वमें निस्वार्थ साधकके समस्त गुण समवेत हैं | वे तपश्च- 
रण ओर उत्कृष्ट शुभ अध्यवसायके कारण निरन्तर जागरूक थे। उन्हें सभो 
प्रका रकी ऋद्धि-सिद्धियाँ ऊपलब्ध थीं, पर वे उनसे थे निलिप्त, आत्मकेन्द्रित, शान्त 
ओर वोतराग । आत्मापर कठोर संयमकी वृत्ति रखनेके कारण उनमें विश्व 
बन्धुत्व समाहित था । 


महावीर न उपसग्गोंसे हो धबराते थे और न परोषह सहन करनेसे ही | वे 
सभी प्रकारके स्वार्थ और विकारोंको जीतकर स्व॒तन्त्र या मुक्त होना चाहते . 
थे । अनादिकाल्‍ूसे चेतन्य-ज्योति आवरणोंसे आच्छादित है। जिसने इन आव- 
रणोंकों हटाकर बन्धनोंको तोड़ा है, जो संकल्प-विकल्पोंसे मुक्त हुआ है और 
जिसने शरोर और इन्द्रियोंपर पड़ी हुई परतोंको हटाया है, वही नि:स्वार्थ जीवन 
यापत्तर कर सकता है। तीथँंकर महावी रके व्यक्तित्वमें यह निस्‍्वार्थंकी प्रवृत्ति 
पूर्णतया वत्तंमान थी । 


वस्तुतः तोर्थकर महावी रके व्यक्तित्वमें एक महामानवके सभी गुण विद्यमान 
 थे। वे स्वयंबुद्ध और निर्भीक साधक थे और अहिंसा ही उनका साधनासत्र 
था। उनके मनमें न कुष्ठाओंको स्थान प्राप्त था और न तनावोंको | प्रथम 
दर्शनमें ही व्यक्ति उनके व्यक्तित्वसे प्रभावित हो जाता था। यही कारण है 
कि इन्द्रभूति गौतम जेसे तलस्पर्शी ज्ञानो पण्डित भी महावोरके दर्शनमात्रसे 
प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गये | 


६१२ : तीयंकर महावोर ओर उनको आचार्य-परम्परा 


यह साथंजनीन सत्य है कि यदि अ्यक्तिके .मुखपर तेज, छविमें सीन्दय, 
आँखों में आमा, ओठो' पर मन्द मुस्कान, शरीरमें चारुता और अच्तरंगमें 
निइछल प्रेम हो, तो वह सहजमें ही अन्य व्यक्तियोंको आइंष्ट कर लेता है | 
महावी रके बाह्य ओर अन्तरंग दोनों ही व्यक्तित्व अनुपम थे। उनका शारीरिक 
गठन, संस्थान और आकार जितना उत्तम था उतना ही वोत्तरागताका तेज 
भी दीप्ति युक्त था। वृषभके समान मांसल स्कन्ध, चक्रवर्तीके लक्षणों से युक्त 
पदकमल, लम्बी भुजाएँ, आकर्षक सौम्य चेहरा उनके बाह्य व्यक्तित्वको 
भव्यता प्रदान करते थे। साथ ही तपःसाधना, स्वावलम्बनवृत्ति, श्रमणत्वका 
आचार, तपोपलब्धि, संयम, सहिष्णुता, अद्भुत साहस, आत्मविद्वास आदि 
अन्तरंग. गुण उनके आशभ्यन्तर व्यक्तित्वको आलोकित करते थे। महावीर 
धर्मनेता, तीर्थंकर, उपदेशक एवं संसारके मार्गं-दर्शक थे । जो भी उनकी शरण 
या छत्रच्छायामें पहुँचा, उसे ही आत्मिक शान्ति उपलब्ध हुई । 


निस्सन्देह वे विश्वके अद्वितीय क्रान्तिकारी, त्तत्वोपदेशक और जननेता थे। 
उनकी क्रान्ति एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। उन्होंने सर्वतोमुखी क्रान्तिका 
शंखनाद किया, आध्यात्मिक, दर्शन, समाजव्यवस्था, धर्मानुष्ठान, तपश्चरण 
यहाँ तककी भाषाके क्षेत्रमें भी अपुर्व क्रान्तिको। तत्कालीन तापसोंकी तपस्याके 
बाह्यरूपके स्थानमें आभ्यन्तररूप प्रदान किया। पारस्परिक खण्डन-मण्डनमें 
निरत दाशंनिकोंको अनेकान्तवादका महामन्त्र प्रदान किया। सदगुणों की 
अवमानना करने वाले जन्मगत जातिवादपर कठोर प्रह्मरकर गुणकर्माधा रपर 
जातिव्यवस्थाका निरूपण किया। इन्होने नारियोंकी खोयी हुई स्वतन्त्रता 
उन्हें प्रदान की | इस प्रकार महावीरका व्यक्तित्व आधद्यल्त क्रान्ति, त्याग, 
तपस्या, संयम, अहिसा आदिसे अनुप्राणित है। 


तीथैकर महावीर और उनकी देशना ; ६१३ 


